सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
बर 


(नवम्बर १९२६-जनवरी १९२७) 


सम्पूण गांधी वाइमय 


३२ 


(नवम्बर १९२६-जनवरी १९२७) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना ओर प्रसारण भमन्त्रारूय 


जुलाई १९६९ (श्रावण १८९१) 


(8 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६९ 


बुक 6 की 
क्र 


74 
कि 
* # चऔ.2 


>्ख्ािसक 


7६ ॥ ७ _ ६४४५० 
कापी राइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्‍ली - १ द्वारा भ्रकाशित 
और शान्तिलारू हरुजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ हारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमें ५ नवम्बर, १९२६ से २० जनवरी, १९२७ तकका समय लिया गया 
है जो अपेक्षाकृत शान्तिकाक् था। राजनैतिक गतिविधियाँ मन्दी होनेके कारण गांधीजी- 
को लगातार यात्रा करने तथा आम सभाओमें वोलनेसे छुटकारा मिला। उन्होंने इस 
समयका उपयोग कताई व खादी प्रचार, छुआछूतका विरोध, मद्यनिषेध, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और ग्रो-रक्षा आदि कार्योकी देखरेखमें लग्राया जो उन्हें राजनीतिकी अपेक्षा 
कही ज्यादा प्रिय थे। इसके अछावा इस समयका उपयोग उन्होने विभिन्न क्षेत्रोंसे 
प्राप्त होनेवाले पत्रोके उत्तर देनेमें भी किया। 

किन्तु इन सबसे भी बड़ी जो चीज थी वह यह कि उन्हें इस अवधिमें आत्म- 
निरीक्षण और आव्यात्मिक मूल्योंपर विचार करनेका अवसर मिला। इस तरहके 
सवालोंमं एक सवाल लावारिस कुत्तोंका था जिसने गांधीजीके मनको उद्वेलित कर रखा 
था। गांधीजीके बब्दोंमें प्र यह था कि “अमुक परिस्थितियोमें जब अन्य सब उपाय 
व्यर्थ सिद्ध हो जायें तव कुत्तोंको मारता अहिसाकी दृष्टिसे धर्म हो सकता है या नहीं? 
मैं मानता हुँ कि हो सकता है और इस बारेमें दो मत नहीं हो सकते, ऐसा में 
अब भी मानता हूँ (पृष्ठ ४२-४३) । 

स्पप्ट ही इस श्रम्बन्धर्में दो मत थे। उन्न लोगोंने गांधीजीको नफरतसे भरे बड़े 
कड़े पत्र लिखे जिनकी मान्यताएँ अहिसाके वारेमें औपचारिक तथा बाह्य स्वरूपकी थीं। 
गांवीजीने अहिसाको जैसा स्वयं समझा था उसके अनुसार उन्होने उसके सिद्धान्तोंका 
बड़ा सरन और स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए एक लेखमालामें अपने आलोचकोकों जवाब 
दिया। “ क्या यह जीवदया है? ” शीर्पकसे पिछले खण्डमें शुरू की गई यह लेखमाला 
इस खण्ड समाप्त हो रही है। गांधीजी कहते हैं: * कर्म-मात्र सदोष है, क्योंकि उसमें 
हिंसा है। तथापि कर्मके क्षयके लिए भी हम कर्म ही करते हूँ। . . . लेकिन यह हिंसा 
« » » अल्पतम हो, उसके पीछे केवल करुणा हो, विवेक हो, तटस्थता हो और वह 
सहज-प्राप्त धर्म हो। . . . स्त्रयं दुख उठाकर, यहाँतक कि मृत्यु होती हों तो उसे भी 
स्वीकार करके, दृसरोको सुख भोगने देनेका नाम ही अहिसा-घर्म है। अमुक व्यक्ति किस 
हंदतक यह दुख उठानेकों तैयार है, उसका अन्दाज कोई तीसरा व्यक्ति नही छूगा सकता | 
धर्म एक है भौर अनेक भी है, क्योंकि आत्मा मी एकानेक है ” (पृष्ठ ३७३-७४) । 

इस खण्डमें उनके गीता-शिक्षण” का स्वामाविक ही गौरबपूर्ण स्थान है। यह 
आश्रममें उनके अवकाशपूर्ण स्वाध्याय-कालका सर्वोत्तम सुफल है। खण्डका श्रीगणेश होता 
है गांधीजी द्वारा श्रीमद्राजचन्द्रके व्यक्तित्व-विदलेपणसे, जो 'गीता-शिक्षण ” जैसी 
उनकी इस सहज-र्फूर्त रचनाकी उपयुक्त भूमिका-सा वन पड़ा है। श्रीमद्राजचन्द्र-जैसे 
सन्मित्रने ही सन्‌ १८९३-९४ में स्वधर्मके प्रति गांधीजीके मनमें उठे अनेक सन्देहोंका 
निरसन किया था, और उन्हें आइवस्त किया था कि अन्य और किसी धर्म हिन्दू-धर्मे 
जैसी विचारोंकी सूक्ष्मता तथा गूढ़ता, आत्मदर्शन अथवा उसकी जैसी उदारता नहीं है; 


छः 


और इसी आइश्वासनके परिणामस्वरूप वे अपनी खोई हुई मनःशान्तिको पुत्र: प्राप्त 
कर सके थे। उन दिनों गांधीजीको जिस वातकी अत्यन्त आवश्यकता थी, और जो 
श्रीमद्राजचन्द्र हारा दिये गये उनके प्रश्नोंके उत्तरोंगे और श्रीमद्‌ द्वारा भेजी गई 
पुस्तकोंने उन्हें प्रचुर मात्रामें प्रदान की, वह थी आध्यात्मिक प्रेरणा और आत्मानृभूति 
तथा इसी जीवनमें मोक्ष-प्राप्तिकी एक आशा और क्षकूक, जिनकी प्राप्तिके छिए कठो- 
रतम उत्तरदायित्वके साथ नैतिक अनुशासनका परिपाकनन कोई भी मानव, दूसरोंकों छूट 
देते हुए भी, अपने लिए स्पृहणीय मानेगा। श्रीमद्राजचन्वने जो पुस्तकें गांघीजीको 
मेजीं और जिनके स्वाध्यायका सुझाव दिया उनमें एक थी योगवाशिष्ठ का मुमुक्षु- 
प्रकरण । इस प्रकरणमें सांसारिक समस्याओंका मुकावला करनेके लिए मानवीय-पुरुषार्थ- 
की बड़ी हिमायत की गई है तथा पग-पगपर उपस्थित होनेवाली अनुभूतियोंका परि- 
शीलन और गुण-दोषोंका विकेषण करनेका निर्देश किया गया है। अतः जब ग्रांघीजी 
भेटलैंड और टॉलस्टॉयके विचारोंके सम्पर्कमें आये तो वे अपने परम्परागत वैष्णव धर्मकी 
परिसीमामें उनका समावेश और प्रयोग करनेके लिए तत्पर हो सके, वर्योंकि तबतक 
श्रीमद्राजचन्द्रके सत्परामर्शंसे प्रभावित होकर वे मुमुक्षत्वकी दीक्षा के चुके थे। 
मोक्षकी भावनासे अभिभूत धर्ममय जीवनकी इसी आन्तरिक पुकारकों गांधीजी एकमात्र 
समुचित दीक्षा भानते थे। कोई भी सच्चा धर्म किसी-त-किसी अध्यात्म-भूमिकापर 
अपने अनुयायियोंसे इसकी अपेक्षा करता है। 

विविध कारणोंसे गांघीजीने यद्यप्ति श्रीमद्राजचन्द्रकों परम्परागत अर्थ्में अपना गुरु 
नहीं माना परन्तु वे उनके इस परामर्शके लिए अत्यन्त अनुग्रहीत थे कि मानवको अपने ही 
धर्मके प्रति आस्थावान बना रहता चाहिए, दूसरे धर्मोका समादर करना चाहिए और 
कालान्तरमें सारे धर्मोका अतिक्रमण कर देना चाहिए; क्योंकि आखिरकार ये धर्म 
सीमाओंमें बंधे विविध दायरे ही तो हैं, जिनमें मानव-मात्र आबद्ध हैं। प्रत्येक धर्ममें 
जो-कुछ उत्कृष्ट है उसका अध्ययन करते हुए और उस-उस घर्मके अनुयाग्रियोंकों उसका 
सार समझाते हुए एक सत्यान्वेषी इस निष्कर्षपर पहुँचता हैं कि ४ अमुक सीमाके 
बाद शास्त्र सहायता नहीं करते, अनुभव करता है” (पृष्ठ ९); क्योंकि से सीमाके 
पार पहुँच जानेपर श्ञास्त्र भी एक बन्धेत बन जाता है और साधककी' प्रगतिर्मे बाधक 
होने लगता है। चूँकि प्रत्येक धामिक विश्वासके परे जाकर उसे अनुभूतिमें रूपान्तारित 
करना होता है अतः “सब कोई अपने-अपने घर्ममें ही रहकर अपनी स्वतत्वता अर्थात्‌ 
मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्‍योंकि मोक्ष भाप्त करनेका अर्थ है सर्वेथा- राग-दपष 
रहित होता ” (पृष्ठ ११)। न 
श बगल में बर्थ 'ब्राइविल, ' ' कुरान ', और ' पिलग्रिम्स भ्रोग्रेस 
तथा स्वयं श्रीमद्राजचन्द्रकी कृतियोंका उल्लेख किया गया है जिनके कारण गांवीजीकी 
यह तत्वरता और गौस्पता प्रकट होती है कि वे 'गीता को निरा एक साम्प्रदायिक दे 
नहीं मानते; वे उसे विदव-वर्मकी पोथी और पड नीति-शास्त्रका ग्रन्थ मानते हैं, जि 
सभी धर्मावलम्बी पढ सकते हैं” (पृष्ठ २४७)। 

गांधीजी सम्पूर्ण ' महाभारत” की ही तरह “गीता की व्यास्या मी दि 
एवं छाक्षणिक ढंगसे करते, हैं। व्यासजीने जिस गुद्धका वर्णन किया है, उनकी दूं 


सात 


वह कोई सांसारिक या ऐतिहासिक घठना नहीं है बल्कि वह तो उस अदृह्य संघर्षका 
संजीव और काव्यात्मक निरूपण है जो हमारे अन्तरमें निरंतर चल रहा है। वे कहते 
है, हमारे मनमें “जो . . . पाण्डव कौरवोंसे युद्ध कर रहे है, इसमें उसीकी बात 
है। . . - कृष्ण तो आत्मा है, वह हमारा सारथी है। उसके हाथमें अपनी रूगाम 
दे देनेपर ही हम जीतेंगे” (पृष्ठ ११२)। 

इस प्रकार जीवनकी वागडोर अन्तःस्थित श्रीकृष्णके हाथों सौंप देनेपर और 
अध्याय २ में जिसका व्यक्तित्व-दशंत किया गया है, उस आदर्श स्थितप्रज्को अपने 
हृदयमें उतारकर, उसे सुप्रतिष्ठित कर लेनेपर मानव अपनी स्वायत्तता, निर्णय- 
स्वातल्त्य भौर अपने प्रयत्नोंके उत्तरदायित्वमें ठीक समर्थ बन जाता है--कमजोर 
नहीं। “ गीता' हमारी तरफसे कोई निर्णय नहीं करती। . . - ममत्वको छोड़कर 
घर्मकी दृष्टिसे ही संकटकी घड़ीमें निर्णय छोगे तो त्रुटि होनेपर भी तुम्हें शोक नहीं 
करना पड़ेगा” (पृष्ठ ११२)। अनासक्तिकी दिशामें हमारी प्रगतिका माप करनेके 
लिए “ आत्मौपम्य ' ही. . . गज है” (पृष्ठ ३६७) | यहाँ प्रगति कर पाना यद्यपि 
आसान काम नही है किन्तु व्यक्ति “दूसरोकों और अपनेको ईश्वरके भाध्यमसे 
देखनेमें ” (पृष्ठ २३३) सहायता प्राप्त करता है। तादात्म्य भावकी इस प्रक्रियामें 
हमारा पहला कदम होगा अजुनके साथ अपना तादात्म्य सिद्ध करना, ताकि हम यह 
प्रतीति कर सके कि श्रीकृष्ण जो उपदेश भअर्जुनकों दे रहे हैं, वह हमारे ही लिए है। 

इसीलिए हमारी सार्वजनिक प्रार्थनामें भी स्थितप्रज्ञके प्रति हमारी तादात्म्य मावना- 
की अनुमूतिको सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है, जिसका उल्लेख “गीता ' के दूसरे अध्यायमें 
किया गया है। “ये इलोक समझकर आत्मसात्‌ करनेकी दृष्टिसे कहे गये है” 
(पृष्ठ १२९) | यह आदर्श मानव हमारे हृदयकी भूमिमें वोये हुए वीजकी तरह है 
जो वहाँ विविध परिस्थितियोंस गुजरता हुआ स्वच्छन्द्र रूपसे पनपता रहता है। 
यह धम्मशास्त्र, अर्थात्‌ गीता” भी वह भूमि ही है, जिसका उपयोग हमारा मन 
अंकुरित होते हुए बीजकी तरह अपने सर्जनके लिए करता है और विकासकी इस 
प्रक्रियामें आवश्यक तत्त्वोंको ग्रहण करता और वाकीकों छोड़ता चलता है। अपने 
सम्मुख उठनेवाल्े धर्म, अबर्मके दन्द्दोंको सुलझानेमें मनुष्य धमम-शास्त्रोंका किस प्रकार 
ओर किस हृदतक पाछन करे, इस वातका आधार मनृष्यकी मनोवृत्ति और शिक्षा- 
दीक्षापर अवलम्त्रित है। गीता के काव्यानन्दका रसास्वादन तो सभी कर सकते हैं, 
(पृष्ठ २२०, २७७) परन्तु एक तत्पर साधकको तो “गीता” का स्वाध्याय प्रारम्भ 
करनेसे पूर्व यम, नियम आदिका तथा अन्य भअनुशासनोंका पालन करते हुए खरा 
अधिकारी बनना चाहिए। “इन साधनोंके विना” “गीता” हारा धाभिक मार्ग-दशेन 
प्राप्त करनेका प्रयत्त ठीक वैसा ही होगा, जैसा कि “विना वनस्पतियोंको देखे 
वनस्पति-शास्त्रका अम्थास करना” (पृष्ठ १०७ )। दूसरे शाब्दोंमें कहा जाये तो 
गांधीजीकी गीता-दृष्टि प्रयोगात्मक और व्यावहारिक है, निरी मीमांसात्मक और 
शास्त्रीय नहीं। ' गीता” का सम्मोहक काव्य हमें जीवनकी समस्याओंसे पछायनका पाठ 
नहीं पढ़ाता, वल्कि वह तो हमारे अहमृका उन्मूलन करनेके लिए जिस आचरणका 


आठ 


निर्देश करता है, अनवरत रूपसे उसका पालन करनेकी प्रेरणा भी देता है। गीता ' का 
अध्ययन और मनन करनेके लिए हमें उसका भावार्थ समझ छेना ही काफी नहीं है। 
 गीताजी के शब्द केवल इसलिए नहीं हैं कि हम उनका भाव और अर्थ समझ हें। 
वे तो तदनुसार आचरण किये जानेके लिए है। . . हम जिस विचारका पालन नहीं 
कर सकते, हमें उसकी बात छोड़ देनी चाहिए। यह बुद्धि और शक्तिका अपव्यय 
है कि हम जिस बातका पालन नहीं कर सकते, उसको झठ-मठ पढ़ते चले जायें” 
(पृष्ठ ११५) । 220 

गांघीजीने असन्दिग्ध रूपसे ' गीता के मूल रहस्यकी ओर निर्देश किया है। उस 
रहस्यका सम्पूर्ण तात्परयं और अभिप्राय यही तो है कि हम अपने उस अहम्‌का, जो 
एक प्रतिबिम्ब और छाया-मात्र है और जिससे हम चिपटे रहते हैं, रूपान्तरण कर 
दे या उसका निर्मूलत। वे कहते हैं “आध्यात्मिक बीमारी एक ही है, कारण भी 
एक है और उसका उपाय भी एक ही है। ऐसी एकता सिद्ध करनेके लिए “गीता में 
एक आत्यन्तिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। स्वजन यदि बघके योग्य हों तो 
उनका वध किया जाना चाहिए। . . . हम जिस हृदतक ममत्व छोड़ेंगे, उसी हृदतक 
सत्यका पालन कर सकेंगे” (पृष्ठ ११०)। अर्जुनका विषाद हत्या करनेकी अनिच्छाके 
कारण नहीं है बल्कि अपने स्व॒जनोंकी ह॒त्याकी अनिच्छाके कारण है। 

' गीता-शिक्षण ' के ४१ से ४५ प्रकरणोंमें यज्ञकी व्यापक व्याख्या की गई है। 
किन्तु गांधीजीने उसमें उतनी ही छूट ली है जितनी कि शास्त्र-सम्मत हो सकती है। 
वे कहते हूँ कि ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदछती चलती हैं और मानव अधिकाधिक 
ज्ञान-सम्पन्न होता जाता है, ऐसेमें “ पितासे प्राप्त जायदादमें पुत्रका वृद्धि करना उचित 
ही है। ” हम उस दिनका अनुमान छगा सकते हैं जब “चरखेका भावार्थ कोई इस 
तरह निकाले कि जिस साधनसे सारे समाजको जीवन मिल सके, वह सावन अथवा 
वह काम -- केवछ लकड़ीकी ही बनी हुईं चीज नहीं है” (पृष्ठ १५२)। 

इस विशद व्याख्याके अनुसार यज्ञका अर्थ होगा: “प्रोपकारके लिए किया गया 
कर्म ” (पुष्ठ १५३) | इसीलिए देवताओंकों खुश करनेका बर्थ (३,११) यह होगा 
कि “देव और मनुष्य एक-दूसरेका पोषण करें . . .। देवका अर्थ जीव-मात्र अथवा 
ईदवरकी समूची पोषक शक्ति | . . . इसीलिए हमने “देव ” शब्द छोड़कर “ दूरवर्ती ” 
ऐसा अर्थ निकाला, अर्थात्‌ अदृदय व्यक्ति भी! हम उन्हें अपना नौकर मानकर नहीं, 
बरन्‌ देवता मानकर विनय और आदरके साथ उनकी सेवा करें अर्थात्‌ सारे संसारकी 
सेवा करें” (१५३-५४) | साथ ही गांधीजी दूसरे अध्यायके ५२-५३ तथा चौथे 
अध्यायके १७ वें इलोककी व्याख्या अत्यन्त संयत भावसे करते हैं। इससे स्पष्ट होता 
है कि भांधीजी इस बातसे बचनेकों बड़े उत्सुक हैं कि कहीं उतके इस साधारणसे 
विवेचनमें वे परम्परागत अर्थोंका अतिक्रमण न कर जायें। गांघीजीके प्रयासमें जो-कुछ 
महत्त्वपूर्ण है वह उनकी मौलिकता नहीं, धर्म और आचारमें सामंजस्य और समन्वय 
स्थापित करनेका उनका सत्य-संकल्प है। 

गांघीजीकी दृष्टिमें धर्म निरा रूढ़िगत छोकाचार नहीं था। धर्मको वे एक 
नैतिक सत्य-प्रयास मानते थे। वे उसे एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति मानते थे जिसमें 


नौ 


श्रद्धा और सदाचारका समावेश है-- कर्म जहाँ ज्ञानका पोषक है और ज्ञान कमेका 
मार्गदर्शक । मतछूब यह है कि घम्म कोरा बाह्योपचार या निदिष्ट थोथा कर्म-मात्र ही 
नहीं होता। यों तो  प्रवृत्ति-मात्र कर्म है” (पृष्ठ ३४८) । “ हवास रोकनेका इरादा 
करनेमें मी कर्म है। कर्मका अतारस्म भी कर्म है (पृष्ठ १४७)। जीनेकी क्रिया भी 
कर्म है। . . . कम किये विना कोई रह नहीं सकता” (पृष्ठ १९७)। 

अतः कर्मसे चूँकि छुटकारा ही नहीं है, ' गीता 'ने उसे ज्ञान और भक्तिसे समन्वित 
कर दिया है। " ' ग्रीता ' कर्म-प्रधान हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान-प्रधान हो, यह भी नहीं है। 
और भव्ति-प्रधान हो, सो भी नही है। . . . कम, ज्ञान और भक्ति तीनों जरूरी हैं 
और अपने-अपने स्थानपर ये समी चीजें प्रधान भी हो जाती है” (पृष्ठ ३४८) | यों 
अपनी जगहपर ज्ञान और कर्म दोनों ही श्रेष्ठ है, पर व्यवहारमें एकके बिना दूसरा 
काम नही दे सकता। कर्मके बन्धनोंको तो केवल ज्ञान ही नष्ट कर सकता है और 
उसे अकर्ममें परिणत कर सकता है। पर ऐसा कर सकतेमें ज्ञान तभी समर्थ हो 
पाता है, जब वह बौद्धिक घरातलसे उतरकर हृदयमें अवगाहन करे और जीवनकी 
ख़री अनुमूति वन जाये। थालीमें रखा अथवा पेटमें उतरा हुआ भोजन भी भूखकों 
शान्त नहीं कर सकता। “ वास्तवमें पेटमें पहुंचकर उसके पचने और खून बन जानेके 
बाद ही भूख शान्त होती है” (पृष्ठ २०६) | 

हमें अपने स्वधर्मके छिए--हमारी आध्यात्मिक भूखको शान्त करनेवाली इस 
दैनिक खुराककी खोजमें -- कही भटकनेकी आवश्यकता नहीं है। वह तो हमारे लिए. 
परोसी ही रखी है। वह है “अमुक क्षणमें प्राप्त कार्ये। हमें किसी न किसी द्वारा 
सौपा हुआ काम करना है” (पृष्ठ ३६३)। यह हमें सहज रूपमें और “ अनायास 
ही प्राप्त रहता है। अनायास प्राप्त हमारा यह धर्म ही हम अच्छी तरह कर सकते 
है” (पृष्ठ ३६०)। अनासक्त भावसे और दवुद्धिपूर्वक स्वथर्मका निरन्तर पालन ही 
कर्म-योग है। यही “ राजमार्ग है, सहज मार्ग है, राजयोग है” (११२)। 

यह आध्यात्मिक साथना, यह राजयोग कोई विशेष धामिक कृत्य नहीं है; 
इसका तो “" व्यवहारके साथ निकटका सम्बन्ध है! जिसका व्यवहारमें उपयोग नहीं 
हो सकता, वह धर्म नहीं है, अधर्म है। पाखाना भी साफ करना है, तो धर्म-वृत्तिसे 
ही करना है” (पृष्ठ १५०)। परन्तु “गीता 'का कर्म कोई “जोर-जबरदस्तीसे किया 
गया कर्म नही है। उसकी पृप्ठमूमिमें . .. ज्ञान तों होना ही चाहिए” (पृष्ठ ३४८)। 

जो कर्म विवेक और संकल्प-पूर्वक किया जाता है और आत्मार्थ होता है वही कर्म 
खरा अकर्म बन जाता है। “कर्मके फलका त्याग करना अर्थात्‌ दूसरोंके लिए कर्म 
करना हो तो हम उसमें घोड़ोंके-जेसे जुट जायें और अगर अपने छिए करना हो तो 
निःस्पृह मावसे जड़ होकर उसे करें। यह एक हादिक स्थिति है, मनकी भावना है” 
(पृष्ठ २०५)। 

यज्ञ तो वह कर्म है जो परोपकारार्थ किया जाता है, अतः “यज्ञके अर्थ की गई 
हिंसा, हिसा नही है” (पृष्ठ ३४९) । यह यज्ञ-मावना ही तो कर्मको अकर्ममें रूपान्तरित 
कर देती है, यहाँतक कि हिसाको भी अहिसामें परिणत कर देती है। ऐसी अहिसाका 


दंस 


दृष्टान्त देते हल कस गांधीजी राजा हरिइंचद्धका, जो अपनी पत्नीका गला काटनेके लिए 
उच्च हैं, या ऑपरेशन करते हुए किसी सर्जेजकका और ऐसे पंथ्चिकका उदाहरण पेश 
करते हैं, जो मार्गमें पड़े हुए किसी घायल व्यक्तिके अध-कटे ग्ऱेको दयाद्वें होकर पूरा 
काट देता है (पृष्ठ १७२-७३) | अतः व्यवहारमें कर्मका मतरूव होगा प्रत्येक कर्ममें 
घटित होनेवाली अहिसाकी मात्राकों अल्पतम करना (पृष्ठ ३५०)। “जो कर्म यज्ञार्थ 
किया जाता है, वह वन्धनकारक नहीं होता” (पृष्ठ ३५१)। 

हिसाके विरुद्ध जो आपत्ति उठाई जाती है, वह कोई हठधर्मी नीतिशास्त्रके 
आधारपर नहीं उठाई जाती वल्कि वह तो सीघी-सी मानस-शस्त्रकी बात है। हिसाका 
निषेध तो हमारी मानव-सुछम सहज संवेदनशीलता ही करती है। “ दूतरोंके दुःखरोंके 
तनाशकी इच्छा . . . “महास्वार्थ” . . . है” (पृष्ठ २४१)। हमें यह स्पष्ट हूपसे 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी सारी क्रियाएँ स्वार्थ-प्रेरित होती हैं, छेकिन 
यह स्वार्थ आखिर है क्या? “यदि यह स्वार्थ आत्मासे सम्बन्धित हो तो उसकी 
वह प्रवृत्ति परोपकार-प्रवृत्ति ही होगी। उसके सारे काम सेवा-धर्मके अंग वन जायेंगे 
(पृष्ठ ३५९) । 

जब हम कहीं अन्याय होता देखते हैं या अकारण ही किसीको दुःख भोगता पाते 
हैं, तो हमें मर्मान्‍न्तक पीड़ा होती है। हमारे मनमें विक्षेप उठते हैं और विषाद छा जाता 
है। “जबतक रोगकी परिस्थिति इतनी खराब नहीं हो जाती, हम परम त्ौषधिके 
लिए आतुर नहीं होते। इसे प्रसृतिकी वेदना समझिए ” (पृष्ठ ३५७) | मदान्व होकर 
दूसरोंपर आक्रमण करनेकी अपेक्षा ऐसी परिस्थितिमें अहिंसावादी सुधारक अन्तर्मुंख हो 
जाता है। वह परिस्थिति-विश्वेषमें फंसे हुए सारे लोगोंमें एक ही भगवानके दर्शन करता 
है और अपने विरोधियोंके तथा स्वयं अपने उद्धारके छिए तपाचरण करने लगता है। 
बुराईसे जुझते हुए वह उसमें फंसे सारे लोगोंका सहायक बनता है। उसकी विनम्नता 
उसमें शक्तिका संचार करती रहती है। यह विनम्रता ही हमारे शारीरिक, बौद्धिक 
और: मैतिक वलकों विश्यृंखलित करनेकी वजाय सुगठित करती है। यों भौतिक दृष्टिसे 
इस विज्ञाक विदवमें हमारी कोई हस्ती नहीं है। विद्वमें, ब्रह्माण्डमें, तारा, भ्रह, 
सूर्य इत्यादिमें हमारा स्थान कितता नगण्य है” (पृष्ठ ३६९)। अपनी इस असहाय 
स्थितिपर काबू पानेमें कोई प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति भी खुदकों लाचार ही पाता हैं। 
ऐसे क्षणमें ही योगेंद्वर श्रीकृष्ण ---प्रत्येकके हृदयमें निवास करनेवाला वह आत्म- 
पुरुष -- धीरेसे अन्तरमें वोछ उठता है: यहाँ “केवल वुद्धिसि काम नही चलेगा। 
योग आवद्यक है, कर्मयोग आवश्यक है” (पृष्ठ ३५८ )। ; 

वह बुराई जो किसी समय हमें पागल बनाये हुए थी, एक नया बर्थ वारग 
कर छेती है। अब उसका रूप उतना असाध्य नहीं रह जाता। अद ५ अमल 
हो जाती है। उसका तो अस्तित्व ही इसीलिए था कि हम उप्रे सहारा दिये हुए 
हम उस अवलूम्बको हटा छेते हैं और वह वह पड़ती है। वास्तवर्म बगल गुण-दोपों सहित 
यह सारा विदव स्वयं हममें उतना ही समाया है, जितने कि हम उसमे। खालिस 
पाप दुनियामें टिक नहीं सकता। जवतक उसे किसी प्रकारके धर्मका सहारा नहीं 
मिलता, उसका निर्वाह चहीं हों सकता” (पृष्ठ १०२)। / साम्राज्य दुष्टताका नहीं 


ग्यारह 


है, केवल साघुताका है (पृष्ठ १८६) । इतना ही नही, बुराईका अस्तित्व भी तो 
ईदवरके कारण है। वही रावण बनकर  प्रकठ होता है, और मानवको वीरताके कर्म 
करनेका आह्वान देता है। वुराईका अस्तित्व भी इसीलिए तो है कि उसके प्रतिकार- 
में मानव तपस्वी बने, मनकी शान्ति और पवित्रता हासिल करे और इस प्रकार 
ज्ञान-संवर्धन करे। राजा जनकका उदाहरण और श्रीकृष्णका उपदेश इन दोनोंको 
हमारे अनुभवोंपर अभिमावी होना चाहिए, क्‍योंकि “हम आपूर्ण मनुष्य हैं और अपूर्ण 
अनुमवके बलपर अपूर्ण सिद्धान्त निश्चित कर लेते है” (पृष्ठ ३५८)। इस प्रकार 
इन कर्म-योगियोंने जिस सत्यकी शिक्षा दी, और गांघीजीने केवल “गीता-शिक्षण ' के 
इन २१८ प्रकरणोमें ही नहीं, बल्कि अपने समग्र लम्बे जीवन-मर जिसकी उदार 
व्याख्या की वह सत्य यह है कि कर्मके मार्गसे ही हम ज्ञानतक पहुँच सकते है और 
यह अनवरत, अनासक्त कर्म और सच्चा आत्म-निरीक्षण ही हमारे अहमका विनाश 
कर सकता है और हमें यह आनन्दमयी अनुभूति कराता है कि “सारे जगतमें 
ईदवर ही ईश्वर है” (पृष्ठ २०६) तथा हममें और “ दूसरे जीवों कोई अन्तर 
नहीं है” (पृष्ठ २६२) । 


आभार 


प्रस्तुत खंडकी सामग्रीके लिए हम, सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(सावरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्‍ली; 
क्री घनब्यामदास ब्रिड़ला, कलकत्ता; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्री' परशुराम 
मेहरोत्रा, नई दिल्‍ली; श्रीमती मौरावहन, गाडेन, आस्ट्रिया; श्रीमती तहमीना खम्बाता, 
बम्बई; श्री महेश पट्रणी, मावनगर; श्री जी० वी० केतकर, पूना; श्री हरिइच्छा कामदार, 
बढीदा; क्षीमती हम्म्दन, औटेरियो, कनाठा; श्रीमती राधावहन चौथरी, कलकत्ता; श्रीमती 
गंगावबहन बैद्य, घोचासन; श्रीमती सुगीलाबहन गांधी, फीनिक्स, डर्बन; श्री कनुमाई मशरू- 
बाला, अकोला; श्री टह्यामाई मनोरदास पटेल, अहमदाबाद; श्री वा० गो० देसाई, पुना; 
' गाधीजीन गीता-शिक्षण '; बापुना पत्रों: मणिवहेन पटेलने , “श्रीमद्‌ राजचन्द्र |; 

ग्पिनिंग एए्ट /7-बीविय *, पुस्तकोक़े प्रकाशकों और निम्नलिखित समाचारपत्रों और 
परद्िकाओंके आमारी है;  अमृतवाजार पतश्षिका *, ' आाज *, ' नवजीवन *, ' फॉरवर्ड *,  बॉम्ले 
प्रॉनिकल , 'बंग :ंडिया ', ' लीउर , “सर्चछाइट ', ' सावरमती , ' हिन्दुस्तान टाइम्स 
ओर ' हिन्द 

अनसंधान भोर संदर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 

पुस्तकालय, गामों रमारफ संग्ादय, इटियन कौसिल ऑफ वबल्ई अफेयर्स पुस्तकालय, 
गूसना भौर प्रसारण मन्वारूययें: अनुसन्धान और सन्दर्म विभाग, नई दिल्ली; सावरमती 
मंग्रदादय, गुजरात विद्यापीठ प्रस्यालय, अहमदाबाद; और श्री प्यारेलाल नय्यर, नई दिल्ली 
हमारे धन्यवादएे पाते है। प्रदेशोकी फ़ोटोन्नकल तैयार कर देनेके लिए हम सूचना और 
प्रसारण मत्याह्यकें फोटो-विमाग, नई दिल्लीके आमारी है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया 
गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदियें हिज्जोंकी 
स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका 
पूरा श्रयत्त किया गया है। किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य वनानेका भी पूरा ध्यान 
रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने 
और संशोधन करनेके बाद किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी 
नीतिका पाछुन किया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था उनको वैसा ही 
लिखा गया है जैसा गांघीजीने अपने गुजराती लछेखोंमें लिखा है। 

भूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूलछ रूपमें उद्धत किया है वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे 
हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंठकी 
रिपोर्टोके उन्र अंशोंमें जो ग्रांघीजीके नहीं हैं, कुछ परिवर्तेन किया गया है और कहीं- 
कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीर्षककी लेखन तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं 
है वहाँ निश्चित तिथि अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें दे दी गई है और आवदयक 
होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवछ मास या वर्षका 
उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्त- 
में साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
और लेख जहाँ उनकी तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ दृढ़ आधारपर उनका अनुमान 
किया जा सका है, वहाँ लेखन तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है 
वहाँ उनकी प्रकाशन तिथिके अनुसार दिये गये हैं। 

साधन-सूत्रोंम ' एस० एन० ” संकेत, साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका; 'जी० एच० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें उपलब्ध 
कागजपत्रोंका और “सी० डब्ल्यू० ' सम्पूर्ण गांधी वाइमय (कलेक्टेड वर्र्स ऑफ महात्मा 
गांधी) द्वाया संग्रहीत पत्रोंका सूचक है। रे 

सामग्रीकी पृष्ठमूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिक्षिए८ दिये 
गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 


घटनाएँ दी गई हैं। 


दू० (७ &छ -_छा-ूत ० आ ० «० 


नाच. बा. >्क 
जप 0 90 


अशष्टकि.. अति. अन्य 
जा ४६ ०५ 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
, पत्र : एच० बी० तेजूमलको (१२-११-१९२६) 
२१. 
१२. 
२३. 
२४. 
२५. 


विषय-सूची 


मूमिका 
आभार 
पाठकोंको सूचना 


. 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' की भूमिका (५-११-१९२६) 
» पत्र: घनश्यामदास बिड़छाको (५-११-१९२६) 
. सन्देश : 'फॉरवर्ड ' को (६-११-१९२६) 

. क्‍या यह जीवदया है ? -५ (७-११-१९२६) 

, मढडा आश्रमके बारेमें (७-११-१९२६) 


पत्र : बनारसीदास चतुवेदीको (८-११-१९२६) 
पत्र : जमनालाल बजाजको (८-११-१९२६) 


, पत्र : सैयद जहीरुछ हक़कों (१०-११-१९२६) 

, पत्र : च० राजगोपालाचारीको (१०-११-१९२६) 

. पत्र : वि० ल० फड़केको (१०-११-१९२६) 

. आद्शोंका दुरुपयोग (११-११-१९२६) 

, करधघा बनाम चरखा (११-११-१९२६) 

 गोरक्षा (११-११-१९२६) 

, पाठझ्ञालामोंमें तकली (११-११-१९२६) 

, टिप्पणियाँ : ख़दर और सरकारी नौकर; खादी कार्य और स्वयंसेवक; 


अब्राह्मणोंमें खादी; पाठशालाओंमें कताई; युद्धकालमें सूत कताई; 
“सब तेरी भेंट” (११-११-१९२६) 

भूल सुधार (११-११-१९२६) 

पत्र: डॉ० के० के० क्ुरुविल्काकों (११-११-१९२६) 

पत्र : सतीशचद्ध दासगुप्तकों (१२-११-१९२६) 

पत्र : सी० विजयराघवाचारीको (१२-११-१९२६) 


पत्र: जे० डब्ल्यू० पेटावलको (१२-११-१९२६) 
पत्र : गिरियज किशोरकों (१२-११-१९२६) 
पत्र : मुरलीप्रसाद अम्बरथाकों (१२-११-१९२६) 
पत्र : इडा मिछरको (१२-११-१९२६) 

पत्र: मुलचन्द अग्रवालकों (१२-११-१९२६) 


पृष्ठ 
पाँच 
तेरह 
चौदह्‌ 


११ 
१२ 
१२ 
१६ 
१७ 
१८ 
१८ 
१९ 
२० 
य्‌० 
२२ 
२५ 
२७ 


२८ 
३३ 
३३४ 
३४ 
शेप 
३६ 
३६ 
३७ 
३७ 
३८ 
रै९ 


सोलह 


२६० पत्र: बहरामजी ख़म्बाताकों (१२-११-१९२६) 


२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 
३८, 
३९. 
४6, 
, पत्र: एन० एस० वरदाचारीको (१६-११-१९२६) 
४२. 
४३. 
४४, 
४५, 
४६, 
४७, 
४८. 
४९, 
५०. 
५१. 


४१ 


अममपक 


५२. 
५३. 
५४, 
५५. 
५६. 
५७. 


पत्र: श्रीप्रकाशको (१३-११-१९२६) 

पत्र : वसुमती पण्डितको (१३-११-१९२६) 

पत्र : तुलसी मेहरकों (१३-११-१९२६) 

क्या यह जीवदया है? -६ (१४-११-१९२६) 

वोठाका मेला (१४-११-१९२६) 

पत्र : गटँड ग्रोगणकों (१४-११-१९२६) 

पत्र : रामेइवरदास पोद्यारकों (१४-११-१९२६) 

पत्र : फीरोजको (१५-११-१९२६) 

पत्र : फेलिक्स वाल्येको (१५-११-१९२६) 

पत्र : जमनाछाल वजाजको (१५-११-१९२६) 

पत्र : छालन पण्डितकों (१५-११-१९२६) 

पत्र : देवचन्द पारेखको (१५-११-१९२६) 

तार: माघोजी, मण्डलू-मंत्री, नीमखारको (१५-११-१९२६या उसके पदचातृ) 
हैड-स्पिनिंग एण्ड हैड-वीविग ” की भूमिका (१६-११-१९२६) 


न्ण 


पत्र: कनकचन्द्र शर्माकों (१६-११-१९२६) 

पत्र: ब्रजक्ृष्ण चाँदीवालाकों (१६-११-१९२६) 

पत्र: मुन्नाछाल गं० शाहको (१६-११-१९२६) 

महाकविकी वाटिकाके पुष्प (१८-११-१९२६) 

चरखेसे मरणासन्न व्यक्तिको सान्त्वता (१८-११-१९२६) 

राजाओं और रानियोंकी कलाएँ (१८-११-१९२६) 

दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थिति (१८-११-१९२६) 

नगरपालिकाओंके अन्तर्गत कताई (१८-११-१९२६) 

शान्तिवादी हड़तालकी शर्तें (१८-११-१९२६) 

टिप्पणियाँ : रामचन्द्र-कोस; खादीकी विक्री; सच्ची भावना; मद्य-निपेध- 
सम्बन्धी सुधार; क्या यह सन्देहातिरेक है ? ; विधवाएँ और विदुर; श्द्दर 
किसे कहते हैं? सूतकी जाँच करनेकी आवश्यकता (१८-११-१९२६) 
पत्र : वसुमती पण्डितको (१८-११-१९२६) 

पत्र: रेवाशंकर मेहताकों (१८-११-१९२६) 

पत्र : बापुभाई नारणजी वशीको (१८-११-१९२६) 

पत्र : घनव्यामदास विड़छाकों (१८-११-१९२६) 

पत्र : परमेदवरदयार गुप्तको (१९-११-१९२६) 

पत्र: सत्यानन्द सरस्वतीको (१९-११-१९२६) 


६० 
5६६ 
६५७ 
ध्छ 
६८ 
६९ 


५८, 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
५8५. 


५६० 
६७. 
६८, 
६९. 
» पत्र: रविशंकर ग० अंजारियाको (२३-११-१९२६) 
७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 


७६. 
७७. 
७८, 
७९. 
८०. 
(९. 
८२. 
«३. 
८४. 
८५६ 


८६. 
८ (८। क् 
८८, 


सत्रह 


पत्र : देवचन्द पारेखको (१९-११-१९२६) 

पत्र : वहरामजी खम्बाता को (१९-११-१९२६) 
पत्र : हरजीवन म० व्यासको (१९-११-१९२६) 
पत्र : सतीक्षचन्द्र मुकर्जीको (२०-११-१९२६) 
पत्र : जमनाछालू वजाजकों (२०-११-१९२६) 
क्या यह जीवदया है? -७ (२१-११-१९२६) 
यज्ञसूतकी खादी (२१-११-१९२६) 

टिप्पणियाँ : स्वर्गीय सर लल्लूभाई आश्ाराम; काठियावाड़में खादीकी 
फेरी (२१-११-१९२६) 

पत्र : सी० एफ० एन्ड्यूजको (२२-११-१९२६) 
पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२२-११-१९२६) 
पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको (२२-११-१९२६) 
पत्र : च० राजगोपालकाचारीको (२२-११-१९२६) 


पत्र : जनकघारी प्रसादको (२४-११-१९२६) 

पत्र : एफ० डब्ल्यू० पेंथिक-लॉरेंसकों (२४-११-१९२६) 

पत्र: जे० डब्ल्यू० पेटावबलको (२४-११-१९२६) 

पत्र : देवचन्द पारेखको (२४-११-१९२६) 

टिप्पणियाँ : शास्त्रीको मानपत्र; उपनिवेशोंमें पैदा हुए हिन्दुस्तानी; गरूत- 
बयानी; इंग्लैडमें चरखा; खदर और मद्रास सरकार (२५-११-१९२६) 
प्राथंनाका एक दिन (२५-११-१९२६) 

अनोखे विचार (२५-११-१९२६) 

तमिलनाडमें खादीकार्य (२५-११-१९२६) 

पत्र: सी० विजयराघवाचारीको (२५-११-१९२६) 

पत्र : एल० आर० पांगारकरकों (२५-११-१९२६) 

पत्र : रेबाशंकर ज० मेहताको (२५-११-१९२६) 

एक पत्र (२५-११-१९२६) 

पत्र : घनश्यामदास बिड़छाकों (२५-११-१९२६) 

पत्र : लीरावतीको (२५-११-१९२६) 

तार; खगरिया कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको (२६-११-१९२६ 

या उसके पदचातृ ) 

“गीता-शिक्षण ' 

पत्र : सी० नारायणरावको (२७-११-१९२६) 

पत्र: रिचर्ड बी० ग्रेयको (२७-११-१९२६) 


७१ 
७२ 
७३ 
७३ 
७४ 
७७ 


८५ 
८६ 


८६ 


९२ 
5५ 
९६ 
९६ 
९७ 
९८ 
९८ 
९९ 


५९ 


१०० 


३६९ 
३७० 


८९. 
९०. 
९१. 
९२, 
९३. 
९४, 


९५. 


९६. 

९७, 

९८, 

९९. 
१००. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६ 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३९. 
११४, 


११५. 
१९१६. 
११७. 
११८, 
११९. 
, पत्र: शुएब कुरैशीकों (९-१२-१९२६) 


१२ 
१२१. 


अंठारह 


क्या यह जीवदया है? -८ (२८-११-१९२६) 
माषण : गुजरात विद्यापीठमें (२८-११-१९२६) 
पत्र: ब्रजक्ृष्ण चाँदीवालाको (२९-११-१९२६) 
पत्र : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको (२९-११-१९२६) 
अबलाका बरू (२-१२-१९२६ ) 

जीवन-चक्क (२-१२-१९२६) 

टिप्पणियाँ : मुद्रा; आवारा कुत्ते और गाँवके कुत्तें; सबसे योग्य 
महिला (२-१२-१९२६) 

पत्र : मीरावहनको (३-१२-१९२६) 

पत्र : घनश्यामदास विड़छाको (४-१२-१९२६) 
सभ्यता (५-१२-१९२६) 

पत्र : वहरामजी खम्बाताको (५-१२-१९२६) 
तार: छगनलछाल गांधीको (६-१२-१९२६) 

पत्र : आश्रमकी बहनोंको (६-१२-१९२६) 
पत्र: म्यूरिएल लिस्टरको (६-१२-१९२६) 

पन्न : मीरावहनकों (६-१२-१९२६) 

पत्र : छालतापरशाद शादको (६-१२-१९२६) 
पत्र : वी० वी० दास्तानेको (६-१२-१९२६) 
पत्र : मणिवहन पटेलको (६-१२-१९२६) 

पत्र: प्रमाशंकर पट्टणीको (६-१२-१९२६) 

पत्र : देवचन्द पारेखको (६-१२-१९२६) 

पत्र : रामदास गांधीको (६-१२-१९२६) 

पत्र : मणिवहन पटेलको (८-१२-१९२६) 

पत्र : वसुमती पण्डितकों (८-१२-१९२६) 

पत्र : राजकिशोरी मेहरोत्राको (८-१२-१९२६) 
उनकी अन्य सेवाएँ (९-१२-१९२६) 
स्व॒तन्त्रताका मूल्य (९-१२-१९२६) 
सर्वभूतहिताय (९-१२-१९२६) 

टिप्पणियाँ : असंगति; अच्छा काम (९-१२-१९२६) 
पंजावमें खादी (९-१२-१९२६) 
अलौकिकतावादका नाश हो! (९-१२-१९२६) 
पत्र: मीरावहनकों (९-१२-१९२६) 


पत्र: गॉर्डन छॉकों (९-१२-१९२६) 


३२७२ 
३७४ 
३७६९ 
३७६ 
३७७ 
३७७ 


३७८ 
३७९ 
३८० 
३८० 
३८३ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६९ 
३८७ 
३८८ 
रे८९ 
३८९ 
३९० 
३९० 
३९१ 
३९२ 
३९२ 
३९३ 
३९३ 
३९४ 
३९६ 
३९७ 
३९८ 
४०१ 
४०२ 
४०३ 


१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८, 
१२९, 
१३०. 
१३ ९१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५, 
१३६. 
१३७. 
१३८. 
१३९, 
१४०. 
१४९१. 
१४२. 
१४३. 
१४४, 
१४५, 
१४६. 
१४७. 
१४८, 


१४९, 


१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४, 
१५५. 


पत्र : 
पत्र 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र; 
पत्र ; 
पत्र; 
पत्र; 
पत्र ; 
पत्र: 


तार 


पत्र: 
पत्र ; 
पत्र; 
पत्र : 
पत्र; 


उन्नीस 


सुरेश बनर्जीको (९-१२-१९२६) 
रामदेवकों (९-१२-१९२६) 

विधानचन्द्र रायको (९-१२-१९२६) 
हकीम अजमलूखाँको (९१-१२-१९२६) 
एन० एस० हार्डीकरको (९-१२-१९२६) 
एच० सी० हरूको (९-१२-१९२६) 
फ्रांसिस्का इठटांडेनेटको (९-१२-१९२६) 
सो० ब० स्पिल्लेनारकों (९-१२-१९२६) 
रोलो रसेलको (९-१२-१९२६) 

श्रीमती रोलो रसेलको (९-१२-१९२६) 


: एस० श्रीनिवास आयंगारको (१०-१२-१९२६ या उससे पूर्व) 


जी० बी० केतकरको (१०-१२-१९२६) 
ए० ए० पॉलको (१०-१२-१९२६) 
विधानचन्द्र रायको (१०-१२-१९२६) 
डी० के० फड़केको (१०-१२-१९२६) 
मीराबहनको (११-१२-१९२६) 


काटियावाड़ राजतीतिक परिषद्‌ (१२-१२-१९२६) 
अन्त्यज सर्वेसंग्रह (१२-१२-१९२६) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
पतन्न : 
पत्र; 
पतन्न : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 


हरिइच्छाको (१२-१२-१९२६) 

काले थीमको (१३-१२-१९२६) 
विधानचन्द्र रायको (१३-१२-१९२६) 
धीरेनको (१३-१२-१९२६) 

एस० के० जैनकों (१३-१२-१९२६) 
ता० ना० नैथानीको (१३-१२-१९२६) 
प्रमाशंकर पट्टणीको (१३-१२-१९२६) 
आश्रमकी बहनोंको (१३-१२-१९२६) 
एक मित्रकों (१५-१२-१९२६) 


हिमालयके शिखरोंसे (१६-१२-१९२६) 
दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति (१६-१२-१९२६) 
टिप्पणी : समृद्ध भारत (१६-१२-१९२६) 
खादी प्रतिष्ठान (१६-१२-१९२६) 


पत्र ; 
पत्र : 
पत्र. 


शिवाभाई पटेलको (१६-१२-१९२६) 
हरदयाल नागको (१७-१२-१९२६) 
सैम हिग्रिवॉटमको (१७-१२-१९२६) 


४0०४ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४७०६ 


४०८ 
४०९ 
४०९ 
४१० 
४१२० 
४११ 
४११ 
४१२ 
४१३ 


१४ 


४१५ 
४१७ 
४१८ 
४१९ 
४२० 
४२० 
४२१ 
४२२ 
डर्३े 
४२३ 
४५ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२९ 
४२९ 
४३० 
४३१ 


१५६. 
१५७. 
१५८, 
१५९, 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४, 
१६९५. 


१६६. 
१६७. 
१६८. 


१६९. 
१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६, 
१७७. 
१७८. 
१७९, 
१८०. 
१८१, 
१८२. 
१८३. 
१८४. 
१८५, 
१८६. 
१८७. 


बीस 


सन्देश : वर्धाकी सार्वजनिक समाकों (१९-१२-१९२६) 

पत्र: भीराबहनकों (१९-१२-१९२६) 

पत्र : राजकिश्षोरी मेहरोत्राको (२०-१२-१९२६ या उससे पूर्व) 
पत्र : परशुराम मेहरोत्राकों (२०-१२-१९२६ या उससे पूर्व) 
पत्र: आश्रमकी बहनोंको (२०-१२-१९२६) 

पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (२०-१२-१९२६) 

भाषण : वर्घाकी सार्वजनिक समामें (२०-१२-१९२६) 

पत्र: रामेइबरदास पोहारको (२१-१२-१९२६) 

पत्र : मणिवहन पटेलको (२१-१२-१९२६) 

भाषण : अमरावतीमें व्यायामशालाके उद्घाटनके अवसरपर 
(२१-१२-१९२६) 

भाषण : तागपुरकी सार्वजनिक समामें (२१-१२-१९२६) 

गंगा और यमुनाका सन्देश (२३-१२-१९२६) 

टिप्पणियाँ : अ० भा० च॒० सं० के प्रस्ताव; केनियाके भारतीय 
(२३-१२-१९२६) 

खादी सेवा-संघ (२३-१२-१९२६) 

पारसियोंमें हाथसे सुत-कताई (२३-१२-१९२६) 

अखिल भारतीय चरखा संध (२३-१२-१९२६) 

भेंट : समाचारपत्रके प्रतिनिधिसि (२४-१२-१९२६) 

तार: लाजपतरायको (२४-१२-१९२६) 

तार: इन्द्र विद्यावाचस्पतिको (२४-१२-१९२६) | 
भाषण : अ० भा० कां० क० की बैठक, गौहाटीमें (२४-१२-१९२६) 
भाषण : स्वदेशी प्रदर्शनी, गौहाटीमें (२५-१२-१९२६) 

अखिल भारतीय भगोरक्षा मण्डल (२६-१२-१९२६) 

भाषण: घ्वजारोहण समारोहके अवसरपर (२६-१२-१९२६) 
प्रस्ताव और भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें (२६-१२-१५९६ ) 
प्रस्ताव और माषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें (२६-१९-१९९६ ) 
पत्र: आश्रमकी बहनोंको (२७-१२-१९२६) 

भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें (२७-१२-१९२६) 

पत्र : सीराबहनकों (२७-१२-१९२६) 

भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें (२८-१२-१९२६) 

भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें (२८-१२-१६२६ ) 
भाषण : गौहाटी नगरपालिकाकी सभामें (२८-१२-१९२६) 

भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिस (२८-१२-१६२६ ) 


४३२ 
४३२ 
डॉ 
४३३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३७ 


४३८ 
४३९ 
४४७ 
४० 


४४२ 


४४५ 
४४६ 
४४६ 
४४७ 
४४७ 
४५० 
४५१ 
४५३ 
डप्‌डं 
४५८ 
४५५ 
४६० 
४६६२ 
४६३ 
४६४ 
४६६ 
४६७ 


१८८. 
१८९. 
१९०, 
१९१, 


१९२. 
१९३. 
१९४. 
१९५. 
१९६, 
१९७. 


१६९८. 


१९९. 
२००, 
२०१. 
२०३. 
२०३. 
२०४ 
२०५. 
२०६. 
२०७. 
२०८, 
२०९, 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८. 
२१९. 


इक्कीस 


अभय आश्रममें खादी-कार्य (३०-१२-१९२६) 

शहीद श्रद्धानन्दजी (३०-१२-१९२६) 

अस्पृश्यताकी तुलना (३०-१२-१९२६) 

टिप्पणियाँ : सर ह॒वीबुल्लाका शिष्टमण्डल; “ कष्टसे मुक्ति देनेवाली 
हत्या ”?; बुरे विचारोंका दमन (३०-१२-१९२६) 

भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें (३१-१२-१९२६) 
पत्र : मगनलाल गांधीकों (दिसम्बर, १९२६) 

पत्र : मणिवहन पटेलको (१९२६) 

पत्र: मणिवृहत पटेलकों (१९२६) 

पत्र : मणिबहन पटेलकों (१९२६) 

पत्र : मणिबहन पटेलकों (१९२६) 

पत्र : मणिबहत पटेलकों (१९२६) 

पत्र : लक्ष्मीको (१९२६) 

पत्र : प्रभाशंकर पट्टंणीको (१९२६) 

पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१९२६) 

प्राथनाअवचन (१९२६) 

पत्र: मणिबहन पटेलको (१-१-१९२७) 

भाषण : दलितवर्गकी पाठशालाओंके छात्रोंकी सभामें (२-१-१९२७) 
भाषण : चित्तरंजन सेवासदन, कलकत्तामें (२-१-१९२७ ) 
भाषण : केवड़ाताल श्मशानघाठ, कलकत्तामें (२-१-१९२७) 
भाषण : खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें (२-१-१९२७) 

पत्र : गंगाबहन वैद्यों (२-१-१९२७ के परचात्‌) 

तार: परशुराम मेहरोत्राकों (३-१-१९२७) 

पत्र : मीराबहनको (३-१-१९२७) 

पत्र : मणिबहन पटेलको (३-१-१९२७) 

पत्र : आश्रमकी बहनोंकों (३-१-१९२७) 

पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (४-१-१९२७) 

पत्र : रामदास गांधीकों (४-१-१९२७) 

भाषण : प्रार्थना सभामें (५-१-१९२७) 

भाषण : ग्रामीणोंकी सभा, कोमिल्लामें (५-१-१९२७) 
भाषण : कोमिल्लाकी सा्वेजनिक सभामें (५-१-१९२७) 
स्वामीजीके संस्मरण (६-१-१९२७) 

टिप्पणियाँ : श्रद्धानन्द स्मारक; खादी-शिक्षामण्डल; हाथ-कताईपर 
पुरस्कृत निवन्‍्ध (६-१-१९२७) 


४६७ 
४६८ 
४७१ 


४७२ 
४७५ 
४७६ 
४७६ 
४७७ 


४७८ 
४७९ 
४७९ 
४८७० 
४८१ 
४८१ 
४९५ 
४९६ 
४९७ 
४९८ 
४९९ 
४९९ 
५०० 
५०७० 
५०१ 
५०२ 
५०३ 
५०३ 
प्‌0्ड 
५०४ 
१०५ 
५११० 


५११२ 


२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 
२२७. 
२२८. 
२२९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३५, 
२३६. 
२३७, 
२३८, 
२३९. 
२४०. 
२४९१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८. 


२४९, 


२५०. 
२५१. 


२५२. 
२५३. 


बाईस 
कांग्रेस (६-१-१९२७) 
मेंट : “फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ' के प्रतिनिधिसे (६-१-१९२७) 
भाषण : महिलाओंकी सभा, कोमिल्छामें (६-१-१९२७) 
पत्र: मणिवहन पटेछको (८-१-१९२७) 
अस्पृश्यताकी गुत्यियाँ (९-१-१९२७) 
मेंट : डॉ भगवानदाससे (९-१-१९२७) 
भाषण : बनारस हिन्दू विद्वविद्याल्यमें (९-१-१९२७) 
भाषण : श्रद्धानन्द-स्मृति सभा, वनार्समें (९-१-१९२७) 
भाषण : अस्‍्पृश्योंकी सभा, बनारसमें (९-१-१९२७) 
भाषण : महिलाओंकी सभा, बनारसमें (९-१-१९२७) 
भाषण : बनारसकी सार्वजनिक सभामें (९-१-१९२७) 
पत्र : मीराबहनको (१०-१-१९२७) 
पत्र: आश्रमकी बहनोंको (१०-१-१९२७) 
पत्र: भमणिहालू ग्रांधीकों (१०-१-१९२७) 
पत्र : भीराबहतको (१०-१-१९२७) 
पत्र : नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाको (१०-१-१९२७) 
पत्र : गंगाबहन वैद्यरो (१०-१-१९२७ के परचात्‌) 
पत्र : गोरक्षा समिति, मैसूरकों (११-१-१९२७) 
पत्र : ए० सी० सी० हार्वेको (११-१-१९२७) 
पत्र : एक मित्रकों (१२-१-१९२७) 
भाषण : घनबादमें (१२-१-१९२७) 
स्वतन्त्रता (१३-१-१९२७) 
टिप्पणी : पनामार्में भारतीय (१३-१-१९२७) 
सन्देश : कांग्रेस जनोंको (१३-१-१९२७) 
भाषण : घनबादमें (१३-१-१९२७) 
भाषण : सार्वजनिक सभा, कटरासमें (१३-१-१९२७) 
भाषण : सार्वजनिक सभा, झरियामें (१३-१-१९२७) 
भाषण : औरंगाबादकी सार्वजनिक सभामें (१४-१-१९२७) 
विचार : दर्शक पुस्तिकामें (१५-१-१९२७) 
तार: मणिबहन पटेलकों (१५-१-१९२७) 
भाषण : गयाकी एक सभामें (१५-१-१९२७) 
भाषण : रमनाकी सार्वजनिक समामें (१५-१-१९२७) 
पत्र : मीराबहतको (१६-१-१९२७) 
पत्र : डाह्माभाई मनोरदास पटेलकों (१६-१-१९२७) 


५१५ 
५२१ 
५२३ 
५२३ 
५२४ 
५२६ 
५३३ 
५३५ 
५३५ 
५३६ 
५३६ 
५३८ 
५३९ 
प्‌४० 
५४० 
५४२ 
५४२ 
५४३ 
प्‌४४ 
५४६ 
५४६ 
५५० 
५५१ 
५५२ 
५५२ 
५५३ 
५५७ 
५५९ 
५६२ 
५६२ 
५६३ 
५६५ 
५६८ 
५६९ 


२५४. 
२५५. 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
२५९. 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६५. 


२६६. 
२६७. 
२६८. 
२६९. 


तईस 

पत्र : वा० ग़ो० देसाईको (१६-१-१९२७) 
माषण : महिलाओंकी समा, सोनपुरमें (१६-१-१९२७) 
भाषण : सार्वजनिक सभा, छपरामें (१६-१-१९२७) 
भाषण : सार्वजनिक सभा, सिवानमें (१६-१-१९२७) 
पत्र : मीरावहनको (१७-१-१९२७) 
पत्र : मणिवहन पटेलकों (१७-१-१९२७) 
पत्र : जमनालालू बजाजको (१७-१-१९२७) 
पत्र: आश्रमकी बहनोंको (१७-१-१९२७) 
पत्र: मीराबहनको (१८-१-१९२७) 
विहारमें खादी (२०-१-१९२७) 
हिन्दी बनाम अंग्रेजी (२०-१-१९२७) 
टिप्पणियाँ: अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक; संयोजकोंसे 
(२०-१-१९२७) 
मुख्य बात (२०-१-१९२७) 
खरी टीका (२०-१-१९२७) 
भाषण : मधुबनीमें (२०-१-१९२७) 
भाषण : समस्तीपुरकी सार्वजनिक सभामें (२०-१-१९२७) 
परिशिष्ट 

१. गांधीजीके प्रशन और श्रीमद्‌ राजचन्द्र द्वारा दिये गय 

उनके उत्तर 

२. रोमाँ रोलाँका पन्न गाधीजीके नाम 

३. केनियाके भारतीय : डी० बी० देसाईका पत्र 
सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
शीर्षेक-सांकेतिका 
संकितिका 


५६५९ 
५७० 
५७१ 
५७२ 
५७४ 
५७५ 
५७६ 
५७७ 
५७८ 
५७९ 
५८१ 


५८२ 
५८५ 
५८७ 
५९० 
५९३ 


५९५ 
६०५ 
६०६ 
६१० 
६११ 
६१३ 
६१६ 


 श्रीमद्‌ राजचर्द्र की भूमिकां 
५ नवम्बर, १९२६ 
प्रस्तावना ' 


श्री' रेवाशंकर जगजीवनने', जिन्हें में अपने वड़े भाईके समान मानता हूँ, जब 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों और छेखोंकी इस आवृत्तिके' लिए प्रस्तावगा लिखनेको 
कहा तब में उन्हें इनकार नहीं कर सका। इस प्रस्तावनामें मुझे क्या लिखना चाहिए, 
इसपर विचार करते हुए मुझे गा कि यरवदा जेलमें मेने उनके संस्मरणोंके कुछ 
प्रकरण लिखे थे, उन्हें ही यहाँ दे दूँ तो उससे दो अर्थ सिद्ध होंगे। एक तो यह कि 
जेलमें किया हुआ मेरा यह प्रयास है तो अधूरा किन्तु मेने जो भी लिखा वह शुद्ध 
धमंवृत्तिसे ही लिखा था, अतः मेरे जैसे मुमुक्षुओंको इसका छाभ मिलेगा और दूसरा 
यह कि श्रीमद्से अपरिचित छोगोंको उनका ,कुछ परिचय मिल जायेगा और इस 
प्रकार उनकी कतिपय रचनाओंकों समझनेमें मदद भी मिलेगी। 

ये प्रकरण हे तो अधूरे और में उन्हें पुरा कर सकूंगा, ऐसा भी मुझे नहीं 
लगता क्योंकि अवकाश मिलनेपर भी मेंने जितना लिखा है उससे आगे बढ़नेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती। इसलिए में ऐसा चाहता हूँ कि अन्तिम प्रकरण, जो कि अधूरा 
रह गया था उसमें कुछेक बातोंका समावेश कर पूरा करके दूं। 

इन प्रकरणोंमें एक विषयपर विचार नहीं हुआ है। उसे में पाठकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत करना उचित समझता हूँ। कुछ छोग ऐसा कहते हे कि श्रीमद्‌ पच्चीसवें 
तीर्थंकर थे। कुछ मानते हे कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मुझे लगता है 
कि ये दोनों मान्यताएँ ठीक नहीं हैे। जो छोग ऐसा भानते हैं वे या तो श्रीमदुको 
अच्छी तरह जानते नहीं अथवा तीर्थंकरकी था मुक्त पुरुषकी उनको व्याख्या कुछ 
भिन्न है। अपने प्रियतमके लिए भी हमें सत्यको हलूका अथवा सस्ता नहीं करना 
चाहिए। मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी अन्तिम स्थिति है। मोक्ष ऐसी महंगी 
वस्तु है कि समुद्रके किनारे बैठ सींकसे एक-एक वूँद करके समुद्र उछीचनेके लिए 
मनुष्यको जितना प्रयत्न करना पड़ेगा और जितना घीरज रखना पड़ेगा, -प़ेक्ष-सिद्धिके 
लिए उससे भी अधिक प्रयत्न और धीरजकी आवश्यकता है। इस मोक्षका सम्पूर्ण वर्णन 
करना असम्भव है। तीर्थंकरको मोक्षके पूर्वकी “विभूतियाँ सहज ही प्राप्त होती है। 
देह रहते हुए जो मुक्त हो जाता है ऐसे पुरुषको रोगादि व्याधियाँ नहीं व्यापतीं। 


१. रेवाशंकर णगणीवन झ्वेरी। 

२. राजचन्द्र रावणीभाई मेहता, राषचन्द भाईके नामसे प्रसिद्ध, देखिए खण्ड १। 

३. द्वितीय आइत्ति। यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि प्रथम आइत्तिका अक्ाशन कब हुआ था। 
४. गांधीजी जेल्में माचे १९२२ से फरवरी १९२४ तक रहे थे । 


3२०--१ 


रे सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


निर्विकार शरीरमें रोग होना सम्भव नहीं। रागके बिना रोग नहीं होता। जहाँ विकार 
होगा वहाँ राग अवश्य होता है और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष सम्भव नहीं है। मुक्त 
पुरुषके लिए आवश्यक वीतरागता अथवा तीर्थंकरकी विभूतियाँ श्रीमद्को प्राप्त नही 
हुई थीं। सामान्य मनुष्योंकी तुलनामें श्रीमदुकी वीतरागता और विभूतियाँ बहुत ज्यादा 
थीं। इसलिए हम उन्हें लौकिक भाषामें वीतराग और विभूतिमान कहते हें। छेकिन 
मुक्त पुरुषके लिए जिस वीतरागताका और तीर्थकरकी जिन विभूतियोंकी कल्पना 
की गई है, उनतक श्रीमद्‌ नहीं पहुँच सके थे, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। यह बात में 
एक महान्‌ और पूजनीय व्यक्तिके दोष बतानेके लिए नहीं कह रहा हूँ अपितु उनके 
और, सत्यके साथ न्याय करनेके लिए ऐसा लिख रहा हूँ। हम सब संसारी जीब हैं 
जबकि श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा जबकि श्रीमदुको 
क॒दाचित्‌ केवल एक और जन्म ही काफी होगा। हम शायद मोक्षसे दूर जा रहे हें 
जबकि श्रीमद्‌ वायुवेग्से मोक्षकी ओर बढ़ रहे थे। यह कम पुरुषार्थ नहीं है। 
ऐसा होनेपर भी मुझे कहना चाहिए कि जिस अपूर्व पदका श्रीमदुने स्वयं सुन्दर 
वर्णन किया है उस पदको वे प्राप्त नहीं कर सके थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि 
यात्राके मार्गमें सहाराका मरुस्थल बीचमें आ गया और उसे पार करना बाकी 
रह गया। लेकिन श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे। उनके लेखोंमें उनके अनु- 
भवका सार है। जो उन्हें पढ़ेगा, उनपर विचार करेगा और उनके अनुरूप चलेगा 
उसके लिए मोक्ष सुलभ हो जायेगा, उसके कषाय, उसकी भोगलालसा क्षीण होगी, 
वह संसारके प्रति उदासीन हो जायेगा और देहका मोह छोड़कर आत्मार्थी बनेगा। 

इससे पाठक देखेंगे कि श्रीमदके छेख अधिकारी व्यक्तिके लिए हैं। सारे पाठक 
उनमें रस नहीं के सकते। टीकाकारकों उनमें टीका करनेका कारण मिलेगा लेकिन 
श्रद्धावात तो उनसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त करेंगे। मुझे हमेशा ऐसा छंगा है कि 
उनके लेखोंसे सत्यका निश्लेर बह रहा है। उन्होंने अपना ज्ञान बघारनेके लिए एक 
भी शब्द नहीं छिखा। लेखकका हेतु पाठकको अपने आत्मानन्दर्में भागीदार बनानेका 
था। जो आत्म-क्लेशको दूर करना चाहता है, जो अपना कर्त्तव्य जाननेको उत्सुक 
है उसे श्रीमदुके लेखोंमें से बहुत-कुछ मिल जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है फिर चाहे 
वे हिन्दू हों अथवा अन्यधर्मी । 

और इस आशासे कि मेरे द्वारा लिखित श्रीमदुका स्मरण ऐसे व्यक्तिके लिए 
उपयोगी सिद्ध होगा, में उन्हें इस प्रस्तावनामें स्थान दे रहा हूँ। 


रायचन्दभाईके कुछ संस्मरण 


प्रकरण १: प्रास्ताविक 


में जिनके पवित्र संस्मरणोंको छिखना आरम्भ कर रहा हूँ उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रकी जयन्ती आज अर्थात्‌ कार्तिकी पूणिमा सम्बत्‌ १९७९ है। मेरा प्रयत्न 
श्रीमद राजचन्द्रका जीवन-चरित्र लिखनेका नहीं हैं! यह कार्य मेरी शक्तिके बाहर 
है। भेरे पास सामग्री नहीं है। यदि जीवन-चरित्र लिखना ही हो तो मुझे चाहिए 


* श्रीमंद्‌ राजचंन्ध ' की भूमिका ै 


कि में कुछ समय उनकी जन्म-भूमि ववाणीया' बन्दरगाहमें बिताऊँ, उनके रहनेका 
मकान देखूँ, जहाँ वे खेले-कूदे उन स्थानोंको देखूँ, उनके बारूमित्रोसे मिलूँ, उनकी 
शालामें हो आऊं, उनके मित्रों, अनुयायियों, सगे-सम्बन्धियोंसे मिलूँ, उनसे जानने योग्य 
जानकारी हासिल कर हूँ और फिर लिखने वैढूँ। इनमें से में किसी वस्तुके बारेमें 
कुछ नहीं जानता हूँ। 

और अब तो संस्मरण लिखनेकी अपनी योग्यता और शक्तिके वारेमें भी मुझे 
सन्देह होने गा है। मुझे याद है, मेने अनेक बार यह कहा है कि अगर मुझे अव- 
काश मिला तो में उनके संस्मरण छिखूँगा। उनके एक शिष्यने जिनके प्रति मेरे मनमें 
बहुत आदरभाव है, यह वात सुनी और मेरा यह्‌ प्रयत्न मुख्यतः उनके सन्‍्तोपके लिए 
है। श्रीमदु राजचन्द्रके, जिन्हें में प्रेम और मानपूर्वक रायचन्दभाई अथवा कवि कहा 
करता था, संस्मरण लिखने और मुमुक्षुओंके सामने उनका रहस्य खोलनेकी बात मुझे 
अच्छी लगेगी। किन्तु अभी तो मेरा प्रयास केवल उक्त मिन्रको सन्तोष देनेके लिए 
है। उनके संस्मरणोंको में पूर्ण न्‍्याय दे सकँ इसके लिए मुझे जैन दर्शनका परिचय 
होना चाहिए; मुझे स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अतः इन संस्मरणोंको 
लिखनेमें में अपना दायरा अत्यन्त सीमित रखनेवाला हूँ। मेरे जीवनपर जिन संस्मरणोंकी 
छाप पड़ी है में उनका विवरण और उनसे मुझे जो शिक्षा मिली है उसे देकर ही 
सनन्‍्तोष भानूंगा और आशा करूँगा कि जो लाभ मुझे मिला है वह अथवा वैसा ही 
लाभ उन संस्मरणोंसे मुमुक्षु पाठकोंको भी मिलेगा। 

“जुमुक्षु ” शब्दका प्रयोग मैंने जान-बूेझ्ककर किया है। मेरा यह प्रयास हर 
तरहके पाठकके लिए नहीं है। 

मुझपर तीन पुरुषोंने गहरा प्रभाव डाला है। टॉल्स्टॉय, रस्किन और राय- 
चन्दभाई। टॉलस्टॉयने अपनी एक पुस्तक-विशेष हारा और उनके साथ मेरा जो थोड़ा- 
सा पत्न-व्यवहार हुआ उसके द्वारा, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक अन्दु दिस लास्ट 
के द्वारा --- जिसका गुजराती नाम मेने 'सर्वोदय” रखा है, और रायचन्दभाईने अपने 
निकट सम्पर्कके द्वारा। जिस समय मेरे मनमें हिन्दूधमेंके बारेमें शंका उत्पन्न हुई 
उस समय उसके निवारणमें मदद देनेवाले रायचन्दभाई ही थे। १८५९३ में दक्षिण 
आफ्रिकामें में कुछ ईसाई सज्जनोंके सम्पर्क आया। उनका जीवन निर्मल था, वे 
धर्मपरायण थे। अन्य धर्मावरूम्बियोंको ईसाई बननेके लिए समझाना उनका मुख्य कार्य 
था। हालाँकि उनसे मेरा सम्पर्क व्यावहारिक कार्यकों लेकर ही हुआ था फिर भी 
वे मेरे आत्मिक कल्याणकी चिन्तामें छग गये। इससे में अपना एक कत्तंव्य समझ 
सका। मुझे यह प्रतीति हो गई कि जबतक में हिन्दू धर्मके रहस्यको पूरी तरह नहीं 
समझ लेता और मेरी आत्माको उससे सनन्‍्तोष नही होता तवतक मुझे अपना जन्मका 
धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मेने हिन्दू और अन्य धर्मे-पुस्तकोंको पढ़ना आरम्भ 
किया। ईसाइयों और मुसलमानोंके धर्मग्रन्थोंको पढ़ा। लन्दनमें बने अपने अंग्रेज मित्रोके 
साथ पतन्न-व्यवहार किया। उनके सामने अपनी शंकाओंको रखा | उसी तरह हिन्दुस्तानमें 


१. सौराष्टमें । 


ह संम्पृर्ण गांधी वांड्मय 


भी जिन छोगोंपर मेरी थोड़ी-बहुत आस्था थी उनके साथ भी मेंने पंत्र-ब्यवहार 
किया। इनमें रायचन्दभाई मुख्य थे', उनके साथ तो मेरे बच्छे सस्वन्ध स्थापित 
हो. चुके, थे। “उनके प्रति मेरे मनर्में आदरभाव था। इसलिए उनसे जो मिरू सके 
उसे आप्त करनेका' विचार -किया। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे शान्ति मिली | 
मनको ऐसा विश्वास हुआ कि मुझे जो चाहिए वह हिन्दू-बर्ममें है | इस स्थितिका 
श्रेय रायचन्दभाईकोः था; इसलिए पाठक स्वयं इस वातका अनमान लगा सकते 
हूँ कि उनके श्रति मेरा आदरभाव कितना नहीं वढ़ा होगा! है 

लेकिन तब भी मेंने उन्हें अपना घर्म-गुरु नहीं माना। धर्म-गुरुकी तो में शोब 
ही करता रहता हूँ और अभीतक तो मुझे सबके वारेमें ' नहीं, यह नहीं ', उत्तर ही 
मिला है। 'ऐसे सम्पूर्ण गुरके लिए जो अधिकार चाहिए सों में कहाँसे छाजें? 


करण २ 


रायचन्दभाईके साथ मेरी पहली भेंट जुलाई १८९१ में जिस दिन में विलछायतसे 
वापस वस़्वई पहुँचा, उसी दिन हुईं। इन दिनों समुद्रमें तूफान आया होता है। 
, इसलिए ज़हाज देरसे पहुँचा और रात हो चुकी थी। में डाक्टर-वैरिस्टर --- मौर अब 
'रंगूत्के प्रख्यात झवेरी --- प्राणजीवनदास मेहताके यहाँ ठहरा था। रायचन्दभाई उनके 
बड़े भाईके दामाद थे। स्वयं डाक्टरने ही उनसे मेरा परिचय करवाया। उनके दूसरे 
वड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदाससे भी मेरा परिचय उसी दिन हुआ। डाक्टरने 
रायचन्दभाईका परिचय “कवि” कहकर दिया और मुझसे कहा, “कवि होनेके 
बावजूद ये हमारे साथ व्यापारमें हैं; ज्ञानी हैं, शताववानी हें।” किसीने सुझाव दिया 
कि में उनके सामने कुछ शब्द कहूँ और वे शब्द चाहे किसी भी भाषाके क्‍यों न हों 
लेकिन जिस क्रममें में उन्हें कहँगा उसी क्रममें वे उन्हें दुहरा देंगे। मुझे यह सुनकर 
आइचय हुआ | ,एक तो में नौजवान, तिसपर विलायतसे आया था फिर अपने भाषा- 
ज्ञानको लेकर मुझे अहंकार भी था। मुझे उस समय विछायतकी हवा कोई कम नहीं 
(छगी हुई थी ।,विछायतसे आया हुआ अर्थात्‌ आकाझसे उतरा हुआ। मेंने अपना सारा 
ज्ञान उड़ेल ,दिया; भिन्न-भिन्न. भाषाओंके शब्दोंको पहले तो मेने छिखा-- क्योंकि मुझे 
क्रम . कहाँ याद्र रहनेवाला था --- और बादमें उन शब्दोंकों में पढ़ गया। रायचन्दभाईने 
'घीमे स्वरमें उन शव्दोंकी (उसी ऋरममें) एकके-वाद एक दोहरा दिया। में वहुत खुश 
'हुआ,. में चकित हो .गया और कविकी स्मरणशक्तिके वारेमें मेरे मनमें ऊँची धारणा 
“बन गईं। कहा जा ,सकता है कि विछायतके प्रभावकों कम करनेके लिए यह अनुभव 
।बहुत अच्छा- रहा। 
।. क॒विको अंग्रेजीका .तनिक भी ज्ञान न था। उनकी आयु उस समय २५ वर्पसे 
,अधिक त्. थी। गुजराती: स्कूलमें भी वे ज्यादा नहीं पढ़ें थे। तिसपर भी इतनी स्मरण- 
'शक्ति, .इतना , ज्ञान और आसपासके छोगोंके मनमें उनके लिए इतना मान! इन 
'सवसे में मोहित हो गया। ह्मरणशक्ति स्कूलमें नहीं वेची जाती। ज्ञान भी स्कूलके 


१. देखिए परिशिष्ट १। 


'श्रीमद्‌ राजचन्द्र की भूमिका ५ 


बाहर, यदि इच्छा या जिज्ञासा हो तो, मिल जाता है और मान प्राप्त करनेके 
लिए विलायत अथवा कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन गुणको यदि मानकी आवश्यकता 
हो तो वह उसे मिल जाता है। यह पदार्थ-पाठ मुझे बम्बईमें उतरनेके साथ ही 
मिल गया। 

कविके साथ मेरा यह परिचय आगे बहुत बढ़ा। स्मरणशक्ति अनेक छोगोंकी 
तीजब्र होती है, इससे आइचर्यचकित होनेकी कोई जरूरत नही। शास्त्र-श्ञान भी बहुत 
लोगोंमें देखनेमें आता है। छेकिन यदि वे संस्कारी न हों तो उनके पाससे फूटी कोड़ी 
भी नहीं मिलती। जहाँ संस्कार शुभ हों वहीं स्मरणशक्ति और श्षास्त्र-न्ञानका मेल 
शोभा देता है और संसारको शोभान्वित करता है। कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण ३: वेराग्य 


ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा? कब होऊेंगा वाहर और भीतर निग्रेन्य ? 
सब सम्बन्धोंके कठिन बन्धनकों भेदकर, कब चरलूँगा महापुरुषके मार्गपर ? 


सम्पूर्ण रीतिसे उदासीन वृत्ति घारण किये हुएको देह केवल संयमके लिए ही 
होगी, 

वह अन्य किसी कारणसे, कोई [ अन्यथा ] कल्पना नहीं करेगा; उसकी देहमें भी 
मूर्छठाका लेश नहीं होगा। * 


अठारह वर्षकी आयुमें लिखित रायचन्दमाईकी कविताके ये पहले दो पद है। 

इन पंक्तियोंमें जो वैराग्य झलक रहा है, उसे मेने उनके दो वर्षके प्रगाढ़ 
परिचयमें क्षण-क्षण देखा। उनके लेखोंकी एक असाधारण विशेषता यह है कि उन्होने 
स्वयं जो अनभव किया, केवल वही लिखा । उनमें कहीं भी ऋत्रिमता नहीं है । 
दूसरोंपर प्रभाव डालनेके लिए उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी हो, ऐसा मेने नही देखा। 
उनके पास हमेशा कोई-त-कोई धर्म-पुस्तकक और एक कोरी वही पड़ी ही रहती थी। 
उनके मनमें जो विचार आते बे उन्हें उस वहीमें छिख देते थे। कभी गद्य और 
कभी पद्य। 'अपूर्व अवसर” नामक कविता भी इसी तरह लिखी गई होगी। 

खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ही था। उन्हें 
कभी भी जग्रतके किसी भी वेभवके लिए मोह हुआ हो, ऐसा मेने नही देखा। 

में उनके नित्यक्रमको आदरपूर्वक परन्तु अत्यन्त वारीकीसे देखता था। भोजनमें 
जो मिलता उसीमें सन्तुष्ट रहते! वेशभूषा बिलकुल सादी थी, घोती और कुरता, 
अंगरखा और सूत तथा रेशम मिछे कपड़ेकी पगड़ी। यह कोई बहुत साफ अथवा 
इस्त्री किए हुए होते थे, सो याद नहीं। जमीनपर बैठता अथवा कुर्सीपर बैठना, दोनों 
उनके लिए समान थे। अपनी दुकानमें होते तब सामान्यतः वे गद्दीपर बेठते थे! 

उनकी चार धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे 
विचारमग्न हँ। उनकी आँखोंमें अद्भुत शक्ति थी-- अत्यन्त तेजस्वी; उनमें विह्वल्ता 
तनिक भी न थी। दृष्टिमें एकाग्रता थी। चेहरा गोल, होंठ पतले, नाक न तो नुकीली 


ईि सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और तञ चपटी; छरहरा बदन, मध्यम कद, वर्ण श्याम। वे शान्तिकी मूर्ति दिखाई 
देते थे _ उनके कंठमें इतना माधुयं था कि उनको सुनते हुए मनुष्य कभी नहीं थकता। 
चेहरा हँसमुल्ल और प्रफुल्लित था, उसपर अन्तरानन्दकी चमक थी। भाषा उनकी 
इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी दिन कोई शब्द 
दूंढ़ना पड़ा हो, सो मुझे याद नहीं। पत्र लिखते समय मैंने उन्हें कदाचित्‌ ही शवब्दोंको 
बदलते हए देखा हो, फिर भी पढ़नेवालेको यह महसूस नहीं होगा कि विचार कहीं 
अप्वर्ण हूं अथवा वाक्य-रचना छिन्न-भिन्न या शब्दोंके चयनमें त्रुटि है। 

यह वर्णन किसी संयमीके लिए ही सम्भव है। बाह्याड्म्वरसे मनुष्य वीतरागी 
नहीं हो सकता-- वीतरागता तो आत्माका प्रसाद है। यह केवरक अनेक जन्मोंके 
प्रथल्तसे ही मिल सकता है, ऐसा हर कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है। रागोंको 
दूर करनेंका प्रयत्न करनेवाला व्यक्ति जानता है कि रागरहित होना कितना कठिन 
है। यह रागरहित दक्षा कविके लिए स्वाभाविक थी, ऐसी मुझपर छाप पड़ी। 

वीतरागता मोक्षके मार्गेका पहछा चरण है। जबतक जगतकी एक भी बस्‍्तुमें 
हमारा भन आसकत है तबतक हमें मोक्षकी वात कैसे भा सकती है अथवा भायेगी 
भी तो केवल कानको ही भायेगी । यह ठीक वैसा ही होगा जैसे हमें अर्थ जाने-समझे 
बिता संग्रीतका केवल स्वर ही भा जाये। ऐसे मभाज्र-कर्णप्रिय विनोदमें से मोक्षका 
अनुसरण करनेवाल्ता आचरण आते-आते तो बहुत समय बीत जायेगा । आन्तरिक 
वैराग्यके बिना मोक्षकी लगन नहीं लगती। ऐसे वैराग्यकी रमन कविकों थी । 


प्रकरण ४: व्यापारी जीवन 


वणिक उसका नाम जो झूठ न बोले 

वणिक उसका नाम जो कम न तोले 

वणिक उसका नाम जो पिताके वचनका पालन करे 

वणिक उसका नाम जो व्याज सहित घन लौटाए। 

विवेक माप है वणिकका, और उसकी साख ही माप है सुरृतानका 

यदि वणिक व्यापारमें चकता है तो दुःख-रूपी दावानल फैल जाता है। 

शामल भट्ट 

सामान्यतया यह मान्यता है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा 
धर्म ये दो भिन्न और विरोधी वस्तुएँ हैँ। व्यापारमें घर्मेंका अनुसरण करना पागछूपन 
है; ऐसा करनेसे दोनों बिगड़ते हेँ। यह मान्यता यदि झूठी न हो तो कहना होगा 
कि हमारे भालमें केवल निराशा ही लिखी हुईं है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है, 
ऐसा एक भी व्यवहार नहीं है जिससे हम घर्मंको दुर रख सकें। 

रायचन्दभाईने अपने जीवनसे यह प्रदर्शित कर दिखाया कि धामिक भनुष्यका 
धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झलकना ही चाहिए। धर्मका पालन एकादशीके दिन ही, 
पर्युषण-पर्वमें, ईदके दिन अथवा रविवारकों ही करना है; अथवा मन्दिरोंमें, गिरजाघरों 
अथवा मस्जिदोंमें ही करना है और दुकान अथवा दरवारमें नहीं करना है, ऐसा कोई 


'श्रीमद्‌ राजचद्ध की भूमिका ७ 


नियम नहीं है। इतना ही नहीं वरनू रायचन्दभाई कहा करते थे कि ऐसा कहना 
धर्मको न समझनेके वरावर है। वे ऐसा मानते थे और अपने आचार-ब्यवहारसे उन्होने 
इस बातको सिद्ध करके दिखा दिया था। 

उनका व्यापार हीरे-मोतीका था। वे श्री रेवाशंकर जगजीवन झबेरीके साथ इस 
व्यापारर्में उनके हिस्सेदार थे। साथमें कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे। मेरे मनपर 
हमेशा यही छाप पड़ी कि वे अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण ईमानदारी बस्तते थे। जब वे 
सौदा किया करते तब में कभी-कभी अनायास ही वहाँ उपस्थित रहता। उनकी 
बात स्पष्ट और एक ही होती थी। “चालाकी ” जैसी कोई चीज मेने नही देखी। 
सामनेवाले व्यक्तिकी चालाकीको वे तुरन्त भाँप लेते थे और वह उन्हें असह्य होती 
थी। ऐसे समय उनकी भृकुटि तन जाती और में देखता कि उनकी आँखें छाल हो 
गईं हें। 

लोगोंको यह जो भ्रम है कि धर्मकुशलू व्यक्ति व्यवहारकुशल नहीं होता, यह्‌ 
बात उन्होंने गलत सिद्ध कर दिखाई। वे अपने व्यापारमें पूरी सावधानी और होणि- 
यारीसे काम लेते थे। हीरे-मोतीकी परीक्षा वे अत्यन्त सूक्ष्मतासे कर सकते थे। हालाँकि 
उन्हें अंग्रेजीका ज्ञान नहीं था तथापि पेरिस-स्थित अपने एजेन्टकी ओरतसे प्राप्त होने- 
वाले पत्रों और तारोंका मर्म वे तुरन्त समझ जाते थे और उनकी चालाकी समझतेमें 
उन्हें देर न लगती थी। उनके किए हुए अनुमान बहुधा सत्य निकलते थे। 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेके बावजूद उनमें अपने व्यापारके सम्वन्धमें 
उतावल्ली अथवा चिन्ता न थी। दुकानमें बैठे हुए भी जब उत्तका काम पूरा हो 
जाता तब उनके पास कोई-न-कोई धर्मग्रन्य तो होता ही था। वे या तो उसे पढ़ने 
ऊरूगते अथवा अपनी उस पुस्तककों खोलते जिनमें वे अपने उद्यार लिखते थे। मेरे 
जैसे जिज्ञासु उनके पास रोज आते हो रहते थे। उनके साथ धर्मे-चर्चा करनेमें 
वे तनिक भी संकोच नहीं करते थे। व्यापारके समय व्यापार और धर्मेके समय धर्म, 
अथवा एक समयमें एक ही काम, इस सामान्य और सुन्दर नियमका कवि पालन 
नहीं करते थे। स्वयं शतावधानी होनेके कारण ही वे ऐसा कर सकते थे। लेकिन 
यदि कोई दूसरा उनका अनुसरण करनेका प्रयत्न करे तो यह एक ही समयमें दो 
घोड़ोंकी सवारी करने-जैसा होगा। सम्पूर्ण रूपसे धामिक अथवा बीतरागी पुरुषको भी 
वह जिस समय जो क्रिया कर रहा हो उसीमें छीन होना चाहिए, यह न केवल 
उचित है बल्कि यही बात उसे शोभा देती है। यह उसके योगकी निशानी है; इसमें 
धर्म है। व्यापार अथवा ऐसी कोई भी क्रिया यदि कत्तेव्य हो तो उसमें भी पूरी 
एकाग्रता होनी ही चाहिए। अन्तरमें आत्मचिन्तन तो मुमुक्षुके लिए श्वास-प्रश्वासकी 
तरह स्वाभाविक और सहज होना चाहिए। उससे वह एक क्षणभरकों भी वंचित 
नहीं रहता। किन्तु इस तरह आत्म-चिन्तन करते हुए भी उसे अपने वाह्य कार्यमें 
भी लीन होना चाहिए। 

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा नही करते थें। मेने ऊपर कहा ही 
है कि वह अपने व्यापारमें पूरी सावधानी वरतते थे। तथापि मुझपर यह छाप अवश्य 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया। कहीं यह योगकी 
अपूर्णता तो नहीं थी? घर्म-नीति कहती है कि कत्तेंव्य करते हुए शरीर भी दे देना 
चाहिए लेकिन अपनी शक्तिसे ज्यादा कोई काम अपने सिर॒पर छेना और उसे कत्तंव्य 
मानना राग है। ऐसा सूक्ष्म राग कविको था, ऐसा मुझे हमेशा महसूस हुआ है। 

अनेक बार परमार्थेके विचारसे मनुष्य अपने ऊपर अपनी शक्तिसे बाहर काम 
ले लेता है और फिर उसे पूरा करनेमें उसे अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ती 
है। इसे हम गुण मानते हें और उसकी प्रशंसा करते हेँ। लेकिन परमार्थ अर्थात्‌ 
धर्मंकी दृष्टिसे देखनेपर इस तरह लिये गये काममें अज्ञानका होना बहुत सम्भव है। 

यदि इस जगतमें हम केवल निमित्तमात्र ही हैं, यह शरीर हमें केवल भाड़े- 
पर ही .मिला है .और इसके द्वारा तुरन्त मोक्ष साधना ही यदि परम कत्तंव्य है तो 
जो भी वस्तुएँ इस मार्गमें विध्न उपस्थित करती हों उनका त्याग हमें अवश्य करना 
चाहिए.। यही .पारमार्थिक दृष्टि, है, अन्य नहीं। 

मैंने ऊपर जो तक दिया है उसे दूसरे ढेंगसे और अपनी चमत्कारी भाषामें 
रायचल्दभाईने, मुझे स्वयं बताया था। फिर भी उन्होंने ऐसी सारी मुसीबतें क्यों मोल 
ले लीं जिनके फलस्वरूप उन्हें भीषण बीमारी भोगनी पड़ी? 

. यदि. मेरी यह मान्यता सत्य है कि परोपकारके बहाने रायचन्दभाईकों भी एक 
क्षणके लिए मोहने घेर लिया था तो “प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति 
यह इलोकार्ष यहाँ पूरा उतरता है। इसका अर्थ इतना ही है कि जो छोग क्रष्णके 
उपर्युक्त वचनका उपयोग मनमाना व्यवहार करनेके लिए करते हैँ वे तो उसका 
केवल .दुरुपयोग ही करते हैं। रायचन्दभाईकी प्रकृति उन्हें बल्पूर्वक गहरे पानी्मे ले 
गईं। किन्तु ऐसे कार्यको केवल उन्हीं व्यक्तियोंके छिए दोषपूर्ण माना जा सकता है 
जो छगभग सम्पूर्णताकी स्थितिकों पहुँच गये हों। हम सामान्य छोग तो प्रोपकारके 
कार्यके पीछे पागल बन जायें तभी कदाचित्‌ उसका सम्पादन कर सकते हेँ। भस्तु, 
इस विषयको हम इतना कहकर ही समाप्त करें। 

ऐसी भी मान्यता देखनेमें आती है कि घार्मिक व्यक्ति तो बहुत भोछे होते हँ 
और उन्हें सब घोखा दे सकते हैँ। उन्हें दुनियाकी बातोंकी कोई खबर नहीं होती। 
यह बात सच हो तो कृष्ण और रामचद्ध-जैसे अवतारी पुरुषोंकी गिनती तो संसारी 
मनुष्योंमें ही होनी चाहिएं। कवि कहा करते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसे धोखा 
देना असम्भव है। यह हो सकता है कि कोई मनुष्य धामिक अर्थात्‌ नीतिवान हो 
पर ज्ञानी न हो। लेकिन मोक्षके लिए नीति और अनुभव-ज्ञातका सुसंगम होना 
चाहिए। जिसे अनुभव-ज्ञान हो उसके आगे पाखण्ड टिक हो नहीं सकता। सत्यके 
निकट असत्य नहीं टिक सकता। अहिसाके सान्निध्यमें हिसा वन्द हो जाती है। जहाँ 
सरलता उद्भासित होती है वहाँ छल-रूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। ज्ञानवान्‌ 
और कमुँवान्‌ कपटीको देखनेपर तुरन्त ही पहचान लेता है और उसका हृदय दयासे 
भीग उठता 'है। जिसने आत्माको प्रत्यक्ष देखा है वह दूसरोंको पहचाने बिना कैसे 
रह सकता है? षर कविके बारेमें यह नियम सदा ही सही उतरता था, ऐसा में 


' श्लीमद्‌ 'राजचन्द्र ' की भूमिका ९ 


नहीं कह सकता। कोई-कोई धर्मके नामपर उन्हें धोखा दे जाते थे। ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता नहीं सिद्ध करते, वल्कि यह सूचित करते हैं कि सम्पूर्ण शुद्ध श्ञान 
कितना दुलंभ है। 

इन अपवादोंके बावजूद व्यवहारकुशछलता और घमंपरायणताका जैसा सुन्दर मेल 
मेने कविमें देखा वैसा किसी अन्यमें नही। 


प्रकरण ५; धर्म 


इससे पहले कि हम घर्मके बारेमें रायचन्दभाईकी मान्यतापर विचार करें, घर्मके 
स्वरूपका उन्होंने जो निरूपण किया है उसे देख जाना महत्त्वपूर्ण है। 

धर्म अर्थात्‌ अमुक मत-मतान्तर नहीं। धर्मका अर्थ शास्त्रके नामसे जानी जाने- 
वाली पुस्तकोंको पढ़ना था रठ डालना या उनमें कही हुईं सब बातोंको मानना भी 
नही है। 

धर्म आत्माका गुण है और यह दृइ्य अथवा अदृहय रूपमें मनुष्य-मात्रमे विद्यमान 
है। धर्मके द्वारा हम मानवजीवनके कत्तंव्यके बारेमें जान सकते हैं, इसके द्वारा हम 
दूसरे जीवोंके प्रति अपने सच्चे सम्बन्धनों जान सकते हे। और स्पष्ट है कि ये दोनों 
बातें तबतक सम्भव नहीं हें जबतक हम अपनेको न पहचान लें। इसलिए धर्म वह 
साधन है जिसके द्वारा हम अपने आपको पहचान सकते हैँ। 

यह साधन हम जहाँसे मिले वहाँसे ले सकते हैं, फिर चाहे वह भारतवर्पमें 
मिले अथवा यूरोपसे आये अथवा अरबसे। जिन लछोगोंने विभिन्न धर्मोके शास्त्रोंका 
अध्ययन किया है वे यही कहेंगे कि इस साधनका सामान्य स्वरूप सव धर्म-शास्त्रोमें 
एक ही है। असत्य बोलना चाहिए अथवा उसका आचरण करना चाहिए, ऐसा कोई 
शास्त्र नही कहता। हिंसा करनी चाहिए, यह वात भी कोई शास्त्र नहीं कहता। 
सारे शास्त्रोंका दोहन करके शंकराचार्यने “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” कहा । “कुरान 
शरीफ ने इसी बातको दूसरी तरह कहा, “ईइवर एक है और केवल वही है, उसके 
विना और कुछ नहीं है।” 'बाइबिल ' में कहा गया है कि “में और मेरा पिता 
एक ही है।” ये सब एक ही सत्यके रूपान्तर हैं। लेकिन इसी एक सत्यका विकास 
करनेमें अपूर्ण मनुष्योंने अपने-अपने दृष्टिकोणका प्रयोग कर हमारे लिए जो मोहजाल 
रचा है उसमें से हमें निकलना ही होगा। हम जो स्वयं अपूर्ण हैं, अपनेसे कम अपूर्ण 
व्यक्तियोंकी मदद ले कर आगे बढ़ते हेँ और ऐसा मानते हैं कि अमुक सीमातक 
जानेके वाद आगे बढ़नेका कोई रास्ता ही नहीं है । हकीकतमें ऐसा कुछ नहीं है । 
अमुक सीमाके बाद शास्त्र सहायता नहीं करते, अनुभव करता है। इसीलिए रायचन्द- 
भाईते ग्राया है। 

जिस पदको अश्रीसर्वज्ञने ध्यानमें देखा 

शब्दोंमं जिसका वर्णन श्री भगवन्त नहीं कर सके। 

मुझे उसी परमपद भ्राप्तिकी धुन छगी है; 


१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


किन्तु अभी तो वह मेरी शक्तिके बाहर है, 

और इसलिए मनोरथरूप ही है।' 
इसलिए, अन्ततः आत्माको मोक्ष देनेवाला स्वयं आत्मा ही है। 

के रायचन्दभाईने अपने लेखोंमें इस शुद्ध सत्यका निरूपण विविध ढेंगसे किया है। 

दीन अनेक पुस्तकोंका अच्छा अध्ययन किया था! उन्हें संस्कृत भौर मागबी भापा 
पढ़नेमें तनिक भी कठिनाई महसूस नहीं होती थी। उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया 
था और 'भागवत्‌' तथा गीता का भी। जैन पुस्तकें तो जितनी उनके हाथर्में 
आती थीं, वे उत्त सबको पढ़ जाते थे। पुस्तकें पढ़ने और उनके सार ग्रहण करनेकी 
उनकी शक्ति अपार ही थी। उन पुस्तकोंके रहस्यकों समझनेके लिए उन्हें एक वार 
पढ़ जाना उनके लिए पर्याप्त था। 

उन्होंने अनुवादके द्वारा 'कुरान” और “ज़ेंद अवेस्ता' आदिका पठन भी कर 
लिया था। 

वे मुझसे कहा करते थे कि जैन-दर्शन उन्हें ज्यादा प्रिय है। उनकी मान्यता 
थी कि “जिनाग्म में' आत्म-ब्लानकी पराकाष्ठा है। मुझे यहाँ उनके इस मतका उल्लेख 
अवद्य कर देना चाहिए। अलबत्ता, इसके बारेमें अपना मत व्यक्त करनेके लिए मेँ 
अपने आपको अनाधिकारी मानता हूँ। 

रायचन्दभाईके मतमें अन्य धर्मोके श्रति अनादरका भाव नहीं था। वेदान्तके 
प्रति तो उनमें विशेष अनुराग भी था। वेदान्तीको कवि वेदान्ती ही जान पढ़ते थे। 
मेरे साथ चर्चा करते हुए उन्होंने मुझे कभी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्ष भाष्त 
करनेके लिए अमुक घमेंका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने मुझे मेरे आचारपर ह्दी 
विचार करनेके लिए कहा। मुझे कौन-सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस प्रइतके उत्तरमें 
उन्होंने भेरी रुचि और मेरे वचपनके संस्कारकी ध्यानमें रख कर गीता का अध्ययन 
करनेके लिए कहा और प्रोत्साहित किया तथा दूसरी पुस्तकोंमें ' पंचीकरण *, सणि- 
रत्नमाला ', योगवासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, ' काव्य दोहन ' पहला भाग और अपनी 
“मोक्ष माला ” पढ़नेंका सुझाव दिया। 

रायचन्दभाई अकसर कहा करते थे कि धर्म तो वाड़ोंकी तरह है जिसमें मनुष्य 
कैद है। जिन्होंने मोक्षकी प्राप्तिको ही पुरुषार्थ माना है, उन्हें अपने भालपर किसी 
धर्मका तिलक रूगानेकी आवद्यकता नहीं है। 

तुम चाहे जैसे भी रहो। 

जैसे-तैसे हरिको लहो। कि 

यह सूत्र जिस तरह अखाभगतका' था, उसी तरह रायचन्दभाईका भी था। धर्मके 
झगड़ोंसे उतका जी ऊब उठता था, वे उसमें शायद ही पड़ते थे। उन्होंने सव घर्मोके 


२. ठगता है, गांधीजीने यहाँ भूल्से प्रथम दो पंक्ितिषों २० वें छंदकी और प्रथम दो पंक्तियाँ २२ वे 
छंदकी दे दी हैं। 

२, णैनिशोंकी पर्म-पुस्तक । 

३. गुजराती कवि। 


पत्र : घनश्यामदास विड़लाकों ११ 


गुणोंको अच्छी तरह देख लिया था और जो जिस घर्मका होता, वे उसके सामने उसी 
धर्मकी खूबियाँ रखते थे। दक्षिण आफ़्रिकामें रहते हुए मेने उनके साथ जो पत्र-व्यव- 
हार किया था उसमें से भी मेने उनसे यही वात सीखी थी। 
मेरी तो यह मान्यता है कि सारे धर्म उनके अपने भकतोंकी दृष्टिसे सम्पूर्ण ही 
हैं और सब धर्म अन्य लोगोंकी दृष्टिमें अपूर्ण हैँ। स्वतन्त्र रूपसे विचार करें तो सारे 
धर्म पूर्णापृर्ण हेँ। अमुक सीमाके बाद सारे शास्त्र बन्बनरूप जान पड़ते हेँ। केकिन 
यह तो ग्रुणातीतकी स्थिति हुईं। रायचन्दभाईकी दुष्टिसि विचार करे तो किसीको 
अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। सब कोई अपने-अपने घर्ममे रहकर अपनी 
स्वतन्त्रता अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकते हूँ क्योंकि मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ है सर्वेथा 
राग-देषरहित होना। 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
आऔमद्‌ राजचन्द्र 


२. पत्र: घनदयामदास बिड़लाकों 


दीपावली' [५ नवम्बर, १९२६ | 


भाई घनद्यामदासजी, 

आपका लंबा पत्र मीलनेसे मुझको बड़ा आनंद हुआ है। आपकी निदाके शब्द 
मेरे कानोंपर पड़े थे। में उसका विष्वास नहिं करता था। परंतु आपके पत्रसे मुझको 
पूरा संतोष हुआ। कहनेवालेने यह कहा कि आप सौके बदलेमें ५०० रुपये. देकर काम 
ले रहे हैं! जिस ढंगका आपने मुझको वर्णन दीया है उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं 
कहना है। 

जिनीवाके वारेमें मेरी राय यह है। आप घीरज रखें। जानेसे कोई बड़ा छाभ 
में नहिं देखता हुं। यदि यूरोपका अनुभव आवश्यक है तो आप स्वतंत्रतया जाय॑। 
जानेका मौका बहौत हि मिलेगा। आज नहीं है ऐसा अंतरात्मा कहता है। आखरमें 
तो आपको अंतरात्मा जो कहे वही कीजीये। 

तबीयत अच्छी होगी | 

आपका, 
मोहनदास गांधी 

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१३७) से। 

सौजन्य : घनश्यामदास विड़छा 

१, घनव्यामदात् बिंढलाकी प्रस्तावित जिवीवा-यात्राके उल्झेखसे प्रकट द्ोता है कि पद्द पत्र १९२६ में 


लिखा गया था। उत्त वर्ष दोपावडी ५ नवम्बरकी थी। 
२. यहाँ शायद ५० रुपये होने चाहिए। 


३. सन्देश: “फॉरवर्ड को 


उनकी महान्‌ विरासतके उत्तराधिकारी होनेके नाते अपने कामोंके द्वारा उसका 
पात्र बनना हमारा कत्तंव्य है। 


[ अंग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, ६-११-१९२६ 


४. क्‍या यह जीवदया है ?-५१ 


एक भाईने लूम्वा पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने अपनी कठिवाइयोंका वर्णन 
किया है और वादमें स्वयं श्रावक होनेके नाते जैन-बर्म क्या बतछाता है सो लिखा 
है। उनमें से एक प्रदन यह है 


आपने छिखा है कि “ आवारा कुत्तोंका पान किया जा सकता है! 
और यदि एसा न क्रिया जा सकता हो तो उनके लिए पिजरापोल घनवाये 
जाने चाहिए। दोनोंमें से यदि एक भी सम्भव व हो तो उन्हें मारनेके अछावा 
में और कोई उपाय नहीं देखता।” क्या आपके इस कथतका आधाय यह है 
कि कुत्ता पागल व हो फिर भी, उपयुक्त दोनों उपायोंकी अनुपसत्यितिमं आवारा 
कुत्तोंको मार देवा चाहिए? 
उत्तर यदि “हाँ” में हो तो जिन अनंक हानिकारक पशु-पक्षी औौर 
जन्तुओंको हम तबतक नहीं मारते जबतक वे मानव जीवनकों सचमुच कोई 
नुकसान नहीं पहुँचाते, क्या यह सोचकर कि भविष्यममें वे नुकसान पहुँचायेंगे, 
अब उन्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया जाय? सवार यह है कि इसमें 
दयाधमेंका पालन कसे होगा? प्राणि-मात्रका भरा चाहनेवाला कोई व्यक्षित 
क्या ऐसा कर भी सकता है? 
ऐसे प्रइन मेरा आशय ठीक-ठीक न समझनेसे ही उठते हें। महज मारनेकी 
खातिर तो में पागल कुत्तोंको भी मारनेके लिए नहीं कहता। तो फिर आवारा कुत्तोंकी 
तो वात ही क्‍या? आवारा कुत्तोंको देखते ही मार डालतेका सुझाव भी मेने नहीं 
दिया है। मेने तो वैसा कानून वनानेकी वात सुझाई है। यदि वसा कानून वन जाये 
तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि दयालू लोग जाग जायेगे तथा आवारा 
कुत्तोंकी रक्षाके छिए कुछ उपाय खोजेंगे। उनमें से कुछकों पाछ लिया जायेगा, कुंडकों 


१. चित्तर॑ंजन दास | 
२. इस छेखमाछाके पिंछके चार छेखोंके लिए देखिए खण्ड ३१॥। 


पयों यंह जीवंदयां है? -५ १३ 
एक स्थानपर इकट्ठा कर लिया जायेगा। यह उपाय एक वार ही करना होगा। 
आवारा कुत्ते कोई आकाशसे नही उत्तरते हें। वे समाजके आलस्यकी, शिथिलताकी, 
अज्ञानकी निश्षानी हेँ। उनके उपद्रवका कारण ज्ञान और दयाका अभाव है। यदि कोई 
आवारा कूत्तेको रोटी नहीं दे तो वह्‌ भाग जायेगा। मेने जो उपाय सुझाया है उसमें 
यद्यपि समाजका स्वार्थ अवश्य है तथापि उसमें कुत्तोंकी भछाईका विचार भी है। 
कोई भी प्राणी आवारा न रहे, ऐसी इच्छा करना और इस दिशामें प्रयत्त करना 
दयाधर्भीका धर्म है। उसके पालनके लिए किसी-किसी अवसरपर कुत्तोंका वध आवश्यक 
हो सकता है। 

दूसरा प्रश्न यह है: 
जब-जब कुत्तोंका उपद्रव हो तब-तब थे मनुष्यके हाथों मरेंगे, यह बात 
तो ठीक है। छेक्षिन आप तो यह भी कहते हैँ कि वे पागल हों, तबतक 
राह देखनेमें दयाभाव नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि चूँकि प्रत्येक 
कुत्ता भविष्य पागल होनवारा हो है इसलिए सावधानीकी खातिर उन्हें उनकी 
अच्छी हालतमें ही मार डालना चाहिए। इसके वारेमें आश्रममें रहनेवाले एक 
सित्रसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने आपसे पूछा था; और सुना है आपने 
उनसे यह कहा कि कुत्तोंको देखते ही उन्हें ढूंढ़-दूंढकर मारनकी बात म॑ नहीं 
कहता, लेकिन जब वे सनुष्य जीवनके लिए संकटका कारण बन जायें और 
उप्तके निवारणका अन्य कोई उपाय न हो तभी अन्तिम उपाय अनिवार्य होगा। 
अनिवार्य होगा, ऐसा भी आप नहीं कहते। भापके लेखोंसे ऐसा अर्थ आसानीसे 
नहीं निकझता और तोड़-भरोड़कर निकालनेमें भी कठिनाई मालूम होती है। 
तो क्या आप इसके सम्बन्धर्में अधिक स्पष्टीकरण नहीं करना चाहेंगे? 
मेरे पहलेके छेखों और उपर्युक्त उत्तरे बाद इसके विशेष स्पष्टीकरणकी 
आवश्यकता नही रह जाती। हाँ, कुत्तेके पागल होनेकी राह नहीं देखी जा सकती -- 
अपनी यह बात मुझे स्पष्ट करनी चाहिए। हर आवारा कूत्ता हानिका कारण है। 
यह उपद्रव शहरोंमें ही होता है और यह बन्द होना चाहिए। हम सर्पके काटनेकी 
राह नहीं देखते। कुत्ता काटता है--इसीमें उसके पागल होनेकी वात छिपी हुई 
है। एक मित्र ने मुझे पागल कुत्तोंक शिकार रोगियोंके आँकड़े भेजे हूँ। ये आड़े 
अहमदावादके सिविल अस्पतालरूमें कुत्तोंके कादे हुए रोगियोंके हे। ऐसे तो अन्य अनेक 
रोगी होंगे जो वहाँ आये ही न हों। 


अवधि शहरोंके रोगियोंकी संख्या अन्य रोगियोंकी. कुल संख्या 
संख्या 
१९२५ १९४ ९२३ १११७ 
(जनवरीसे दिसम्बर ) 
१९१2६९,+४ ' २५६५ ६९५ ९९० 


(जनवरोीसे ,सितस्चर ), 


१४ संम्पूर्ण गांधी वाइमर्य 


ये आँकड़े अत्येक समाज-हितेच्छुको चौंकानेवाले हैँ; विशेषरूपसे दयावर्मीको। में 
जानता हूँ कि जितने कुत्ते काटते हें वे सबके-सव पागरू नहीं होते, लेकिन कौनसा 
कुत्ता कि और कौन-सा नहीं, इसकी पहचान करना मुश्किक है। और च॑कि 
कई मामलोंमें यह सिद्ध हुआ है कि काटनेवालछा कुत्ता पागछ था अतः लोग डरके 
मारे अस्पताल दोड़े आते हें। इस डरसे उन्हें मुक्त करनेका एक ही उपाय है और 
जा यह्‌ कि आवारा कुत्तोंकी आवारा न रहने दिया जाये। चालीस वर्ष पूर्व जब 
इंग्लेंडर्में पागल कुत्तोंके काठनेके उपद्रवेके खिलाफ कदम उठाये गये तब में वहाँ था। 
वहाँ आवारा कुत्ते तो थे ही नहीं। फिर भी कुत्ता पाछनेवालोंके छिए सरकारने यह 
कानून बनाया कि जिन कुत्तोंके गछेमें पट्टी न होगी और उस पट्टीपर मालिकका 
नाम-धाम नहीं होगा और जिन कुत्तोंके मुंहपईर जाछीदार जावी नहीं होगी उन 
कुत्तोंको मार दिया जायेगा। यह कानून केवल दयासे प्रेरित होकर बनाया यया था। 
उसके परिणामस्वरूप दूसरे ही दिन रून्दनमें सारे कुत्तोंके गछेमें पट्टा और मुँहपर 
जाली दिखाई देने रूंगी; उन्हें मारनेकी जरूरत क्वचित ही पड़ी होगी। यदि हममेंसे 
कोई ऐसा मानते हों कि पश्चिमके लोगोंमें जीवदया नही है तो वे अबज्ञानमें हें। 
जीवदयाका आदर वहाँ नीचा है छेकित जो आदशोें है उसपर वे हमसे ज्यादा दुढ़ताके 
साथ अमल करते हें। हम आदशेकी उच्चतासे सन्तुष्ट हो जाते हैँ और अमलछके बारेमें 
उत्साहहीन अथवा आलहूसी होते हूँ। बेघरवार मनुष्यों, ढोरों और अन्य प्राणियोंकी 
ओर देखिए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम घोर अन्बकारमें पड़े हुए हैं। ये 
हमारे धर्मके नहीं अधरमके चिह्न हैं। 

तीसरा प्रइन यह है: 


आप व्यक्तिगत और सामाजिक घर्मकों भिन्न-भिन्न व्यास्या करते हें, यह 
तो मेने सुना है, लेकिन व्यक्तिगत धर्मके अनुसार ही साम्राजिक धर्मकी व्याख्या 
फरनेमें क्या हर्ज है? आददों ध्येय तो सबके लिए सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए 
न? उसका पालन थे हो सके, न हो सकता हो, यह अल्‍ूग बात है। और 
यह बात तो व्यक्तियत धर्मपर भी छागू होती है। जाप ही ने कहा है कि 
अपने जीवनकों जोखिममें डालकर क्र पशुकों भी बचानेकी भेरी भावना है; 
लेकिन ऐसा प्रसंग आयेगा तब में क्या फरूँगा, सो में नहीं कह सकता। 
सामुदायिक धर्मके लिए भी यदि हम यही आदशें स्वीकार करें तो दोनों 
घर्मोकी व्याज्या पृथक्‌-पृथर्‌ करनेकी जरूरत ही कहाँ रह जाती है! 
व्यक्तिगत और सामाजिक धमकी व्याख्या मैंने अछग-अलग मानी ही नहीं है। 
घर्मंका सिद्धान्त तो [दोनोंके छिए] एक ही होता है छेकिन उसपर अमल करनेकी 
मर्यादा मेंने व्यक्ति और समाजके लिए भिन्न-भिन्न मानी है। वस्तुत: अमछ करनेकी 
मर्यादा तो हर व्यक्तिकी भी अलग-अलग होती है। ऐसे किन्हीं दो पुरुषोंको में नहीं 
जानता जिनकी अहिंसा धर्मेकी व्याख्या समान होते हुए भी अहिसाके पाछनकी 
सीमा एक ही हो। सामाजिक अमछकी मर्यादा समाजके सब सदस्योंकी क्षमताके 


कया यह जीवंदया है? - ५ १५ 


ओऔसतके अनुसार होती है। उदाहरणके लिए, जहाँ समाजका एक भाग दुग्धाहारी 
और दूसरा फलाहारी हो वहाँ इस सम्बन्धमें सामाजिक व्यवहारकी मर्यादा दूध और 
फलाहारकी मानी जायेगी अर्थात्‌ दोनों अपनी-अपनी मर्यादामें रहकर व्यवहार करेगे। 
इन प्रइनोंके वाद पत्र-छेखकने दो जैन-सिद्धान्तोंका इस तरह निरूपण किया है: 
जन-सिद्धान्तकी रचना स्थाह्रादके आधारपर की गई है। स्थाह्मदको अनेका- 
न्तवाद भी कहते है। स्याह्ादके अनुसार व्यवहारके लिए कोई निरपेक्ष नियम 
नहीं हो सकता। 
मतलब यह है कि अमुक परित्थितियोंमें जिस कार्य-विशेषकों हिसा कहा 
जायेगा उसे ही भिन्न परिस्थितियोंमें अहिसा माना जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 
मनुष्यको विवेकपुर्वंक और सोच-स्मझकर इस वबातका निर्णय करना चाहिए। 
जैन समाजकी दो शाखाओं, साधुओं और श्रावकोंने अपने-अपने घर्मकी व्यास्या 
इस प्रकार की हैः 
साधु --- सर्ववा अहिंसक। अपने जीवनकी रक्षाके लिए खाता भी नहीं; 
खानके लिए पकाता भी नहीं-- यहाँतक कि एक कदस भी नहीं उठाता। 
जो-कुछ करता है कल्याण सिद्धिके लिए तथा जहाँतक बन सके चहाँतक दोषोंसे 
मुक्त रह कर। इन दोबोंकी संख्या ४२ कही गईं है। साधुको जन-दर्बनमें निग्रथ 
कहा गया है; त्यागी, सर्वथा त्यागी कहा गया है। मेरा खयाल है कि हस 
समय इस व्याण्या और कल्पनाके अनुरूप एक भी साधु नहीं है (हो तो 
अपने अल्पन्नानके कारण में नहीं जानता)। 
श्रावक निरपराधी होता है। उसे जिसकी जरूरत न हो और जिसमें 
उसका स्वार्थ न हो, ऐसे किसी भी जीवकी वह ह॒त्या नहीं करता। 
आवक संसारी है। इसलिए शास्त्रकारोंने ऐसा माना है कि वह इससे 
ज्यादा दयाका पालन नहीं कर सकता। और आदर्श दयाका माप [ गणितकौ 
भाषामें | बीस सानकर ऐसा नियम निश्चित किया है कि साधु तो पुरी बीस 
अंद दयाका पालन करेगा और श्रवक सवा अंश दयाका पालन कफरेगा। यदि 
आवक इससे ज्यादा दयाका पालन करता है तो भाना जायेगा कि साधुवृत्तिकी 
ओर बढ़ रहा है। लेकिन श्रावकावस्थामं इससे ज्यादा दयाका पालन करना 
असम्भव ही है। 
इस निरूपणसे में अपरिचित न था। में तो जानता ही हूँ कि मेने जो मत 
प्रकट किया है वह जैन-सिद्धान्तोंमें स्वीकृत मतका विरोधी नही है। उपर्युक्त निरूपण 
यदि जैनोंको मान्य हो तो मेरा मतलब उसीमें से निकाला जा सकता है। लेकिन 
यह सिद्धान्त जैनोंको मान्य हो या न हो, मेरी नम्न रायमें मेरे द्वारा व्यक्त किये 
गये अभिप्रायका प्रतिपादन स्वतन्त्र रूपसे हो सकता है और हुआ है। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ७-१ १०१९२६ 


५, मढंडा आश्रमके बारैमें 


के मढंडा आश्रम और भाई शिवजीके बारेमें मैंने जो लेख' लिखा था उसका उत्तर 

नें अखबारोंमें भेजा था। वही उत्तर अब उन्होंने प्रकाशनके लिए मेरे पास भेजा 
है। दैनिक अखबारोंमें वह उत्तर प्रकाशित हो चुका है इसलिए में उसे प्रकाशित 
करनेकी आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन उसका कुछ भाग जिसमें मेरे साथ उनके 
सम्बन्धोंका उल्लेख है, जनोपयोगी है, इसलिए उसका उत्तर में यहाँ देता हूँ। 

भाई शिवजीके लेखकों पढ़कर मुझे दुःख हुआ है। उन्होंवे “ उछूटा चोर कोत- 
वालको डाँटे” की रीति अखत्यार की है। 

भाई शिवजी और मेरे बीच मतभेद नहीं है किन्तु भाई शिवजीने जिन वातोंको 
स्वयं स्वीकार किया है उनके आधारपर मैंने उनके चरित्रके तथा कामकाजकी उनकी 
व्यवस्थाके बारेमें अमुक राय स्थिर की है। अपनी यह राय मेने काठियावाड़ राज- 
नीतिक परिषद्के सम्मुख रखी और आवश्यक जान पड़नेपर उसे “ नवजीवन 'में प्रकाशित 
करनेका विचार किया। इस विचारको कार्यान्वित करनेके पहले मेने भाई शिवजीको 
लिखा ताकि मेरे हाथों उनके प्रति कोई अन्याय न हो। प्रइन यह था, भाई शिवजीके 
बारेमें मुझे अपनी राय प्रकाशित करनी चाहिए या नहीं। इसे मतभेदका नाम नहीं 
दिया जा सकता। 

इसमें कोई सन्देह वहीं कि पंचकी बात करनेवाला में ही था। यह भाई 
शिवजीके सन्तोषके लिए था, मेरे सन्तोषके लिए नहीं। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं 
है। एक सार्वजनिक व्यक्तिके नाते अपने एक साथीपर छगाये गये आरोपोंकी जाँच 
करनेका कत्तंव्य मेरे ऊपर आ पड़ा। में यह जाँच कर रहा था और इस सम्बन्धमें 
मेंने जो-जों कारंवाई की उस-उस कारेंवाईसे भाई शिवजीको अवगत करता गया। 
अन्तमें उनसे मिला। मिलनेपर उन्होंने जो स्वीकार किया वह इतना पर्याप्त था कि 
फिर मेरे लिए ज्यादा कुछ करनेकों नहीं रह गया। भाई शिवजीने अपने मुंहसे 
अपने-आपको अपराधी ठहराया। बादमें जब उसी दिन परिषद्‌ समितिके आगे यह 
बात रखी गईं और मेरे लिए उसे “नवजीवन में प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया 
तब भाई शिवजीने अपना रूप बदला। 

अब यदि भाई शिवजी अथवा उनके स्नेही मित्र भाई शिवजीने क्या-वया दोष 
स्वीकार किये इसका ब्योरा माँगते हों और मेंने जो जाँच की थी उसमें क्या था 
यह भी जानना चाहते हों तो इस हकीकतको उन्हें लिख भेजनेके लिए में तयार हूं । 
इस सिलूसिछेमें उनके साथ अथवा अन्य लोगोंके साथ मेने जो पत्र-व्यवहार किया 
उसे यदि भाई शिवजी और उनके स्वेही मित्र प्रकाशित करना चाहते हों तो उन्हें 
इसकी छूट है। में स्वयं उसे प्रकाशित कर पाठकोंका समय नहीं छेना चाहता । 


१. देखिए खण्ड ३१, पृष्ठ ४९००-९२ । 


पत्र : धनारसीदास चतुवंदीकौ १७ 


में तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जाँचके बाद भाई शिवजीने 
जो व्यवहार किया है उससे, उनके विरुद्ध मेरी राय दृढ़ होती गई है। पहले तो में 
न्यायाधीश था और अन्य लछोग जिन्होंने भाई शिवजीको पैसे दिये थे फरियादी थे। 
जब मेरी राय भाईं शिवजीके गले नहीं उतरी, तव कहा जा सकता है कि में भी 
फरियादी वन गया। अब भाई छिवजी अपने इस उत्तरसे मुझे दोपी मानते दीख 
पड़ते हैं। लेकिन उन्हें और उन सब लछोगोंको, जो छोकसेवकोके व्यवहारमें थोड़े-बहुत्त 
अंशोंमें नीतिके नियमोंका पालन और जनताके द्रव्यका यथोचित उपयोग देखनेके 
इच्छुक हे, जानना चाहिए कि पंच नियुक्त करनेका प्रस्ताव भी भाई शिवजीके हितार्थ 
था। भाई शिवजी मेरी दृष्टिमें अभी भी दोषी है। दोष भी ग्रम्भीर हे, जिनमेंसे 
कुछेक दोषोंको भाई शिवजीने स्वयं मेरे समक्ष स्वीकार किया है। जहाँतक मुझे 
मालूम है, पंचनामा जिसमें में हस्ताक्षर कभी नहीं कर सकता था, भाई शिवजीका 
ही तैयार किया हुआ था । भाई शिवजीने अपने इस पत्रको लिखकर जलेपर नमक 
छिड़का है और अपने अपराधमें इजाफा किया है। 


[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ७-११-१९२६ 
६ पन्न : बनारसोदास चतुर्वेदीको 
कारतिक शुक्ल ३ [१९ |८३ [८ नवम्बर, १९२६ |] 
भाई बनारसीदासजी, 


आपका पत्र मीछा है। आपका द० आ० जाना मुझे प्रिय है। परंतु जिस कारण 
से जाना चाहते हो मुझे अनुचित सा प्रतीत होता है। यदि अखबारोंमें लीखनेसे ही 
आजीविका पेदा करना चाहते हो तो द० आ० जानेसे हेतु सफल नहि होगा। अच्छा 
तो यह है कि कीताब छीखकर द्र॒व्योपा्जंग कीया जाय या कोई नौकरी छेकर। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 

पंडित वनारसीदास चतुर्वेदी 

फीरोजाबाद 

(यू० पी०) 


मूल पत्र (जी० एन० २५७४) की फोटो-नकल्से। 


3. पत्र: जमनालाल बजाजको 


कार्तिक सुदी ३, १९८३ [८ नवम्बर, १९२६ ] 
चि० जमनाछाल, 


तुम्हारा पत्र मिला है। चुनावकी बात तो में भूछ ही गया था। ज 
ठीक छग वैसा करनेमें तो में कोई बाघा नहीं देखता। में ् कोई कक 
सकता इसलिए मेंने तो सबको “ना” ही लिख दिया है। तुम्हें बहुत जगह घूमना- 
फिरना पड़, इस बातको में पसन्द नहीं करता। उससे तुम्हारी तबीयतकों नुकसान 
ही सकता है। 

बा का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए चिन्ताका कोई कारण 
नहीं है। देखेंगे, मेरे आनेपर क्या होता है। उम्मीदवार तो कई होंगे। आबहवा 
बदलनेके खयालसे, साथमें छक्ष्मीदासको छाना चाहता हूँ। 


बापूके आश्षीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २८७६) की फोटो-नकलसे | 


८. पत्र: सेयद जहीरुल हक़को 


साबरमती 
१० नवम्बर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 

आपके पत्रके! लिए धन्यवाद । इससे मेरी अहंभावनाकों सत्तोष मिल सकता 
है, केकिन में समझता हूँ कि मुझमें ऐसी कोई भावना नहीं है। में अपनी अयोग्यता 
और सीमाओंको जानता हूँ। अगर मेरे बीचमें पड़नेसे सफलताकी जरा भी गुंजाइश 
होती तो में अपने एकांत-वासकों उसके आड़े नहीं आने देता। लेकिन मुझे वैसी कोई 
गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इसलिए में चुपचाप बैठा हुआ प्रार्थंता कर रहा हूँ। 

मेरे लिये चरखेकी कीमत लोगोंके प्राणोसे ज्यादा नहीं है। जैसे बच्चा अपनी 
माँकी छातीसे ऊुगा रहता है, वैसे ही में चरखेसे चिपका हुआ हूँ; क्योंकि मेरा विदवास 


१. पथ्नाके सैयद जद्दीरक हक्ने २५ भक्‍्तूबर, १९२६ के एक खुढे पत्रमें दुर्गपृणाके अवसरपर द्वावढ़के 
दिन्दू-सुस्िम दंगोंकी ओर गांपीजीका ध्यान खींचा था और उनते अपीर की थी कि “आप अपना भामम 
छोड़िए और राष्ट-रक्षककी तरह छोगोंकों गदरी खाईमें गिरनेसे बचाइए।” यह खुलापत्र भोर गांधीणीका 
जवाब हिन्दूमें “ हिन्दू-मुस्लिम वैमनर्थ: हस्तक्षेपती अपीरूपर गांधीजीका जवाब ” शोर्षकसे छप[ या। पद 
पृत्र-व्यवद्दार सर्चाइट, २६-११-१९२६ में भी छपा था। 


पत्र: चे० राजगोपालाचारीकों १९ 


है कि इसमें लाखों लोगोंको कंगाली और अधोगतिसे बचा सकनेकी सामर्थ्य है। में 
इसे अपनानेकी सिफारिश आपसे भी करता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-११-१९२६ 


९, पत्र; च० राजगोपालाचारीको 


१० नवम्बर, १९२६ 
प्रिय सी० आर०, 
आपका पतन्न मिला। कुत्तोंके सवालको छेकर नवजीवन को काफी मसाला 
मिल रहा है! इससे डाक टिकटोंकी विक्री भी बढ़ गई है और यह सव भडेके लिए 
ही है। 
छोटालाल आपके यहाँ १६को रवाना हो रहा है। ऐसा उसका विचार तो 
है। वह जबतक वहाँ पहुंच नहीं जाता, उसे चेन नहीं है। वह वहुत अच्छा आदमी 
है; छेकिन उसका भन अज्ञान्त रहता है। काम, काम, काम । 
में समझता हूँ कि आपको वर्घा आना चाहिए। सफर लम्बा है, केकिन आप 
किसी तरह समय निकार सकें तो अवश्य आइए। गौहाटी न जानेका निर्णय सही 
निर्णय है। द 
कृषि-सम्बन्धी आयोगके सम्बन्धर्में मेरे विचार आप-जैसे ही हैँ। आशा है इस 
विषयमें अगले सप्ताह कुछ लिख सकूँगा। 
देवदास एक दिनके लिए यहाँ आया था। वह प्यारेलालकी जगह काम करने 
पंचगनी चला गया है। प्यारेलारू अपने किसी रिव्तेदारकी सेवा-परिचर्याकी दृष्टिसे 
पंजाब गया है। 
आपका, 
बापू 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १९७२८) की फोटो-नकलसे। 


१. अमिप्राय “ क्या पद जीवदपा है?” छेखमालासे है। 


१०. पत्र: वि० ल० फड़केको 


कातिक सुदी ५, १९८३, १० नवम्बर, १९२६ 
भाई मामा, 
चुप रहनेका इरादा रखकर चुप रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। 
जो अंश लिखने योग्य था उसके वारेमें छिखा है। लेखमाला बे कप उसमे 
गोघरासे सम्बन्धित अंदा तुम्हें भेजनेके बाद ही छापूंगा । शमचर्धवालछा चरसा लेनेमें 
कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानता हेँ। अलबत्ता, उसके मिलनेमें कुछ 
कठिनाइयाँ खड़ी हो गई हैं। तुम्हें मदद देनेमें कोई कसर तो नहीं रही है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३८१६) की फोटो-नकलसे। 


११. आदशोका दुरुपयोग 


बाल विधवाओंके पुनविवाहपर मेरे पास आये हुए एक पत्रमें से में निम्न- 
लिखित अंश उद्धत करता हूँ: 

२३ सिंतम्बरके यंग इंडिया ' में! आगराके 'ब' महोदयके पत्रके उत्तरमें 
आपने कहा है कि घाल-विधवाओंके माता-पिताओंकों चाहिए कि वे उनका 
पुर्नाववाहु कर दें। यह बात उन लोगोंके धारेमें कंसे सम्भव है जो कि कन्या- 
दान करते हे अर्थात्‌ जो शास्त्रोक्त विधिसे अपनी कन्याओंका विवाह फरते 
हैं? निश्चय ही जिन माता-पिताओंने अपनी पुत्रीपर अपने सारे हक संकल्प- 
पुरवंक और घामिक विधियोंके अनुसार दामादकों सोंप दिये हें, उनके लिए 
दामावकी मृत्युके पश्चात्‌ अपनी पुत्रीका दूसरे व्यक्तिके साथ विवाह करना 
असम्भव है। वह स्वयं चाहे तो पुनरविवाह कर सकती है, लेकिन चूँकि वह 
अपने माता-पिता द्वारा दामादकों दान स्वरूप दे दी गई थी इसलिए संसारमें 
किसी दुसरेकों उसका पुतरविवाह्‌ करनेका हक नहीं है। और इसलिए स्वयं उत्त 
ब्ञाल-विधवाकों भी अपना प्रुतविवाह्‌ करनेका कोई हक नहीं है। यदि वह अपन 
पतिसे उप्तकी मुत्युके समय स्पष्ट आज्ञा पाये बिना अपना पुनरविवाह करती है 
तो वह अपने परलोकवासी पतिके प्रति विदवासघात करती है और उसे धोला 
देती है। अतएवं तकंकी दृष्टिसे एसी विधवाके लिए, जिसका विवाह अधिकांश 


१. देखिए खण्ड ३१, पृष्ठ ४६२ | 


आदशॉका दुरुपयोग २१ 


सनातनी हिन्दुओंके यहाँ प्रचलित “ कन्यादान ' प्रथाके अनुसार किया गया है, 

और जिसने अपने पतिकी मृत्युके पुर्व उसकी सम्मति प्राप्त नहीं कर ली है, 

पुनविवाह करना अशक्य है--फिर चाहे वह बालिका हो, युवती हो या बद्धा। 

लेकिन कोई सच्चा सनातनी हिन्दू पति ऐसी इजाजत देनेका खयालतक नहीं 

सहन कर सकता। यदि पत्नी सती हो सकती हो तो वह उसे सती होनेकी 

अनुमति दे सकता है। यदि न हो सकती हो तब वह हर हाछतमें यही पसन्द 

करेगा कि उसकी पत्नी अपना शोष जीवन पतिका ध्यान अथवा कहिए ईइव- 

राघना करते हुए बिता दे। ऐसा कफरनेमें उसका एकमात्र उद्देश्य या घामिक 

भाव यही होगा कि हिन्दू समाजमें रूढ़ विवाह और वंधव्य (जो कि एक-दूसरेके 

पुरक हैं, न कि एक-दुसरेसे अलग और स्वतन्त्र)के उच्च आदशोकी रक्षा हो। 

में इस प्रकारके तर्कंको किसी उच्चादर्शका कुत्सित विनियोग मानता हूँ। इसमें 
शक नहीं कि पत्र-लेखकका मन्शा अच्छा है, छेकिन स्त्रियोंकी पवित्रता विपयक अति- 
चिन्तामें पड़कर वे सीघे-सादे नन्‍्यायकों ही भूल बैठे हें। छोटे-छोटे घच्चोंका विवाह 
करते हुए कन्यादानके क्‍या माती हैं? क्या किसी पिताको अपने बच्चोंके ऊपर स्वामि- 
त्वका अधिकार प्राप्त है? वह उनका संरक्षक-मात्र है, व कि स्वामी। और जब वह 
अपनी कन्याकी स्वतन्त्रताका विनिमय करनेकी तदबीर करता है तव तो वह संरक्षण 
करनेका यह अधिकार भी खो देता है। इसके सिवा जो वच्चा उक्त दानको प्राप्त 
करनेके सर्वथा अयोग्य है उसे वह दान दिया भी कैसे जा सकता है? जहाँ ग्रहण 
करनेकी शक्तिका अभाव हो, वहाँ दान सम्पन्न ही कैसे हो सकता है? निस्सन्देह 
कन्यादान एक निगृढ़ धामिक प्रथा है और उसका आध्यात्मिक महत्त्व है। ऐसे शब्दोंका 
बिलकुल अक्षरार्थ छेकर प्रयोग करना भाषा और धघर्का दुरुपयोग करना है। 
तब तो पुराणोंकी प्रतीकात्मक भाषाका भी इसी प्रकार श्ञाब्दिक अर्थ किया जायेगा 
भर हम यह मानेंगे कि पृथ्वी थाढीके मानिन्द चपटी है, उसे सहस्न फनवाले गेप- 
नागजी साधे हुए हैं और नारायण क्षीरसागरमें उन्ही शेषतागकी शब्यापर आनन्दसे 
शयन कर रहे हैं। 

जिन माता-पिताओंने अपनी नन्‍हीं बच्चीकों मूढ़तावश किसी बूढ़े या किसी १६, 
१७ वर्षके बालकसे ब्याह दिया है, कमसे-कम उन माता-पिताओंका कक्तेंव्य यह है 
कि वे अपनी इस बच्चीके विधवा होनेपर उसका विवाह करके पापसे मुक्त हों। 
जैसा कि में किसी पिछले अंकमें अपनी टिप्पणीमें कह चुका हूँ, ऐसी शादियोंको तो 
शुरूसे ही अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१. देखिए खण्ड ३३, पृष्ठ ३९२-९६ | 


१२. कफरघा बतास चरखा 


लगता है, यह बात अब सामान्यतः स्वीकार कर ली गई है कि चूँकि हिन्दु- 
स्तानकी आबादीके ७१ भ्रतिशत लोगोंकी गुजर-बसर खेतीपर होती है, और उनके 
सालमें कमसे-कम चार महीने बेकारीमें बीतते हैं, इसलिए देशको किसी सहायक घन्घेकी 
जरूरत है। अगर उस घन्धेको सार्वेत्रिक होना है तो वह सिर्फ हाथ-कताईका घन्धा 
ही हो सकता है। भगर कुछ छोग कहते हें कि हाथ-बुनाईका धन्धा हाथ-कताईसे 
अच्छा है क्योंकि उसमें आमदनी अधिक होती है। 

आइए, अब हम कुछ तफसीलमों जाकर इस दलीलकी जाँच करें। यह कहा 
जाता है कि हाथ-बुनाईसे आठ आने रोजकी आमदनी हो जाती है; मगर चरखा 
चलाकर तो आदमी एक ही आता पैदा कर पाता है। अगर कोई सिर्फ दो घंटे काम 
करे तो बुनाईके जरिये उसे दो आने मिलेंगे और उतने ही समय चरखा चलढानेसे 
केवल एक पैसा मिलेगा। यह भी कहा जाता है कि १ पैसेकी आमदनी कुछ ऐसी 
चीज नहीं है कि कोई उसकी ओर आक्ृष्ट हो। अगर छोगोंको बुननेका काम दिया 
जा सकता हो तो उस हालतमें उसके बजाय उन्हें चरखा चलानेकों कहना गलत 
होगा। करघेके हिमायती यह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तानकी जरूरतके छायक मिलका 
सूत मिलनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्तर्में वे कहते हेँ कि करवेको, जिसे अब 
तक मिलोंसे प्रतियोगिता करनेमें सफलता मिलती रही है, पूरे उत्ताह और नि३चयके 
साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए | करघेके कुछ हिमायती तो यहाँतक कहते हैं कि 
हाथ-कताई यानी चरखा-आल्दोलन एक शरार्त-भरी बात भी है क्योंकि यह हाथ- 
बुनाईके सम्मालनीय उद्योगकी ओरसे लोगोंका ध्यान हटाकर उन्हें एक ऐसे धघन्घेका 
समर्थन करनेकी प्रेरणा देता है जो अपनी सहज सामथ्येहीनताके कारण मर चुका है। 

आइए, अब हम ऊपरसे ठीक प्रतीत होनेवाले इस तकंकी जाँच करें। 

पहली बात तो यह है कि सहायक धन्धेके रूपमें हाथ-बुनाईकी थोजना व्यावहा- 
रिक नहीं है; क्योंकि इसे सीखना सरल नहीं है, यह किसी भी जमानेमें सम्पूर्ण 
हिन्दुस्तानमें प्रचलित नहीं थी;' इसके लिए व्यक्तिको कई सहयोगियोंकी जरूरत पड़ती 
है, और इसे अवकाशमें चाहे जब नहीं किया जा सकता। यह तो स्वत॒न्त्र धन्धेके रूपमें 
ही रहा है, और साधारणतः इसी तरह रह सकता है। ज्यादातर तो मोचीगिरी 
या छोहारीकी तरह इसे अपना पूरा समय देकर ही किया जा सकता है। 

इसके अलावा जिस अथ॑में हाथ-कताई हिन्दुस्तानमें घर-घर फैल सकती है, उस 
अर्थमें तो यह कभी नहीं फैल सकती। हिन्दुस्तावकों साछाना ४६,६१० लाख गज 
कपड़ेकी जरूरत है। एक जुाहा औसतन एक घंटेमें पौन गज मोटी खादी बुनता 
है। इसलिए यदि हम विलायती और देशी मिलोंके कपड़ेका बिलकुछ ही उपयोग 
न करें तो हमें इसके लिए दो घंटे रोजाना काम करनेवाले अधिकसे-अधिक ९० छात्र 
बूननेवालोंकी जरूरत होगी। अगर यह कहा जाये कि इससे केवल इतने जुलाहोंको 


करघा वनाम चरतखा २३३ 


ही नहीं, जुझाहोंके उतने ही परिवारोंको काम मिलेगा तो फिर दो घंटेकी दो आनेकी 
मामदनी कई आदमियोंमें बट जायेगी और इस प्रकार एक आदमीकी रोजाना आम- 
दनीमें काफी कमी हो जायेगी। 

अब हम जरा चरखेकी सम्भावनाओंपर भी विचार करें। हम यह जानते है कि 
एक समय कताई हिन्दुस्तानके घर-धरमें होनेवाला सहायक धन्धा था। करोड़ों लोगोंकों 
अभीतक कताईका हुनर भूछा नहीं है, ओर अब भी लाखों घरोंमें चरखा है। 
इसलिए हाथ-कताईका चाहे जितने बड़े पैमानेपर, चाहे जितना प्रसार फौरन किया 
जा सकता है। और यह भी देखा गया है कि १० कातनेवाले १ जुलाहेके काम 
लायक सूत दे सकते हे; इसलिए यदि ९० राख जुलाहे हों तो ९ करोड़ लोग 
कातकर अपनी आमदनीमें वृद्धि कर सकेंगे। उनके लिए यह अतिरिक्त आमदनी कोई 
मामूली वृद्धि न होगी; यह वृद्धि उनकी आयकी कमसे-कम २५ प्रतिशत बैठेगी। मेने 
फी आदमीकी औसत सालाना आमदनी ४० रुपये मानी है; जब कि औसत आमदनी 
इससे काफी कम है। बुनाईके कामको चाहे जब बन्द नहीं किया जा सकता किन्तु 
कृताईका काम किसी भी समय बन्द किया जा सकता है, और इसलिए जव जितनी 
फुरसत मिले, हम उतने समयमें ही कुछ-त-कुछ काम कर ले सकते हैँ। चरखा चलाना 
जल्दी और आसानीसे सीखा जा सकता है और कातनेवाला शुरूसे ही कुछ-न-कुछ सूत 
तो निकालने ही लछूग जाता है। 

इसके अतिरिक्त यह भरोसा करना भी गलत है कि मिलसे सूत बरावर मिलता 
रहेगा। हाथ-बुनाई और मिलकी बुनाई एक-दूसरेके सहायक धन्धे नहीं हैं। वे दोनों 
परस्पर विरोधी धन्धे हें। अन्य सभी यन्त्र-उद्योगोंके समान, कपड़ेकी मिलोंकी प्रवृत्ति 
भी हाथके कामकों समाप्त करनेकी ही है। इसलिए यदि हाथ-वुनाई बड़े पैमानेपर 
एक सहायक धन्धघेका रूप ले भी सके, तो उसे पूरी तरह मिलोंपर ही निर्भर करना 
पड़ेगा और मिल्लें सृतके दामके रूपमें जुलाहेसे उसकी दमड़ी-दमड़ी खींच लेगी और 
इस धन्धेकों जल्दीसे-जल्दी खत्म कर डालेंगी। 

दूसरी ओर हाथ-बुनाई और हाथ-कताई परस्पर सहायक धन्वे हँ। यह वात 
भौजूदा कताई केन्द्रोंके अनुभवसे सहज ही साबित की जा सकती है। यह लेख लिखते 
समय भी मेरे पास साथी कार्येकर्त्ताओंके पत्र पड़े हुए हें जो यह लिखते हे कि सूतकी 
कमीसे उन्हें जुलाहोंको खाली हाथ लौटा देना पड़ रहा है। 

यह बात कम लोग जानते हें कि मिलके सूतसे कपड़ा बुननेवाले जुलाहोंकी 
बहुत बढ़ी संख्या साहुकारोंके चंगुलमें फेंसी हुई है और जवतक वे मिलके सूतके 
भरोसे रहेंगे उनकी ऐसी ही हालत बनी रहेगी। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाका तकाजा है 
कि जुलाहोंको सृत मिलोंसे न लेकर अपने साथी किसानसे ही छेता चाहिए। 

इसके सिवा जहाँतक पता चलाया जा सका है, आज २० छाख जुलाहे काम 
कर रहे हैं। एक नये करघेको बैठानेका अर्थ १७ रुपयेकी नई पूँजी छगाना होता है, 
जब कि एक नये चरखेके लिए साढ़े तीन रुपयेसे अधिककी जरूरत नही होती। 
खादी प्रतिष्ठानके चरखेका दाम तो दो ही रुपये है। दूसरा कुछ प्रवन्ध न हो सके 
तो तकली तो बिना खर्चके घरपर ही तैयार कर छी जा सकती है। 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस प्रकार चरखा ही वह एकमात्र आधार मालूम पड़ता है, जिसपर सन्तोष- 
जनक रूपसे ग्रामीण जीवनकी संरचना हो सकती है। यही वह मध्यविन्दु है जिसके 
गिर गाँवका पुनर्गठन सम्भव है। 

मगर यह कहा जाता है कि गरीब देहातियोंके लिए भी फी दो घंठे एक पैसेकी 
आमदनी आशिक दृष्टिसे आकर्षक नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि चरखा 
उन छोगोंके लिए नहीं है, और उन्हें चरखा चछानेको कोई कहता भी नहीं, जिनके 
पास ज्यादा आमदनी देनेवाक्ा कोई रोजगार हो। आज हजारों औरतें रोजाना या 
हफ्तेमें एक बार अपना सूत जमा करके उसके बदले दो पैसे छेने और कच्ची कपास 
लेनेके लिए दो-तीन मील चलकर आती हैं। आखिर यह क्योंकर हो रहा है? उन्हें 
अगर कोई हाथ-करघेपर बुनाई करनेको कहें तो वे उसे कभी न करेंगी। इसके लिए 
उन्हें न तो समय मिल पायेगा, और न वे इसमें कुशल ही होंगी। शहरके रहनेवालोंको 
आम जनताकी घोर गरीबीका कोई अनुमान ही नहीं है। उनके सन्दर्भेमं हमारा 
मक्षीन युगकी बात न करना ही अच्छा होगा। मैन्चेस्टरकी मशौीतोंने उनकी सूखी 
रोटीके साथकी दाल छीन ली है; चरला ही उनकी दारू था। चरखा तो छिन 
गया लेकिन बदलेमें वैसो ही या उससे बेहतर कोई चीज उन्हें नहीं मिछी। अतएव 
इन छोगोंकी आशाका एकमात्र आधार चरखा ही है। 

यहाँ में कृषिकी उन्नति-सम्बन्धी अधिक साहसिक किन्तु काल्पनिक योजनाओंकी 
मीमांसा नहीं करूँगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उनकी काफी गुंजाइश है। मगर 
उसके लिए तो समय और विक्षाकी अपेक्षा है। हमारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नें- 
वाली गरीबीकी तो तुरन्त ही कोई दवा होनी चाहिए। और यह सिर्फ चरलेसे ही 
सम्भव है। वैसी उन्नतियोंकी सम्भावनामें चरखा कोई दखल नहीं देता, न वह उनकी 
उपेक्षा ही करता है। चरखा तो मानों उनकी भूमिका है। जहाँ-जहाँ चरखा गया है, 
गाँववालोंके जीवनपर उसका एकाधिक ढँगसे प्रभाव पड़ा है और शहरी छोगोंको इसके 
माध्यमसे देहातियों और देहातोंके साथ जीवन्त सम्पर्क रखनेका मौका मिलता है। 

आलोचकंगण पूछते हैं “ आप चरखा चलानेंके जो गुण बताते हैं अगर वे सब 
उसमें हैं, तो फिर क्या बात है कि वह सब जगह नहीं फैछा ? ” यह सवाल सर्वेधा 
उचित है। इसका जवाब सीधा-सादा है। चरखेका मन्त्र हमें जिन लोगोंतक पहुंचाना 
है वे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई आशा तहीं बची और काम करनेका जिनका माद्दा 
खत्म हो चुका है और जिन्‍्हें अगर उनके हालपर छोड़ दिया जाये तो सम्भव है 
वे भूखों मरते चले जायेंगे, काम करके जीवित रहनेकी कोशिश नहीं करेंगे। अरसे 
तक उपेक्षित रहनेके कारण आलस्य इतका स्वभाव ही वन गया है। इस आहलस्यको 
दूर करनेका यही एक उपाय है कि उनके सामने ऐसे चरित्रवान्‌ परिश्रमी पुरुषोंके 
उदाहरण आयें जो स्वयं चरखा चलाते हों और फिर उनसे उनका जीवन सम्परी 
स्थापित हो तथा उन्हें धीरे-धीरे रास्ता दिखाया जाये। दूसरी बड़ी कठिताई है, खादीके 
लिए वने-बनाये बाजारका अभाव। में मानता हूँ कि फिलहाल खादी, मिलके कपड़ोंसे 
होड़ नहीं कर सकती। में किसी ऐसी प्रतियोगितामें पड़ना भी नहीं चाहता। *हं 
हानिकारक होगी। जिसके पास पूँजी है, वह ,बाजारपर कब्जा करनेके लिए अपना 


गोरक्षा २५ 


मखमल भी मिट्टीके मोर बेच सकता है। लेकिन वह व्यापारी जिसकी एकमात्र 
पूँजी उसकी मेहनत ही है, ऐसा करनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। क्या एक वहुत 
ही सुन्दर, सुधड़ किन्तु वनावटी गुलाव और असमान पंखुड़ियोंवाले सच्चे गुलावका कोई 
मुकाबला हो सकता है, या किसी जीवित व्यक्ति और मोमकी वनी उसकी मूरतमें 
कोई बराबरी हो सकती है? खद्दर जीवित वस्तु है; किन्तु सच्ची कछाको पहचाननेकी 
हिन्दुस्तानकी शक्ति ही खत्म हो गईं है और इसलिए वह वाहरी चमक-दमकपर ही 
खुद है। ख़दरके प्रति स्वस्थ राष्ट्रीय रुचि पैदाकर दीजिए और फिर देखिए कि 
मधुमक्खियोंके छत्तेके समान हर गाँव कार्ये-व्यस्त नजर आने छगेगा। अभी तो खादी 
मण्डलोंको अपनी बहुत-सी शवित खादीके लिए बाजार तैयार करनेमें ही लगानी पड़ती 
है। आइचययें तो इस बातका है कि इतनी कठिनाइयोंके होते हुए भी यह आन्दोलन 
बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी पिछले साल-भरमें ही १२ छाख रुपयेसे अधिककी 
खादी बिकी थी। मगर अभी जितना कुछ करनेकी जरूरत है उसे देखते तो यह 
कुछ भी नहीं है। 

इस प्रकार मेने सहायक घन्धेके रूपमें करघेके मुकाबले चरखेके दावेकों यहाँ 
संक्षेपमें प्रस्तुत किया है। किन्तु कोई विचार-विश्रम न हो; में हाथकरघेका विरोधी 
नहीं हँँ। वह एक बहुत ही बड़ा और उन्नतिशील कुटीर उद्योग है। भगर चरखेको 
सफलता मिली तो यह आप ही आप उन्नति करेगा। अगर चरखा असफल रहा तो 
इसकी मृत्यु भी निश्चित है। 

यदि कोई इन तकोंकी आलोचनामें कुछ कहे तो में उसे धुनूँगा। अगर कोई 
इन तकों या तथ्योंकों गलत साबित कर सके तो में अपनी वात बंखुशी वापस ले 
लूंगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१३. भोरक्षा 


एक सज्जन लिखते हें: 

अधिकांश हिन्दुओंका यह सहसूस करना कि गोरक्षा हर हालतमें की 
जानो चाहिए, स्वाभाविक ही है; में भी ऐसा ही मानता हूँ। जिन जिलोंको 
अकाल पीड़ित घोषित फर दिया गया था मेने उनमें भूखों मरती कलोर गायोंकी 
दुर्देशा देखी थी। वहाँ थे मुसछमान चमड़ेके व्यापारियोंके हाथ झुंडकी-सुंड बेच 
डाली जाती थीं। 

मालहूस होता है कि हिन्दू-धर्मके अनुयायियोंका गोरक्षाका फर्ज केवल उनके 
प्रग्योतक ही सीमित है। में इसके तत्वको समझनेकी कोशिश करता आया 
हैं। जन्मसे लेकर मरणोपरान्त तक लगातार फायदेमन्द होनेके कारण अगर 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गोरक्षा शुद्ध स्वार्थकं खयालसे ही आवदयक है, तो गोरक्षाका भाव हिच्दुओंतक 
ही सीमित न रहकर विदव-भरमें फल जाना चाहिए था; क्योंकि भनुष्य प्रकृतिसे 
हो स्वार्थो होता हैं। मगर इसके प्रतिकूल गायकी रक्षा करना उसकी छात्रारी 
और दीन स्वभावके कारण जरूरो है, तो भेड़ ओर हिरन-जैसे दुसरे जानवर 
भी भनुष्यकी रक्षा पानके उतने ही हकदार हें। तव फिर गायमें एसा कौन-सा 
खासगुण है जो सिर्फ हिन्दुओंके लिए ही उपयोगी है या जिसे सिर्फ हिन्द 
ही जानते हैं और जो अन्य पाछतु जानवरोंमें नहीं है! अगर हिन्दू लोग, 
जिनमें धाकाहारी और फट्टरपन्थी हिन्दू भी शामिल हूँ, भेंसों, बकरों और 
भेड़ों इत्यादिकों आहार या वलिदानके लिए मार सकते हें तब मुसलमानों द्वारा 
आहार या बलिदानके निमित्त गायोंके कत्ल करनेसे हमको चिढ़नेका क्या हक 
है? क्या हिन्दुओं द्वारा आहार अथवा वलिके लिए पशुवध करना छोड़ देनेके 
बाद हो मुसलहूमानोंते गायकों न मारनेकी हमारी अपील ज्यादा मुनासिब और 
जोरदार तन होगी! 
पन्न-प्रेषक महोदयने जो दलील पेश की है उसके पक्षमें वहुत-कुछ कहा जा 
सकता है। लेकिन मनुष्य कोरे तर्कसे शासित नहीं होता। वह एक बहुत ही जटिल 
प्राणी है। इसलिए उसपर वहुत-सी वातें अपना प्रभाव डालती हैं और उसके अमुक 
काम करने या न करनेके पीछे कई कारण हुआ करते हैँ! अगर कोई हिन्दू गायकी 
रक्षा करता है, तो उसे तर्ककी रूसे तो अन्य पश्ुओंकी भी रक्षा करनी चाहिए; 
छेकिन सब बातोंकों ध्यानमें रखते हुए हम उसके गोरक्षा करनेपर महज इस विनापर 
एत्तराज नहीं कर सकते कि वह अन्य पशुओंकी रक्षा नहीं करता। इसलिए विचार- 
णीय प्रदन इतना ही रह जाता है कि उसका गोरक्षा करना उचित है या नहीं। 
यदि सामान्य रूपसे अहिसामें विद्वास रखनेवालेके लिए पशु-वव न करना घर्म माना 
जाये, तब तो उसका गोरक्षा करना गरुत हो ही नहीं सकता। प्रत्येक हिन्दू बल्कि 
सभी धा्िक व्यक्ति ऐसा विश्वास करते हैं। सामान्यतः पद्ुओंको न मारने, और 
इसलिए उनकी रक्षा करनेके कत्तेव्यकों एक निविवाद वात मात छी जानी चाहिए। 
उस हाल्तमें हिन्दूर्मके छिए यह एक सराहनीय वात है कि उसने गोरक्षाके कामको 
कर्तेव्यके रूपनें अपना लिया है। साथ ही जो हिन्दू केवल गोरक्षा ही करता है और 
सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे पशुओंकी रक्षा नहीं करता वह हिन्दुत्वका सही पालन 
नहीं करता। गाय तो एक प्रतीक ही है; और उसकी रक्षा कमसे-कम हिन्दू-मात्रसे 
अपेक्षित है। लेकिन जैसा कि में अपने पिछले छेखोंमें वतल्ा चुका हूँ, वह अपने इस 
प्रारम्भिक कत्तंव्यपालनसे भी च्यूत हो रहा है। 
हमें गोरक्षाके लिए प्रेरित करनेवाहा भाव 'शुद्ध स्वायंपूर्ण” भाव ही नहीं 
है; हालाँकि इसमें कोई शक नहीं कि स्वार्थभाव उसमें जा जरूर जाता है। अगर 
वह शुद्ध स्वार्थपूर्ण ही होता तो गाय, पूर्ण लाभ देना वन्‍्द करते ही, मार डाछी जाती, 
जैसा कि अन्य देशोंमें होता है। हिन्दू छोग गायको चाह्दे वह उनके ऊपर एक भारी 


पाठशालाओंमें तकली २७ 


वोझ ही क्‍यों न हो जाये, कदापि नही मारेंगे। छूली-लंगड़ी और अनुपयोगी गायोंको 
पालनेके निमित्त धाभिक वृत्तिके लोगों द्वारा जो अगणित गोबालाएँ खोली गई हैं 
वे इस दिश्ञामें किये जा रहे प्रयत्नकी साक्षी है। यद्यपि आज उद्देशयकी महत्ताके 
अनुपातमें ये संस्थाएँ बहुत अच्छी नहीं हे, तथापि इस वातसे उन गोशालाओंको स्थापित 
करनेके पीछे जो भावना है, उसका मूल्य कम नही होता। 
अतएव गोरक्षाका सिद्धान्त मेरी दृष्टिमें बहुत उच्च है। यह सिद्धान्त, जहाँतक 

जीवित रहनेकी स्वतन्त्रताका प्रश्न है, पशु-जगत्‌को मनुष्यके साथ बरावरीके दर्जेपर रख 
देता है। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, गोरक्षामें विश्वास न रखनेवालोंको गोवध 
करनेसे जबरदस्ती रोकना हिन्दृघर्मका अंग नहीं है। जहाँतक मनुष्यके लिए सम्भव है 
अहिसाधमंका पाछन करके ही हिन्दू छोग मुसलमानों तथा शेप जगत्‌को अपने विचारोंके 
अनुकूल बना सकेंगे। वे तो इतना ही करे कि इस सिद्धान्तकों अपने जीवनमें 
उतारें और उसके प्रभावके जरिये वाहरी दुनियाकों प्रभावित करें। वे दशक्तिवलसे 
उन लोगोंको नही बदल सकते जिनका इस सिद्धान्तमें विश्वास नहीं है। हाँ, अहिसाकी 
शक्तिसे निश्चय ही वे उन्हें वदक सकते हें। पूरी तरह आचरित अहिसाकी शक्ति 
कैसी अद्वितीय होती है, इसका हमें कोई अन्दाज ही नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१४, पाठ्शालाओंमें तकलो 


खादी प्रतिष्ठानके डा० प्रफुल्लचन्द्र घोषने पाठशालाओंमें तकली चलानेकी 
व्यवस्थाके सम्बन्धर्में मुझे नीचे लिखा पत्र भेजा है: 

में मलिकन्दा राष्ट्रीय पाठक्ालाके अधिकारियोंको बधाई देता हूँ। अधिक सूत्त 
तैयार करनेके खयालसे तकलीकी अपेक्षा चरखा हर हालतमें ज्यादा अच्छा है। मेरा 
यह विचार कभी नहीं रहा कि चरखेके मुकावछे तकलीकों हर हालतमें प्राथमिकता 
दी जाये। किन्तु मुझे इस बारेमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि हमारी बहुत-सी पाठ्शाला- 
ओंका सामान्य अनुभव पर्याप्त रूपसे यही सिद्ध करता है कि चरखेकी अपेक्षा तकलीका 
प्रयोग अधिक सफल होता है। इसके कारण स्पष्ट हें। पाठशालाओंके कमरे इतने 
छोटे होते हैं कि उनमें सभी लड़कों और लड़कियोंके लिए चरखे रखनेकी जगह नहीं 
निकल पाती। दूसरे, यदि चरखोंके लिए पर्याप्त जगह हो भी, तो चरखे त्तकलियोंकी 
अपेक्षा बहुत महंगे पड़ते हैँ। तीसरी वात यह है कि चरखा अकसर खराब हो जाता 


१, यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है। पत्र-डेखकने मल्किन्दा (ढाका) स्थित राष्ट्रीय पाठ्यालाके छात्रों 
द्वारा चरखेपर कताई-का्ेकी प्रगतिका ब्योरा देते हुए कद्दा था कि ऐसा कहना ठोक नहीं दे कि पाठ्यालाओोमें 
चरसेकी अपेक्षा तकलीको हमेशा आ्रायमिकता मिकनी चाहिंए। यह बात उन छोटे छड़केकि मामडेमें दो 
ठोक दे णो चरखा नहीं चछा सकते। 


के सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है और शालाके अध्यापक या छात्र उसे तुरन्त ठीक नहीं कर सकते। चरखा खराब 
हो जानेपर उसे सुधारनेमें काफी वक्‍त लगता है। बड़ी तादादमें छात्रों दारा चरखोंसे 
सृत काते जानेकी परिस्थितिमें उनके कामकी निगरानी करना सम्भव नहीं होता। 
इसके विपरीत, तकली बहुत-ही सस्ती होती है। इसे एकसाथ हजारों छात्र चला 
सकते हूँ। कमरा लोगोंसे भरा हुआ होनेपर भी यह चलाई जा सकती है क्योंकि 
हम लगभग नहींके वरावर जगहमें इसका प्रयोग कर श्रकते हैँ। एक तो यह खराब 
होती ही कम है; और यदि खराब हो भी जाये तो तुरत्त बदल दी जा सकती है। 
इसके अछावा, कितने ही छात्र एकसाथ तकेलीपर काम क्यों न कर रहे हों, उनकी 
कताईकी निगरानी की जा सकती है। सामूहिक रूपसे कुछ मिलाकर चरखेकी अपेक्षा 
तकलीसे अधिक सूत कतता है; किन्तु तकछीकी प्रशंसामें इतना कहनेपर भी यह 
कहनेकी जरूरत नहीं है कि यदि कोई शाह ऊपर बताई गईं कठिनाइयोंको दूर कर 
सकती है तो वह तकलीके वजाय चरखेसे काम ले सकती है। इसमें मुझे कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१५, टिप्पणियाँ 


खट्दर और सरकारों नौकर 


एक सज्जन लिखते हें: 


कई सरकारी नौकर हमारे फेरीबालोंके पहुँचनेपर हाथकता और हाथवुना 

खहर खरीदनकी दात सुनते ही काँप उठते हैँ। उनका खयाल है कि उन्हें खदर 

नहीं खरीदना चाहिए और इधर बम्बई सरकार खुले तौरपर छोगोंसे देशी 

उद्योग-घन्धोंकों प्रोत्साहित फरनकी अपील कर रही है। क्या आप बता सकते 

हैं कि मद्रासके सरकारी नोकरोंकों खादी खरीदने कोई भय यथा इसको 
सताही तो नहीं है? 

अगर में इस सवाहुका जवाब दे सकता तो मुझे वड़ी खुशी होती, मगर में 

इसपर अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकता। वैसे किसी भी सरकार हारा हाथकते और 

हाथबुने कपड़ेके व्यवहारकी मताही मेरी समझके वाहरकी बात है। यह्‌ तो समझा 

जा सकता है कि एक खास तरहकी पोशाक पहननेपर जोर दिया जाये, मगर वह 

पोशाक किस कपड़ेकी वनी हो, इसके विषयमें हुक्म निकालनेकी वात तो अवछके 

बाहरकी है। यह देखकर कष्ठ होता हैं कि ऐसे सरकारी नौकर हैं जो काल्पनिक भयसे 

घबराया करते हैं। मेंने कितने ही सरकारी नौकरोंकों विना किसी रोक-टीकके खद्दर 

पहनते देखा है। अगर में मद्रास सरकारका नौकर होता तो जरूर वेहिचक खादी 


टिप्पणियाँ २९ 


पहुनंता, और अगर सरकारकी ओरसे इसका निश्चित निषेघ किया जाता तो मे 
नौकरीसे इस्तीफा दे देता।' 

यह टिप्पणी लिख चुकनेके बाद श्रीयुत सी० पी० रंगम्‌ चेद्टीको मद्रास सर- 
कारके भेजे हुए एक पतन्नकी नकलरू मिली है। पत्र इस प्रकार है-- “ चरमखा संघके 
प्रवन्धककों सूचना दी जाती है कि सरकारी नौकरोमें उनके पत्रमें लिखे हुए भय या 
मान्यता (ख़ादी खरीदनेसे सरकारकी नाराजगी) के होनेंका कोई कारण नही है।” में 
दोनों पक्षोंको बधाई देता हूँ और आशा करता हैँ कि अगर कोई सरकारी नौकर 
भयसे खादी न खरीदते हों तो वे अब अपना भय और, विलायती कपड़ेंका उपयोग 
छोड़ देंगे। 

खादी कार्य और स्वयंसेवक 


डा० हार्डीकरने हिन्दुस्तानी सेवा दछकी कर्नाटक शाखाकों जो काम करने हे, 
उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव मेरे पास भेजे हेँ। में उस प्रतिमें से निम्न अंश यहाँ दे रहा हें: 


हिन्दुस्तानी सेवा दलकी कर्नाटक शाखाके संगठनकर्त्ताओं और कार्ये- 
कर्त्ताओंकी एक बेठक १३, १४ और १५ अक्तूबर, १९२६ को हुबलीमें हुई थी। 
इसकी अध्यक्षता होतकोप्पा कृष्णरावन कफी। बेठकर्मे पूर्ण विचार-विनिसयके बाद 
दलके भावी कार्यक्रमके सम्बन्धर्म निम्न प्रस्ताव पास किये गये: 

प्रस्ताव १४-- कर्नाटक दलके संगठनकर्त्ताओं और कार्यकर्त्ताओंकी यह 
बेठक निशुचय करती है कि उन्हें अपना ध्यान निम्न कार्यक्रमपर केन्द्रित करना 
चाहिए: 

(क) पहली फरवरी, १९२७ से लेकर १३ अप्रेछलू, १९२७ की आधी रातको 
पुरे होनेवाले बहत्तर दिनोंम कर्वाटकर्मे ४०,००० (चालीस हजार) रुपयकी 
खादी बची। (इन्हीं दिनोंके भीतर राष्ट्रीय सप्ताह भा जाता है)। महात्मा 
गांधी, श्रोयुत जी० बी० देशपाण्ड और एस० वी० कौजलगीसे सलाह करके 
डा० हार्डीकर और भ्री होसकोप्पा कृष्णराव इस योजनाको अन्तिम रूप वेंगे। 

टिप्पणी :-- इस कार्यका आरम्भ पहली फरवरी, १९२७ तक इसलिए 
स्थगित कर दिया गया है कि असम कांग्रेसके आदेशानुसार दलकों सध्य नव- 
स्‍्वरसे पुवंबर्ती अवधिमें अपनी सारी शक्षित गौहाटीमें केन्द्रित फरनी है। 
यह खादी-सम्बन्धी एक अच्छा कार्यक्रम है। यदि यह पूरा हो जाये तो दल 

एक अच्छा काम सम्पन्न करेगा। इस सम्बन्धर्में मेरा और मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंका 
जो अनुभव है, उसपरसे में यहाँ बता दूँ कि खादीका कार्य तबतक नहीं फछफूछ 
सकता जबतक ख़ादीके मुख्य कार्यकर्त्ताओंको कपास ओटने, रुई घुननें और सूत 
कातनेका वैज्ञानिक ज्ञान न हो, वे कपासकी कई तरहकी किस्मोंको न पहचानते हों और 


१. पदांतकका भंश यंग इंडियासे अनुवादित है। इसके बांदका अनुच्छेद हिन्दी नवजीवनसे 
छिया गया है। यंग हंडियामें पद अनुच्छेद नहीं दै। | 


३० स॑म्पूर्ण गांवी वोडमंये 


साथद्दी असली खादी और नकली खादीमें अन्तर न कर सकते हों। खादीका काम 
तभी सफल हो सकता है जब कार्यकर्ता उसमें अपनी पूरी शक्ति छगा दें। में इस 
कार्यकी प्रगति बहुत दिलचस्पीसे देखता रहुँगा। दकने एक दूसरा प्रस्ताव भी पास 
किया है। इसमें उसने अगले साल खादी विक्रीके दिनोंमें मुझे अपने प्रान्तमें निमन्त्रित 
किया है। यदि स्वयंसेवक मुझे वुछाकर और अपना एक खादी विक्रेता बनाकर केवल 
न किक रुपयेकी खादी वेचनेकी आद्य करते हों, तब तो में उन्हें अधिक श्रेय नहीं 
दूंगा। दलके सदस्योंको जान लेना चाहिए कि में वहाँ आनेकी काफी वड़ी कीमत 
वसूछ करना चाहूंगा। उन्हें भेरे सामने अधिक आकर्षक कार्यक्रम रखना होगा, तभी 
में वहाँ आ सकता हूँ। उन्हें यह भी जान छेना चाहिए कि में उस सौमाग्यकांक्षिणी 
स्‍त्री की तरह हूँ जिसे वहुतसे छोग वरना चाहते हें; किन्तु चूंकि में बहु-पतित्वकी 
प्रथामें विध्वास नहीं करती, इसलिए जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक चढ़ावा देगा, 
वही मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए अच्छा यह है कि वे अग्रे साल मेरे कर्नाटक आनेकी 
कोई बड़ी आशा न बाँधें। 


अब्राह्मणोंमें खादी 


एक पत्र-लेखक लिखते हैं 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि निपानीके अनब्राह्मण खादीमें गहरी 
दिलचस्पी ले रहे हैं। यही एक ऐसा मंच है जिसपर ब्राह्मण और अकन्नाह्मण 
एक हो रहे हें। २३ अक्तूबरकों यहाँ एक बड़ो सभा हुई थी। यह सभा बहुत 
अच्छी हुईं। थ्रो रावत सभामें मौजूद थे। उन्होंने खादीका हार्दिक समर्थन किया। 
उन्होंने यह जरूर कहा कि वे अब्नाह्मण दलके कार्यक्रममें अब भी भाग छेते 
रहेंगे। निपानोमों एक खादी भण्डार भी खोला गया। इसका श्रेय मुख्यतः 
कच्छके सेठ मुलजी सिवकाकों है। उन्होंने कागत दाममें खादी वेचनका वचन 
दिया है। भन्बाह्मण मित्रोंकों यह विश्वास हो गया जान पड़ता है कि जन- 
साधारणकी, जिनमें अन्नाह्मण भी आते हे, बढ़ती हुई गरीबीका प्रइन तबतक 
हल नहीं किया जा सकता जबतक सब लोग खादीका व्यवहार न करें। इसलिए 
निपानीके नेता यह अनुभव करते हें कि खादीका विरोध करनेसे काम न 
चलेगा, बल्कि समत्त उपलब्ध साधनोंते खादीकों प्रोत्साहन देना आवश्यक है। 
में निपानीके अब्नाह्मण मित्रोंको उनके इस निर्णयपर बधाई देता हूँ और यह आशा 

करता हूँ कि वे खादीकार्येका संगठन स्थायी आधारपर करेंगे 


पाठशालाओमे कताई 


आशा है, गुण्टूर चगरपालिकाकी शाकाओंमें कताईकी प्रगतिकी निम्न लिखिंत 
रिपोर्ट दिलचस्पीसे पढ़ी जायेगी: 
यहाँ पाठशालाओंकी संख्या ३५ है। 


टिप्पणियाँ ६१ 
लंड़कियोंकी पाठशालाएँ ९ है और लड़कोंकी २६ हैं। उनमें ४५४ 
लड़कियाँ हैं और ३६३ लड़के हे। सुत फातनेवाली लड़कियाँ ७० हूँ और 
लड़के ६०॥ लड़कोंकी शाहाओँमें १५ और लड़फियोंकी पाठशालामोंमें १७ 
चरखे दिये गये। सालभरमें लड़कोंने २४,००० गज सूत काता गौर लड़कियोंने 
२६,००० गज। लड़कोंके सुतका वजन ११८ तोला है और लड़कियोंके सुतका 
१३० तोले। नगरपालिकाने ४६ रु० ८ आ० की लागतसे ३ मन पूनियाँ 
खरीदी थीं। सुत नगरपालिकाफे दफ्तरमें है। रगभग १०० छात्र खादी पहनते 
हैं। अध्यापकोंकी कुछ संख्या ८७ हें जिनमें ३० स्त्रियाँ हे और ५७ पुरुष। 
लगभग सभी खादी पहनते हें। इनमें से ६३ अध्यापक अपना सृत अखिल 
भारतीय चरखा संघको दे देते हें और एक अध्यापक सुतके रूपमें चन्दा देने- 
वाले कांग्रेसफे सदस्य हे। 
कुल ५०० र॒पयकी खादी खरीदी गई। 
इस समय १० छालाओंमें सुत कात्तना सिखाया जाता है। १० शालाओंमें 
हिन्दी सिखाई जाती थी, किन्तु वह नगरपालिका हारा उसके विरोध पास 
किये गये एक प्रस्तावके कारण बन्द कर दी गई। 
पंचम वर्णके छड़कों और गरीब लड़कोंको खादी मुफ्त बाँटी जा रही है। 
सवर्ण अध्यापक पंचमोंकी शाक्ाओंमं और पंचस अध्यापक सवर्णोकी शालाओंमें 
पढ़ा रहे हे । 
राष्ट्रीय बोरोंके जन्मदिनों और पृण्यतिथियोंपर छुट्टियाँ रखी जाती हूँ। 
सभी अध्यापक सुत कात सकते हें। उनका सुत नगरपालिकाफे दफ्तरमें 
है। हर अध्यापकको एक-एक चरखा दिया गया है। अध्यापकगण रूगभग २ 
सन पूनियाँ काममें छाते हें। 
नगरपालिकार्में अन्य कर्मचारियोंकी संख्या १०० है। वे लगभग सभी खादो 
पहनते हें। 
युद्धकालमें सुत कताई 
मोम्वासासे एक सज्जनने एक पत्रमें जनररू बॉन केटो वोर्बेककी पुस्तक, “माई 
रेमिनिसेन्सेज ऑफ ईस्ट आफ़िका * में से निम्न उद्धरण भेजे है। इनमें बताया गया है 
कि कठिन परिस्थितियोंके दवावमें भी सूत कातना किस प्रकार सम्भव है: 
टांगामें लूडका बहुत माल हमारे हाथ छुगा था। किन्तु फिर भी छड़ाई 
रम्बी होनेकी सम्भावता जान पड़ती थी, इसलिए यह स्पष्ट दिख रहा था कि 
हमारे पासका भण्डार चुक जायेगा। न्यू मौशीके वतनी एकाएक रेशम पहनने 
रूग गये थे। किन्तु यह उनके फिजूल खर्च हो जानेका लक्षण तो कदापि 
न था। भारताीयोंक्ी दुकानोंमं सुती कपड़ेका जखौरा खत्म हो रहा था। हमें 
स्वयं संजोदगीसे माल तैयार करनेका विचार करना पड़ा। हमारे पास जो 


ररै सम्पूण गाँधी वोड्म॑य॑ 


बहुत-सी कच्ची सामग्री थी उसे तैयार मालके रूपमें परिवतित करनेको दृष्टिसे 
हमारी जीवनचर्यामें एक अद्भुत परिवर्तन हुआ जिसे देखकर हमें स्विस्न परिवारके 
रॉबिन्सनके अध्यवतायका स्मरण हो आता था। वहाँ कपासके काफो खेत 
थे। ऐसी सरल पुस्तकें जिनमें सुत कातन और बुननेकी भूली हुई कलाओंके 
सम्बन्ध्मं जानकारी हो, खोजी गईं। गोरी और काली स्त्रियोंने हायसे सूत 
कातना शुरू क्र दिया। मिशनों और तिजी कारखानोंमें चरख और फरघे 
बनाये जान छग। इस प्रकार थोड़े ही समयमें सुती कपड़ेका एक उपयोगके 
ऊायक थान बना लिया गया। एवडा नामक पेड़को जड़से विविध परीक्षणोंके 
बाद अत्यन्त उपयुक्त ऐसा भूरा-पीछा रेंग बना छिया गया जो घास बौर 
झाड़ियोंमें बिलकुल मिल जाता था औौर इसलिए चदियाँ रेंगनेके लिए विशेष 
रूपसे उपपृक्‍त था। 
क्या अच्छा होता कि हम भारतको भी युद्धकी अवस्थार्में पढ़ा हुआ समझते 
और, विदेशी कपड़े या मिलोंके कपड़ेका इस्तेमाछ न करते। तव हाथसे सूत्र कातनेंके 
विरुद्ध जो तर्क दिये जाते हें वे सब धुएँकी तरह विलीन हो जाते। हमारे पास 
इस बातके निरिचित प्रमाण हूँ कि भारतके करोड़ों छोग आवापेट खाकर रह रहे हैं। 
तब क्‍या हम युद्धकी अवस्थासे भी बुरी अवस्थामें नहीं हैं 
“सब तेरी भेंठ 
एक कृपाछु तमिरछ मित्रते मेरे मौनके दिन उपयोग करनेके लिए कुछ उद्धरण 
भेजे हैं। इन्हें पढ़कर प्रत्येक मनुष्यकी आत्मिक छाभ होता है। में यंग इंडिया में 
ऐसे उद्धरण ही देता हूँ जो सारग्भित और प्रचलित तथा प्रसंगके अनुरूप होते हैं 
इन मित्रने उद्धरणोंका जो संग्रह मुझे भेजा है उसमें जॉर्ज ह॒वेंट रचित सिम्न पद्च 
हैं, जो वहुत ही उपयुक्त हैं: 
मुझे दृष्टि दो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी े 
कि सभी चीजोंम में तुम्हारे दशन कर सकू। 
और जो कुछ करूँ सो तुम्हारे निमित्तसे करूं 
जो समरपित होकर सेवा करता है 
बह रोजमर्राकों दिव्य वना देता है; 
जो तुम्हारे नियमानुप्तार एक कमरा भी झाड़ता है 
वहु॒ कमरेकों और झाड़नेकों 
एक सौन्दर्य सोपता हैं। 
में इतना ही उपयुक्त एक अन्य उद्धरण देता हूँ। यह रस्कितका है: 


२, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २०३ भी। 


भूल युधार रेरे 


हम भवन-निर्माण करें तो ऐसा कि आनंवाली पीढ़ियाँ फ्तज्ञताफा अनुभव 
फरें। हम पत्यरपर-पत्थर जमाते हुए ध्यान रखें फि ऐसा समय आनवाला 
है जब पत्यर इसलिए पवित्र माने जायेंगे कि हमने उन्हें छुआ था गौर जब 
लोग कहेंगे, देखो, हमारे पुरखे हमारे लिए कितना-क्या फर गये हे। 
यदि हम प्रत्येक कार्य उस प्रभुके चरणोमें समर्पित करें जो राजाओंका भी 
राजा है और उसे अपने स्वार्थके लिए नहीं, वल्कि अगली पीढ़ियोका हित सोचकर 
करें तो हमारा सार्वेजनिक जीवन आज जितना शुद्ध है उससे कही अधिक छुद्ध हो 
जायेगा। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१६- भूल सुधार 


इस “भूल सुधार ” को छाप सकनेमें मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैसा कि में पहले 

कह चुका हूँ, सम्बन्धित टिप्पणियाँ, पहले एक सहयोगीने लिखी थी और उसके बाद उनमें 
सुधार दूसरेने किया था। वे जल्दीमें लिखी गई थी। यह कहना अनावश्यक है कि 
दोनों लेखकोंमें से किसीका मंशा इन दोनों संस्थाओंका मुकाबला करनेका नहीं था। 
उनका उद्देश्य केवल इतना दिखाता था कि खादीके दाम लगातार घट रहे हैँ। 
सतीश्षबाबूने जो भूल सुधार किया है, उसका स्वागत है। उससे छेखकोंके दिये गये 
उन तकोंका समर्थन होता है जिन्हें उन्होंने प्राप्प आँकड़ोके आधारपर प्रस्तुत किया 
था। में पाठकोंको प्रतिष्ठानगी सही और बढ़ी हुईं विक्रीका ब्योरा दे सका, इसकी 
मुझे बहुत खुशी है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ११-११-१९२६ 


१. यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है। सतीशचन्द्र दासगुप्त द्वारा २ नवम्बर, १९२६ को भेजे गये इस 
भूल सुधार वाके पत्रमें भोंकड़े देते हुए कद्दा गया था कि यंग इंडियाके २८-१०-१९२६ के मंकमें प्रकाशित 
० एक मात्र कुटीर उथोगके रूपमें चरख़ा”” शीप॑क छेखमें “खादी प्रतिष्ठान” और *अभप भाश्म !फे 
बीच जो तुलना को गई दे, वह उचित नहीं है। 


३२- रे 


१७. पत्र: डॉ० के० के० कुरुविल्लाको 


सावरमती 
। ११ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। डा० फरेटके साथ पत्र-व्यवहारकी मुझे खूब याद है। मेरी 
रायमें उनका रास्ता स्पष्ट हैं। नोटिसके वावजूद उन्हे घरना तो देते ही रहना 
चाहिए। यदि जनमत उनके साथ है तो वह धरना जारी रख सकेगे। यदि जनमत 
उनके साथ नहीं है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और उनके कद होनेसे अन्ततोगत्वा 
सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा कदम उठानेसे पहले उन्हें जनमत तैयार करना चाहिए 
और यह बात सरकारके सामने साफ कर देनी चाहिए कि उनका इरादा हिसापूर्ण 
घरना देनेका नहीं है। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


डॉ० के० के० कुरुविल्ला 
भार्टहाउस सेमिनरी 
कोद्टायम्‌ 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १९७३२) की माइक्रोफिल्मसे | 


१८, पन्न; सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 
१२ नवम्बर, १९२६ 


प्रिय सतीद बाबू, े 

आपसे इतनी दूरीपर बैठा हुआ भी में आपकी पीड़ाको महसूस करता हूँ, और 
इसलिए आपको लिखनेसे घबड़ाता हूँ। अपने क्षेत्रसे वाहर जाकर कुछ और करनेके 
लिए आपसे कहते हुए तो मुझे और भी संकोच होता है। हि 

लेकिन इस समय में आपसे जो-कुछ करनेको कह रहा हैं, वेह शायर एक 
मजेदार मत बहलाव ही रहे। किसी दिन यों ही बाग वाजारम कंप्टंन पेटावलका 
प्रतिष्ठान देखनें चछे जाइए और लिखिए कि वहाँ क्‍या ही रहा है। क्या उसमें कोई 
सार है? वे बहुत ही अधिक आग्रह कर रहे हैं और चाहते हैं कि में उनके स्व 
चर्चा करूँ।' मुझे न तो उनका काम ही जेँच रहा है, न खुद वे ही। कहीं ऐस 


१. देखिए “पत्र: जे० ढब्ल्थू पेटावलकों ”, १९-११-१९२६ | 


पत्र: सी० विजयराधवाचारीको ३५ 


ने हो कि में उनके प्रति ज्यादती कर रहा होऊें; इसलिए में चाहता हैं कि आप 
मुझे सही स्थिति बतायें। आप जान चुके होंगे कि अब तो डा० राय' भी उनके 
साथ हें। 
आप निराशाके इस दलूदलसे वाहर निकल आइए और प्रसन्नचित्त रहिए, भले ही 
हर वातका नतीजा उलटा ही निकलता दिखाई दे रहा हो। कीमतोंके बारेमें आपके 
सुझावोंको न मानते हुए मेने कुछ मनमानी की है; वह तो आपने देख ही लिया होगा । 
हेमप्रभा देवी कैसी चल रही हे? उन्हे पखवाड़ेमें कमसे-ककम एक वार मुझे 
पत्र लिखना चाहिए। आपकी बस्तीमें मलेरिया थम गया है या नहीं? 
क्या आप २३ को शामिल हो सकते हें? 
सस्नेह, 
आपका, 
बापू 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० १५६३) की फोटो-नकलसे | 


१९. पतन्नः सी० विजयराघवाचारीको 


[१२ नवम्बर, १९२६] 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला, प्रसन्नता हुई। मेरे लिए यह स्वीकार करना सम्भव नही है 
कि में उत्तर भारतका पक्षपात करता हूँ और दक्षिणकी उपेक्षा। में नहीं समझता 
कि यदि में कांग्रेस अधिवेशनमें चला गया तो कांग्रेसकी कार्यवाही आदिमें कोई खास 
भाग ले भी सकूगा या नही। इस विषयमें मुझे सन्‍्देह है। में तो यही चाहूँगा कि 
१९१५-१८ में मेरा जो रुख था, वही फिरसे अख्त्यार कर सकूँ, आर्थात्‌ में अपना 
कायें अपने विशेष विषयोंतक ही सीमित रखूँगा। कारण कुछ भी हो, कौसिलोके प्रति 
मेरे दिलमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जो-कुछ चल रहा है, उसे देखकर दुख 
होता है। 
आपका स्वास्थ्य कैसा है? 
हृदयसे आपका, 


सी० विजयराघवाचारी 
आराम, सेलम 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३०) की फोटो-नककूस | 


१. अफुदडचन्द्र राप। 
२. १७ नवम्बर, १९२६ के विजयराधवाचारीके पत्र (एस० एन० १२०८३) के भआधारपर ताराख़ 
निर्धारित को गई ह। 


२९०. पत्र : एच० बी० तेजूमलको 


मा [१२ नवम्बर, १९२६] 
धर्मग्रन्थोंके उद्धरण देनेसे कुछ छाभ नहीं होगा। द्रौपदीकी प्रार्थना एक प्रसिद्ध 

ु द्ध 
दृष्टांत है। यदि किसी व्यक्तिको अपनी प्रार्थनामें विश्वास है, तो मेरे जग ब्रा भी 
सन्देह नहीं है कि उसकी प्रार्थना पहाड़ोंकों भी हिछा सकती है। विश्वास और प्रमाण 
है बा बातें हें। बम दृष्टान्तोंसे कुछ छाभ नहीं । केवल प्रार्थना ही करनी 

/ पा श्रार्थनाका उत्तर मिक्े यथा न सिल्ले। प्रार्थना स्वार्थ-सिद्धिके उद्देश्यसे 

नहीं की जानी चाहिए। ध 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एच० बी० तेजूमल 
चिकित्सक 
न्यू सक्खर (सिघ) 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३१) की फोटो-नकलसे । 
२१- पन्नः जे० डब्ल्यू० पेटावलको 
सावरमती 


१२ नवम्वर, १९२६ 

प्रिय मित्र, 
अनवरत प्रयत्नके लिए में आपका आभारी हूँ। कृपया उसे जारी रखिए। किसी 
दिन में आपको और आपकी योजनाको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाऊंगा। आपको 
कताईमें काफी मदद मिल रही है। इसलिए मुझे धीरजके साथ आप अपनी गतिविधि- 
पर गौर करनेका अवसर दें। किसी दिन मुझे आपके प्रतिष्ठानकों स्वयं आकर देखना 


ही होगा। 


हृदयसे भापका, 


कंप्टेन पेटावल 
पॉलीटेकनिक इन्स्टीट्यूट 
बागबाजार, कलकत्ता 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३३) की माइक्रोफिल्मसे | 
२. साबरमती संग्रहाल्यमें एस० एन० रजिस्टरके आडेखानुत्तार यह तारीख तय की गईं है। 


२२. पतन्नः गिरिराज किशोरको 


१२ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। आप चाहें तो आ सकते हैँ। लेकिन में आपको फिरसे 
भागाह करता हूँ। हो सकता है कि में आपके रहनेके लिए अपने वरामदेके एक 
कोनेमें ही जगह दे सकूँ। शायद यहाँ आपको कोई बौद्धिक काम विलकुल ही न 
दिया जाये और सारा काम शरीरश्रमका ही हो जिसमें सफाईका काम, पानी ढोने 
आदिका काम तो होगा ही। आपको प्रतिदिन आठ घंटे कताई या ऐसे ही अन्य 
कामोंमें लगाया जा सकता है। 

आपसे शायद खुद अपना खाना पकानेकी अपेक्षा की जाये। किसी भी तरह 
आपका खर्च १५ रु० महीनासे ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँपर १० 
रु० से कममें काम चला लेते हे। 

यदि यह सब आपको आकषित करता है, तो आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा 


नहीं । 
हृदयसे आपका, 
गिरिराज किशोर 
रोहतक 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३४) की माइक्रोफिल्मसे । 
२३: पत्र : मुरलोप्रसाद अम्बरथाकों 
१२ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


खद्दरकी वकालत मेचेस्टरकी तबाहीके लिए नही, वल्कि जनताकी हालत बेहतर 
बनानेके लिए ही की जाती है। 

मिलें केवल कुछ लछाख़ लोगोंको काम दे सकती हैं। आंशिक रूपसे वेरोजगार 
रहनेवाले लाखों लोगोंके लिए कोई उद्योग-घंधा सुलभ करना जरूरी है। चरखा ही 
एकमात्र ऐसा उद्योग है। एक अत्यन्त महत्त्वके जरूरी उद्योगपर कीमतके सवारूका 
असर नहीं पड़ने दिया जा सकता। इसलिए मेंहगी खादी आधिक दृष्टिसे सस्ती खादीसे 
भी सस्ती है। एक सालके अन्दर सारे भारतको खदरके कपड़े पहनाये जा सकते हे। 


३८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 
यह मिलोंके जरिये असम्भव है। मिलोंकों इसमें कुछ नहीं तो २० सालोंसे भी ज्यादा 
समय लग जायेगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत मुरलीप्रसाद अम्बरथा 
द्वारा बी० गोकुलप्रसाद 
वकील 
मुरादपुर डाकघर 
पटना 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३५) की माइक्रोफिल्मसे | 


२४. पत्र: इडा मिलरकों 
१२ सवम्बर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिल ग्रया है। में समझता हूँ कि एम० रोनियर “द स्टोरी ऑफ 
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रंथ का अनुवाद करेंगे। 


हृदयसे आपका, 


कुमारी इडा मिरूर 
१३ बामगा्स्ट्रास, ५३ 
विएना 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३६) की फोटो-तकलसे । 


२५. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको 


कार्तिक शुवकू ७, १९८३ [१२ नवम्बर, १९२६ ] 

भाई श्री मूलचन्दजी, 

आपका पत्र मीला। संस्कारोंपर मेरी श्रद्धा है परन्तु संस्कारकी जातिमें देशकाल 
और स्थितिका परिवर्तन होनेसे परिवर्तन होता है। उपवीतादि संस्कारके छीये में 
तटस्थ हुं। 

में वर्णाश्रममें मानता हुं परंतु आज दोनोंका छोप हो गया प्रतीत होता है। 
हम सव शुद्र बन गये हे। पांच वर्ण तो कभी नहि थे। 

कातनेकी क्रिया केवल यज्ञ है और सबके छीये है परंतु जो उस क्रिया आजी- 
विकाके लीये करे वह वैद्य है। अध्यापक घंदेकी दृष्टिसे ब्राह्मण है यदि वह बगैर 
तनख्वाह धंदा करे। 

आपका, 


मोहनदास गांधी 
मूल पत्र (जी० एन० ७६४) की फोटो-नकलसे | 


२६० पत्र : बहरामजी खम्बाताको 


शुक्रवार [१२ नवम्बर, १९२६] 
भाई श्री खम्बाता, 

चि० देवदासने कहा है कि आप दोनों कुछेक मित्रों सहित यहाँ रहनेके लिए 
आना चाहते हैं परन्तु आपको कहनेमें संकोच होता है। संकोच करनेका कोई कारण 
नहीं है। जब भी आना हो निःसंकोच चले आइए। जगहकी तंगी तो है लेकिन 
आपकी व्यवस्था तो कहीं न कही कर दी जायेगी। आशा है कि आपकी तवीयव अच्छी 
होगी। श्री एडीकी पुस्तकके बारेमें जब आप भायेंगे तव वात करेंगे। मेने उसपर 

कुछ विचार तो किया ही है। 
बापूके आद्नीर्वाद 


भाई वहरामजी खम्बाता 
२७५ हानंवी रोड 
फोर्ट, वम्बई 


गुजराती पत्र (जी० एन० ६५८७) की फोटो-नकलसे। 
१, डाककी सुद्दरमें तारीक़ १३-११-१९२६ है; छेकिन शुक्रवार १९ नवम्बर्कों या। 


२७. पन्न : श्रोप्रकाशको 


[१३ नवम्बर, १९२६] 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। जिन कुत्तोंका आपने उल्लेख किया है, उन्हें में वेकारकी 
बला नहीं मानता; फिर भी जहाँतक उतका सवार है, में चाहँगा कि उनका जीवन 
भी जितना संकटमय है, उससे कम संकटमय वन सके। छेकित अहमदाबाद-जैसे 
वहरमें ऐसे कुत्ते हैं जो समाजके लिए खतरनाक हैं, जिनकी कोई देखभाद नहीं को 
जाती और जो अवांछतीय हें। यदि उनकी देखभाल नहीं की जा सकती या वे 
हमारी ही तरह नही रखे जा सकते, तो जीवित होते हुए भी मृतकों-जैस बने रहनेके 
बजाय वेहतर होगा कि उनको मार डाछा जाये। 

खट्टरके सवालपर आशा हैं कि “यंग इंडिया में चर्चा करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीध्रकाश 
सेवाश्नम (वनारस छावनी) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७२९) की माइक्रोफिल्ससे | 


२८. पत्र: वसुमती पण्डितको 


शनिवार [१३ नवम्बर, १९२६] 
चि० वसुमती, 
तुम्हारे दोनों पत्र मिले हैं। तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे तो में निश्चिन्त हैं। 
यहाँ आानेमें देर-सवेर हो तो में सहन कर सकता हूँ छेकिन तबीयत खराब होनेकी 
वात सहन नहीं कर सकता। इच्धवदनके भाई विक्रमकों तो तुम पहचानती ही होगी। 
वह आश्रममें रहना चाहता है। इसके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है! 
देवदास एक दिन यहाँ रहकर पंचगनी गया। 


वापूके भाक्षीर्वाद 
चि० वसुमती धीमतराम 
मात अम्वालाल मथुरादास 
पल्ियड वेडा, डाकखाना डाँगरवा 
गजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४७२) तथा (एस० एन० ५९९० )से भी। 
सौजन्य,: वसुमती पण्डित 
१. एस० एन० रजित्टरके आंधारपर | 
२ ढाककी मुदरसे। 


२९. पन्न : तुलसी मेहरको 


दनिवार, कारतिक शुक्ल ८, १९८३ [१३ नवम्बर, १९२६ ] 


चि० तुलसी महेर, 

तुमारे खत आते है। किसी पत्र आश्रमवासीयोंको सुनाता हुूँ। स्वप्न अच्छा 
था; उसमें जो तुमने सुना उससे ज्यादाह कुछ भी में नहिं कह सकता। इतना हि 
हो जाय तो काफी। तवीयत अच्छी होगी। मेपालमें गैया और मंसें रहती है क्‍या ? 
जिस खतपर लीखते हो वह हाथका बना हुआ है। वहां बनता है या वहारसे आता 
है। उसका क्‍या दाम होता है? भणसाली भाईके ४० चालीस उपवास सोमवारकों 
पूरे होंगे। तबीयत वहोत अच्छी है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (जी० एन० ६५२८) की फोटो-नकलसे | 


३०. क्या यह जीवदया है ?-६ 


एक मित्रनें एक लम्बा छेख लिखकर अनेक प्रश्न उठाये हे और अपनी शंकाओंको 
अभिव्यक्त किया है। उन्होंने शुद्धभावसे अपनी शुंकाएँ प्रस्तुत की है। इस लेख- 
मालछावाले “नवजीवन ' के अंकोंकों भी उन्होंने अपनी टिप्पणियों सहित भेजा है। में 
मानता हूँ कि इनके लेखमें उठाये गये अनेक प्रश्नोंका समाधान तो हो चुका तथापि 
प्रदनोंके समुचित उत्तर में यहाँ दे रहा हूँ। 

मुझे लगता है कि इन प्रइ्नोंपर में तटस्थ भावसे विचार कर रहा हूँ। मुझसे 
हिसाका पक्षपात तो हो ही नहीं सकता। अपने मतामतोंका भी मुझे कोई पक्षपात 
नहीं है। पक्षपात तो मुझे सत्यका ही है और उसकी खोज मुझे अहिंसक मार्गसे ही 
करनी है। दूसरे मार्गसे वह कदापि नहीं मिल सकता, ऐसा मेंने अनुभव किया है। 
सत्य ही परम उदिष्ट है या नहीं और अहिंसा परम धर्म है अथवा नही, यह बात 
मेरे लिए विवादग्रस्त नहीं है। इसके वारेमें अपने मनमें शंका उठनेकी सम्भावना 
तक में नहीं मानता। छेकिन उसका पालन कंसे हो मेरे सम्मुख हमेशा यह प्रश्न 
रहता है। प्रतिक्षण नवीनताएँ दिखाई देती है। उसके पालनमें भूलोंका होना में 
अवदय ही सम्भव मानता हूँ। वैसी भूलोंसे बचनेके लिए में वहुत जाग्रत रहता हूँ। 
फिर भी झपकी आ सकती है। इसलिए यदि किन्ही मित्रोका विरुद्ध मत मुझे मान्य 
न हो तो वे मुझे दुराग्रही न मानें अपितु नासमझ जानकर क्षमा करें और बीरज 
रखें। 


कु सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१. पागल कुत्तेके काटनेसे होनेवाला रोग निमित्तमात्र है। 

के न आग एक हो बोध होगा गोद शव सन पर जी सता 

] महाजनमे सचमुच अहिसाकी भावना 
हो तो वह ही इसका सही उपाय ढूँढ़ सकती है। कुत्तोंको न मारनेके धर्मको 
सरकार स्वीकार नहीं करेगी। नगरपालिकामें भी अनेक सम्प्रदायोंके लोग होते हैँ 
इससे वे भी इसका अहिंसक उपाय नहीं ढूंढ़ेंगे। 

३. अहिसक उपाय खोज निकालनेका बोझ महाजनपर ही है। महाजनको 
निर्दोष अथवा निरुपाय मानना भूल है। 

४. इस चचकि लिए पागल कुत्ते और खूनी भनुष्यमें में कोई भेद नहीं देखता। 
खून करनेकी प्रवृत्ति भी एक रोग है। खूनी अपना-आपा खो बैठता है तभी खून 
करता है। दोनों दयाके पात्र हें छेकिन यदि वे दूसरोंको कष्ट पहुँचाते दिखाई दें 
और उन्हें देहमुक्त करना उचित हो तो वैसा करके भी उन्हें रोकनेका धरम उत्पन्न 
होता है। यह घम्में अहिंसक व्यक्तिके लिए तो और भी जहूरी है। 

५. कुत्तोंको घर-घर पाला जाता चाहिए, मेरे कहनेका ऐसा आशय ही नहीं 
है। में इतना ही कहता हूँ कि यदि कुत्ते रखने ही हों तो वे पाछतू होने चाहिए। 
पालतू कुत्तोंको रोग नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन पालतू कुत्तेके लिए उसका स्वामी 
जवाबदेह होगा। 

६. आज गलियोंमें घूमनेवाले लावारिस कुत्ते सीधे-सादे नहीं हें; कभी थे भी 
नहीं। पालतू कूत्ते वैसे होते हैँ। वे सीघे-सादे रहें इसलिए ही यह चर्चा चल रही है। 

७. आवारा कुत्तोंको देखते ही मार दिया जाये, ऐसा विचार मेने व्यक्त नहीं 
किया है केकिन मेंने ऐसे कानूनका सुझाव दिया है। इसमें कुत्तेके प्रति दयाभाव 
निहित है। क्योंकि इससे दयालु मनुष्य अपना धर्म समझकर या तो कुत्तोंको पालेंगे 
या दूसरा कोई उपाय ढूंढ़ निकाछेंगे और ऐसे कानून बननेपर कुत्तोंका यों ही मारे- 
मारे फिरना बन्द हो जायेगा। भिखारीको भिक्षा न देनेका उद्देश्य भिखारीकों मारना 
नहीं है; उसका उद्देश्य उसे स्वावलम्बी बनाना, मनुष्य बनाना है। कुत्तोंकी मारनेका 
धर्म तो मैने पिछले अंकोंमें जो परिस्थितियाँ बताई हैं, उन्हीमें उसन्न कह सकता है। 
कुत्तोंका मारना पाप है, ऐसा कहतेमें मेरे मतका खण्डन नहीं है क्योंकि मेने उसके 
विरुद्ध मत व्यक्त ही नहीं किया है। कहीं 

८. अम्बाक्ाल सेठने क्या किया और जो किया वह उचित है अथवा नहीं, 
तथा मैंने जो मत व्यक्त किया है वह उचित था या नहीं, इसकी चर्चा बा 
व्यर्थ है। हमारे पास उस घटनाके सारे तथ्य भी नहीं हैं। उससे उत्पन्न होने 
अहिंसाकी महान्‌ समस्या ही चर्चा करने योग्य है और भाई अम्बालालकी वात छड़ना 
में उस समस्याके समाधानमें विध्न रूप मानता हूँ। 

९. सवाल इतना ही है कि अमुक परिस्थितियोंमें जब अन्य सद उपाय का 
सिद्ध हो जायें तब कुत्तोंकी मारना अहिसाकी दृष्टिसे धर्म हो सकता है या नहीं 


१, जातीय पंचायत | 


क्या यह जीवदया है ?-६ ४३ 


में मानता हूँ कि हो सकता है और इस बारेमें दो मत नही हो सकते, ऐसा में अब 
भी मानता हूँ। वैसी परिस्थिति किसी समय है या नही, इसके सम्बन्धर्मं मतभेद हो 
सकता है लेकिन इतना समझ छेना काफी है कि ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हे। 

१०. लेकिन मुझे एक मतभेद अवश्य दिखाई दे रहा है। जिनकी थंकाओंका 
समाधान करते हुए में यह लेख लिख रहा हूं उनके लेखोंमें और अन्य अनेक छेखोंमें 
यह देखता हूँ कि उनके छेखकोंको देहके आत्यंतिक विनाणकी वात, हर अवसरपर, 
भयंकर मालूम होती है। उदाहरणके लिए वे पागल कुत्तोंको एक स्थानपर बन्द कर 
उन्हें कष्ठ सहते हुए मरने देनेंका सुझाव देते हे, जबकि मेरी दयाभावना इस वातको 
कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। में कुत्तोकों अथवा मनुष्योंको तड़पता हुआ नहीं 
देख सकता। तड़पते हुए मनुष्यकों में मारता नही क्योंकि मेरे पास उसके लिए आज्ञा- 
जनक उपचार है। किन्तु में तड़पते हुए कुत्तोंको मारनेके लिए राजी हूँ क्योंकि उनके 
लिए मेरे पास कोई आशाजनक उपचार नहीं है। मेरे वच्चेको पायल कुत्तेके काटनेसे 
होनेवाला रोग हो जाये और उसके रोगके निवारणके लिए मेरे पास आद्याजनक 
इलाज न हो और वह कष्टसे तड़प रहा हो तो उसकी देहका अन्त करना में धर्म 
समझूंगा। देवपर आधार रखनेकी भी एक सीमा है। सारे प्रयत्न कर चुकनेके वाद 
ही हम दैवाधीन बनते हैं। तड़पते हुए वालकके लिए अनेक उपचारोंमें अन्तिम उपचार 
देहमुक्त करनेका भी है। 

लेकिन इस चर्चाको में फिलहाल लम्बा नहीं खींचना चाहता। मेरी दृष्टिमें 
तो जो अहिसा-धर्मियोंकी कमजोरी है वही इस धर्मंकों ठीक रूपमें समझनेमें अन्तराय 
है। इसलिए में विनती करता हूँ कि इस मतभेदको सहन कर लिया जाये। 

यह तो हुआ एक विवेकी मित्रके प्रश्नोंके वारेमें; आइए अब एक ऋरोधी मित्रके 
प्रबनोपर विचार करें: 

हमें तो लगता है कि आप पाइचात्य देशके चातावरणमें बहुत काछतक 

रहे हैं, आपने उसके साहित्यका अध्ययन किया है और उसके संस्कार आपके 

हृदयमें घर कर गये है, इसीसे आप मनुष्यके प्रति दयाभाव रखकर प्राणियोंकी 

जाम लेना ज्यादा इष्ट समझते हे। इसलिए आप बहुत शान्तिसे सोच-विचार 

कर अपनी भूछ स्वीकार करें और संसारसे क्षमा माँगे। संसारमें महापुरुष माने 

जानेवाले व्यक्तिका यह फत्तंव्य है। आपको अत्यन्त सुक्ष्मतासे विचार करनेके 

बाद ही जो इृष्ट हो वह करना चाहिए लेकिन आपने तो चर्चाको बहुत तूल 

देकर अपने नामकों बढ़्टा लगाया है। 

इस तरहके पत्नोंमें से मेने यह एक अपेक्षाइत सौम्य वाक्य उद्धुत किया है। 
मेने विचार किये बिना अपनी राय देनेमें उतावली की है, ऐसी वात नहीं है। जो 
मनुष्य अपना मत स्थिर करते हुए अपने वड़प्पनका विचार करता है वह सत्यका निर्णय 
नहीं कर सकता। उसके सामने तो उसका बड़प्पन होता है और यह सत्यका दर्शन 
करनेमें विष्नरूप होता है। 


बढ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 

में ऐसा नहीं मानता कि पश्चिमका सब कुछ त्याज्य है। पश्चिमकी सभ्यताकी 
मेंने कड़े शब्दोंमें तिन्दा की है। मेरा मन अभी भी उसकी भर्त्सेना करता है, लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिमका सब कुछ त्याज्य है। पश्चिमसे मेंने वहुत- 
कुछ सीखा है और में उसका ऋणी हूँ। पश्चिमके रहन-सहन और उसके साहित्यने 
भेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव न डाला हो ती इसे में अपना दुर्भाग्य समझूंगा। लेकिन 
कुत्तोंके बारेमें मेने जो मत व्यक्त किया है सो परश्चिमकी शिक्षाके प्रभावसे किया 
है, ऐसा में नहीं मानता। पर्चिम --- एक छोटे सम्प्रदायकों छोड़ दें -- तो यह सिखाता 
है कि मनृष्येतर प्राणिमात्रको मनुष्यकी भलाईके लिए मारनेमें कोई दोप नहीं है। 
इसीसे पश्चिमने जीवित प्राणियोंकी चीर-फाड़को प्रोत्साहन दिया है। पश्चिम्में स्वादके 
लिए अनेक प्रकारकी हिसा करनेमें दोष नहीं माना जाता। इन वातोंकों में स्वीकार 
नहीं करता। पश्चिमके रिवाजके अनुसार तो जो निकम्मा हो गया हो ऐसे किसी भी 
प्राणीको मारनेमें पाप नहीं बल्कि पुण्य माना जाता है। मेने जो विचार व्यक्त किया 
है, उसमें तो हर कदमपर मर्यादा है। शाकाहारको में हिंसा मानता हूँ, यह शिक्षा 
पश्चिमकी नहीं कही जा सकती। सिद्धान्त और उसके अमछका विचार करते हुए हमें 
व्यथेंकी दलीलों अथवा मिथ्यारोपोंको स्थान नही देना चाहिए। मेरे मतकी परीक्षा 
स्वृतन्त्र रूपसे की जानी चाहिए। वह पर्चिमसे आया हो अथवा पूर्वसे, उसका मूछ 
सत्य है अथवा असत्य, उसमें अहिंसा है अथवा हिंसा, इसपर विचार किया जाना 
चाहिए] मेरा विद्वास है कि उसका मूछ सत्य और अहिसा ही है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-११-१९२६ 


३१. बोठाका मेला 


हमारे देशमें जगह-जगह मेले होते ही रहते हैं। वर्षमें कहीं-न-कहीं मेला होता 
ही रहता है। उनमें आसपाससे अनेक प्रकारके छोग आते हैँ! वड़े मेलोम भाग 
लेनेंके लिए तो लोग सारे हिन्दुस्तानसे आते है। 

ऐसा ही एक मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूणिमाके अवसरपर धोलका ताल्ल॒केके वोठा 
ग्राममें होता है। उसमें कांग्रेस जिला समितिकी ओरसे कुछ वर्षोसे भाई डाह्माभाई 
स्वयंसेवकोंकी टुकड़ी इकट्ठी करके सेवा करते आ रहे हे । इस साल भी अमल 
सेवकोंकी माँग करते हुए अपील निकाली है। पिछले वर्ष और उससे भी पिछले कि 
मेंने इस मेलेमें भाग लेनेका इरादा किया था लेकिन परिस्थितिकी लाचारीके कक [ 
ऐसा नहीं कर पाया। मुझे खेद है कि में वहाँ इस वर्ष भी नहीं जा सकता। डे बे 
जो लोग वहाँ सेवाके लिए जा सकते हों उन्हें मेरी सलाह है कि वे अवद्य के 
धर्मार्थ होनेवाले मेलोंमें भी आज वबुराईका प्रवेश हो गया है और यह 348 के 
है। ठग लोग वहाँ जाकर भोले लोगोंको धोखा देते हूं, अनेक प्रकारकी अनेतिक 


पत्र : रामेदवरदास पोद्दारको ४५ 
होती हैं, जुआ खेला जाता है तथा हर तरहकी विपय-बवासनाओकों उत्तेजना मिलती 
है। स्वयंसेवक वहाँ जायें तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य कर सकते हूँ। मुन्े 
उम्मीद है कि जो छोग इसके लिए समय निकाल सकते हे वे लोग बहाँ जाकर 
यथासम्भव सेवा करेगे। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १४-११-१९२६ 


३२: पत्र : गठटूंड ग्रोगनकों 
१४ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका व्यग्रतापूर्ण पत्र! ठीक लगा। यदि कभी ईइवरने चाहा कि में 
अमेरिका जाऊँ, तो वह मेरे लिए रास्ता खोल देगा और मेरा पथ-निर्देशन करेगा। 
हृदयसे आपका, 
कुमारी ग्दूड ग्रोगन 
बर्नाड कॉलेज 
न्यूयॉर्क 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३७) की फोटो-नकलसे | 


३३० पत्र: रामेशवरदास पोहारको 


कार्तिक शुक्ल ९, १९८३ [१४ नवम्बर, १९२६] 
भाई रामेश्वरजी, 
रामनामके सिवा और कोई चारा हमारे छीये नहिं है रामनाम हि छेना 
हरगिज निराश नहिं होता। 
आपका, 
मोहनदास 
मूल पत्र (जी० एन० १८८) की फोटो-नकलसे । 
:, पत्र-छेखिकाने अपने १५ अक्तूबर, १९२६ के पत्रमें गांघीनीको लिखा था कि अमेरिकाको गाध्या- 
लक दिशा-निर्देशकी आावदपकता है और पह भी लिखा था कि “ भाप जैसी मद्दान्‌ अंत्ंष्टि रखनेवाला 


व्यक्ति ही उस्त जरूरतकों पूरी कर सकता दे। अमेरिकामें जो लोग आपकी जरूरत मदददूस करते है, 
है मद्दात्मा! उनकी खातिर भाइए; आपका यह द्ादिक स्वागत द्दोगा।” (एस० एन० १०८३० )। 


३४. पन्र : फीरोजको 


१५ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। वासनाओंके निग्नहके छिए कोई राजमार्ग नहीं है। इसके 
छिए लगातार प्रयत्त और निरन्तर ईद्वरकी प्रार्थना, इन दो वातोंकी जरूरत है। 
हृदयसे आपका, 


फीरोज 

बी० चकंवानों 
डाकघर फलिया 
जिका गुजरात 
पंजाब 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३८) की माइकोफिल्मसे | 


३५५ पत्र: फेलिक्स वाल्येको 
१५ चवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

श्री पिक्थॉलने' आपकी पत्रिकाके लिए एक लेख या संदेशकी मुझसे माँग 
की है। लेख लिखनेको मेरे पास एक क्षणकी भी फुर्सेत नहीं है। में आपको यह 
कहनेके सिवा और क्‍या संदेश भेजू कि मेरी राष्ट्रीयता प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीयता है। में 

राष्ट्रों या घर्मोके झगड़ोंसे तंग आ गया हूँ। 
द्वृंदयसे आपका, 


डा० फेलिक्स वाल्ये 
होटक रिचमंड 
जिनीवा 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७३९) की फोटो-वकलसे । 


१. मार्माड्यूक पिंब्योंड णो एक्र समयमें बॉम्चे क्रॉनिकलके सम्पादक रह चुके मे। 


३६. पन्न: जमनालाल बजाजको 


सोमवार [१५ नवम्बर, १९२६] 

चि० जमनालाल, 

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हे। 

कमलाकी तबीयत और उसका मन दोनों ही फिलहाल तो ठोक हैँ। 

खास तौरसे चरखा संघकी सभाके लिए आनेकी कोई जरूरत नहीं हैं। छेकिन 
वहाँ आराम मिल्ले तो ठीक अन्यथा किसी दूसरी जगह भाग जाना चाहिए। 

मेने तार पढ़ लिये हँ। तुमने जो उत्तर दिये हे मुझे तो बे सब उचित 
मालूम हुए। 

भणसालीके उपवासके आज ४० दिन पूरे हो जायेगे। कर सबेरे उपवास 
तोड़ेगा। शक्ति बहुत ही अच्छी रही है। उसने किसीसे तनिक भी सेवा नहीं लीो। 

२ दिसम्बरकों यहाँसे निकरलूँगा', ऐसी उम्मीद है। कौन-कौन साथ होगा यह 
अभी निश्चय नहीं हुआ। 
.._ देवदास॒ मथुरादासके लिए पंचगनी ग्रया है। प्यारेछालको अपनी वहनके लिए 
पंजाब जाना पड़ा। 

सोनीरामजीको ऑपरेशनकी जरूरत थी और रंगूनके अछावा अन्य किसी स्थानपर 
ऑपरेशन करवानेके लिए उनकी माताजी आदि तैयार न थीं। 

चम्पा बहन यहीं हे। उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौपी है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २८७७) की फोटो-नकलसे | 


३७. पत्र: रालन पण्डितको 


आश्रम 
१५ नवम्बर, १९२६ 

भाईश्री छालन, 
भेरी भाषामें हिसा हो तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है। पाखण्डीको पाखण्डी 
कहनेमें हिसा नहीं है लेकिन न कहनेमें हो सकती है। साँपको क्‍या कहें ? अपने 
पुत्रके आवारा होनेके बावजूद यदि में उसके परिचयमों अन्य विशेषणोंका प्रयोग करू 
तो असत्यके दोपका भागी होऊँगा; और मेरी नम्न राय है कि असंत्य-मात्र हिसा है। 


१, पत्रमें भणसालीके उपवासकी जो चर्चा दे उससे स्पष्ट हो जाता है कि थद्द पत्र आगामी शनिवार 
१३ नवम्बर, १९२६ के वाद लिखा गया था; देखिए “ पत्र: तुल्सी मेदरको”, १३-११-१९%६। 
२. वर्षा जानेके लिए; गांवीजो वहाँ ४ दिसम्बरकों पहुँचे थे। 


४८ सम्पूर्ण गांवी वाहुमय॑ 


हिसा आवारा आदमीको निकम्मा कहनेमें नहीं, उसके खिछाफ उसीकी तरह निकम्मा 
बन जानेंमें है। में बम्बई समाचार” नहीं पढ़ता। 


भोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाई छालन पण्डित 

मार्फत सेठ छोटालाल मलूकचन्द 
हठीभाईनी बहारनी वाडी 
अहमदाबाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० १९९६२) की माइक्रोफिल्मसे | 


३८. पत्र: देवचन्द पारेखको 
[१५ नवम्बर, १९२६]! 


भाईश्री देवचन्दभाई, 

भाई फूलचन्दने ' तुमपर दया की, यह ठीक ही हुआ। लेकिन में तो नहीं 
कर सकता। में किससे नकल करवाकर भेजूं? इसलिए अभी तो तुम्हें मेरी ही 
लिखावट पढ़नी होगी; इसके बिना गति नहीं है। 

तुम्हारा पत्र आज ही मिला। इसलिए पोरन्दर तार दिया है कि मार्चकी 
तारीखें मुझे अनुकूल पड़ेंगी। 

भालवीयजीको परिषद्‌्में' खींच छाना सम्भव नहीं दिखता। इसके सिवा वे 
खह्दर परिषद्‌में” क्‍या बोलेंगे? मेरी दृष्टि तो अभी जयसुखछारू मेहता अथवा 
वल्लभभाई पटेलपर जाती है। छोग यदि कामसे आकर्षित होकर आयें तो अच्छी 
बात है, महज नामके कारण आयेंगे तो वे क्या देंगे? 

तथापि थे सब मेरे अपने विचार हैं, इन्हें ऐसा ही समझना। सही निर्णय तो वही 
होगा जो तुम सव लोग तय करोगे। में यहाँसि २ दिसम्वरको रवाना हो जाऊँंगा। 
इसके बाद वापस कब आउऊँगा सो तो राम जाने। ठीक परिषंद्के समय ही आऊं तो 
आदचर्य नहीं। इसलिए मुझसे जो काम लेना हो वह इसी मासमें ले लेना। 

भाई फूलचन्दसे कहना, उनके पत्रपर जब वह यहाँ आयेंगे तव विचार करेंगे। 


बापू 
१, ढाककी मुहरसे। 
२. फूछचन्द कस्तूरचन्द शाह। 
, कार्ियावाद़ राजनीतिक प अभिवेशनमें ! 
३४ 8 दोनेवाली! थी; देखिए खण्ड ३१५ 


४. पद काियावाढ़ राजनीतिक परिषदुके साथ उसी स्थानपर 
पृष्ठ ५५६ | 


: हैंड-स्पितिंग एण्ड हेंड-वीविंग ' की भूमिका ४९ 
[ पुनदच : ] 
अंग्रेजी पत्र वापस भेज रहा हूँ। 


गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२१) की फोटो-नकलसे | 


३९. तार: साधोजी, मण्डल-मंत्री, तीमखारको' 


[१५ नवम्बर, १९२६ यथा उसके पर्चात्‌ | 
मुझे दखल नही देना चाहिए। 


गांधी 
अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४९६४ बी०)से। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 
४०. हेंड-स्पिनिग एण्ड हेंड-बीविग ' को भूमिका 
सावर॒मती 


१६ नवम्बर, १९२६ 


लोगोंको स्मरण होगा कि पिछले सालके शुरूमें राष्ट्रीय कांग्रेसके संयुक्त कोपाध्यक्ष 
श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवन मेहताने कत्ताईपर लिखे सबसे अच्छे प्रवन्धके लिए १००० 
रुपयेके पुरस्कारकी घोषणा की थी। श्रीयुत अम्वाछारू साराभाई, शंकरलछाल बेकर, 
मगनछाल ग्रांधी और मुझे निर्णायक नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ६८ 
और प्रवन्ध प्राप्त हुए थे। काफी विचार-विमशेके बाद निर्णायकोंने प्रोफेसर एस० वी० 
पुणताम्वेकर, जो इस समय वनारस हिन्दू-विद्वविद्यालयमें हें, और श्रीयुत एन० एस० 
वरदाचारीके बीच पुरस्कार वरावर-बरावर वाँट देनेका निर्णय किया। जो प्रवन्य अब 
जनताके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है इन दोनों पुरस्कार विजेताओके सम्मिलित 
प्रयत्नका परिणाम है, जिनसे अपने निवन्धोंको एक संयुक्त प्रवन्ध बना देनेका अनुरोव 
किया गया था। यह कह सकना कठिन है कि प्रस्तुत प्रवन्ध मूल दोनों प्रवन्धोसे 
कहाँतक अच्छा बन सका है। लेकिन हाथकताईके विस्तृत क्षेत्रमें काम करनेवाले 
लोगोंको इन पृष्ठोंमें ऐसी वहुतसी सामग्री मिलेगी जिससे वे अपनी स्थिति सुदृढ़ 
बना सकेंगे। शंकालु छोगोंको भी सोचने विचारनेकी काफी सामग्री इसमें मिलेगी; 
न मिले तो मुझे वहुत ही आदइचय्य होगा। 


१. पह तार १०७ नवम्बरके एक तारके जवाबमें भेजा गया था जिसमें लिखा था: कृपया तार द्वारा 
कहें कि आप बिरलाको ज्यादा पसंद करते है या श्रीप्रकाशको। कांग्रेसके कामका इज हो रदा है। 


39-- 


(० सम्पूर्ण गांधी वाईमय॑ 


पल के 8885 का रूपसे विचार किया है: 
न करोड़ों छोग ऐसे हैँ जिन्हें एक पूरक घंधेकी 
रि से अधिकांश सालमें कमसे-कम चार भहीने ऐसे घंघेके मरे हा 
हैं? क्या हाथकताई ही एकमात्र ऐसा पूरक धंधा है; और यदि है तो क्या लोग 
आसानीसे इस घंघेको अपना सकते हैं ? क्या हाथकते सूतसे वुनकर तैयार किया गया 
खट्दर विदेशी तथा भारतीय मिलोंके बने कपड़ोंके मुकावलेमें वेचा जा सकता है? 
पाठक देखेंगे कि छेखकोंने इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रइनोंका जवाब हाँमें देनेका 
प्रयास किया है। क्या ऐसे प्रत्येक व्यक्तिका, जो भारतीय जनताकी हाछतको बेहतर 
देखना चाहता है, यह कत्तंव्य नहीं हो जाता कि वह इन लेखकोंने जो विचार व्यक्त 
किये हैं, उनको गौरसे पढ़े और यदि उनके निष्कर्षोसे सहमत हो तो खहर आन्दोलन- 
का समर्थन करे? इन लेखकों द्वारा निरूपित तथ्योंका खण्डन करनेमें समर्थ हुए 
बिता इस प्रबच्चको व्यर्थंका प्रयत्त कहकर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। हे 


मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
हेंड-स्पिनिग एण्ड हेंड-बीविंग 


४१. पत्र : एन० एस० वरदाचारीको 


आश्रम 
सावरमती 
१६ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय वरदाचारी, 

यह रही भूमिका। आशा है, यह समय रहते मिल सकी हैं। यदि आपको 
इसमें कुछ सुधारका सुझाव देना हो तो संकोच न कीजिएगा। आप खुद अपनी 
भूमिका लिख सकते हूँ और उसे प्रावकथन कह सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो 
अपने लेखकों भूमिका और मेरे इस छेखको प्रावकर्थन कह सकते हैँ। यह तो आप 

देख ही लेंगे कि प्रवन्वर्में कोई त्रुटि नहीं बच रहती । 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११२४६) से। 


१. देखिए पिंछला झीष॑क!। 


४२. पत्र: कनकचरद्र शर्माको 


[१६ नवम्बर, १९२६] 
मुझे आपका पत्र और खहरका टुकड़ा मिल गया है।' 
कनकचन्द्र शर्मा 
[सचिव एवं अकाउन्टेन्ट 
अ० भा० च॒० सं० 
नवगाँव 
असम ] 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११२४७) की माइक्रोफिल्मसे । 


४३. पत्र : न्नजकृष्ण चाँदीवालाको 


कार्तिक शुक्ल ११, १९८३ [१६ नवम्बर, १९२६ |' 
भाई ब्रजकृण्ण, 
तुम्हारे खतका उत्तर केवल कालके अभावसे इसके पहले नहीं दे सका हूं। जब 
आना चाहो अवद्य आना और जाना है तब जाना में जो कुछ आदवासन दे सकूँ 
देना चाहता हुं। 
देवदास आया ऐसा हि पंचगनी गया। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (जी० एन० २३५१) की फोटो-नकलसे | 


१. नवगाँव जिछेमें ख़बर उत्मादन-कापकी स्थिति बयान करते हुए भौर कपातकी बेहतर खेती करनेका 
सुझाव देते हुए लिखे गये बिना तारीखके एक पत्रपर यह पंक्ति लिखी हुईं है। ग् 
२६ देवदास १९२६ में पंचगनी गये थे। कारतिक शुक्ल ११, १६ चवम्बरकों पड़ी यीअ >> 


४४. पत्र: सुन्नालाल गं० शाहको 


कारतिक सुदी ११ [१६ नवम्बर, ! 
भाई श्रा मुन्नालाल, ' ज 

आपका पत्र मिला। जो ब्रह्मचर्य, अहिसा, अस्तेव और अपरिग्रहका पान क्रने- 
का प्रयत्त करे, अस्पृश्यताको पाप समझे, शरीर-श्रम करते हुए न थके, पाखाना साफ 
करना घर्मं समझे, स्वादेन्द्रिपर विजय भ्राप्त करे, नित्य काते तथा पींजे और शुद्ध 
खादी पहने, वह आश्रममें रह सकता है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्री मुन्नालाल गंगादास शाह 
बुरहानउुर 


गुजराती पत्र (एस० एन्० १९९६४) की माइक्रोफिल्मसे। 


४५. सहाकविकी वाठिकाके पुष्प 


स्वर्गीय व्योगेशचन्द्र बनर्जीकी सुपुत्री श्रीमती व्लेयरनें मुझे नीचे लिखा अनुवाद 
भेजा है। यह अनुवाद उनके लिए महाकविकी भतीजी प्रमथा चौधरीने विशेष रूपसे 
किया है। श्रीमती ब्लेयर कहती हें 
मुझे अपने देनिक व्यवहारके लिए कुछ ऐसी सहायक फहावतोंकी जरूरत 
थी जैसी अंग्रेजीस हर किसीकों मिल सकती हें। ये उद्धरण उन्होंव मेरे लिए 
बंगलामें लिखे थे और उनका चुनाव सहाकविके शान्तिनिकेतनसें समय-समसपर 
दिये गये भाषणोंमें से किया गया था। थे भाषण जिस समय दिये गये थे उसी 
समय लिख लिये गये थे, किन्तु मेरा खबालू है कि ये कहीं छपे नहीं हें। 
मुझे ये उद्धरण इतने अच्छे छगे हें कि सेने उचका अनुवाद अंग्रेजीमें करवा 
या हैं। 
मुझे विद्वास है कि महाकविकी वाटिकाके इन पुष्पोंकी 'यंग्र इंडिया के पाठक 
सेजोकर रखना चाहेंगे।' 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १८-११-१९२६ 
१. डाककी सुछदमों तारीख १८ नवम्बर, १९२६ दे। छेकिन कार्तिक झुदी ११, १६ नवम्बर 


पढ़ी यी। 
२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर | रे 
३, इनका अथुवाद यहाँ नहीं दिया जा रद्दा दै। उद्धरणोंके छलिए देखिए इमारा भंग्रेणी खण्ड ३९, 


शीर्षक “ पछावसे फ्रॉम द पोएट्स गाईन ”। 


४६. भरखेसे मरणासन्न व्यक्तिको सान्त्वना 


एक कथा है कि एक बोर बौद्ध महिता अपन मरणासतन्न पतिकफों इन 
पाब्दोंम सानतवना देती है: आप अपने मनसे समस्त सांसारिक दुश्चिन्ताएँ निफाल 
दें और शान्तिपुर्वक प्राण-त्याग करें; क्योंकि में चरखा चलाना जानती हूँ, इससे 
में अपना और अपने वच्चोंका निर्वाह कर लूँगी। “यंग इंडिया ' में इस फंथाके 
दो रूप दिये गये हें। पहला सन्‌ १९२१ में छपा था और दूसरा इसी बर्ष। 
किन्तु इन दोनोंमें अशुद्धियाँ या अपूर्णताएँ थीं। पालोमें मूल कथा देखनेफे धाद 
बौद्ध-धर्म अंगुत्तर निकायके वदकमपद्ट (सारणीय वग्ग)फे १६ थें खण्डफे पहले 
अनुच्छेद और दूसरे अनुच्छेदके एक अंशका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है। 

गहपति नकुछ-पिता भयंकर झरूपसे बीमार और अत्यधिक चिन्तित थे। 
तब उनकी पत्नी नकुछ-साताने उनसे कहा "आपको अब एक क्षणके लिए भी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मल्तिष्कपर चिन्ताओंका भार लेकर मृत्यकों प्राप्त 
होना अत्यन्त ही पीड़ाजनक होता है। और भगवान्‌ बुद्धने इस प्रकारकी मृत्युको 
निन्‍्य बताया है। फदाचित्‌ु आपको यह भय है कि आपके भरनके बाद में 
बच्चोंका पेट नहीं पाल सकेगी और गृहस्थी नहीं बला पाऊँगी। आपका यह भय 
निराधार है क्योंकि में चरखा घलानेमें और फेदा-सज्जामें निपुण हूँ। (चाक्यके 
अन्तिम अंशका अर्थ मेरी समझमें स्पष्ठतः नहीं आया है। मेरी इच्छा है फि 
पालीके कोई घिह्ान इसपर और प्रकाश डालें |--वा० गो० दे०) इसलिए 
मुझे आपके बाद अपना और बच्चोंका भरण-पोषण करनमें कोई कठिनाई न 
होगी। अतः आप क्लपया अपने मस्तिष्कसे समस्त क्षोभजनक विचार निकाल दें। 

इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ आपको ऐसी आशंका है कि आपको मृत्युके 
बाद में सस्सवतः दूसरा विवाह कर छूँगी, किन्तु आपको इस तरहका भय 
अपने मनसे निकाल देना चाहिए। आप देखते ही हैं कि हम पिछले सोलह 
सालसे विवाहित होनेपर भी संयमपूर्वक जीवन बिता रहे हे और गृहस्थी चला 
रहे है। आप छूपा करके अपने मनको पुर्णतया शान्त रखें।' 


इस टिप्पणीमें से मेने मूल पाठ निकाल दिया है क्योंकि में नहीं समझता ' यंग 
इंडिया” के पाठकोंके लिए भूल संस्कृत या पाली-पाठकी कोई जरूरत है। किन्तु 
वा० गो दे० ने मूल पाठके नीचे जो टिप्पणी 'दी है उसे में नहीं छोड़ सकता। 


अफसोस कि पालीकै सारे मूल ग्रन्थ लैटिन लिपिमें प्रकाशित किये गये 


हैं। और “जातक ' के सम्पादक, डेनमार्क-दासी कोपेनहेगनफे फॉसवालने तो बड़े 
दम्भसे लिखा हैः 


जे सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


_े अबतक प्राच्य प्रस्थॉकों ऊेटिन लिपिमें लिखता रहा हें और आगे 

भी में पालीके जिन पग्रन्थोंका प्रकाशन करूँगा उनमें यही क्रम 5 फेक 
क्योंकि मेरा विश्वास है कि जिन भाषाओंका अपना कोई साहित्य नहीं है 
या जिनका साहित्य तो है, किन्तु वह अबतक अप्रफाशित है, ऐसी सभी भाषाएँ 
सुन्दर लैटिन लिपिमें ही लिखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि एफ 
दिन जब अमेरिका और य्रोपकी सभ्यता दूसरी समस्त सम्यताओंकों इस प्रकार 
आच्छादित कर छेगी, जैसे लाबेने हरक्यूलिनियन और पास्पेईको कर लिया 
था, तब संसार-भरमें यही एक लिपि सर्वोपरि हो जायेगी।” पता नहीं “पाली 
टेक्स्ट सोसाइटी ' के बौ&-संरक्षकोंको भविष्यका यह कल्पना-चित्र कहाँतक पसन्द 
आयेंगा। 

[मंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १८०१ १-१९२६ 


४७. राजाओं और रानियोंकी कलाएँ 


चरखा देशकी जो सेवा कर रहा है, उसका व्यक्तिगत अनुभव रखनेवाले एक 

बह रस्किनकी 'सीसेम ऐंड लिलीज पुस्तिकार्में से यह एक उद्धरण मेरे पास 
भेजा है: 

कलाओंके राजा कृषिके बाद अब लीजिए आदमीकी दूसरी दीषेस्थ कला, 

बुनाईकों। यह रानियोंकी कला है। भाचीन कालमें गर-ईसाई जातियोंकी सभी 

कुलीन महिराओंने अपनी चिर कुमारी देवी ( एथेना)की उपासनाके रूपसें 

इस कलाफ़ों प्रतिष्ठित किया; और समस्त यहुदी सहिलाओंने उसे अपने प्रधान 

पुरोहितके शब्दोंके अनुरूप अँचा उठाया है। उनके प्रधान पुरोहित हारा इस 

देबीका चित्र इन शब्दोंमें प्रस्तुत किया गया हैः उसके हाथ चरखेंके हत्मेपर 

रखे हुए हैं; उसके हाथ ऊनकी रूपेटनी थासे हैं; उसके हाथ दवीन-हीनोंकी 

ओर दानकी मुद्रा्में खुले हें! उसे अपने परिवारके लोगोंकों हिम-शीतसे वचानेकी 

चिन्ता नहीं सताती, क्योंकि परिवारके सभी लोग उत्तमोत्तम वस्त्रोंसे सब्जित 

हैं! गृह-सज्जाके लिए आवश्यक शोभा-वस्त्र वह स्वयं तेयार करती है; उसके बस्न 

रेशमी-रंगीन होते हैं। वह अत्युत्तम क्षौम-बस्त्र बनाती और बेचतो है। व्यापारके 

पास जो फटि-पट हैं, वे उसीके दिये हुए हैं! ' यूनानी कुमारियों जौर ईसाई 

महिलाओँकी इस वंभवपुर्ण कलाका इतने हजार बर्षो्मे हमने कोन-्सा उत्कर्ष 

किया है? क्या हम छः हजार वर्षोतक बुनाई होते रहनेके बाद भी बुनना 

सीख पाये हैं? क्या हमारे घरोंकी सभी अत्तादृत दीवारें शोभा-वस्त्रोंके राजसी 


राजाओं और रानियोंकी कलाएँ ५५ 


आवरणसे शोभित नहीं को जा सकती थीं, क्‍या सभो नारियोंकी कंचुकियां 
मोहक सुनहरे रंगोंसे रंजित नहीं हो सकती थीं? हमने किया क्या है ? छूगता 
है कि हमारे पास इतनी अेंगुलियाँ ही नहीं हे फि हम अपना तन ढेंफने 
लायक मोठा-झोटा कपड़ा भी पर्याप्त मात्रा्में त्रुन छेते। नददियोंके प्रवाहका 
उपयोग करके और धुँआ उगलती चिमनियाँ खड़ी करके हमने चरखोंको शक्ति- 
चालित बना दिया है, पर क्‍या हम अपने लिये पर्याप्त वस्त्र सुलभ कर पाये 
हैं? क्‍या यूरोपकी राजधानियोंकी सड़कॉपर फटे-पुरान और जीर्णशीर्ण वस्त्रोंकी 
बिक्रीके अज्ञोभनीय दृश्य दिखलाई नहीं पड़ते ” क्या आपके प्यारे-प्यारे नन्‍हें- 
मुन्नोंका सौन्दर्य वस्त्रहीनतासे कलंकित नहीं दिखाई पड़ता--जब कि प्रकृति 
चिड़ियोंके कोटरोंमें उनके सुकुमार शावकों और भेड़ियोंकी गुफाओंमें उनके 
स्तनपायी-नवजातोंकों कहीं अधिक शोभा और शालीनताके साथ मोहक आव- 
रणोंते सुसज्जित कर देती है। और क्या शीत ऋतुका हिम हर बार एसी 
प्रत्यक वस्तुकों आवृत नहीं कर देता जिसे आप अनावृत छोड़ देते हैँ और 
हर ऐसे प्राणीकों कफन नहीं ओढ़ा देता जिसे आप कफनतक नहीं दे पाते; 
और क्या शीत ऋतुकी बर्फानी हवा हर बार कुछ निरीह प्राणियोंको परमधाम 
नहीं पहुँचा देती, जो ईइवरके समक्ष आपके विरुद्ध साक्षी देंगे और ईसा 
ससीहकी इस गुहारको गुंजा देंगे कि 'में नंगा था और तुमन मुझे वस्त्र नहीं 
पहिनाये ? 
पत्र-लेखकने इसपर टीका की है: 

दोबारोपण सचसुच बड़ा ही तिक्‍त है, पर उन्होंने कितने आग्रहके साथ 
चरखेको अपनानेकी बात कही है। यदि वे (रस्किन) यूरोप जंसे समृद्ध देशके 
लिए इसे इतना ठीक बतलाते हे, तो भारत जेसे देशके लिए तो, जो निविवाद 
रूपसे कहीं अधिक निर्धन है, यह सचमुच ही ठीक है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-११-१९२६ 


४८. दक्षिण आफ़्रिकाकी परिस्थिति 


के कर पहुँचनेपर श्री एन्ड्रूजने एक पत्र भेजा है। उसके कुछ अंश नीचे दिये 

मुझे यहाँ फिरसे आ सकतनेकी खुशी है। रास्तेमें मुझे तकलीफ हुई छेकिन 
अच्छा हुआ कि में चला ही आया और अधिक रुका नहीं। प्रतिनिधि सण्डलके 
दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेसे पहले यहाँ कितनी ही बहुत-सी बातें तय करना और 
कितनी ही चीजोंको साफ और सरल रूप दे लेना है। मेरा सारा समय इसीमें 
खप जायेगा। 

आज मेरा, जेसा हाइकसे-हादिक स्वागत हो सकता था, बसा स्वागत 
हुआ। स्वागत-समारोह ' के अवसरपर शामको रावतका बाइस्कोप भवन खचा- 
खच भरा हुआ था। में सोराबजीके साथ १९ फर्ट एवेन्यूमें ठहरा हें। ११० 
फील्ड स्ट्रीटवाला पुराना सकान गिरा दिया गया है और जमीन यूरोपीयोंको 
बेच दी ग़यी है! 

तमाम दितर अत्यधिक व्यस्ततामें गुजरे और आशाके विपरीत उससे बचना 
सम्भव ही नहीं हुआ। हिन्दुस्तानी भुहल्लोंस चेचकका जबद॑स्त प्रकोप हुआ था। 
और जिसको भी चेचक निकली वे सबके-सब हिन्तुस्तानी ही थे। मौतें भी 
बहुत अधिक हुईं। हर चार रोगियोंमं एक मर गया। चेचक बड़ी ही सांघातिक 
किस्मकी थी। अखबारोंमें बड़े दुर्भावनापूर्ण पत्र छपा करते थे और उनसें 
गन्दी आदतोंके लिए हिन्दुस्तानियोंकों भला-बुरा कहा जाता था। हम भी सिर्फ 
वही कर सकते थे जो जोहामिसबर्गमं आपने किया था। मेंने पहले आप टीका 
ले लिया (टीका लिये बिना में कुछ कर ही नहीं सकता था) और फिर 
स्वास्थ्याधिकारीकी अनुमति लेकर अलग रखे हुंए हिन्दुस्तानी रोगियोंके पास 
रोज जाकर जहाँतक हो सका, उन्हें धीरज देनेकी कोशिश करता था। इसके 
बाद हम लोगोंने सिलकर एक हिन्दुस्तानी स्वास्थ्य सभा कायम की और 
डाक्टरके निर्देशके मुताबिक काम करनेका निएचय किया। डाक्टरने काम शुरू 
करा भी दिया है। ज्यों ही यह बात प्रकट हुई, अखबारोंका स्वर ही बदल 
गया और जहाँ पहले हमें भल्ता-बुरा कहा जाता था, अब वहाँ हमारी तारीफ 
होती है। खेर कुल मिलाकर इस सबका परिणाम अच्छा ही होगा। 

यहाँकी स्थिति समझने और उसे फाबूमें छानेके लिए अबतक मुझे काफी 
समय मिल चुका है, बेशक, अगर हम अगले कुछ हफ्तोंमें जीपंस्थ लोगोंके मत 
अपने पक्षमें कर सके तो कई अच्छे-अच्छे अलबार भी हमारे पक्षमें हो जायग 


दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थिति ५७ 


और फिर पहले ही से अपने अनुकूछ वायुमण्डल तेयार फरके हम सम्मेलनकों भी 

अच्छी सहायता पहुँचा सकेंगे। यहाँ, लोगोंको सम्मेलनके समय एक बड़ा प्रदर्शन 

फरनेसे रोकना फठिन हो रहा है, क्योंकि इनकी समझमें उसका सम्भेलनमें 

भाग लेनेवालॉपर असर पड़ेगा। में उन्हें समझा रहा हूँ कि फिसी अच्छे ठोस 

कामका, जैसे, सफाई करके गन्‍्दे मुहल्लोंकी कुछ गन्दगी कम कर सकनका, 

उनपर, भाषणों और प्रदशेनोंसे कहीं अधिक असर पड़ेंगा। 

फिर भी में यह तो कदापि नहीं चाहता कि वे इसके ठीक उल्टे अर्थात्‌ 

उदासीन, निष्किय और भालसी बन जायें। जरूरत है इस जोश और शक्तिको 

समुचित रास्तेपर ले जानेकी। मेने, हमसे सहानुभूति रखनेवाले अच्छेसे-अच्छे 

यूरोपीयोंसे बातें की हे। वे सभी कहते हे कि पिछले साल हमने जो हड़ताल 

और' प्रार्थनन दिवस मनाया था, उसका सही अथ्थेरमें असाधारण असर पड़ा 

था और किसीने उन्हें अनुचित तो माना ही नहीं था। उससे उन्हें यह मालूम 

हुआ था कि हिन्दुस्तानी लोग अपने तरीकेसे और अच्छे ढंगसे सही काम कर 

रहे थे। 

फील्ड स्ट्रीटके मकानके जिक्रसे मुझे बहुत ही पुरानी वातोंकी याद हो आती 
है। यह हिन्दुस्तानियोंकी सबसे पुरानी मिल्कियतोंमें से थी। दक्षिण आफ़रिकार्में सबसे 
पहले बसनेवाले हिन्दुस्तानी व्यापारियोंमें से एक, हाजी अबूवकर अहमदने वहुत हूम्वे 
पट्टेपर सम्पत्ति ली थी। यह स्व० पारसी रुस्तमजीको कि्रायेपर दे दी गई थी और 
उनके मरनेके समयतक उन्हींके कब्जेमें रही। इसे एक आदमीकी खास जायदाद 
कहनेके बदले सावंजनिक स्थान कहना ही अच्छा होगा। हिन्दुस्तानियोंकी अधिकांश 
अनौपचारिक सभाएँ यही होती थीं। सारे महत्त्वपूर्ण निश्चय यहींपर किये गये थे। 
गोखले अपने दिनका समय अधिकतर यहींपर विताया करते थे। एन्ड्रयूजने यहींपर 
काम किया। यह अमीर और गरीब दोनोंका ही आश्रय-स्थलछ था। यह एक सच्ची 
घर्शाला बन गया था। पट्टेका समय बीतनेपर, डर्वबब टाउन कौंसिलने नया पद्टा 
लिखनेसे इनकार कर दिया और सम्पत्तिके नीकामका विज्ञापन दे दिया। उस नीलाम- 
में हिन्दुस्तानियोंकों वोली ऊगानेका अधिकार नहीं दिया गया। डर्वेन कौंसिलको यह 
मालूम था कि हिन्दुस्तानियोंके लिए वह जगह पाक थी; मगर इससे क्या होता है! 
वह यूरोपीयोंके हाथमें चछी गई। इसीलिए एन्ड्रयूजने इसका जिक्र किया है और 
विस्मयका चिह्न छंगाया है। 

उनका इस समय वहाँ रहना, सचमुच ही ईदवरकी कपा है। दुर्भाग्यपूर्ण-चेचकके 
इस प्रकोपसे सहज ही यूरोपीयों और हिन्दुस्तानियों, सवरमें घवराहट फल जाती। गोरे 
तो शायद वड़े ही सख्त उपाय काममें छाते और हिन्दुस्तानी भयसे किकर्त्त॑व्यविमूढ़ 
हो जाते। श्री एन्ड्यूजने फौरन जो कारंवाई की उससे वहुत वड़ा संकट सिद्ध हो सकने 
योग्य एक परिस्थिति टलू गई। 

उस घामिक पुरुषकी उपस्थितिसे सम्मवतः पलड़ा हिन्दुस्तानियोंके पक्षमें झुकेगा। 
यद्यपि सम्मेलनसे किसी भी वड़ी वातकी उम्मीद नहीं की जा सकती है किन्तु तो भी 


५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
द्र्स दे हे समस्याके शान्ति और न्याययुकत हलके लिए वे उपयुक्त वायुमण्डल तैयार 
कर रहे हैं। 

सर मुहम्मद हबीवुल्लाके प्रतिनिधिमण्डलके कन्धेपर जवावदारीका बहुत बड़ा 


बोझा है। उनके पक्षमें सारा लोकमत है। हम यथासम्भव अच्छेसे-अच्छे परिणामकी 
आशा करते हैं। 


[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १८-११-१९२६ 


४९. नगरपालिकाओंके अन्तर्गत कताई 


नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्डों तथा जिला बोडोके अन्तर्गत चलाये जानेवाले 

स्‍्कूलोंमें जो कताई की जाती है उसके सम्बन्धर्में मुझे जानकारी संयोगसे ही मिल 
जाती है। यदि नगरपालिकाओं और स्थानीय तथा जिछा बोडोंके अध्यक्ष और मन्‍्त्री, 
जो यंग इंडिया” देखा करते हैं, कृपा करके मुझे उन स्कूलोमें कताईके आरम्भकी 
और उसकी प्रगतिकी जानकारी भेजेंगे कि इन स्कूलोंमें कितना सूत काता जाता है 
और सूत कातनेवाले छड़के और लड़कियोंकी संख्या कितनी है तो इसके सही-सही आँकड़े 
दिये जा सकेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १८-११-१९२६ 


५०, श्ान्तिवादी हड़तालकी शर्ते 


एक मित्रने मुझे ब्रिटेनके श्ान्तिवादियोंके मुखपत्र 'नो मौर वार ह (और युद्ध 

नहीं) से एक उद्धरण भेजा है। में इस उद्धरणमें से श्री ए० फेनर ब्रॉकवेने शास्तिवादी 

हड़ताछकी कसौटीके रूपमें जो शर्तें दी हैं उनको नीचे ले रहा हैं: े 

१. जिन सामाजिक बुराइयोंकी रूपेट्में आकर मनुष्योंके प्राण जाते हें 

उतके विरोबमें की गई हड़ताल शान्तिवादके उतनी ही अनुकूछ हो सकती है, 

,जितनी युद्धके विरुद्ध को गई हड़ताल। (आदमीको अधपेट रखनेवाली मजदूरीसे 

उतने ही मनुष्य मरते हैं, जितने तोपोंसे।) हिल 

२. यवि यह कहा जाये कि उन वुराइयोंका अन्त करनेके लिए 'ब्ेघ्रानिक 

साधनोंका प्रयोग किया जा सकता है तो युद्धके सम्बन्ध भी यही कहा जा 

सकता है। हमारा “वंधानिक” तन्‍्त्र अपृर्ण है। दो ब्ष पूर्व मतदाताओंकों न 

तो यह माठूम था कि मजदूरीकी दरें घटाई जायेगी और न उत्हें इस बातका 
अनुमान था कि युद्ध छिड़ जायेगा। 


दान्तिवादी हड़तालकी शत ५९ 


३. यदि यह फहा जाये कि मजदूरीकी दरोंमं कमोके विरुद्ध हडताल 
(मुख्यतः आम हड़ताल) राष्ट्रपर या सरकारपर 'बेजा दवाव डालनेका ' प्रयत्न 
है तो यही बात युद्धके विरुद्ध को गई आम हड़तालके सम्बन्ध भी कहो जा 
सकती है। असलमें जबतक राष्ट्रका अधिकांश भाग इनका समर्थन न परे 
तबतक इनमें से किसीके भी सफल होनेकी कोई आजा नहीं है। 

४. हड़तालकी तुलना आर्थिक नाकेवन्दीसे करना ठीक नहीं है। जहाँतक 
भूखके खतरेका सम्बन्ध है वहांतक सबसे पहले हड़तालसे हड़तालियोंको ही 
कष्ट होगा। तथ्य तो यह है कि ट्रेड यूनियन कांग्रसकी अभी हालकी हड़तालमें 
कांग्रेस छोगोंकी प्राणरक्षा और स्वास्थ्य-रक्षामें सहयोग देनेके लिए तंयार थी, 
किन्तु सरकारने उसका सहयोग लेनेसे इनकार कर दिया था। 

५. कोई हड़ताल शान्तिवादी है या नहीं, इसका निर्णय मूलतः उस 
भावनासे होता है जिससे प्रेरित होकर हड़ताल की गईं हो। युद्धके विरुद्ध को 
गई एसी हड़ताल शान्तिवादी नहीं होगी जिसका हेतु युद्धफे विरुद्ध घुणा न 
होकर सरकारके सदस्योंके प्रति घुणा अधिक हो, और जिसके पीछे एसी भावना 
हो जिसका परिणास गृह-युद्ध हो सकता है। इसी तरह सजदूरीकी दरोंमें कमीके 
विरोधर्म की गईं घह हड़ताल भी शान्तिवादी नहीं होगी जो मालिफों अथवा 
सरकारके सदस्योंके प्रति घणा, अथवा समाज विरोधी भावनासे प्रेरित होकर 
की गई हों। किन्तु यदि उक्त दोनों प्रकारकी हड़तालें, इनमें भी निहित दोषोंके 
विरोध को गई हों तब वे शान्तिवादी हड़तालें होंगी। 

६. यद्यपि यह बात मात्र ली गई है कि अभी हालकी बड़ी हड़तालमें 
हड़तालियोंने यदा-कदा अपनी वाणीसे और एकाध बार व्यवहारमें भी अशान्ति- 
वादी भावना व्यक्त फी थी, किन्तु मुझे यह कहनेमें तमिक भी झिक्क नहीं 
है कि उसमें हड़तालियोंका प्रमुख हेतु आत्मत्यागपुर्वंक नंतिक-विरोध व्यक्त 
फरना ही था, समाजविरोधी शक्ति या व्यक्तिगत घृणा व्यक्त करना नहीं। 
इस तथ्यके कारण ही उसे आत्मिक बल मिला; उन लोगोंन जो आदइचर्यजनक 
अनुशासन दिखाया उत्तका रहस्य यही है। 

७, जो शान्तिबाद यदा-कदा होनेवाली युद्धकी निर्देयताओंकों तो देखता 
है, फिन्तु हमारी समाज-व्यवस्थाके अधोन निरन्तर होनवाले निर्दय कृत्योंको 
नहीं देखता, ऐसा शान्तिवाद निकम्मा है। जबतक हमारा शान्तिवाद उस व्यापक 
मानवीय आन्दोलनमें व्यक्त नहीं होता जिसका हेतु केवल युद्धका अन्त करना 
ही नहीं, बल्कि हमारी उसी प्रकारकी अशान्तिवादी समूचो सभ्यताका अन्त 
करना भी है, तबतक वहु मानवजातिकी आत्मिक प्रगति्मों बिलकुल सहायक न 
होगा; और तबतक जीवनके प्रति मानवका दृष्टिकोण यही रहेगा और उसपर 
इसका कोई प्रभाव न पड़ेंगा। 


मु सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


४ और युद्ध नहीं” आन्दोलनका उद्देश्य उसी हृदतक पुरा होगा जिस 
हृदतक उसमें इन बातोंका ध्यान रखा जायेगा। 

में इन स्तुत्य धार्तोमें केवल एक कसौटीकी वात और जोड़ देना चाहता हूँ। 
शान्तिवादी हड़ताल केवल उन्हीं लोगों द्वार की जाये जो उस दोपके शिकार हों जिसे 
दूर कराना अभीष्ट है। इस प्रकार मान लें कि टिम्वकंटूके दियासलाई वनानेवाले 
मजदूर, जो अपनी अवस्थासे विलकुछ सन्तुष्ट हैँ, वहाँके मिल्लोंके मजदूरोंसे, जिन्हें अधपेट 
रखनेवाली मजदूरी मिल रही है, सहानुभूति वतानेके लिए हड़ताछ कर दें तो दिया- 
सलाई बनानेवाले मजदूरोंकी यह हड़ताल एक प्रकारकी हिसा होगी। किल्तु यदि वे टिम्व- 
कटूके मिल मालिकोंके साथ अपने मालका व्यापार बन्द कर दें तो इससे वहाँके मज- 
दूरोंकों वहुतही पुरअसर ढंगसे सहायता पहुँचेगी और उत्तपर हिंसाका आरोप भी नहीं 
लगाया जा सकेगा। किन्तु ऐसे अवसरोंकी भी कल्पता की जा सकती है जब ऐसे 
मजदूरोंके लिए भी काम बन्द करना कर्तैंव्य हो जाये, जिनको कोई प्रत्यक्ष कष्ट नहीं 
है। ऐसे ऊपर दिये गये काल्पनिक उदाहरणमें टिस्वकटके दियासछाईके कारखानेके 
मालिक मिल-मालिकोंसे मिल जायें तो मिल-मजदूरोंके साथ हड़तालमें सम्मिलित 
होना दियासलाईके कारखानेके मजदूरोंका स्पष्ट कर्तव्य हो जायेगा। किन्तु मेंने यह 
अतिरिक्त सुझाव केवछ बातकों स्पष्ट करनेंके लिए दिया है। अन्ततः तो हर 
भामलेमें स्थिति देखकर ही उसके अनुसार विचार करना पढ़ता है। हिंसाकी शक्ति 
सूक्ष्म होती है। हम उसे अनुभव कर रहे हों तब भी, हिंसा हो रही है या नहीं, इसे 

निश्चित रूपसे जान लेता सदा सरल नहीं होता। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-११-१९२६ 


०५१. टिप्पणियाँ 


रामचन्द्र-कोस 


* रामचन्द्र पशु-चालित कोस  के' वारेमें मेरे और श्री रामचन्द्रनके नाम बहुत 
से पत्र आये हैं। कुछ छोगोंने तुरन्त उसे मेज देनेको कहा है, और कुंचने उसके 
बारेमें कई वाजिब सवाल पूछे हैं। श्री रामचन्द्न सारे पत्र मेरे पास छोड़ गये हूं। कोसकी 
बनावटको पेटेंट कराया जा चुका है। आविष्कारकके पास अभी कीस तैयार नहीं हूँ, 
तैयार करवाने हैं। कोसके लिए जो माँगें आा चुकी है, उन्हें शीत्र ही पूरा करनेका 
कोई साधन श्री रामचन्द्ननके पास नहीं है। में उसके शीक्ष उत्पादनके लिए सुविषाएँ 
प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। श्री रामचन्द्रत अपने निजी कार्मोको निवटानेके लिए 
मद्रास गये हैँ ताकि छौटकर कोस वनाने और उनको ठीक-ठीक लगवानेके कामकी 
देखभालकोअपना[पूरावविक्त दे सकें। इसलिए में पत्र-छेखकोंसे अनुरोध करूँगा कि ने 


१. थद को चरस या मौदका छुपरा हुमा रूप था। देखिए खण्ड ३९, 8 ५६६-८६३ । 


टिप्पणियाँ ६१ 


धीरजसे काम लें, और जबतक कोसकी माँग पूरी करनेके लिए सारा आवशध्यक प्रवन्ध 
पूरा नहीं हो जाता, इन्तजार करें। कोशिश की जा रही है कि कोसका उत्पादन 
राष्ट्रीय भावनासे हो। इसलिए कमसे-कम लछागतपर इनका उत्पादन करानेके लिए 
अलग-अलग लोगोंसे उनकी दरें माँगी जा रही हे। 

पत्र-लेखक मुझे पत्रोंका अलगर-अछग जवाब न देनेके लिए क्षमा करेंगे। जो 
प्रदनन किये गये हैं, उत्तमें से कुछका जवाब में नीचे देता हें : 

१. जो कोशिशें की जा रही है, वे पूरी हो गई तो कोसके वारेमे जानकारी 
देते हुए उसकी आक्ृति स्पष्ट करनेवाला चित्र छापा जायेगा। 

२. कोसके पुर्जे बिककुछ भी जटिल नहीं हें; बल्कि एकदम सीधे सादे हैं। 
निस्सन्देह उसकी वनावट गाँवोंकी आवश्यकताओंके अनुरूप ही है। 

रे. छोहेकी थोड़ी रेल (लोहेकी पटरी), गरारियाँ भौर वँटा हुआ तार शहरोंसे 
मेंगाना पड़ेंगा। 

४. कोस कई सालतक काम दे सकेगा। डोल और रस्सी शायद कुछ जल्दी- 
जल्दी बदलना पड़े। 

५. कोसमें भरम्मतकी जरूरत पड़नेपर जहाँतक में समझता हूँ, गाँवोके मामूछी 
लोहार उसे ठीक कर हेंगे। 

६. कोसको किसी होशियार मिस्त्रीके हरा छगवाना चाहिए। वजन, ढाल 
आदिका खयाल रखना पड़ेगा। छोहेकी पटरी मजवूतीसे जमाई जानी चाहिए। 
गरारीको बिलकुल ठीक जगह छूगाया जाना चाहिए। लेकिन में समझता हूँ कि एक 
मामूली होशियार आदमीको यह आसानीसे और जल्दी ही सिखाया जा सकता है। 
मिस्त्रीको सफर-खर्च आदि देना होगा। तफसीलकी इन सारी वातोंपर विचार किया 
जा रहा है। 

७. कमसे-कम खर्च पड़नेकी दृष्टिसे काममें छाया जानेवाला भेंसा भारी होना 
चाहिए। भेसा जितना ही भारी होगा, उतनी ही आसानीसे पानी खिंच सकेगा। 

८. खाली होनेपर ट्राली डोलके वजनसे अपने-आप वापस चली जायेगी। 

९, मोटे तौरपर डोलका वजन ४० पौंड और ट्रालीका वजन १०० पौड है। 
(ट्राली बिछाई गई पटरीपर लुढ़कती है और भेंसा उसीमें जोता जाता है।) 

१०, कोसका इस्तेमाल गहरेसे गहरे कुएँमें हो सकता है। यहाँतक कि १२५ फुट 
गहरे कुएँमें भी अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ मामूली मोट काम देता है, वहाँ यह भी काम देगा। 

खादौकी बिक्ती 


यथेष्ट प्रकार होनेतक खादीकी विक्रीकी समस्या, यदि अधिक नहीं दो खादीके 
उत्पादनके बराबर महत्त्वकी तो है ही। अभीतक विक्रीकी रफ्तार, उत्पादनकी 
रफ्तारसे कम रही है। विक्रीके लिहाजसे सबसे सुसंगठित प्रान्त बेशक बंगाल ही 
है। डा० राय और उनके सहायक सतीशचन्द्र दासग्रुप्त द्वारा स्थापित संस्था खादी 
प्रतिष्ठानने जो मिसारू कायम की, वंगालके अन्य संगठनोंने वरावर वही स्तर कायम 
रखा है। स्थानीय आवश्यकताओंके अनुसार खादीका उत्पादन करनेमें भी बंगालने 


दर संम्पूर्ण गांधी वाइमय 


काफी सफलता पाई है। यह सही अथंज्ञास्त्र है। इस तरह कार्यकर्ततागण 
खादी खरीदनेवाले मध्यवर्गीय छोगोंसे, और दूसरी ओर खादी तैयार कह 
निर्धन वर्गंसि सम्बन्ध वनानेमें सफल हो सके हे! फलस्वरूप खरीदारके घ्यानसे कपडेके 
प्रकार, विविधता और कीमतमें सुधार हुआ है। खादीके बढ़ते हुए सस्तेपनकी एक 
विलक्षण बात यह है कि खादीके मूल्यमें तो कमी हुईं है, लेकिन बनियाँ, कातनें- 
वाले, और बुनकरोंकी मजदूरीमें कोई कमी नहीं हुई है। कीमतोंमें यह कमी उद्योग 
सम्बन्धी ज्ञान बढ़ने और प्रवन्ध-कुशछताके कारण हुई है। 

सुसंगठित विक्रीका सबसे ताजा विवरण सिलहटसे मिला है। श्रीयत् घीरेन्द्रनाथ 
दासगुप्त सिलहटके निकट कुलौरामें एक छोटा-सा खादी केद्ध चलाते रहे हूँ। उन्होंने 
लिखा है कि केवल पूजाकी छुट्टियोंके दौरान उन्होंने २६०० रुपयोंसे भी अधिककी 
खादी वेची। 

हार्लँकि इसमें सन्देह नहीं कि वंगारलूकी ही तरह अन्य प्रान्तोंमें भी काफी 
प्रगति हुई है, लेकिन वहाँ विक्री-कार्यका संगठन इतने अच्छे ढेँगसे नहीं हुआ है। 
बिहार, बंगालके बहुत करीब पहुँचनेकी कोशिश कर रहा है। केकिन सभी प्रान्तोंमें 
कार्यकर्ताओंको बिक्री बढ़ानेके तरीके ढूँढ़ने चाहिए। श्री भरूचा और अन्य प्रमुख 
लोगोंके अनुभवोंको एकत्र करना चाहिए और हर प्रान्तकी आवश्यकताओंको देखते 
हुए वहाँके उपयुक्त योजनाएँ तैयार करके उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए। फेरी 
लगाकर बेचना और प्रदशनियाँ आयोजित करना, ये दो उपाय तो स्थायी रूप ग्रहण 
कर चुके हूँ। किन्तु यदि छोटीसे-छोटी तफसीछ भी तय न कर ली जाये तो थोजनाएँ 
अव्यावहारिक हो जायेंगी और सारी पूँजीके निरीक्षण और प्रवन्धर्में छग जानेंका खतरा 
पैदा हो जायेगा। इस लिहाजसे हिन्दुस्तानके विभिन्न भागोंमें कुछ भंडार ऐसे हें जिन्हें 
बन्द कर देना चाहिए। जिस खादी भंडारका सालछाना खर्चे ५०० %० हो और सालूमें 
खादीकी बिक्री भी इतनी ही हो, वह वन्दकर देने छायक है। या तो वहाँ हद दर्जेकी 
बदइन्तजामी है और या फिर वहाँके कार्यकर्त्ताओँकों खादीके कामके बारेमें ही कुछ 
भी जानकारी नहीं है। 

सच्ची भावना 

एक पत्र-लेखकने लिखा है: 

भेरी समझमें तो जहाँतक भावनाका सवार है उक्त पत्र-छेखक दोनों ही 
संस्थाओंका सदस्य है। नियमकी दृष्टिसि यदि वह अपना काता हुआ सुत अखिल 
भारतीय चरखा संघके अपने जिलेके प्रतिनिधिके सामने शस्तुत कर दे और अपने 


उस सूतका दाम भेज दे तो वह सदस्य वन जायेगा। किन्तु कुछ लोगोंके लिए इतनी 
रकम भेजना भी सम्भव नहीं होता। उस हालतमें वे अपनी भावनामें उसके सदस्य 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया दै। इसमें पत्र-छेखकने छिखा था कि अपनी आर्थिक कविनाश्यकि कारण 
खबं चूत कातनेवाल और बुनकर दोनेके बावजूद वह अद्विछ भारतीय चरख्ा सँव और अद्लिंढ मारतीप 
गो-रक्षा संवका तदत्यता-शुल्क नहीं हे पाता। 


टिप्पणियाँ ६३ 


वने रह सकते हे और अपना नाम स्वयंसेवकोमे लिखा सकते है। वे अपने कार्यकी 
रिपोर्ट समय-समयपर भेजते रहें भौर कहे जानेपर जो सेवा कर सकें, उसके लिए 
तैयार रहें। 
मद्य-निषेष सम्बन्धी सुधार 

पिछले कुछ दिनोसे त्रावणकोरके कुछ ईसाई सज्जन शराब पौनेके आदी छोगोंमें 
काम करके शराबखोरीकी उनकी आदतको छगनके साथ छूड़ानेका प्रयत्न कर रहे हूँ; 
याने वे उनसे मिलते हें और समझाते हूँँ। शरावखानोंमे जानेवाले छोगोंको चेतानेके 
उद्देश्यसे वे घरनेका आयोजन भी करना चाह रहे है। जान पड़ता है, इस सीघी-सादी 
कार्य-प्रणाठीसे च्रावणकोरके अधिकारी डर गये हूँ। कोट्टायमके जिला भजिस्ट्रेटने 
डाक्टर जेड० एन० परेटके बोलनेपर पावन्दी छगा दी है। डाक्टर परेट न्रावणकोरके 
जानेमाने ईसाई हे और जहाँतक में जानता हूँ, उनकी अहिसाकी भावनापर अभीतक 
किसीने कोई सन्देह नहीं किया है। नोटिस इस तरह है: 


फोट्टायम जिलेके पुलिस सुर्परिटेंडेंट को दी हुई रिपोर्टोंसे मुझे मालूम 
हुआ है कि आप भाषणों हारा छोगोंको शराबकी दुकानोंके सामने घरना देने 
और अन्य गैरकानूनी कार्य करनके लिए भड़का रहे हे। चूँकि आपके भाषणोंसे 
शान्तिभंग होने और सरकारकी सत्ताके प्रति घृणा फंलनकी सम्भावना है 
इसलिए में इस नोटिसके द्वारा आपको सख्त ताकोद करता हें गौर १९०५ फे 
कानून ४ के खण्ड २६के अन्तर्गत ताकीद करता हूँ कि आप आजसे कोद्टायम 
जिलेके किसी भी भागमें कोई भाषण, जोशीली तकरीर या उपदेद न दें। 


नोटिसमें यह मान लिया गया है कि ऐसा हर भाषण, जिसमें धरना देनेकी 
सलाह दी जाये लोगोंको भड़काना है। लेकिन इससे भी आरोप अस्पष्ट ही बना 
रहता है। अन्य गैरकानूनी कारंवाइयाँ कौन-कौनसी हैं यह इस हुकममें साफ नहीं 
किया गया है। इस तरह यदि मजिस्ट्रेटका यह हुक्म कानूनका ठीक मतरूव समझ- 
कर निकाला गया है तब इसका तो अर्थ यह होता है कि त्रावणकोरमें कानूतका 
मंशा शरावखोरीके दुर्गुगको बढ़ावा देनेका है। राज्य शराव पीनेकी सुविधाएँ देता 
है, इतना ही नहीं, बल्कि वह सुधारकोंको शरावखोरोंके पास सीधे जाने और उनसे 
शराब पीनेकी आदत छुड़ाने योग्य एकमात्र प्रभावकारी और शाान्तिपूर्ण तरीकेका 
आश्रय लेनेसे भी रोकता है। मुझे आशा है कि त्रावणकोरका कानून सदोष नहीं है 
और जिला मजिस्ट्रेटने उसकी व्याल्या करनेमें भूल की है। उनकी इस व्याख्याकी 
जाँच ऊँची अदालतसे कराई जानी चाहिए। कुछ भी हो, सुधारकोंका कर्तेंव्य तो 
स्पष्ट है। यदि कानूनमें दोष है तो उन्हें उस काबूनको रद करानेका प्रयत्न करना 
चाहिए। कानूनको ठीक करातेके उनके प्रयत्त असफल हो जानेपर उन्हें चाहिए कि वे 
अपना श्ञान्तिपूर्ण घरनेका काम जारी रखें और इसमें जेल जानेंका जोखिम हो तो 
उसको भी उठायें। उन्हें यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि जो छोग उत्तेजित 
होनेका कारण आनेपर अपने ऊपर संयम न रख सकें, ऐसे लोगोंको स्वयंसेवक 


४ सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


न बनाया जायें। यह वात ध्यान देने योग्य है कि भाषणपर लगाई गईं इस पावन्दीकी 
कोई अवधि नहीं कही गई है। 


क्या यह सन्देहातिरेक है? 
मुझे शुरूसे ही भय था कि शाही कृषि आयोग खेती-बाड़ोके औजारोंको 


बेचनेकी एक ब्रिठिश्व व्यावसायिक चाल-भर है। सेरे उस सन्देहकी पुष्टि इंग्लेंडमे 
होनवाली बंठकोंको रिपोर्टोसे हो रही है। 


मेंने यह अंश एक ऐसे सज्जनके पत्रसे लिया है जो प्रत्येक शब्द तोलकर लिखते 
हैं, जिनका मन द्वेषसे मुक्त है, और जिनकी इन दिनों राजनीतिमें बड़ी दिलचस्पी 
भी नहीं है। मेरे उक्त अंश देनेका कारण यह है कि यही भय मुझे भी था। सम्भव 
है कि यह भय मेरे ही अन्दरके अविश्वासकी प्रतिध्वनि हो, और आयोगकी स्थापना 
वास्तवमें हिन्दुस्तानके छोयोंकी कृषि-सम्बन्धी हलतकी वलूवी जाँच करनेके सदुद्देशयसे 
ही की गई हो। यदि मेरा यह सन्देह या भय विलकुछ निरावार स्ावित होता तो 
मुझे खुशी होती। लेकिन अगर वह मेरे भनमें वना हुआ है और अगर यही सन्देह 
ओऔरोंके मनमें भी है, तो उस सन्देहकों मनर्मे छिपाकर रखनेसे अच्छा है कि उसे 
जाहिर कर दिया जाये। 

अभी हाछ ही में मेंने प्रदर्शनी देखकर आये हुए एक सज्जनके पत्रमें से कुछ 
अंश “यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। वे सदुभावना लेकर उस प्रदर्शंवीको देखने 
गये थे। लेकिन वे यह कहे विना न रह सके कि उस प्रदशनीमें प्रमुखता उन कृपि- 
यन्‍्त्रों और औजारोंकी थी जिन्हें हमारे किसान कभी काममें नहीं छा्येंगे। उन्होंने तो 
यहाँतक कहा कि भ्रदर्शनीमें रखी गई कुछ मशीनें तो  कूड़ेके ढेर पर फेंक देने छायक 
थीं। ये महानुभाव काफी बड़े पैमानेपर भशीनोंसे काम छे चुके हैं इसलिए उन्होंने 
जो-कुछ कहा था अन्ञान-वक्ष नहीं कहा था। उनकी रायमें वहुत-सी ऐसी चीजें प्रदर्दोनी- 
में रख छी गई थीं कि जिनका न परीक्षण किया गया था और न जिनके वारेमें कोई 
गारंटी ही थी। किसी प्रदर्शनीकों अगर शिक्षाप्रद और छामदायक वनाना है, तो 
वहाँ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनका पहछे परीक्षण न कर लिया गया हो। 
वहाँ जानेवाले भोले-भाले लोग उन मशीनोंकी वड़ी-बड़ी तारीफें सुनकर उन्हें खरीद 
लेंगे और उन्हें वेकार पानेपर उस दिनको कोर्सेगे जिस दिन उन्होंने उन्हें खरीदा 
था। फिर भी वृद्धिमत्ता और न््यायकी वात तो यह होगी कि हल रिपोर्ट 
प्रकाशित होनेसे पूर्व ही लोग उसके वारेमें कोई राय कायम न करें बल्कि उस ओर 
पूर्वाग्नहहीन दृष्टि रखें। 

विघवाएँ और विध्र 
एक भाई लिखते हैं: हि 
गत १४ अक्तूबर, १९२६ के यंग इंडिया" में प्रदनोत्तर” शीषकर्से छपे 
एक पत्र-लेखकके प्रदव और आपके उत्तर मेंने ध्यानसे पढ़े हैं। पत्र-लेखकके 
पहले प्रइनका उत्तर देते हुए आपने लिखा है, यदि ऐसी किसी भो विधवा 


टिप्पाणियाँ है 


या ऐसे किसी भी विधुरका जिसने सयाना होनेपर अपनी खुशीसे घिचाह किया 
था, पुनविवाह करना पाप ठहराया जाने छगे तो में इस आशयफे सुधारका 
समर्थन करूँगा। 
मेरी समझमें हिन्दू घमंशास्त्रमे कोई ऐसा परिवर्तन फरनंका फल बहुत 
ही बुरा होगा और उसका सारे समाजके नंतिक मानदण्डोंपर प्रभाव पड़ेंगा। 
जैसे मान लोजिए कि किसी मर्द या औरतने सयाने होनेपर विवाह किया। 
दुर्भाग्यससे कुछ दिन विवाहित जीवन बितानके बाद उसकी स्त्री या पतिकी मृत्यु 
हो गईं। तो आप क्‍या उन्हें केवछ इसीलिए पुनविवाह न करने देंगे कि उनका 
विवाह जवानोमें हुआ है, भले ही अभीतक उनके मनमें विवाह-सुखके भोगनकी 
जबरदेस्त इच्छा बाकी क्‍यों न हो? अगर हिन्दू धर्मश्ास्त्रमें ऐसा कोई सुधार 
हो जाय तो मुझे रूगता है कि लोग अपनी अपूर्त इच्छाकी पुरतिके लिए कोई 
अनीतियुक्‍त रास्ता ढूँढ़ निकालेंगे और समाजमें अनीति फैल जायेगी। इसलिए 
मेरी रायमें इस सवालको, पुरी तरह सम्बन्धित-व्यक्तियोंकी विवेक-बुद्धिपर छोड़ 
दिया जाना ही ठोक रहेगा। 
प्रशनकर्ताकों मेनें जो जवाब दिया वह कानूनकी रचना करनेवाले पुरुषको 
चुनौती है। पुरुष स्मृतिकार अपनी स्वाधीनतामें कतर-ब्योंत नहीं होने देता। इसलिए 
मेने अपने जवावमें यह स्पष्ट करना चाहा है कि जो वात पुरुषके लिए वाछनीय समझी 
जाती है, वह स्त्रीके लिए भी वांछतीय होनी ही चाहिए। और इस कारण, किसी 
विघुर पुरुषको पुनविवाह करनेका जो अधिकार है, वह अधिकार विधवा स्त्रीको भी 
होना चाहिए। फिर हिन्दू धर्मशास्त्र ब्रिटिश संविधानके अन्तर्गत बने कानूनोंकी तरह 
लचीला तो हो नहीं सकता। इसलिए पाठक देखेंगे कि मेने जानवूझकर “अपराध ” के 
बदले पाप शब्दका व्यवहार किया है। अपराध ' के लिए मनुष्य-संचालित राज्यके 
कानूनोंके अनुसार दण्ड मिलता है। किन्तु पापका दण्ड या तो भगवान देता है, या 
पाप करनेवालेकी आत्मा; और कोई नही। मेरा यह दृढ़ विचार कि मेने अपने उत्तरमें 
हिन्दू समाजके लिए जो ऊँचा स्तर निर्धारित किया है, अगर वह उस स्तरतक 
ऊँचा उठ जाये तो इससे हिन्दू समाजको और मनुष्य जातिको बहुत छाभ पहुँचेगा। 


खटह्दर किसे कहते हे? 
एक मित्र पूछते हे कि 'छीडर' समाचारपत्रमें प्रकाशित हुई कांग्रेसमैन ' की 
निम्नलिखित परिभाषा ठीक है या वही: 
जो लोग शुद्ध खहर यानी अपने ही हाथसे काते गये सूतसे अपने ही 
हारा बुना गया कपड़ा नहीं पहनते, उन्हें अपने आपको कांग्रेसमेन कहनेका 
कोई हक नहीं है और न उनको कांग्रेसमेन माना ही जाना चाहिए। 
खहरकी ठीक-ठीक परिभाषा तो कांग्रेसके प्रस्तावोंमें दी हुई है। छेकिन उन लोगोंके 
सुभीतेके लिए जिन्हें कांग्रेसके प्रस्ताव देखनेका अवकाश नहीं है, में कह देना चाहता 
हैं कि काग्रेसकी मंशा यह कभी नही रही है कि कांग्रेसनन जो खद्दर इस्तेमाल करें, 


३२-५ 


रे सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


वह उन्हींके द्वारा बुना गया हो। वल्कि हकीकत तो यह है कि उस खद्रके 
उन्हींके द्वारा कते होनेकी भी जरूरत नहीं है। कताई-सम्वन्धी शर्त खहर कर 
एक अलग वात है और वह केवल व्यक्तिकी इच्छापर छोड़ दी गई है। खहरका 
पहनना तो छाजिमी है--जरूरी इतना भर है कि वह खददर हाथकता और बुना 
हो। इस बातसे कोई गरज नहीं कि वह किसके द्वारा काता और बुना गया है। 
यह जरूरी नहीं कि जो सूत किसी कांग्रेसमैनने काता हो, उसका इस्तेमारू उसके पहने 
हुए वस्त्रमें किया ही जाये। मुझे इस बातपर आइचर्य होता है कि इंतनें दिन हो 
जानेपर भी खद्दरका अर्थ समझानेकी जरूरत है। अलबत्ता यह सवाल बेशक मोर्जू होगा 
कि कितने कांग्रेसमैन उस प्रकारका शुद्ध खददर पहनते हैं जैसा कि कांग्रेसके प्रस्तावमें 
वर्णित है, न कि जैसा उपरोक्त वाक्यमें कहा गया है। 


सुतकी जाँच करनकी आवद्यकता 
स्वयंसेवक और पैसा छेकर सूत कातनेवाले, जो भी सूत कातते हूँ, उनके सूतकी 

जाँच करनेकी जरूरतपर मैंने अक्सर जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
सूतकी जाँच हर रोज की जाये; किन्तु यदि हम सुतकी मजबूती और एकसारपनमें 
सुधार करना चाहते हैं तो हमें समय-समयपर सूतकी जाँच जरूर करनी चाहिए। इन 
पृष्ठोंमं यह भी बताया जा चुका है कि सूतकी जाँचकी मशीन विना किसी कठिताई- 
के किस प्रकार तैयार की जा सकती है। मुझे आशा है कि खादीकेल्न इस बहुत ही 
आवश्यक सुघारको अवद्य छाग्रू कर छेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग्र इंडिया, १८-२११-१९२६ 


५२ पतन्न : बसुमती पण्डितको 


आश्रम 
वृहस्पतिवार, १८ नवम्बर, १९२६ 

चि० वसुमती, हि 
तुम्हारा पत्र मिला। वर्धा आ सकती हो। तुमने अपनी तवीयतके वारेमे कुछ 
नहीं लिखा जिसके लिए मैंने खास दौरसे पूछा था। मुझे जो लिखना हो सो लिखना । 
शामदास दो दिन रहकर आज चला गया। हरिभाई ' आज आये हैँ। वे और कुंसुम 

कछ भड़ौंच जा रहे हें। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ९२२१) की फोटो-तकलसे । 


१. भरदौचके दरिमाई देसाई; सावरमती आम्रमके भारम्मिक कालमें इन्होंने कुछ समयके लिए 
गांवीजीके सचिवके रूपमें कार्य किया था। 
२, दरिभाई देसाईकी पत्नी । 


७५३. पत्र: रेवाशंकर मेहताको 


कारतिक सुदी १४ [१८ नवम्बर, १९२६]' 
आदरणीय रेवाशंकर भाई, 


आपका पतन्न मिला । जमनादास स्कूलका काम करे तो यह बहुत्त अच्छी वात है। 

[ रामचन्द्रनकी | लिफ्टमें ' कितनी पूँजी छगाई जा सकती है सो वताइएगा। इस 
बारेमें तनिक भी संकोच न कीजिएगा। रुपये-पैसेके मामलछेमें जाननेकी इच्छा मेने कभी 
की ही नहीं है इसलिए मुमकिन है अवगत न होनेके कारण में कोई साहसिक माँग 
कर बेढूं। ऐसा हो तव उसे रोकना आपका धर्म है और इसी विश्वासको लेकर में 
उचित अवसरपर माँग करते हुए संकोच नहीं करूगा। आपने देवछाली जानेंका विचार 
करके ठीक किया। घीरूका' मन यदि यहाँ छग जाये तो उसे यहाँ भेजनेमें कोई 
अड़चन नहीं है। मुझे कोई बोझ नहीं होगा। आजकल मौसम तो बहुत अच्छा है। 

मेरा देवहाली जाना संभव नहीं और फिलहाल जानेकी कोई जरूरत भी 
नहीं है। 


मोहनदासके प्रणाम 
ग्रृजराती पत्र (जी० एन० १२६०) की फोटो-नकलसे। 


५४. पत्र: बापृभाई नारणजी वज्ञीौको 


कातिक सुदी १४, १९८३, १८ नवम्बर, १९२६ 


भाईश्री ५ बापूभाई, 

आपके पन्नके अन्तिम अनुच्छेदका उत्तर में “नवजीवन में दे रहा हूँ। उसमें 
अन्य प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहता। 

ऋषि दयानन्दके चरित्रके प्रति किसी भी हिन्दूके मनमें आदरके सिवा और कोई 
भाव हो ही नहीं सकता। सत्यार्थप्रकाश् ” निराशाजनक है, इसके कारणकी खोजमें न 
पड़ना ही अच्छा है। भहान्‌ पुरुषोंके गुणोंका स्तवन करना चाहिए। उनमें जो अपूर्णता 
हो उसे देख छें; किन्तु भक्तजनोंको उसके कारणोंकी खोजमें नही जाना चाहिए। 


१, पत्रमें रेवाशंकरके देवलाली जानेकी णो चर्चा मिलती दे उसते माठ्स होता है द्रि पद पत्र 
१९२६ में लिखा गया था; देखिए “पत्र: रेवाशंकर ज० मेह॒ताको ”, २५-११-१९२६ ! 

२, एक ही जानवरकी मददसे कुँप्से पानी खींचनेंके छिए मद्रासके कृषि काठेजके रामचद्धन द्वारा 
तैयार किया गया चरसा या कोस । 

३« रेवाशंकरका पुत्र। 


३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमंय 


सत्यार्थप्रकाश ” से उद्धरण देनेका विचार मेंने जान-वश्लकर 
परल को वूझकर छोड़ 

जिनके लिए इन उद्धरणोंको देनेका विचार था वे मुझसे मिल गये थे। जक 
उद्धरण दिखाये थे। अब अगर में है 7 आस 
दो व अगर में उन्हें देता हूँ तो इससे उस महापुरुषकी निन्‍्दा 
हे उनके गुण ढेक जाते हूँ और इससे विवाद बढ़ सकता है। इसीलिए मेने 
उन उद्धरणोंको नहीं दिया। ह पक 

“आये! शब्दका उपयोग करनेमें क्त्रिमता देखता हूँ। “हिन्दू 

हे के ह। शब्दकी 
चाहे जैसे भी हुई हो लेकिन उस छब्दमें जिस अर्थका कब ही के 
है वह हर धब्दसे जोर-जबरदस्तीसे ही निकाछा जा सकेगा। 
रे एक इलोकमें कहा गया है कि जन्मसे हम सब अधम हूँ। मनुष्य ह्विज तो 
सं होता है। अन्य लोग जन्मपर जोर देते हैं। दोनों अपनी-अपनी दुष्टिसे सही 
हैं। जन्म पूर्व संस्कारका अनुसरण करता है। नये संस्कार उसमें कुछ परिवर्तन करते 
हैँ। हम जैसे जन्मे हों, छोगोंको अपनेको वैसा ही मानने देनेमें नम्रता है और 
दक्तिका संचय है। 

प्रारब्ध अर्थात्‌ जन्मसे पूर्व किये गये कर्मोका फल। पुरुषार्थ अर्थात्‌ उसमें आव- 
इयक परिवततंन करनेका प्रयत्त। कितनी ही बार वे एक-दूसरेके विरोधी होते हें और 
कितनी ही बार एकसाथ चलते हेँ। इसछिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
कोई एक-दूसरेसे सदा बलवान ही होता है। भारब्धको भुछाया नहीं जा सकता, 
पुरुषार्थंको छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए निष्काम करमका महत्त्व मात्रा गया है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (एस० एन० १९९६५ ) की माइक्रोफिल्मसे | 


५५. पत्र: घतश्यामदास बिड़लाको 
कातिक शुक्ल १४, १९८३ [१८ नवम्बर, १९२६ 


भाई घनद्यामदास, 
आपका पत्र भीला है। जितीवाके बारेमें मैंने मेरा अभिन्नाय आपके काशीजीके 
प्तेपर कई दिनोंसे भेज दीया है। देवीप्रसादजीके खतपर से तो ऐसा प्रतीत हीता है 
कि आप वचनबद्ध हें। यदि ऐसा हि है तो जाने न जानेका प्रईन हि उपस्थित नहिं 
होता है। ऐसी हिं हालत है ती जाना ही चाहिए। 
आपका, 


मोहनदास 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१३८) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : घनव्यामदास' बिड़छा 


५६. पतन्न : परमेश्वरदयाल गुप्तको 
१९ नवम्बर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 

आपके प्रदनोंपर यंग इंडिया” में खास तौरसे चर्चा करनेका मेरा इरादा नहीं 
है। पहले भी ऐसी कठिनाइयोंपर मेने चर्चा की है, और जो लेखमाला में लिख 
रहा हूँ, शायद उसीमें प्रसंगवश इनपर चर्चा करूँ। 

में राम और कृष्णको वैसे ऐतिहासिक पात्र नही मानता, जैसे कि वे पुस्तकोंमें 
वर्णित हें। रावण हमारी वासनाओंका और कौरव हमारे भीतरके दोपोंका प्रतिनिधित्व 
करते है। “रामायण” और “महाभारत का उद्देश्य हमें अहिसाका उपदेश देना है। 

“महाभारत ' में वणित हर चीजको में सत्य नही मानता। 

यदि आप अहिसापर मेरे छेखोंको फिरसे पढ़ेंगे, तो आपने जिन अंज्ोंको उद्धत 
किया है, उनमें कोई विरोधी बातें नहीं पायेंगे। 

यदि कोई व्यक्ति अहिसात्मक उपायोंसे अपने देशकी रक्षा नहीं कर सकता तो 
उसका हिसात्मक उपाय अपनाना उचित होगा, बनिस्वत इसके कि वह कायरोंकी 
तरह हार मान बैठे। 

हर हालतमें, हर मूल्यपर सत्य ही प्रकट करना चाहिए, ऐसा में जरूर कहता 
हँ। लेकिन सदेव कोई व्यक्ति तथ्योंको जाहिर करनेके लिए बाघ्य नही है। 

हृदयसे आपका, 

परमेदवरदयाल गुप्त 
क्राइस्ट चर्च कॉलेज 
कानपुर 

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४०) की फोटो-नकलसे | 


५७. पत्र : सत्यानन्द सरस्वतीकों 


सावरमती 
कक १९ नवम्बर, १९२६ 
कि आपका की मिला। भेरा विश्वास है कि राजेन्द्रवाव्‌ कोई वीच काम कर ही 
हीं सकते । लेकिन 23 आप मुझे अपना पत्र राजेन्रवाबूकों भेजनेकी अनुमत्ति दें, तो 
में उनसे इस विपयमं पूछ लूँगा। है 
मुझे भूसलमानोंके बारेमें अपनी थारणाके लिए पश्चात्ताप नहीं हैं। 
हृदयसे आपका, 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
हारा बी० एत० सिन्हा 
समस्तीपुर 
वी० एन० डब्ल्यू० रेलवे 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४२) की फोटो-नकछसे | 


५८. पन्न: देवचन्द पारेखको 


[१९ नवम्बर, १९१६ | 


भाईश्री देवचन्द, 
तुम्हारा पत्र मिला। ढा० प्राणजीवनदासकों तकछीफ, देना ठीक न होगा। 
छेकिन हम रेवाशंकरभाईको ' के सकते हैं। क्या तुम तानाभाई नरसिहप्रसादको पसन्द 
करोगे? जमनालछाछजी चाहिए ? अंग्रेजीकी काफी दिवकत है नहीं तो राजगोपाछाचारी- 
को लिया जा सकता है। कृपलछानीको छोगे! मेरा सुझाव यह है कि तुम किसी भी 
विदोष खादीग्रेमी व्यक्तिकों लो। आशय यह है कि नामके बदले कामकी ओर देंखों। 
तुम्हारा वार मिला है। ३० तारीख * मुझे अनुकूल पड़ती है। 
बापू 


गुजराती पत्र (जी० एन० ५७०५ ) की फोटो-तकछसे ! 


१. ढाकक़ी मुहस्से। ॥॒ 
२, उन्हें काव्यिवाढ़ राजनीतिक परिंषद्रका अध्यक्ष-पद अद्ान करके । 
३. रेवाशंकर झवैरी, ढा० प्राणजीवन दांत ्रेदताके भाई। 

४." काठ्यावाद राजतोतिंक परिषदको क्ार्थकारी सर्मितिकी वैयकके झिए। 


५९. पत्र: बहरामजी खम्भाताकों 
शुक्रवार [१९ नवम्बर, १९२६ ]' 


भाईश्री वहरामजी, 

आपका पत्र मिला। जब आना चाहें तब आइएगा; में यहाँसे २ दिसम्बरकों 
निकलनेवाला हूँ। आश्रम कबंतक लौटूँगा, यह निश्चित नही है। आपको कोढ़ होनेंका 
भय है, ऐसी चेतावनी देवदासने मुझे दी थी। यदि कोढ़ हो भी जाये तो भी क्या? 
इसमें चिन्ता करनेकी अथवा घबरानेकी कोई जरूरत नहीं है। कोढ़ ही हो तो भी 
में मानता हूँ कि आपमें इतना ज्ञान हैं कि आप आनन्दित रह सकते हैं। आप जल्दी 
आ जायेंगे तो हम इसके बारेमें वात करेंगे। 

श्रीमती एडीकी पुस्तक सामान्य है। उसमें नया कुछ नहीं है। उनकी भापामों 
वैचित्य है। उस महिलामें, सम्भव है कोई शक्ति हो, छेकिन मुझे छंगा कि उसने 
अपने ज्ञानका दुरुपयोग किया है। दुःख मिटानेका उपाय दुःख सहन करनेमें ही है। 
दुःख मिठानेके छिए मनृष्यको आध्यात्मिक शक्तिका व्यय कदापि नहीं करना चाहिए। 
ईसाने दुखियोंके दुःख-दर्द दूर किये; उसका अर्थ यह नहीं कि सबको अपने दुःख-द्द 
आध्यात्मिक दाक्तिसे दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, अतः 
उसके दुःखदर्द मिटानेके लिए जो उपाय किये जायें वे भी शारीरिक ही होने चाहिए। 

इसलिए ईएवरके प्रति रोगीकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए: 

“है ईइवर। मेरा यह रोग मुझसे जाने-अनजानेमें हुए पापोंका परिणाम है। 
मुझे तू पापसे मुकतत कर और इस दुःखको सहन करनेकी शक्ति दे। 

यदि रोगी ऐसा मानता है कि उसे रोग नहीं है तो यह एक प्रकारकी मूर्छा 
है। रोगी यह जानते हुए भी कि वह रोगी है निलेप रहे, इसीमें पुरुपार्थ है। 
रोगीको चाहिए कि वह अपनी सत्ताका विद्लेषण करे, आत्मा और भरीरके भेदको 
पहचाने और दोनोंके सम्बन्धकों समझकर मोक्षके रहस्यकों समझे। 

मेरी तों आपको यही सलाह है कि आप “क्रिश्चियन साइन्स को छोड़ दें। 
आप अपनी व्याधिका जो भी सामान्य इलाज करना चाहें निःसंकोच करें या फिर 
शान्त रहें, ईश्वरका अवलरूम्ब छेकर वैठ जायें। मध्यम मार्ग यही कहता है! निर्दोष 
इलाज करें और सहनशीलताकी शक्तिका विकास करें। 

इसमें आपको मुझे कहने-जैसी कोई वात छगे तो कहिएगा। आपने जितने ध्यानसे 
श्रीमती एडीकी पुस्तक पढ़ी है उतने ध्यानसे मेने नहीं पढ़ी है। मेंने तो उसे ऊपर- 


१. महादेव देसाशे २१ नवम्बरकों बदरामजी खम्भाताकों पत्र लिखा था और जैसा कि मादम शेता 
है, इस पत्रकों ही ध्यानमें रखकर उनसे पूछा था कि वद्रा आपको वापूका “क्रिश्चियन साइन्स से सम्बन्धित 
पत्र मिझा है? इसलिए लगता है कि यह पत्र उससे पहलेके शुक्रवार अर्थात्‌ १९ नवम्बरकों छिखा गया था। 


धर सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऊपरसे देखा है। यदि मेंने उनके साथ अन्याय किया हो तो वह ने 
छेकिन मुझपर पुस्तककी जो छाप पड़ी उसे में जा कम पक हा न 
इसलिए मेरी आपसे आखिरी वात यह है कि मेरे विचार भछ्ते ही कैसे |भी] 
क्यों न हों, आप उन्हें तोलता, ढेकिन मानना तो वही जो आपकी अन्तरात्मा कहे। 
मनुष्य स्वयं ही अपने आपको बन्धनमें बाँधता है और अपना मोचन भी स्वयं करता 
है। दूसरे तो बोलकर अलग हो जानेवाछे होते हें। 
आप दोनॉंको आशीर्वाद । 


बापू 
श्री बहरामजी खम्भाता 
२७५, हानेबी रोड 
फोर्ट, बम्बई 


गुजराती पत्र (जी० एन० ७५३४) की फोटो-तकलसे | 


६०. पत्र: हरजीवन स० व्यासको 


कार्तिक पूणिमा १९८३ [१९ नवम्बर, १९२६ | 
भाईश्री ५ हरजीवन, 
आपका पत्र मिला। 
आपके दोनों प्रइनोंके बारेमें मेरी दृष्टि आपकी दृष्टिसि भिन्न है। 
मिलके कपड़ेमें चरबी पड़ती हो या न पड़ती हो; लेकिन उस कपड़ेके उपयोगसे 
करोड़ों भनुष्योंकी चरबी चूसी जाती है इसलिए वह त्याज्य है। 
अगर विदेशी चीनीकों साफ करनेमें हड्डियोंके चूरेका उपयोग होता है तो 
ऐसा माननेका कोई कारण नहीं कि देशी चीनीकों साफ करनेमें उसका उपयोग नहीं 
होता होगा। छेकित चीनी आदि पदार्थोका कमसे-कम उपयोग करना इृष्ट है। 
कोई भी चीज हो, वह कैसे वनाई जाती है-- इस वीठका यदि हम सूक्ष्म 
हूपसे अध्ययन करें तो हमें कोई-ल-कोई दोष अवश्य दिखाई देगा ; इसलिए विचार- 
बान्‌ व्यक्ति कमसे-कम वस्तुओंसे अपना काम चलायेगा। इसके सिवा यदि कोई वस्तु 
पड़ोसकी मिल सकती होगी तो वह बाहरकी वेसी वस्तुका, ज्यादा अच्छी लगतेपर 
भी, त्याग ही' करेगा। 
मोहनदास गांघीके वन्देमातरम्‌ 


ब्रह्मचारी हरजीवन मणिशंकर व्यास 
झामका, पो० आ० वगसरा, भायानी 
काठियावाड़ 


गुजराती पत्र (एस० एन० १९९६७) की भाइक्रोफिल्मसे | 


६१० पन्न : सतीक्षचन्र मुकर्जोको 


२० नवम्बर, १९२ द 
प्रिय सतीश वाबू, 
आपका हरूम्बा पत्र पाकर मुझे खुशी हुईं। छेकिन यह जानकर दुःख हुआ कि 
आपको मलेरिया हो गया था और क्ृष्णदासको दुखद अनुभव हुए। मेहरवानी करके 
अपना ध्यान अवश्य रखें और कृष्णदासको अपने पास ही रखें। आशा है कि आप 
दोनों मुझे अपने तथा कृष्णदासके वारेमें खबर देते रहेंगे। 
आपकी हितकर समालछोचनाके लिए में आभारी हूँ। में जो लेखमाला लिख 
रहा हूँ उसमें इसके कुछ मुद्दोपर चर्चा करूँगा। “ अधिकसे-अधिक लोगोंका अधिकसे- 
अधिक कल्याण ”, यह सिद्धान्त अहिसाके आधारपर सही नहीं ठहराया जा सकता। 
अहिंसा सभी लोगोंके अधिकसे-अधिक कल्याणका आग्रह रखती है। निस्सन्देह कुत्तोंको 
मार डालनेको मेरे सही ठहरानेमें कुछ तो उपयोगितावाद है और कुछ अपनी दुर्वलूताके 
आगे झुकना और उसे स्वीकार करना। लेकिन मेने कष्ट भोग रहे जानवरोंको मार 
डालना घर्मके उच्चतम आधारपर भी सही ठहराया है। 
हृदयसे आपका, 
सतीश्षचन्द्र मुकर्जी 


द्वारा एस० सी० गुहा 
दरभंगा 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४३) की माइक्रोफिल्मसे । 


६२० पतन्न ः जमनालाल बजाजको 


कारतिक बंदी १ [२० नवम्बर, १९२६), 
चि० जमनालाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। भगवान्‌ करे कि तुम दीर्घायु हो और तुम्हारी पवित्रतामें 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इस जगतूमें ऐसा कोई नही जिसमें दृूषण न हो। हम तो उसे 
दूर करनेका प्रयत्न ही कर सकते हैं और वह प्रयत्न तुम कर रहे हो। प्रयतलशीछकी 
दुर्गत नहीं होती, ऐसा भगवानका आश्वासन है। 
अब तो ४ तारीखको ही मिलेंगे। ताप्ती घाटी [रेलवे ] से होकर आनेका विचार 
कर रहा हूँ। शास्त्री कल आ रहे है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (जी० एन० २८७८) की फोटो-नकलसे। 
२. टाककी सुहर॒पर २३ नवस्बर, १९२६, वर्षा दिया हुआ है, जहाँ उस तम| णजमनालाठ बजान ये 


६३. क्या यह जीवदया है ?- ७ 


एक भाईके पत्रके अवतरण उन्हें संक्षिप्त करनेकी दृष्टिसि, में अपनी भाषामें 
दे रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्नके नीचे उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। 


जीव-मात्र तड़प-तड़पकर मरता है। तरकमें पड़ा हुआ व्यक्ति भी जीनेकी 
इच्छा रखता है। कुत्तेकों भी मरना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो मनुष्य 
उसे मारता है वह उसे दुर्गति देनेमें सहायक होता है। 
एक मनुष्य दूसरेको मारकर उसे दुर्गति किस तरह देता हैं, यह मेरी समझके 
बाहर है। मनुष्य खुद ही अपने वन्धन और मोक्षका कारण होता है, दूसरोंके वन्वन 
और मोक्षका नहीं। अहिसाधर्मका पालन अपने मोक्षके लिए होता है। 


जो मनुष्य अपने सुखके छिए हिंसा करता है वह अपनी शक्तिका दुरुप- 
योग करता है। 
यह निविवाद है। मेंने जहाँ भी कुत्तोंके वधका सुझाव दिया हैं वहाँ कुत्तोंका 
हित ही प्रधान हेतु है। उसमें मनुष्यका सुख भी है लेकित वह गौण है। जो अपने 
सुखके लिए वध करता है वह तो हिला ही करता है। 


यदि आप ऐसा मानते हें कि जीवका तो नाश चहीं होता, नाथ तो केवल 
देहका ही होता है, इसलिए उसका नाझ् जल्दी हो या देरसे, इससे क्या फर्क 
पड़ता है, तो यह ठीक है; लेकिन इससे मनुष्यकों दुसरोंके प्राण छेनेका अधिकार 
नहीं मिलता! 
इसके वारेमें मुझे तनिक भी शंका नहीं है। ऐसी हिंसा भी हम अनिवायें समझ 
कर ही करते हैँ; उदाहरणके लिए आहारादिके निमित्त होनेवाली हिंसा! देह नाझ- 
वान होनेंसे यद्यपि दूसरोंके प्राण लेनेका इजारा भनुष्यको नहीं मिक्तता लेकिन बाव- 
इयकता पड़नेपर उसका नाश करनेमें संकोच करता देहके प्रतिक्षण होनेवाले नाशकों 
भूछ जानेंके समान है। सड़े हुए हाथको काटनेमें देहका वाह है तथापि हम उसे 
काटते हैं। 
और यदि हम उस प्राणीके सुखका विचार करके उसे मारे तो यह भी 
भोह है। सुख-दुःख जैसी कोई चीज जमतमें है ही नहीं। आप दूसरेकों तड़पता 
हुआ नहीं देख सकते, यह वात आपके अज्ञातकी परिचायक है। दूसरोंके सुदद 
दुःख़का जिसपर असर नहीं होता वही भव्य बाला है और इससे वह किसीकी 
भी हिंसा नहीं करता। 
इस प्रइ्नमें निहित दलीलमें में विचार-दोष देखता हैं -- ऐसा विचार-दोष जिसकी 
ओर शायद दलील करनेवालेका ध्यान नहीं गया है। इसरोंके सुख-डुःखका जहां असर 
नहीं होता वहाँ त तो दया है, न धर्मं और न अहिसा ही है। दूसरोंके सुखकी शोघ 


क्या यह जीवदया है? -७ ७५ 


करनेमें ही अहिंसाकी शोध हुईं है। मनृष्यने जब अपनेको दूसरोंमें देखा और दूसरोंको 
अपनेमें देखा तब वह दूसरोंके सुखमें सुखी हुआ, ओर उनके दुखमें दुखी। इसीके 
फलस्वरूप उसने अपने ऐहिक सुखके त्याग्में आत्मिक सुखका अनुभव किया और 
उसने अपने स्वार्थके लछिए मूक प्राणियोंकी हिसा करना बन्द कर दिया। 
संसारियोंके दुःख़को मिटानेका प्रयत्न करना --यह्‌ दृष्टि हो संसारमूलक 
है इसलिए उसमें ही हिसा है। तो फिर उससे अहिसाका प्रतिपादन कैसे हो 
सकता है ? 
पत्र-लेखकका यह वाक्य ऐसा है जो उसे अथवा किसीको भी थोभा नही देता। 
हम सब संसारके दुःखको मिटानेका सतत प्रयत्न करते हैँ। भूख, प्यास, सर्दी और 
गर्मीको मिटानेमें हम अपना बहुत-सारा समय खर्चे करते हें। लेकिन जो अपनी ही 
भूख-प्यास आदि सिटाकर चेनसे बैठ जाते हें उन्हें स्वेच्छाचारी-मोगी कहा जाता है। 
वीतराग तो वही है जो दूसरोंकी भूख-प्यास मिटाकर अपनी मिटानेका अल्प प्रयत्न 
करता है। 
एक अन्य भाई लिखते हैं: 
आप रायचन्दभाईके लिखेकों भूल गये जान पड़ते है। आपने उनसे 
पूछा था “मुझे जब साँप काटनेके लिए आए तब मुझे क्या करना चाहिए? 
उन्होंने कहा था, “तुम अपने देहकों जाने दो लेकिन साँपकों मत्त सारो।” 
अब कुत्तोंके बारेमें आप दूसरी नीति अपनाते जान पड़ते हे। 
में दूसरी नीति नहीं अपना रहा हूँ। अपने लिए किसीको मारनेकी बातका 
मेने समर्थन नहीं किया है। मेरा ऐसा प्रयत्न है कि मुझे साँप काटनेंके छिए आए 
अथवा कोई मारनेके लिए आए, तब उसे मारकर में जीनेकी इच्छा न करूँ और 
भगवान मुझे वेहको नष्ट होने देनेकी शक्ति प्रदान करे। हमारी यह चर्चा सामाजिक 
हितकी और दुःखसे तड़प रहे प्राणीके हितकी दृष्टिसि की जा रही है। कण्टसे पीड़ित 
सर्पको, जिसे जिलानेका मेरे पास कोई इलाज नहीं है मारना चाहिए अथवा नहीं 
अथवा मेरे संरक्षणमें रहनेवाले किसी व्यक्तिको कोई सर्प काटनेके छिए आए और 
उसे भगानेकी मेरी दाविति न हो तो रक्षितकी रक्षाके लिए मुझे उस सर्पको मारता 
चाहिए अथवा नहीं यह प्रश्न मेने रायचन्दभाईसे पूछा होता तो रायचन्दभाईने इसका 
क्या उत्तर दिया होता, यह वात हममें से कोई भी निश्चित रूपसे नही कह सकता। 
अपने अभिप्रायके बारेमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। 
एक तीसरे भाई लिखते हें: 
आपके लेखोंके प्रति मेरे मनमें बहुत श्रद्धा है। छेकिन आपके अभी हालके 
लेखोंसे शंका उपजती है। श्रीमद्‌ अमृतचन्द्र आचार्यजीके भतसे आपका मत 
विरुद्ध दिखाई देता है हालाँकि आजतक आपका और आचार्येजोका मत मिलता 
सालम होता था। वे कहते हैं: ' 


१. मृल छंस्कृत इलोक नहीं दिये जा रहे है। 


जे सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस एक जीवके मरनसे बहुत जीवोंकी रक्षा होती है, ऐसा 
हिलक जीवोंकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। पड 
बहुत जीवोंकी ह॒त्यथा करनेवाले थे जीव जीवित रहेंगे तो अधिक पापका 
उपाजंन करेंगे, ऐसा मानकर दयावद्ञ भी हिंसक जीवोॉंकों मारता नहीं दाहिए। 
अनेक दुःखोंसे पीड़ित जीव शीघ्र दुःखसे मुक्त हो जायें ऐसी विचार-रूपी 
तलवार लेकर उसके हारा भी दुखी जीवॉकों नहीं मारना चाहिए। 
इनमें और आपके अभी हालके विचारोमें मतभेद दिखाई पड़ता है। 
इसका स्पष्टीकरण  पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ' में है। में चाहता हूँ कि आप उसे 
देखनेके बाद अपना अभिप्राय व्यक्त करें। 


'पुरुषार्थ सिदृध्युपाय” मुझे श्री रेबाशंकरमाईने दक्षिण आफ़िकार्में भेजा था 
तब में उसे पढ़ गया था। मेरे विचार अब किसीपर आधारित नहीं हेँ। इन सव 
विचारोंको मेने पहले-पहल जहाँसे भी ग्रहण किया हो लेकिन इस समय तो वे भेरे 
जीवनके अंश हैं और उन्हें व्यक्त करनेका अवसर उपस्थित हुआ है इसलिए मुझे 
उन्हें बताना पड़ता हैं! अहिसाधर्मकी ऐसी सूक्ष्म चर्चासे कोई बहुत ज्यादा तात्कालिक 
लाभ होगा ऐसा में नहीं मानता। छेकिन मुझे छगता है कि उसके वारेमें अभी 
इतना ज्यादा अज्ञान फैला हुआ है कि यदि में किसी भय अथवा मोहके कारण अपने 
विचारोंकों छिपाऊँ तो दोषमें पड़ेता हूँ। इसीसे छाचार हो में यह लेखमाला लिख 
रह हूँ। 

मेरे मतानुसार उपर्युक्त इलोकोंमें और मेरे विचारोंमें भेद नहीं है। परल्तु 
कदाचित्‌ ऐसा सिद्ध होता हो तो मुझे भी मेरे विचार अहिसा धर्मके अनुकूछ मालूम 
होते हैं। 

उपर्युक्त इल्लोकोंका आशय मैने यह समझा है कि मनुष्यकों उनमें वर्णित भावना- 
से प्रेरित होकर किसीका भी वध नहीं करना चाहिए। कारण स्पप्ट है। ऐसा वध 
अनिवार्य है और इसलिए स्वाभाविक होना चाहिए। भावनामें इरादा और आरम्भ आते 
हैं और इरादा या आरम्भमें हिसाका दोष है। जिसे गीता” निष्काम कर्म कहती 
है उस सहज-प्राप्त धर्मंका अनुसरण करना मुमुक्षुका कत्तेव्य है। उसे जगतके मोक्षका 
विचार नहीं करना है अपितु अपने मोक्षके मार्गमें आनेवाली सेवा करनी है। मेले 
पावीके डबरेकों मुझे पूरना चाहिए। लेकिन यह कार्य मेरे लिए स्वाभाविक होना 
चाहिए। उसे पूरते हुए मुझे ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिए कि “ऐसा करके में 
जगत्‌की सेवा कर रहा हूँ।” आचार्यके बचनोंमें निरभिमानता, नम्जता, जल्पास्म 
इत्यादिकी रक्षा है। जब ऐसा प्रसंग आए कि वध किये बिना काम ही ने चले उस 
समय कैसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, इसे वतानेके लिए इन इलोकोंकी रचना 
की गई जान पड़ती है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-३१ १-१९२६ 


६४. यज्ञसुतकीं खादी 


अ० भा० चरखा संघके एक सदस्य लिखते हैं: 


सदस्योकी ओरसे मिलनेवाले सूतमें से जो खादी बुनकर बेची जाती है, 
उससे प्राप्त पेसेकी क्‍या व्यवस्था फी जाती है? यह खादी यदि गरीबोंकों 
बुनाई आदिका और अन्य खर्च जोड़कर सस्ती कौमतमें दी जाये तो क्या बुराई 
है? आज जो पद्धति चल रही है उससे आपको क्या लाभ होता दिखाई देता 
है? मेरी इच्छा है कि आप “नवजीवन ' में इसका स्पष्टीकरण करें। 


मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रव्नका उत्तर एक बार दिया जा चुका है। अभी 

तो यह यज्ञका सृत इतना कम, और यद्यपि उसकी किस्म दिन-प्रतिदिन सुधरती जा 
रही है फिर भी वह इत्तना अव्यवस्थित आता है कि उससे केवल उसे लेने और 
रखनेका खर्च ही निकल पाता है। इसलिए सूतसे जो खादी वनती है वह सामान्य दरपर 
बेच दी जाती है। गरीबोंको दी जा सके उतनी खादी न तो यज्ञके सूतमेंसे बनती 
है और न दूसरे सूतसे ही वनती है। लेकिन सूतका यज्ञ गरीबोंके लिए अन्नपूर्णाका 
काम जरूर कर रहा है। गरीबोंके काते सूतसे जो खादी वनती है वह हालाँकि मिलके 
कपड़ेसे प्रति गजके हिसावसे महँगी होती है फिर भी मध्यम और घनिक वर्गके 
लोग उसे खरीदकर फिलहाल कातनेकी कलछाको सफल वना रहे हें। छोटे पैमानेपर 
चलता हुआ यह यज्ञ जब व्यापक हो जायेगा तव गरीब वर्ग लगभग मुफ्त खादी 
पहनेगा और मध्यम तथा घनिक-वर्ग सस्ती पहनेगा। इस समय तो चरखा संघको 
मिलनेवाले सूतसे मात्र भावनाका पोषण हो रहा है, उसमें वृद्धि होनेपर अर्थक्ा पोषण 
भी होगा। यदि चरखा संघमें सदस्य न हों, और उनके लिए कातनेकी शर्त न हो 
तो इस समय जो लोग खादी-कार्य कर रहे हे, वे भी उसे न करें। इसलिए यद्यपि 
चरखा संघको मिलनेवाले सूतकी खादी अभी गरीब लोग नहीं पहन पा रहे हे फिर 
भी उसकी प्रवृत्तिका सारा छाभ तो उन्हें मिल ही रहा है। चरखा संघका अस्तित्व 
ही गरीबोंके लिए है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २१-११-१९२६ 


६५७, टिप्पणियाँ 


स्वर्गीय सर लल्लभाई आशाराम 


सर छल्लूराम आशारामके देहान्तसे कौन दुःखी नहीं होगा ? वे गुजरातके 

थे। उनकी न्यायन-बुद्धिके बारेमें सब एक स्वरसे स्तुति कर रहे हें। स्वयं मुझे गा 
परिचय बहुत कम था। लेकिन में जहाँ-जहाँ सुन्ता हूँ वहाँ-वहाँ मेरे कानोंमें उनके 
भारित््यकी स्तुति ही सुनाई पड़ती है। विद्वत्ता, छक्ष्मी और चारित्र्य इन तीनोंका संगम 
भाग्यसे ही दिखाई देता है; सर लल्लूभाईमें यह दुलेभ संगम सिद्ध हुआ था। प्रत्येक 
गृूजराती और प्रत्येक भारतीय उनपर गरवें कर सकता है और उनके गुणोंका अनुकरण 
कर सकता है। सर छल्लूभाईके कुटुम्बीजनोंको ईब्वर इस महादुःखको सहन करनेकी 
शक्ति और धीरज दे। 


काठियावाड़में खादीकी फरी 

में छिख ही चुका हूँ कि अमरेली खादी कार्यात्यने बड़ी मात्रा्में खादी तैयार 
की है। मेरा मत है कि इस खादीकी खपत काठियावाड़में ही होनी चाहिए। यह तो 
हमारा दुर्भाग्य है कि हमें खादीकी फेरी करनी पड़ती है। यदि खादीकी विक्री घर 
बैठे हो जाये तो फेरी करनेवालोंकी शक्तिका व्यय और अधिक खादी तैयार करनेमें 
हो सकता है। खादी कोई श्ौककी खातिर तैयार नहीं की जाती, अपितु वेरोजगार 
बहनोंको धन्धा देनेकी खातिर की जाती है। इस बातको जाननेवाले काठ्यावाड़ियोंको 
काठियावाड़की खादीका उपयोग कर छेता चाहिए! इसमें भारतवर्षकी सेवा है। इसमें 
सच्चा अर्थशास्त्र भी है। हम सब यदि अपना-अपना बोझ उठा लें तो समस्त 
संसारकी सेवा उसमें ही हो जाती है। सारी ढुनिया दूसरोंका बोझ उठानेके इस 
भहाकष्टसे ही पिसी जा रही है। यदि अधिकांश धनवान ग्रीबोंके कन्वोंपरसे उतर 
जायें तो उनका बोझ कम हो जाये। लेकिन दुनियामें अमीर और गरीब तो हमेशा 
रहेंगे। इससे गरीबोंकी सेवा करनेका धर्म उत्पन्न होता है। हममें गरीबोंके समान 
बननेकी शक्ति भके ही न हो परल्तु उनके दुःख भाग लेनेकी शक्ति तो सवरमें हो 
सकती है। 

॥ आवश्यकता इसीलिए है। यदि हम गरीवोंके काते सूतकी खादी उन्हीसे 
बनवाकर पहनें तो कहा जा सकता है कि हमने उनकी उतनी सेवा की है। 
अब यह सेवा हमें अपने पड़ोसीकी सेवासे शुरू करनी चाहिए ! इसीलिए काठि- 
यावाड़की खादीको सबसे पहले काठियावाड़ियोंकों ही खरीदना चाहिए। की 

छेकिन कहा जाता है कि वह तो महंगी पड़ती है, मोटी है, साफ नहीं होती 
और टिकाऊ नहीं है। उसमें ये सब दोष हों तो भी मेरा मत है कि उसे खरीदना 
चाहिए। माँकी बनाई हुई मोटी और ठेढ़ी रोटी दिल्‍लीकी गोल, सुन्दर और सस्ती 


रोटीसे ज्यादा अच्छी है। 


पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको ७९ 


इस बातकों ध्यानमें रखकर अब्यास साहव अब फिर काठियावाड़में खादीकी 
फेरी छगायेंगे। फेरी १९ तारीखको शुरू होगी। कार्यक्रम इस तरह है: 


गोंडल ता० १९, २० जेतपुर ता० २०, २१, २२ 
धोराजी ४ २२ रे३े, २४ उपलेटा ता० २४ २५ 
राणावाव #. २६ २७ पोरबन्दर  ,, २८, २९, ३० 
माणावदर, वाठवा ,, १, २ हे, ४ 

माँगरोल # ४, ५ ६ वेरावठ. , ७, ८, ९ 
जनागढ़ » (०, ११ जामनगर ,, (१, १३, (४ 


मुझ उम्मीद है कि इन सव स्थानोंपर छोग्र अव्वास साहव और उनके कायें- 
कर्ताओंका स्वागत करेंगे और खादी खरीद हलेंगे। 
इतना कहना चाहता हूँ कि चार वर्ष पहले खादी जैसी थी आज वह उससे 
ज्यादा अच्छी, महीन, टिकाऊ और सस्ती है। समय बीतनेके साथ ओर प्रोत्साहन 
मिलनेपर वह और भी सस्ती तथा अच्छी होगी। इस स्थितिको छाना भी हमारे 
हाथमें ही है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-११-१९२६ 


६६. पतन्न ः सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


२२ नवम्बर, [१९२६] ' 
प्रिय चार्ली, 


प्रार्थना दिवसके ' सम्बन्धमें तुम्हारा तार अभी-अभी मुझे मिला है। में इस 
तारको सरोजिनीके पास भेज रहा हूँ और ' यंग इंडिया ' में उसके समर्थनर्में एक जोर- 
दार अग्रलेख'ं लिख रहा हूँ। उस दिन तुम्हारी प्रार्थनामें सारा आश्रम तुम्हारा साथ 
देगा। मुझे उम्मीद है कि उस दिन में वर्घामें होऊँगा। यद्यपि मेरा शरीर विनोवा 
और जमनाछालजीके साथ वहाँ होगा, परन्तु मेरी आत्मा उस दिन तुम्हारे साथ होगी । 
शास्त्री कल यहाँ थे। हमने इतमीनानसे खूब लम्बी वातचीत की। 


१. भूल पत्रमें वर्ष नहीं दिया गया दै। सबूका अनुमान उपनिवेश्ञोमें पेदा हुए हिन्दुस्तानिषकि सम्बन्धमं 
२०-११-१९२६ को “ टिप्पणिषाँ ” के मंतर्गत छपे छेखके उल्छेखसे किया गया दै। 

२. श्री एन्डयूजका सुझाव था कि गोलमेज परिषद्रके लिए जि दिन भारत सरकारका अतिनि्ि 
मण्डल दक्षिण आफ्रिका पहुँचे, उसके बाद पढ़नेवाले पहछे रविवारकों अर्थात्‌ १९ द्विसम्बरक्ों “राष्ट्रीय 
प्रार्थना दिवस ” के रूपमें मनापा जाये। इस सुझावका भारत और दक्षिण आफ्रिका -- दोनों जग स्वागत 
किया गया। गांपीजीका यंद पत्र उठ्ती सुझावके उत्तरमें लिखा गषा था। 

३. देखिए “प्रारयनाका एक दिन ”, २५-११-१९१६ । 


८० सम्पूर्ण गांधी वाह्म्य 


स्मरण रहे कि हमारी ओरसे स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक स्वदेद 
योजनामें शरीक होने न होनेका सवार नहीं उठता। सभी छोटे हुए अगर 
5 तो हमें करनी 208 । लेकिन यह काम किसी योजनाका अंग नहीं 
कता। इस तरहका कोई समझौता देशप्रत्यावतंनकों ;ं 
अनिवाय बता देगा। 3४४७७४७७४७७ 
आशा है कि तुम्हें 'यंग इंडिया” बराबर मिरू रहा होगा। छगभग हर अंकमें 
०. (| मामलछोंपर जा 
में दक्षिण आफ्रिकी मामछोंपर चर्चा करता ही हेँ। आगामी अंकमें उपनिवेशमें जन्मे 
भारतीयोंपर चर्चा होगी। इसमें उनसे अपील की गई है कि वे अपने लिए किसी 
विशिष्ट व्यवहारकी माँग न करें। 
आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। 
यहाँ चुनावोंने वातावरणको पूरी तरह विषाक्त कर दिया है। 
सप्रेम, 
तुम्हारा, 
मोहन 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६७) की फोटो-नकलसे | 


६७. पन्न ; सतीश्षचन्द्र दासगुप्तको 


२२ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय सतीक्ष बाबू, 
मुझे आपके दो पत्र मिले हें। जो कोई व्यक्ति कैप्टेन पेटावलछके सस्वत्यमें 
आपका पत्र पढ़ेगा, वह विनोदकी कमी होनेका आपपर आरोप नहीं छूगा सकता। 
संक्षिप्त्ता और चुभते हुए व्यंगकी दृष्टिसे इससे, अच्छा पत्र छिखना कठिन है। 
प्रफूल्ल बाबूके बारेमें आपके पत्रसे मुझे बहुत ज्यादा दुःख हुआ है। बच्छा होता 
कि आपने मुझे इस अचानक परिवर्ततका कारण छिखा होता। वह अब क्या करने- 
वाले हैं? क्षितीश बाबूके जैसा शान्त और स्थिर उत्साहवाला व्यक्ति यदि मेरे अर्थात्‌ 
आन्दोलनके अधिक करीब छाया जा सके, तो वह मेरे लिए जरूर महत्त्वपूर्ण वात 


होगी । 

आपको किसी भी. हालतमें, और किसी भी कारणसे अपनी मानसिक शान्ति 
नहीं खोनी चाहिए। अयोध्याकांडका वह अंश, जिसमें राम वनगमनका प्रसंग है, वार-वार 
पढ़िये। कष्टमें पड़े किसी व्यक्तिकों प्रसन्न बनानेके छिए वह काफी है। जवतक 
स्वयं आपका आत्मविश्वास नहीं डिगता तबतक चाहे सारा संसार आपको त्याग दे, 
तो भी क्‍या? यदि खादीमें सच्चाई है, और उसके पुरस्कर्ता सच्चे हें, तो वह कितने 
ही और झटके झेल जायेगी। आपको शीघ्र ही वर्धा आ जाना चाहिए और वहां 


शान्तिसे कुछ दिन बिताने चाहिए। 


पत्र : च० रॉजगोपालाचारीकौ ८१ 


निदचय ही यदि आप जरूरत समझें तो मुझे प्रफुल्ल वाबूकों पत लिखनेकों कहे । 

अभय आश्रमसे यह पत्र प्रकाशनार्थ आया है। कृपया मुझे बताइए कि इसका 
क्या किया जाये। में सुरेश बावूको सूचित कर रहा हूँ कि छापनेसे पहले में इसे 
आपके पास भेज रहा हूँ। 

देमप्रभादेवीका पतन्न मधुर है। 

सस्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० १५६४) की फोटो-नकलसे। 


६८० पतन्न: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 


सोमवार [२२ नवम्वर, १९२६ ]' 
प्रिय भगिनि, 
आपका पत्र मीला है. मुझे बहोत आनंद हुआ हमेशा छीखना चाहिये. 
प्रफुल्ल बावुके नीकक जानेका सबव तो में नहिं जानता हुं. ऐसा तो जगतमें 
होता हि रहेगा. आपने ठीक लछीखा है कि दुःखकी वरदास करनेसे आत्माका विकास 
होता है. स्वंधर्मका यही शिक्षण है. 
आप सबका स्वास्थ्य अब अच्छा जानकर मुझे शांति रहती है. 


वापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (जी० एन० १६४५) की फोटो-नकलसे | 


६९. पत्र : च० राजगोपालाचारीको 


२२ नवम्बर, १९२६ 

प्रिय सी० आर०, 
आपका पत्र मिला। मेंने जब “हाथवुनाई वनाम हाथकताई 'पर लेख' लिखा 
था, उस समय भी में जानता था कि जिन छोगोंको ध्यानमें रखकर लिखा है, उनपर 
इसका कुछ असर नहीं होगा। छेकिन में यह भी समझता था कि उनके जैसे सोचने- 
वाले और भी बहुतसे छोग हैँ। वे शायद स्थितिको समझ सकें। यदि में कभी वाइस- 


१. तारीज़का निंणैय श्स पत्रमें उक्छिखित बातोंक़ा मिलान यांवीणों द्वारा सतीशक्तद्र दासगुप्तकों 
लिखे गये २२-११-१९२६ के पत्रके साथ करके किया गया है। देखिए पिछला श्ीर्पफ । सोमवार २३ 
नवमबरकों था। 

२. देखिए “करघा बनाम चरखा”, ११-११-१९२६ । 


३ २-६ 


८३ सम्पूर्ण गांधी धाड्मेय॑ 
रायसे मिर्ूँ, तो में उनको भी इससे ज्यादा कुछ नहीं वता सकूगा। दो पैसे रोजकी 
बात गरछेमें अटकती है। चरखा स्वीकार करनेका अर्थ है, अपने दृष्टिकोणमें आमूल 
परिवर्तन करना | 

छोटेलाल वहाँ आपके पास है। आशा है कि आप उसकी मनःस्थितिको निश्चित 
ही प्रसक्ष बना सकेंगे। यदि उद्वेंग और अवसादकी भनःस्थितिसे उसका उद्धार किया 
जा सके तो में उसके विवाहकी बातकी' भी स्वीकृति दे दूँ। यदि आप उसे एक नया 
आदमी बना सकें और वह अपने अछावा दूसरोंके बारेमें भी सोचने छंग्रे तो अपनी 
नव-निर्मित तिकायकी अगली बैठकमें में आपके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव रखूँगा। 

दास्त्रीनीं! कछकी शाम हम छोगोंके साथ आनन्दसे विताई। उन्होंने आश्रम भी 
देखना चाहा और हर चीजको बड़ी दिलचस्पीके साथ देखा। 

पेंथिक-लॉरेंसने मुझे लिखा है कि आपके साथ उतका समय अच्छा बीता। 

सस्नेह, 

आपका, 


बापू 


[ पुनव्व : | 
वर्धाके बारेमें क्या सोचा है! 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १९७४४) की फोटो-तकलसे। 


७०. पतन्न: रविद्वंकर ग० अंजारियाको 
कार्तिक वदी ५ [२३ नवम्बर, १९२६॥ 


भाईश्री ५ रविद्ंकर अंजारिया, 

आपके प्रइनोंकों पढ़ गया हूँ। विश्वास अन्चा हो तो वह आत्माका पक ही 
करता है। इसके सिवा, यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें किसीपर विद्वास रखनेकी 
जरूरत हो। इसलिए सब लोग अपनी-अपनी बुद्धिका उपयोग करके निर्णय करें, यही 


उचित भाना जायेगा। रे 
सारे आवारा कुत्ते बुरी हाल्तमें हैँ, ऐसी कोई वात आपने मेरे लेखमें नहीं 


देखी । के हि 
रे कुत्ते काठनेवाले होते हैँ अथवा उनके पागल होवेकी सम्भावना है, ऐसा 


भी मेंने कहीं नहीं कहा है। के 
कुत्ता जातिके विनाशका भी मेंने कहीं सुझाव नहीं दिया है। 


, वी० एस० आीर्मिवात शास्ती। 
डे पत्रमँ १०-१०-१९२६ और १७-१०-१९१६ को धवजीवनमें पागछ कुक बरेगें णो ऐेख 


प्रकाशित हुए ये, उनकी चर्चा की गई दे। शंसपर से माद्म होता है कि पह पत्र १ ९०६ में लिखा गया था। 


पत्र: रविश्वकर गं० अंजारियाकौ ८९ 


उपयोगिताकी खातिर में कभी हिसाका सुझाव नहीं दूँगा। मेरी दृष्टिमें जहां 
धर्म नही वहाँ उपयोगिता नही। 

लेकिन जिस तरह साग-सब्जीकी हिसाको अनिवार्य मानकर साग-सब्जीकी हिसा 
करनेवाले गायकी हिंसाको रोकनेका यत्न करते हे उसी तरह कुत्तोंकी हत्या करने- 
वाले भी गोहत्याको रौकनेका उद्यम निस्संकोच भावसे कर सकते हूँ। कुत्तोंकी हिंसा 
कब अनिवार्य है, इस प्रइनपर [ प्रसंगके उपस्थित होनेपर] हर समय विचार किया 
जा सकता है। वकरेकी हिंसा करनेवाले हिन्दू गोवधका त्याग करते हूँ न? 

जो मनुष्य अपने ही सुखकी खोजमें हिसा करता चलता है वह घर्मकों जानता 
ही नही है। 

मेरे लेखोंसे अहिसाकी नींव उखड़ जायेगी, ऐसा भय न रखिये। 

मच्छर आदिकी क्रृत्रिम वृद्धिनों जिस तरह हम अनावश्यक मानते हूँ उसी 
तरह कुत्तोंको पालनेकी बातको भी क्‍यों न मानें? 

मेरा प्रयास हिंसा सिखानेका नहीं है, अपितु झूठी अहिसाकी निन्‍्दा करनेका 
है। लेकिन में देख रहा हूँ कि आजकी परिस्थितियोंमें, अर्थात्‌ जब अहिसाके नामपर 
घोर हिसा चल रही है तब, लोग शुद्ध अहिसाको एकाएक नहीं समझ सकते। 

मेरे अभिप्रायके मूलमें शुद्ध अहिंसा निहित है, इस वारेमें मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं है। इसलिए में घीरज घरकर बंठा हुआ हूँ। आपको इसमें घबड़ानेकी कोई 
जरूरत नही है, क्योंकि में आपको अथवा किसी भी व्यक्तिकों कुत्ते अथवा किसी भी 
प्राणीको मारनेके लिए प्रेरित भही करूँगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


डाक्टर साहेब रविशंकर गणेशजी अंजारिया 
माँगरोल 
काठियावाड़ 


गुजराती पत्र (एस० एन० १९९६८) की माइक्रोफिल्मसे । 


७१. पन्न: जनकधारों प्रसादको 


आश्रम 
सावरमती 
२४ नवम्बर, १९२६ 

प्रिय जनकथारी बाबु, 

आपका पत्र मिला। ज्वरकी बातसे दुख हुआ; साथ ही यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि आप उससे नजात पा गये हैं। 

“क्रमिग ऑफ़ दि वल्डें टीचर” सम्बन्धी साहित्य पढ़नेके लिए समय मिकालनेको 
मेरा दिल नहीं चाहता; क्योंकि उसमें मेरा विश्वास नहीं जमेगा। अगर एक महान 
उपदेशक धरतीपर आता है, तो हम चाहे उसे मानें या न मानें, वह अपना प्रभाव 
डालेगा ही। जबतक हम ईश्वरमें विश्वास करते हैं और अपने सच्चे दिलसे उसकी 
पूजा करते हैं, तबतक हमारे पाँव ठोस आधारपर हैं। हमारे छिए जो भी कुछ कत्तेव्य 
है, उसके लिए वह हमारा रास्ता साफ कर देगा। 


हृदयसे आपका, 


जनकधारी प्रसाद 
गांधी विद्यालय 
हाजीपुर 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४६) की माइक्रोफिल्मसे | 


७२. पत्र: एफ० डब्ल्यू० पेंथिक-लॉरेंसको 
अश्नम 


सावरमती 
२४ नवम्बर, १९२६ 


प्रिय श्री लॉरेंस, कक ॒ 
आपका पत्र' पाकर मुझे प्रसन्नता हुईं। मित्रोंने सचमुच मुझ आपका और 

श्रीमती छॉरेंसका आश्रममें स्वागत करनेको तैयार कर दिया था और में आपके 53 

आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे खेद है कि आप नहीं आ स॒के | यदि में गौहा 


थे, १६ नवम्बस्को 
, पेथिक-लेरेसने जो भपनी पत्नीके साथ उस समय भारतका दौरा कर रहे 

का बन छिखते हुए उस समयकी याद दिलाई थी जब कई साल पहंके गांधीजी लंदनमें उनके कम 
गये थे, और भाश्ा ध्यक्त को थी कि अगडे मद्दीने गौद्ादी-कांग्रेसमें फिर गांधीजीसे भुझकात ई 


(एस० पन० १०८४० )। 


पत्र: जें० डब्ल्यू० पेटावडको ८५ 


आया तो निश्चय ही मुझे वहाँ आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। इस घातकी थोडीन्सी 
सम्भावना है कि में शायद कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें शामिक्त न हो सबू। 
दिसम्बरके दूसरे सप्ताहमें मुझे यह और अच्छी तरहसे मालूम हो जायेगा। 

४ से २० दिसम्बरके बीच में नागपुरके पास वर्घामें होऊँगा | 

मुझे वेशक याद है कि हरन्दनमें जब में दक्षिण आफ्रिकी शिप्टमण्डल लेकर 
गया था, उस समय मुझे आपके साथ दोपहरका भोजन करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। 


हृदयसे आपका, 
श्री एफ० डब्ल्यू० पेंथिक-लॉरेंस 
द्वारा ग्रेट ईस्टर्न होठल 
कलकत्ता 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४७) की फोटो-नकलसे | 
७३० पत्र: जे० डब्ल्यू० पेटावलको 
आश्रम 
सावरमती 


२४ नवम्बर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। आपके छेखोंके अलावा आपकी गतिविधिके वारेमें कुछ 
जान सकनेके लिए मेने कलकत्ताके एक स्नेही मित्रको आपका ठिकाना देखनेको लिखा 
है।' उनके पत्रका एक अंश संकूम्न है।' इसलिए आप देखेंगे कि में अपने ही तरीकेसे 
आपके आन्दोलनको समझनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। में तो चाहूँगा कि इस चीजकी 
जाँच-पड़ताल आप भुझे अपने ढेंगसे करने दें। 
हृदयसे आपका, 


श्री जें० ड्ब्ल्य 7० पेटावल 


वबागबाजार 
कलकत्ता 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४८) की माइक्रोफिल्मसे । 


१. देखिए “ पत्र: सत्तीशचन्द्र दातगुप्तको ”, १९-११-१९२६ | 
२. देखिए “ पत्र: सतीक्षचन््र दासगुप्तको ”, २२-११-१९२६ | 


७४. पत्र: देवचन्द पारेखको 


बुधवार [२४ सबम्बर, १९२६]' 
भाईश्री देवचन्दभाई, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
जितने छोग आयेंगे उनके ठहरनेका प्रबन्ध यहाँ हो जायेगा। हकीम साहव, 
कक री आदिके वारेमें विचार करेंगे। तुम सोमवारकी शामको आशओगे, यह 


बापू 
गुजराती पत्र (जी० एत० ५७१०) की फोटो-नकरूसे । 


७५. टिप्पणियाँ 


शास्त्रीकों सानपत्र 
प्रम माननीय श्री श्ञास्त्री अपने निजी कामसे अहमदाबाद आये थे! इस अवसरका 
लाभ उठाकर अहमदाबादके छोगोंनें उनको मानपत्र दिया और थैली भेंट की। ऐसा 
करके उन्होंने अपने आपको ही गौरवान्वित किया है। यह उल्लेखतीय वात है कि 
इस समारीहमें सभी दछलोंके लोगोंने हिस्सा छिया। अच्छा हो कि हम छोग ऐसे 
अवसरोंका प्रायः लाभ उठायें और राजनीतिक अथवा धार्मिक मतभेदोंके वावजूद 
आपसी एकताका सबूत दें तथा विभिन्न दलछोंके बीच शिष्ठतापूर्ण और मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धोंको बढ़ावा दें। 
उपनिवेज्ञॉ्मं पंदा हुए हिल्दुस्तानी 
दक्षिण आफ्रिका्में पैदा हुए भारतीयोंकी तरफसे मेरे पास एक पत्र आया है, 
जिसमें “उन्हें बिलकुल भूल जानेके लिए उन्होंने मेरी खबर छी है। वे लिखते हू: 
हमारी केवल यही इच्छा है कि आपका कमसे-कम एक सन्देश हस पा 
जायें। मुझे इत्मोनाव है कि आप हमारी यह अन्तिम प्राथंना अस्वीकार नहीं 
करेंगे। 
जो प्रेम इस फटकारमें छिपा हुआ है उसकी में कद्र करता हूँ क्योंकि उपनिवेशों- 
में पैदा हुए हिन्दुस्तानियोंसे में एक मजबूत डोरसे बँघा हुआ 7 हूँ। छेकित मेरे 
खयालमें उन्हें भेजने योग्य कोई खास सन्देश नहीं था। मेरे अधिकांश सन्देश तो उन 


१, डाककी मुद्दरमें २५ नवस्वर, १५२६, तारीख दी हुईं है। 


टिप्पणियाँ ८७ 


तीनों साप्ताहिक पत्रों द्वारा ही दिये जाते हैं, जिन्हें में सम्पादित कर रहा हूँ। “यंग 
इंडिया” और गुजराती तथा हिन्दी 'नवजीवन ' में तो दक्षिण आफ़िकार्मं बसे हुए भार- 
तीयों तथा उनकी सन्‍्तानोंके लिए सदा ही सन्देश आदि दिये जाते रहते है। हालांकि 
मेरे नाम आई हुईं निजी चिट्ठी-पत्रियोंके जवाब में स्वयं छिखवाता हूँ, तो भी परि- 
स्थितिके कारण मुझे मजबूर होकर यह करना पड़ा है कि उतने ही निजी पत्रोके 
जवाब दूँ जितनोंके दे सकता हूँ, और अपने इन तीनों साप्ताहिक पन्नोको अपने पत्र- 
व्यवहारका जरिया बना हछूँ। ये पतन्न, जैसा कि एक मित्रने एक वार ठीक ही कहा 
था, समाचारपत्र नहीं बल्कि मेरे विचारपत्र हेँं। दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकों 
श्री एन्ड्रयूजके द्वारा भी मेरे सन्देश मिल चुके हे, लेकिन ये मित्र (जिन्होंने भू 
जानेकी शिकायत की है) चाहते हें कि में परम माननीय श्रीनिवास ग्रास्त्रीकी 
मारफत विशेष सन्देश भेजूं। में इस अनुरोबका अभिप्राय समझता हूँ। इन भाइयोके 
इस पत्रसे मुझे उन दिनोंकी याद हो आयी जब गोखले दक्षिण आफ्रिकारम थे। उप- 
निवेशोंमें जन्मे भारतीय गोखलेके साथ मेरे सम्बन्धको जानते हें और उनका मुन्नसे 
यह आशा! करना ठीक ही है कि अपने विचारों और भावोंको उनतक पहुँचानेके लिए 
में श्रीनिवास शास्त्रीका उपयोग करूँ। निस्सन्देह उपनिवेशोमें पैदा हुए हिन्दुस्तानी 
तथा दक्षिण आफ्रिकाके अन्य मित्रगण श्रीनिवास शास्त्रीसे जितना चाहते हैँ उतना 
पा छेंगे। 

में ये पंक्तियाँ श्रीनिवास शास्त्रीसे मिलनेके पूर्वा लिख रहा हूँ। हम लोग 
दक्षिण आफ्रिकाके पूरे सवालपर विचार करेंगे-- सिर्फ इसी पहलूसे नहीं कि दक्षिण 
आफ्रिकाकी सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या-क्या नहीं बल्कि इस पहलूसे 
भी कि भारतीय छोग (जिनमें उपनिवेशोंमें पैदा हुए भारतीय भी णामिल हे) क्या 
कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। छेकिन हिन्दुस्तानियोंस एक बात में खुले 
तौरपर कह देना चाहता हूँ कि वे अपनी इस प्रवृत्तिसि सावधान हो जायें कि हम तो 
उन हिन्दुस्तानियोंसे जुदा हें जो भारतसे आकर महज वस गये है, और चूंकि हमारी 
वैदाइश' दक्षिण आफ़रिकामें हुई है इसलिए हमको खास हकूक मिलने चाहिए। वे याद 
रखें कि बावजूद इसके कि वे दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए है वे हिन्दुस्तानी हैँ और हर 
सूरतसे हिन्दुस्तानी रहेंगे। इसलिए उनका फर्जे है कि वे अपने-आपको सिर्फ आकर 
बसे हुए हिन्दुस्तानियोंके साथ पूरे तौरसे मिला दें और जहाँतक मुमकिन हो हर 
तरीकेसे उनके साथ मिलजुलकर काम करें। ऐसा करनेंसे वे अपनी तथा अपने 
देशकी सेवा करेंगे। उन्हें उस कामको याद रखना चाहिए जो कि उन्होंने १८९९ में 
बोअर-युद्धमें स्ट्रेचर वेयर्स कोर (आहत सहायता-सेवा-दछ )में तथा १९०५ से १९१४ 
के बीच चलनेवाले सत्याग्रह आन्दोलनके दिनोंमें नि.स्वार्थभावसे और बड़ी वहादुरीके 
साथ किया था। उस समय प्रवासी भारतीयोंसे अपनेकी अछग करनेका, या केब्रल 
अपने लिए विशेष अधिकार माँगनेका किसीके मनमें खयार भी नहीं था। अगर वे 
इस मौकेको हाथसे न जाने देंगे तो उनके सामने उज्ज्वल भविष्य है। अगर वे हिन्दु- 
स्तानके सर्वोत्कृष्ट गुणोंका परिचय देंगे और पाश्चात्य सम्यताके सम्पकंमें आकर वे 


<८ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


उसकी उन सब अच्छी बातोंकों ग्रहण कर हछेंगे जिसका प्रतिनिधित्व वहाँके अच्छेसे- 
अच्छे अंग्रेज और अच्छेसे-अच्छे बोअर लोग करते हैं, वो वे हिन्दुस्तान और, दक्षिण 
आफ़िकाके बीच जीती-जागती कड़ी बन जायेंगे। 


गलूतबंयानी 


नाइल्‍टीन्थ सेंचुरी ऐण्ड आफ्टर” (उन्नीसवीं सदी और उसके बाद ) नामक 
पत्रमें मेरे विषयमें एक छेख निकला था जिसे कुछ समय पहले एक मित्रने भेरे 
पास भेजा था। मेने उसे देख लिया मगर उसमें इतनी अधिक गलतबयानियाँ थी कि 
मेंने उसे पूरा पढ़ना बेकार समझा और उसमें दी हुईं गछत बातोंका खण्डन करनेकी 
भी मुझे इच्छा न हुईं। जो लोग उसपर विश्वास करते हैं उनपर मेरे खण्डनका कुछ 
असर पड़ेगा भी नहीं। लेकिन अब मुझे कानूनके एक विद्यार्थीका पत्र मिला है जिसे 
देखकर लगता है कि उन्हें छेखसे बहुत चोट पहुँची है और हालाँकि उन्हें उसकी 
बातोंमें कोई विश्वास नहीं है, फिर भी वे छेखमें कही गईं दो खास बातोंके विषयमें 
लिखनेको कहते हैं। वे हैं: 


गांधीके अधीन किसी स्कूलमें ऊँची जातिके फिसी आदसीने अपने लड़के- 

को छोटी जातिवालोंके साथ पढ़ानेंसे इनकार फिया, और शिक्षकन भी, जो 

ऊँची जातिका था, नीची जातिके लड़कॉंकों पढ़ानंसे इनकार किया। गांधीके 

पास यह झगड़ा पहुँचा और उन्होंने ऊँची जातिवालोंकी ही बात कायम रखी। 

ग्रांधीका यह कहना कि अगर उनकी चलती तो वे अछूतोंकी सहायता करते, 

काफी नहीं है। 

उस समयके अखबारोंमें छपा था कि गांधी इस ससय बस्बईमें चंदा 

बसुलू करनेमें लग हुए हैं और फिलहाल नहीं जा सकते, इत्यादि। 

ये दोनों बातें गलत हूँ। जिन्हें अछूतोंके लिए किये गये मेरे कार्मोका ज्ञान 
है, वे जानते हैं कि दोस्ती और सार्वजनिक कार्मोके लिए चन्दे खोनेका खतरा उठाकर 
भी मेंने राष्ट्रीय संस्थाओंमें अछूतोंके प्रति हर प्रकारके भेदभावका विरोध किया है। 
चाँदपुरवाली बात आधी सच्ची है। यह ठीक है कि जब झगड़ा शुरू हुआ तब मे 
वहाँ नहीं गया किन्तु लेखमें बताया गया कारण सरासर झूठ है। में सर्वव्यापी नहीं 
हैँ। मेरा कार्यक्षेत्र भी सीमित ही है। जो काम मेरे सामने आ जाता है, के 
लग जाता हूँ। में वहीं आता हूँ जहाँ मेरी जरूरत मानी जाती है और जह मे 
अपनेको कुछ करनेके योग्य समझता हूँ। जहाँ कहीं हिन्दु-मुस्लिम झगई होते हे वहाँ 
यदि में दौड़ा नहीं जाता तो इसका कारण यह नहीं है कि में जाना नही चाहता 
या काममें व्यस्त रहता हूँ, वल्कि इस कारण कि में अपनेको असमर्थ समझता है 
इसी तरह जहाँ-कहीं मजदूरोंके झगड़े होते हैं, में वहाँ भी नहीं हे है रद 
बुलाया ही क्‍यों न जाये। उस समय में जो काम कर रहा था, उस 


टिप्पणियाँ ८९ 


चाँदपुर न जानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर वहाँ जाना मुमे जदरी मान्ट्म होता 
तो हर कीमतपर में वहाँ जाता ही। 

कानूनके इस विद्यार्थीसे और दूसरे लोगोसे जिनका मुन्नपर अनुराग है, में कहूँगा 
कि वे मेरे विपयरमें गलत खबरें देखकर धवरायें नही। सार्वजनिक कार्यकर्तताओके भाग्य- 
में तो यह बदा ही रहता है। गलत खबरोसे मेरी प्रतिष्ठामें कुछ बट्टा न लगेगा। 
हाँ, अगर में कोई अनुचित काम करूँ तो धब्वा जरूर छगेगा। फिर किसी भी प्रकार- 
की लीपा-पोती मेरी प्रतिष्ठाको बचा नहीं सकेगी। आज मे हर प्रकारके आरक्षेपसे 
मुक्त हूँ, हालाँकि एक जर्मन मित्र मुझे बताते हैँ कि किसी जर्मन पत्रमें मुक्नपर 
एक फिल्‍म कम्पनी खड़ी करनेका दोप छगाया गया है। उस नादान लेखकको पता 
ही नही कि आजत्तक में कभी सिनेमा देखने गया ही नहीं और दयालु मित्रोके बहुत 
जोर देनेपर भी में आजतक ईदवरका दिया हुआ समय सिनेमा देखनेमें नप्ट करनेसे 
इनकार करता हूँ। कहा जाता है कि इसका शिक्षाकी दृष्टिसे महत्त्व है। सम्भव है 
कि हो। मगर इसका बुरा असर तो मुझे रोज ही दिखाई पड़ता है। इसलिए शिक्षाके 
लिए में दूसरा ही दरवाजा झाँकता हूँ। 

इंग्लेंड्मं चरखा 
एक सज्जनने लिखा है: 
में जे० एल० ग्रीवकी 'विलेज इंडस्ट्रीज” (ग्रामोद्योय) नामक पुस्तकसे 

लिये गये कुछ उद्धरण नीचे देता हैं: 

४ जहाँ-तहाँ सहायक घन्धेके रूपमें सुत कातना और कपड़ा वुनना भी फिर 
शुरू किया गया है। उत्साह हो तो इस दिज्ञामें कितना काम किया जा सकता 
है, इसका एक अच्छा उदाहरण बिले नामके सुन्दर गाँवसे मिता है। सरेका 
इलाका इस गाँवके फारण प्रसिद्ध है। कुछ साल पहले इस याँवकी मार्गरेट लीय 
नामक एक तरुणीने अपने धागर्से स्थित एक बड़े आरामदेह कमरेमें कताई 
और बुनाईकी शिक्षा देनेके खयालसे एक साप्ताहिक कक्षा आरम्भ की थी। 
और उसके अपने इस उदाहरणसे और उसकी कार्यशक्तिके परिणासस्वरुप अब 
लगभग समूचे गाँवको इस कार्यमें दिलचस्पी पैदा हो गई है।” 

“ तौसरा उदाहरण विटरस्लोके कताई और बुनाई उद्योगका है। वहाँ अनेक 
स्त्री-पुरुष अपने-अपने घरोंमें और एक छप्परदार बुनाई घरमें काम करते है । ” 

यदि चरखा इंग्लंडमें अनुपयुकत नहीं हुआ है तो भारतमें उसके अनुपयुक्त 
होनेकी कितनी कस गुंजाइश है? 
इस उद्धरणसे (इन पृष्ठोंमें प्रायः उद्धत) उन फुटकर वचनोंका महत्त्व प्रकट होता 

है जिन्हें कोयम्वटूरवासी श्रीयुत वाछाजी राव बड़ी मेहनतसे इस जीवनदायी उद्योगकी 
व्यापक उपयोगिता बतानेके लिए इकट्ठा करते रहते दे। 


के सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


खहर और भद्गास सरकार 
श्रीयुत्त सी० वी० रंयम चेट्टीने मद्रास सरकारको निम्न लिखित पत्र भेजा है: 
ु में मज्नतायुवंक आपके ध्यानमें यह बात लाना चाहता हें कि जब हमारे 
फरीबाले हाथ-कते सूतकी हाथबुनी खादी छेकर सरकारी नौकरोंके पास जाते 
हैं तो उन्तसें से कुछ लोग उसको खरीदते हुए बुरी तरह डरते हैं। उनका 
खयाल है कि उन्हें इन कपड़ोंकों नहीं खरोदना चाहिए। आप जानते हैं कि 
बम्बई सरकारने लोगोंसे खुला अनुरोध क्षिया है कि वे भारतीय उद्योगोंको 
प्रोत्ताहन दें। पिछली गर्मीमें मेरे फेरियोंन ऊटीमें ८०० रुपयेकी खादी बेची 
थी। ज्यादातर खरीदार सरकारी नौकर हैँ। मेरी प्रार्थना है कि आप कुपा 
करके सुझे यह बताये कि सरकारी नौकरोंकों हाथ-कते सृतकी हाथ-वुनी खादी 
खरीदनेकी इजाजत है या नहीं और इस बारेमें उन्हें मद्रास सरकारसे डरनकी 
जरूरत तो नहीं है। 
उनको मद्रास सरकारकी ओरसे इसका निम्न उत्तर मिला है: 
अखिल भारतीय चरखा संघकी ' आन्ध्र शाला ' के अवेततिक व्यवस्थापकको 
सूचित किया जाता है कि सरकारके पास यह माननेका कोई कारण नहीं है कि 
उनके किसी कर्मचारीकों ऐसा कोई भय या खयाल है जेसा बताया गया है। 
में दोनों पक्षोंकी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यदि कोई ऐसे सरकारी 
नौकर हों जो सरकारके भयसे खादी खरीदनेसे इनकार करते हों तो वे अपने भयका 
और, विदेशी कपड़ोंका त्याग कर देंगे। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-११-१९२६ 


७६. प्रारथनाका एक दिन 


श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजने मेरे पास निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण तार भेजा है: 
कार्यकारिणी हारा आगामी १९ दिसम्बरको, यानी जिस दिन सम्मेलन बुर 
होगा, उस दिनको प्रार्थना दिवसके रूपमें सनाना मिक्षित। इसमें पादरी 
लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छेत्ते-अच्छे यूरोपीय लोगोंसे सलाह करनंपर मालूम 
होता हैं कि ज्ञायद लोग इसे खूब पसन्द करेंगे। सरोजिनी वेवीकों सूचित करें। 
श्री एन्ड्रयूज एक अत्यन्त धामिक वृत्तिके पुरुष हैं और इसलिए प्रार्यनामें उन्हें 
श्रद्धा है। प्रार्थंथा ही उनकी राजनीतिका नियमन करती है, उसे खुशरग करती है 
और ऊपर उठाती है। उनके लिए प्रार्थना कोई थोथी दलील नहीं है। उतके लिए 
प्राथनाका अर्थ है, परमेश्वरके साथ घनिष्ठ और मिरन्तर सम्बन्ध बनाएं रखना और 


प्राथनाका एक दिन ९१ 


अपने छोटे-बड़े सभी दैनिक कार्योके मार्ग-दर्शनमें उसकी सहायता माँगना। परमात्माके 
नामपर किया गया --- उसको समर्पित --- कोई काम छोटा नहीं होता। इस प्रकार किये 
गये सभी कार्योका महत्त्व एक समान होता है। भगवान्‌की सेवामें ज्ञाड़ छगानेवाला 
भंगी और अपनेको केवल रक्षक-भर मानकर भगवानकों भेंट चढ़ानेवाछा राजा, दोनों 
ही एक समान पुण्य करते हे। हम अपूर्ण जीवोके विपरीत, वहाँ उसके दरवारमें तो 
कामके बजाय कामके उद्देश्यसे ही महत्त्व निश्चित होता है। हम छोग तो कामके 
आधारपर उद्देश्यका अनुमान लगाते हैँ। लेकिन परमात्मा काम और उसके उतद्देग्य 
दोनोंकों जानते हुए, उद्देश्यकी कसौटीपर कामकी परख करता है। 

और चूंकि एन्ड्रयूजके उद्देश्य अत्यन्त पवित्र हे, इसलिए उनका विध्वास है कि 
ईदवर उन्हें अवश्य सफलता देंगे। उनके पास ऐसा विश्वास रखनेका पूरा-पुरा कारण 
भी है। जहाँ अवतक दूसरे असफल होते रहे हें उन्हें वहाँ भी सफलता मिली है, 
एन्ड्यूजकी कितनी ही सेवाएँ तो अज्ञात हैं; और किसीको उन सेवाओंके इतिहासका 
पता नहीं है। उनकी जिन सेवाओंसे लोग परिचित है, वे उनकी सार्वजनिक महत्त्वकी 
या फलदायी सेवाएँ नहीं हें; हालकी घटनाओंकी वात छोड़ दें तो भी। यह कौन 
जानता है कि छॉड हाडिगके बहुतसे हितकारी निर्णयोमिं एन्ड्रयूजका कितना हाथ रहा 
था? उनके वारेमें यह सच ही है कि उनके दाहिने हाथका काम उनके बाँये हाथको 
भी मालूम नहीं हो पाता। 

इस भले आदमीते दक्षिण आफ्रिकाके मामलेसें अपना तन-मन लगा रखा है। 
पहले-पहल उन्हें काममें स्वर्गीय गोखलेने छगाया था। वे इसके विपयमें गूढ चिन्तन 
करते हे और हृदयसे प्रार्थना करते हेँ। इस तारके लिए, जिसे मेने ऊपर प्रकाशित 
किया है, उन्होंने मुझे पहलेसे ही पत्र लिखकर तैयार कर रखा था। उनके संसगंसे 
भारतीयोंमें भी प्रार्थंनामें विश्वासका भाव फैल गया है। में उन सभी लोगोंको जानता 
हैँ; किन्तु यह मानना ही होगा कि उनमें बहुतोंने उनकी सलाहको एक रस्मके तौरपर, 
था उनको खुश करनेके लिए या उससे राजनीतिक लाभ उठानेके लिए स्वीकार किया 
है। मगर में यह भी जानता हूँ कि उनमें कुछ छोग ऐसे भी है जिन्होंने सच्चे 
दिलसे उनकी बात स्वीकार की है। इन थोड़े छोगोंकी सच्ची श्रद्धा ही बहुत छोगोंकी 
अश्रद्धा या उदासीनताकों आच्छादित कर छेगी। 

अपनी समझके अनुसार दक्षिण आफ्रिकाके डच छोग भी धामिक लोग हे। इसी 
कारण दक्षिण आफ्रिकार्में अकाल पड़ने या टिड्डियोंके दकू आनेपर सरकारकी ओरसे 
प्रभुके सामने विनय और प्रार्थनाके लिए दिन निश्चित किये जाते हे। इसलिए इसमें 
कोई आइचर्य नहीं है कि एन्ड्रयूजजों एक ऐसे कामके लिए जो उनके मस्तिप्कमें 
नही वल्कि हृदयमें प्रतिष्ठित है, वहाँके अच्छेसे-अच्छे यूरोपीय सज्जनोकी सहानुभूति 
प्राप्त हुई है। मगर उन्हें अल्पमें सन्‍्तोष नहीं होता। वे भारत और भारतकी 
सार्वजनिक संस्थाओंकी पर्याप्त सहायता चाहते हँ। वे हमसे प्रस्ताव पास करनेकों 
नहीं कहते, पैसोंके लिए हाथ नहीं पसारते, बे तो हमारे दिल पिघलाना चाहते हे। 
अगर हम इसपर राजी हों तो वे चाहते है कि हम भगवानपर भरोसा करें, और 
उससे सहायता माँगें। 


श सम्पूर्ण गांधी वाह्ुमय 


एन्ड्रयूज अंग्रेज होते हुए भी भारतीय वन गये हैं। वे शासन करना हे 
किन्तु ताकतसे नहीं, प्रेमसे | और प्रेम हमेशा प्रेमीका अपने प्रियके साथ वन 
करता है। उनका विश्वास है कि दक्षिण आफ़रिकाममं यूरोपीयोंकी प्रतिष्ठा खतरेमें है। 
दक्षिण आफ़्रिकामें छोगोंने इतने कष्ट सहे हें कि एन्ड्रयूजकी विश्वास है कि एशियावासियों 
और सभी काले तथा गोरे छोगोंके सम्बन्धोंका भविष्य वहुत-कुछ इसी सम्मेलूनपर 
निर्भर है, जिसे करानेका ज्यादातर श्रेय उन्हींकों है। इन प्रार्थनाओंके द्वारा वे भग- 
वान॒का आशीर्वाद चाहते हैँ और उस आशीर्वादकों माँगनेमें हमारा भी सहयोग चाहते 
हैँ। अब कोई यह न पूछे कि प्रार्थना क्या है, ईश्वर कौन है और कहाँ है? प्रार्थना 
और ईदवरमें विश्वास, ये केवल श्रद्धाकी बातें हें। इसलिए जिन छोगोंमें वह श्रद्धा 
हो, वे इस अंग्रेज-भारतीय सज्जनकी अपीलपर ध्यान दें। 

अपनी असमथ्थताकों खूब समझ लेने और सब-कुछ छोड़कर ईइवरपर भरोसा 
करनेकी भावना ही प्रार्थनाके रूपमें फलित होती है। अपनी असमथ्थताकों हम जानते 
जरूर हैं। अपनी रवानगीसे पहले परम आदरणीय श्रीनिवास श्ास्त्रीने कहा कि भार- 
तीयोंकी जिस स्थितिकी रक्षाके ध्येयको लेकर में दक्षिण आफ्रिका जा रहा हूँ, वह 
बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। इसलिए, अगर हमें ईइवरमें विद्वास हो तो हम १९ 
दिसम्बरको प्रार्थना करें। अगर चाहें तो सभी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहुदी 
और दूसरे लोग इस प्रार्थनामें शरीक हो सकते हैं। ईश्वरकों चाहे हम हजार अछग- 
अलग नामोंसे पुकारें किन्तु वह परमात्मा हम सबके लिए समान और एक ही है। 

[अंग्रेजीसी]... 
यंत्र इंडिया, २५-११-१९२६ 


७७. अनोखे विचार 


यह एक संयुक्त वक्तव्य है जिसे एक बोर्ड हाई स्कूलके शिक्षकोंने तैयार किया 
है। इसलिए यह लेख एक हृदतक प्रातिनिधिक और जिम्मेदाराना है। अगर इसमे 
यह विशेषता व होती तो में इसे न छापता। अस्पृश्यता आन्दोलन तथा अन्य सामा- 
जिक और धामिक सुधारोंके लिए चलनेवाले आन्दोलनोंके फछस्वरूप अब वह प्रकादा- 
में आ रहा है कि पढ़े-लिखें छोगोंके भी दौसे-दैसे भोंडे और हल्के विचार होते हैं। 
शिक्षकों द्वारा भद्दे अन्धविश्वासोंके इस समर्थनसे सिद्ध होता है कि यदि हम किसी 
बातकों ठीक मानते हों तो फिर उसके समर्थनमें तक॑ भी मिल जाते के इसलिए 
किसी भी बड़े आन्दोलनमें तकोंका स्थान बहुत मामूली होता है। इसमें तो सिर्फ सुधारका 


१, वह संयुक्त वक्तव्य जिसमें थे विचार प्रकट किये गये ये, पह्ाँ यहीं दिया जा रहा है। इसमें 
शिक्षकोंने गांबीणीके अस्वृश्यता-विरोषी आन्दोल्नकी बुद्धिमत्तामे सब्देहद व्यक्त किपा था। उन्देंनि का 
था कि गांधीजी खथं ऋषिषोंकी तरद योग-साधना करें और भपने कुछ भनुपाधियोंकों गाँवेमिं काम 


लिए भेजें । 


अनोखे विचारं ९३ 
उदाहरण ही वास्तविक चीज है। कोई सिद्धान्त गलतफहमी, निन्दा और दण्ड, यहाँ 
तक कि मृत्युके सामनें भी टिके रहकर शक्ति हासिल कर छेनेपर ही फैलता है। 
अस्पृध्यता और दूसरी वातोके बारेमें भी यही बात सिद्ध होगी। लेकिन आइए, हम 
जरा इन शिक्षकोंकी दलीलोंपर भी विचार करें। 

पहली वात तो यह कि उन्होंने बहुत ही बेढंगी उपमा ढंढ़ी है। मुझे नही मालूम, 
कौन लोग मुझे छूते या मेरे पास आते डरते हे । वल्कि जब कभी में दोरेपर निकलता 
हूँ, तव मेरा स्पर्श करनेके लिए छाछायित भीड़के कारण मुझे परेशानी होती है। मुन्ने 
तो वे स्नान करते समयतक भी एकान्‍न्त नहीं देते। 

दूसरे, अगर हमारे अछूत देशवासी, ऊँची जातिवालोंकों छूनेंसे डरते हे तो इसका 
कारण यह नहीं है कि ऊँची जातिवाले कुछ अधिक थछुद्ध हें, वल्कि यह है कि उन्हें 
सिखाया गया है कि वे ऊँची जातिवालोंको न छुऐँ; और वे जानते है कि छूनेंकी 
कोक्षिक्ष करनेसे गाछी या मार खानी पड़ेगी। 

तीसरे, चारित्र्यके सम्वन्धर्में अकारण ही अछूतोंको निम्न कोटिका मान लिया 
गया है। यदि उनके सारे समाजको छेकर देखा जाये तो हम देखेंगे कि अनुकूछ 
परिस्थितियोंमें उन्होंने वेसी ही सच्चाई, शुद्धता और दूसरे सार्वजनिक या व्यक्तिगत 
गुणोंका प्रदर्शन किया है जैसा कि अन्य किसी समाजने। 

ऐसा कहना कि अछूतोंको तथाकथित ऊँची जातिवालोंके बराबर पहुँचनेके लिए 
कई जन्म लेने पड़ेंगे, पुनर्जन्मके सिद्धान्तका दुरुपयोग करना है। “गीता हमें सिख- 
छाती है कि किसी विद्वान पण्डितके समान ही एक अछूतके लिए भी इसी जन्ममें 
मुक्ति प्राप्त कर लेना सम्मव है। ऊँची जातिवाले अगर सचमुचमें ही ऊँचे हें तो 
उन्हें अछूतोंसे मिलने-जुलनेमें डरनेका कोई कारण नहीं है। ऐसा करनेसे ऊँची जाति- 
वालोंका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, साथ ही अछूतोंको उनके साथ मिलने-जुलनेसे 
बड़ा लाभ पहुँचेगा। किन्तु यह उसी हालतमें सम्भव है, जब वे सेवाका भाव लेकर 
अछूतोंसे मिक्लें, न कि महज मिलनें-जुलनेके लिए; क्योंकि [ साधारण ] मेरू-जोलमें तो 
गुण और दुर्गुग दोनोंका परस्पर आदान-अ्रदान होता है। अगर में सुधारक बनकर 
शराबखानेमें इस नीयतसे जाता हूँ कि शराबीकी बुरी आदत उससे छुड़ाऊं, तो में 
वहाँ जाकर अपवित्र नहीं हो जाता; किन्तु यदि में सिर्फ किसी दोस्तका साथ देनेके 
लिए, और मित्रके आग्रह अथवा शराबखानेके प्रकोभनोंसे बचनेका दृढ़ निइ्चय किये 
विना शराबखानेमें जाऊँ तो जरूर ही अपविन्न हो जाऊँगा। 

शिक्षकोंने चारित्र्यपर आहारके प्रभावकी जो दलील दी है, वह भी अनोखी 
ही है। चूँकि में खुद भोजनमें सुधारके प्रयोग करता रहता हूँ, इसलिए बहुतसे मित्र, 
भोजन विषयक सुघार और उसे सादासे-सादा बनानेके मेरे उत्साहके कारण मुझे 
आधा पागल समझते हे। मगर मेरी समझमें ये शिक्षक भी भोजन ओर चरित्रपर 
पड़नेवाले उसके प्रभावपर जरूरतसे ज्यादा जोर दे रहे हें। अगर ऐसे कार्यकत्तकि 
मिलनेतक, जो किसी प्रकारका मीठा-खट्टा न खाते हों और भोजन सम्बन्धी किसी 
पक्के नियमका पालन करते हों, सारे सार्वजनिक काम बन्द रखे जायें, तव तो फिर 


६४ सम्पूणै गांधी वौ्डमंध 


बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, तबतक चाहेंगे 
तक छोग उनका बताया सात्विक आहार शुरू न कर दें शी ।जाजिक आहार हे 
शब्दका कुछ भी अर्थ क्यों न हो, मगर आत्मसंयम और आहारमें बड़ा महत्त्वपूर्ण क्‍लप 
है, इसमें नहीं ?। महत्त्वपृण 

सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं। किन्तु इसके साथ इस बातके भी बहुतसे उदाहरण 
हैं कि साधारण ढंगका भोजन करते रहनेवाके छोग भी आत्मसंयम बरतते रहते हैं। 
जो छोग हर अभ्यासी कर वे आत्मसंयम पैदा करनेकी दृष्टिसे आहारसंयमका 
महत्त्व स्वयं समझ छेते हें। इस मेँ करनेको 
परमावश्यक शर्तें बनाना गलत होगा हे हरे धुवारोे छिए बाहर 3७०७४ 

बालविवाहकी क्रूर प्रथाको हटानेके सम्बन्धमें इन शिक्षकोंको याद रखना चाहिए 
कि ऐसे भी लोग हैं, सादासे-सादा आहार करनेपर भी जिमके लिए अपनी वासना- 
ओंका दमन करना बहुत कठिन होता है। सब करने और कहनेके बाद भी मन 
तो मन ही है। वह स्वर्गको भी नरक और नरकको स्वर्ग बना सकता है। इसके 
अछाबा, स्त्रियोंके पावित््यके विषयमें इस तरहकी विक्ृत चिन्ताकी जरूरत ही क्‍या 
है? पुरुषोंको सच्चरित्र बनानेके लिए स्त्रियों द्वारा चिन्ता किये जानेकी बात तो कभी 
नहीं सुनी गयी। तब पुरुष ही क्‍यों स्त्रियोंकी पविन्नताका ठेका देनेका दुःसाहस 
करें? पवित्रता बाहरसे तो छादी नहीं जा सकती। यह तो आलन्तरिक विकासकी 
वस्तु हैं, और इसलिए यह हर व्यक्तिके अपने ही प्रयासपर निर्भर है। 

जहाँतक योंग और अहिसाके अभ्यासका सम्बन्ध है, यौगिक क्रियाएँ और अहिंसा 
जब्त करनेवाले अभ्यासियोंकी ओरसे शिक्षकों द्वारा किये गये दावेका में समर्थन नहीं 
कर सकता। बड़ेसे-बड़े योग-सिद्ध पुरुष भी प्रकृतिके अचछ-अठछ नियमोंके विरुद्ध नहीं 
जा सकते। वे भी प्रकृतिके नियमोंसे वैसे ही जकड़े हुए हैं जैसे हम सब। अपने ही 
नियमोंमें परिवर्तत करनेका अधिकार स्वयं परमात्माने भी अपने पास नहीं रखा है; 
उसे परिव्तेन करनेकी कोई जरूरत भी नहीं है। वह सर्व-शक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ है। 
वह एक ही समय और अनायास ही भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद जानता है। 
इसलिए उसे न कुछ फिरसे विचार करना है, न दुहराना है, न बदलना है, न 
सुधारना है। 

निस्सन्देह अहिसक योगाम्यासी अपने अन्दर कुछ शवक्तियाँ पैदा कर लेते हैं, 
मगर वे सब होती हैं प्राकृतिक नियमोंके भीतर ही। में कोई योगाम्यास नहीं 
करता, क्योंकि एक तो मुझे उसके बिना ही आन्तरिक झान्ति प्राप्त है (हो सकता 
है, मेरा अपनी वर्तमान स्थितिसे ही सन्तोष करना गलत हो), और हूसरे मुझे ऐसा 
कोई आदमी नहीं मिका जिसपर में पूरा-पुरा विध्वास कर सकूँ और वह मुझे उपयक्त 
यौगिक क्रियाएँ सिखला सके। 


तमिलनाडमें खादीकार्य ९५ 


जहाँतक गाँवोंमें जाकर काम करनेका सवाल है, मेरे कई सहकरमी गाँवोमें 
पहले ही से काम कर रहे है। मगर में कबूछ करता हूँ कि यह मुब्किल काम है। 
में यह भी मानता हूँ कि केवल इच्छा करनेसे ही हरएकके लिए गांवोंमें जाकर 
वस जाना सम्भव नहीं है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-११-१९२६ 


७८. तमिलनाडमें खादोकार्य 


नीचे तमिलनाडके खादी कार्यका सारू-भरका विवरण दिया जा रहा है:' 

विवरण सावधानीके साथ लिखा गया है। आशा है पाठकगण इसे रुचि पूर्वक 
पढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि वहाँ खादीके सभी विभागोमें, घीमी गतिसे ही 
सही, उन्नति निश्चित रूपसे हो रही है। खादीके दाम २५ प्रतिशत घटे है, यह एक 
बड़ी उपलब्धि है; किन्तु दामोंमें यह कमी कुछ हृदतक कपासके भाव गिर जानेके 
कारण हुई है। खादीकी किस्ममें भी काफी सुधार हुआ है। खपतसे सम्बन्धित एक 
खूबी यह है कि जितनी खादी तैयार होती है उसका तीन-चौथाई हिस्सा वहीका- 
वहीं बिक जाता है। शुरू-शुरूमें यह वात नहीं थी। इस शुभ परिणामका मुख्य 
कारण खादीकी फेरी-योजना ही है। इस रिपोर्ट्मं सरकारके उस अज्ञानपूर्ण और 
असाधारण प्रस्तावकी ओर भी ध्यान खीचा गया है जिसके द्वारा उन स्कूछोर्में चरला 
चलानेकी मनाही की गई है जहाँ कताईके साथ ही बुनाईकी शिक्षा भी न दी जाती 
हो। इससे कताई-शिक्षा छागू करना छगभग असम्भव ही हो जाता है। इस प्रस्तावको 
रखनेवालेके अज्ञानकी तुलना उस प्रख्यात अर्थशास्त्रीसे की जा सकती है जो भानता 
है कि उसने हाथकताईको नेस्तनाबूद कर दिया है, मगर जो वरावर हाथबुनाईको ही 
हाथकताई समझता आ रहा है। 

| अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया २५-११-१९२६ 


१, विवरण यद्दां नहीं दिया जा रहा है। इसमें मक्तूबर, १९२५से सितम्बर, १९२६ तक तमिल- 
नाठके २३ जिडोंमें ६४ खादी संगठनों द्वारा किये गये कापुका ब्योरा दिया गया था। 


७९. पत्र: सी० विजयराघवाचारीको 


आश्रम 
सावरमती 
२५ नवम्बर, 
प्रिय मित्र, जे 
आपका पत्र" मिला | क्‍योंकि में नहीं समझता था कि में कुछ कर भी सकूँगा 
या नहीं, अतः क्‍या मेंने अपने पहले पत्रमें यह नहीं लिखा था कि इस वर्ष कांग्रेसमें 
भेरा कल होना निश्चित नहीं है? फिर भी यदि भेरी अनुपस्थितिका गरूत अर्थ 
निकाले जानेकी जरा भी सम्भावना हुईं तो में निरचय ही वहाँ जाना नहीं टालेगा | 
लेकिन जब चुनावका यह दृषित जोशोखरोश ठंडा हो जायेगा, तब में मित्रोंसे सलाह 
लगा । 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें मेरा रुख अपरिवर्ततशीर है। में तनिक-सी भी 
सौदेबाजीके बिना, एकता कायम कराना चाहता हूँ और इसके लिए में जो कोशिश 
सम्भव होगी करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सी० विजयराघवाचारी 
आराम, सेलम 
द० भारत 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११०८७) की फोटो-नकछसे। 
८० पत्र: एल० आर० पांगारकरको 
आश्रम 
सावरमती 


२५ चवम्वर, १९२६ 

प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला! में दिलसे उसकी कद्र करता हूँ। में आपको इसका कुछ 
अन्दाज नहीं दे सकता कि में उन सभी तरहके विषयोंपर हम मेरे पास भेजे जाते 
हैं, लिखना या कहना कितना टालता हूँ। छेकिन कुछ मामलोंमें पूछे गये प्रइनोंपर 


२, भपने १७ नवस्बरके पत्रमें विजधराघवाचारीने गांवीजीकी तुछ्ना चंदनसे की थी “ जो कुचलनेवाढे 
हायकों सुगंधित करता दै और आहिस्तेसे छूनेवाढे द्वायको सुर्गंध नहीं देता ” और भाशा व्यक्त की थी 
कि गौदाटी कांग्रेस अभिवेशनमें गांधीणी हिन्दू-सुस्लिम पक्तताकी समस्या इल करेंगे (एस० पन० १९०४३ )। 


पत्र: रवाशंकर ज० मेहताकों ९७ 
घोलना या लिखना टाछ सकना असम्भव हो जाता है; चाहे उत्तमें छोकप्रियता और 
उससे भी ज्यादा कुछ गेंवा देनेकी जोखिम ही क्यो न हो। आप जो-कुछ महसूस 
करते है, जव उसे कहना प्रसंगानुकूछ हो और फिर भी यदि आप उसे न कहे तो 
आप असत्यके दोपी हूँ। प्रसंगानुकूछ सत्यको कहनेके वजाय उसे दबाकर में अपने 
जीवनकी पूरी राह ही बदल दूं, यह नहीं हो सकता। 


हृदयसे आपका, 
श्री एछ० आर० पांगारकर 
नासिक सिटी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७४९) की माइक्रेफिल्मसे । 


८१. पन्न: रेवाहंकर ज० मेहताको 


गुरुवार [२५ नवम्बर, १९२६ |* 
आदरणीय रेवाशंकर भाई, 
आपका पत्र मिला। [ रामचन्द्रके ) कोसके' बारेमें समझ गया हूँ। मुझे लगता 
है कि चि० घीरूकी खुराकपर निगरानी रहनी चाहिए। 
में यहाँसे २७ तारीखको वर्धघाके लिए रवाना होऊँंगा। चि० रतिलारने' किसी 
हीरेके व्यापारीकों हीरा भेजनेके लिए लिखा था; वह पोस्टकार्ड मेरे हाथ पड़ 
गया। उसे कुछ भान नहीं रहता। मेने उससे बात की तो उसने स्वीकार कर लिया। 
घोराजीसे दोनों वापस आ गये हूँ। 
मोहनदासके प्रणाम 
श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवन मेहता 
रोजडेल 
देवलाली 


गुजराती पत्र (जी० एन० १२६५) की फोटो-नकलसे | 


१. ढाककी मुहरसे। 
२. देखिए खण्ड ३१, पृष्ठ ५६१-४३। 
३. डा० प्राणनोवनदाप्त मेदताके पुत्र। 


३२-७ 


८२. एक पत्र 


आश्रम 
वृहस्पतिवार, २५ नवम्बर, १९२६ 
भाईश्री, 


आपका पत्र मिला। खेतीके महत्त्वके बारेमें मेरे भनमें तनिक भी शंका नहीं 
लेकिन उसकी उन्नतिके लिए में चरखेसे अलग किसी और उपायको नहीं जानता के 


मोहनदास गांधीके बन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (एस० एन० १९९६९) की माइक्रोफिल्मसे । 


८३. पत्र: घनश्यामदास बिड़छाको 


कार्तिक कृष्ण ६, १९८३ [२५ तवम्बर, १९२६ | 


भाईश्री ५ घनव्यामदासजी, 

आपका तार मीछा है! कहते हुए मुझे खेद होता है कि मेरा अग्र्य पत्र 
आपको पू० मालवीयजीके पतेपर भेजा गया था। उसमें इतना था। मेरी राय आपके 
इस कारण यूरोप जातनेके विरोधमें है। यदि जाना आवश्यक है तो स्वतंत्र जाना 


चाहिये। ऐसे खतोंकी नकछ नहीं रहती है। परंतु मतलूब यही थी। यदि आपने 
जानेंका वायदा कीया था तो बात बदल जाती है। और जानेका आपका धर्म हो 


जाता है। 
आपका, 


मोहनदास गांधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१३९) से । 
सौजत्य : घनश्यामदास बिड़ला 


१, पत्र जिसे लिखा गया था, उसका चाम शा नहीं है। 


८४. पत्र: लौलावतीकफो 
कातिक कृष्ण ६, १९८३ [२५ नवम्बर, १९२६] 


चि० छीलावती, 
राम नामसे वड़के कोई अच्छा मंत्र नहिं है। चखसे बड़कर कोई अच्छा यज्ञ 
इस युगमे इस देशमें नहिं है। 
मोहनदास 


मूल पत्र (जी० एन० ६२७७) की फोटो-नकलसे | 


८५. तार: खगरिया कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों' 
[ सावरमती 
२६ नवम्बर, १९२६ या उसके पश्चात्‌ ] 
चुनावोंम.ं दखरू नहीं दे रहा हूँ। सारी जिम्मेदारी स्वराज्यवादियोंको 
सौप दी है। 
गांधी 
अंग्रेजी मसविदे (सी० डब्ल्यू० ४९६४) से। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


१, यंद तार २६ नवम्बर, १९२६ को प्षावर्मतोमें प्राप्त हुए तारक जवाबमें भेजा गया था। अघक्ष 
मद्दोदयने अपने तारमें गांधीनोसे कहा था कि यहाँ आपके कहे जानेवाले इस्त आश्चपक तार॒की छपी भत्तिपाँ 
प्रकाशित को गई है कि कांग्रेसिपोंफो अपना मत देना शुनाइ ५े। कौलिब्क मतदाता इससे उल्सनमें पढ़े 


हुए है। 


८६. यौीता-शिक्षण' 


[१] 
प्रस्तावना 


बुधवार, २४ फरवरी, १९२६ 

पण्डितजीने' जो इलोक सुनाया वह गीता-अभ्यासकी कुंजी है। इसमें प्रार्थना 

है, और एक हठ भी है। कहा गया है कि “तू विष्णु हो, त्रिपुरारि शिव हो, चाहे 
जो हो, यदि तू राग-द्वेषसे मुक्त है तो तुझे मेरा नमस्कार है!” 

' महाभारत ' कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, धर्म-प्रन्थ है। किसी भी घटनाका 
वर्णन कौन कर सकता है? अपने द्वारा देखी हुईं पानीकी एक बूँदका हूबहू वर्णन 
करनेकी सामथ्ये भी आदमीमें नहीं है। भगवानने उसे ऐसा ही छाचार बनाया है; 
ऐसी अवस्थामें घटित घटनाका प्ररा वर्णन तो कौन कर सकता है। तिसपर इस 
युद्धमें लड़नेवाले व्यक्ति थे एक ओर धर्म, वायु, इन्द्र और अश्विनीकृमारसे उत्पन्न 
पाँच पुत्र और दूसरी ओर एक ही समयमें उत्पन्न सौ भाई। क्या किसीने ऐसी 
सम्भावनाकी कल्पना भी की है? दुर्योधन अधर्मके रथपर वैठा हुआ था और अर्जुन धर्मेके 
रथपर। इसलिए यह धर्म और अधर्मके बीचका थुद्ध है। संजय एक भवक्‍तहृदय 
व्यक्ति है। युद्ध दूरीपर हो रहा है और उसमें उसे देखनेकी शक्ति नहीं है, इसलिए 
व्यासने दिव्य चक्षु देकर उसे युद्धको देखनेकी शक्ति दी। परन्तु इसका क्‍या अर्भ 
है? इसका यही अर्थ हैं कि जो युद्ध हमारे शरीर-स्थित अनेक कौरवों और पाँच 
पाण्डवोंके बीच चल रहा है, यह वर्णन उसीका है। हमारे ही अनेक गुणों और अव- 
गुणोंने साकार रूप धारण कर लिया है और युद्ध उन्हीं गुणों और बवगुणोंके बीच 
हो रहा है। हिंसा-अहिसाके प्रध्वकों हम दूर ही रखें, इस दवन्द्में व्यक्तिका कत्तेव्य 
क्या है, यह बतानेके लिए यह धर्म-प्रत्थ छिखा गया है। 


१. श्रीमदूभगवद्‌गीतापर सत्याप्रइन्‍भामम, अहमदावादकी प्रातःकाल्की प्रार्थनके समय गांधीजीने 
२४-२-१९२६ से २७-११-१९२६ तक प्रवचन दिये थे। ये प्रवचन महदेवभाई देसाई भौर एक अन्य 
भाशमवासी युँजामाई द्वारा छिये गये नोटेंके आधारपर नरहरिभाई परीख द्वारा सम्पादित किये गये मोर 
गांघीजीजुं गीताशिक्षण नामते १९५५ में अकाशित हुए ये। 

२, नारायण मोरेश्वर खरे; भाअमके संगीत-शिक्षक | 

३. विण्णुर्वा त्रिपुरान्तकों भवतु वा बह्मा सुरेक्रोजवा 

भानुर्वी शशब्क्षणोध्थ भगवान्‌ वुद्धोईध सिद्योज्ववा । 
रागहेबविषातिमोहरद्वितः सत्तानुकम्पोधतो 
प्र: सववें: सद्द उंर्कुतों भुणगणैरतस्मे नमः सव॑दा ॥ 


/गीता-शिक्षण * १०१ 


[२] 


अध्याय १ 
गुरुवार, २५ फरवरी, १९२६ 


धृतराष्ट्र-जेसे अनेक नेत्रहीन हमारे ध्वरीरके भीतर रहते हैं । हजारों वरम पहलेका 
यह युद्ध कोई युद्ध नही है; वल्कि हमारे भीतर आज भी सतत चलनेवाला युद्ध 
ही है। 

दुर्योधन द्रोणाचायंसे कहता है कि व्यूहकी रचना आपके ही थिप्य धृष्ट्युम्नने' 
की है। वैसे तो सभी योद्धा आपके शिप्य हें और सभीको आपने समान युद्ध-त्रिद्या 
सिखाई है; किन्तु यह उन्हीपर निर्भर है कि वे अपनी-अपनी वुद्धिके अनुसार उसका 
सदुपयोग करते हेँ अथवा दुरुपयोग । 


[३] 
शुक्रार, २६ फरवरी, १९२६ 


इलोकमों ऋ 0०७, ।१ु१इ 


पहले दिन “पह्यतां पाण्डपुत्नाणाम्‌ ” वाले इलोकमें मेंने “पश्येतां” का पदच्छेंद 
सही नहीं किया। मेने इस तरह पहले दिन ज्ञान प्रदर्शित न करके अपना अकज्ञान 
ही प्रदर्शित किया। फिर भी व्याकरण न जानते हुए यदि कोई व्यक्ति मुमुक्षु हो तो 
उसे ' गीता से बहुत-कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवदुगीता में ही कहा गया है कि भक्ति 
हो तो स्त्री, वैश्य, गूद्र सभी ज्ञान-सम्पादन कर सकते हें। फिर भी विद्त्ताकी अव- 
गणना नहीं की जा सकती। किसी भी वातकों समझानेके लिए विद्या अपेक्षित है। 
यदि कोई ऐसी भूछ करता तो में उसे अक्षम्य गिनता। 

अस्तु, यहाँ मुख्य वर्णन द्वरीर-क्षेत्रका है। 'गीता ने क्‍या युद्धको सर्वया त्याज्य 
ही माना है? नही; युद्ध किया जा सकता है। किन्तु यहाँ युद्धकी आड़में शरीर- 
क्षेत्रका ही वर्णन किया गया है। इस दृष्टिसे सारे नाम व्यक्ति-वाचक नहीं, वरन 
गृुणवाचक हे। साकार गुणोंका शरीरके क्षेत्रमें युद्ध हो रहा है। व्यासके समान ज्ञानी 
पुरुष स्थूलयुद्धके वर्णनमें पड़ेगा ही नही। इस शरीरको ही कुरुक्षेत्र और उसे ही 
पविन्न धर्मे-क्षेत्र कहा गया है। जब शरीरकों ईश्वरकी सेवार्में अपित कर दिया जाता 
है, तव वह धर्मे-क्षेत्र व॥ जाता है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि क्षत्रियके 
लिए युद्ध-क्षेत्र हमेशा घर्म-क्षेत्र है। जिस क्षेत्र्में पाण्डव भी हो, वह तो पाप-द्षेत्र हो 
ही नहीं सकता। 

वंकिमचन्द्र' कहते हे कि द्रौपदीके पाँच पुत्र थे अथवा नही, इसमें शंका है। 
फिर भी निर्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है। कर्ण सूर्य-पुत्र था। सभीका जन्म अलो- 


१. भारम्भमें अध्यापक्रे पद्के तीन इलोक पढ़कर सुनाये गये ये। 

२. द्रौपदीके भाई। 

३. बंकिमचन्द्र चह्मोपाथाय (१८३८-१८९४ ); पसिद्ध बंगला उपन्यासकार और कवि। कृष्ण-चरिश्नके 
छेखऊ जिसे गांधीनीने परवदा जेलमें रहते हुए पढ़ा। इमारा प्रसिद्ध राष्ट्रगान “ वन्देमातरम्‌ " भी इन्दीकि 
गीतका भंश दे। 


(०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


किक है। स्वयं दानवीर होनेके कारण अथवा दुर्योवनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होनेके 
कारण बह उसके पक्षमें सम्मिल्तित हो गया। कर्णके अतिरिक्त भीष्म और द्रोण-जैसे 
सत्यूदष उस पक्षमें हैं; इससे प्रकट होता है कि ख्ालिस पाप दुनियामें टिक नहीं 
सकता | जवतक उसे किसी प्रकारके घर्मका सहारा नहीं मिलता, उसका निर्वाह नहीं 
हो सकता। असहयोगमें भी यही तत्त्व निद्धित है कि सरकारकी पाप-पूर्ण पद्धतिको 
भले आदमियोंका जो समर्थन मिल रहा है, वह उसीसे टिकी हुईं है। यदि उसे उनका 
समर्थन मिलना बन्द हो जाये तो वह टिकी नहीं रह सकती। जिस तरह सरकारको 
बनाये रखनेके लिए भले आदमियोंके समर्थनकी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार 
अपने पक्षकों उत्तम प्रकट करनेके छिए दुर्वोधनको भीष्म, द्रोण-जैसे भले आदमियोंकी 
आवश्यकता हुई | 


[४॥' 
घनिवार, २७ फरवरी, १९२६ 
आज तो केवल 


अपर्याप्त. तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त. त्विदसेतेषां बल भीमानिरक्षिततम्‌ ॥१०॥। 


अपर्याप्त' और पर्याप्त शब्दों की ही चर्चा हुईं। 

अपर्याप्त और पर्याप्त इन दोनों शब्दोंके दो-दो अर्थ होते हैं; अपर्याप्त कर्थात्‌ 
(१) कमर्यादित अथवा अपरिमित, (२) अपूर्ण अथवा सीमित; और पर्याप्त अर्थात्‌ 
(१) मर्यादित और (२) प्रूर्ण अथवा असीमित ।* । 

दुर्योधनके मानसिक भावपर ही इसका अर्थ निर्भर करता है। मैंने अपर्माप्तके इन 
दो अर्थोर्में से 'अपूर्ण”' अथवा 'असीमित ' अर्थकों स्वीकार किया है। वचपनसे ही 
मे यही अर्थ ठीक छगता रहा है। दुर्योधनके मनका भाव यह हैँ कि कक सेनाके 
सेनापति भीष्मपितामह हैं और वह सेना परिपर्ण शवितशाली नहीं है, जब कि 
पाण्डबोंकी प्तैनाके रक्षक भीम हें और वह सेना पूर्ण है; क्योंकि भीष्मपितामह तो 
दोनों ही पक्षोंसे प्रेम करते थे इसलिए दुर्भोषनके मनमें भय था कि भीष्मपितामह 
अपने पक्षकी ओरसे भन:पूर्वक युद्ध नहीं करेंगे। 

[५] 


रविवार, २८ फरवरी, १९२६ 


संस्कृत भाषामें प्राथंना करना एक स्थूछ वात है; धर्मका र्ह्स्य अ पड 
उतारना ही मुख्य उद्देश्य है। मैंने एक गँवार आदमी होते हुए भी गे पढ़ 


२, यहाँ पहले भध्यायके ९ इलोक समाप्त हुए। हि 
२, १० में इलोकते १६ वें इलोकतक। मुख्य रुपसे १० वे इलोकके विषयर्मे ही बो्े कल 
३. अधिकांश टीकाकार अपर्पाप्तका अर्थ अपरिमित और भजेय तथा पर्ोप्तका परिमित 


सुगम करते हैं। 


“गीता-शिक्षण ” १०३ 


आग्रह क्‍यों मान लिया और महादेवाँ उससे इनकार क्‍यों करता है? मेंने यह 
जिम्मेदारी अपने ऊपर क्‍यों ली? मेरे मनमें पर्याप्त नम्नता है। में ऐसा मानता हैँ 
कि यों तो हम सभी अपूर्ण हें किन्तु धर्म क्या है, इसे मेंने यथायोग्य जान लिया 
है और उसका आचरण भी किया है। यदि मेरे हृदयकी गहराईमें धर्ममावना और 
प्रभु-मक्ति होगी तो में उसे आप छोगोंके भीतर भी जगा सकूँगा। जिस दीपकर्में 
तेल और बत्ती हो उसीको जलाया जा सकता है, पत्थरको नहीं जलाया जा सकता। 
जिनके हृदय दीपकके समान होंगे, मेरी दियासलाईसे वे अपनेमें जोत जगा लेंगे और 
इसी तरह जिनमें कुछ तत्त्व होगा वे इस पठन-पाठनमें से कुछ ग्रहण कर हेंगे। 

शब्दोंका हमारा उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि उसे सुनते ही चित्त सहज 
ही प्रसन्न हो जाये। कल मेंने व्याकरणकी एक भूल कर दी थी। “दांंखम्‌ दष्मौ 
प्रतापवान्‌ ” शब्द-समूहमें भेने ' प्रतापवान्‌' को शंख के साथ जोड़ दिया, जोड़ना था 
उसे भीष्मपितामहके साथ। किन्तु मेरी संस्कृत तो एक गेंवारकी संस्कृत है। मुझे 
उसका इतना ज्ञान नहीं है कि कुछ गलती होते ही वह मुझे खटक जाये अथवा 
वह मुझे कर्णप्रिय न छगे। 

पाण्डवोंके पक्षमें शंख बजाये जा रहे हैं और संजय उन्तका वर्णन कर रहे हें। 

“ कैमया सह योद्धव्यम्‌ ”: अर्जुन यह नहीं पूछता कि मुझे युद्ध करंता है अथवा 
नहीं, बल्कि यह पूछता है कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। यदि उसे युद्ध न 
करना होता तो वह पहले ही दिन क्ृष्णसे कह देता कि मुझे तो युद्ध ही नहीं करना 
है। किन्तु उसके मनमें लड़नेंके प्रति कोई वैराग्य नहीं था। लड़नेके लिए ही तो 
युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर वह इन्द्रके पाससे आयुध ले आया था। यदि बात ऐसी 
होती, तो क्ृष्ण अर्जुनसे कहते कि तुम जाओ और दुर्योधनकों समझाओ । किन्तु परि- 
स्थिति ऐसी थी ही नहीं। वनवासकी अवधिमें भी अर्जुन युद्ध करता रहा था। जब 
विराट राजापर दुर्योधनते आक्रमण किया तब उसने युद्ध किया था। लछड़ाईमें तो 
वह डूबा हुआ था। उसके सामने प्रइन यही था कि मुझे किन छोगोंसे छड़ना पड़ेगा। 
यह बात हमें भलछी-भाँति याद रखनी चाहिए। 


[६] 
मंगलवार, २ माचे, १९२६ 


अर्जुन श्रीकृष्णसे प्रार्थना करता है कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें 
ले जाकर खड़ा कर दें ताकि में देख सकूं कि यहाँ कौन-कौन लड़नेके लिए आये हें। 

वह देखता है कि वे सबके-सब कुटुम्बी और मित्र है, जिन्हें एकाएक मारनेकी 
इच्छा नहीं हो सकती। 

अर्जुन कहता है: “स्वजनोंको मारनेमें मुझे भछाई दिखाई नहीं देती।” यहाँ 
जोर स्वजन ' पर है। तीनों लछोकोंके राज्यके लिए भी में इनसे नहीं लड़ंगा। तब फिर 


१, गांचीजीने कहा था कि महादेव देसाई इलोकोंका पठन मौर उनकी व्याख्या दोनों भषिक अच्छो 
तरहसे कर सकते हैं, किन्तु वे इसके लिए तेयार नहीं हुए। 


१०४ सम्पूर्ण गांधी बाहमय 
जमीनके छोटे-मोदे टुकड़ोंके लिए पो लड़ ही कैसे सकता हूँ। यह इसलिए कि पाण्डवोंकी 
माँग पाँच ही गाँवोंकी थी.। अर्जुन बार-बार पूछता है, स्वजनोंकी ह॒त्यासे सुख किस 
प्रकार मिल सकेगा? वह जो-कुछ कहता है उसका सार यही है कि “ कैमेया 
थोद्धव्यम्‌  --- मुझे किन छोगोंके ? भर्जुनको दुःख भारनेमें हे 

४ अिक साथ लड़ना है ? अर्जुनको दुःख भारनेमें नही; किन्‍्हें 
भारना पड़ेगा यह सोचकर दुःख है। अर्जुनके मुखसे धार-वार गीताकारनें स्वजन 
शब्द कहलवाकर यह दर्शाया है कि वह कसा मोहग्रस्त और मूच्छाग्नस्त हो गया 
था। अर्जुन छौकिक दृष्टिसे वातचीत कर रहा है और कृष्ण उसके छौकिक तकोंका 
ही खण्डन करना चाहते हेँ। यहाँ यही सूचित किया ग्रया है। 

अपने कुटुम्बीजनोंके विरोधमें अदालृतवाजीतक की संसार निन्‍्दा करता है। 
अर्जुन थर्रा उठा है। श्रीकृष्ण उसकी इस घबराहटकों एकदम समाप्त करनेंके लिए 
वातुर नहीं हैं। व्यवहारमें भी हमें जो यरत्किचितृ त्याग करना पड़ता है, यदि परमार्थके 
मार्गेमं हम उतना भी त्याग न करें तो घर्म अधर्म वन जाता है। छौकिक व्यवहारमें 
लोकापवादके भयसे हम कुछ चीजें करता टालते हैं, जिनसे साघारण छोग भी वचना 
चाहते हैं, फिर यहाँ प्रश्न उन वातोंकों टालनेंका नहीं है, यहाँ वो हजारों-छाखों 
आदमियोंकों मारनेकी वात है। अर्जुन ऐसा किस तरह करे? किन्तु इस प्रश्नकों लेकर 
अर्जुनका क्ृष्णके पास जाना आवश्यक नहीं था । ऐसी वात तो कोई हमारे पास 
आकर कहे, तो हम भी यही कहेंगे कि 'मत लछड़ो।' हमारा कलियुगका धर्म भी 
जव यह कहता है कि ऐसी निरथंक लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तब प्रइव उठता 
है कि अर्जुन श्रीकृष्णके पास क्यों गया और उन दोनोंके बीच इतना लम्वा-चौड़ा 
संवाद क्योंकर चला। इसपर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह हम गीता के 
शिक्षणकों ठीक-दीक तमी समझ सकते हैं जब हम लेखकके उद्देश्य और घटनासे 
सम्बन्धित परिस्थितिपर पूरी तरह विचार कर लें। किन्तु यह अन्तिम इछोक बहुत 
महत्त्वपूर्ण है इसलिए इसपर हम कल विचार करेंगे। क्योंकि उठाये गये सारे तकोंका 
आधार इसी इलोकपर है। 


[७] 
बुधवार, ३ मार्च, १९२६ 


साधारणतया प्रचलित छोक-व्यवहारकों उचित ग्रिना जाता है। यदि हम यहाँ 
अथवा कही और ऐसा कोई आदमी देखें जो अपने छौकिक अधिकारकों छोड़ देंता 
है, था जो अपने आत्मीयोंकों ही नहीं, परायोंको भी क्षमा कर देता है, तो हम 
उसे अच्छा आदमी मानते हैं। यदि हम किसी चोर अथवा अत्य किसी आततायीकी 
मारें-पीटें नहीं, उसे दण्ड त दें, उसे समझायें और अपनी वस्तु वापस लेकर उसे 
छोड दें तो इसे भछमनसाहत कहा जायेगा, अहिंसा भाना जायेगा और इसके विरद् 
क्रियाको हिसामें गिनेंगे। ऐसा होते हुए भी श्रीकष्ण अर्जुनको इस प्रकारके तके-वित्तक 
करनेसे रोकते हैं, यह क्या वात है? “ भगवद्गीता * में प्रत्यक्ष रूपसे जो हर हि 
है, वह किस लिए वी गई श्रीकृष्ण अर्जुनकों | क्लीव और दुबे क्यों कहते हैँ * 


“गीता-शिक्षण १०५ 


पहले इलोकसे छेकर अन्तिम इलोकतक “गीता ” में सुसंगति है। इसीलिए हम 
इसका मनन करते है और आशा करते हैं कि हमें उससे मोक्षके मार्गका दर्शन 
होगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अर्जुन जो-कुछ कहता है, वह ठीक है अथवा 
उसमें कोई त्रुटि है। 

कही ऐसा न हो जाये कि “खोदें पहाड़ और मिकले चुहिया ', इसीलिए प्रत्येक 
अध्यायकी समाप्तिपर कृष्ण भगवानने' इसे उपनिषद्‌ कहा है, योगश्ास्त्र कहा है 
और ब्रह्मविद्या कहा है और इस पहले अध्यायको अर्जुन-विषाद-योग कहा है। 

इस वातपर विचार करना आवश्यक है कि अर्जुनने जो प्रशव किया सो क्‍या 
है और वह किस अवसरपर किया गया। अपने रथके दोनों सेनाओंके बीचमें आ खड़े 
होनेंके बाद, उसने कहा कि वह उन्र लछोगोंको देख लेना चाहता है जिनके विरोधमें 
उसे लड़ना पड़ेंगा। उन्हें देखते ही उसे मोह उत्पन्न हुआ, और वह घबरा गया। 
उसका पूर्व इतिहास तो यह है कि वह बड़ा भारी योद्धा है और वह लड़नेके लिए 
तैयार हो जानेपर धर्मराजकों तरह तकं-वितर्क लेकर नहीं बैठता। पहले तो उसने 
लड़ते समय कभी विरोधीके कुटुम्बी होनेका विचार ही नही किया। १४ वर्षोके वन- 
वासकी अवधिम भी उसने कौरवोके द्वारा अपने तिरस्कारको धर्मराजके समक्ष खुलकर 
व्यकत्त किया है। इतना ही नही, युद्धमें विजय-प्राप्तिका मुख्य आधार ही उसपर है। 
भीम साहसी और अक्तिशाली है किन्तु जो शक्ति अर्जुनमें है वह उसमें नही है। 
चौदह वर्षतक थुद्धको तैयारी चछती रही और उस सारी अवधिमें सभीने अर्जुनको 
प्रमुख्ता दी। जब विराट्नगरमें युद्ध हुआ तव छद॒मवेपधारी अर्जुनने स्वयं समरांगणमें 
जानेंकी माँग की। जिस व्यक्तिको युद्ध करनेमें इतना आनन्द आता हो वह ऐसा 
किस लिए चाहता है कि दोनों पक्षोके बीचमें उसका रथ खड़ा किया जाये और वह 
देखें कि युद्ध करनेकी इच्छासे कौन-कौन छोग इकट्ठा हुए हें। वह तो सभी व्यक्ति- 
योसि अच्छी तरह परिचित हैं। वह किस लिए कृृष्णके साथ तकंमें पड़ता है और 
जो-कुछ उसने कहा है वह सब किसलिए कहता है। वह चाहता तो तुरन्त वहांसे 
चल देता। अर्जुनका सैन्य-वलकू कम है--सात अक्षौहिणी और कौरवोंकी सेनाकी संख्या 
११ अक्षीहिणी है। अब मान लीजिए कि अर्जुन युद्धसे पराइमुख होना चाहता है। 
वह सोचता है कि उसके शात्रु स्वभावसे दुष्ट हे और पापी है, तथापि वे उसके 
सगे-सम्बन्धी हैं और इसलिए वह उनका वध नहीं कर सकता। यदि वह रणक्षेत्रसे 
चला जाये तो उसके पक्षके असंख्य मनुष्योंका क्या होगा ? यदि अर्जुन उन्हें छोड़कर 
चल दे, तो कया कौरव उनपर दया दिखायेंगे। यदि अर्जुन युद्धसे पराइमुख हो जाता 
तो पाण्डव-सेनाका विनाण निश्चित था। तव फिर उन सबके वाल-वच्चोंका क्‍या 
होता ? मेने “नवजीवन ' में यूरोपके युद्धका विवरण प्रकाशित किया है, सो सकारण 
है। उससे हमें महाभारतकी लड़ाईका भान होता है। मेनें वह विवरण इसीलिए 
दिया है कि सभी छोग यह समझ जायें कि भहायुद्धसे समूची प्रजाकी क्‍या हारूत 
हो जाती है और उसकी कितनी खराबी होती है। यदि अर्जुन युद्धेके मैदानसे भाग 


१. भमिप्राय स्पष्ट दी मद्ाभारतकार महषि च्यातसे है, कृष्णते नहीं। 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


जाता तो जिन आपत्तियोंका उसे भय था, वे सव टूटे बिना न रहतीं। कुल-क्षय होता 
और कुछ-धर्स तथा जाति-बर्मका नाश हो जाता। इसलिए छड़े बिना तो छुटकारा 
था ही नहीं। यह तो छड़ाईका प्पूछ वर्ष हुआ मानव शरीर-क्षेत्रकी वातपर हम 
बादम आयेंगे । 


में फीनिक्समें 'गीता ' के विषयमें चर्चा किया करता था। उस समय मेने क्‍या 
कहा था सो में कल बताऊँगा। 


[८] 
अध्याय २ 


गुर्वार, ४ मार्च, १ ९२६ 
औक्षण्ण अर्जुनसे कहते हैँ: “ हृदय दौर॑त्य ” छोड़कर खड़ा हो जा। उसकी 
मानसिक स्थिति “पिल्म्रिम्स प्रोग्रेस' के भक्तराज (क्रिक्चियन) के जैसी' है। जो अर्जुन 
पब-हुछ छोड़नेके लिए कटिबद्ध है, क्ृष्ण उससे ऐसे वचन क्यों कहते हैं? 
में लत्दनमें अनेक ऋत्तिवादियोंसे विध्ार-विनिमय करता था। ध्यामजी क्ृष्णवर्मा! 
और सावरकर आदि मुझसे कहा करते कि आपका कथन ' गीता ' और ' रामायण ' के 
कथनके विरुद्ध ही है। उस समय मुझे ऐसा लूगता कि यदि व्यास मुनिने ब्रह्मश्ञानका 
उपदेश करनेके लिए ऐसे युद्धके दृष्टात्तकी योजना न की होती तो कितना भच्छा 
होता ! क्योंकि जब अच्छे-अच्छे विद्वार और गहराईसे विचार करनेवाले व्यक्ति ही 
' भगवद्गीता ' का ऐसा अर्थ मिकालते हैं तो साधारण आदमीके विषयमें क्या कहा जा 
सकता है। जिसे सर्वशास्त्रोंका दोहन कहा गया है-- उपभिषद्‌ कहा गया है -- यदि 
उसका ऐसा उल्टा अर्थ निकाक्ा जा सकता है तो व्यास भगवानकों बाहिए था कि 
वे कोई दूसरा योग्य दृष्टान्त चुनकर यह उपदेश देंते। का 
अर्जुत और क्ृष्णका उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि हम उन्हें 
हासिक व्यक्ति ही मानते हैं। तिसपर यह इतिहासकार नगर, जाति भर व्यक्तियों 
आदिका विवरण देते हुए कहता है कि में उस कालके इन श्रेष्ठ पुरुषोंको वर्णित क्र 
रहा हूँ। मह सब सोचकर मेरे मुँहसे निकछ गया कि ऐसा भगवान्‌ व्यासने न किया 
दोता तो अच्छा होता। कहा जा सकता है कि यह तो छोटे मुँह बड़ी बात हुई। 
किन्तु सत्यसेवक और क्या कर सकता है? यदि दोष दृष्टियोचर हो तो वह क्या 
करे ? दोबका आभास होनेपर यदि वह भम्ञतायूर्वक उसकी ओर इशारा करे तो यह 
अपराध नहीं है। कितने ही वर्षोतक यह बात मेरे मम पड़ी रही। फिर मेने अंडे 
कि भूझे सम्पूर्ण महाभारत ” पढ़ना चाहिए। “गीताजी ' के आसपासके कक 
समझनेके लिए और उस वातावरणमें व्याप्त सुगन्ध अथवा दुर्गनयको जिनके ष 
मेने महाभारत ' पढ़नेका निश्चय किया। मैंने जेलकी चहारदीवारीमें रहते हुए हि 
भारत का गुजराती अनुवाद प्राप्त किया और उसे पढ़ा। मेंने देखा कि व्यास युद्धक 


१. देखिए खण्ड ६, ४४ ८९-९०। 
२. विनाथत्न दामोदर साककर। 


'गीता-शिक्षण ! १०७ 


त्याज्य नही मानते थे और इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टिसे जो दृष्टान्त लिया है वह 
अतिशय सुन्दर दृष्टान्त है। जिस तरह 'ईसप ' की कहानियों और “पंचतन्त्र की कहा- 
नियोंमें पजु-पक्षियोंके संवादको आधार वनाकर नीतिकी शिक्षा दी गईं है, उसी तरह 
' महाभारत ' में भी गुणावगुणोंको साकार बनाकर उत्तम ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। 
युद्धका वर्णन तो निमित्त-मात्र है। महाभारत ” युद्धका विवरण भ्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे 
नही लिखा गया। इस प्रसंगके निमित्त 'गीता' द्वारा ऐसा सुन्दर ज्ञान देनेका अवसर 
सब गया है। यदि कोई सावधान न रहे तो उसे भ्रम हो ही सकता है। धम्मे-मात्रके 
विपयमें यह वात ठीक है कि व्यक्ति साववान न रहे, तो वह भअममें पड़ सकता 
है। कोई व्रिना सोचे प्रह्लादका अनुकरण करने लगे तो भी ऐसा ही होगा। अधिकारके 
बिना आसध्त्रोंका पठन-पाठन न करनेके लिए कहा गया है--सो इसीलिए कहा गया 
है। धमकी पहेलीको व्यक्ति उत्तावलीमें हल नहीं कर सकता। यदि उसने यम, नियम 
आदिका पालन करके अधिकार प्राप्त न कर लिया हो तो वह इस पहेलीको सुलझा 
नहीं मकता। इन साधनोके बिना यदि हम ऐसी कोई पुस्तक एकदम हाथमें छे लें तो 
अन्चेरे गड़ढेमे जाकर गिरेंगे। बदि कोई बिना वनस्पतियोंको देखे वनस्पति-शास्त्रका अभ्यास 
करना चाहे, तो उसकी जो हालत होगी, उसकी तुलना इससे की जा सकती है। 
अर्जुनके लिए 'गुडाकेश ” झब्दका प्रयोग किया गया हैं। गुडाकेशका अर्थ होता है 
निद्राकों जीननेवाला, साववान। और इसलिए हमे युद्धके इस दृष्टान्तपर साववानीके 
साथ विचार कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अर्जुन स्वजन और पर- 
जनमें भेद करता है। उसके मनमे यह एक मोह उत्पन्न हो जाता है कि परजन 
आततायी न हो तो भी उसे मारा जा सकता है और स्वजनको आततायी होनेपर 
भी नहीं मारा जा सकता। यदि मेरा पुत्र घदाबी हो तो भी उसे मेरी सम्पत्ति 
मिल जायेगी। पराया छडका वत्रिगडा हुआ हो तो में ' नवजीवन ” में उसकी आछोचना 
कर डालूंगा। किन्तु अपने छड़केके साथ वैसा नहीं करूँगा। गीता कहती है कि नही, 
यह ढोक नहीं है। दूसरोंकी तरफ अंगुलों उठानेका हमें अधिकार नहीं है । पहले 
अपना दोप देखना सीखो। अर्जुन द्रोणाचायंका सबसे अच्छा शिप्य था। भीष्मने तो उसे 
इतना स्नेह दिया था, मानो वह उनका अपना पुत्र ही हो। अर्जुनको चाहिए कि 
वह उन्हें भी मारनेकों तैयार रहे। यह उसका कर्तंव्य हो गया है कि वह इन दोनोंके 
साथ असहयोग करे, क्योंकि वे असत्यके पक्षमें जा बैठे है। यदि तुम क्षत्रिय हो, 
तुम्हारे हाथमें तलवार है और तुम्हें अपराधीका गछा काटना है, तो फिर वह अप- 
राघी सगा बाप ही क्यों न हो, तुम्हें तछबारसे उसकी गरदन उतारनी ही पड़ेगी । 
इसीलिए श्रीकृष्ण अर्जुनस अपने-आपको मोहसे मुक्त करनेके लिए कहते हे-- इन 
सबका मोह छोड़नेके लिए कहते हे। ' नवजीवन ' के संचालककी हैसियतसे मेरा क्या 
कर्तव्य है? दूसरे किसी छड़केने चोरी की हो तो उसकी डौड़ी पीढूँ और मेरे 
आश्रमके किसी बारूकने चोरी की हो, तो उसे छिपाऊँ? नही, गीताजी  स्वजन और 
प्रजनका भेद नहीं कर सकती। यदि मारना ही है तो स्वजनको पहले मारो। यहाँ 
श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि तू 'मेरे कुट्ुम्बी, मेरे कुटुम्वी' किसलिए कह रहा है। 


५4 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


_गीताजी  अर्जुनको अपने और परायेके मोहसे मुक्त करना चाहती हैं। जब वह मार- 
नेका निश्चय कर चुका है तव अमुकको नहीं मारना है, ऐसा विचार ठीक नहीं हो 
सकता | यह मारना कोई स्वार्थकों लेकर नहीं है। रामके हाथों रावणका विनाश होना 
दही था। रामने ऐसे प्रज्ञावादका सहारा क्यों नहीं छिया? वे भली-भाँति जानते थे 
कि रावण सीताको कोई हानि नही पहुँचा सकता, किन्तु उन्होंने यह वात नहीं सोची । 
और हम भी यह नहीं कहते कि वे सीताके लिए लड़ें, वल्कि यही कहते हैं कि 
उन्होंने रावणका संहार करनेके छिए युद्ध किया। 

हम अहिसक भले ही हों, किन्तु यदि हम कायरतावश दीनोंकी रक्षा न करें, 
तो यह अनुचित होगा। यदि अर्जुन अपने और परायेका भेद भूछ जाता और उसके 
कण-कणमें ऐसी अहिसा व्याप्त हो जाती जिससे वह दुर्गोवनका हृदय-परिवर्तन कर 
सकता, तव तो वह स्वयं श्रीकृष्ण ही हो जाता। किन्तु वह तो दुर्योधनको दुष्ट 
मानता था। सम्भव है कि में साँपसे मित्रता करने चला जाऊेँ किन्तु यदि साँप 
आपमें से किसीको काटने आये तो आपकी रक्षाके लिए मुझे सॉँपकी हत्या करनी ही 
चाहिए। अर्जुनके सामने दो ही धर्म उपस्थित थे: या तो वह विपक्षियोंका वध करे 
अथवा उनका हृदय-परिवर्तेन करे। यहाँ तो परिस्थिति यह थी कि यदि अर्जुन शस्त्र- 
संन्यास कर देता तो उसके पक्षका सत्यानाश हो जाता। उस समय यदि वह बुद्ध न 
करता तो परिणाम भयंकर होता। इसलिए व्यासजीने यह दुृष्टान्त देकर उचित ही 
किया है। जो व्यक्ति युद्धमें विश्वास करता है और उसमें हिंसाके होते हुए भी यह 
मानता है कि युद्धमें की हुई हिसा हिंसा नहीं होती, यहाँ ऐसे ही व्यक्तिस हिसा 
करनेके लिए कहा गया है। 


[९] 


शुक्रवार, ५ मार्च, १९२६ 


अर्जुन श्रीकृष्णसे यह नहीं पूछता कि मेरा हिंसा करना उचित है या हिसा न 
करना। वह तो यही पूछता है कि स्वजनोंकों मारना उचित है अथवा नहीं। यह 
प्रइन पक्षपातसे उत्पन्न प्रघन है। आत्मीय और पृज्य ऐसे भीष्म और द्रोण दो बुजुर्ग 
उसकी आँखोंमें तैर रहे हँ। इन्हें किस तरह मारा जा सकता है? जिसके सामने 
हिंसा-अहिसाका धर्म-संकट नहीं, वल्कि सवाल केवल यह है कि वह किसे मार सकता 
है और किसे नहीं, उसको तो स्थूल वुद्धिसे केवछ एक ही उत्तर दिया जा सकता है। 
किन्तु अर्जुन-जैंसे ईश्वरसे डरकर चलनेवाल्े व्यक्तिकों विचार करना ही हक! है। 
ऐसे सूक्ष्म प्रबका समाधान कि मुझे गायत्री मल्त्रका जाप करते रहता है ह 
किसी दुःखीकी पुकार सुनकर मददके लिए दौड़ पड़ना चाहिए, सूदषम बुद्धिवाला व्यक्ति 
ही कर सकता है। ईइवरसे डरनेवाले व्यक्तिके लिए ऐसे भ्रदनोंका समाधान 3 
देर नहीं छगती। महाभारतकारने ' महाभारत 'में पद-पदपर सूक्ष्म 3 चच हा 
है। व्यक्तियोंके उदाहरण लेकर उन्होंने जान गुँथा हैं। सम्भव है इसमे कुछ ऐतिहा 84: 
तथ्य भी ले लिये गये हों, किन्तु उनका विवेचन तो कवि और ऋषिगणोंकी परम्पर 


'गीता-शिक्षण ' १०९ 


अनुसार ही हुआ है। अंग्रेज कवियोंने भी ऐतिहासिक पात्रोंको ढेकर नाटक और 
काव्य रचे हूँ। विश्वामित्र ऋषिने गोमांस चुराकर खाया या नहीं, चमारके यहाँ खाया 
या नहीं, महाभारतकार मनमें ऐसे प्रइनोंको उत्पन्न करता है। इस तरह “महाभारत ! के 
लेखकने तीन प्रकारकी समस्याओंको उपस्थित किया है। 


[१०] 
शनिवार, ६ मार्च, १९२६ 


आजसे “ भगवद्‌गीता की विषय-वस्तु शुरू हो रही है, इसलिए हम पहलेकी 
तरह झपाटेके साथ आगे नही बढ़ सकेंगे। रायचन्दभाईने कहा है कि निर्दोष सुख, 
निर्दोष आनन्द कहीसे भी मिले के लो। इसी तरह गीता का अर्थ करते हुए भी 
हम अनेक बातें ग्रहण करेगे। 

[ इस दूसरे अध्यायके | ग्यारहवें इलोकसे अन्तिम अध्यायतक अर्जुनकी शंकाओका 
समाधान करनेवाले तर्क चलते हें। पहले भगवान्‌ कृष्ण यह बताना चाहते हें कि 
आत्मा और शरीर अलग-अरूग हे; क्योंकि आत्मज्ञानके लिए पहली बात यही जाननी 
होती है। कुछ बातें हमें पहलेसे जान छेनी चाहिए, तभी हम बढ़ सकते है। कल्पना 
की गई है कि अर्जुन जिज्ञासु, आत्मवादी, यम-नियमोंका पाकून करनेवाला व्यक्ति है 
और इसलिए पहले आत्मज्ञानकी बात कही गई है। ब्रह्मचयें और सत्यका पालन 
करनेवाकेको ही [आत्मज्ञानके | अम्याससे सम्बन्धित प्रश्न पूछनेका अधिकार होता है 
और उसीको ऐसे भ्रइनोंका उत्तर दिया जा सकता है। अर्जुनके पास यह पात्रता 
है; उसमें दासत्व है, विनय है। 

गीता-विचारकी नींव किस बातपर है, अभीतक हमने इसे पूरी तरह नहीं देखा 
है। कलर हम इस विषयकी चर्चा कर रहे थे कि स्वजनोंकों मारना बुरा है अथवा 
उन्हें न मारना। उत्तरमें कहा गया कि तू स्वजन और परजनका भेद भूछ जा। 
हिन्दू धर्म-शास्त्रोंमें कहा गया है कि अहिंसा ही परम घधममं है, इसलिए मारने, न 
मारनेका प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता । ऐसा प्रइन तो नास्तिक ही उठायेगा। अजुनने 
यम-नियमोंका' पाकून किया है, जिनमें अहिसाको तो पहला ही स्थान दिया गया 
है। किन्तु अहिंसा एक ऐसी वस्तु है, जिसका सर्वाशर्मे पान करना अशक्य है। 
विचारोंमें उसका पालन शकक्‍्य है, किन्तु व्यवहारमें उसका सम्पूर्ण पान अशक्य है। 
शंकराचार्यने कहा है कि 'घासके एक तिनकेसे बूँद-बूँद करके सागरकों उलीचकर खाली 
कर देनेके लिए जितने धैयेंकी आवश्यकता है, मोक्ष पानेके छिए मुमुक्षुकों उससे भी 
अधिक घैर्ये रखना चाहिए।” इसी तरह पूर्णतः अहिंसक बननेके लिए भी इतने ही 
घैर्यकी आवश्यकता है। देहमें रहते हुए अहिसाका सम्पूर्ण पाछऊन अशक्य है। इसीलिए 
मोक्षको परमधघर्म कहा है। हिंसा तो भाग्यमें लिखी है। जबतक पलकें खुलती बन्द 
होती हें, अथवा नख काटना आवश्यक है तबतक कुछ-न-कुछ हिंसा तो करनी ही 
पड़ेगी। गीता” आगे चलकर कर्ममात्रको दोषमय कहती है। इसलिए अर्जुनने हिसा- 


१. महिसासत्यमस्तेषशौचमिन्द्रिपनिप्रद:। मनुस्खृति (१०।६३ ) 


११० सम्पूंण गांधी वाद्टमय 


अहिंसाका सवाहू उठाया ही नहीं है। जिस तरह मोहमें पड़कर माता अपगे 
पक्ष लेती है, उसी प्रकार अर्जुनके मनमें स्वजन और परजनका भेद के कक 

' भगवद्यीता ' में सारी बीमारियोंको एक जगह समेट दिया गया हैं। अलग-अलग 
बीमारियोंकी वैद्य अलग-अलग दवा देते है, किन्तु आधुनिक काहमें वैद्यक शास्त्रकी 
खोजोंके आधारपर वैद्य इस निर्णयपर आते जा रहे हैँ कि वीमारियाँ दिखाई अलग- 
अलग पड़ती हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा वे अनेक नहीं हूँ। वे सब किसी एक ही कारणसे 
उत्पन्न होती हैं और उनका उपाय भी एक ही हो सकता है। इसी तरह भगवान्‌ 
कहते हैँ कि आध्यात्मिक वीमारी एक ही है, कारण भी एक है और उसका उपाय 
भी एक ही है। ऐसी एकता सिद्ध करनेके किए एक आत्यंतिक उदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है। स्वजन यदि वधके योग्य हों तो उनका वध किया जाना चाहिए; पृथ्वीका 
नाश भी उससे होता हो तो आगानसीछा नहीं करना चाहिए। यह अर्जुनका अधिकार 
ही नहीं, बल्कि यह तो उसका कत्तंव्य है। स्व॒जनकों मारनेका संयोग आा जाये तो 
क्या तब भी इस मनियमका कोई अपवाद नहीं हो सकता ? इस प्रदनका अर्जुनको निश्चय- 
पूवेंक उत्तर दिया गया है, इसलिए यह निश्चयवाद है। यह उसी तरह है जिस 
तरह सत्यके पाछनमें अपवाद नहीं होता; क्योंकि सत्य परमेश्वर है और यदि सत्यका 
अपवाद हो तो परमेश्वर भी सत्यासत्य हो जाये। इसलिए जो दुष्टान्त छिया गया 
है, वह निरपवाद है। 

श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं, तू बातें बड़ी चतुराईकी करता है। गीताजी ' में न 
तो कर्म-मार्ग बताया गया है, न ज्ञान-मा्गें गौर न भव्ति-मार्ग । व्यक्ति चाहे जितना 
वैरास्य अपना छे, चाहे जितने कर्म करे, भक्षितमें डूबा रहे, तो भी जबतक वह अहंभाव, 
ममत्वको नहीं छोड़ता, तबतक उसे ज्ञान भाप्त नहीं हो सकता। ममत्व छोड़नेपर 
ही उसे आत्मदर्शन हो सकता है। जो ममत्व छोड़ चुका है, आत्मदर्शन उसीके लिए 
श॒क्‍्य है। अंग्रेजीमें "आई लिखते समय एक खड़ी लकीर वनाई जाती है और उसके 
ऊपर बिन्दु अर्थात्‌ शून्य रखा जाता है। यह अहंभाव शून्य हो जानेपर ही आत्न्नान 
होता है। व्यक्तिने किस हृदतक अपनी अकड़को छोड़ा है, वह कितना विनयशीर 
बना है, इसे देखकर ही उसकी भवितिकों समझा जा सकता है। अहंके शून्य हो जाने 
पर भक्त बगुला-भकत नहीं होगा, ज्ञानी होगा। आडम्बस्यूत व्यक्ति ही ज्ञानी है। 
“जीता” उक्त तीन मा्गोमें से किसी एकका उपदेश नहीं करती बल्कि कहती है कि 
ये एक ही हैं। मुझें ऐसा छूगा है कि “गीता” यही बतानेके लिये छिली गई है। 
हम जिस हृदतक ममत्व छोड़ेंगे, उसी हृदतक संत्यका पाछ॒न कर सकेंगे। 

यही समझानेके लिए श्रीकृष्णने यह सुन्दर भीमांसा की। 


[११॥ 


रविवार, ७ मार्च, १९२६ 


देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमार यौवर् जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिधोरस्तत्र ने मुहाति ॥ (२ *३ ) 


' गौता-शिक्षण * १११ 


देहीको इस देहमें जिस प्रकार कौमार, यौवन और जराकी प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार उसे देहान्तर प्राप्ति' (मृत्यु) होती है। यहाँ 'देहान्तर प्राप्ति” शब्दका 
अर्थ पुनर्जन्म विवक्षित नहीं द्ै; यहाँ मरणके भयको हटाना ही प्रस्तुत है, पुनर्जन्मके 
भयको नही। 


[१२] 
मंगलवार, ९ मार्च, १९२६ 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेव. शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आग्रमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्व भारत ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्यत्ते पुरुष पुरुष्षभ। 
समवुःखसुख॑ घोर॑ सोब्मृतत्वाय कल्पते॥ (२,१४-१५) 
जबतक रस्सीको साँप माना है तभीतक भय है। इसी तरह यदि देहकी सभी 
स्वाभाविक अवस्थाओंका ज्ञान हो जाये तो झोक ही न रहे। भगवान्‌ कृष्ण अर्जुनकी 
उत्तेजनाको शान्त करनेके लिए उसे आत्मा और देहकी स्थिति समझाना चाहते हूँ । 
इन्द्रियोंके स्पशं शीत, उष्ण तथा सुख और दुःख देनेवाले होते हें; ये आने- 
जानेवाले हें, अनित्य हे; इसलिए हे अर्जुन, तू इन्हें सहन कर। 
जो व्यक्ति इनसे क्षुभित नहीं होता -- इनसे व्यथित नहीं होता -- भ्रमर्में नहीं 
पड़ता --- दुःखी नहीं होता, वही अमरपद पानेके योग्य है। 
जिसे इन्द्रियाँ स्पर्श ही नहीं करतीं, उसे कोई चिन्ता हो ही नहीं सकती। 
इन्द्रियोंके स्पर्श ही सुख-दुःखके लिए उत्तरदायी हे। किसीने कहा है: क्रोधित 
मनुष्यके स्नायु तेरह गुने और हँसते हुए व्यक्तिके सनायु तो गुने कठिन हो जाते 
हैँ। इसलिए क्रोधित व्यक्तिका शक्ति-व्यय अधिक होता है। जिसकी शक्तिका अपव्यय 
होता है, उसे अमरपद नहीं मिलता। सुख-दुःखर्मं समभाव रहना अस्यास-साध्य है। 
ऐसे शान्त व्यक्तिके विषयमें यदि हम यह कहें कि वह साक्षात्‌ ईश्वर है तो भी 
अनुचित नहीं होगा। फीनिक्समें एक पाखण्डी स्वामी आये हुए थे। उन्होंने मुझसे 
कहा कि मुझे गीता 'का जो श्लोक मालूम हो, उन्हें सुनाऊं। मेने उन्हे यही इलोक 
सुनाया । अपनी वकालतके प्रारम्भिक दिनोंमें में एक दिन बहुत परेशान हुआ। घूमने 
निकला, किन्तु परेशानी बनी रही। तभी यह इलोक याद पड़ा और कह सकता हूँ 
कि में नाच ही उठा। हमें अपनेको अर्जुनके स्थानपर मानकर श्रीकृष्णकों अपना 
सारथी मान लेना चाहिए। इस तरह गीता का स्थूल अर्थ यह हुआ कि एक बार 
युद्धमें कृद पड़नेके बाद जूझते ही चले जाना चाहिए [अर्थात्‌ | एक बार जो काम 
हाथमें ले लिया उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह जो दुष्ठान्त लिया गया है 
वह सिथ्या नहीं हो सकता, अपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर समझदार व्यक्ति- 
को उसमें से उलठा अर्थ भी नहीं निकाछना चाहिए। 


१. यदद एक रलोक ही उस दिन चलता रहा। विशेषत : “देहान्तरप्राप्ति:” शब्दकी भीमासा। विवरण 
संक्षिप्त दी जान पढ़ता दे। 


का सम्पूर्ण ग्रांवी वाहमये 


व्यासके मनमें तो भाव दूसरा ही था। वे चाहते थे कि ' महाभारत ' इस 
तरह लिखा जाये कि एक वारूक या वालिका भी उपदेश ग्रहण कर सके, तथा 
सद्गुणी व्यक्तिग्नोंका आदर्श सामने रखें और दुर्गेगी छोग्रोंसे दर रहूँ। वे तो हमारे 
मनके भीतरकी अच्छी वृत्तियोंकों प्रवक्त करके बुरी वृत्तियोंको दवा देना चाहते थे। 
स्त्रियोंके लिए भी उन्होंने द्रौपदीका उदाहरण सामने रखकर सिखाया कि संकटके 
समय उन्हें सिहकी तरह गरजना चाहिए और अपने घर्मकी रक्षा करनी चाहिए। 
ऐसी गर्जना खत द्रोपदी अर्जुन, युधिष्ठिर और भीमको जाग्रत कर देती थी। सहा- 
भारतकारने स्त्रियोंको वड़ा ऊँचा दर्जा दिया है, किन्तु “महाभारत का मृच्य उद्देश्य 
तो सुक्ष्मातिसुक्ष्म युद्धकी वात करना ही है। हमारे घरीरमें जो अर्जुन आदि पाण्डव 
कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं, इसमें उसीक़ी वात है। सुक्ष्म युद्धके धर्म-संकट स्थूछ युद्धमें 
उत्पन्न होनेवाले संकटोंकी अपेक्षा अधिक कठिन होते हैं। स्थूछ त्रुटिके परिणामस्वरूप 
नाशवन्त शरीरका नाक्ष होता है, किन्तु यदि सूक्ष्म युद्धमें त्रुटि हो जाये तो परिणाम 
नरक-निवास होता है। मलित उद्देश्यका दण्ड बहुत कड़ा कहा गया है। काछान्तरमें 
लोग पाण्डवों और कौरवोंकों भूछ जायेंगे। इस युगके क्षय हो जानेपर उनकी स्मृतिका 
भी क्षय हो जायेगा। हमें यह मोह नहीं करना चाहिए कि सभी युगोंमें लोग इनकी 
याद बनाये रखेंगे। इस युगके पहले भी अनेक युग हो चुके हें। जब इन सभी युयोंकी 
स्मृति नष्ट हो जायेगी, तव मी हृदयमें यह जो युद्ध चछ रहा है वह तो चलता ही 
रहेगा । उससे किस तरह त्राण पाया जा सकता है, गीता” यह वताती है। व्याबके 
बाण मारनेंसे जिसकी मृत्यु हुई कृष्ण वह नहीं है और न बर्जुन ही वह है जिसका 
गाण्डीव हाथसे छूट गया था। ऋंष्ण तो बात्मा है और वह हमारा सारथी है। उसके 
हाथमें अपनी लगाम दे देनेपर ही हम जीतेंगे। ईद्वर नटकी भाँति हमें नाच नचाता 
है। नठके इशारेपर नाचनेवाली कठपुतलियोंसे भी छोटे हूँ हम । इसलिए हमें चाहिए 
कि जिस तरह वारूक अपने-आपको मातता-पिताके हाथ्में छोड़ देता है, उसी प्रकार हम 
अपनी वागडोर ईश्वरके हाथमें दे दें। हम कच्चा अनाज न खायें। भगवान्‌ कृष्ण-रूपी 
रसोइया हमारे लिए आत्मिक प्रसाद पकाये और वह जितना चाहे उतना हमें दे। 

“गीता! हमारी तरफसे कोई निर्णय नहीं करती । भगवान्‌ कृष्ण अठारह अव्यायोंमें 
केवछ इतनी ही बात समझाकर कहते हैं कि यदि तुम ममत्वको छोड़कर धर्मेकी दृष्टिसे 
ही संकटकी घड़ीमें निर्णय छोगे तो त्रुटि होनेपर भी तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेंगा। 


[१३] 


बुधवार, १० मार्च, १९२६ 


' मात्रास्पद्षे से सम्बन्धित इलोकमें जागरणके साथ निद्राका समावेश भी है। हमें 
तो एक चेतनायुकत यन्त्र वन जाना है। ऐसी तन्मयता आत्मसात्‌ करें, जिस दरह 
सोये हुए व्यक्षिको किसी वातका भान नहीं रहता उसी तरह्‌ हमें भी किसी वस्तुका 
भान न रहे। हजरत बलीने कहा है कि जब वे नमाज़ पढ़ने छर्ग, उस समय उनके 
श्रीरमें विधा हुआ वाण खींच लिया जाये, क्योंकि उस समय वे खुदामें तल्‍्लीन 


'गीता-शिक्षण * ११३ 


हो जायेंगे। निद्राके विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाण बिंवा हुआ 
है तो सम्भवतः नींद आये ही नहीं। हजरत अलछीकी तरह जो व्यक्ति कर्त्तव्य-मात्रमें 
तल्लीन हो सकता है, जो व्यक्ति चौबीसों घंठे ऐसी अवधूत स्थितिमें रहता है, वही 
अमरत्व प्राप्त करता है। 
अब मात्रास्पशोंको असत्य बतानेका कारण दिया जा रहा है: 
नासतों विद्यतें भावों नाभावो चिद्यते सतः। 
उभयोरपि दुृष्टोबत्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभि :॥ (२,१६) 
जो असत्‌ है उसका भाव नहीं है और जो सत्‌ है उसका अभाव नही है। 
सूर्य भी आता-जाता रहता है। मोमबत्ती है भी और नहीं भी है। क्योंकि जल जानेके 
बाद वह पंचमहाभूतोंमें मिल जाती है। नाम-रूपका नाश है किन्तु ईश्वरकी क्ृतिके 
रूपमें उसका नाश नही है। 


[१४] 
गुरुवार, ११ मार्च, १९२६ 
ज्ञानियोंने देखा हैं कि कुछ वस्तुएँ सत्‌ हें और कुछ असत्‌। नाम और रूप 
काँचकी तरह तड़क जानेवाली चीजें हें। ज्ञानी इस बातको जानते हें कि सत्‌ और 
असतुके बीच जो भेद है उसमें किन-किन बातोंका समावेश होता है। हम तो एक 
मोटा भेद जानते हे---ईइवर सत्‌ है और शेष सब-कुछ असत्‌। 
हम प्राणोंका त्याग करके आश्रमकी प्राणप्रतिष्ठा कर सकते हें। यहाँ बने हुए 
मकान और यहाँकी जमीन नाशवन्त है किन्तु यदि हम छोगोंने उसमें प्राणकी प्रतिष्ठा 
की है तो उसका नाश नहीं होगा। 
अविनाशि तु तदिद्धि येन सर्वंर्िदं ततस्‌। 
विनाधामव्ययस्यास्य न कब्चित्कतुंसहेति ॥॥ (२,१७) 
जिससे अखिल आच्छादित है उस तत्त्वको अविनाशी जान। कोई भी उस 
अव्ययका नाश नहीं कर सकता । 
अनेक गोवर्घन पर्वत कनिष्ठिकापर उठानेवारे इस अशरीरीको अविनाशी 
समझो | 
अव्यय अर्थात्‌ जिसे कोई खर्च न सके। 


[१५ ] 
शुक्रार, १२ मार्चे, १९२६ 


अन्तवन्त इसे देहा मित्यस्थोक्ताः शरीरिणः। 

अनाहशिनो(प्रमेयस्‍्प तस्मायुध्यस्व भारत॥ (२,१८) 
[नित्य द्वारा घारण किये हुए शरीरियोंके शरीर अन्तवन्त हैं। 
नित्य अविनाशी है, अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। |] 


३२-८ 


हे सम्पूण गांधी वाड्मय॑ 


अप्रमेय --- जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात्‌ जिस तरह घुएँको अग्निको 
प्रमाण माना जाता है, उस तरह जिसका कोई प्रमाण नहीं है। 

 तस्मायुध्यस्व भारत -- इसलिए है भारत, युद्ध कर। यदि हम कहें कि 
इन सबके शरीर नाशवन्त हें, इसलिए इन्हें मारा जा सकता है, तो क्या मेरा 
आश्रमके सव स्त्री और बच्चोंकों मार डाछ़ना उचित है? क्‍या उस अवस्थामें यह 
कहा जायेगा कि नाशवन्त शरीरवालोंको मारकर मेने 'भगवदुगीता' के कथनानुसार 
आचरण किया है। हमारे चौकीदारने एक व्यक्तिकी हत्या कर दी, इसलिए हम 
मानते हैं कि चौकीदार [क्रोधर्मे| पागल हो गया था। किन्तु यदि वह अपने कामके 
समर्थनमें गीता ' के इस इलोकका हवाला देता तो हम उसे ऋ्रर मानते। जो प्रज्ञावाद' 
करता हुआ ऐसी दुष्टता करे उसे हम क्या कहें ? इसके स्पष्टीकरणके छिए हमें 
पहला अध्याय देखना पड़ेगा। अर्जुनने कहा कि स्वजनोंका वध करके तो में सुरोंके 
राज्यकी भी इच्छा नहीं करता। किन्तु स्वजनोंका वध तो उसे करना ही है, क्योंकि 
उसने मारनेका धर्म स्वीकार किया है। यह युद्धस्व ” वाली वात उसपर छाग होती 
है, दूसरोंपर छागू नहीं होती। इस इलोकके द्वारा श्रीकृष्ण अर्जुतका मोह दूर कर रहे 
हैं। हरिश्वन्द्रके सामने तारामती-जैसी सती स्त्रीका वध करनेका धर्म आा खड़ा हुआ। 
उसके मंगलू-सूत्रपर जब दृष्टि पड़ी तव उसका हाथ काँप उठा। यदि कोई और 
स्‍त्री होती तो सम्भव है उसका हाथ न काँपता। ऐसे अवसरपर यदि हाथ काँपता 
है तो कृष्ण भगवान्‌ उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैँ और कहते हैं: इसे मारना 
तेरा कत्तैव्य है। वे उससे कहते हैं कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गईं है। आजतक तू 
व्यक्तियोंको मारता रहा। आज अपनी पत्नीके ममत्वके कारण तू पराइमुख हो रहा 
है। ऐसा करना अपने घर्मंको डुबोना है। श्रीकृष्ण उससे कह सकते हैं कि तेरी और 
तेरी स्त्रीकी देह नाशवन्त है। जिसे दूसरेका गछा काठनेकी वजाय अपना गला काढ 
लेना अधिक ठीक लगता है, कृष्ण उससे कह सकते हैँ कि मारना तेरा घमम है। 

कृष्ण इसके बाद दूसरा तक प्रस्तुत करते हैं: 

य एन वेत्ति हन्तारं यहचेनं सन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ (२५१९) 
जो इसे (आत्माको) हन्ता रा है और जो हे हत समझता है, वे दोनों 
जानते। न यह मारता है और न मारा जाता हूं 

के की न मारता है और न मरता है। यह वात तो उसी व्यक्तिसे कही के 
सकती है. - - - यह तो घोड़ेके सामने गाड़ी रखने जैसा हुआ। ईसा के हक 
शरीर आत्माका संचालन करना चाहे तो यह सम्भव हो ही नहीं सकता। यदि कई 
कहे कि ऐसा हो सकता है; तो वह प्रछाप करता है! 


१. भशोच्यानन्वशोचरल प्रशावादांइव भाष॑ते । 
गतादूतगतासंइच नानुझोचन्ति पण्डिता: ॥ (२, १३१ ) 


२, साधन-पत्रमें कुछ शब्द छूटे हुए दें। 


। गींता-शिक्षणं * ११७५ 
[१६ | 


शनिवार, १३ मार्च, १९२६ 


आज में. . .को' गीता 'का रहस्य सिखाऊंगा। मान लो कि तुम्हारे पिताजी 
शिक्षक हेँ। तुम्हारा और. . .का दोब समान है, किन्तु फिर भी तुम्हारे पिताजी 
» » “को दण्ड देते हे और तुम्हें छोड़ देते हें, तो क्या यह ठीक होगा ?* तुम जैसा 
बच्चा भी इस बातको समझ गया कि्तु अर्जुन इसे नहीं समझा। श्रीकृष्णने यही 
समझानेके लिए सारी “गीता” अर्जुनकों सुनाई। 
जिसे डर लगता है, वह मारता है। जिसे मरनेका भय ही न हो, वह किसीको 
नही मारता। 
प्रार्थना-सभामें ' गीता ' के विषयमें क्या-कुछ कहा जा रहा है, जिनका इसपर ध्यान 
नहीं है, उनके विषयमें यही माना जाना चाहिए कि वे प्रार्थनामें उपस्थित नही हे । जंसे 
हमारे घर किसी मेहमानके आनेपर यदि हम उसका आदर-सत्कार करें, उसे प्रेमपुर्वक 
घरके भीतर छे जायें, उसके हाथ-पाँव घुलवायें, स्वच्छ आसनपर बैठायें, उसे अच्छेसे- 
अच्छा, वह भोजन करायें जो हमने अपने लिए रख छोड़ा है और फिर बचा हुआ 
हम खायें, तभी कहा जायेगा कि हमने उसका आदर-सत्कार किया। और इसीको 
सत्याचरण भी कहा जायेगा। परन्तु जो व्यक्ति किसी अतिथिके आनेपर नाक-माँ 
सिकोड़ता है, प्रेमके साथ उससे नही बोलता, सामने जो थाली रखता है वह ठीक मेंजी 
हुई नहीं होती, जो परोसता है, वह भी ताजा नहीं होता और एक बार परोसनेके 
बाद दुबारा पूछता भी नहीं, वह यदि इस सबके बाद कहे कि मेने मेहमानको भोजन 
कराया है, तो वह भोजन कराना तो गिना ही नहीं जा सकता, बल्कि उसका अप- 
मान करना कहा जायेगा। और इसलिए वह असत्याचरण भी कहा जायेगा। सड़ा- 
बासा अथवा उच्छिष्ट भोजन तो भिखारीको भी नही दिया जाना चाहिए। देनी ही 
हो तो अच्छी चीज ही देनी चाहिए। यदि नही देनी है तो समझदारीके साथ उसे 
समझा दिया जाना चाहिए कि दे नहीं सकते। ऐसा आचरण भी सत्याचरण कहला- 
येगा। इस तरह विवेकपूर्वक सत्य और असत्यका निर्णय किया जा सकता है। 
न जायते ख्रियतें वा कदाचि - 
न्‍तायं भूत्ता सविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतो5्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।॥॥ (२,२०) 
यह (आत्मा) न जन्म लेता है, न मृत्युको प्राप्त होता है और इसका भाव 
होनेपर पुनः अभाव नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, झाइवत है, पुराण 
है। शरीरके नष्ट होनेसे वष्ट नहीं होता। 


१, २व ३० साधन-सृन्नमें व्यक्तियोंके नाम छोड़ दिये गये हैं। 
४. इस प्रश्नका उत्तर नकारात्मक मिंछनेपर गांधीनीने आगेकी बात कही। 


११६ सम्पूर्ण गांधी वॉड्मयें 


यह जो आत्मा है, इसका जन्म नहीं होता, यह मरता नहीं न 
है नहीं # || 
ऐसा नहीं है कि फिर न हो। इन सभी गुणोंकों अछग-अछूग की बज 
किया गया है। कहा गया है फि यह अज है, नित्य है, पुराण है। सब इस बातकों 
पक हे या नष्ट इक भी आत्माका नाश नहीं होता। यह तो एक परम्परा- 
त ज्ञान है। हरएक माता-पिताकों चाहिए कि यदि यह वात 
वे इसे बालूककों समझा दें। 0०७० 


वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथ स्‌ पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌॥ (२,२१) 

जो मनुष्य इस भाँति आत्माकों अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, अज 
जानता है और अव्यय जानता है वह किसीको किस तरह मार सकता है या मरवा 
सकता है? 

“गीताजी * सूत्र-रूपमें नहीं छिखी गई है, वरनू्‌ हर घड़ी मनमें रखनेके लिए 
लिखी गईं है। वह ज्ञानियोंके लिए नहीं लिखी गईं वल्कि चारों वर्णगोके छिए-- 
कहना चाहिए कि अठारह जातियोंके पठन-पाठनके लिए -- लिखी गई है। शूद्र, भंगी, 
स्त्री आदि सभी वर्गोंके छोगोंके लिए लिखी गईं है। इसीलिए एक ही अर्थ रखने- 
वाले एक ही वस्तुका वर्णन करते हुए नाना प्रकारके विशेषणोंका प्रयोग किया गया 
है । उद्देश्य यही हैं कि कहीं जानने योग्य बात रह न जाये। यह वैसा ही हुआ, 
जैसे माँ अपने बालककों एक ही बात वार-बार वताती-समझाती रहती है। 


[१७] 


रविवार, १४ मार्च, १९२६ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
स्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ (२,२२) 
यदि मेरा मन इस जजेर दरीरको छोड़ दूसरा शरीर छेनेको करे तो क्या में 
शरीर न वदरलूँ। आँखसे दिखाई न दे, कानसे सुनाई न पड़े, जीभका स्वाद चला 
जाये तो आदमी खाटपर पड़े रहना पसन्द करेगा अथवा शरीर छोड़ना ? 
नै छिन्दन्ति दास्त्राणि नेनं दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो' न शोबयति सास्त:॥ (२२३) 
शस्त्र इसे काट नहीं सकता। यदि कोई हवामें हथियार चलाये तो क्या हवाका 
कुछ बिगड़ता है। यह तो हवासे भी सूक्ष्म है। अग्नि इसे नहीं जलाता, पानी इसे 


१. जहाँ भर्म स्पष्ट दे वहाँ कई बार साधन-सतमें इ्लोकोंके शब्दाथ नहीं दिये दे। 


“गीता-शिक्षण ११७ 


भिगोता नहीं, फिर भला पवन उसे कंसे सुखायेगा? इतना कहनेके बाद इसीको एक- 
एक विशेषणके द्वारा व्यक्त किया गया है। 
अच्छेद्योड्पमदाहयोध्मक्लेयोयःशोष्य एवं च। 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचलो$यं सनातनः॥ (२,२४) 
और फिर इसके बाद विशेषण दिये गये नित्य, सर्वेगत, स्थाणु, अचल 
स्थिर, सनातन। आगेका इलोक भी इसी बातका वर्णत करता है। 
अव्यक्तोड्यमचिन्त्योष्यमविकार्योध्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्व॑न॑ नानुशोचितुमहँसि ।। (२,२५) 
आत्माका ऐसा स्वभाव है, अतएव वह शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए 
तू स्वजनोंके लिए निरर्थक शोक क्‍यों करता है|? 


[१८ ] 
मंगलवार, १६ मार्चे, १९२६ 
जो हमें धूपसे बचाती है, हम उसे क्या कहते हैं?' इसी तरह जिसका जन्म 
नहीं है उसके लिए एक ही शब्द है '(अज”। और जिसका छेंदन नहीं किया जा 
सकता उसके लिए है अच्छेय । 
कृष्ण धीरे-धीरे अर्जनकों अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जा रहे हें। तुमने 
आत्माको देखा है? ' 
यह आत्मा इतना नटखट है कि वह हमारे भीतर पड़ा हुआ है किन्तु हम 
उसे देख नहीं सकते। आत्मा एक ऐसा हिरन है कि रामचन्द्रजी-जेसे व्यक्ति भी 
उसे नहीं मार सकते। रामचन्द्रजी सर्वशक्तिमान्‌ हैं, इसका यही अथ्थे है कि वे उसीको 
मार सकते हैं जो मत्यं हो। 
इतना कह चुकनेके बाद कृष्ण कहते हेँ कि मान छो आत्मामें ये सब गुण नहीं 
हैं तो इससे भी क्या होता है? वह सदा जन्म छेनेवाला और भरनेवाला हो, तब 
भी क्या हुआ ? उस अवस्थामें तो शोक उचित है ही नहीं। 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्व॑ महाबाहो नंबं॑ शक्षोचितुमहंसि ।। 
जातस्य हि श्र॒वो मृत्युश्रुव॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंड्यें न॑ त्व॑  शोचितुमहंसि ।। (२, २६-२७) 
मरनेवालेका जन्म निद्चित है। अपरिहार्य अर्थात्‌ जिसका उपाय नही है, उसके 
लिए शोक करना झोभा नही देता। 


१, यद प्रश्न एक वाल्कते किया गया था भौर उसने कहा, “ छत्तरी * | 
२, यद्द भी एक बाल्कते पूछा गषा था और उसने उत्तरमें ” नहीं” कद्दा था। 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
[१९] 


बुधवार, १७ मार्चे, १९२६ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिघनान्थेव तत्र का परिदेवना॥ (२,२८) 
देह-मात्र जन्म लेनेसे पहले अव्यक्त रहता है। और मृत्युके बाद भी वह अव्यक्त 
हो जाता है। जन्म और मरण ईइ्वरके हाथकी बातें हेँ। इसलिए इनका रहस्य ईरवर 
ही जानता है। डाक्टर भी इस विषयमें हार मान बैठे हैं; क्‍योंकि वे शरीर उत्पन्न 
नहीं कर सकते। 'में कौन हूँ, कहाँसे आया और संचमुच कहाँ जाऊँगा।' देह 
घारणके बाद आत्मा आकार छेता है। इस मध्यम स्थितिको ही हम देख पाते हैं। 
विचार करनेवालोंने कहा है कि पट्टीपर गोल आकृति वनाने और मिटानेमें जितना 
समय लगता है, उसके असंख्यवें भाग जितना समय भी ईदवरको जीवन और मरण प्रदान 
करते हुए नहीं छगता। कोई भी गणितज्ञ समयके इस भागकों नहीं आँक सकता। 
“तत्र का परिदेवना --तब फिर इसमें दुख किस बातका? यह ईइ्वरका एक 
जबद॑स्‍्त रहस्य है। जैसे जादूगर पछक मारते ही आमका वृक्ष पैदा करता है और उसे 
फिर गायब कर देता है, ऐसे ही ईश्वर भी जादूके अनेक खेल करता है। हम उनका 
आदि और अन्त नहीं जान पाते। तव उसके लिए शोक किसलिए किया जाये ! 
आइचसवत्पदपति कश्चिदेन- 
मादचर्यवद्दति तर्थव चान्यः। 
आइचर्यवच्चेनमन्यः. शशणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेब कछ्चिचत्‌॥ (२,२९) 
कितने ही ज्ञानी इसे आइचयंवत्‌ देखते हें, कितने ही इसे आहइचयंवतू कहते हें, 
सुनते हुए भी कितने ही इसे समझ नहीं पाते, ऐसी करुणाजनक स्थिति है हमारी। 
ईइवरके गुणोंका बखान करते हुए उनका पार नहीं पाया जा सकता--ऐसी ह्दी 
उसकी लीला है। 
अन्तमें सारांश दे दिया है: 
देही नित्यमवध्योष्यं बेहे सर्वेस्थ भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि॥ (३५३ ०) 
हे अर्जुन, यह आत्मा सभीके झरीरमें सबंदा अवध्य है। शरीरका नाश तो 
काँचके तड़क जाने जैसा है। यह चक्र तो चलता ही रहता है। 


[२० ] 


गुरुवार, १८ मार्च, १९२६ 


आज जो चोरी हुई है' उसे भगवद्गीता का एक पदार्थेपाठ समझना पा 
जहाँ ममत्व है वहाँ हिंसा है। वस्तुको अपनी कहकर संगृह्दीत रखना पड़ता है। मे 


१, आमममें चोरी हुई थी, ब्दोँ उसीका उत्हेख- है | 


“गीता-शिक्षण ” ११९ 


उसे दूसरेको दे दिया जाये तो ममत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने उसे अपना 
मानना समाप्त कर दिया। संसारकी हरएक वस्तु हमारी है, फिर भी उसके विपयमें 
तटस्थ रहना चाहिए। उसकी ओरसे निद्चित्त होकर सोना चाहिए। इस तरह 
आश्रमर्मे जो-जो बस्तुएँ हें वे जिस प्रकार हमारी हे, उस प्रकार दूसरोकी भी हे --- 
ऐसा मानकर हमें तटस्थ भावसे बैठ रहना चाहिए। दूसरा मार्ग मार-धाडका अथवा 
राक्षती है। हमने उसका अनुसरण नहीं किया। किन्तु आज हमारा एक मिला-जुला 
मार्ग है। हम सामुदायिक परिभ्रहको स्वीकार कर चुके हे। व्यक्तिगत परिग्रह जितना 
कम हो, उतना अच्छा। ममत्वकी इस भावनाकों भूल जानेकी बात छृष्णने अर्जुनसे 
कही और अर्जुन-कृष्णके निमित्तसे व्यासने इसे हमें बताया। 

ज्ञानकी बात कह चुकनेके बाद अब श्रीकृष्ण एक लौकिक बात कहते हे। वे 
अर्जुनको बताते हे कि उसका व्यवहार-धर्म क्या है। 


स्वधर्ममपि चावेक्य न विकस्पितुमहंसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेपोपन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥ (२,३१) 
घर्म-युद्ध करनेसे बढ़कर क्षत्रियका दूसरा कोई कत्तंव्य नहीं है। इसे धर्म-युद्ध किस 
लिए कहा गया है। क्योंकि अर्जुन स्वयं इस युद्धको प्रारम्भ करने नही गया था। वह तो 
अपने घरमें आरामसे बैठा था। दुर्योधनने वही जाकर उसे छेड़ा है। उसके बिना कुछ 
किये ही यह युद्ध उसके सिरपर आ पड़ा। इससे मानो स्वगेंका द्वार ही खुल गया । 
इसके आगे कीत्तिका उल्लेख किया गया है:' 
अकीति चापि भूतानि फथयिष्यन्ति तेधव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥॥  (२,३४) 
पाखाने साफ करना जिन्होंने स्वघर्मकी तरह स्वीकार किया है, यदि वे ऊबकर 
कहें कि यह तो भंगीका काम है, तो कृष्ण उनसे कहेंगे कि तुम अपने धघर्मसे च्युत 
हो रहे हो और इस कारण लोग तुम्हें नाम रखेंगे। रात-दिन लोकमें तुम्हारी निन्‍दा 
होगी। इज्जतदार आदमीके लिए अकीत्ति मरणसे भी अधिक भोंडी है। कृष्ण कहते 
हें-- तू भयके कारण भाग गया है, महारथियोंको ऐसा कहनेका कारण मिल जायेगा।' 
अन्तर्म निम्नलिखित इलोकसे तकंको परिपूर्ण बनाते है: 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेब॑ पापसवाप्स्थसि॥। (२,३८) 
इस इलोकमें जो बात कही गईं है, वह छौकिक नहीं बल्कि आत्मिक है। 


१, इसके पहले निम्नलिखित दो इलोक अध्याद्ारमें समझिए। 
परच्छपा चोपपन्न हलक | 
सुखिनः क्षत्रिया: प युद्धमीहशम्‌ ॥ 
अथ चेलमिमम्‌ घधमम्य संग्रामं न करिष्यत्ति 
तत: स्वथमे कीति व द्विंत्वा पापमवाप्थसि ॥ (२, ३२-३३ ) 


२. दूसरे भध्यापके शलोक संख्या ३५-३७ का भरभिप्राय भी इन्हीं पंक्तियोंमें भा जाता है। 


(२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
[२१| 


ना न शुक्रवार, १९ मार्च, १९२६ 
लः अर्जु नहीं, हम सभीको ध्यानमें 

है।  स्वजनकों मारनेसे तुझे पाप नहीं छगेगा”; यह बात "गीता ' में जहाँ-तहाँ बात 
ही रहती है। हार-जीत तो चलछती ही रहती है, ऐसा समझकर आदमी तटस्थ 
तो पाप नहीं छगता। किन्तु साथ-साथ यह भी कहना चाहिए कि ड 
लगता करनेकी करेंगे 3 आओ ०-३९ 

। पुष्य भ्राप्त करनेकी बात करेंगे तो हम पाप भी अजित करेंगे। अच्छीसे- 
अच्छी वस्तुर्में भी कोई-न-कोई दोष होता ही है। संसारमें सर्वथा दोषहीन अथवा 
सर्वथा दोषमय कुछ भी नहीं है। जहाँ कर्म है वहाँ कुछ-न-कुछ दोष भी है। यदि 
हरिद्चन्द्रके मनमें तारामतीके प्रति करने योग्य व्यवहारकों लेकर कोई शंका उठी 
होती तो कोई ऋषि अथवा मुनि उससे क्या कहता? यही कहता --तू अपनी 
पत्नीके गलेपर छुरी फेर दे, तुझे पाप नहीं छगेगा। यदि छाभ और अछाभ, सुख 
और न भेद हब तो पाप करनेका छोम कदाचित्‌ ही हो। ह 

यदि हमने दोष दिया होता और उन्हें बहुत माना 
हम लोग भीतरही-भीतर क्रोषसे जल उठते और हे" कल बिबार भी 28 | 

बालकके जन्मके अवसरपर उत्सव न करना सहज है, किन्तु मरणके अवसरपर 
दुःख न मानना कठिन बात है। यदि हम इस तरह तटस्थ रहनेका अभ्यास करें 
और गुस्सेमें न आनेका प्रयत्न करते रहें तो किसी दिन इस दन्द्रपाशमें से निकछनेकी 
घड़ी प्राप्त हो सकती है। 

यहाँतक भगवदुगीता की तीन बातें हैं: (१) तुझमें यह कमजोरी कहाँसे 
आई? (२) अर्जुनके प्रश्न, और (३) कृष्णका उसकी बुद्धिकों खोलना” और यह 
कहना कि आत्मा अछूग है, देह अरूग है तथा इसके बाद लौकिक व्यवहार-बोध | 

तब फिर व्यक्तिका कर्तव्य क्या है? देह और आत्माकों अरूग-अलग मान 
लेनेके बाद लौकिक व्यवहार किस तरह चलाया जाये ? उक्त तीन बातोंके बाद यह 
चौथी बात आती है। 

एषा तेइभिहिता सांस्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्णु। 
बुद्धमा युक्तों यया पार्थ फर्मबन्धं प्रहास्यसि॥! (२,३२९) 

इस तरह मैंने तुझसे सांस्य-बुद्धिका बखान किया । अब योग-बुद्धिके विषय सुन 
यदि उसे समझकर तू कार्यरत हुआ करेगा, तो तू कर्मेके बन्धनकों काट फेंकेगा । 

'सांख्य ” शब्दको थोड़ा उलझा हुआ भाना गया है। ज्षास्त्रियोंके लेखे यह उलझा 
हुआ होगा, हमारे लिए वैसा नहीं है। क्रष्ण तो इतना ही कहते हे कि अभीतक 
मेंने ताकिक दृष्टिसे बातें कीं, आत्मा और देहके पृथकत्वकी बात वताई। इस सैद्धां- 
तिक बातकों बता चुकनेके बाद अब उसीको योगके प्रकाशर्में समझाऊँंगा। योग 
शब्दका अर्थ है प्रयोग। इन सब बातोंकों जानकर तुझे इस ज्ञानका प्रयोग करना 


२, पहाँ भी आश्रमकी चोरीकी भोर इश्चारा है। 


“गीता-शिक्षण * १२१ 


है। वही अब बताया जायेगा। योग! शब्द गीता 'में वार-वार आता है। इससे प्रकट 
होता है कि कर्म किस तरह किया जाना चाहिए। कुष्ण कहते हे, यदि तू यह 
जान छेगा, तो कर्मवन्धनसे छूट जायेगा। 


[२२ | 


शनिवार, २० मार्च, १९२६ 


' गीता 'को ध्यानसे पढ़नेवाले देखेंगे कि कल जो इलोक हमने हाथमें लिया था 
उसके अर्थके विषयमें बड़ा मतभेद है। किन्तु में ऐसा मानता हूँ कि मेने जो नियम 
स्वीकार कर लिया है, आप भी उसे स्वीकार कर हछें। असमर्थ व्यक्ति साधुके समान 
भी छग सकता है। हम श्ञास्त्रार्थके झगड़ेमें नही पड़ेंगे। बिशप बटलर एक बड़े विद्वान 
हुए, किन्तु उन्होंने शास्त्रार्थ न करनेकी प्रतिज्ञा ले रखी थी। एक नास्तिक आये। 
चाहते तो बिशप उसके साथ वाद-विवाद कर सकते थे, किन्तु उन्होंने अपने एक 
मित्रकों पत्र छिखा कि में उत्तसे बहसमें नहीं पड़ेंगा। उन्होंने कहा कि यह सम्भव है 
कि में उनकी एकाघ बातका जवाब तुरन्त न दे सकूँ अथवा मान छीजिए कि लोगोंके 
ऊपर मेरे कहनेका असर न पड़े तो उससे लछोगोंपर हक-नाहक उलठा असर पड़ेगा। 
इससे तो चुप रहना अच्छा है। नास्तिकतामें विश्वास रखनेवाला झगड़ता हो तो 
झगड़े। स्वयंसिद्ध ईश्वरके विषयको लेकर तकंमें क्‍यों पढ़ें ? 

रायचन्दभाईको एक बार ऐसा छूगा था कि वे शतावधानी बनकर जगतृका 
कल्याण करें। उन्होंने सोचा कि यदि किसी उच्च न्यायालकूयके न्यायाधीशकी अध्य- 
क्षतामें बम्बईकी भगरपालिकाके सभाभवनमें वे भाषण दें और शततावधानताका प्रयोग 
करें, तो छोगोंकी श्रवृत्ति आत्मार्थी बननेंकी ओर होगी। दो-तीन, दिनके बाद उन्हें 
ऐसा छगा कि इस सारे आइड्म्बरमें पड़नेकी क्या जरूरत है। उन्होंने सोचा कि 
इससे तो लोग केवछः उनकी अपनी शक्तिके बारेमें ही जान सकेंगे। उससे ईइह्वरकी 
शक्तिका माप थोड़ें ही हो सकता है और इसलिए उन्होंने एक पत्र लछिखकर क्षमा 
माँगी कि में वहाँ नहीं जाऊंगा कौर वह इसलिए कि में यह प्रदरेत नहीं करना 
चाहता । 

जिस तरह छिवके विषयमें भक्त कह सकता है कि भले ही वे दिगम्बर हों, 
नरमुण्डोंकी माला पहनते हों किन्तु मेरे लिए तो वे ईदवर ही हें, मुझे किसी दूसरे 
आराध्यकी आवश्यकता नही है। इसी प्रकार इस इलोकके विषयमें भी समझना चाहिए। 
सांख्यके अनेक अर्थ हो सकते हैँ। मुझे तो जितना समझ्षमें आया उतना मेने कह दिया 
और आपकी बुद्धिकों जगाया। अब प्रयोग करके बता रहा हूँ। अर्थोकी विविघता 
शास्त्रियोके लिए रुचिकर हो सकती है, हमारे लिए नहीं। हमें तो शास्त्रोंका अवगाहन 
करके दास अथवा भक्‍त बनना है। ईश्वरकों पहचानना है। ईश्वरको पहचाननेके लिए 
इतनी ऊहापोहकी आवश्यकता नहीं है। इस क्षण मेरे लिए तो सारा संसार, [ सामने 
बैठे हुए] ये बालक ही हैं। में उनकी बुद्धिको जाग्रत करूँ, और मनोविनोद करते 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


बा उन्हें समझदार वनाऊँ। इससे अधिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम रोज 
कहते हूँ: 


नाततो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः।' 


यदि इस नित्य पाठके बावजूद हम असतको ही सत्‌ मानते रहे और वैसा ही 
बरताब करते रहें तो शब्दोंकी यह आवृत्ति किस कामकी? 

हमें तो प्रतिक्षण यही निर्णय लेते रहना है कि हमारे अमुक कार्यमें से आत्मा 
सिद्ध होती है था देह। हम देहका पिंजरा तो तोड़कर फेंक नहीं सकते, इसलिए 
हमें एकसाथ विद्या और अविद्याकों जानना है।' 

अब, जो व्यकित ज्ञानकों व्यवहारमें उतारता है वह किस तरह त्राण पा जाता 
है, इस विषयर्म कहते हैं: 


तेहाभिकसनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्थ घर्सस्थ त्रायते महतोभयात्‌।! (२:४०) 


कर्ममार्गमें प्रयोग करनेवालेकों दोष नहीं व्यापता। आरम्भका नाश नहीं है। 
इस धर्मका स्वल्प पान भी महान भयसे रक्षा कर छेता है। यह राजमार्ग है, 
सहज मार्ग है, राजयोग है। इस मार्गमें किसीके ठोकर खानेकी वात तो रहती ही 
नहीं। आरम्भ कर देनेके बाद कोई अड़चन ही नहीं है। 

मेने कल ही एक भाईको लिखा कि तुम्हें भगन्दर नहीं है, कोई दूसरी बीमारी 
है! इनसे मैंने कहा कि भाई, रामनाम ही छेते रहो। इस आरम्भका नाज्ष तो है 
ही तहीं। यदि में उनसे यज्ञ करवानेकी बात कहूँ तो उससे क्या होगा। सच्चा यज्ञ 
करनेवाला तहीं मिलेगा। और भी अड़चनें आयेंगी। व में यह कह सकता हैं.कि 
जगन्नाथपुरी चछे जाओ और अमुक देवताकों अमुक भेंट चढ़ानों। यदि मेरे बताये 
उपायका अनुगमन करते हुए वह नास्तिक हो जाये तो ? और यदि उसे यह रामवाण 
लग जाये तो वह महान भयसे छुटकारा पा जाये। इस व्यक्तिका रोग मानसिक है। 
इसके भनकी आसक्ति निकल जानी चाहिएं। वह केवल रामचामका ही स्मरण क्रे। 
डाक्टर भी यही कहते हैँ कि हम अपने रोगके बारेमें चिन्ता न किया करें। 

यह एक महत्त्वपूर्ण इलोक है। इसमें यह अदभुत तत्त्व भरा हुआ है कि आरम्भ- 
का नाश नहीं होता। उसमें दोष नहीं है, रक्षण हैं। यह राजमार्ग है, समकोण है 
सत्य है। सभी समकोण ९० अंशके होते हैं। यह मार्ग सत्यका है। इसका अनुष्तरा 
करनेमें किसी प्रकारकी हामि नहीं है, कोई नाझ्ष नहीं है। किन्तु गायकी रक्षा करे 
लिए असत्य भाषण किया जा सकता है या नहीं, प्राणरक्षाके लिए गोमसि लाया हा 
सकता है या नहीं, इस तरहकी दलील करनेवाजेके लिए तो कोई रोक ही नहीं हैं। 


१. श्रीमदरभगवद्गीता (३, १६)। 
२ देखिए ईशोपनिषदू । 


 गीता-शिक्षण ! श्२३ 
[२३ | 
रविवार, २१ मार्च, १९२६ 
आत्माकी देहसे भिन्नता सिद्ध करनेके लिए तीन बातें, तीन कसौटियाँ रखीं। 
“ नेहाभिक्रमनाझो$स्ति ' में निहित तत्त्वका हम प्रतिक्षण प्रयोग करके देख सकते हें! किन्तु 
वह ४ कौन-सी चीज है जिसे हम इसी क्षण कर सकते हें और जिसके आरम्भका नाश 
नहीं होगा। हम ऐसी कोई वस्तुके विषयमें सोचे तो उत्तर यही मिलेगा कि तत्काल 
तो 'भगवद्भजन ' का विचार ही किया जाता चाहिए और सो भी सावधान चित्तसे | 
रामस्वामी अव्यरने असहयोग आन्दोलनके शुरूमें वम्बईमें [खादीके विषयमें] 
भाषण दिया था। और तब खाडिलकरने ' कहा कि राजकीय प्रवृत्तियोंमें यही एक 
ऐसी भ्रवृत्ति है जो तीनों शर्तोंको पूरा करती है। इसका फल तत्काल प्राप्त होता 
है। इसमें प्रत्यवाय नहीं है और यह साठ करोड़ रुपये खोनेके महान भयसे मुक्ति 
देती है। 
यही बात समझानेके लिए आगेका इलोक कहा गया है: 


व्यवसायात्मिका बुढ्धरेकेह_ कुरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्यतन्ताश्च बुद्धयोर्यवसाथिनाम्‌॥॥। (२,४१) 
हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका (निश्चयात्मक) बुद्धि तो एक ही है। में जो मार्ग 
तुझें बता रहा हूँ, उसपर बुद्धिकों इतना अधिक दृढ़ रखना चाहिए कि वह इघरसे 
उघर न हो। अव्यवसायीकी, जो एकनिष्ठ नहीं है उसकी प्रवृत्तियोंकी अनन्त शाखाएँ 
होती हे। बन्दरकी तरह मन एक डालसे दूसरी डालपर छलाँगें लगाता रहता है। ऐसी 
है यह बुद्धि। जैसे जीनेकी इच्छा रखनेवाला व्यक्ति वैद्य, संत-महात्मा, भोश्ना, जो 
मिले उसीकी मददके लिए आतुर हो जाता है, उसी प्रकार बन्दर एक डालीसे दूसरी 
डालीपर कूदता फिरता है और अन्‍्तमें उसे असमय गोफनसे निकले हुए पत्थरका 
शिकार बनना पड़ता है। अव्यवसायात्मिका बुद्धिवाले मनुष्यका मन दिनोंदिन कमजोर 
होता चला जाता है और इतना अधिक अव्यवस्थित हो जाता है कि फिर उसे 
अपने मनमें बेठी हुई वासनाके सिवाय कोई दूसरी बात सूझती ही वही है। आजकी 
राजनीतिमें गुण एक भी नही है, दोष अपार हे। क्योंकि उसमें खुशामद ही खुशामद 
है और भयसे त्राण देनेकी शक्ति नहीं है; उछूटे वह खतरेमें डालनेवाली है। इससे 
आत्माका देन करनेमें मदद नहीं मिलती। इसके फेरमें तो हम आत्मा खो बैठते हें। 
इसमें पड़कर धर्म डूब गया, कर्म भी डब गया। यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ गये । 
किन्तु यदि चरखेकी प्रवृत्तिमें विश्वास उत्पन्न हो जाये तो उससे हम लोगोंको छाभ 
पहुँचा सकते हें, स्वयंको सनन्‍्तोष मिल सकता है और हम महाभयसे अर्थात्‌ जो छोग 
हमें दबाये हुए हैं, उनसे निर्मय होकर रह सकते हे। साथ ही परछोक सुधारनेका साधन 


१. आशय कदाचित्‌ महाराष्टके प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता कृष्णाजी 
प्रभाकर खाढिल्करसे है। 


१२४ सस्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


भी हमें मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करते हुए मनमें दृढ़ मिइ्चय 
न रखें, तो मानना चाहिए कि वह राजमार्गंका अनुसरण नहीं कर रहा है। 
हम उसी हालतमें समताका अनुभव कर सकते हैं जब यह विश्वास रखें कि 
हम सब भिन्न होते हुए भी एक हैं। यों तो संसारमें दो पत्ते भी एक-से नहीं होते। 
आगगेके तीन इलोकोंमें अव्यवसायीका वर्णन आयेगा। 


[२४ |] 
मंगलवार, २३ मार्च, १९२६ 
जो व्यक्ति छोटी बातोंके विषयमें निश्चयोत्मक हो सकता है, वह बड़ी वातोंके 
विषयमें भी निदचयात्मक हो सकता है। यदि उससे कहा जायेगा कि गीली मिट्टी 
लेकर उसका पिण्ड बनाओ और उसमें ध्यान लगाओ तो वह एकाग्र होकर ऐसा 
करेगा। जिसके मनमें ध्यान छगाते समय अनेक कुतर्क और जंजाल उठेंगे उसकी 
बुद्धि अव्यवसायी कहलायेगी। कर्मयोगकी साधना करनेवाला व्यक्ति छोटी-बड़ी सभी 
बातोंके विषयमें निरचयात्मक बुद्धिवाला' होता है। 
अब अव्यवसायी बुद्धिका वर्णन किया जाता है। यह वर्णन करते हुए व्यासजीने 
जैसा कभी नहीं किया होगा, वैसा किया है -- अर्थात्‌ वेद 'की निन्‍दा की है। शास्त्रोंमें 
अनेक अवान्तर बातें अंकित की गई हैं। फिर भी हम इन सबको ईश्वर-प्रणीत ही 
मानते रहे। यदि हम ऐसा करेंगे तो वेदवादरत कहे जायेंगे। वेद का अर्थ होता है 
जानना | जिसके द्वारा हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हें वह वेद” है। जो हमें ब्रह्मज्ञानके 
सर्वोत्तम साधनोंसे सज्ज कर दे वह वेद ' है। 


यासिसां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपदिचतः। 
वेदबादरता: पार्थ नान्यवस्तीति वादिनः॥ 
कामात्मानः स्वगंपरए .जन्मक्मफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविशेषवहुलां. भोगदवर्यर्गत प्रति॥ 
भोगेदवरयप्रसक्तानां तयापहुतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौँ न विधीयते॥ (२,;४२-४४) 
अज्ञानी व्यक्तिगण अर्थात्‌ वे छोग जो पण्डित होते हुए भी वास्तविक ज्ञानसे 
शून्य हैं, जो पुष्पित अर्थात्‌ अच्छी लगनेवाली, नित्य नई े कलियाँ फेंकनेवाली बोली 
बोलते हैं, जो वेदवादमें मशगूल हैँ, अनेक कामनाओंवाले हैं (अनेक प्रकारकी इच्छाएँ 
रखते हैं और रखनेको प्रेरित करते हैं), जो स्वर्गंपरायण हैं (केवल सुख भोगनेकी 
इच्छा करते हें। जो यहाँ भी मनमाने मजे लूटनेको कहते हैँ और स्वरगंम 8 भी ऐसी 
ही वस्तुओंके मिलनेका प्रलोभन भरा वर्णन करते हैं) 'जी कहते हे के स्वगंके कह 
रिक्त कुछ [प्राप्य] है ही नहीं, जो सदा यही कहते हें कि जन्ममें किये हुए कर्मोका 
फल अवश्य मिलता है और सुख तथा बड़प्पन पानेके लिए अनेक क्रियाओंका उपदेश 
करते हैँ (आज भी इस तरहकी बातें करनेवाले लोग हैं), जो अनेक देवताओंका 


'गीता-शिक्षण १२५ 


समाधान करनेके लिए कहते हैं और फलस्वरूप हमें पराधीन बना डालते हैँ। जो 
काल्पनिक देवताओंकी काल्पनिक स्तुतियाँ करनेको कहते हूँ और सभी देवताओके 
देवताकी स्तुतिसे विमुख करते हें। ऐसे व्यक्ति हमें रोज-रोज दलदलमें फेसाते चले 
जाते हैँं। हमारे मनमें प्राय: तक-वितक हुआ करते हँ। इसे भी वहुशाखावाली बुद्धि 
कहेंगे। किसी छोटी बातकों भी ले लें तो कह सकते हैं कि हमारी वुद्धि निरचया- 
त्मक नहीं हुईं है। किन्तु यदि हम एक निरुचय कर लें और हृदयपूर्वक उसपर दुढ़ 
रहें तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जायेगी और यह तभी होगा जब हम तत्कारू 
फलकी आशा रखे बिना काम करें। आज राजनीतिके क्षेत्रमें कहिए, चाहे समाज- 
सेवाके क्षेत्रमें कहिए, हम एक शाखापरसे दूसरी शाखापर कूदते फिरते हेँ। हमने 
शुरूमें गीली मिट्टीका दुृष्टान्त लिया था और कहा था कि मिट्टीपर भी एकाग्र हो 
जायें तो आत्मदशन हो जाता है। 

मुझसे एक सज्जनने पूछा कि आपको आत्मदशेन क्‍यों नहीं हुआ। मेने उनसे 
कहा कि साधन ही को मेरा साक्षात्कार समझ लीजिए। इस प्रइनसे यही प्रकट होता 
है कि पूछनेवाल्ाभाई भेरे वचनकी नम्नताको समझे बिना दूसरे अनेक छोगोंके पास 
भटकेगा। ऐसी ही स्थिति व्यासके कालमें थी। जो भोग और ऐश्वर्येमें आसक्त हैं, 
जिनका मन अनेक प्रकारके वचनोंसे भ्रमित हो गया है, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका, 
एक निदरचयवाली हो ही कैसे सकती है? समाधिका अथे होता है ईश्वरके विषयमें 
एक-ध्यान होना। इस समाधिमें व्यक्तिकी बुद्धि स्थिर कैसे हो सकती है। छाख मिले 
तो भी तृप्ति नहीं है। कछ दस छाख पानेकी इच्छा करता है। आज जिसे छोग 
महात्मा कहते हें इसलिए जो कर भी महात्मा कहलछानेंकी इच्छा करता है ऐसे व्यक्तिके 
चित्तमें अनन्त विकार उत्पन्न होते रहते हैं, रंग आते-जाते रहते हे। उसका चित्त 
खादीके रंगकी तरह सफेद नहीं होता। उसका मन तो शौकीन स्त्रियोंकी तरह अपने 
चित्तको रंग-बिरंगी किनारदार साड़ी पहनानेका होता रहता है। ऐसा व्यक्ति ईइवर- 
परायण हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्तिके भीतर नम्लता हो और  पिल्प्रिम्स 
प्रोग्रेस ' के भक्तराजकी तरह जिसके मनमें श्रद्धा हो, उसीकी बुद्धि व्यवसायात्मिका 
कही जायेगी। 


[२५ ] 
बुधवार, २४ मार्च, १९२६ 


कल हमने देखा कि भोग और ऐद्वर्यकी इच्छा करनेवाला व्यक्ति व्यवसायात्मिका 
बुद्धिवाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता; जो हजरत अलीकी तरह समाधिस्थ हो, वही 
हो सकता है। जिसका चित्त पूर्ण रूपसे निर्मल हो गया है, जिसका अन्तर विकसित 
हो गया है, जाग्रत हो गया है और जिसका हृदय दर्पणकी तरह स्वच्छ हो गया है, 
उसीके स्वच्छ अन्तरमें ईइवर॒का साक्षात्कार होता है। इसमें से यदि कोई स्वर निक- 
लेगा तो वह रामनामका ही स्वर होगा। इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानने वेद 'की 


१२६ सम्पूर्ण गांधी वॉ््मियं 
बाज गई हैः उल्हेल किया। आगे एक ही इलोकमें ऊपरके तीन एहोकौंकी 
त्रेगृण्यविषया वेदा निल्त्रेगुण्यों भवाजुन। 
श कक नित्यसत्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥। (२,४५) 
'बेद” तीन गुणवाल्ले हें। तू तीनों गुणोंसे शून्य हो जा 
नहीं है। यदि यह तथ्य हो तो फिर ' बेद को कक, का बज हि 
अभिप्राय ' बेद की उस व्याख्यासे है जो कर्मकाण्डी पण्डित करते हँँ। यह केवल कर्म- 
काण्डात्मक वेद की बात हुई, इसलिए यह एकपक्षीय वर्णन है। जिस 'वेद 'में नेति-बेति 
आधारपर हे हा ! / भेद ! 
भाननेके लिए कहती है।) कह सकते हे कि “गीता” हमसे उस “वेद 'को 
नि्दन्द्र हो जा अर्थात्‌ सु:ख-दुखसे परे हो जा। पाण्डवों और कौरवोंके इस 
युद्धेक साथ तेरा कुछ लेना-देना ही नहीं है, ऐसा बन जा। नित्यसत्वस्थ अर्थात्‌ सदा 
चित्तको स्थिर रखकर बैठा रह। निर्योगक्षेम अर्थात्‌ प्राप्ति-संग्रह और रक्षणका विचार 
ही छोड़ दे जहर किन्तु और कुछ नहीं तो देहका संग्रह तो करना ही पड़ेगा, इसलिए 
उसके विषय तटसथ हो जा। योग और क्षेमके विचारसे शून्य होकर आत्मवान हो 
जा। ऐसा समझ ले कि में देह नहीं हूँ, नाम-रूप नहीं हूँ, वरन्‌ इनसे अतीत हूँ। 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लतोदके। 
तावान्सवबरषु वेदेषु ब्राह्मगस्य विजानतः॥ (२,४६) 
जो वस्तु एक छोठेसे हौजमें है वह एक बहुत बड़े सरोवरमें तो होती ही है। 
जो व्यक्ति ब्रह्मको जानता है, उसे तो सब-कुछ प्राप्त हो चुकता है। सिद्धियाँ भी 
उसके पास हें, क्योंकि ब्रह्मज्ञान सिद्धियोंकी परिसीमा है। गुण तो वेद में उपस्थित 
हैं ही, किन्तु जो गुणोंसे भी ऊपर उठ गया, वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। जिसे राज्यासन 
मिल गया है वह कोई फोजदारी या दीवानी विभागका छोटा-बड़ा अधिकारी होता 
नहीं चाहेगा। जिसने गंगोत्रीको पा लिया उसे गंगाजी तो मिल ही गईं। गंगासे 
जो-कुछ प्राप्त हो सकता है, वह सब गंगोत्रीमें प्राप्त ही है! फिर भी वह अलग- 
थलूग और निद्वेन्द्र बैठा रहता है। हुगलीके आगे गंगाका पानी मटमैला है, किन्तु 
ऋषिकेश अथवा हरद्वारके पास वह स्वच्छ है। जैसे-जैसे हम ऊपरकी स्थितिमें पहुँचते 
है, वैसे-बैंसे अधिक स्वच्छता मिलती है। हिल 
(कुछ छोग इस इछोकका दूसरा अर्थ करते हैं, किन्तु हम उसे छोड़ देगे। )_ 
इतना कहकर भगवान कहते हें कि में जो राजयोग तुझे बताना चाहता है, 
वह यह है: 
कर्मण्पेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूग ते संगो५स्त्वकर्मणि॥ ( २/४७) 
. तेरा अधिकार क्मेके विषयमें ही है, फठके विषयमें नहीं। मालिक गुढामसे 
कहता है: तुझे कामसे काम है; खबरदार, अगर बगीचेके फलमें हाथ छगाया। हैँ 


/गीता-दिक्षण ११७ 


वही चीज ले संकेता है, जो तुझे मे दूं। ऐसा ही ईश्वरने हमें बाँध रखा है। वह 
कहता है कि तेरी गरज हो तो काम कर, किन्तु फलपर तो मेरा ही अधिकार 
है। तुझे तो भेरी स्तुति करनी है और स्तुति करनी है कुदाली छेकर काम करते 
हुए; नदीकी काई साफ करते हुए, अपने आँगनका कूड़ा-करकट हटाते हुए। यह 
बड़ी कठिन बात कही गई है। गुलाम-मालिकका सम्बन्ध खराब सम्बन्ध है। इनके 
बीचका सम्बन्ध स्वार्थका सम्बन्ध है। सिंह और बकरेके बीच भी ऐसा ही सम्बन्ध है, 
किन्तु मनुष्य स्वयं दौड़-भाग करके ईव्वरके मुखमें जा पड़ना चाहता है। ज्ञानी मनुष्य 
वहाँ ज्ञानपूर्वक जाता है और कहता है: मुझे संसारकी गुलामी नही तेरी ही दासता 
स्वीकार करनी है। ईश्वर उसे अपनेसे जितना-जितना हटाता जान पड़ता है, वह 
उतना ही उसके अधिक पास जाता है। यह इलोक इस विचित्र प्रकारके सम्बन्धकों 
ब्णित करनेके लिए दिया गया है। पलकें आँखकी रक्षा करती हूँ, किन्तु रक्षा करनेकी 
इच्छा नहीं करती। वह तो अपने-आप होता रहता है। इसी प्रकार ईइवर और 
मनुष्यके बीचका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध है। मीराबाईने कहा है: “ हरिजीने 
मुझे कच्चे धागेसे बाँव लिया है और वे जिधर खीचते हे, में उघर जाती हूँ।” इस 
पदमें वर्णित सम्बन्ध भी हमारे और ईद्वरके बीचका सम्बन्ध है। 

धागा कच्चा है और तिसपर एक ही है। 

“मा कमंफलहेतुर्भू' कर्मफलका हेतु मत बन। [अ] कर्मका [भी |] संग मत 
कर।' कर्मके भी लालचमें मत पड़।' तू यही समझ कि यह सब-कुछ में कर रहा 
हूँ। तू ऐसा क्यों मानता है कि यह सब तू कर रहा है? यदि मारना होगा, तो 
वह मारेगा। न मारना होगा, तो हाथ पकड़नेवारा' भी वही है। 


[२६ ] 
गुरुवार, २५ मार्च, १९२६ 
“मा ते संगो5स्त्वकमंणि  --- मेने कक इसमें ' अकर्मेणि की जगह “कर्मंणि ' पढ़ा। 
यह इसलिए हुआ कि में सदा ऐसा ही बाँचता आया हूँ। अकमं अर्थात्‌ जो कर्म तुझे 
करना चाहिए उसके अतिरिक्त कमें। इनमें तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तू 
अकमंके प्रति आसक्ति मत रख। हे 
योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यवत्वा घनंजय। 
सिडयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्यं योग उच्यते ।। (२,४८) 
संग [ आसक्ति |को छोड़कर योगस्थ होकर कर्म कर। योग अर्थात्‌ कर्मफलका 
त्याग | योग अर्थात्‌ जो अकर्म है उसके फकी इच्छा न रखना। हम किसी भी वस्तुके 
प्रति ममता रखकर काम न करें। क्‍या अच्छे कामके प्रति आसक्ति भी खराब है? 
हाँ। स्वराज्य प्राप्त करनेके विषयमें आसक्ति हो तो हम अशुद्ध साधनोंका उपयोग 


१, देखिए अगली तिथिमें पहली पंक्ति | 
२० अधिकांश टीकाकार शसका यह ये करते हैं कि तू कर्मोको छोड़नेके प्रति भी भासकत मत हो। 


११८ सेम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करनेमें भी न दिचकिचायें। यदि कोई ऐसा आग्रह करे कि वह स्वयं अपनी पूनियाँ 
मुझे छाकर देगा, तो वह पूनियोंकी चोरी भी कर सकता हैं। इसलिए अच्छे कामके 
प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए! साधन उसी अवस्थामें शुद्ध रहेंगे और कर्म 
भी शुद्ध रहेगा। 

आगे कहते हैँ, सफलता और विफलताके विषयमें सम रहना चाहिए। इसलिए 
तू सारे काम कंप्णके मामपर कर। अपना सिर उनकी गोदमें रख दे। जो समत्व 


रखत्ता हे कहा जा सकता है कि वह योगका पालन करता है। इसी वातको आगे 
समझाते हूँ । ह 


दूरेण छावरं कर्म बुद्धियोगादनंजय। 
बुद्धों शरणसन्विच्छ कृपणा; फलहेतवः॥ (२, ४९) 
बुद्धियोगके बिना किया हुआ कर्म बहुत ही हानिकर होता है। तू वुद्धिकी शरण 


छे। बुद्धि अर्थात्‌ व्यवसायात्मिका वुद्धि। इसके बाद तकं-वितर्कमें पड़ना ही नहीं 
पड़ता है। फहकी इच्छा करनेवारा कृपण अर्थात्‌ दयाका पात्र है। 


[२७ | 
शुक्रवार, २६ मार्च, १९२६ 
जिसका कोई निश्चय है ही नहीं, उसका मन व्यभिचारी है। भर्तृहरिने 
व्यभिचारके अनेक प्रकारोंका वर्णन किया है। 
बुद्धियुक्तों जहातीहू उसे सुकृतदुष्कृते। 
तस्मायोगाय युज्यस्व योगः फर्मसु कौक्षकम्‌॥ (२, ५०) 
जो व्यक्ति वृद्धियुक्त है, निश्चयात्मक बुद्धिवाला है; बुढ्धिमें ही लीन हो गया 
है, वह योगी है। वह अच्छे और बुरे कार्यका त्याग कर देता है; अर्थात्‌ दोनोंके 
विषयमें तटस्थ रहता है। इसलिए तू योगी बन। कर्ममें कौशल ही योग है। अमुक 
काम करना चाहिए या नहीं, यदि यह जानना हो तो मनुष्यको योगीके पास जाना 
चाहिए। इसीलिए कहा है कि जहाँ योगेव्वर कृष्ण हैं और धनुर्भर अर्जुन हे, वहाँ 
श्री, विभूति इत्यादि सभी कुछ है।' 
कर्मेज॑ बुद्धियुक्ता हि फर्लं त्यक्त्वा सनीषिणः। 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पद गच्छन्त्यवामयम्‌ ॥ (२, ५१) 
थोगी पुरुष क्ममें से उत्पन्न होनेवाले फलको छोड़ देता है और जन्म-वच्चनसे 
मुक्त हो जाता है। जिसका देहके प्रति मोह मिट गया है, उसका मरण कंसे हो 
सकता है? उसे तो अनामय पद --अमरपद मिलता है। 


१. यत्र धोगेश्वरः कृष्णो बत्र पार्थों धनुधेरः । 
तत्र ओविणयों भूतिश्ुवा नीतिम॑तिमेम ॥ (१८, ७४८) 


गीता-शिक्षण * ११९ 


यदा ते मोहकलिलं बुढधिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्ताप्ति निवेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ-च ॥॥ (२, ५२) 
जब तेरी बुद्धि मोहके दलूदककों पार कर छेगी, तो सुनने योग्य अथवा सुने 
हुएके प्रति तुझे वैराग्य प्राप्त हो जायेगा अर्थात्‌ तू तटस्थ हो जायेगा। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यवा स्थास्पति निभचला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्पसि॥॥ (२, ५३) 
बहुत सुननेके कारण विपरीत अवस्थाको प्राप्त तेरी बुद्धि जब ईइवरके ध्यानमें 
छीन हो जायेगी, तब तू योगको प्राप्त होगा, समाधिर्मों अचछ हो जानेपर व्यक्ति 
प्रेममें मस्त हो जाता है और इस संसारको तुच्छ गिन सकता है। 


[२८ ] 
शनिवार, २७ माचे १९२६ 
अब अर्जुन पूछता है कि जो समाधिस्थ है, उसकी भाषा क्या है। भाषा अर्थात्‌ 
निश्ञानी। माता जी पोषण देती है, वह अछग है और गीता” जो पोषण देती है, वह 
अछग। गीता-माताके सामने माता मिथ्या है। जिस व्यक्तिनें गीता को प्रयाण- 
कालतक अपने हृदयमें अंकित कर रखा है उसकी मुक्ति निर्चित है। जिस बालकने 
गीता-माताकी आराधना की होगी, वह बालक श्रुव अथवा सुघन्वा-जैसा हो जायेगा। 
ये इलोक समझकर आत्मसात्‌ करनेंकी दृष्टिसे कहे गये हैं। 
हम ' स्थितप्रज्ञ॒स्थका भाषा” वाले इलोकसे लेकर दूसरे अध्यायके अन्ततकके 
इलोक आश्रमकी सायंकालकी प्रार्थनामें पढ़ते हें। 


[२९ ] 
रविवार, २८ माचे, १९२६ 
भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा कि तू मेरा हाथ है। हाथको गति देनेवाह्म में हूँ। 
यह वैसा ही है जैसा हम सुबहकी प्रार्थनाके इलोकोर्में कहते हैँ कि सब इन्द्रियोंको 
गति देनेवाला तू है। धैय्यें रखकर, एकध्यान होकर काम करनेवाछा कर्ममें कुशछ योगी 
कहलाता है। 
[३० | 
मंगलवार, ३० माचे, १९२६ 
प्रजहाति यदा कामान्सवन्पार्थ सनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ (२, ५५) 
जो व्यक्ति मनमें आनेवाली सभी खराब कामनाओं --- इच्छाओंको छोड़ देता है 
वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। खराब शब्द इसलिए जोड़ा कि यहाँ आश्रममें हम छोग 
रात-दिन काममें छगे रहते हेँ। जो पंगु है उससे चलनेके लिए नहीं कहा जाता। 
३२-५६ 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर भी अन्तमें तो इच्छा-मात्रकों छोड़नेकी बात उपस्थित होती है। -दर्शनकी 
इच्छा भी। क्योंकि ऐसे व्यक्तिके लिए सभी कुछ स्वाभाविक हो बा का 
हो जानेके वाद ईद्वर-दर्शनकी इच्छा किसको रहेगी? नदीमें कूद पड़नेके बाद नदीमें 
कूदनेकी इच्छा नहीं रहती। जब हम ईव्वरमें तल्लीन हो जाते हैँ, उसमें ओतप्रोत 
हो जाते हैं, तव उसके दर्शनकी इच्छा नहीं रहती। 

नदीमें चौबीसों घंटे पड़े रहें तो बीमार हो जायेंगे। दिन-रात सोते रहें तो 
बीमार हो जायें और खाते ही रहें तो भी वीमार हो जायें। जिसकी हमेशा ही 
इच्छा करते रह सकें, ऐसी एक भी वात नहीं है। सुल-दुःखका प्रवन इसीसे उत्पन्न 
होता है। जगतूमें इच्छा एक ऐसी वस्तु है, जिसे जितना ज्यादा बढ़ाओं, वह उतनी 
अधिक बढ़ती जाती है। उसे जितना तृप्त करते जाओ, वह उतनी ही प्रवक् होती जाती 
है। ऐसी ही 'गीताजी की कथा भी है। यद्यपि में इसमें कोई बड़ा रस पैदा नहीं 
कर पाता, कित्तु यदि “गीता को सुननेकी सच्ची इच्छा हो तो वह बढ़ती ही जायेगी। 
यह इच्छा बढ़ती रहे तो इसका इच्छुक वीमार ही नहीं पड़ता, अथवा कह सकते 
हैं कि जो इच्छा हम सदा करते रहते हें, प्रयासपूर्वक उसकी इच्छा नहीं करवी 
पड़ती | सूरज उदित और अस्त होता रहता है। उसके विषयमें हम चिन्ता नहीं 
करते। जिसे अपनी इच्छाओंका शमन करना हो, उसके सारे काम स्वाभाविक ही होने 
चाहिए। चलना-फिरना, उठना-वैठना जितना स्वाभाविक हैं, उतने ही स्वाभाविक। 

जगत्‌में अच्छी वासना केवल एक है। इसको पूर्ण करनेके लिए जो-जो सावन 
आवद्यक है, उनकी इच्छा भी अच्छी इच्छा कहलायेगी। 

जो इस तरह कामना छोड़ सकता हो, वह कौन है? जिसका आत्मा अपनें- 
आपमें सन्तुष्ट हो, वही स्थितप्रज्ञ है। 

कोई ईदवरकी कथा सुना रहा हो तो हमें सव-कुछ भूछकर वहाँ दौड़ जाना 
चाहिए! “रामायण, “गीता” आदिका पाठ हो रहा हो तो हम उसमें छीन हो जायें। 
ऐसा व्यक्ति चार बजे सबेरे उठनेमें भी परेशानी नहीं मानेगा। 

जो अपने विषयमें आत्मसन्तुष्ट होता है, उसके विषय तरसी मेहताने यह पंवित 
कही है: “ ब्रह्म] लटका करे ब्रह्म पासे ” -- त्रह्मके सामने ब्रह्म ताचता रहता है। कविने 
इस पंक्तिमें वही कहा है, जी गीता ' कहती है। ब्रह्म अपना पूरा वानरद व्रह्मके माध्यम, 
ब्रह्मकी संगतिमें ही प्राप्त करता है। गुलाम भालिकके विना अपनी हस्तीकी कल्पना 
ही नहीं कर सकता। जो चौवीसों घंठे किसीका नाम रठता है, वह तनन्‍्मय हो जाता 
है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा बन जाती है। आत्मा परमात्माकी किरण भले हो, 
किन्तु यह किरण भी सूर्य ही है। ईश्वरकों छोड़कर हमारी हस्ती ही नहीं है। 
जो व्यक्ति ईब्वरकी दासता स्वीकार करता है, वह ईद्वरमय ही जाता है। 

यह स्थिति उस व्यक्तिकी-सी स्थिति नहीं है जो अपने विपयमें सस्तृष्ठ तो 
है, किन्तु जिसे सन्तुष्ट रहनेके लिए अनेक उपाधियोंका संग्रह करना होता है। हमे 
अपने-आपमें से सन्‍्तोष प्राप्त करना चाहिए। साधन और साध्य दोनों एकरूप हो जाने 
चाहिए। किन्तु आत्मामें से आत्माका आनन्द कौन आप्त कर सकता है ! 


'गीता-शिक्षण १३१ 


भिन्न मनःस्थिति रखकर करें तो यह वात सम्भव हो जाती है। जो व्यक्ति अफीम 
खाकर सोय्रेगा उसकी नींद, अच्छी नींद नही होगी किन्तु जो निर्दोप ढंगसे सोता है, 
उसकी निद्रा्में शान्ति होगी और उसका भन ईश्वरमें ओतप्रोत रहेगा। 

इसके बाद जो इलोक दिया गया है वह इसी इलोककी टीका है। 

जो मनुष्य स्वाश्रयी बनता है, ऐसा नहीं है कि वह दूसरेकी मदद नही छेता; 
बल्कि उसे दूसरेकी मदद लेनेकी जरूरत ही नहीं होती। 

श्रद्धा हो तो बालक, स्थितप्रज्ञ बन सकते हे। उनकी चिन्ता करनेवाले शिक्षक 
और माता-पिता होते हूँ, इसलिए उन्हें कोई चिन्ता ही नही करनी पड़ती। वे अपने 
पिताके संरक्षणमें आचरण करते हेँ। वे ब्रह्मचारी, मुनि और स्थितप्रश्ञ हे। इस अर्थमें 
कि उनसे जितना कहा जाता है, वे उस सबको करते हैं, उस सबका पालन करते 
हैं। ऐसे सब बालक प्र्नाद-जैसे बन सकते हे। 


[३१] 
बुधवार, ३१ भार्च, १९२६ 
“ प्रजह्मति वाले इलोकका यह अर्थ तो हो ही नहीं सकता कि हम जैसे हे 
वेसे ही वने रहें। यदि यह अर्थ होता तो दूसरी पंक्ति लिखी ही न जाती। जो 
व्यक्तित आत्मामें से ही सन्‍तोष प्राप्त करता है वह सभी कामनाओंका त्याग कर देता 
है। किन्तु आत्मामें से आत्मसन्तोष तभी प्राप्त हो सकता है जब अच्छे बननेकी इच्छा, 
उन्नतिकी इच्छा जाग्रत हो। जो व्यक्ति आत्माके आधारपर ही आत्मसन्तुष्ट होता 
चाहता है उसे तो इसमें बाघक होनेवाली सभी बातें छोड़ देनी चाहिए) यदि केवल 
देखचिल्लीकी तरह कल्पना ही करनी हो तो फिर क्‍या अच्छा है, क्‍या बुरा है, 
यह सोचनेसे छाभ ही क्या? नरक अच्छे इरादोंका भण्डार है। इसीलिए कहा गया 
है कि एक खण्डी विचार नदीमें डाल दो, और आधा तोछा आचरण करो। 
(जो लड़का डटकर खाता है, वह ब्रह्मबचय्येंका पालन कर ही नहीं सकता, ऐसा 
मेंने एक अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ा था। पेटके चारों कोने भोजनसे नही भर देने चाहिए ।) 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखषु विगतस्पृहः। 
वीतरागभयक्रोषः स्थितथीमुनिरुच्यते ।। (२,५६) 
दुःखमें अपने मतको उहिग्न न करनेवाला, दुःखसे दुःखी न होनेवाला, (दुःख 
किसी कारणका परिणाम होता है, इसे ज्ञानपूर्वक समझकर आपत्ति आनेपर दुःखी 
न होनेवाला ) और भाँति-भाँतिके सुखोंके सामने होनेपर भी उनके प्रति आकर्षित 
न होनेवाला, जिसकी आसक्ति, भय और क्रोध नष्ठ हो गये हे ऐसे व्यक्तिको स्थितघी, 
अर्थात्‌ जिसकी वुद्धि अचल रहती है और भँवरमें नही पड़ती, कहेंगे। 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न हेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥। (२,५७) 
जो व्यक्ति सभी वस्तुओंपर से अपनी प्रीति और इच्छाओंको उठा छेता है; शुभ 
अथवा अशुभ वस्तु पाकर जो व्यक्ति तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है, न प्रतन्न 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


रहता है, न द्वेष करता है, उसकी वृद्धि प्रतिष्ठित है; अर्था 
वहाँ है, ठिकानेपर है। इसके लिए दृष्टान्त देते हैं दर 2 ५५ 
यदा संहरते ज्ञायं कर्मोडुगानीव सर्वशः। 
का इच्द्रिया णीलियाथ स्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥॥ (२/५८) 
स॒ प्रकार कछुआ अपने सारे अंगोंको सब ओरसे मे 
भीतर कर छेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी शोक हक 
खींच लेता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। वही व्यक्ति ईव्वरमें छीन माना जा सकता 
है, जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंको स्वेच्छासे समेद छेता है। जब हमारी इन्द्रियाँ चल-विचल 
हों, तब हमें सदा कछुओके दृष्टान्तपर विचार करना चाहिए। इन्द्रियोंके विपय मानो 
कंकड़ हैं! यदि हम उन्हें अपने वशमें रखें तो हमें कंकड़ोंकी चोट नहीं छगेगी 
अर्थात्‌ हमें अपने हाथ-पाँव, आँख इत्यादि वशमें रखने चाहिए। 
[२२] 
गुरुवार, १ अप्रैठ, १९२६ 
अब बताते हैं कि इन्द्रियोंके विषयोंकों किस तरह रोका जाये। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्प देहिनः । 
रसवर्ज रसोध्प्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते।! (२,५९) 
जो आदमी अपनी देहको निराहार रखता है, विषय उसी आदमीके शान्त हो 
पाते हैँ। जो आदमी डटकर खानेवाला होता है, उसकी सभी इन्द्रियाँ जागरूक रहती 
हैं किन्तु यदि वह खाना बन्द कर दे तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाये। 
अपनी इन्द्रियाँ जिसके वक्षमें न रहती हों, उपवास करना उसके लिए इष्ट है, ऐसा 
शास्त्र कहता है। रमजान, अधिक-मास इत्यादिमें निराहार रहनेके लिए कहा गया 
है; इस सबका उद्देश्य इच्द्रिय-दमन है। यदि मेंने यह सोचा हो कि आज अहमदाबाद 
जाकर नाटक देखूँगा, किन्तु उस दिन मैंने उपवास किया हो तो जानेका भन नहीं 
होगा । यदि विषयोंका शमन न हों तो लंघनकी अवधि वढ़ा देनीं चाहिए। फिर भी 
शमन न हो तो एकदम निराहार रह जाना चाहिए। इलोकके पहले भागका यह 
अर्थ हुआ। 
अब दूसरा भाग: 
विषय ज्ञान्त हो जाते हें किन्तु रसका शमत नहीं होता, रस कायम ही रहता 
है। उपवास करनेवाले व्यक्तिकों जवतक ऐसा छगता है कि में सुरक्षित हैँ तवतक 
उसे उपवास नहीं सालता, किन्तु सामान्य रूपसे रस बचा रह जाता है। उपवास 
करते हुए तो विकार शान्त हो जाता है, किन्तु व्यक्ति, जल्दी ही उपवास समासत 
हो जाए, ऐसी इच्छा करता रहता है। जवतक रस नहीं चला जाता, उपवास नहीं 
टिकता। वैराग्यके बिना त्याग नहीं टिकता। अवसर आनेपर विषय सिर उठाये विना 
नहीं रहते! इसका यह अर्थ नहीं है कि त्याग निर्िचित अवधिके लिए करना ही नहीं 
चाहिए। जिन चीजोंको छोड़ना जरूरी है, उन्हें छोड़ना अवश्य चाहिए। 


“गीता-शिक्षण * १३३ 


इलोकके पहले भागमें यह कहा गया है कि विकार निराहारके द्वारा रोकना 
चाहिए। किन्तु केवल निराहारी होनेसे ही पूरा फल नहीं मिलता। इसके लिए कुछ 
अधिक करना चाहिए। ईश्वरका दर्शन हो जाये तो रस भी झान्त हो जाता है। 
यह आखिरी वात एक पहेली-जैसी है। जबतक आदमीके विपयोंका नाश नहीं होता 
तबतक वह समाधिस्थ नहीं हो पाता; और जवतक व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता 
तबतक वह विषयोंका त्याग नहीं कर पाता। 

इस पहेलीको किस तरह हल करें? घीमे-बीमे प्रयत्न करें। धीरे-धीरे और नित्य 
गहरे-गहरे ईववरकी झाँकी देखें। खानेका विचार ही छोड़ दें और मनमें ऐसा निश्चय 
करें कि विषयोंके दास बननेकी अपेक्षा अच्छा है कि मेरे देहका नाश हो जाये। 
किन्तु अपने गलेपर छुरी फेर छेनेसे तो दमन नहीं होता। दमन तो इच्छाओंका ही 
किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति शरीरको निभानेकी दृष्टिसे खाता है, उसे खानेका 
अधिकार है; किन्तु खानेसे जिस व्यक्तिके विषय जाग्रत हो जाते हों, उसे आहार 
छोड़ देना चाहिए। आहार छोड़नेके बाद यदि वह घीरज रख सके, तो उसके विषय 
भी एकदम श्ञान्त हो जायेंगे। यदि विषयोंके एकदम श्ञान्त हो जानेंके बाद देहको 
टिकाये रखनेकी दृष्टिसे पानी अथवा दूध लेनेका मन हो तो छे लें। बुद्ध भगवानके 
विषयमें कहा जाता है कि वे अपने उपवासके कारण मूच्छित होकर गिर पड़े थे। एक 
बहन आई और उसने उनके होठोंपर दूध डाल दिया। क्या इस दूधसे उनके विकार 
जाग्रत हो गये? नहीं; उलठा हुआ। इसके बाद उन्हें ईश्वरका दर्शन हुआ। 

इस इलोकका तात्पर्य यह है कि शुद्धिके लिए उपवास किया जाना चाहिए। 
किन्तु ज्लासत्र कहता है कि उपवास करनेके साथ-साथ विषय निवृत्तिकी पूरी-पूरी भूख 
भी होनी चाहिए। यदि साथमें दर्शन करनेकी इच्छा होगी तो उपवास फल सकेगा, 
अन्यथा नहीं। विषयोंकी निवृत्तिकी इच्छा भी ईह्वर-दर्शनके लिए की जाती है। उप- 
वास करते हुए उसकी आतुरता यही होनी चाहिए कि मुझे तो ईश्वरके दर्शन करने 
हैं। विषय उसके आड़े आते हे, इसलिए उन्हें समाप्त किये बिना चारा नहीं है। 
ईदवर-दर्शन हो जानेके बाद खाना, न खाना एक-सा हो जाता है। विनोबाने चेतन्यके' 
विषयमें बताया कि शक्‍करकी डली उनकी जीभपर कंकड़ीकी तरह पड़ी रही, वह घुली 
ही नहीं। इसका यही कारण था कि रस मर चुका था। मेने कहा है कि अन्तरमें रस 
जीभमें नही मनमें होता है। जिस व्यक्तिका रस चला जाता है, वह समाघिस्थ हो 
जाता है; अथवा फिर उस व्यक्तिकी जीभपर भी कोई चीज नही घुलरूती, पीलिया 
जैसा रोग हो जाता है। इस तरह हम देखते हे कि त्यागी और रोगीकी स्थिति एक 
हो जाती है; एककी स्वेच्छासे, दूसरेकी जबरदस्ती। 

चैतन्य देवको छगता था कि में ईइवरकी कृपासे निभ रहा हूँ गौर मुझे जो- 
कुछ खाना है, वह ईद्वर-दशेनके लिए ही। ईश्वरके साक्षात्कारके लिए विषयोंको 
सम्पूर्ण रूपसे जीतना चाहिए, भोगोंके प्रति रस भी जाता रहना चाहिए। यह 


१. सुजाता। 
२, महाप्रभु चेतन्य। 


ध्जे सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


इलोक ४ वातकी चावी है। विषयोंपर काबू रखनेके छिए निराहार रहना, अर्थात 
न आहार वन्द कर देना। इन्द्रियाँ यदि अपना व्यापार छोड़ दें तो इसका 
अर्थ उनका निराहार होगा। इसके बाद दूसरा कदम होना चाहिए आत्मदर्शनमें मनकों 
लगाना। इसके वाद रस एकदम ज्ान्त हो जायेगा। जिसे यह स्थिति प्राप्त हो 
जायेगी, उसकी स्थिति जनककी भाँति बन सकेगी। 


[३३ | 

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९२६ 
कलका दइछोक ही छे रहे हेँ। यह वहुत महत्त्वपूर्ण इलोक है। कछ सारे दिन 
में इसीपर विचार करता रहा। चार सौ, पाँच सौ वर्ष पहले यूरोपमें और अरविस्तानमें 
इन्द्रिय-दमनकों अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। पैगम्वरके समयमें नफस (इन्द्र 
यकि समुदायके लिए यह शब्द बहुत अच्छा है। इसका एक अर्थ वासना भी है)का 
दमन करनेके लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक मानी जाती थीं-- वन्दगी, रोज़ा और 
जागरण | पैगम्वर साहव रातके दो-ततीन वर्जेंतक जाग्रते रहते थे। खानेके विपयमें 
भी ऐसा ही था। पैगम्वर स्वयं ही रोज़ा रखते हों, ऐसा नहीं था। रोज़े रखना 
तो सबके लिए आवद्यक माना जाता था। दुनियादारीमें फंसे हुए छोगोंकों भी रोज़े 
तो रखने ही चाहिए। पैगम्बर तो प्राय: रोज़ा रखते ही थे। रोज़ा रखते हुए दिनको 
पानी पीनेकी भी मनाही होती है। किन्तु सूर्यास्त हो जानेपर नियम है कि [कुछ 
खाकर | पानी पीना चाहिए। पैगम्वर साहव अपने ऊपर इस नियमकों लागू नहीं 
करते थे। इसलिए उनसे किन्हीं सज्जननें पूछा कि जब आप नहीं खाते, तो हमें 
भी नहीं खाना चाहिए। पैग़म्वर साहवने कहा: “न; तुमको खुदा खुराक कहाँ देता 
है? मुझे तो देता है।” यह सुनकर उक्त सज्जनने अपने मुँहपर तमाचा मार लिया 
और सोचा कि इन्हें खुदासे सन्देश मिलता है और वे हमें भी वही सन्देश दे देते 
है, किन्तु हम छोग तो उसके पाछनका पाखण्ड-भर करते हैँ। पैगम्वर साहवके लिए 
भूखा-प्यासा रहना सुखदायक था, क्योंकि वे तो हर समय ईववरके अल थे! 
वे खुराकर्में खजूर छेते थे। जहाँ मदिराका चलन होता है वहाँ घरों-घर बंगू 
मण्डप होते हैँ! इसी प्रकार अखरमें घरों-घर खजूर छगे होते हूँ। वे उन्हींमें से 
थोड़े खजर तोड़ छेते थे। पैगम्बरके साथ रहनेवाले सेवकगण भी खजूर खाते थे। 
इनके लिए जो थोड़ा-बहुत आटा पीसा जाता था, वह भी मोटा होता था। जागते 
तो इतने अधिक थे कि वीवी साहिवाकों चिन्ता हो जाती थी कि वे कव सोयग। 
इस तरह नफसको दवानेके छिए और ईइवरके दर्शन करनेके लिए जागरणक वाद 7 
उपवास भी करते थे। ऐसी ही स्थिति ईसामसीहकी भी थी। उन्होंने एकान्तवात्त 
किया, चालीस दिन उपवास किया और अतिशय देह-दमन किया। बादमें उन्हें हे 
कि अब मैंने श्ैवी-आवाज सुन ली है, ईश्वरने मुझसे वातचीत की है और मेरे- 
उसके बीचका परदा खुल गया है। उनके अनुयायियोंने भी ऐसा ही किया। उपवात्, 

इवादत (भक्ति, उपासना)की परम्परा यूरोपरमें आजतक चल रही है। 


“गीता-शिक्षण * १३५ 


बादमें जमनीमें छूथर हुआ | उसने कहा कि इन लोगोंने [ वाइविल ' का ] ठीक 
अर्थ नही लिया। इनमें दम्भका बोलवाला है। सूर्यके पीछे अन्धकार तो दौड़ता ही 
है। जहाँतक सूरज जाता है, वह रूगभग वहाँतक पहुँच जाता है। किन्तु जहाँतक सूरज 
पहुँचता है, ठेठ वहाँतक नहीं। इसी प्रकार पविन्नताके पीछे दम्भ भी। इस दम्भको 
उन्होंने देखा। मढोंमें अनेक अन्धविश्वास और ढोंग उनके देखनेमें आये। यह एक 
अजीव बात है कि आदमीको जो-कुछ करनेकी आदत हो जाती है, वह उसे जड़- 
भावसे करता ही चला जाता है। उस कालमें व्यक्तियोंकों जिन्दा जला दिया जाता 
था। वासनाओंको भस्म करनेवाले ऐसा मानते थे कि हम सबको अपनी इन्द्रियोंका 
दमन करना चाहिए और जो इन्द्रिय-दमन न करें, उन्हें भस्म कर दिया जाना 
चाहिए। ये सारी बातें छूथरने देखी और वे एक छोरसे दूसरे छोरपर चले गये। 
चाहे जितना वाह्योपचार क्यों न किया जाये, आन्तरिक संयमके विना ईश्वरका साक्षा- 
त्कार नहीं हो सकता। किन्तु प्रोटेस्टेंटोने यह मान लिया कि कैथोलिक जो-कुछ भी 
करते हें, वह सभी ढोंग है और उन्होंने ईद्वरके साक्षात्कारके एक जबरदस्त साधनका 
सत्यानाश कर दिया। यह साधन व्यक्ति-विशेषके लिए खराब भी हो सकता है; 
किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि वह करोड़ों व्यक्तियोंके छिए बुरा हो सकता है। 
तथापि उन्होंने तो यही माना। 

हिन्दुस्तानमें भी आज ऐसी ही हवा चल रही है। कहा जाता है कि इन्द्रिय- 
दमन कठिन है, किन्तु वास्तवमें वह कठिन नहीं है। में यह बात अब मानने छगा 
हूँ कि ऐसा नही है। जिन दिनों प्रयोग करता था, उन दिनों भी मानता था। इसके 
लिए तीन चीजोंकी जरूरत है: (१) श्रद्धा; (२) निष्ठा इतनी कि अकेले रह 
जायेंगे तो भी हम यही भानेंगे कि विषयोंका दमन किया जाना चाहिए; (३) इस 
बातकी प्रतीति कि खुराकसे देहको पोषण मिलता है, वह देहकों ,निभानेका सावन 
है; किन्तु वह इन्द्रियोंको विक्षिप्त बनानेका साघन भी है। इसलिए विषयोका पोषण 
बन्द होनेके लिए खुराक भी बन्द की जानी चाहिए। जब भाष इंजिनकों चलाना 
बन्द कर देती है, जब उसकी नली फट जाती है तब भापको एकदम बन्द कर दिया 
जाना चाहिए। सयाना इंजीनियर समझ जायेगा कि इस समय भाषको नही रोकूगा 
तो इंजिन फट जायेगा। ऐसी ही स्थिति यहाँ भी है। इसलिए यदि देहकों पोषण 
देते हुए इन्द्रियाँ विक्षिप्त आचरण करें, तो खुराक बन्द कर दी जानी चाहिए । किन्तु 
रस तो फिर भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसके साथ ईदवरके अनुग्रहकी प्रार्थना 
चलती रहनी चाहिए। हम प्रार्थनामें' ईद्वरसे अपने सहस्न अपराधोंकी क्षमा माँगते 
हैं। ये ऐसे अपराध हैं जो व्यक्तिको वह जहाँ नहीं जाना चाहता वहाँ खीच ले 


१. कदाचित्‌ अभिप्राय आश्रमकी प्रातःकालीन प्रार्थनाके निम्नलिखित इलेकसे हैः 
कर-चरण-कछत॑ वाक-कायजं कमेज वा 
अवग-नपनजं वा मानते वाउपरावस्‌ । 
विंद्वितम्‌ भविद्ितं वा सवमेतत्‌ क्षमस्व 
जय जप करणाग्ने! ीमद्ादेव ! शम्मों ! ॥ 


8 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जाते हैं, इच्छाके बित्ता व्यक्ति घिसट जाता है। हम ऐसे हजारों अपराधोंके लिए 
ईइवरसे कृपाकी याचना करते हूँ! इसलिए जिस व्यक्तिको विश्वास हो गया है कि 
वासनाओंका दमन किया ही जाना चाहिए और फिर वह व्यक्ति उपवास करता 
है, तो इसमें बुराईकी कोई वात नहीं है। यदि वह व्यक्ति आस्था रखेगा, तो अवश्य 
पार छगेगा। न रूगे, तो ईहवरका कौछ झूठा हो जायेगा। किन्तु अनुभव तो यह 
है कि ईदवरका कौल झूठा नहीं पड़ता। दस, वीस, चालीस उपवास करके हार नहीं 
माननी चाहिए। गिबनने' [अपने इतिहासमें | एक भी वात विना गहरी खोज किये 
नहीं लिखी । उसने कैथोलिक सम्प्रदायमें लगातार पचास-पचास दिनोंतक उपवास 
करनेवाले व्यक्तियोंका उल्लेख किया है। उन्होंने उस हृदतक इन्द्रिय-दमन भी अवश्य 
किया होगा। किन्तु इस कठित कालमें लोग ऐसा मानने लगते हैं कि पाँच दिन 
उपवास करते हुए हो गये, कोई फल नहीं मिछा! ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 
रस आसानीसे समाप्त हो जाता है। रस समाप्त न हो और विना खाये रहा भी 
न जाये तो खुराक छे ली जा सकती है, किन्तु हार नहीं माननी चाहिए। वादमें 
फिर उपवास शुरू करना चाहिए। इस सत्यमें वरवाद हो जानेमें भी जीत ही है। 
दस बार निष्फल होंगे, वीस वार निष्फल होंगे, किन्तु बड़े रहें तो बन्तमें जीत 
ही है। इस वातकी ऐसी जबरदस्त खूबी है। इसीलिए मेने यह कहा। जो वात 
रोमनकैथोलिक सम्प्रदायमें देखी जाती है वही इस्लाममें भी है। जो आज पाख़ण्ड 
फैला रहे हैं, वे इस्छामको थोड़े ही समझते हें! किन्तु जो एकान्तर्मे पड़ें-पड़े इबादत 
करते हैं, उन्हें साक्षात्कार अवद्य होता है। वे तो भोग-मात्रकों छोड़ देते हैं! भोग 
और त्याग साथ-साथ नहीं चल सकते। खानेका प्रयोग तो केवल देहका किराया 
चुकाने जैसा है। यदि हम यह वात समझ लें तो गीता ” समझने योग्य वन 
जायेंगे । 

एक दूसरी वात (जिसके विषयमें आज अधिक नहीं कहूँगा) वह यह 5 
' गीता ! के गायकने सिद्धान्तोंको वेघड़क कह दिया है । यदि हम इन सिद्धान्तोकी 
छानवीन करें तो वे सदोष सिद्ध नहीं होते। किन्तु उन्हें अमलम छाते हुए कठिनाई 
होती है। किन्तु इसके वारेमें आगे कहूँगा। 

इस प्रकार विषयोंके बारेमें कह चुकनेपर दूसरा इलोक आता है। 

यततो हि कौन्‍्तेय प्रुरुषस्य विपद्रिचतः। 
इच्चियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभभ मनः ॥ (२:६०) 

प्रयत्त करते हुए भी बुद्धिमान पुरुषकी इच्दरियाँ विकिप्त आवरा करती बे ९ 
वे उसे विचलित कर देती हेँ। वछात्‌ मनका हरण कर लेती हैं। जानी उहय 
भी खींच कर छे जाती हैं। इन्द्रियाँ मुँहजोर घोड़ेकी तरह है! सारथी हैक पक 
हो, वागडोर ठीक न हो, तो वह मनुष्यको कहीं-कहींको के जायें। मरकट 
मदिरा पिये हुए” ऐसी स्थिति है। 


१, एडवर्ड गिवन ( १७३३-९४ ); रोमन साम्राज्यक पतन-सम्बन्धी इतिदातके मर्तिद्ध ढेखक। 


“गीता-शिक्षण * १३७ 


तानि सर्वाणि संयम्प युक्त आसीत मत्परः। 
वहाँ हि यस्पेन्दरियाणि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। (२, ६१) 


जो सभी इन्द्रियोंको वशमें करके मत्परायण होकर स्थितथी वनकर बैठ जायेगा, 
तो इसके वाद उसकी इन्द्रियाँ उसके वद्यमें हो जायेंगी। वह व्यक्ति योगी है। 
इस तरह बता दिया कि स्थितप्रज्ञ किस तरह बना जा सकता है। 


[३४ ] 
शनिवार, ३ अप्रैल, १९२६ 


कल कहा कि रसको शान्त करनेके लिए निराहारता, भक्ति, प्रार्थना और 
जागरणकी आवश्यकता होती है। किन्तु जबतक साक्षात्कार नहीं होता तवतक रसका 
क्षय नहीं होता। प्ररन यह है कि क्या इस देहके रहते हुए रसका सचमुच क्षय होता 
भी है। मुझे प्रतीति हुई है कि इस देहमें रहते हुए कोई भी व्यक्ति मुक्त हुआ 
नहीं कहला सकता, मोक्षके योग्य हुआ कहा सकता है। जनक-जैसोंको मुकतात्मा 
कहते हैँ! वहाँ “मुक्त ' को एक व्यावहारिक प्रयोग समझना चाहिए। उसका यह अर्थ 
हुआ कि ये महापुरुष मरनेके बाद मुक्त हो जायेंगे और फिर उन्हें जन्म नही लेना 
पड़ेगा। ऐसा कहना कि यह देहके रहते मुक्त हो गया है, मुक्त शब्दके अर्थेको तोड़ने- 
मरोड़ने जैसा है, क्योंकि देहके साथ जबतक थोड़ा भी सम्बन्ध बना हुआ है; तबतक 
मुक्त होना शेष ही है। थोड़ा भी विचार करें तो मालूम हो जायेंगा कि अहंभगाव 
सर्वथा शून्य हो जाये तो देह चकछ ही नहीं सकता। देहको टिकानेकी इच्छा न हो, 
तो देहका नाश ही चाहिए । हाथको थोड़ा भी हिछाना चाहें तो मत भी थोड़ा 
हिलेगा। यदि देहमें से मनको भस्मसात कर देना हो वो देहको ऐसा हो जाना 
चाहिए जैसे “जला हुआ रेशमी धागा' आक्ृति-भर रह जाता है। जो व्यवित 
हिलता-डुरूता है, उसका [ अहंभाव ] थोड़ा-बहुत तो शेष बच ही गया है। वैज्ञानिक 
शीक्षीमें से हवा निकाल लेते हैं, फिर भी सूक्ष्मातिसुक्ष्म हवा रह ही जाती है। हवा 
कमसे कमतर और पतली होती चली जाती है, केवल वैज्ञानिक ही जान पाता है कि 
अभी हवा बाकी है। इसी तरह जबतक देहके साथ चलने-फिरनेकी क्रियाका किचि- 
त्मात्र सम्बन्ध भी बचा है, तबतक रसका सर्वथा क्षय नही होता। इसके सिवाय जवतक 
रंचमात्र भी हिंसा बची है, तबतक मोक्ष नहीं है; और देहकी छोटीसे-छोटी क्रियामें 
भी हिंसा तो होती ही है। देह एकदम निर्चेष्ट हो जाये, तब भी बहुत ही कम व्यों 
न हो, कुछन-कुछ हिंसा शोष रह जाती है। कल्पतामें भी हिंसा है। इसलिए तवतक 
सम्पूर्ण आत्मदर्शनकी स्थिति नहीं होती, यह स्थिति मनके लिए भी अग्रम्य है। 

अर्थात्‌ विषयका सर्वथा क्षय देहावसानके बाद ही होता है। ऐसा कहता एक 
भयंकर बात तो है, किन्तु ' गीताजी” भयंकर सत्यका प्रतिषादन करते हुए संकोच नहीं 
करतीं। सत्यको यदि कोई कहे नहीं, तो वह इसीसे छुपा नहीं रह सकता। मोक्ष 
सर्वोपरि वस्तु है। योगीगण भी इसका ददन ध्यानमें ही कर सकते हैं। इसलिए 
कहना चाहिए कि देहधारी जबतक देहके भीतर पड़ा हुआ है, तवतक उसकी मुक्ति 


१२८ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


नहीं हुईं है। कंदी कैंदममें पड़ा हुआ है और बादशाह उससे कहता छटने 
वाला है। पर जबतक वह छूटा नहीं है, तबतक तो कंदखानेमें बह कया जे 
कैदसे छूटनेके वादका दृश्य तो उसके मनमें ही है। इसी तरह यदि 
आत्माको कोई चीज मिलनी है या कोई चीज उसे प्राप्त करनी नल की आय 
वह इस पिंजरेमें पड़ी हुई है, तबतक नहीं । मु 
और यह स्थिति बिलकुल ठीक है। निकलनेके और 
कलने मिकलनेके 
स्थितिमें भेद क्योंकर नहीं होगा? न मन जल का 
है केस सत्य एक इतनी प्रौढ़ और महान वस्तु है कि जैसे-जैसे उसपर विचार 
हैं वैसे-वैसे यही प्रतीति होती है कि सत्यका अनुभव करना हो तो देहके पा 
अनुराग बिलकुल ही मिट जाना चाहिए। मोक्षके लिए मनमें आतुरता होनी चाहिए 
कि तुरता होनी चाहिए। 
मोक्षका मूल्य इस विचारके कारण विनोंदिन बढ़ता चछा जाना चाहिए। यदि यह 
बड़ीसे-बड़ी वस्तु है, तो फिर देहमें रहते हुए इसे अप्राप्य ही मानना चाहिए। जब- 
तक देहके फाटक खुछ नहीं गये हैं, तवतक इसकी सुगन्ब नहीं आती। वात भयंकर 
लगे अथवा न छगे, सिद्धान्त यही है। 
इस वस्तुके अधिक विचार अथवा ऊहापोहमें हमें नहीं पड़ता है। साध्यके विषयमें 
सोच छेनेंके बाद सोचना केवल साधनके विषयमें ही चाहिए और यदि साधन; 
शुद्ध रहें, तो साध्यको तो मुट्ठीमें ही समझना चाहिए। यदि पिताके ऊपर विश्वास 
है तो हमारा प्राप्य हमें मिला हुआ ही है। वंसीयत आदिके बारेमें पूछता जरूरी 
नहीं है। इसी तरह इस बातके विषंयमें वादविवाद करना आवश्यक नहीं है। इसे 
तो यूक्छिडकी सरल रेखा जेसी वस्तु समझना चाहिए। समकोण भी अभीतक जगतमें 
कोई नहीं बना सका; किन्तु अपूर्ण समकोणसे मकान बँघ जाते हैँ। उसी तरह वास्त- 
बिक मोक्ष कल्पतामें है। सरल रेखाकों मिटा दो, तभी सरल रेखाकी कल्पना की जा 
सकती है। इसी प्रकार देह छूटनेके वाद ही मुक्तिकों अवकाश है। 
ध्यायतो.. विषयान्पुंसः .संगस्तेबूपजायते। 
संगाट्संजायते कामः कामात्कोधो$मिजायते।॥। 
क्रोधादभवति संमोहः संमोहत्स्मृतिविश्वमः। 
स्मृतिश्नंशञादवुद्धिनाशो बुद्धि वाशात्मणद्यति ॥ (२, ६२-६३) 
विषयोंके बारेमें सोचते-सोचते विपयोंके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। भव 
श्रीकृष्ण इन्द्रियोंके विषयोंसे छूटनेका क्रम बताते हैं। किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी 
बात सोचनेका अथ है उसे प्राप्त करनेंकी प्रवक् आसक्ति --- संग, आसक्तिसे काम 
उत्पन्न होता है और पारा चढ़ जाता हैं। आसक्ति उत्पन्न होनेंके वाद आदमी उसके 
लिए आतुर हो जाता है और काममें से क्रोध उत्पन्न होने लगता है। जिसे पानेका 
निइचय किया था, उसे न पाकर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे हमारी कामनाका 
विषय दुर होता जाता है, वैसे-बैसे सम्बन्धित व्यक्तिपर क्रोध वढ़ता जाता है। ऋ्रब 
मोहमें प्रतिफलित होता है और उससे आदमी अपना भान खो बैठ्ता है। उसके बाद 
स्मृतिश्नंशकी स्थिति आ जाती है। 'मैं कौन हूँ, कहँसे आया ! आदि बातें विस्मरण 


“ गीता-विक्षण ! १३९ 
हो जाती है। याद रहें तो व्यक्ति अपनी मर्यादा समझता रहे न? और जिसकी 
स्मृति चली गई, उस व्यक्तिकी वुद्धिका नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मानो मर ही 
गया। कुछ लोग कभी-कभी हँसते-हँसते फाँसीपर चढ़ जाते हे। किन्तु इस तरह तो 
उनका यह छोक और परलछोक दोनों नष्ट हो जाते हें। इस तरह विपयका ध्यान 
करनेमें व्यक्तिका नाश हो जाता है। यह आत्महत्या करनेके वरावर है। इससे केवल 
दरीरका नाश ही नहीं होता, अनेक जन्मोंतक उसका उद्धार भी नही होता । इसलिए 
विषय जागा नहीं कि उसे तुरन्त ही नष्ट कर देना चाहिए। सबसे पहली वात है, 
विषयके विचारसे मुक्त होनेकी। विचारसे मुक्त होना हो तो ईइवरमें मन लगाना 
चाहिए और समाधिस्थ हो जाना चाहिए। 

[३५ | 
रविवार, ४ अप्रैल, १९२६ 
रागद्ेबवियुक्तेत्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌। 
आत्मवह्य विधयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥। (२,६४) 
किसी भी वस्तुके भ्रति प्रीति होती है और द्वेष होता है। जो इन्द्रियाँ इस 
स्थितिसे छूट गई हें और जो इन्द्रियाँ हमारे वशमें हे, यदि हम उन इच्द्रियोंका उपयोग 
करते हे तो ईश्वर-कृपाके अधिकारी बनते हे। जिसके कान, वाक, आँख अपना-अपना 
स्वाभाविक काम करते रहते हें और जिसमें विचारपूर्वक कुछ भी नहीं करना पड़ता --- 
पलके विचारपूर्वक उठाई-गिराई नहीं जाती--यदि ऐसा करना पड़े, तो उसे रोग 
मानेंगे --- उसकी राग-हेष रहित इन्द्रियाँ स्वाभाविक काम करती चल्ली जाती हे। 
कानका स्वभाव क्‍या होना चाहिए ? आत्मार्में स्थित रहकर ही जब आत्मसन्तोष 
प्राप्त हो जाये, तो ऐसे व्यक्तिकों समाधिस्थ कहेंगे। उसकी इन्द्रियाँ उसके वशमें 
होती हें। जिसका मन एकाग्र हो गया है उस व्यक्तिका कान उसकी आत्माका गुलाम 
हो जाता है। आज तो हम इन्द्रियोंके गुलाम हेँ। उस गुलामीसे निकलकर हमें आत्माका 
स्वराज्य प्राप्त करना है। तब फिर कान केवल आत्माका दिव्य गान सुनेगा। 
जोर-जोरसे नगाड़े बजते हों, तो उन्हें भी नहीं सुनेगा। जबतक आत्मा इस शरीरमें 
है, तबतक वह दारीरका स्वामी अथवा देवता होकर रहेगा, और इन्द्रियोंसे अनायास 
ही काम लेगा। उसे पण्डितजीका ग्रायन सुननेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वह तो 
केवल ईर्वरकी स्तुति सुनेगा। 
जिस तरह संजयको दिव्य दृष्टि दी गई थी, उसी तरह हमारे कान और आँखके 
पीछे दिव्य कान और आँखें हें। जो व्यक्ति आत्मवशी है, उसे भीतरकी इन्द्रियाँ 
मिल जाती हैं तो बाहरकी इन्द्रियोंकी जरूरत नहीं रहती। बाहरकी इच्द्रियोंमें तो 
कुछ-त-कुछ रागद्वेष रह ही जाता है। कोई हमारे हाथ काटे तो भी वे अपने-आप 
न हिलें, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। इंग्लेडमें एक बड़ा पादरी' हो गया है। 
१. भमिप्राय कदाचिंत्‌ हू केग्मिरसे है। इस प्रोटेस्ट2 सुधारककों क्वीन मेरीने सन्‌ १५५५ में जलवा 
डाला था। भमिप्राय केन्टरबरीके भार्क विंशप टॉम ओमरसे भी दो सकता है। इन्‍्दें भी क्वीन मेरीकी भाजासे 
जला दिया गया था। 


कम सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उसने अपने हाथ जछाये जानेके छिए पहले ही सामने कर दिये थे। हजरत अलीक़ों 
तीरकी पीड़ाका भान नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो ईंदवरके ध्यानमें छीन हो 
गया था। जो व्यक्ति इन्द्रियोंके हाथ विक नहीं गया है, वल्कि जो ईदवरका दास 
वन गया हैं, उसे ईइवर इनाम (प्रसाद) माँगनेका अधिकार नहीं है। दुनियाका 
सरदार वननेके वजाय जो ईइवरका गुलाम वन गया है, वह ईद्वरके कोढ़े जाते 
हुए भी यही भानेगा कि ये कोड़े हितके लिए मारे जा रहें हें। हम ऐसी प्रार्थना 
क्यों करते हैं कि हे प्रभु, हमारे प्राणोंको और भी प्राणवन्त वना। ईब्वरका मनुृष्यकों 
रचनेमें स्वार्थ है--- दिव्य स्वार्थ है और वह यह कि व्यक्तिकों अपनी इच्द्ियोंसे कुछ 
भी निसवत न रहे, वल्कि वह ईववरका ही ध्यान करता हुआ उसकी ही सेवामें रहे। 
यह तो सिद्धान्तकी वात हुईं। व्यवहारमें व्यक्तिकों चाहिए कि जो अच्छा हैं, 
उसे स्वीकार करे। दिव्य गान न सुन्र पाता हो, तो अच्छे गान सुनें। ऐसे काम करे 
जिससे आत्माके साथ अनुकूछता प्राप्त होती हो। जबतक आदमीको विवेकसे काम 
लेना है, तवतक उसे चाहिए कि वह अच्छेकों चुने, बुरेकों छोड़े। परिणामस्वरूप 
इन्द्रियोंकी स्वाभाविक क्रिया सब जायेगीं। यदि व्यक्ति ऐसा करे, तो 
प्रसादे स्वेदुःखानां हानिरस्पोपजायते। 
प्रसच्चचेतसों ह्याशु बुद्धिः पर्यवत्तिप्ठते ।। (२,६५) 
ईद्वरकी कपासे शान्ति प्राप्त हो जानेपर सभी दुःखोंका नाव हो जाता है। 
जिसे राम रखे उसे कौन मार सकता है। जिसके ऊपर ईश्वरकी कृपा वरुसती ही 
रहती है, उसके सारे दुःखोंकी हामि (नाश) हो जाती है। जिस्न व्यक्तिका चित्त झान्ति 
पा गया है, जिसमें ईश्वर ही रमता रहता है, उसकी वृद्धि त्थिर और सुरक्षित हों 
जाती है। अब इससे उल्टी स्थितिका वर्णन है: 
नास्ति बृद्धिरयुकतस्प न चायुक्तस्थ भावना। 
न क्ाभावयतः श्ान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। (२,६६) 
इसलिए जो ईइवरके साथ युक्त नहीं है, जो समाविस्थ योगी नहीं है, उसके 
वृद्धि ही नहीं है। अव्यवसायीकी वुद्धिकी तो अनेक झाखाएँ होती हैं, इसलिए वह वृद्धि 
ही किस काम की। उसमें भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके हृदय से राम-ताम 
नहीं निकलता। जिसमें यह भावना-व्यान नहीं है, उसे शान्ति कंसी ४ भावनायुकत 
व्यक्ति ध्यानस्थ होकर बैठ सकता है, किन्तु अज्ञान्तको सुख्ध कहाँसे मिले 


[३६ ] 
मंगलवार, ६ अप्रैठल, १९२६ 
“गीता ' का पाठ प्रारम्भ करनेके पहले उसके पदार्थ-पाठकी थोड़ी चर्चा कर लें 
आज छठवीं तारीख है। यह तारीख हिन्दुस्तानके जागनेकी तारीख है। में ऐसा मानता 


१. ६-४-१९१९ को रौल्ट एक़टके विरुद्ध सारे देशमें हृदताल की गई यी। देखिए खण्ड १५, 
पृष्ठ १८९-९४ | 


“ गीता-शिक्षण ' १४६ 


हूँ कि यह धर्म-जागृतिकी तिथि है! सामान्यतया इसे छोग राजनीतिसे सम्बन्धित तारीख 
मानते हैं। हमने इस दिन उपवास रखा था; नदीमें स्नान करके देवदर्शन किये थे; 
मुसलमानोंने मसजिदोंमें प्रार्थना की थी; पारसियोंने अगियारीमें । इनमें सच्चे लोग कितने 
थे, यह कौन कह सकता है? किन्तु उस समय तो सभी सच्चे छगते थे। वह सत्या- 
ग्रहका दिन था। शामको ' हिन्द स्वराज्य” बेचकर कानूनका सविनय भंग प्रारम्भ 
किया गया था। उस दिन तो लछोग -- हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सभी पायरू हो गये 
थे। आज भी हमने चौबीस घंटोंका उपवास किया है। इसका हेतु समझ छेना 
' चाहिए। इसका हेतु है अपनी आत्माकी जागृति। असतमें से सत्‌्में जाना। अन्धकारमें से 
प्रकाशर्में जाना। हमारी यह अभिलाषा कोई दूरकी अभिलाषा नही है, तात्कालिक 
अभिलाषा है। शान्ति और सत्यके प्रतीककी तरह हमने चरखेकी कल्पना की है। वह 
लकड़ीका बना हुआ ही क्‍यों न हो; किन्तु यदि हमने उसमें चिन्तामणिकी कल्पना 
कर ली हो, तो वह चिन्तामणि है। जो इसे केवछ चरखा भानता है, वह बुद्धिमान 
हो सकता है, किन्तु जो इसे चिन्तामणि मान रहा है वह अधिक बुद्धिमान है। जड़से- 
जड़ व्यक्ति भी यदि केवर मिट्टीके ढेंलेमें ईश्वरकी कल्पना कर सकता है तो 
चरखेमें कितनी अधिक कल्पना नहीं की जा सकती। और अगर तब हम चरखेमें 
स्वराज्यकी कल्पना करते हे, तो इसमें अजीब बात कौन-सी है। इस तरहकी कल्पना 
धर्म-विरोधी कल्पना नहीं है। ऐसा मानकर हम उपवास करें और चरखा चलायें। 
सारा हिन्दुस्तान सो जाये, तब भी सत्याग्रहाश्रम तो जागता रहेगा। और मेने तो चरखे 
द्वारा स्वराज्य छेनेकी बात कही है। भगवदगीता ' में तो कहा है कि स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र 
सभी इसे पा सकते हें। इस तरह यह एक ऐसा काम है, जिसे हम सब कर सकते 
हैं। शरीर हृष्ट-पुष्ट है अथवा नही है, जिसका मन अडिग है, वह इसे कर सकता है। 
इसलिए हम दुढ़ बन जायें और यदि हम अपनी इन्द्रियोंको मन डिगानेकी आज्ञा न 
दें, तो हम सत्याग्रहके लिए तैयार हो सकते हें। 
अब आजका हलोक: 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नु विधीयते॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि । (२,३६७) 


विषयी व्यक्ति जहाँ-तहाँ भटकता है। उसे नित्य नई पोशाकोंकी जरूरत होती 
है। जो सूझता है, वही खाता है, पहनता-ओढ़ता है! यदि इन विषय-लोलूप इन्द्रियोंमें 
से एक भी इन्द्रिय निरंकुश हो, भटकनेवाली हो और यदि इस एकमें भी मन रूग 
जाये, तो यही एक इन्द्रिय मनुष्यकी बुद्धिता हरण कर छेती है। जिस तरह तूफान 
जहाजको समुद्रमें उठाता-गिराता है, चट्टानपर पटक देता है या रेतमें ले जाकर डाल 
देता है, इसी तरह वह एक इन्द्रिय इस भनुष्यका नाश कर देती है। जिस व्यक्ति 
की इन्द्रियाँ भटक गई हूँ और जिसका मन उनमें से किसी एकके ही वश हो गया 
है, उस व्यक्तिको समाप्त मानना चाहिए। मोहसे विनाशकी जो परम्परा बताई गई 
है, मनके एक विषयमें छीन हो जानेपर भी आदमीका वही हाल हो जाता है। 


१४२ सम्पूर्ण गांधी पांदूमय 


तस्माचस्य महाबाहों निमृहीतानि सर्वेज्ञः। 
इन्द्रियाणीजियार्थेस्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( २,६८) 
जिस मनुष्यकी इन्द्रियाँ निम्नहमें हैं, विषयोंसे अल्‍िप्त रखी हूँ, 
समाधिस्थ है। 3०0७७ 
या निश्ञा सर्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी। 
यत्यां जाग्रति भूतानि सा निक्ञा पद्यतों मुनेः॥ (२,६ ९) 


अन्तमें स्थितश्रज्ञके लक्षण एक इलोकमें दे दिये गये हँ। सबके लेखे जो रात्रि है 
स्थितप्रज्ञ उस रात्रिमें जागता रहता है और जब ऐसा छग्रता है कि भूतमात्र के 
सभी लोग जाग रहे हें, तब इस पारदर्शी मुनिके छिए रात रहती है। यह स्थिति 
सत्याग्रहाश्रमके लिए हो सकती है। जव हमारे चारों ओर अन्धकार फैला हुआ है 
तब हम प्रार्थना करें कि हमें प्रकाश दिखता रहे। यदि हम वीर हूँ तो संसार वीर 
है। हमें समझ लेना चाहिए कि “यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे”। इस तरह हमें सारे 
संसारका बोझ अपने कन्धोंपर लेनेके लिए तत्पर हो जाना चाहिए, किन्तु यदि हम 
सारे संसारकी ओरसे तपहचर्या करेंगे तभी यह भार उठानेके योग्य बनेंगे। तभी जहाँ 
जगतू्‌को अन्धकार दिखाई देता है, हमें प्रकाश दिखाई देगा। यदि लोगोंको चरखा 
निकम्मा लगता है, तो छगे। छोग मानें कि स्वराज्य उपवाससे नहीं मिलेगा, तो 
भी कोई बात नहीं है। हम यही कहें कि अवदय मिल्ेगा। क्योंकि यदि हम यावा- 
नार्थ उद्पाने ' अर्थात्‌ उपवास आदिसे ईश्वरके राज्यमें हम उसके सेवककी वर्दी पा सकते 
हैं, तो फिर इस स्वराज्यमें वेसा क्‍यों नहीं हो सकता। जगत्‌ कहेगा कि इच्दरियाँ 
निग्नहमें नहीं रह सकतीं। हम कहेंगे, जरूर रह सकती हें। लोग कहेंगे कि सत्यसे 
दुनिया नहीं चलछी। हम कहेंगे, अवश्य चलती है। स्थितवी और संसारके बीच पूछ्वे- 
पदिचिमका अन्तर है। जगतके लिए जो रात्रि है, वह हमारे लिए प्रकाश है। और 
जो जगत॒के छिए प्रकाश है, वह हमारे लिए रात्रि है। इस तरह इन दोनोंके वीचमें 
असहयोग है। यदि हम “गीता ' का ठीक अर्थ समझते हों, तो ऐसी हमारी स्थिति हो 
जानी चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरोंसे बड़े हो गये। हम बड़े 
नहीं हैँ, छोटे हें। हम तो एक बिन्दु हें और जगत समुद्र है। किन्तु हमारी श्रद्धा ऐसी 
होनी चाहिए कि हमारे पार जानेसे जगत्‌ पार चला जायेगा। ऐसी श्रद्धाके विना 
हम यह नहीं कह सकते कि जगतूकी रात्रि हमारा दिन है। यदि उपवास और चरखेसे 
आत्मदर्शन हो सकता है, तो जहाँ आत्मदन है वहाँ स्वराज्य तो है ही। 


[२७ ] 
बुधवार, ७ अप्रैल, १९२६ 
कल हमने स्थितप्रज्ष॒का एक वड़ा लक्षण समझा, जो दूसरोंकों प्रकाश जान 


पड़ता है, वह योगीकी दृष्टिमें अन्धकार है। उदाहरणके लिए बहुत-से “ गेग कहते हैँ 
कि हमें अल्पाहारी वनना चाहिए, किन्तु जिस व्यक्तिने ईश्वरभक्ति की होगी, वह 


'गीता-शिक्षण १४१ 


समझ ही जाता है कि सदा पेट-भरकर खायेंगे तो भक्त्तिमें कोई न कोई विध्न 
अवश्य आयेगा। इसलिए जब जगत्‌ छप्पन भोग करना चाहेगा, हमारा यह योगी 
अल्पाहार करेगा। किन्तु वह अपने इस गुणका प्रदर्शन नहीं करेगा। आज नरसह 
मेहताका जो भजन यहाँ गाया गया उसमें वैराग्य, ज्ञान, ध्यान सबकी खिल्ली उड़ाई 
गई है और गोपियोंके प्रेमको बहुत 'बड़ा कहा गया है। यह उलटी वात छगती है; 
किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रायः जगत्‌ जिसे योगी कहता है, वह सचमुच योगी 
नहीं होता । जिसे वहू चतुर्धा मुक्ति ' कहता है, अथवा ज्ञान कहता है, वह भी वैसे नहीं 
हैं। यह सब तो जगत्‌कों ठगनेकी बातें हेँ। सम्भव है, जो ध्यानी है वह भोगी जैसा 
दिखता हो। आठों पहर ईरवरमें लीन होते हुए भी वह व्यक्ति सामान्य मनुष्योंकी 
तरह व्यवहार करता हो, वह इस बातकी डोंडी पीठते हुए थोड़े ही निकलेगा कि में 
ध्यानमें डूबा हुआ हूँ। गोपियाँ प्रेममें नाचती रहती हैं, क्योंकि वे जगत्‌ की निनन्‍्दासे 
नहीं डरतीं और उसका कारण यह है कि वे जानती हैं कि हमारा प्रेम शुद्ध है। 
मीराने कहा है कि मुझे जगतके इस कथनकी कोई परवाह नही, क्योंकि मेने अपना 
पति नही छोड़ा; बल्कि में तो यह जानना घाहती हूँ कि पति-भक्तिका रहस्य किस 
बातमें है। राजा गोपीचन्द स्वर्ण महलरूमें विहार कर रहा है, अतर-फुलेक वगेरहमें 
महक रहा है, हँसते-मुसकाते अपने शरीरकी शोभा निहार रहा है और गवाक्षमें 
बैठी हुईं मैनावतीकी आँखसे पानी टपक पड़ता है। आकाझमें एक भी बादल नहीं 
थ्रा, इसलिए जब पानीका थह बूंद गोपीचन्दके शरीरपर गिरता है, तब उसे आइचर्य 
होता है और मैनावती समझाती है कि तुम्हारी यह काया नाशवान है, इसमें झुरियाँ 
पड़ जायेंगी, दाँत गिर जायेंगे, आँखोंका प्रकाश चला जायेगा और अगर तू इसी 
क्षण मर जाये तो क्‍या होगा ? तेरी यह काया किस काममें आयेगी? मेने तो अपना 
जन्म गँवा दिया, किन्तु तू संसार छोड़कर भाग जा। कया माता ऐसी सलाह दे 
सकती है? किन्तु जगत्‌को जो वस्तु बहुत बड़ी छगयती है, वह उस माताकी तुच्छ 
लगी। क्‍योंकि उसे ज्ञान हो गया था। पृथ्वी प्रदक्षिणा करती है और चौबीस घंटेमें 
एकबार हमारा सिर नीचे और पाँव ऊपर हो जाते हे। किन्तु पृथ्वी हमें सैभाले रहती 
है। इसलिए सिर नीचेकी ओर 'रहते हुए भी हम चल-फिर पाते हे। जिस तरह * 
मिश्रीकी डलीके ऊपर घूमती हुईं चींटीको उसके लुढ़कते रहनेपर भी उसका अन्दाज 
नहीं होता, उसी तरह पृथ्वीके गोलेपर हम है। हमें इसका भी पता नहीं चलता 
कि पृथ्वी गोल है और घूमती ही रहती है। ज्ञानी और योगी ऐसी बातोंका रहस्य 
जानते हैं और कहते हैं कि यह झूठ बात है और वह भी झूठ बात है। जगत्‌ जिसे 
सत्य समझता है, वह उसके लेखें मिथ्या है। जिसे जगत्‌ अन्घेरा कहता है, उसे वह 
उजाला कहता है। योगीके अन्तरकी स्थिति जगतृकी स्थितिसे अछग है। शरीरको 
आत्माकी कैदमें रहना चाहिए। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह जिस तरह चलाना 
चाहे, शरीर उस तरह चले। 


१, सालोवय (भगवानका लोक), सामीष्य (भगवानकी निंकटता ), सारूप्य (भगवानका स्वरूप) और 
साथुज्य ( मगवानसे मिलन )। 


(४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपुर्यभाणमचलघप्रतिष्ठं 

समुद्रभाप: प्रविधान्ति यह्वत्‌। 

तदत्कासा य॑ प्रविज्वन्ति सर्वे. 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ (२,७०) 


समुद्र हमेशा भरा जाता रहनेपर भी अचल रहता है, अनेक नदियोंका पानी 
उसमें आता रहता है, फिर भी वह पहले जहाँ स्थिर था, वहाँ स्थिर रहता है। इसी 
तरह जिस व्यक्तिके भीतर अनेक प्रकारके विकार शमभित हो जाते है वह योगी है! 
जो मनुष्य कामी है अर्थात्‌ जिसकी इन्द्रियाँ जहाँ-तहाँ भटकती रहती हैं वह मनुष्य 
योगी नहीं है। जो व्यक्ति समुद्रकों तरह रह सकता है, नदी-वालोंकी तरह नहीं 
जो कि भर जाते हें और सूख जाते हैं, वही मनुष्य योगी है। भक्तराज [  पिलग्रिम्स 
प्रोग्रेस 'का क्रिश्चियन ] भी योगी और ध्यानी था। उसके स्वरमें एक ही ध्वनि होती 
थी। नहाते, खाते, पीते जिसका मन भगवानूमें ही है उसके मनमें विकार कहाँसे आयेंगे। 
वह समुद्रकी तरह भरा हुआ है। नदी, नाछे उसमें पहुँचकर शान्त हो जाते हूँ और 
स्वच्छ हो जाते हैं। यदि समुद्रमें नदी-तालोंका मै व्यापता होता, तो क्या समुद्र स्वच्छ 
रह सकता था? किन्तु हम तो उसके किनारेपर अच्छी और स्वच्छ हवा ढ़ेने जाते 
हैं। योगीके मन-रूपी सागरमें विकार-मात्र रुप्त हो जाते हें 


विहाय कामान्यः सवान्पुर्मांइचरति निःस्पृहः। 
निर्ममों निरहंकारः स ज्ान्तिमधिगच्छति॥ (२,७१) 


सब कामनाओंको छोड़कर जो मनुष्य निःस्पृह रहकर आचरण करता है, वह 
ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकता है। वह निर्मम और निरहंकार होकर उस शान्तिको 
प्राप्त करता है। अमुक काम में कर रहा हूँ, जिस व्यक्तिमें ऐसा भाव नहीं है, वही 
सच्चा योगी है। 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्प विमुह्यति। 
स्थित्वास्थामन्तकालेडपि.. बह्मनिर्वाणमृच्छति ॥। (२:७२) 


जो ब्रह्मकी पहचान करा सकती है, सो ब्राह्मीस्थिति। इसे पा छेनेके वाद मनुष्य 
मोहमें नहीं पड़ता। ईइ्वरका दर्शन हो जानेंपर विषयोंका रस चला जाता है यह 
बात कही जा चुकी है। इसी तरह श्रीकृष्ण यहाँ फिरसे वही कहते हैं कि ब्राह्मी 
स्थितिको पा जानेके वाद व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। अन्तकालमें इस स्थितिके 
रहनेपर व्यक्ति ब्रह्मनिर्वाण पा जाता है। इसके दो अथे हुए -- एक यह बल कि 
अन्तकालमें भी ऐसी वृत्ति हो जाये तो ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है और दूसरा अर्थ 
यह कि जिसकी अन्तकालतक ऐसी स्थिति बनी रहती है, उसे शात्ति मिलती है। 
जो आजतक दुष्ट रहा हो और कल अच्छा हो जाये तो फिर बाकी ही क्या वचा 
और सारी जिन्दगी अच्छा रहा हो किन्तु बादमें दुष्ट हो जाये तो उसका वह वच्छा 
रहना निरर्थक हुआ। वात ऐसी है कि जो अन्तत्क टिका रहता है वही व्यवितत 
अच्छा कहलाता है। इसीलिए कहावत है कि किसी भी मनुष्यको उसकी मृत्यु पर्यन्त 


' गीता-विक्षण ' १४५ 


अच्छा [या बुरा | नहीं कहा जा सकता। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, अन्त- 
कालमें वह मूढ़ बनकर लड़के-बच्चो और दुनियादारीकै विचारमें पड़ जाता है। मोक्ष उसे 
ही मिला कहा जा सकता है जो अन्तकालमें क्राह्यीस्थितिमें रहा हो। वौद्ध-निर्वाणमें 
शून्यताकी बात है किन्तु इस निर्वाणमें शान्तिकी बात है। इसलिए इसे ब्रह्मनिर्वाण कहा 
है। वैसे हमें इस पंचायतमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। ऐसा मानतेका कारण नही है कि 
बुद्धवेवे जिस निर्वाणकी बात की थी, उसमें और इसमें भेद है। बुद्धके निर्वाणकी 
व्याख्या और थह निर्वाणकी दूसरी व्याख्या प्तमान ही है। बहुत-से विद्वान यह बता गये 
हैं कि बुद्धने मिरीश्वरवादकी शिक्षा तहीं दी, किन्तु यह सब मिथ्या विवाद है। जिसे देखनेके 
बाद भी कोई वर्णित नहीं कर सकता, ऐसे अलौकिक स्वरूपवालेके विषयमें हम क्‍या 
कह सकते हूँ । यदि यह मान लिया जाता है कि हमारी देह मिथ्या है, तो फिर ये 
सारे वाद निरथ॑ंक हैं। 

इस तरह दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। स्थितप्रज्ञका अर्थ हुआ, जिसके 
रागह्ेष निर्मुल हो गये हे, वह। 


[३८ | 
गुरुवार, ८ अप्रुछ, १९२६ 
अध्याय ३ 


कल जो अध्याय पूरा हुआ उसे साक्ष्ययोग नाम दिया गया है। हमने देखा 
कि पहले भगवानने देह और आत्माका पृथक्‍्करण किया और फिर कहा कि मेने सांख्यके 
विषयमें बताया है अर्थात्‌ ताकिककी तरह देह और आत्माका पृथवंकरण किया। इससे 
अर्जुनको इस बातका अनुभव हो गया हो, सो बात नहीं है। वह उसे बुद्धिसि समझ गया। 
अर्जुनको युद्ध करनेका कत्तेव्य समझाया ग्रया, किन्तु यह सब उसी हृदतक हुआ, जिस 
हृदतक बुद्धिसे हो सकता था। तब फिर योग अर्थात्‌ समबुद्धिसि काम करनेकी रीति 
बताई गई। इस तरह स्थितप्रज्ञका प्रसंग उठा। 

अन्तिम इलोकसे ऐसा जान पड़ता है कि अब भंगवानकों और कुछ कहना नहीं 
था। अर्जुंनने दूसरा सवाक्ू न किया होता तो सचमुच ही भगवानका अपनी तरफसे 
और कुछ कहना आवश्यक नहीं था। ब्राह्मीस्थितिमें भक्तिका भी समावेश हो जाता 
है किन्तु देहीका स्वभाव बुद्धिकों वासनाके अनुकूछ चलाना है, इसलिए अधिक स्पष्ट 
करनेके छिए सत्यको बारम्बार बीच-बीचमें कहते रहना आवश्यक हो जाता है। यदि 
देही स्वयं निर्णय करने बैठ जाये तो सामान्य रीतिसे उसका निर्णय संसारके पक्षमें 
जायेगा। उसे यह बात रटते रहना पड़ती है कि “में आत्मा हूँ, में आत्मा हैं” और 
यह इसलिए कि यह उसके आठों पहरकी भ्रतीति नहीं है। जिस बालककों मनमें 
संदाय है ही नही, उसके लिए यह कहना आवश्यक नही होता कि माँ, में तेरा बेटा 
हूँ। जिसे अनुभूति नहीं हुईं है, राम-ताम और. द्वादश-मन्त्र उसीके लिए हे। देह 
छूटनेके बाद सुननेवाल्ता और सुनानेवाला दोनों ही एक हो जायेंगे। जबतक देह है 
तबतक सारे साधनोंकी झंझट रूगी रहती है। इसीलिए व्यासजीको गीता छिखनी 


३२-१० 


(४६ संम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पड़ी। गीता ' में एक भी ऐसी बात नहीं आती जो हमारे संध्याकारूकी 
[में सम्मिक्तित “गीताजी के ] इलछोकोंमें न आ जाती हो। व्यासजीने “ बग 
बहाने पाठककों एक अलौकिक वस्तु प्रदान की है। सांख्य हो चाहे योग हो, संन्यास 
हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो, सभी एक हूँ। वे कहना यह चाहते हैँ कि कर्म और अकर्मे 
एक ही हें। सब इतना मिला-जुला है कि जानना केवछ ईदवरकों चाहिए और समझ 
लेना चाहिए कि अन्य सब-कुछ मिथ्या है। यदि ऐसा किया जाये तो समस्तकी एकता 
दृष्टिगोचर हो सकती है। ईशंवरकों समझनेका मार्ग हाथपर-हाथ रखकर बैठ जाना 
नहीं है, बल्कि अहंकार-शून्य होकर काम करना है। अमुक व्यक्तिनें सहस्न यज्ञ किये 
अथवा बड़ा दान किया, इससे वह योगी नहीं ठहरता। देखना यह पड़ेगा कि उसमें 
ममत्व था था नहीं, वह केवल भगवानके कच्चे धागेके इशारेपर नाचता था कि नहीं। 
अपने सारे काम वह इसी प्रकार करता था या नहीं। व्यासजी कहना चाहते हें कि 
योगी वह है जो अपने अच्छे-बुट़े सभी कर्मोको ईश्वरके चरणोंमें डाछ देता है और 
ईदवरकों ही कर्ता-हर्त्ता मानता है। इसलिए कृष्ण अर्जुनसे कहलवाते हें: 

ज्यायसी चेट्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादन। 

तरत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥॥ (३,१) 
आप कहते हैं कि कर्मकी अपेक्षा ज्ञान [ वृद्धि | वढ़कर है, तो हे जनादंन, आप मुझे 

इस घोर कमंमें नियुक्त क्‍यों करते हें? 

व्यासिश्रेणेव वाक्यन बुद्धि मोहयसीब मे। 

तदेक॑ बद निश्चित्य यंत्र श्रेयोह्हमाप्जुयाम्‌ ।। (३,२) 

पहले तक प्रस्तुत किये, फिर स्थितप्रज्ञकी वात की, उसके बाद योग अर्थात्‌ 

“ कर्मसु कौशलम्‌ ” कहा -- ऐसे मिश्र वाक्योंसे आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए 
निरचयपूर्वक मुझे कोई एक वात वताइए। 

लोफे5स्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध। 

ज्ञानयोग्रेन सांख्यानां कर्मपोगेन योगिवास)। (३,३) 


हे निष्पाप, मैंने पहले दो स्थितियोंका उल्लेख किया-- एक तो ज्ञानियोंके ज्ञान- 
योगका और दूसरे योगियोंके कर्मंयोगका | 


[३९ | 
शुक्रवार, ९ अप्रेड, १९२६ 
अर्जुन कहता है: समझमें नहीं आता क्या श्रेयस्करो है । क्षणमें छयता है कि युद्ध 
करूँ, किन्तु दूसरे ही क्षण लगता है, स्थितप्रज्ञको कुछ नहीं करना चाहिए। 
न कर्मणामनारस्भाज्नेष्कम्य पुरुषोछनुते। 
न च॑ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। (३/४) 
मनुष्य कर्मंको विलकुछ ही छोड़कर नैष्कम्य (कर्मेके फलानुभवसे मुक्ति) अथवा 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 


'गीता-शिक्षण १४७ 


हमें  गीताजी ! में कर्म शब्द वार-वार मिलेगा। इसका क्‍या अर्थे है? संकुचित 
अर्थ तो है ही किन्तु व्यापकसे-व्यापक अर्थ लें तो 'गीताजी ' के इलोक समझनेमें मदद 
भिलेगी । कर्मेका अर्थ है सभी क्रियाएँ, शरीरके किसी भी अवयवकी चेण्टा। किन्तु 
' गीताजी * की व्याख्याके अनुसार विचार भी कर्ममें आ जाता है। कोई भी गतिविधि स्वन 
(शब्द अथवा आवाज ) --- श्वासोच्छवास --- ये सभी कर्म हेँ। कर्म किये बिना कोई रह 
भी नहीं सकता। कुछ कर्म इच्छापूर्वक करने पड़ते हें और कुछ स्वाभाविक रूपसे चलते हैं । 
हमारा दैवी अंश हमें सन्मार्गकी ओर घसीटता है और आसुरी अंश कुमार्गगी ओर! 
अच्छे मनुष्यको भी आसुरी अंश बलपूर्वक कुमार्गगी ओर घसीटता है और व्यक्ति 
बुरा हो तो भी देवी अंशकी शक्तिसे उसे अच्छे मार्गपर जाना पड़ता है। इस 
तरह स्वभाव, प्रेरणा और प्रयत्न इन तीनमें से किसी न किसी भावके द्वारा खीचा 
जाकर व्यक्ति कर्म करता है। श्रीकृष्ण कहते है, तू ऐसा कैसे कह सकता है कि मेँ 
कर्मका आरम्भ ही नहीं करूँगरा। तुझे अपने मनके धोड़ें तो दौड़ाते ही रहना पड़ेगा। 
संन्यासियोंको भी विवश होकर कर्म करना पड़ता है। वास रोकनेका इरादा करनेमें 
भी कर्म है। कर्मका अनारम्भ भी कर्म है इसीलिए इसके द्वारा नैष्कर्म्मका अनुभव 
तहीं होगा। संन्यास और नैष्कर्म्म स्वाभाविक हो जाने चाहिए। 

न हि कव्चित्कणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
फार्यते ह्ावद्ः कर्म से: प्रकृतिजं्गुणः॥ (३,५) 

कोई भी मनुष्य बिना कर्म किये क्षण-भर भी नहीं रह सकता। सुनना और 
न सुनना ये दोनों कर्म हँ। सत्व, रजस और तमस, प्रकृतिजत्य ये गुण बलपूर्वक 
कर्म करवाते ही रहते हैं। तामसी अर्थात्‌ जड़तापूर्वक काम करनेवारा | राजसी भर्थात्‌ 
घोड़ेको तेज दौड़ानेवाला --- उत्पाती। और सात्विक अर्थात्‌ शान्त रीतिसे काम करने 
वारा। इनमें से किसी एकके अथवा उनके मिश्रणके ह्वारा काम करना ही पड़ता है। 


कमेंन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते भनसा स्मरन्‌। 
इच्त्रियार्थान्विमूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते।! (३,६) 


कर्मेन्द्रयोंका संयम करके जो व्यक्ति इन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण करता हुआ 
विविध इच्छाओंके घोड़ेपर चढ़कर घूमता रहता है और फिर भी ऐसा मानता है 
कि में निष्कर्म हो गया हूँ, उसके ऐसे आचरणको उस भूढ़का मिथ्याचार -- दम्भ -- 
दिखावा कहेंगे। यदि में अपने हाथ बचे रखकर भी मनसे अपने प्रतिद्वन्द्दीपर प्रहार 
कर रहा होऊँ, तो यह न मारते हुए भी मारना ही है। इसमें मारनेका रस तो 
नहीं मिलता किन्तु फल मिलता ही रहता है। मेवे जो कहा, उसका उलठा अर्थ न 
निकार्ें। इसका यह आर्थ नहीं है कि तब तो किसी भी प्रकारका अवकाश ही नहीं 
बचता; और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि विचारानुसार कर्म कर ही डालें। 
विचार तो आते ही रहते हैं; परन्तु हाथको रोकनेमें विचारसे मदद अवध्य मिलती है। 
जिस झत्रुनें हमपर हमला कर दिया है उसके साथ लड़नेमें मिथ्याचार होता ही नहीं 
है। अभिप्राय यह है कि विचार और आचारमें विरोध नहीं होना चाहिए। मन 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वाद्गममय 


भज रहे हों ओर बाहर तज रहे हों, तो मिथ्याचार। पूरा हुए भी 
जाग्रत न रहा जा सके तो यह मिथ्याचार नहीं है। 270 कक हर चुकी हर 
किन्तु विचारमें जाग्रत रहनेकी इच्छा तो होनी ही चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति * है। 
ज् मनमें 

इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता है और प्रत्यक्षमें उनसे अछग रहता है और वह 
संन्‍्यासी मु ए छ्‌ व्यक्ति 
संन्यासी डेप योगी कहलाये तो यह ठीक नहीं है। पूर्व॑जन्मके संस्कार पल-मरमें 
नष्ट नहीं होते। छहरें उठती ही रहती हैं। उनसे वार-बार भीगकर भी, किसी दिन 
हम कोरे हो जायेंगे । यदि कोई मेरा हाथ पकड़कर सामनेका यह दीपक मुझसे उठवा 
ले, तो भी में कह सकता हूँ कि उसे मेंने नहीं उठाया है क्योंकि भेरे विचारमें उसे 
उठानेकी वात है ही नहीं। वलपुर्वक किसीसे कोई काम करवा लिया जाये, तो हम 
उसका काम नहीं कह सकते । दृष्टान्तके लिए जिसे जबरदस्ती वन्दुक बलानी पड़ी 
हो वह खूनी नही है, वल्कि खूनी वह है जिसने वारूद और गोली जुठाई और अन्य 
दूसरी व्यवस्थाएँ कीं। यदि गोली चलानेवाला इच्छापुर्वक गोली चलाये, तो वह भी 
खूनी है। इस तरह विचार और आचारके वीच साम्य होना चाहिए। जहाँ साम्य 
दिखाई न दें, वहाँ यह कहना मुष्किल हो जाता है कि विचार किसका था और आचार 
किसका है। हमने छठवीं तारीखको उपवास किया था; किन्तु यदि हम उस दिन 
मनमें स्वाद छेते रहे हैं तो वह उपवास नहीं। किन्तु यदि मनमें खानेका विचार 
आता रहे और आदमी मनका दमन करता रहे अर्थात्‌ ्रवत्नशील रहे ती वह मिथ्या- 
चारी नहीं है। जो बुरे काम करता है, उसका त्राण नहीं हो सकता । किन्तु जो 
अपनी वुरी इच्छाके विरुद्ध संघर्ष करता है वह संकल्प तो यही करेगा कि वह मर 
भले ही जाये किन्तु दुष्कर्म नहीं करेगा। वह अपने दुविचारसे लड़ता ही रहेगा। जिसके 
विचार और जाचारमें अख़ण्ड साम्य है और जो स्वच्छताज्ील है, वह ब्रह्मचारी 
हजार-हजार नमस्कारोंके योग्य है। संकल्प-विकल्प करना तो मनकी ठेव है। यदि 
व्यवित उसे रोकता रहता है तो उसे जीता हुआ ही कहना चाहिए। ऐसे व्यक्तिमें 
कामकी इच्छा नहीं होती सो वात नहीं है, किन्तु उसमें विनयका भाव होता है। 
संन्यासी और योगी तो वही है जिसके विचार और आचारके वीच इतना साम्य 
स्थापित हो जाता है कि उसे यह भान भी नहीं होता कि वह ब्रह्मचर्यका पालन 
कर रहा है। उस व्यक्तिकों नपुंसक वनकर रहेना चाहिए। स्त्री हो तो उसे अपने 
सत्रीत॒वका भान ही नहीं रहना चाहिए। बीमारीके कारण नपुंसकत्व प्राप्य व्यक्ति 
नहीं, जिसने अपनी इच्छासे नपुंसकत्व बारण किया है -- ऐसा व्यक्ति | अविकारी व्यविति 
तो दोष करनेमें समर्थ ही नहीं रहता। सावधान व्यक्तिकि भी पतनकी सम्भावना 
रहती है किन्तु अन्तमें वह निविकारी वन जाता है। अहिसक व्यक्ति अन्ततोगत्वा 

मारनेकी वृत्ति ही खो देता है। 

मूर्ख और ज्ञानीमें भेद नहीं है। मूर्ख ज्ञान दिखा ही नहीं सकता और ज्नानी 
जगतकी आँखोंमें मूज दिखता रहवा चाहता है। जगतकी दुष्टिमें दोनोंकी चेप्टा 
समान ही दिखाई पढ़ेगी। जिस व्यक्तिके मनमें अनन्त श्रवित स्फुरित हो रही हो, 
वह जड़-जैसा हो जाता हैं। पृथ्वी बहुत धूम रही है इसीलिए वह स्विस-जैसी 


“गीता-शिक्षण ' १४९ 


लगती है। यहाँ जो वात कही गई है, वह शून्यताकी वात नही है। बुद्धका निर्वाण 
भी शून्य नहीं था। यहाँ अभिपम्राय केवल बाह्य जड़तासे है। 


[४० | 
शनिवार, १० भप्रेल, १९२६ 


कल हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति दुर वैठा-वैठा ह॒त्याकी सामग्री जुटाकर 
दूसरेसे खून भले ही कराए, खूनका घोर पाप वह स्वयं करता है। वह हत्या 
करनेवालेकी अपेक्षा भी अधिक ह॒त्यारा है। युधिष्ठिर द्रोण और भीष्मके पास गये 
और उनसे कहा, आप यह क्‍या कर रहे हेँ। जवाब मिला, पेट करवा रहा है। इसका 
यह भर्थ हुआ कि गुलाम अथवा नौकर अपने मालिकके हुक्मपर पाप करनेके कारण 
उतना वड़ा पापी नहीं है, जब कि खूनकी सारी सुविधाएँ इकट्ठी कर देनेवाला 
दूसरेसे खून कराकर भी, खून करनेवालेकी अपेक्षा अधिक वड़ा कुकर्मी है। वात यहाँ 
भी वही मिथ्याचारकी है। 

अब इससे विपरीत बात कहते हें: 


यस्त्विन्द्रयाणि सनसा नियस्यारभतेड्जुन। 
करे ख्ियेः कर्मयोगरमसक्तः स विशिष्यते।। (३,७) 
जो घ्यक्ति मनसे इन्द्रियोंकों वशमें रखकर कर्मेन्द्रियोंके द्वारा, फलकी आतुरता- 
के बिना निःसंग रहकर कर्मयोगका आरम्भ करता है, वह श्रेष्ठ है। 
कमेंन्द्रियोंके द्वारा कर्म करता है, यह एक बात कही; और दूसरी वात कही 
इन्द्रियोंकों संयमर्में रखनेकी। इस तरह भेद उत्पन्न किया। दस इन्द्रियाँ द्वारपाल हूँ। 
इनमें पाँच जासूस है, पाँच अमल करनेवाली है। हाथ, पाँव इत्यादि अमल करनेवाली 
इन्द्रियाँ हें। आभाँख, नाक-रूपी द्वारपाल अनुशासनमें न रहें, तो उन्हें वन्द किया जा 
सकता है। उन्हें हमेशा अंकुश मारा जा सकता है। इन्हें अनुशासनमें रखकर अन्य 
हारपालोंके दवरा अमल करवाया जाना चाहिए। इस तरह जो व्यक्ति काम कराता 
है और निः:संग होकर काम करता है, वह श्रेष्ठ है। क्रोध करनेवाला व्यक्ति अनासक्त 
(आसक्तिहीन) नही है बल्कि आसक्त (भआसक्तपूर्ण) है। 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। 
वारीरयात्रापि व ते न प्रसिद्धयेदक्मणः॥ (३,८) 
निश्चित किया गया कमें, सौंपा गया कर्म कर, क्योंकि कर्म अकमेंकी अपेक्षा 
श्रेयकर है। कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना क्षण-भर भी नहीं रह सकता। यदि 
कर्म किये बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता तो सोच-विचारकर कर्म करना 
अच्छा है। नियत, जो हमारे लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है और जिसके विपयमें 
किसीसे कुछ पूछना ही नहीं है। क्योंकि शरीरस्यात्रा, शरीर निर्वाह भी अकर्मसे नही 
सघता। 


१५० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
यज्ञार्थत्किमं णोह्न्यन्न छोकोष्यं फर्मबत्घनः। 
तदर्थ कर्स कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर॥ (३,९) 

यज्ञके लिए जो कर्म होता है, उसके अतिरिक्त दूसरे सारे कर्म वन्धन हें। 
इसलिए केवल यज्ञके अर्थ मुक्तंसंग होकर कर्म कर। 

कल कर्म शब्दके अर्थभ्ी वात की थी। इसी तरह यज्ञके अथेका विचार कर 
लेना भी उचित होगा। अनेक विद्वात मानते हैँ कि गीता ' के कमेका मोचीके काम 
अथवा कातनेके काम भर्थात्‌ लोक-व्यवहारसे सम्बन्ध नहीं है। वे कर्मका अर्थ तो 
श्राद्धादि लेते हें। और कातने-बुनने आदिको अपनी व्याल्यामें से निकाल फेंकते हे। 
किन्तु “ गीताजी ' का व्यवहारके साथ निकटका सम्बन्ध है। जिसका व्यवहारमें उपयोग 
नहीं हो सकता, वह धर्म नहीं है, अधर्म है। पाखाना भी साफ करना है तो धर्म दृष्ठिसे 
ही करना है। पाखाना साफ करते हुए जिस मनृष्यमें धर्मकी जागृति है, वह मनुष्य 
विचार करेगा कि पाखानेमें इतनी दुर्गन्‍्ध क्यों है। हम विकारोंसे भरे हुए हैं। हमें 
इसका भान होना चाहिए। रोगी अथवा विकारी मनृष्यके पाखानेसे दुर्गेत्य निकलने- 
वाली ही है। दूसरा आदमी जो पाखाना धम्मे-दुष्टिसि साफ नहीं करता और काम- 
चोर है वह उठाये हुए मरूकों चाहे जहाँ फेंक आयेगा और वरतन भी ठीक साफ 
नहीं करेगा, क्योंकि वह इस कामको घधर्मभावसे नहीं करता। वह दयाभावकों नहीं 
समझता और उसके पास विवेक भी नहीं है। इसलिए अवश्य ही धर्मका व्यवहारके 
साथ सम्बन्ध है। कर्मकी व्याख्या हमने जिस कारण व्यापक की, उसी भ्रकार यज्ञकी 
व्याख्या व्यापक की जानी चाहिए। इसपर कछ विचार करेंगे! 


[४१] 
रविवार, ११ अगप्रैल,, १९२६ 


जिस तरह हमारी भाषा और हमारे धर्ममें यज्ञ शब्द है उसी प्रकार ' वाइविल 'में 
भी है और यहूदी धर्म-शास्त्रोंमें मी। कुरान ' में तीन बातें मिलती हैं: (१) पशु-यज्ञ, 
बकरीदके दिन कुर्बानी; (२) “कुरान ' में भी वही वात आई है जो यहूदियोंम है। 
पिता द्वारा पुन्॒का बलिदान। इलज्राहीम ऐसा करता है। (३) रमजान इत्यादिम 
कुर्बानीका अर्थ है-- अपने किसी प्रियकों दे डालना, उसका त्याग करना। इसी तरह 
धाइबिल' में ईसाके समय यज्ञका विस्तृत अर्थ किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह 
पशुकी बलि देनेसे तुम्हारा हित सिद्ध नहीं होता। यज्ञका जो अर्थ है उसके लिए 
तो तुम्हें इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न जान लेनेसे हक 
नहीं होता वरन्‌ तुम्हें स्वयं अपना शरीर दे डालना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहां ही 
सारे जगतके कल्याणके लिए अपने शरीरकी बलि दे दी। वलि इसलिए कण 
जानी चाहिए कि खानेको मिल जाता है बल्कि जगतके आध्यात्मिक कल्याणके लिए 
पाप धोनेके छिए दी जानी चाहिए। हिन्दू धर्ममें भी पहले नरमेष होता था। हों 
उसकी जगह पशु-यज्ञकी व्यवस्था की गई। आज भी हा माताके सामने कि 
बकरे चढ़ायें जाते हैं। अनेक प्रकारकी मनोकामना सिद्ध करनेंके लिए भी यन्न 


 गीता-शिक्षण ! १५१ 


किये जाते हैँ। अंग्रेजीमें यज्ञ शब्दका धात्वर्थ अच्छा है। यज्ञ अर्थात्‌ पवित्र करना। 
संस्कृतमें यज्ञ (यज्‌ ) अर्थात्‌ पूजना। इंजीलमें यज्ञका अर्थ त्याग करना। तथापि इन 
तीनोंमें जो बात है और जिसे स्वीकार किया जा सकता है, वह यह है कि परोप- 
कारके लिए किये गये सारे कर्म यज्ञ हैँ। पशुका वध परोपकारकी दृष्टिसे भी किया 
जाता है-- जैसे वर्षाके लिए। इसमें दृष्टि मे ही परोपकारकी हो -- किन्तु जिसमें 
हम किसी अन्य जीवकी हत्या करते है, वह यज्ञ नहीं हो सकता। हम अपना मन 
भले ही मना लें कि हमने पैसा खर्च करके बकरा खरीदा और त्याग किया किन्तु 
करोड़ों हिन्दू इस बातको कैसे मान सकते हैं। 


गुजरातमें भी कई जगह यह प्रथा देखनेमें आती है। दशहरेके दिन भसेका व 
किया जाता है; कित्तु हमारी बुद्धि कहती है कि यह यज्ञ नहीं हो सकता। यह प्रभु 
की पूजा नहीं हो सकती। फिर भी इसके पीछे मान्यता यही रही है कि इससे 
दूसरोंका भरा होता है। इसलिए हमें यज्ञके दो अर्थ करने चाहिए। जिससे परोप- 
कार होता हो और जिससे दूसरे जीवको दुःख न होता हो; वह यज्ञ । दूसरे जीवको 
दुःख न देकर हम जगतका कल्याण साध सकते हें। यह तभी हो सकता है, जब 
हम दूसरे जीवोंको अपने ही जैसा समझें। देहको क्षण-भंगुर मानते लगें, तभी यह 
सधेगा। यदि यज्ञ' शब्दका अर्थ 'गीताजी में हम ठीक लें, तो “भीताजी' को 
समझनेमें और लोक-व्यवहारमें कोई बाघा उत्पन्न न हो। यज्ञ मनसे भी हो सकता 
है और शरीरसे भी। इन दो अथोंगें से जहाँ जो अर्थ लागू हो, उसे हम ले 
लिया करें। 

मनुष्य किसी समय पशु-वघ किसलिए करता था अथवा आज भी क्यों करता 
है, इस प्रपंचमें पड़े बिना हम एक ही वाक्यमें इसका जवाब दे सकते हें। मनुष्य अपने 
खानेंके छिए आसपास मिलनेवाली वस्तुओंमें से चुनता है और वह जिस कामको करनेंमें 
पाप नहीं समझता उसे परोपकारके लिए करनेमें तो बाघा मान ही केसे सकता 
है? जहाँ ऐसी मान्यता होगी कि किसीको मारे बिना वर्षा होनेकी संभावना नहीं है, 
वहाँ मारनेमें कोई देर नहीं होगी। मनुष्यके विचार जैसे-जैसे उन्नत होते जाते हे, 
वैसे-वैसे उसके छाब्दोंके अर्थ भी विकसित होते चले जाते है। यदि व्यासजीने शब्दोंका 
किसी निद्चित अर्थमें ही व्यवहार किया होता, तो भी हम कहते कि उनके मनका अर्थ 
भाज कैसे चक सकता है? उदाहरणके लिए हमने असहयोगका जो अथे मान्य कर 
लिया है वह कहीं अधिक है। आज हम “गीताजी ' में आये हुए ' यज्ञ ' शब्दको अतिरिक्त 
अर्थ देते हैं। सम्भव है, व्यासजीके मनमें वैसा अर्थ न रहा हो। किन्ठु इसमें भी बड़- 
चन माननेकी कोई बात नहीं है। हम अतिरिक्त अर्थ देकर भी ब्यासजीके प्रति अत्याय 
नहीं करेंगे। पितासे प्राप्त जायदादमें पुत्रका वृद्धि करना उचित ही है। आज हमने 
चरखेके सम्बन्धर्मं जो भावना उत्पन्न कर ली है, यदि कोई उससे भी अधिक भावना 
उत्पन्न करे तो क्‍या इसमें कोई बुरी बात हुई। भविष्यमें लोग कह सकते है 
कि चरखा हानिकारक हैं। कपाससे बने कपड़े ही नहीं पहनने चाहिए; इसमें तो 
हानि है। 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 
केलेके छिलकेमेसे रेशे निकालकर कपड़े बनाये जाने चाहिए इत्यादि! इस सबके 
अनुभव सिद्ध हो जानेके वाद भी यदि कोई चरखेको छातीसे छगाकर रखे तो वह 
मूर्ख गिना जायेगा। किन्तु समझ लछो कि उस समय चरखेका भावार्थ कोई इस तरह 
निकाके कि जिस सावनसे सारे समाजको जीविका मिल सके, वह साथन अथवा बह 
काम -- लकड़ीकी बनी हुई चीज नहीं, तो ! हे 
इसी तरह यज्ञके अर्थंके विषयमें समझना चाहिए। व्यासजीने जो अर्थ नहीं किया 
वह हम कर सकते हें और यही ठीक भी है। 


सहयज्ञा: प्रजा सृष्ट्वा पुरोबाच प्रजापतिः। 

अतेन प्रसविष्यध्वमेष वोइस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:। 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परसवाप्त्पभ।। (३,१०-११) 


प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मानें जब सुष्टि पैदा की, तब उसके साथ ही साथ उसने 
यज्ञ भी पैदा किया और कहा: इसके द्वारा तुम बढ़ो, तुम्हारा भछा हो और इसमें से 
मतोवांछित फल प्राप्त करो: 

तुम देवताओंकों सन्तुष्ट करो। देव तुम्हें सन्तुष्द करेंगे। एक-दुसरेको सन्तुष्ट 
करते हुए तुम परमश्रेय प्राप्त करोगे। 

“देव” शब्दका अर्थ भी सोच लेना चाहिए । इन्द्रादि देव कौन हैं? पानी अथवा 
बनका देवता कौन है? सुबहकी प्रार्थताके एलोकोंके सम्बन्धर्में विवाद उठा था कि 
क्या हम सरस्वतीको दो हाथ-पाँववाली कोई देवी समझकर पूज सकते हैं। इसी 
प्रकार यहाँ भी देवोंका अथे कोई दूर बैठे हुए इन्द्रादि न होकर जगतूमें व्याप्त अनेक 
बाक्तियाँ ही हैं। तेंतीस कोटि देवताका अर्थ यदि हम मनुष्य मात लें, तो इसका 
अर्थ हो जायेगा, हम सव और जगत्‌ मात्र अर्थात्‌ जीव-मात्र ! देवका भर्थ हुआ जितनी 
शक्तियाँ पड़ी हुई हैं वे सबकी-सव जगत्‌का पोषण करतेवाली सारी शक्तियाँ। भया- 
मक देवताओंकी कल्पना उठाकर फेंक देने जैसी नहीं है। ईबवरकी तीन शक्तियाँ है: 
सर्जेक, संरक्षक और संहारक--ये सब परस्पर पोषक हैं! किन्तु हमारा ज्ञान बधूरा 
है“ इसीलिए हम इन तीनों शक्तियोंका अनर्थ करते हैं। नागपंचमीका त्योहार 
साँपोंके उपद्रवसे वचने की दृष्टिसे भनाया जाता है। सर्पोंकों संतुष्ट करनेकी दृष्टिसे 
इसका पालन उचित नहीं है। इसी तरह भूत-प्रेादिका क्या अर्थ है? यह सव हमारे 
मनकी कल्पना है। हमें तो जगतकाडरोषण करनेवाली दक्तिकी आराघना करनी है। 
ईदवरकी समस्त क्षक्तिकी आराघना करनी है। 


[४२ | 
मंगलवार, १३ अग्रेल, १९२६ 


हम यज्ञका मनमाना अर्थ नहीं कर सकते। जो गीता ' के अनुकूछ हो सकता 
हो, वही अर्थ कर सकते हैं। रेखागणितके सिद्धान्तोंका जो अर्थ मिकल सकता हैं, 


“गीता-शिक्षण १५३ 


वही तो निकाछा जा सकता है और वह ऐसा होना चाहिए कि यूक्लिड जिसपर 
शंका न करे, जो उसके विचारोंके विरोधमें न जाये। कविने जो-कुछ कहा है यदि 
उसका उससे अधिक अर्थ निकालें तो इससे किसीके प्रति कोई अन्याय नहीं होता। 
कुएँ इत्यादिसि जो काम निकल सकता है, सरोवरसे तो वह निकर ही सकता है। 
पानीका उपयोग अच्छे कामके लिए भी किया जाता है और खराब कामके लिए भी। 
बाँधको तोड़कर अनेक खेतोंका नाश भी किया जा सकता है। इसलिए हमने यज्ञका 
जो यह अर्थ किया कि परोपकारके लिए किया गया कर्म या कार्य, सो ऐसा नही 
है कि गीता के विरोधमें जाये। सत्पुरुषका सारा जीवन, उसकी सारी शक्तिका 
उपयोग परोपकारार्थ ही होता है। 
यज्ञार्थात्कमंणोधबन्यन्न लोकोष्यं कर्मबन्‍न्धनः । 

यहाँ यज्ञका अर्थ विष्णु भी बैठ सकता है, शैव सम्प्रदायवाला इसका अर्थ 
शिव भी रूग्रा सकता है और तब इसका अर्थ निकलेगा कि ईइवरार्थ किया हुआ 
प्रत्येक कार्य मोक्ष देनेवाला है। 

' सहयज्ञा: प्रजा सृष्ट्वा '--- अभिप्राय यहाँ यज्ञके किस प्रकारसे है? क्‍या यहाँ 
इस शाब्दका कोई विशेष अर्थ है। मुझे छगता है कि विद्येष अर्थ है। यहाँ इसका अर्थ 
मानसिक कार्य है ही नही। ब्रह्मानें केवल विचारके द्वारा वृद्धि पानेके लिए नहीं कहा। 
उन्होंने तो यह कहा है कि तुम शरीर-यज्ञ अथवा स्वयं अपने शरीरसे श्रम करके 
उन्नति प्राप्त करो | अन्य शास्त्रोंमें मी यही बात है। बाइबिल ' में कहा गया है, “ विद 
द स्वेट आफ दाइ ब्रो दाउ शैक अ्ने दाइ ब्रेड ” | तू अपनी जीविका शरीर-अमसे प्राप्त- 
कर --- अपने पसीनेका खा। शरीर-श्रम तो हमारे भाग्यमें ही लिखा हुआ है। तब फिर 
अच्छा है कि हम उसे सेवा-भावसे क्ृष्णापंण करके अपनायें। जिस व्यक्तिने इस तरह 
काम करके दिखाया, वह दोषमुक्त, बन्धनमुक्त हुआ। व्यक्तिकी उपमा बादशाहके 
सिपाहीसे दी जा सकती है। वह अपना भाग पूरा करके सन्‍्तोष मान छेता है। वह 
सिपहसालछार जैसा ही है। ईश्वरके आगे उन दोनोंका एक ही मूल्य है, क्योंकि वह 
तो केवल हमारा हेतु ही देखता है। अर्जुनके बाण, वही बाण क्ृष्णके बिना निकम्मे 
हो गये और उसे भीलोंने छूट लिया। इसलिए “सहयज्ञा: ' वाले इलोकमें वात शरीर- 
यज्ञकी है। शरीर-यज्ञ भी कैसा ? जिसमें देव और मनुष्य एक-दुसरेका पोषण करें ऐसा। 
देवका अर्थ जीव-मात्र अथवा ईदवरकी समूची पोषक शक्ति। देवता अदृश्य शक्तिके 
प्रतीक है। आदमी जबतक जो सामने है, उसीकी सेवा कर रहा है, तवतक वह 
परमार्थ नहीं कर रहा है। वह जिसे नही जानता जब उसकी भी सेवा करता है, 
तब परमार्थ होता है। तीस करोड़ देव कल्पित किये गये हे। बालक तो इस संख्याकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते। हम एक बारमे एक करोड़कों भी नहीं देख सकते । 
गिन भी नहीं सकते। हमारे सामने जिस तरह वालक बैठे हुए हैँ, वे हमारे सामने उस 
तरह उपस्थित नही हे, फिर भी हम उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ते हेँ। इससे भी भागे 
जायें, तो सारा जगत हमारा सेवा-क्षेत्र हों जाता है। इसीलिए हमने ' देव” शब्द 
छोड़कर “दूरवर्ती ”' ऐसा अर्थ निकाला अर्थात्‌ अदृश्य व्यक्ति भी। हम उन्हे अपना 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नौकर मानकर नहीं वरन्‌ देवता भानकर 
करें। अर्थात्‌ सारे संसारकी सेवा करें। 7 अत लहर मा सदी शब 
इस इलोकमें कहा गया है कि मजदूरी करके सेवा के 
विना झारीर-श्रमके काम नहीं चला सकता। यदि की कक कप टी वककटक, 
रु प 
न किया होता, तो हम आज इतने दुःखी न होते। राजाके पास राशि-राशि घन न 
होता तो करोड़ों छोग भूखों न मरते। ईव्वर तो जबरदस्त अर्थश्ञास्‍्त्री है।वह सर्व- 
दावितिमान है। हम पूरी तरह अपरिग्रह नहीं कर सकते। परन्तु ईद्वर स॒दा अपरिय्रही 
है, क्योंकि वह कल्पना करते ही जगतका नाश कर सकता है और फिर जगत बना 
दे सकता है। इसलिए उसने हमें सिर्फ चौवीस घंटेके लिए चीजें दी। दूसरे दिन भी 
चाहिए, तो दूसरे दिन मजदूरी करो। उसने कहा कि अगर हम शरीर-श्रम नहीं करेगे, 
कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा नाश हो जायेगा। उसने कहा कि हम सारे दुःख 
खुशी-खुशी भोगें। यदि हम दुनियामें इस कायदेको उसका स्थान दें तो भुखमरी, पाप 
और व्यभिचार न बर्चें। जो आदमी चौवीसों घंटे नीचा सिर करके दारीर-अम कर 
रहा है, (चौवीसों घंटे कहता हूँ, क्योंकि सोते हुए भी वह मजदूरी कर रहा है) वह 
जगतका कल्याण करनेके छिए भी ऐसा कर रहा है। उस परिस्थितिमें उसमें से विपय- 
विकार निष्पन्न होना अशक्य बात है। यदि जगतके मजदूर हमारे जैसे विकारी होते, 
तो संसार न चलता। घनिक वर्गकों तरह-तरहके सुख-भोग चाहिए। यदि मजदूर 
भी वैसे ही मजे उड़ाते तो दुनिया कहाँ होती। पद्चिममें आज यह हवा पली है 
कि आदमीका जन्म स्त्री-पुरुष विकारकों सन्तुष्ट करनेके छिए ही हुआ है। अबमेका 
प्रचार किया जा रहा है। यदि कुदाली चलाते रहें तो विकार कहाँसे पैदा हो। 
हमें इस मर्यादाकों मानकर आचरण करना चाहिए। शारीर-यज्ञ व्यवस्थित रुपसे 
करें तो हम सबका कल्याण हो, आत्मा और जगतका कल्याण हो। यदि मन और 
शरीर आत्माके वश्षमें रहें और आत्मा स्वस्थ वनी रहे तो ऐसा आदमी कर्म करते हुए 
भी कुछ नहीं करता, ऐसा कहा जा सकता है। 
लकड़ियाँ जलानेसे यज्ञ हो जाता है, यह मेरी समझमें ही नहीं आता | यह कहना 
कि इस तरह वायु स्वच्छ होती है, निरर्थक है। वायु बुद्ध करनेंके अनेक साधन हैं। 
हम हवा खराब करते ही क्यों हे? हवा तो साफ ही है। ह॒वाको कि ला खराब 
करते हैं। परन्तु यज्ञ करनेका कारण यह है ही नहीं। जब आर्य हि आये, 
तब उन्होंने अनायोंको सुघारनेका प्रयत्त किया। सम्भव है, पहले यज्ञकी कल्पना 
उन्हींकी दृष्टिसि की गई हो। उस समय बड़े घने-बने जंगल थे और इसलिए जंगल 
काटना हरएक आदमीका धर्म वन गया हो; क्योंकि समाजके लिए उसकी जरूरत षी ह 
और चूँकि यह घर्में हो गया इसलिए कल्पना की गई कि वह मोक्षदाता है । अनेक 
ऐसी क्रियाओंकी व्यवस्था हुईं जिनमें बिना अग्निके काम नहीं चलता। यें ऋषिगण 
थदि किसी सूखे प्रदेशरमें होते तो उन्होंने यज्ञकों जो स्वरूप दिया होता, उत्तम 
कदाचित्‌ एक भी टहंनी काटनेकी गुंजाइश न दी जाती। अथवा वृक्षारोपण कौर 
अमुक घड़े पानीसे उसे सींचनेका विधान होता। आज हम लकड़ियाँ जछाते हैं, यह तो 


“गीता-शिक्षण * १५५ 


पू्व॑जोंकी पूँजीका दुरुपयोग है; अथवा कह सकते हैं कि हम छकीरके फकीर होकर 
अक्षरार्थ करते बैठ गये हे। आज विचार करे तो इसे शरीर-यज्ञ नहीं कह सकते। 
आजके ज़मानेंके अनुरूप और इस देशकी परिस्थितिके अनुरूप शरीर-यज्ञ करना हो 
तो वह चरखा ही हो सकता है। उसी तरह जैसे मेने जंगलके विपयमें समझाया। 
उस स्रमय घने जंगलोंमें जाकर लकड़ी काट छानेके विचार-मात्रसे आदमी काँप जाता 
होगा। किन्तु जब उसे धर्म कह दिया गया, तब श्रद्धालुने उसे काट डाछा। क्योकि 
कहनेवालेके प्रति उसके मनमें पूरा विश्वास था! ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति तो जंगल 
काटनेंमें लगा ही रहेगा। (स्टीवेंसनने मैनचेस्टरकी खाईके बारेमें जो कहा उसपर 
विचार कीजिए। उसने कहा, रात-दिन मिट्टी डालते रहो ।) यदि जंग काटनेका हुक्म 
न मिला होता, तो सर्प बढते और हवा विषैलली हो जाती। किसीने कहा है कि सद्‌- 
विचार एक ही मनुष्यके मनमें आया और उसने उसपर अमल किया, इसीलिए वह 
फैल गया। साधन व्यवहारमें आगमा कि साध्य प्राप्त हुआ समझिये। आरम्भ होना ही 
पर्याप्त है। मुसीबतें आयें तो भी अपना काम तो करते ही जाना चाहिए। श्रद्धालुके 
लिए निष्फलता-जैसी कोई चीज नहीं है। वह कहेगा, हो सकता है यह जगतके 
लिए निष्फल हो, किन्तु मेरे लिए वैसा नहीं है। इसीका अर्थ है अनासक्त कार्य । 
ऐसा व्यक्ति आशा नहीं रखता, और घैययं रखता है। वह ऊहापोह नहीं करता और 
उतावला नहीं होता। 


[४३ ] 
बुधवार, १४ अप्रैक, १९२६ 


कल यज्ञका अर्थ समझा--शरीर-श्रम, मजदूरी, पारमाथिक मजदूरी। उक्त 
इलोकमें इन्ही बातोंका समावेश है। 'यज्ञके साथ-साथ उत्पन्न किया ' इसका क्या अर्थ 
हुआ? मजदूरी हमारे साथ जन्मसे ही जुड़ी हुई है। जैसे जरा और मृत्यु जन्मसे जुड़े 
हुए हैं। किन्तु व्यक्ति आपापोषी होकर स्वेच्छाचारी हो जाता है अथवा सुख भोगनेके 
विचारसे श्रम करता है। इस तरह सृष्टि नही चल सकती और सृष्टि नही चल सकती 
अर्थात्‌ स्वयं व्यक्ति भी नहीं चल सकता। मनुष्य जन्मसे ही असहाय होता है। उसे 
किसी न किसी मातृदेव अथवा पितृदेवकी शरणकी आवद्यकता होती है। मनृष्य 
पराधीनतामें जन्म लेता है और पराधीनतामें हो मरता है। स्वाघीनता तो एक मानसिक 
स्थिति है। स्वाधीन तो मनुष्य जितना अपनेको माने उतना ही कहला सकता है। 
वह कहेगा कि में स्वेच्छासे नियमके आधीन चल रहा हूँ। किन्तु कुछ ऐसी बातें 
है जिन्हें यदि व्यक्ति न माने तो राजाका राज्य ही न चले । अपने गुनाहकों आदमी 
स्वयं ही नहीं पचा सकता। उसके संग्री-साधियोंतक को उसका फल भोगना पड़ता 
है। पाप करना भी कच्चा पारा छेने जैसा है अर्थात्‌ व्यक्ति हरएक बातमें पराधीन 
ही है। कुछ-एक बातोंमें वह स्वाधीन है और इसलिए यह अच्छा है कि वह जो- 
कुछ करे, यज्ञ-रूपमें करे । यज्ञ हमारे साथ-ही-साथ इसलिए पैदा हुआ है कि हम 


१५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


का हक करें, और देव हमारी सेवा करें। यदि हम उनके अधीन चलेंगे तो वे 
जा हैं ही। चरखा-यज्ञ इस थुगका यज्ञ है। किन्तु यज्ञका जो मुख्य अर्थ 
यहाँ हैं, हमें वही अर्थ ध्यानमें रखना है। अन्य सारे यज्ञ उसीके अन्तर्गत आा जाते 
हैं। सबसे स्थूल प्रवृत्ति है खाने-पीनेकी। देह तो दासके रूपमें ही पैदा हुआ है। यदि 
हम केवल आत्माके हुक्मपर देहका निर्वाह करते रहें तो मोक्ष मि्त जायेगा। देहका 
उपयोग आत्माके छिए और जगतके छिए करना चाहिए। सभी आदमी अरूग-अछूग काम 
करते हूँ, इसलिए कायदेमें 'छीगल फिक्शन (झूठी कल्पना) के नामसे जो यह कहा 
गया है कि राजा दोष करता ही नहीं है, उसे मान लें तो राजा भी अच्छा कहा 
जायंगा। आज राजा पाखण्डी है तो प्रजा भी पाखण्डी है। हम भी कुछ झूठी 
कल्पनाओंको रूढ़ कर लेते हूँ । चरखमें हमने यह कल्पना की है कि हम उसके भारफत 
अपनेको सारे जगतसे जोड़ छेते हेँ। रकड़ी जलाने और घीकी आहुति देनेसे सम्बन्बित 
यज्ञकी कल्पनाकों हमने छोड़ दिया है। 

यज्ञका यह अर्थ मेंने आज ही किया हो, सो बात नहीं है; जब्से में गीताजी 
पढ़ रहा हूँ तभीसे मेने इसका यही अर्थ किया है। रूसी लेखक वोस्डोरेफकी 'ब्रेंड 
लेबर” (मजदूरी करके रोटी कमाओ) नामक पुस्तक जब मेंने पढ़ी तो मेरा यह 
विचार पक्‍का हुआ। किन्तु कल्पना तो यह मेरे मनमें पहलेसे ही थी। और फिर वह 
बढ़ती ही चली गई। इस रूसी लेखकने इसका एक ही पहल बताया है। हम दूसरा 
पहल भी समझ गये हें। हम आज “ब्रेड लेबर अर्थात्‌ जीविकाके लिए मजदूरीवाली 
बातको अधिक व्यापक रूपमें देखते हें; क्योंकि हम यज्ञको केवल आजीविकाके लिए 
की गईं मजदूरी नहीं मानते। हम उसे केवछ आसपासके वातावरणके लिए भी नहीं 
मानते । यहाँ उद्देश्य शारीरिक मजदूरीसे है। बारह घंटे शरीर-श्रम करनेवाला ही 
भोजन पायेगा। जिसे सच्चे ब्ह्मचर्यका पालन करना है, स्वच्छ रहना है, विकार-मुक्त 
रहना है, उसके लिए शरीर-श्रम अनिवार्य है। मजदूर हमारे वरावर विकारबश नहीं 
रहते । सम्भव है, उनकी बुद्धि जड़ होती हो, किन्तु विकाखश होनेसे जड़ होना बहुत 
अच्छा है। संसारमें बुद्धिमान छोग न हों तो भी संसार चलता रह सकता है। 
किन्तु यदि शरीर-शअ्रमका लोप हो जाये तो दुनिया कैसे टिकेगी ? शरीर-अ्रमके नियमका 
सम्मान करके हमने वृद्धिमानी की है। व्यापकसे-व्यापक शरीर-श्रम खेती है। और 
उसे यज्ञ-हप समझना चाहिए। 

दृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तैर्दलानप्रदाय॑स्यों यो भुक्ते स्तेन एवं सः॥ (३१२) 

देवतागण यदि यज्ञसे सन्तुष्ट हो जायें अर्थात्‌ यदि वे तुम्हारी परोपकाओी 
प्रवृत्ति, देहसे किये गये तुम्हारे श्रमसे सन्‍्तुष्ड हो जायें तो वे तुम्हें इप्ट भोग देंगे 
अर्थात्‌ समाज-रूपी देवता तुम्हें भोग देगा। इनके ढ्वारा प्राप्य कार भी जो 
दूसरोंकों नहीं देता, वह व्यक्ति चोर है। जो व्यक्ति समाजके लिए अपने धरीस्ते 


श्रम नहीं करता, वह चोर है। 


 गीता-दिक्षण * १५७ 


यज्नशिष्ठाद्ििनः सनन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वफिल्विषः। 
भूंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्यकारणात्‌॥। (३,१३) 


जो व्यक्ति यज्ञ कर चुकनेके वाद जो-कुछ अवदधिष्ट रह जाता है, उसे खाते हैं, 
वे सत्पुरष सभी पापोसे मुक्त हो जाते हें। सब-कुछ समाजको अपित करके, कृष्णापंण 
करके खानेवाला पापमुक्त है। किन्तु जो अपने ही लिए भोजन बनाता है और केवल 
स्वार्थेंक लिए श्रम करता है, वह व्यक्ति तो पाप ही खाता है। इसीलिए यज्ञ, त्याग, 
कुर्बादी आदि बातें, जिनका आधार शरीर-यज्ञपर ही है, नित्य नियमित रूपसे की 
जानी चाहिए। ईइवरके जिस पहले नियमको साथ लेकर आदमी जन्म छेता है, उसका 
पालन करना महान यज्ञ है। 

अन्नादुभवन्ति भूतानि पर्जन्यादल्मसंभवः। 
यज्ञादभवति पर्जन्यों यज्ञः फर्मंसमुद्भवः ।॥ (३,१४) 

अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैँ, पर्जन्य (वर्षा) से अन्न पैदा होता है, यज्ञके बिना 
प्जन्य नहीं हो सकता और यज्ञ क्मसे उत्पन्न होता है। यदि हम आलस्यमें पड़े रहें 
तो वर्षा न हो। इस तरह यज्ञके बिना वर्षा न होनेकी स्थिति उत्पन्न होती है। करने 
योग्य श्रम किया ही जाना चाहिए। किन्तु छोगोंमें वृक्षादि छगानेकी वृत्ति ही पैदा 
नही होती। जंगलमें बहुत वर्षा होती है, किन्तु उसकी वहाँ उतनी आवश्यकता नही 
होती। उससे तो हानि होती है। किन्तु जब आदमी वहाँ काम करनेके लिए तत्पर 
हो जाता है तो उसीसे छाभ होने छरूगता है। घेरापूंजीमें संसारमें सबसे अधिक वर्षा 
होती है, किन्तु वह वहाँ किस कामकी ? (अलबत्ता उसका इतना उपयोग अवश्य 
है कि उसको दूसरी जगहोंकी वर्षाकी तुलनाका मानदण्ड बना लिया गया है; किन्तु 
यह एक अलग बात है।) 

वृक्ष इत्यादि न हों तो वर्षा हो ही नही सकती, विज्ञानशास्त्रियोंका यह नियम 
यहाँ  भगवदुगीता ' में आ गया। 


[४४ | 
गुरुवार, १५ अप्रैल, १९२६ 


कर्म ब्रह्मोदृभव॑ं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवेंगतं ब्रह्म नित्यं थज्ञे प्रतिष्ठितम॒॥ (३,१५) 


यह इलोक तनिक जटिल है। यह समझ के कि कर्मका उद्भव ब्नह्ममें से और 
ब्रह्मका उद्भव यज्ञममें से है। बिहारमें प्राप्त “गीता की एक व्याख्यामें कर्मेका अथे ब्रह्म 
किया गया है और नीचे ब्रह्मका अर्थ दिया है: जो वस्तु सारे जगतुको उत्पन्न करनें- 
वाली, पोषण करनेवाली, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकों भी पैदा करनेवाली हो। इसका 
यह भी अर्थ किया गया है कि हम जिसे ईइ्वर और अतन्तर्यामीके नामसे पुकारते हूँ 
और जो सभी सम्प्रदायो और घम्मोका सामान्य तत्त्व है। 


(१५८ संग्पूर्ण गांधी बाहभय॑ 


यह ठीक बात है कि ब्रह्मका उद्भव यज्ञमें है 
आत्माके द्वारा आत्माको सन्‍्तोष प्राप्त है, अल ही दो है, जहाँ 
और जहाँ सबके प्रति समभावरूपी महायज्ञका आचरण हो रहा है, वहाँ मद 
ही। किन्तु इस यज्ञ अथवा अन्य सभी यज्ञोंके पीछे यह वात ती है ही कि हर 
आचरण शरीरकों अक्षुण्ण रखकर नहीं हो सकता। शरीरकी रक्षा धर्म नहीं है। 
शरीरको क्षीण करते-करते ही धर्मका आचरण किया जा रहा हो, तो वही धर्म है। 
जो भनुष्य अपनी देहको कष्ट नहीं देता वह किसी भी प्रकारका यज्ञ नहीं करता। 
इसलिए जो मनुष्य संसारके लिए शरीर-श्रम करता है-- हिन्दुस्तानके तैतीस करोड़ 
लोगों और फिर संसारक्े अरबों भनुष्यों और उसमें भी समस्त जीव-जन्तुओंकी 
बात सोचें, ती हम जगतकी तुलनामें अपने शरीरके एक रोमके बरावर भी नहीं 
हैं.-- उसे यह माननेका क्या अधिकार है कि वह सारे जगतके छिए श्रम कर रहा 
है? मेरा एक-एक बार उखाड़ लिया जाये तो प्राण ही निकर जायेंगा। किन्तु एक 
बालकी कोई हस्ती नहीं है। अगर हम जगतके विषयमें ध्यानसे सोचें तो जगत हमें 
अपनेमें व्याप्त दीलेगा। रोम क्या है और जगत क्या है, मह भाव ही लुप्त हो 
जाता है और इस तरह व्यक्ति ही सारा संसार बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति 
चौबीसों घंटे अपने शरीरका उपयोग जगतके लिए ही करता है। 

शानादि शब्दोंका उच्चारण हम करते हैं; सो इस देहके होनेके कारण ही। जो 
अदेह है, उसके लिए ज्ञानका क्या उपयोग ? जगतमें सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मदक्षैन। 
किन्तु यह तो कल्पना ही है कि बिना देहका भी मनुष्य हो सकता है। इसीलिए 
जगत-मात्रके लिए देहके कष्टों द्वारा आत्मदर्शन और यज्ञकी बात कही गई है। 
हम सब मजदूर हैँ। यदि घनिक भी अपनेकों मजदूरोंकी तरह ही मजदूर मानें तो 
मजदूरोंका बड़ा उपकार हो। उन्हें सन्‍्तोष मिछ जाये और वे धनिकोंके साथ बोतप्रोत 
हो जायें। किन्तु अगर मजदूर ऐसा कहे कि मालिक में हूँ तो इससे उसकी हानि 
है। जिस तरह अंग्रेज जाति हमपर राज्य चला रही है, यदि हम उसी प्रकार स्वराज्य 
चुछानेकी बात सोचें तब तो हम मालिक बन गये। किन्तु हमें तो भालछिकी छोड़कर 
मजदूरकी स्थितिमें पहुँचना है। मजदूरी करते हुए हम उस वस्तुकी भोरसे अलिप्त होकर 
शुन्यवत्‌ बन जायें तो हमारा अन्धेरा समाप्त हो जाये। “नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ में 
यही भाव छिपा हुआ है। 

फिर भी इलोकके प्रारम्भमें जो ब्रह्म शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है! ब्रह्मा 
कौन है, विष्णु कौन है, महेश्वर कौन है? में ऐसा नहीं मानता कि ये सब कोई 
व्यक्ति हैं। हम ऐसा मानें कि ये सब ईश्वरीय अंदर अथवा शक्षितियाँ हैं। ये सब पुराणोंके 
देवता हैं और इन्हें अछग-अछग माना गया है। यह स्व सच भी है और झूठ भी। 
उद्देश्य हमको किसी प्रकार घर्मकी शिक्षा देवा था और इसीलिए ये सारी कत्पनाएँ 
की गई हैं। अन्यथा न तो ब्रह्मा है, न महेश्वर। हैं केवल ब्रह्म जो न स्‍त्री है, ते ठु्। 
किन्‍्तु ईश्वरके विषय्में तो ऐसी कल्पना की गई है कि वह झुछ करता ही हँ 
है, इसीलिए कहपना की गई कि संसारकी उत्पत्ति ब्ह्मामें से हुई । यदि कोई चार 


' गीता-शिक्षण * १५९ 


मुखवाले ब्रह्माकी कल्पनामें विश्वास करता है और में उसकी इस कल्पनाका नाश 
करूँ, तो उसे कौन-सा ज्ञान दूँगा? उसकी उक्त मान्यताका खण्डन करके मुझे क्‍या 
मिलेगा ? यदि वह मुझसे पूछे कि क्‍या तुम ऐसा मानते हो, तो में कहूँगा 'ना'। 
किन्तु जो साकार-स्वरूपको मानना चाहे, म॑ उसे उससे विरक्त नही करूँगा। इसलिए 
मेरी समझमें क्रह्माका अर्थ हुआ ईश्वरकी क्रिया करनेवाली शक्ति । तिलक महाराजकी 
“गीता ' में ब्रह्मका अर्थ प्रकृति ही किया गया है। इसलिए में कहूँगा कि प्रकृति 
ही प्रह्मा है। अन्ततोगत्वा हमें मान्य यही करना है कि हरएक यज्ञसे ईश्वरका 
साक्षात्कार हो जाता है और जहाँ शरीर-यज्ञ नहीं है, वहाँ ईश्वर भी नही है; यद्यपि 
हमने तो यह माना है कि ईश्वर सब जगह है। हमारा शारीरिक कर्म चछृता रहता 
है और उसीके आधारपर संसार चलता रहता है | अक्षरका अर्थ ईइवर है, इस 
विषयमें तो मुझे कोई शंका ही नहीं है। 
एवं प्रवरतितं चक्र नानुवर्तवतीह यः। 
अधायुरिच्धियारामों मोघं पार्य स जीवति ॥ (१३/१६) 

इस तरह प्रवरतित चक्रका अनुसरण जो व्यक्ति नहीं करता चह व्यक्ति पापयुक्‍्त 
जीवन जीनेवाला, इन्द्रियाराम व्यक्ति है। वह नाहक ही जी रहा है। वह संसारपर 
भाररूप होकर जी रहा है। पृथ्वी चौबीसों घंटे सतत घूमती ही रहती है। जो मनुष्य 
इसपर आलसी बनकर बैठा रह जाता है, वह नाहक जी रहा है। जो यज्ञ करते 
रहते हूँ, कर्म उनके लिए बन्धन नही है। जो आहूस्यमें डूबा हुआ अपनेको “अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि ” कहता है, “गीता” उसे अघायु कहती है। इसीलिए नरसी मेहताने कहा 
है कि मुक्ति त्यागीको नहीं मिलेगी, भोगीको मिलेगी। यहाँ भोगीका अर्थ है जगत- 
की मजदूरी करनेवारा और त्यागीका अर्थ है आरहूसियोंका सरदार! 

मेने इस चक्रको चरखा कहा है। मेंने इस युगके लिए इसी महायज्ञकी कल्पना 
की है। जो इसे चलायेगा वह जियेगा अथवा जीतेगा। 


[४५] 
शुक्रवार, १६ अप्रेछठ, १९२६ 


यज्ञका अर्थ हुआ कोई भी पारमार्थिक प्रवृत्ति ।' जब कोई अपने शरीरका उपयोग 
जगतके लिए करता है तब वह व्यक्ति पारमाथिक कार्य करता है। यदि हम ऐसा 
मानकर अपने शरीर॒का उपयोग करें कि शरीर जगतका है तो शरीरपर आधघिपत्य 
रखते हुए हम उसे स्वच्छ रखेंगे और उसपर दीमक नहीं चढ़ने देंगे। किन्तु हमें अपने 
सारे काम ईव्वरा्पण बुद्धिसे करने चाहिए। यदि हम शरीरका उपयोग केवल अभिभावक, 
रक्षक, अपनेको उसका पाछूक मानकर करें तो हमें आत्मतुप्ति मिलेगी। जो चौकीदार 
स्वयंको अपने शरीरका अभिभावक मानकर सेवा करता है, वह यदि ऐसा कहे कि 


१. यहाँ पण्डित नारायण मोरेश्वर खरेंने प्रक्ष किया था कि यझ्से वर्षा किस अकार होती दे। श्सपर 
गांधीणीने “ अन्‍नाद्भवन्ति भूतानि” वाला इछोक फिरसे समझाया और फिर्से “पद्ठ” शब्दको व्यात्या की। 


(६० सम्पूर्ण गांधी वाहम्य 


जबतक में यहाँ धूम रहा हूँ तबतक कोई चोर आ ही नहीं सकता, और हमें उसकी 
के बातपर 2338 । जाये तो हम उस चौकीदारको-- ड्स रामाको ' मक्त 
इ देंगे। इसी तरह [ हमें श्रद्धा रखनी चाहिये किये हए श्रमवे 

कक बा गा हृ हये कि | सेवाके विचारसे किये हुए श्रमके 

यह कविका जवाब है।' और ठीक है। “यज्ञ” शब्द 'यज” अर्थात पूजनेसे 
बना है; जो सेवाके द्वारा पूजा करता है, वह ईइवरको प्रसन्न कर सकता है। 

मरुस्थलमें वर्षा करानी हो तो क्‍या करें। वहाँ वृक्ष लगाये जाने चाहिये। 
जहाँ वर्षा कराना आवश्यक हो, जहाँ वृक्ष लगाये जायें--- और जहाँ वहुत वर्षा होती 
हो, वहाँ वृक्ष काटे जायें। 

सेवा यज्ञके मूलमें रही होगी। उसके वजाय हम छोग शाखाओं और पत्तोंमें 
उलझ गये और मानने लगे कि लछकड़ी जलायें या घीकी आहुति दें तो यज्ञ सम्पन्न 
होगा। पूर्वजोंके कालमें पुथ्वीको साफ करनेके लिए लकड़ियाँ काटना और जछाना 
आवश्यक था ! श्षिष्योंके समित्पाणि होकर जानेका क्‍या अर्थ है? लककड़ियाँ काटना 
और जलाना। यही तब यज्ञका स्वरूप हो गया। आज चरजखा यज्ञ हो गया। यदि 
हमें पानी न मिले और दो कोस जाकर पानी छाता पड़े, तो पानी छाना ही यज्ञ 
हो जायेगा। लेबोरारे ऐस्ट ओरारे--“ उद्यम ही पूजा है!। यह वचन भी इस 
इलोककी भावनाके साथ मेल खाता है। 


[४६ | 
शनिवार, १७ अप्रैल, १९२६ 


क्या परोपकार-वृत्तिसे किये गये, बुद्धिके उपयोगकों यज्ञ नहीं कहा जा सकता। 
इस इलोकमें यह नहीं कहा गया है कि सभी यज्ञ वर्षाकारक होते हूँ। कहा यह है कि 
यज्ञके विना वर्षा नहीं होती। किन्तु सभी यज्ञोंसे वर्षा होती हो, सो बात नहीं है। यह 
उसी प्रकार हुआ, जिस प्रकार सभी प्रकारके खाद्य-पदार्थ आणशक्ति उत्नन्न नही करते | 
कहा जा सकता है कि भौतिकवादके साथ आध्यात्मिक वातका क्या सम्बन्ध है। 
जो नियम आध्यात्मिक क्षेत्रमें छागू होता हैं, वही नियम भौतिक दृश्य-क्षेत्रम भी लागू 
पड़ता है। देहके सभी नियम आत्माकी उन्नतिके लिए हैं। प्रत्येक भौतिक गतिविधिमें 
यही दृष्टिकोण प्रधान होना चाहिए। जिस बातसे आत्मदर्शन नहीं होता, उसका त्याग 
ही कर देना चाहिए। एक वात अवश्य है; जिस तरह सेवाभावसे दारीर-अ्रम किया 
जाये तो वर्षा होती है, उसी प्रकार सेवा-वृत्तिसे वुद्धिका उपयोग किया जाये तो उससे 
जगतका कल्याण होता है। 
१, शुजरातीमें “ रामा ” नौकरोंका सामान्य नाम है। उसी शब्द से इस वाक्यमें इंहेष समता दै। 


हिन्दीमें नहीं | | 
२, यहाँ एक बच्चेंने प्रश्न पूछनेपर कहा कि परोपकारके छिए की गई हमारो सेवासे ईश्वर प्रतन 


होता है। आागेकी पंक्तियां वापूने श्सीपर कही भीं। 
३, यह लैट्निका पक मुद्दावरा है। 


'गीता-शिक्षण ' १६१ 


कभी-कभी यज्ञके वावजूद वर्षा नहीं होती, इसे किस तरह समझाया जा सकता 
है। कार्य अनेक कारणोंकी परम्परासे उत्पन्न होता है। कार्य-कारणकी पूरी परम्पराको 
हम नही देख सकते। यज्ञके सिवाय अन्य सहायक परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। 
इस विद्वासका कोई कारण नहीं है कि अमुक काम करेंगे तो अमुक फल होगा 
ही। क्योंकि ऐसे हजारों अन्य कारण हो सकते हैँ जिन्होंने पिछछी वार परिणाम 
उत्पन्न करनेमें हाथ बंटाया था। 

हर कामका कोई न कोई परिणाम तो होता ही है। पिछले युद्धके अन्तमें जापानमें 
भूकम्प हुआ। क्या इसे ईववरीय प्रकोप कह सकते हें? अभी . . .ने' जवाबमें यह 
कहा कि मनुष्यके क्रूर होनेपर प्रकृति भी कर बन जाती है। किन्तु इसमें प्रकृतिके 
क्र होनेकी कोई बात नहीं है। जहाँ केवरू न्याय है, उसे क्र्रता कैसे मान सकते 
हें? मनुष्य जो-कुछ करता है, अहंकारसे करता है; ईश्वर थोड़े ही अहंकारवश होकर 
कोई काम करता है। उसपर क्रताका आरोप करना अपने गजसे ईइवर॒कों नापना है। 
ऐसे ही दृष्टिकोणके कारण ज्ञानमें से निरीश्वरवाद निकला। ईदवरकी यदि हम अपने 
जैसा बना डालें तो काम कैसे चल़ेगा। दूसरी तरह देखें तो वह कर्त्ता है, क्योंकि वह 
चेतना देनेवाला है। सतत वही सब-कुछ कर रहा है। बिना कानके सुनता है, आँखके 
बिना देखता है। भूकम्प किसी पांपकी सजा है, यह मानना ठीक नहीं है। भूकम्पका 
होना सजा है, इसका क्या कारण मानें। कोई राष्ट्र पापमें डबा हुआ हो, और ईइवर 
उसे बचा लेना चाहता हो तो पापमें से बचानेकी दृष्टिसे वह भूकम्प भेज सकता 
है। में व्यभिचार करना चाहता हूँ, भयंकर व्यभिचार करना चाहता हूँ और यदि उस 
क्षण ईश्वर मुझे काठनेके लिए एक साँप इसीलिए भेज देता है कि में उस पापसे 
बच जाऊँ। क्‍या इसे उसका कोप कहें? उससे तो मेरी रक्षा होगी। नल और 
करकौटककी बात छो। करकोटकने उससे कहा कि यदि में तुम्हें कुछप न बनाऊं तो 
कलयुगमें तुम्हारा नाश हो जायेगा। इसी तरह राजपाटकी प्राप्तिको भी पुण्यका फल 
नहीं मानना चाहिए। ईइवरकी लहीला अगम्य है। हमें इसके विषयमें सवाल-जवाव 
करते हुए डरना चाहिए। हम इतना कहकर ही रह जायें कि इस विषयमें में कुछ 
नहीं जानता। अवश्य ही ईदवरीय नियमको जाना जा सकता है। जाननेका अधि- 
कार है। किन्तु समझदार आदमी अपने छोभको परिमित कर छेता है और आत्म- 
दर्शेनके लिए जितना जानना जरूरी होता है, उतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसकी 
कोई न कोई सीमा तो मानती ही पड़ेगी। वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्त्ता भी चेतनाका 
मूल नहीं खोज सके है। में यह कल्पना कर सकता हूँ कि आदमी जिस तरह 
नदियोंकों वश्चयमें कर पाया है, उसी प्रकार किसी दिन भूकम्पको भी वहामें कर छेगा। 
किन्तु यह साधारण बात है। आत्माके नियमोंके विषयमें विचार करने बैठें तो भौतिक 
नियम वहाँ विलकुछ काम नहीं देते, क्योंकि ये तो नाम-रूपसे सम्बद्ध है। आत्माके 
नियमोंके विषयमें बहुत जाननेका छोम न करना ही अच्छा है। ईद्वरकी स्तुति करनेके 


१, साथन-दत्में नाम छोड़ दिया गया है। 
३२-१६ 


१६२ सम्पूर्ण गांवी वाजुमय 


[४७ ] 


रविवार, १८ अप्रैछ, १९२ ६ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तवतच समानवः। 
आत्सन्यव च॒ संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यत्ते ॥। 
नेव _तस्य इतेनायों नाकृतेनेह कइ्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। (३,१७-१८ ) 


जो मनुष्य आत्मामें ही सुख मानता है, आत्माराम है, आत्मतृप्त है और आत्मामें 
ही सन्तुष्ट है, ऐसे मनुष्यके लिए कुछ भी करना शेप नही रहता। 

ऐसे व्यक्षिके लिए कुछ करना शेष नहीं है। न ऐसा ही है कि वह कुछ करता 
नही है। उसके लिए तो करने और न करनेमें कोई अन्तर ही नहीं है। वह दोनों ही 
बातोंके का समान रूपसे उदासीन है। प्राणियोंके द्वारा उसे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं 
करना है। 

दोनों ही इलोकोर्में ऐसा छगता है, जैसे एक ही वात कही गई हो। यदि हम 
पूरी तरह न सोचें तो ऊपर जो इलोक हो चुके हैँ, ये श्लोक उनके विरोधमें लगते 
हें। पहले यह कहा गया है कि जो प्रवर्तित चक्रकों नहीं चलाता, वह पापी और 
इन्द्रियाराम है। किन्तु यहाँ आत्मतृप्त मनुष्यकी वात कही गई है और कहा है कि उसके 
लिए कोई कत्तेंव्य शेष नहीं वचता। यह वात कि सेवा-वृत्तिसे काम करनेवाछा आदमी 
आत्मतृप्त हो जाता है और उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, परस्पर उल्टी वातें 
लगती हैं। किन्तु बात ऐसी ही है! किसी चींटीकों गोलेपर विठछा दिया जाये, और 
गोलेकों लगातार घृमाते रहें तो चींदीके छिए कुछ करना श्षेष नहीं रहता। वह तो 
अपने-आपमें सनन्‍्तुष्ट होकर बैठी रहेगी। वह कहेगी कि गोला घूम रहा है और मुझे 
तदनुसार आचरण करना है। किन्तु यदि उस गोलेमें कोई वमीठा वना हो और उसे 
वहाँ पहुँचना भी हो, तो वह कहेगी कि वहाँ जाना घूमते हुए चक्रके अन्दर जाता 
है, इसमें मेरे कत्तंव्य-अकत्तंव्यकी क्या बात है। कैदीका क्या कत्तेंव्य है? हुक्‍्मका 
पाकन करना। आत्माराम व्यक्ति आत्माका दास वनकर सन्तुष्ट हो जाता है और 
आत्माके आदेशका पालन करता है। इसीलिए वह आत्मरत है, आत्मसन्तुष्ट है। 
(यदि कैदी सत्याग्रही हुआ तो वह कहेगा कि में इस व्यक्तिकी आाज्ञा मानकर ही 
इसपर विजय पा छूँगा।) यदि वह व्यक्ति आत्माकी आवाजको ही सुनता रहे और 
प्रवरतित चक्रके अनुसार ही चलता रहे, तो फिर उसे करना ही क्‍या है। टॉल्स्टायने 
ऐसी ही कुछ बात लिखी है। वह कहता हैं कि आदमी मूर्ख हैं; वह दम्भ करता है, 
' में यह करूँगा, वह करूँगा। लोगोंके ढुःखका निवारण करूँगा / इत्यादि । किन्तु उसका 
कहना है कि तू छोगोंके कन्थेपर चढ़कर बैठा है, वहाँसे उतर जा। इतना हो 
पर्याप्त है। फिर जिसके कन्वेपर वह चढ़कर बैठा था, उसे भी कुछ करना शेष नहीं 


।गीता-शिक्षण * १६३ 


रहता | हम गरीबोंके कन्धेपर बैठे हुए हँँ। हमारा इतना ही कत्तंव्य है कि हम उनके 
कन्धोसे उतर जायें। यदि हम अपनी आत्माकी आवाजके अनुसार चलते है तो कुछ 
करना शेष नही बचता; और यह इसलिए कि हम जो सहज स्वभावसे करते हे, 
उसका हमें भान ही नहीं रहता। 

इस तरह ऊपर यज्ञ न करनेवालेको इन्द्रियाराम, आलसियोंका सरदार कहा गया; 
और दूसरेको जो प्रतिक्षण काम करता रहता है, आत्मतृप्त कहा। वह इतना कार्य 
करता है और सो भी सहज भावसे कि उसके लिए कत्तंव्य शेष ही नही रहता। 

पण्डितजीने जो प्रइत किया में उसका आज्यय अधिक अच्छी तरह समझता हैँ। 
उन्होंने पुछा, "गीता वर्षाकी वात किसलिए करती है। वह कहना यह चाहते थे कि 
आत्मासम्बन्धी ग्रन्थमें तो आत्माकी बात ही होनी चाहिए। गीता ' हमें जीव-जन्तु, 
पशु-पक्षी और अन्तर्में वर्षातक ले जाती है और कहती है कि जितना शरीर-श्रम 
करना चाहिए, यदि मनुष्य उतना हारीर-भ्रम करे तो मुँह-माँगी वर्षाका छाभ 
होगा। हम ऐसा कोई छोटा-मोटा नियम इससे निकाल सकते हैं। 

क्या वर्षाका हमारे पाप-पुण्यसे कोई सम्बन्ध हो सकता है? हो सकता है; 
किन्तु हमें उसकी खबर नही हैं! यदि हम मुख्य वस्तुके बारेमें कुछ बातें जान हें 
तो उसके विषयमें सभी कुछ जान लेंगे। दृश्य पदार्थोसे हम अदृश्योंका अनुमान लगा 
लेते हें। उदाहरणके लिए यदि हम चलते ही चले जायें, तो हमारी आत्माको भी 
इस चक्रका अनुसरण करना पड़ेगा। जैसा एक कामके विषयमें, वैसा दूसरे कामोंके 
विषयमें भी समझिए। इस दृष्टिसे नियम यह है कि हमें अपवादरहित नियमकी खोज 
करनी चाहिए। दुष्टान्तस्वरूप, पानीमें एक भाग आक्सीजन और दो भाग हाइड्रोजन 
हो, तभी वह पानी कहलाता है | इस बातका कोई अपवाद नहीं है | इसी तरह 
समकोण भी ९० अंशका ही होता है, न कम, न ज्यादा। इसलिए यदि हम यह 
जान लें कि (एवं प्रवर्तितम्‌ चक्रमू एक निरपवाद नियम है, तो फिर हमें कोई 
परेशानी नहीं होगी। यहाँ पहले भौतिक नियम बताकर आध्यात्मिक नियम सूचित 
किया गया है। 


[४८ ] 
मंगलवार, २० अप्रैठ, १९२६ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असकतो ह्याचरन्कर्म प्रमाप्तोति पुरुषः॥॥ (३,१९) 


असक्त रहकर काम किया कर। क्योंकि असक्त रहकर कार्यरत पुरुष श्रेय प्राप्त 
करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। इन इलोकोंके अलग-अलग अर्थ होते हैँ। किन्तु ऐसा 
नही है कि उनमें कोई अर्थ ज्ञानीपर छागू होता हो, और अन्य सामान्य साधकपर। 
एक ही इलोक दोनोंपर लागू किया जा सकता है । गीता” भी तो वाहर और 
भीतरके युद्धपर लागू हो सकती है । इसलिए यहाँ अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति 


(६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


निर्मम और निरहंकार हो गया है, उसके विषयमें कहा जा सकता है कि कर्म उसके 
के अल पचे। वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियोंके समान कार्य करते हुए भी कुछ 

कर्णेव हि संसिद्धिमात्यिता जनकादयः। 

लोकसंग्रहमेचापि संपदयन्कततुंसहंसि ॥ (३,२०) 

कर्मसे ही जनक इत्यादिने सिद्धि पाई। इसलिए छोकसंग्रहका विचार करके भी 

मनुष्यको कर्म करना चाहिए। जनककों समाचार दिया गया कि नगर जलू रहा है। 
जनकने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि जछ रहा है तो क्या हुआ। जो आग वुझानेका 
काम संचालित करता हो, वह अगर यन्ब्रोंके पास खड़ा-खड़ा अथवा पड़ा-पड़ा भी 
हुक्म दे, तो वैसा हो सकता है। अलबत्ता उसे रहना वहीं चाहिए। यदि कोई उसे 
उस समय आकर कहे कि तेरे घरमें आग छूग गई है, तो क्या वह अपनी जगह छोड़कर 
घर बचाने दौड़ पड़ेगा। उसने अपना माननेका भाव तो छोड़ दिया ही है। जो इसे 
प्रामाणिकताके साथ उत्तम नीति मानकर चलता है वह हीरेको कौड़ियोंके दाम वेचता 
है। जो सत्यका अनुसरण इसलिए करता है कि उससे उसे व्यापारमें लाभ होगा, तो 
सत्यका ऐसा आचरण उसके लिए बन्घनकारक होगा । किन्तु यदि वह मोक्ष-बुद्धिसे 
सत्यका पालन करे तो वही आचरण तारक बनेगा। इस तरह काम करनेवाला योगी 
है, क्योंकि कार्यमें कुशलता योग है। जो व्यक्ति स्वार्थकी दृष्टिसि यह सब करता है, 
वह पत्थर है, किन्तु जो परमार्थंकी दृष्टिसि करता है, वह जड़भरतकी तरह है। 
यद्यपि आखिरकार तो उसे ज्ञानकी प्राप्ति होनी ही है। जैसे चाहो, वेस रहो,” वाली 
पंक्ति उसपर लागू होती है। किन्तु सतत कर्म तो उसे करते ही रहना चाहिए। वह 
अन्य कारणोंसे कोई अन्य कल्पना नहीं करता'। यह वात उसीके विषयमें कही जा 
सकती है जिसने अपने-आप अहंकारकों घोकर स्वच्छ कर लिया है। 

यद्यदाचरति श्रेष्ठत्तत्तदेवेतरों जनः। 

से यत्प्रमाणं कुरते छोकस्तवनुयतेंते।। (३,२१) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो काम करता है, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही करते हें। बहू 

जिस तरह चलता है, दूसरे भी उसी तरह चलते हैं। वह जिस गजसे नापता है, 
समाज भी उसीसे नापेगा। छोग तो यही देखते रहते हें कि वड़े आदमी किस तरहका 
आचरण कर रहे हैं। सत्यका आचरण गांधी किस तरह करता है। कोई श्रेष्ठ पुरुष 
विचारमें भी जैसा आचरण करता है, उसका परिणाम भी हुए विना नहीं रहता। जो 
व्यक्ति नीति समझकर सत्य बोलता है, उसका सत्य हूंगड़ा है। किन्तु सत्य जिसके 
विचारमें है, वह मूक रहते हुए भी कार्य करता ही रहेगा। इस व्यकितिका विचा: 
सफल होता हैं। बिना सफर हुए रहता ही नहीं। जो विचार, आचार और वाणीमें 
एक रहता है, वह आदी व्यक्ति है। सव उसका अनुसरण करू। इसीलिए मरने 


१. “अन्‍य कारगे अन्य कु करे नि! -- राषचंद भाई । 


“गीता-शिक्षण * १६५ 


चरखेकी जो वात कही है, यदि हम उसे विचार, वाणी और कमंमें उतारेंगे तो सब 
उसका अनुसरण करेंगे। मिट्टीकी पूजा करनेवालेको जब ईदवर मिल जाता है, तो इसे 
क्यों नहीं मिलेगा। 


[४९ ] 
बुधवार, २१ अप्रैल, १९२६ 


आज रामनवमी है। हम लोग आज दो घंटे “रामायण पढ़ते हें और सुबह 
राम-जन्मकी चर्चा होती है। छोग उपवास रखते हें अथवा एक वार भोजन करते हैं, 
अथवा केवल फलाहार करते हैं। आज रामनवमीको इस' प्रकार मनाकर “गीता 'में 
जो-कुछ पढ़ा है, हम उसका पालन करेंगे। इस समय में एक धर्म-संकटमें हूँ। यद्यपि में 
आश्रमर्म हैँ, फिर भी सम्भव है कि में इसमें शामिल न हो सकूं। एक दूसरा' घर्मे 
मुझे पूरा करना है। पण्डित मोतीछालजीने मुझे लिखा कि अमुक सज्जनको बुलाओ 
और उसके साथ बातचीत करो। इसलिए मुझे आश्वममें रहते हुए भी उक्त सज्जनके 
साथ चर्चा करनी पड़ेगी और जिस समय आश्रममें ' रामायण ' का पाठ होता रहेगा, उस 
समय मुझे उक्त सज्जनके भोजनकी तैयारी कराते रहना होगा। यह आचरण उल्टा 
है। यदि में इस सबमें ओतप्रोत हो गया होता, तो जैसे किसी भी परिस्थितिमें में 
चार बजेंकी प्रार्थनामें शामिल हो जाता हूँ उसी तरह इस उत्सवर्में भी शामिल हो जाता 
और तब मोतीछालूजीसे कहता कि रामनवमीके कारण में आधा दिन ही दे सकूँगा। 
किन्तु अभीतक यह मेरा दृढ़ स्वभाव नहीं बना है, इसलिए वैसा नहीं कह सकता। 
कहूँ तो वह कृत्रिम होगा। किन्तु मुझे चाहिए कि आश्रमको तो इसी दिशामें बढ़ने दूं। 
जबतक हम संस्कारपूर्ण नहीं बने हैं, तबतक हम आधे पशु हैं, और आधे मनुष्य | 
पूरे मनुष्य बन जायें तो हमारा जीवन' केवल कल्याणमय हो जाये। मेरा मन तो 
होता है कि में मोटे तरीकेपर हरएक बातमें आदर्श उपस्थित कर सकूँ, किन्तु जबतक 
विचार, वाणी और आचार इन तीनोंमें व्यक्ति एक नहीं हो जाता, तबतक ऐसा नहीं 
होता। इसलिए तुम तो कार्यक्रमकको जैसा चल रहा है, वैसा ही चलाना। उपवास 
करना और ' रामायण ' का पाठ करना। मेरी अपूर्णताको निभा लेना और मेरी मृत्युके 
उपरान्त मेरे इस आंचरणका अनुसरण न करना। मेरा आज दुढ़ न रहना मेरे 
स्वभावके विरुद्ध है। किन्तु में जैसा हूँ, वैसा ही अपनेको प्रकट करना मेरा बर्म है, 
मेरी वितय है। 

राम-जन्मके विषयमें अभी समय लेनेकी इच्छा नहीं है। छुट्टियाँ समाप्त होते 
ही तुरन्त रामायण ” शुरू होगी, उस समय इस विषय कहूँगा। 

अभी तो इतना ही कहता हूँ कि राम-नामकी महिमाका प्रसार हमारा अभीष्ट 
होना चाहिए। भजनके बाद राम-घुन होती है। यह कौन-सा राम है? तुलसीदासका 
राम, वाल्मीकिका राम अथवा आज जिसकी जन्म-तिथि है, वह राम। ये सारे राम 
एक हैं, अथवा अरूग-अलग। यदि विचार करें, तो ये सब बातें समझमें आ सकती 
हैं। कुछ बातें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। अपनी भावनाके अनुसार ही मुझे चलना होगा! 


के सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


आज तो सब इस भावनासे चिन्तन करें कि राम-नाम हमें तार सकेगा। में आज 
भी परेशान 230 जाता हूँ। जब में दूसरे व्यक्तियोंकी तरह अपने कामको लेकर 
छोकिक विचारोंमें फेस जाता हूँ, तव राम-नाम ही छेता हूँ। जब सोना चाहता हैं 
और गीता ' के विचार तथा उसके इलोकॉंका बर्थ मनमें आता है तो उस समय भी 
अनेक वार राम-नाम लेकर नींद प्राप्त करता हूँ। क्योंकि में मानता हूँ कि उस समय 
त्तो जाना मेरा कर्तव्य है। सारे जगतमें राम-नामको व्याप्त कर देना हो, तो यह 
रा! अथवा म'के उच्चारणसे सम्भव नहीं होगा; ईइवरके स्मरणसे होगा) मनमें 
तरह-तरह॒के विकार उत्पन्न होते हों, कीच आता हो, तो राम-नाम जपना चाहिए। 
राम-नाम लेकर सारे देशको घोखा देनेकी इच्छा हो तो वह तो एक अबम वात 
हुईं। हमारे लिए राम-नाम एक नौका है और वह हमें पार छगानेवाछी है। इसलिए 
इसे योग्य स्थान देता चाहिएं। उसे सुगन्वसे भर रखना चाहिए। मुझे 'कुरात की 
एक प्रति मिली । हाजी हवीवने कहा: इसे तो मेरे घर ही रखा जा सकता है, दूसरे 
किसी घरमें नहीं। क्योंकि हम इसे सारी पुस्तकोंके ऊपर रखते हैँ, पव्रित्र होकर ही 
इसे छूते हैँ। आपसे यह नहीं होगा। व्यक्ति इस प्रकार अपनी वस्तुकों सुवासित 
बना देता है। किन्तु कुरान शरीफ ' को पाकसे-पाक स्थानमें रखकर भी अपने भनको 
तापाक स्थानमें रखनेवालेसे तो ईश्वर नाराज ही होंगा। 
इस तरह राम-नामका व्यापक अर्थ लेता है। जिस वस्तुपर हमारा मच स्थिर्‌ 
हो गया है, उसमेंसे अधिकसे-अधिक जितना लिया जा सकता हैं, उतना छे छेता 
चाहिए। 


[५० | 
गुरुवार, २२ अप्रैठ, १९२६ 
पद्ददाचरत्ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः। 
इस इलोक परसे यह समझ छेना चाहिए कि यदि छोटे आदमी वड़ोंकों देखकर 
अनुचित आचरण करें तो इसमें अपराध वड़ोंका ही है। ह 
न में पार्थोत्ति कर्तेंव्यं त्रिषु छोकेषु किचन। 
तानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं व कमंणि॥! (३:२२) 
हें पार्थ, मुझे तो तीनों छोकोंमें कुछ करना दोप नहीं है। ऐसा कुछ नही है, जो 
मशे मिल न गया हो। मेरे छिए प्राप्त करने योग्य भी कुछ नहीं है। किन्तु में कम 
फिर भी करता रहता हूँ! जिसका पेट भरा हो, अथवा जिसने उपवास किया हों, वह 
भोजन किसके लिए वनायेगा दूसरोंके लिए। श्रीकृष्णके लिए सारा जगत अतिथि 
रूप है, सारे प्राणियोंके ऊपर उनकी प्रीति है, (होती भी चाहिए क्योंकि कर 
उन्हींकी कृतियाँ हैं) कृष्ण कहते हैं: में हरा पुष्पोत्तम हु तो ठीक बादर्वी उ 
किये बिता छुटकारा नहीं है। यदि में ऐसा न करूँ तो प्ररूय हो जाये। 


'गीता-शिक्षण ! १६७ 


यदि ह्ाहूं न बर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मस वत्सनिवतंन्ते सनुष्या: पार्थ स्बशः ॥ (३,२३) 
यदि में आरूस्यको समाप्त किये बिना सम्पूर्ण रूपसे कार्यरत न रहेँ तो छोग 
भी हर तरह मेरा अनुकरण करने छगेंगे। मुझे तो चौवीसों घंटे यह तनन्‍त्र चलाना 
है, क्योंकि में जगतका तन्ती हूँ, सूत्रधार हूँ। में जगतको नचाता हूँ, इसलिए मेरा नाम 
नटवर भी है। रात-दिन सोकर अथवा आहलूस्यमें पड़े रहकर संसारका तनन्‍्त्री इसका 
संचालन कंसे कर सकता है? 


उत्सोदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्थ च कर्ता स्थामुपहस्यासिमाः प्रजा:।। (३,२४) 
यदि में काम न करूँ तो इन सब छोकोंका नाश हो जाये। मुझे तो दिन-रात 
कर्मार्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। न रखूँ, तो समाजमें वर्ण-संकरता फैछ जाये और 
में लोगोंका नाशकर्त्ता बन जाऊँ। 
हम ईदवरको प्रसन्न रखनेके किए काम करते हें। यदि हम इसे बन्द कर दें तो 
लोग अनुशासन-हीन हो जायें, आलसी हो जायें और बिलकुल ही परेशान हो जायें। 
सकक्‍ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वेन्ति भारत । 
कुर्पाहिद्वांस्तथासक्तश्चिकी्षुलोकिसंग्रहम । (३/२५ ) 
जिस तरह अज्ञानी लोग काम करते हैं, मुझे भी उसी तरह काम करना 
भचाहिए। अन्तर इतना ही है कि वे आसक्ति-सहित करते हें। मुझे भी उन्हींकी 
तरह कुदाली हाथर्में लेकर काम करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यको दूसरोंके वरावर 
ही उद्योग और परिश्रम करना चाहिए, किन्तु आसक्ति छोड़कर, राग-द्वेष छोड़कर, 
लोगोके कल्याणके लिए । (तुम जितना अनासक्तिसे कातोगे, गरीबके लिए कातोगे, तो उससे 
तुम्हारा और उनका कल्याण होगा) इस' तरह काम करते हुए तू ज्ञानी कहलछायेगा 
और कर्मी रहते हुए भी अकर्मी रहेगा। जिसने एकादशीका ज़्त रखा है, यदि वह 
भोजन बनाये तो इसमें पाप थोड़े ही छगेगा। वह तो अनासक्त होकर बालकों और 
अतिथियोंके लिए भोजन वना रहा है। 


[५१] 
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९२६ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मंसंगिनाम्‌। 
जोबयेत्सवंकर्माणि विद्वान्यकतः समाचरन्‌ ॥। (३,२६) 
विद्वानको अज्ञानी और कर्ममें लिप्त छोगोंमें बुद्धि-भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। 
उदाहरणके लिए उनसे यह नहीं कहना चाहिए कि जिस तरह किसी वस्तुके बिना 


१. नया इलोक छेनेके पहके गांधीनीने “ सता: कमण्यविद्वांतो” मादिको विनोवाका उदाहरण देकर 
समझाषा भौर कद्दा द्वि वे साधारण किंसानकी तरद्द खेतमें काम करते हे और गीता भी बाँचते दहे। 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हम अपना काम चकछा रहे हैं, वह भी उसके विना अपना रे 

वेताया गया कि यदि में समाजके लिए काम न कहें तो पड आह 
जायेगा । यही वात यहाँ भी दूसरे शब्दोंमें कही गईं। यदि अर्जुन कोई जबरदस्त 
परिवर्तन कर डाले तो छोग उसे नहीं समझेंगे और कोई उल्टा ही काम कर बैठेंगे। 
इसने तो लाखों मनुष्योंसे युद्धकी तैयारी करके आलेके लिए कहा था। भव यदि 
वह उनमें बुद्धि-मेद उत्पन्न करे, तो यह कैसे हो सकता है? इसलिए उसे तो अनासक्त 
रहकर युद्ध अर्थात्‌ अपने धर्मका पालन करते रहकर दूसरॉको वैसा करनेकी प्रेरणा 
देनी चाहिए। 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशञः । 
अहंकारविमूढात्मा फर्ताह॒मिति भन्यते।। (३,२७) 


प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव --- सत्व, रजस और तमसके द्वारा किये जानेवाछ्े कार्योके 
विषयमें भूल मनुष्य बहुंकारपूर्वक ऐसा मानता है कि ये काम तो में कर रहा हूँ। 
(आँखकी पके ग्रिरती-उठती रहती हैं; यदि कोई व्यक्ति ऐसा भाने कि में उन्हें उग 
और गिरा रहा हूँ, तो वह मूर्ल अथवा रोगी है। यदि वह आँखोंको जान-बृन्चकर 
गति दे तो वह उन्हें विगाड़ छेगा।) किन्तु जो व्यक्ति साक्षी रहकर कर्म करता है, 
उसका कार्य शोभा पायेगा। बिना कुझछताके भी जो मनुष्य अहंकार छोड़कर कर्म 
करेगा, वह [कुशल किन्तु | अहंकारी व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक शोभनीय कर्म करेगा। 
राजा और प्रधानमन्त्रीका उदाहरण छें। प्रधानमन्त्री एक तन्त्रके अनुसार सारा काम 
करता है। इसी प्रकार हम इस जगतमें यात्री हें और जगतके नियमोंका पालन करते 
हुए चलते हैं। यदि हम ऐसा अहंकार करें कि प्रकृतिके अनुसार किये गये अपने 
आचरणके कर्ता हम हैँ, तो इससे अज्ञानियोंके मनमें वुद्धि-मेद होगा। हम सब हुक्‍्मके 
बन्दे हैँ, ऐसा समझकर ही हमें चलता चाहिए। हमें स्वेच्छासे गुलाम वत जाता 
चाहिए। मीराने कच्चे धागेंकी वात की। क्योंकि वह प्रकृतिके वजर्मे होकर आचरण 
करती थी, उसके द्वारा कच्चे धागे इत्यादि शब्दोंके प्रयोगका कारण यही था कि वह 
स्वयं वीचमें नहीं आना चाहती थी और सब-कुछ भगवानके बद़में होकर करती थी। 
जो व्यक्ति देहका किराया चुकानेकी दृष्टिसे खायेगा, वह स्वादकी दृष्टिसे नहीं खायंगा। 
इस नियमके अनुसार चलनेवाला व्यक्ति जो-कुछ करेगा, अपनेको शून्य वनाकर, सब-कुछ 
क्ृष्णापेण करके करेगा । 


[५२ | 
बनिवार, २४ अप्रैठ, १९२६ 


आजका इलोक थोड़ा अटपटा है और इसका कारण यह है कि इसका वड़ा 
अनर्थ किया गया है। सन्दर्भकों सोचे विना इसका अर्थ किया जाता है। राजकोटमें 
एक बहुत ही स्वेच्छाचारी आदमी था। वह अपने स्वच्छनद आचरणका समर्थन इस 
इलोकके आधारपर किया करता था। उसे श्ञास्त्रोंका अभ्यास था और वह प्रसंगानुकूछ 
इलोकादि पढ़नेमें समर्थ था। इसलिए समाजमें उसे प्रतिष्ठाका स्थान; दिया जाता था। 


' गीता-शिक्षण * १६९ 


वह कहता था कि प्रकृति काम करती है, इसमें भेरा क्या दोप। मुझे तो पाप-पुण्य 
कुछ भी नहीं रूगता। 
तत्त्ववित्तु भहाबाहों गुणकर्मंविभागयों:। 
गुणा गृणषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ (३,२८) 

गुणों और उनके विभागोंके द्वारा, कर्मों और उनके विभागोंके द्वारा तात्विक 
मनुष्य इस निर्णयपर पहुँचता है कि गुण गुणोंसे परिचालित हो रहे हे। वह गुणों 
और कर्मोका विभाग करके, पूरी तरह उनका विश्लेषण करके इस तात्विक निष्कर्प 
पर पहुँच जाता है, और फिर अपनेको कर्त्ता नहीं मानता। इस प्रकार वह गुणोंकी 
क्रियाओंमें आसक्त होकर उलझता नही है। मैंने जिस पाखण्डी शास्त्रीकी बात कही वह 
कहा करता था कि भ्रकृति तो ईश्वरकी माया है। वह क्‍या कर रही है, इसके लिए 
में उत्तरदायी नही हूँ। किन्तु अगले इलोकमें प्रकृतिका जो अर्थ है, यदि उसे समझ 
लिया जाये, तो फिर व्यक्तिको और कुछ भी न करना पड़े। जिस व्यक्तिने हरएक 
वस्तुके विषयर्में मोह समाप्त कर दिया है, वही कह सकता है कि मुझे किसी भी 
कामसे क्‍या लेना-देना है। जिस तरह जनक राजानें कहा था। नहीं तो, जो व्यक्ति 
मोह और प्रमादसे भरपूर है, वह इसका सहारा नहीं ले सकता। इस इलोकका अर्थ 
तो यह है कि संसारके इस जबरदस्त काममें-- इस जबरदस्त कारखानेमें जिसका 
विचार करते ही सिर घूम जाता है--मेरी बिसात ही क्या है। में किस खेतकी मूली 
हैं। में तो इसके एक पूर्जेको भी नहीं छू सकता। यदि मनृष्य, जगतका चरखा 
किस तरह चल रहा है, इसका तात्विक निर्णय करे तो देखेंगा कि गुण अपने स्वभाव- 
के अनुसार काम करते रहते हँ। चरखेके छोटे-से दुष्ठान्तको लें! मान लीजिए कि 
उसमें तकुएको अहंकार हो गया। चरखेमें उसका एक छोटा-सा स्थान है। उसकी 
अपनी कोई गति नहीं है। किन्तु यदि वह उसे अपनी ही गति मान ले और यहाँतक 
समझे कि माककों भी में ही गति दे रहा हूँँ। तब तो सब खत्म ही हो गया। 
यदि वह ठेढा होकर चलछना चाहे तो वह एक अनोखा राग पैदा करने छगेंगा। 
अपनी एक-जेसी गतिको बदलकर उसे छगेगा कि में कुछ नया काम कर रहा 
हूँ। किन्तु थोड़ी ही देरमें वह बेकाम होकर रह जायेगा। मरते-मरते शायद उसे 
होश ञआा जाये और वह यह समझ पाये कि यह सब मेने क्या किया। मेरे अहंकारसे 
मेरी चेतना भी नष्ट हो गईं। अब मानिए कि इस तकुएकों अहंकार नही है और 
वह इस तरह सोचता है कि यह गति मेरी नहीं है। जो सूत निकल रहा है उसे 
निकालनेमें भी मेरा हाथ नहीं है। मार अपना काम कर रही है। चक्र अपना 
काम कर रहा है। और तब फिर वह कहे कि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” और इसके 
बाद कहे कि मुझे इससे क्या छेना-देना है, मुझे तो केवछ एक दासकी तरह काम 
करना चाहिए, नहीं तो मेरा और भेरे साथियोंका नाश हो जायेगा, तो वह इस 
प्रकार सोचनेके कारण निरहंकारी हो जायेगा और फिर वह मोहमग्रस्त नहीं होगा। 
यदि ऐसा हो जाये तो उस तकुएके विषयमें कहां जा सकेगा कि वह ज्ञानी हो गया। 
यही वात व्यक्तिके विषयमें भी है। वह स्वेच्छाचार करता हुआ यह नहीं कह सकता 


की सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि गुण अपना काम कर रहे हैं। यदि हम भमिथ्या तुलनाओंमें पड़ेंगे 

होगी। पशु ऐसा करते हैं इसलिए यदि हम कहें कि हम भी कक 
करेंगे, तो हम पशु वन जायेंगे। मनुष्यकों तो यह समझना चाहिए कि में मनृष्य हूँ। 
मुझमें और पशुर्में एक निश्चित सीमातक साम्य है-- सोना, खाना, बैठना, विषयभोग 
करना इत्यादि! किन्तु जो व्यक्ति यह सोच ले कि मुझे पशुकी तरह खाने-पीनेकी 
जरूरत नहीं है, कूकरकी तरह रोटीके एक टुकड़ेके लिए लड़ना जरूरी नहीं है, वह 
तात्विक निर्णयके द्वारा जो आचरण करेगा सो साक्षीके रूपमें ही करेगा। उसकी 
पाशविक वासनाओंका क्षय भक्े ही न हुआ हो; फ़िर भी यदि वह मनुष्यताके 
सियमोंको समश जाये तो वह थह भी समझ जायेगा कि मुझे सोये विना, खाये बिना 
और विषयोंका भोग किये बिना काम करते रहता चाहिए। वह समझ जायेगा कि 
पक्षुओंके नियम मुझपर लागू नहीं होते । वह्‌ प्रकृतिके नियमोंकों देखकर हीं यह कहेगा 
कि भनुष्यके नियम तो अमुक हैं। शरीरके पिजरेमें रहते हुए मेरा इतना ही अधिकार 
है कि में इससे अलिप्त रहूं। फलस्वरूप उसके हाथ अपवित्रताका स्पर्श नहीं करेंगे, 
आँख अपविन्न दृश्य नहीं देखेंगी और वह मनृष्य शरीरके वन्वनसे मुक्त रहेगा। ऐसा 
व्यक्ति ही कह सकता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते ; आँख देखती है, कान सुनता है 
इत्यादिं। वह तो, हमने तकुएका जो उदाहरण दिया हैं, उसकी तरह जड़वतू व्यवहार . 
करेगा। उसका शरीर तो जड़वत्‌ हो जायेगा। यदि छवकड़ व्यभिचार कर सकता 
है तो शरीर करेगा। स्वभावसे शरीर मरी हुई छागके जैसा है और लक्‍्कड़की तरह 
निर्दोष है। जबतक इन्द्रियोंका संचालन करनेवाला मत मलिन नहीं होता इून्द्रियाँ तव॒तक 
अपवित्र कार्यके छिए प्रस्तुत नहीं होतीं । जिसने मानव-जीवनके नियमोंकों समझ लिया 
है, वह गुणोंका विश्लेषण करेगा और ऐसा वरताव करेगा जैसा अक्षरोंकों व्यवस्थापूर्वक 
जमाकर मुद्रक करता है। यदि अक्षर घिस गये होंगे तो वह उम्हें फिरसे गलाकर नवे 


# |. 


अक्षर ढालेगा और वादमें उन्हें ऋमसे रखेगा। 'गृणा गृणेषु' में विश्वास करनेबाला 


व्यक्त इसी प्रकार जड़वत्‌ होकर अपने मनसे कुछ न करता हुआ स्वस्त हो जाता है। 
[५३ | 
रविवार, २५ अप्रैठ, १९९६ 
इन्द्रियाँ १६ हजार नहीं, असंख्य हैं। उनके नचाये नाचनेके वदछे यदि हंम 
उन्हें नचायें तो उनके सूत्रधार ते जायेंगे। पहले अध्यायमें आसुरी बृत्तिवाला दुर्गोवन 
भी कहता हैं कि आप सत अपने-अपने स्थानमें रहकर भीष्मकी रक्षा करें | इसी 
प्रकार हमारे भीतर जो सूत्रधार बैठा हुआ हैं; यदि हम उसको अक्षुण्ण रखें और 
उसके चलाये चर तो उसे नहीं हिलना होगा। 
प्रकृतेगणसंम्‌ढाः सब्जन्ते गुणकर्मसु | 
तानकृत्स्तविदों मच्दान्कृत्स्वविन्न विचाजमट 0 (३,२९) 
यह जगत माया है, चक्र है। इसके कारण जो मोहमें पड़े हैं, वे गुण और कमा 
लीन रहते है। जो प्रकृतिके गुणसे मोहित रहेंते हैँ, वे अनेक इच्छाएँ करते रहते & 


' गीता-विक्षण ! १७१ 


और उन्हें शोक और मोह होता रहता है। न जाननेवाले व्यक्तिको जाननेंवारा व्यवित 
चलायमान न करे, उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उठाकर न फेंके। उदाहरणके 
लिए तू युद्धके मैदानमें उपस्थित है। तमाम लोग इसमें गूँथे हुए है। अब तुझे अचानक 
कोई ज्ञान हो गया, इसलिए तू दूसरोंको स्थानभ्रष्ट मत कर। मुझे कोई जबरदस्त 
ज्ञान हो जाये तो भी में अन्य सब छोगोंमें तदनुसार तत्काल फेर-फार नही कर 
सकता। जो छोग अपने-अपने कामोमें छगे हुए हे, उन्हे उससे एकदम विरक्त कर 
देना भूले आदमीका काम है। किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि अव्यवस्थित कामको 
भी व्यवस्थित न किया जाये । यदि कोई ऐसा अर्थ करेगा तो वह इसका उलटठा 
अर्थ निकालना कहलायेगा। 


[५४ | 
मंगलवार, २७ अप्रैडल, १९२६ 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्पाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनि्संसो भूत्ता युध्यस्त विगतज्वरः॥। (३,३०) 


यह सब कहनेके बाद कि कर्म क्‍या है, वह किसके लिए किया जाना चाहिए, 
श्रीकृष्ण कहते हे कि तू इन सारे कामोंकों मेरे ऊपर डालकर अपने भनको स्वच्छ 
करके उसे अपनी आत्मामें अधिष्ठित करके, इच्छाओंको छोड़कर और उसके विषयमें 
छाभकी आशा न रखते हुए (में यह नहीं कहता कि तू बादमें राजपाठ प्राप्त करके 
उसमें सुख माल) उसके परिणामकों सोचे बिना अपना कत्तेंब्य समझकर इसे कर। 
(चार बजे उठनेसे उत्तम फल होगा, इसका विचार किये बिना कत्तंव्य समझकर ही 
उठना चाहिए ।) निर्मम होकर, कर्म अथवा कर्मका फल मेरा नही है, ऐसा समझकर 
जड़ सदृद्द हो जा; चरखेके तकुएकी तरह, दीपककी बाती जैसे जड़-भावसे जलती 
है, वैसा जड़ होकर काम कर। यदि दीपकका सारा सरंजाम में न जुटाऊँ, तो बत्ती 
कैसे जछ सकती है। बत्ती तो कपासके डोंडेमें थी। उसे क्या मालूम था कि मुझे वत्ती 
बनना है। उसे हमने बट दिया और बाती बनाया। यदि अर्जुन वातीकी तरह हो 
जाये, शरीरका नहीं, आत्माका विचार करे तो उसे निर्मम और निराश होना ही 
पड़ेगा। अच्छे और बुरेमें से अच्छेको पसन्द करके और वादमें फिर दोनोंको छोड़नेसे 
इन्द्रातात बना जा सकता है। शरीर जबतक हमारे पास है, तबतक वह है। और 
इसीको दृष्टिमें रखकर कर्म करना चाहिए। यदि इस तरह नही चलेंगे तो अघोगति 
होगी। अर्थात्‌ आशा तो अच्छीसे-अच्छी ही रखनी है। यही मोक्षकी इच्छाके वारेमें 
भी। मनुष्य जलरूप ही हो जाये तो फिर उसके पानीमें कूदनेकी कोई वात ही नही 
उठती | यदि हम पानीमें घुल जानेवाछे पदार्थ होते तो भी जलछाशयमें न जाना चाहते। 
प्रस्तुत प्रसंगर्में अर्जुनका ध्येय मोक्ष नहीं है और न वह उसकी इच्छा या आशा ही 
कर रहा था। यों हमारी वर्तमान स्थिति तो एक आश्ञान्वित आदमीकी ही है, किस्तु 
कल्पना तो आशय अथवा इच्छासे अलिप्त परिस्थितिकी ही करनी चाहिए। यदि 
ऐसी दृढता रखें कि हमें मोक्ष तो प्राप्त करना ही है, तो वही हमारी इच्छाहीन मान- 


रे सम्पूर्ण गांधी वाहमम 


सिक स्थिति भी होगी। इच्छाहीन स्थिति अथवा निराश स्थितिका आध्यात्मिक और 
भौतिक अर्थ समझना चाहिए। व्यावहारिक और पारमाथिक अर्थ समझना चाहिए। 
आध्यात्मिक और पारमार्थिक अर्थमें आशा होती ही नहीं है। जिसे कोई खराब 
काम करना ही नहीं, उसके लिए क्‍या अच्छा और क्या खराब ? दोषका सर्वथा 
साश हो जानेपर ही अच्छा करनेकी शक्ति आती है, ऐसा नहीं कह सकते। यह 
शक्ति तो एक काल्पनिक शक्ति है। हमें यदि तलहूवारका उपयोग ही नहीं करना है, 
त्तो के हिसा-अहदिसाका क्‍या सवाल है। यह एक वैज्ञानिक वात हुई, यह कविता 
नहीं है, बल्कि आत्मापर छागर होनेवाला एक सिद्धान्त ही प्रस्तुत कर दिया गया है। 
इस प्रकारकी मनःस्थिति प्राप्त कर लेनेके बाद अर्थात्‌ विगतज्वर होकर लड़)  महा- 
भारत ' में इस तरहकी जड़ता सिखानेवाली उक्तियाँ जगह-जगह मिलती हैं। छोहेका 
भीम धृतराष्ट्रके सामने रखो, ऐस्ता किसलिए कहा? सवको निमित्त बनानेके बाद 
कृष्णने लोहेका भीम सामने उपस्थित करवा दिया, इसका क्‍या अर्थ है! विगत-. 
ज्वर अर्थात्‌ किसी भी प्रकारका क्रोध अथवा मोह रखे विना युद्ध कर। साँप, पिस्सू 
अथवा खटमलको में खिन्न होकर ही मारता हूँ। 

“मुद्धस्व ' पर कछ अधिक विचार करेंगे। 


[५५] 

बुबवार, २८ अप्रेलठ, १९२६ 

विगतज्वर होकर युद्ध कर, ऐसा अर्जुनसे कहा। युद्ध कर, अर्थात्‌ तू जिसे कर्तव्य 
मानता है, वह कर। सभी अवसरॉपर यह वात समझमें नहीं आती कि इस समय 
कत्तेव्य क्या है। यदि सभी यह समझ जायें कि अमुक काम करना कर्तव्य है दो 
स्पष्ट हो जाता है कि सवका एक ही करंव्य है। किन्तु ऐसा नहीं हो पाता, हमें 
सदा अपने कत्तंव्यकी छानवीन करनी पड़ती है। हमें कई तरहके साधनोंका उपयोग ' 
करके अपना कर्तव्य निश्चित करना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि विगत- 
ज्वर होकर कत्तेव्य कर। मनुष्य जव अपनी जल्दवाजी और चिन्ता आदिको निःशेप 
कर. देता है, कर्तव्य वह तभी सम्पन्न कर सकता है। जिस मनुष्यकी वावयश्क्ति 
कमजोर हो गई हो, वह कुशलतापूर्वक नहीं बोल सकेगा। वैसे सच तो यह हैं कि 
हम सभी अकुशछ हैं, एक इटैलियनने कहा है कि हम सभी पागल हैँ। यदि हम 
पागल न होते तो तरह-तरहकी वकवास न करते रहते। इस वकवासमें भी हम 
चुनाव करना पड़ता है कि हम क्या कहें और क्या न कहें। इसलिए जब हमें पसत्द 
करना ही पड़ता है तो उस चुने हुए कत्तंव्यको विगतज्वर होकर वर्थात्‌ राग-हैष 
छोड़कर करें। जो भाँ अपने और दूसरेके बच्चेके वीचमें भेद नहीं करती, उसके निर्णेयके 
विषयमें कोई भयकी वात नहीं होती। राग-द्ेषका अमाव कर्तत्यकी पहुचानका 
पहला सोपान है । इस विवार-सरणीके छोरतक जायें तो हम देखेंगे कि राग-देष- 
हीन व्यक्ति अहिंसक व्यक्ति है। उदाहरणके लिए हरिदचन्द्रने तारामतीको मंगल-सूत्रके 
कारण पहचान लिया। अपने प्रियसे-प्रिय व्यक्तिका जिसे वह पूजतातक थी, सिर 


/ग्रीता-शिक्षण १७३ 


घड़से अछग करनेका कत्तंव्य उसके सामने उपस्थित हो गया। आप कहेंगे कि इसमें 
अहिसा कहाँ है? हिंसा सिरको धड़से अरूण करनेमें नहीं होती। वह तो मनमें होती 
है। यदि हरिद्चन्द्रमें तारामतीके बदले अपने मरणको ठीक माननेकी गुजाइश होती, 
तो हरिदचन्द्र अपने गलेके ऊपर छुरी फेर छेता। मान छीजिए कि राजाका यह हुक्म 
होता कि यदि चाण्डाल अपने सामने उपस्थित व्यक्तिको न मार सके तो वह स्वयं 
अपनेकी मार डाले। उस परिस्थितिमें हरिइचन्द्र अवश्य ही तारामतीके वजाय अपने 
द्वी प्राण लछेता। किन्तु कत्तेंव्यके चुनावकी कोई गुंजाइश उसके सामने थी ही नहीं; और 
इसलिए उसने तो तारामतीपर तलवार चला ही दी थी। यह अलग बात है कि 
देवताओंने उसका हाथ पकड़ लिया। 

दूसरा उदाहरण उस डाक्टरका लीजिए जिसे कोई ऑपरेशन करना है। जिस 
डाक्टरने मेरी शल्य-चिकित्सा की थी, उसका मन तो दयासे भरा हुआ था। थो भी 
उसके मनमें हिसाकी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। यदि किसी डाक्टरकों 
रोगीका पाँव काटकर अरूग करना पड़े, तो यह उसके लिए कोई आननन्‍्दकी वात 
नही होती। उद्देश्य उसमें बीमारका कल्याण ही है। डाक्टर ही नहीं, जिसका पाँव 
काटा जा रहा है, वह भी इसमें कल्याण मानता है। इस तरह यद्यपि शल्य-चिकित्सामें 
छुरी इत्यादिका उपयोग किया जाता है, फिर भी उसमें हिसा नहीं है। 

तीसरा उदाहरण एक आदमीका गला आधा कट गया है और सिर छटक गया 
है। वह आने-जानेवालोंको संकेत करता है कि भाई मुझे मार डालो तो में इस 
दुःखसे छुटकारा पा जाऊं। किन्तु छोग बिना परवाह किये चले जाते हे। कोई एक 
खड़ा हो जाता है और उसके दुःखकों देख-समझकर विचार करता है कि यह 
मरकर ही बचेंगा। अवश्य ही वह उसे दुःखसे त्राण देनेके लिए उसके गछेको काट 
फेंकेगा। यह भी अहिंसा है। और यह अहिंसा इसलिए है कि यह काम उसने 
ज्वररहित होकर किया। हम हिन्दुस्तानमें अनेक लोगोंकों मार-काटके सम्थनमें तर्क 
करते हुए देखते हैँ। किन्तु यह मिथ्यावाद है। साँपको मारनेवाक्ता भयके कारण उसे 
भारता है। वह स्वयं मरना नहीं चाहता। सर्पको मारनेके पीछे उद्देश्य सर्पसे बचनेका 
है। सम्भव है कि इस प्रकारकी हिंसा क्षन्तव्य हो, किन्तु है तो वह हिंसा ही! 
जगत जिसे दुष्टातिदुष्ट आदमी मानता हो उसको मारनेमें भी हिंसा अवश्य है। 
(भले ही वह क्षंतव्य हो।) आखिरकार, संसार इससे कोई अधिक निरापद स्थान नही 
हो जाता; और फिर इसके पीछे मारने वालेके मनमें उस व्यक्तिके प्रति कोई कल्याणकी 
भावना नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति संसारका नाश करनेपर उतारू हो जाये और 
संसारके लोग उसका नाश करनेके बजाय स्वयं नष्ट हो जाना श्रेयस्कर मानें, तो 
उस परिस्थितिमें उसे जो हिंसा करनी पड़ेगी, सम्भव है उसकी कल्पना करके वह 
घबरा उठे और फिर संसारमें हिसाका' नाम ही न बच सके। 

इस तरह विगतज्वरका अर्थ राग-द्ेषसे विगत अर्थात्‌ रहित हुआ | विगतज्वर होकर 
हिंसा भी की जा सकती है। किन्तु यदि कोई आत्मवंचना करके अहिसाका नाम 


१, साधन-सतमें “भहिता” छप गपा दे। स्पष्ट द्वी यह भूलसे छपा दे। 


हे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लेकर हिसा करे, तो उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। जो अहिंसा समझकर हिसा करता 
है, उसके छिए मोक्षकी गुंजाइश थोड़ी-बहुत है, किन्तु अहिसाकी आड़ छेकर हिंसा 
करनेवालेके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ढ 
कल तरह कहा कि “ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थ ”। इसी तरह अनेक मर्या- 
दाओंमें बंधकर युद्ध करनेके लिए कहा ग्रया। 
ये में सतमिदं नित्यमनृतिष्ठन्ति मानवाः। 
श्रढ्वावन्तोहनसुयन्तो भुच्यन्ते लेईपि कर्मभिः।। (३,३१) 
जो व्यक्ति सदा मेरे इस अभिप्रायका अनुसरण करता है, श्रद्धाभाव रखकर 
और राग-द्वेषसे रहित होकर काम करता हुआ भी वह कमोसे मुक्त हो जाता है। 
कत्तव्य-कर्मोको करना ही युद्ध करना है। कमें-मात्रमें चुनाव तो करना ही पड़ता है। 
अर्थात्‌ कर्म-मात्र संघर्ष है। यदि तू सब-कुछ क्ृष्णापपण कर देगा, राग-देषरहित होकर 
कर्म करेगा और उन कामोंकों श्रद्धाक साथ भगवानकों सौंप देगा, तो इस इन्द्रमे 
पड़नेपर भी तू ढंद्वातीत कहलायेगा। सब-कुछ भगवानके ऊपर डाछ देगा तो तुझे 
पाप-पुण्य नहीं छुएँगे। भगवान माँकी तरह निविकार भावसे वामनके रूपमें हमारे 
पास आता है और भीख माँगता है कि मुझे सव-कुछ सौंप दो। जो व्यक्ति सारे 
राग-द्वेष छोड़कर किसीका पक्षपात किये विना मेरे मतके अनुसार चलता है, वह 
कर्म-मात्रसे छुटकारा पा जाता है। 


[५६ | 
गुरुवार, २९ अप्रैल, १९२६ 
ये त्वेतवध्यसूयन्तों नानुतिष्ठन्ति मे सतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ (३,३१२) 
जो कत्तंव्य-कर्म नहीं करते, दोषयुक्त और पापयुक्त आचरण करते हैं, चक्रका 
अनुसरण नहीं करते, वे बिलकुल मूढ़ हैं, नाशको प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने अपनी 
चेतना खो दी है। 
सब चेष्टते स्वस्थाः भप्रकृतेज्ञॉनवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥। (३,३३) 
जो मनुष्य ज्ञानवान है, वह भी अपनी प्रकृति और अपने स्वभावके अनुकूल 
होकर आचरण करता है। भूत-मात्र स्वभावका अनुकरण करनेवाले होते हैं। ऐसी 


प्रिस्थितिम व्यक्तिका निम्नह किस कामका १ 

इस इलोकका ऐसा अर्थ भी किया जाता है कि यदि कोई व्यविति दुष्ट ही है 
तो वह कदापि नहीं सुधर सकता है।. . .' भी इसीका उदाहरण हमारे सामने रख रही 
है। यह लड़की हमसे दूर वहाँ पड़ी हुईं है। हम उसे किस तरह सुधारे। स्वभाव वो 


१, साधन-सत्तमें नाम छोड़ दिंधा गयी दे। 


। गीता-शिक्षण ' १७५ 


मनुष्य-मात्रका ईदवरकों पहचानना है। पश्मुका स्वभाव खाना-पीना, सोना इत्यादि है। 
वह प्रातःकालमें रामका ध्यान नही कर पाता। किन्तु मनुष्य-जातिका स्वभाव तो इससे 
भिन्न ही होना चाहिए। रामदास स्वामीने ' कहा है कि सदाचार, श्रेष्ठ सदाचारका 
पंथ कदापि न छोड़ा जाये। यहाँ जो वात कही गई है वह एक अलग वात है; 
' प्रकृति यान्ति भूतानि _। जो व्यक्ति पद्मु जैसा है, दूसरा आदमी कवतक उसको 
सुधारनेका प्रयत्न करता रह सकता है। कबतक उसपर दबाव डाछा जा सकता 
है? मनृष्य केवल पशुवत्‌ आचरण करे, तो हम क्या कर सकेंगे। में इस छड़कीको 
दो चप्पलें जमा सकता था किन्तु इससे तो वह और भी हठीछी हो जाती। छेकिन 
किसी दिन यदि इसके मनमें राम आ जायें तो यह इस प्रसंगको याद करके सुघर 
सकती है। इस इलोकर्में यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य प्रयत्न न करे। सुघारनेका 
प्रयत्न तो करना ही चाहिए। किन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हम पशु ही वने 
रहेंगे और हममें कोई सुधार नहीं होगा, तो संघर्ष चछता रहेगा। उदाहरणके लिए 
शिक्षक और बाछूकको लें। यदि विद्यार्थी स्वयं शिक्षकसे कहे कि जब मुझसे कोई 
गलती हो तो आप भेरे कान पकड़ें और पीठें, तो शिक्षक इस वचनके अनुसार 
उसका कान पकड़ सकता है। 


कल अहिसाके तीन उदाहरण लिये गये थे। यह एक और. प्रकारका उदाहरण 
हुआ। ऐसे विद्यार्थी स्वयं और दूसरोंके द्वारा अपने ऊपर अंकुश रखते है। हमारे मतमें 
अनेक विकार उत्पन्न होते रह सकते हें; किन्तु हम यह इच्छा नहीं करते कि वे उत्पन्न 
होते रहें। जिस तरह हमारे भीतर रोग उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे बनाये 
रखनेकी इच्छा नहीं करते। हमारा स्वभाव तो चंगे हो जानेका है। ऐसी अवस्थामें 
वैद्य कल्याणके विचारसे उसपर चाहे जितने बन्धत क्‍यों न लगाये, रोगी उसका 
उपकार ही मानता है। किन्तु यदि मनुष्य स्वयं सुधरनेकी इच्छा ही न करे तो राजा 
उसे दण्ड देकर भी क्या कर सकता है? जो व्यक्ति अपनी मनुष्यताका नाश करके 
पशु बन गया है, उसके भीतर राम बसते हों तो भी कोई दूसरा व्यक्ति उसे 
नही सुधार सकता। हमें आशा तो नहीं छोड़नी चाहिए, फिर भी जिस मनुष्यने अपने 
स्वभावको दुष्टतामें ही दृढ़ कर छिया है, निग्नहका उसके लिए क्‍या उपयोग है। 
उसकी निष्कृति तो मरकर ही होती है। रावण मन्दोदरीसे कहता है कि मेरी रामके 
साथ दजन्रुता है; मुझे मरना ही है। अर्थात्‌ वह जो मरा सो अपने पापसे ही। 

निग्रहका अर्थ है प्रयत्त अथवा दबाव। मित्र, स्त्री, बहन, शिष्य सुधरनेकी इच्छा 
करे, तभीतक निम्नह किया जाना चाहिए। जब वह विद्रोही हो जाये तो क्‍या निग्रह 
किया जा सकता है। नंगेका बादशाह भी क्‍या बिगाड़ सकता है? उसके लिए दृूसरेके 
प्रयत्न निरर्थक हे । 

जिनके मनमें प्रेम शेष है उन्हीके प्रति सत्याग्रह किया जा सकता है। जहाँ 
प्रेम बाकी है, वहीं दवावका उपयोग हो सकता है। किन्तु जहाँ यह नहीं होता, 


१. प्त्रहवीं शताब्दीके मद्दाराष्टके सन्त । 


५ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वहाँ असहयोग ही तुलसीदासमे 
हक ही करना पड़ता है। तुरूसीदासने दुष्टके साथ असहकारकी बात 


[५७ | 


स शुक्रार, ३० भप्रैछ, १९२६ 

मनुष्यने अपने अभिमानमें ऐसा माना कि में किसीकों कैद कर सकता हैं, और 
उसपर अपना हा रख सकता हूँ। किन्तु हम देखते ही हैं कि चोरी और 
आदि नही मिटे! ऐसी अवस्थामें व्यक्ति क्या करें? उसे स्वयं अपनी ओर देखना ह> 
चाहिए । इस सेट यह अर्थ तो निकल ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपना भी मिग्रह 
न करे । वयोंकि हब कस तो हम देख ही चुके हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतु 
मत्पर: । इन्द्रियाँ इतनी बलवान हें कि वे हमें मथ डालती हैँ । उनको संयमित करने 
.." उनपर. क्रेधित होकर डंडेसे उन्हें पीटनेमें, धोड़ेकी तरह छगाम छग्राकर रखनेंमें 
और चाबुक जमानेमें -- हिंसाकी कोई वात नहीं है। [श्रीकृष्ण कहते हें] जो व्यक्ति 
मेरा ध्यान रखकर स्थिरभावसे इच्द्रियोंको वढ़में रखता है वह समाधिस्थ है। इसके 
आगे वे फिर कहते हैं 'तस्माथ्स्य महावाहो निगृहीतानि सर्वश्ञ:।' 

निग्रहका अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्तिका हमें वलूपूर्वक अनुशासित रखना। 
यदि यह वात अर्जुनको उद्देश्य करके कही गई हो तो इसका यह अर्थ होगा कि यदि 
तू ऐसा मानता हो कि तू अपनी सैनापर निग्नह रख सकेगा तो सेना तेरे निग्नहको 
भाननेवाली नहीं है। क्योंकि उसका मन तेरे साथ नहीं है, छड़ाईके साथ हैं। तू युद्धसे 
पराइमुख होकर सेनाको वर्णसंकर और चरित्रश्नष्ट वना देगा। 


इच्दियस्पेन्द्रियस्यारं रागहेयों व्यवस्थितों । 
तयोर्म वशमायच्छेतों ह्यस्थ परिपन्यिनों॥ (३,३२४) 
और राग-देषका यह जोड़ा सदा एक-दूसरेका साथ देता है। इन्द्रियाँ अपने-अपने 

अर्थक्ति विषयमें राग-द्रेषमें पड़ी हुई ही होती हैं। इस राग और ढेपके वश्यमें नहीं 
आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रास्तेमें बैठे हुए चोर हैँ। हम कहीं भी जायें, ये 
हमारी सारी कमाई छूट के जानेकी ताकमें हमारे पीछे-पीछे फिरते हैं। इस तरह व्यक्ति- 
के लिए प्रयत्नका तो पूरा-पूरा अवकाश है। इतना ही नहीं, प्रयत्न उसका धर्म है। 
भरपूर प्रयत्न कर खुकनेके वाद भी सफलता ने मिल्ले तो उक्त इलोकका ध्यान था 
सकता है और अथक प्रयत्न करनेके वाद मनमें यह भी आ सकता है कि अब आगे 
चल ही नहीं सकते; किन्तु है यह वृत्ति निरर्थक। प्रयत्न तो सतत चलते ही रहना 
चाहिए। दूटकर गिर पड़नेतक अयत करना ही है और उस समय भी यह आगा 
रखनी है कि प्रयत्न सफले होगा। जो स्त्री, पुर्ष अथवा बालक ऊपरके 
आड़ लेकर हाथपर हाथ धरकर बैठ जायेंगे वे ईववरके निकट चोर ठहरेंगे। वे 


१, भमिप्राप कदाचित, “ दुष्ट संग जर्मि देढि विधाता ” से है। इसमें दुएते सम्बन्ध व रखनेकी गात 
सूचित द्वोती दे । 


'गीता-जिक्षण १७७ 


मोतीके लिए जीवनकी आज्ञा छोड़कर सागरमें कूद पड़ते हे ।!” इस पंक्तिमें प्रयत्न- 
की सीमा सूचित की गईं है। 

श्रेधान्‌ स्वथर्मो तिगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितातु । 

स्वघर्मं निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः।! (३,३५) 


यदि हमारा धर्म विगुण हो और दूसरेका धर्म उत्तम हो, तो भी स्वधर्म हो 
अच्छा है। स्वधर्ममें मृत्यु श्रेयस्कर है। दुसरेका धर्म भयानक है। अपने घर्मके विपयमें 
सम्पूर्ण पुरुषार्थ किया जाये। दूसरेके धर्ममें पुरुषार्थ बिलकुल ही न किया जाये। वम्बई- 
के महलमें जाकर सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न भयानक है, जब कि यहाँ रहकर सन्तोप 
मानना सुखकी निश्ञानी है। 

[५८ | 
शनिवार, १ मई, १९२६ 

सच बोरकना एक सामान्य धर्म है। कुछ विशेष धर्म भी होते हे। उन्हें हम 
अपना-अपना धर्म कह सकते हैं। मान छो किसीका धर्म पाखाना साफ करना है। जो 
हिसाब-किताब रखता है, उसके कामके प्रति इसे दोष-भावना नहीं रखनी चाहिए। 
पाखानेको अपने बरतनोंकी तरह स्वच्छ करनेवाला व्यक्ति अपने धर्ंको उत्तम रीतिसे 
निबाहता है। अर्जुन जंगलमें बैठकर मारा जपनेका विचार करे तो वह उसके लिए 
योग्य नही है। उसका धर्म तो दात्रुओंकी मारना ही था। यह किसी ऋषिके लिए 
धर्म है किन्तु उसके लिए तो अधर्म ही है। हमारा घर्म हछका माना जाये तो भी वही 
उत्तम है। [कृष्ण कहते हें; | तु इस तरह अहंकारयुक्त बात क्‍यों कहता है। “ शकट 
नो भार जेम इवानताणे ”। यदि तेरे घर्म-पालनमें से किसी पापकी निष्पत्ति हो, तो उसे 
में अपने ऊपर ले लूगा। भरतने रामचन्द्रके बन॒वासकी अवधिमें राज्य नही किया, 
किन्तु निमित्त तो वे बनें। राज्य रामचन्द्रजीकी पादुकाने किया। सारा राजकाज राम- 
चन्द्रजीकी ओरसे भरतजीनें चलाया। वे एक क्षणके लिए भी रामकी याद नही 
भूलते थे। इसी तरह कृष्ण अर्जुनसे कहते हें कि तुझे राजपाट मिले, तो भी ऐसा 
किस लिए मानता है कि वह तुझे मिलेगा। यदि तू अपने करमंका कोई भी फल 
प्राप्त न करना चाहे, तब तो युद्ध तेरा धर्म ही है। तुझे तो केवल निमित्त बनकर 
रहना है। 

अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छल्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः॥। (३,१३६) 

अनिच्छा रहते हुए भी हे कृष्ण ! किसकी प्रेरणासे मनृष्य पाप करता है? लगता 
है, मानो उसे पाप करनेपर विवश्ञ किया जाता है। पापके लिए प्रेरित कौन करता है, 
इसका जो जवाब कृष्ण देते हैं, उसका विचार कर करेंगे। 


१, गुजराती कवि प्रीतम (१७२०-१७९८) की प॑क्ति। “ सिन्धु भध्ये मोती छेवा मांही पड़या मरजीवा 
जोने ह। | 


३२-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाइसय॑ 
[५९] 


॥॒ रविवार, २ मई, १९२६ 
भला भनृष्यको जबरदस्ती उछठटे मार्गपर क्‍यों खींचा जाता है? 


कास एप ऋष एब रजोगूणसमुद्भवः। 
महाझ्नों महापाष्मा विद्धययेनभिह वेरिणम्‌ ॥॥ (३,३७) 
श्रीकृष्णने कहा कि इसका उत्तर सीधा है। बालक स्कूछ जानेंसे इतकार करता 

है। क्या कारण है कि उसकी वहाँ जानेकी इच्छा नहीं होती? बह वहाँ नहीं जाना 
चाहता, क्योंकि वह किसी भग्रोड़े वच्चेके साथ खेलता रहना चाहता है अथवा कोई 
उपद्रव करनेंका विचार कर रहा है। इसमें पहला काम प्रेरक हैं और उल्हा काम 
करनेकी जो बात है, वह कुविचार है। एक अन्य तत्त्व है कोध । काम्य वस्तु ने मिलमे- 
पर क्रोध होता है। ऋरेधकी उत्पत्ति रजोगुणसे है। इस तरह मनृष्यसे ये दो बड़े शत्रु 
पाप करवाते हैं। काम और रामका शासन एक-दूसरेसे विछकुल अरूग-अलग है। जो 
व्यवित ' रामअमलयें [नशेमें | राता माता ' होगा, वही ईइवरकी छीछा समझेगा और जो 
काम और ओषमें ड्बा रहेगा वह रामकी लीछा नहीं देख सकेगा। उसे शैतानकी 
लीला दिखाई पड़ेगी । काम तो क्ुम्भकरणकी तरह मुँह-खोल़े शिकार निगलतेके लिए बैठा 
ही है। जब उसकी तृप्ति नहीं होती तो वह क्रोबसे भर जाता हैं। अर्जुनसे श्रीक्षष्ण 
कहते हैँ कि अपने इस बैरीको समझ । ये दोनों एक ही हैँ। इसलिए दोनोंके लिए एक- 
वचन ' एनम्‌ ' शब्दका उपयोग किया। 


धूमेनान्नियते वह्लियंथादक्ों मलेन च। 
पथोत्वनावतों गर्भस्तया तेनेदसावृतम्‌ ॥। (३:२८) 
जैसे घुएँसे अग्नि ढेंक जाती है, अथवा मैलसे दर्पण ढक जाता है, अथवा जैसे 
गर्भके ऊपर झिल्ली चढ़ जाती है वैसे ही इनसे ज्ञानपर परदा पड़ जाता है। धुआँ तो 
थोड़ी ही देरका होता है। वह उड़ा कि अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हुई। दर्षणके 
ऊपर छगे हुए मैलकों साफ करना पड़ता है, तभी वह काम देता है। अछबत्ता इतना 
भालूम हो कि वह दर्षण है। और झिल्लीमें छुपा हुआ गर्भ स्वयं तो कुछ कर ही 
नहीं सकता। वह तो रो भी नहीं सकता। काम और कऋषघसे व्याप्त मनृष्यकी ये 
तीन स्थितियाँ होती हैं। 
आवुर्त झ्ञानमेतेन ज्ञानिनों वित्यबरिणा। 
कासरूपेण कौत्तेय दृष्पूरेणानल्रेत च॥ (३५३९) 
इस तरह मनुष्यके-ज्ञानीके-श्ञानके इस नित्य कत्रुसे ज्ञान ठेका हुआ हैं। यह 
लित्य शत्रु कैसा है? यह कामरूप अस्नि दुष्यूर है। कभी तृप्त नहीं होती। यह काम 
ज्ञानीका भी शत्रु है। 


! गीता-निक्षण ! १७९ 


[६०] 
मंगलवार, ४ मई, १९२६ 
इन्द्रियणि मनो बुद्धिरस्पाधिष्ठानमुच्यते। 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य बेहितम्‌ ।। (३,४०) 
हमारे भीतर जो कामरूपी शत्रु निवास करता है उसका अधिष्ठान दस इन्द्रियाँ, 


मन और वुद्धि है और इन्हींके द्वारा यह काम देहीके ज्ञानको ढाँककर उसे मोहपग्रस्त 
कर देता है। 


तस्मात्त्वमिन्द्रिधाण्यादी नियमस्प भरतर्षभ। 
पाप्मानं भ्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञानन/।शनम्‌ ।। (३,४१) 


इसलिए हे अर्जुन, पहले इन्द्रियोंका नियमन करके इस पापीको भस्म कर । क्‍योंकि 
यह हात्रु ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ शास्त्र इत्यादि बाँचनेके बाद उत्पन्नहुए अनुभवों 
आदिको भी नष्ट कर देता है। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिच्द्रियेन्यः पर सनः। 
सनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ (३,४२) 
अब पुृथक्‍्करण करते हेँ। यह बात तो सच है कि इन्द्रियाँ वछवान हे --बे 
शरीरको पछाड़ देती हे। मन उनसे बलवान है और मनसे बलवान है वुद्धि। बुद्धिसे 
भी बढ़कर है शरीरमें स्थित आत्मा। इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि ये तीनों काम और 
क्रोघके अधिष्ठान हैँ। किन्तु इन सबसे बढ़कर तो तू स्वयं है। जहाँ छात्रु छुपा हुआ 
बैठा है, यदि हम उस स्थानपर कब्जा कर हछें तो हम क्त्रुका वध करनेमें समर्थ 
हो जायेंगे, अथवा फिर वह शत्रु उस जगहकों छोड़कर भाग जायेगा । सम्भव है 
कभी-कभी हम सबके स्वामी परमात्माको बिलकुल भूछ जायें। किन्तु इसकी कोई 
चिन्ता नही क्योंकि जिस क्षण हमें उसका स्मरण होगा हम इन सबको जीत छे 
सकते है। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तस्पात्मानमात्मना। 
जहि छात्रुं महावाहो कामरूप॑ दुरासदम्‌॥ (३,४३) 


है महाबाहो, आत्माके द्वारा आत्माको जीतकर इस कामरूपी शत्रुका नियमन 
करके और यह समझकर कि यह बुद्धिसे भी सूक्ष्म वस्तु है, इसे पराजित कर। 

“ आत्माके द्वारा आत्माको जीतकर “का अर्थ यह हुआ कि मनमें जो नीची 
वृत्तियाँ-- आसुरी वृत्तियाँ पड़ी हुई हें, उन्हें आत्माके द्वारा अर्थात्‌ दैवी वृत्तिके द्वारा 
वशमें कर। दूसरे शब्दोंमें स्वार्थनो परमार्थके द्वारा वशमें करके अपनी बुद्धिसे यह 
समझकर कि तू स्वयं ही सब-कुछ है, इस किलेपर फतह पा। इन्द्रियाँ हारपाल हें, 
मन प्रधान है। उसके पास इन्द्रियाँ जों समाचार छाती हे, वह समाचार मन बुढिके 
पास छे जाता है और बुद्धि हुकम देती है। किन्तु यदि हमें अपना स्वामित्व अपने 


१८० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय॑ 

हाथमें रखना होतो पहले मन, वृद्धि और इन्द्रियोंको जिन्हें हमने 

बना रखा है, जीतना होगा। जिस तरह हिन्दुस्तानमें मल ओ 20048 
बेठे हुए हैं अक के हैं कि हम उन्हींका दिया खाते हें। है 

त | घंटे जाग्रत रहना है। जिसकी आत्मा 

है कह हर घड़ी जाग्रत रहती 
है, _उसे स्वप्न भी नहीं आते। किन्तु यदि हम नींदके दास वन जायें, तो स्वप्न 
आयेंगे ही। इस तरह कृष्ण अर्जुनकों अमय-दान देते हैं कि यदि तू निरन्‍्तर सतक 
रहेगा तो फिर उस परिस्थितिमें भीतर अथवा वाहरका कोई भी चोर उपद्रव नहीं 
कर सकेगा। जबतक हम अपने शरीरपर सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर छेते, 


तबतक जो हम नहीं चाहते, ऐसी वस्तु भी शरीर माँगता है और हम अपना स्वत्व 
खो देते हें। 


[६१] 


बुबवार, ५ मई, १९२६ 
यदि हम दुष्टसे-दुष्ट व्यक्तिके साथ भी योग्य व्यवहार करना चाहें, तो हमें यह 
मानकर चलना चाहिए कि उसका इरादा बुरा नहीं है; हृदयके भीतर कही उसकी 
भावना अच्छी होनी ही चाहिए। आत्माका गुण क्रो करना इत्यादि नहीं है। उसका 
गुण तो अलिप्त रहना है। थोड़े अथवा अधिक अंशमें क्रोव और कामको न जीत 
पानेकी अवस्थामें हमें चाहिए कि यदि वे हमपर आक्रमण करें तो हम उन्हें वरदाइत 
कर लें। 
चोरके प्रति हमारा धर्म क्या हो, इस बातका अभीतक कोई नियम नहीं बनाया 
जा सका है। किन्तु हमें इतना तो याद रखना ही चाहिए कि चोरके प्रति हमारा 
घम्म प्रेम रखनेका है। उसे प्रेमसे किस तरह जीता जा सकता है यह जानना हमारा 
कत्तंव्य है। हमें मान छेना चाहिए कि चोरी करना मनुष्यका स्वभाव नहीं है। बुद्धिके 
आधारपर भी हमें इतना भरोसा रखना चाहिए कि संसारमें ऐसा कोई है ही नहीं 
कि जो कभी-न-कभी सुघर न सकता हो। प्रेममें एक आकर्षण होता है! विज्ञान 
कहता है कि घूलमें भी आकर्षण-शक्ति है। घूलके प्रत्येक कणमें एक तरहकी आकर्षण- 
धाक्ति पड़ी हुईं है। इसीलिए मीरावाईने प्रेमके वन्धनकी वात की। कच्चे धागेकी अपेक्षा 
प्रेमका यह वन्चन अधिक बड़ा है। हम अपनी कोई चीज खो देनेपर आवेश अथवा 
क्रोधमें क्‍यों आ जायें ? 
तीसरे अध्यायमें यह योग बताया ग्रया। कार्य तो निरन्तर होते रहते हैं। 
पृथ्वीका यह गोला गोल-गोल घूमता ही रहता है। इसी तरह शरीरकों भी निरन्तर 
चलाते रहनेके सिवाय कोई गति नहीं है। प्रशनन उठता है कि तव हम कर्म-वन्वनसे 
किस तरह छूटें। “गीता का उत्तर है कि राग-ढेष न रखें तो कर्म-वन्धन बाधक 


नहीं होता । 


“गीता-शिक्षण * १८१ 
अध्याय ४ 


इसमें विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह सनरिक्षवाकघेधन्नवीत्‌ । (४,१) 


यह सुन्दर अव्यय योग मेंते पहले विवस्वानकों बताया था। उसने मनुको 
बताया और भनुनें इक्षवाकुकों। 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं॑ राजपषंयो विदुः। 
स॑ कालेनह महता योगो नष्ट: परंतप॥ (४,२) 
राजषिगण परम्परासे चलते आतेवाला यह योग जानते थे। काछके प्रभावसे यह 
नष्ठ हो गया है। 
कृष्ण कहते हैं, कर्म तो हम करते ही रहते हैं। ईश्वरने हमें इस कर्मे-चक्रपर 
बिठारू दिया है और वह कुम्हारकी तरह हमें घुमा रहा है और नये-तये घड़े तैयार 
करता जा रहा है। यह प्राचीन कालसे चला आ रहा है, किन्तु वर्तमान कालमें नष्ट 
हो गया है। आदमी राग-द्वेष रहित होकर कार्य करना भूल गया है। नहीं तो हमें 
इस युद्धका साक्षी ही न होना पड़ता । 
स एवायं मया तेष्छ योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्‍तो$सि मे सखा चेति रहस्यं झोतवुत्तमम्‌ ॥॥ (४,३) 
मेने आज वही पुरातन योग तुझे बताया, क्योंकि तू मेरा भक्त है, भेरा मित्र 
है; और यह रहस्य उत्तम है। 
उत्तम वस्तु भक्तको दी जाती है, क्योंकि वह उसका उपयोग जग्तूके कल्याण- 
की दृष्टिसे करेगा। 


[६२ | 
गुरुवार, ६ मई, १९२६ 
क्ृष्णने अर्जुनसे कहा कि यह प्राचीन योग है। मेने इसे पहले विवस्वानको, 
विवस्वानने मनुको और उसने इक्ष्वाकुकों बताया था। इसलिए गर्जुन पूछता है कि 
हम तो आजके युगके हैं और फिर भी आपने ही इसे सबसे पहले कहा, यह विसंगत 
जान पड़ता है। 
अपरं भवतों जन्म पर जन्म विवस्वतः। 
कथमेतहिजामीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥॥। (४,४) 


हम लोगोंका जन्म आजका है। तब फिर यह बात कि फल्ेच्छारहित कर्म 
करना चाहिए, आपने ही सर्वप्रथम कही, सो कैसे सम्भव है। 


(८९ सम्पूर्ण गांवी वाहइुमय 


बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। 
तान्यहूं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ (४,५) 
मेरे अनेक जन्म हो चुके हें और तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैँ। में इन 
सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता। 
जब हम चौरासी छाख योनियोंकी वात करते हैं; तव फिर पहले अनेक जत्मोके 
ग्रहण करनेकी बात उसमें आ ही जाती है। हम वृद्धिके सहारे यह भी कहते हैँ कि 
मरण पुराने घरसे एक नये घरमें जानें जैसा है। किन्तु यह वात निश्चयपूर्वक तो 
वही व्यक्ति कह सकता है जिसे पूर्वजन्मका स्मरण हो | श्रीक्ृप्णने यहाँ स्पप्ट ही बह 
कहा है कि स्वयं योगी होनेके कारण उन्हें अपने पूर्वजन्मकी थाद है। अर्जुनकों नहीं 
है! कृष्णकों ऐसा कहना शोभा देता है, हमें नहीं। 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतावामीदवरो४पि सन्‌। 
प्रकृति स्वाम्धिष्ठाय संभवास्पात्ममायया।॥। (४,६) 


मेरे लिए जन्म नहीं है। मुझमें जो आत्मतत्त्व है वह अनादि और अजत्मा 
है। ऐसा होते हुए भी और प्राणि-मात्रका ईश्वर होते हुए भी में अपनी अ्रक्ृतिका 
अवलूम्बन लेकर आत्माकी भायाके सहारे उत्पन्न होता हूँ अर्थात्‌ अवतार छेता हूँ। 

हिन्दू धर्ममें अवतारोंका क्‍या स्थान है, इसे केकर हमें कठिनाईका अनुभव हो 
सकता है। अवतारका अर्थ नीचे आना है। हम नीचे आये तो ईदवर भी तीच आया। 
ईंदवर वस्तु-मात्रमें है, यह सव ईदवरकी माया है। हम जिन वस्तुओंकों छू सकते 
हैं -- देह और अन्य पाशिव वस्तुएँ, वे सब एक ही स्थानपर और एक ही काहमें 
हेँ। किन्तु आत्मा तो अज है, वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक कालमें है। हमें इसका 
अनुभव नहीं होता। हमें यदि केवल बुद्धि अथवा श्रद्धांके वछपर ईद्वर-तत्त्तकों जानना 
हो तो हमें आत्माका ज्ञान होता चाहिए। यह आत्मा क्या दस्चु हैं। जबवतक हम 
भज्ञानमें हैं तवतक बह आकाणसे भी अधिक दूरीपर है; और बान प्राप्त द्दो जाने- 
पर, कहा जा सकता है कि वह हमसे एक इंचकी दूरीपर भी नहीं है। इससे हम 
जन्मे हैं और इसीके लिए हम जीवित हैं! अत्य सभी कुछ तू है, यदि ऐसा मार्ते 
तो 'में ही तू है, और तू ही में हूँ।” किन्तु यह तो भहंकारमबून्य होनेपर ही जा 
सकता है! अन्ततोगत्वा अँगूठी और गछेका हार दोनों ही स्वर्ण हें; नाम और ्व्य 
तो क्षण-भरके लिए हैं। नाम और रूप मृगजर हैं। किन्तु इनका नाता हो जानेपर 
जो तत्त्व वच रहता है, वह एक ही है। कर 

इसलिए श्रीकृष्ण कहते हैँ कि में अजन्मा होते हुए भी, जीवोंका स्वार्मी हर हुए 
भी अवतार लेता हूँ। आत्माका तो यही स्वभाव हैं। यदि हमें इस सत्यकी अनुभूति 
हो जाये, तो हमारा आचरण आत्माके स्वभावके अनुसार ही हुआ करे। जन्म लेगेप: 
भी, जन्म नहीं लिया है, हम इस प्रकारका वाचरण करें | यदि आत्मा-मात्र एक 3 
तो एक आत्माके जन्म छेनेका अर्थ सभी आत्माओंका जन्म छेना हो गया। और ये दे 
अन्य सब आत्माओंने जन्म के छिया तो एक आत्माने ही जन्म लिया -- यह त्मझम 


 गीता-शिक्षण * १८३ 


न आने-जैसी कठिन वात है। यही माया है। इसी मायाके कारण में समय-समयपर 
जन्म छेता हैँ। 

हम जहाँतक बुद्धि जा सकती है, वहीतक तो सोच सकते हैं। तब फिर 
अवतारका क्‍या मतलव समझें। यह नहीं कि ईइवर ऊपरसे नीचे उतरता है। अवतार 
तो हम सभी छेते हैँ। यदि बिना अभिमानके कहा जा सके तो यह ठीक है। देहमें 
निवास करनेवाला आत्मा-मात्र एक ही शक्तिसे ओतप्रोत है। यद्यपि वाह्य रूपके 
कारण हमें भेदकी प्रतीति होती है किन्तु यदि हमें ज्ञान हो जाये तो फिर सब एक 
हैं। भज्ञानावस्थामें अलग-अलग हैं। वास्तवमें अनेक नहीं, एक ही है। 

इस आत्मतत्त्वका विचार करते हुए मारना-मरना, क्रोधित होता आदि सब 
समाप्त हो जाता है। यह बात समझमें आ सकती है कि हमें मारनेवाल्ला अपनेको 
भी चोट पहुँचाता है। 

“अवतार लेता हूँ” ऐसा कहना छौकिक भाषाका उपयोग है। ईह्वर आत्मारूप 
है, इसलिए उसके अवतार छेने या जन्मनेकी बात नहीं हो सकती। वह तो जैसा है, 
वैसा है। छौकिक दृष्टिसे हम किसीमें कोई विशेष विभूति देखते हैं और उसे अवतार 
कहते हैं । ईश्वरकी भाषामें अवतार-जैसी कोई वस्तु नहीं है। हमारी भाषामें अवतार- 
जैसी वस्तु है। 


[६३ | 
झुक्रार, ७ मई, १९२६ 
अर्जुनने पूछा कि आपने मुझसे पहले अनेक छोगोंकों यह योग बताया है, यह 
कैसे सम्भव हुआ ? कृष्णने जवाब दिया कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गये हें। 
उनके बारेमें में जानता हूँ, तू नहीं जानता। में अजल्मा, अव्यय, प्राणि-मात्रका ईदवर 
और अन्‍्तर्यामी हूँ, फिर भी अपनी प्रकृतिका आश्रय छेकर मायाकी झक्तिसे इस 
पृथ्वीपर आता हूँ। 
इसके बाद वे बताते हैं कि ईश्बरका अवतार कब होता है: 


यदा यदा हि धर्मेस्प ग्लानिर्भवति भारत। 
अस्युत्यानसघमस्य तदात्मान॑ सूजामस्यहम्‌।। (४,७) 
जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मकी वृद्धि होती है तब-तव में अपनेको 
जन्म देता हूँ, में स्वयं पृथ्वीपर उतरता हूँ। 
ऐसा कहकर ईइवरने सारे संसारको आइवासन दिया है। यदि घमेंकी ग्लामि 
हो और ईइवर सोता रहे, तब तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इस क्लिकालमें 
जितना करते हैं, सब उल्टा हो जाता है। हिल्दू-मुसछमान लड़ते ही रहते हैं। तब 
फिर कोई क्या करे? मुझे बड़ा मोह था कि हिन्दू मुसछमान न छड़ें; में इसके लिए 
जुटा रहा किन्तु मुझसे कुछ भी नहीं ववा। तव क्‍या इनके वीचमें झगड़ा हुआ ही 
करेगा ? नही; ऐसा नहीं है। यदि आदमी मर्यादा छोड़कर विषयोमें पड़ा रहेगा, तो 
क्या ईदवर उस परिस्थितिको चलने देगा। ईश्वर कहता है कि यत्किचित्‌ विषयोमें 


१८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पड़े रहोगे तो में बर्दाइत कर छूँगा; क्योंकि उसमें से तो तुम स्वयं आयोगे 

इसी तरह थोड़े-बहुत झगड़ते रहोगे तो वर्दाइत कर छूँगा और का 
अवतार नहीं लूँगा। परन्तु यदि हम सारी मर्यादा छोड़कर छड़ें, मन्दिरोंको तो 
अमर्यादित प्राण-हानि करें, तो कहा जायेगा कि घर्मकी उछानि हो गई। यह तो 
धर्मके नामपर अन्याय होगा । उपद्रव और अधर्मका बढ़ना कहछायेगा। ईश्वर ऐसे 
समय भनुष्यसे कहता है कि तुम निराश न वनों। यह भी ठीक है कि तुम कुछ 
भी नहीं कर सकते। लाचारीकी इस भावनाकी प्रतीतिके द्वारा में तुम्हारे गरवंका 
पूरा हरण कर लूँगा। सूरदासने कहा कि में नाच-ताचकर थक गया हैँ, भव मुझे 
बचाओ। * इसी तरह जब मनुष्य ग्वेमें भरकर यह कहता है कि 'में इसे कहूँगा, में 
इसे करूँगा” तब भगवान उसके अभिमानका हरण करते हेँ। तिसपर भी भगवानने 
मानवकों इतना अभिवचन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि यदि तुम नहीं करोगे, तो 
अमुक काम पड़ा ही रह जायेगा। मानना यह चाहिए कि मुझसे नहीं वना तो इसे 
ईश्वर करेगा। इसीलिए ईदवरने कहा कि जव जरूरत पड़ती है, तव में पृथ्वीपर आाता 
हूँ । ईद्वर आकर सव ठीक कर हछेता है । काम न हो तो ईदवरकी छाज जाती 
है। जो व्यक्ति उसका गुाम होकर बैठ गया है, काम न हो तो उसकी छाज कैसे 
जायेगी। गुलाम जो-कुछ पहनता-ओढ़ता है, उसपर से परीक्षा तो उसके मालिककी ही 
होती है। इसलिए ईइवर धर्मकी ग्लानि कैसे होने देगा? अवर्मका उपद्रव चलता ही 
चला जाये तो उससे ईशइ्वरकी लाज जाती है, इसलिए उसको तो आना ही पड़ेगा। 


परित्राणाय साधूनां विनाश्ाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मंसंस्थापनार्थाय संभवासि युगे युग॥। (४,८) 
सज्जनोंका रक्षण करनेके लिए, दुष्टोंका विनाश करनेके छिए और धर्मकी 
संस्थापनाके निमित्त में समय-समयपर जन्म छेता हूँ -- अवतार छेता हूँ । ईगवरने हमें 
बताया है कि तू तो कुछ करता ही नहीं है; में भी कुछ नहीं करता । तब फिर दुष्टोंका 
विनाश कौन करता है और किस प्रकार उनका नाश होता है। 
ईदवरका अनिवायें नियम है कि कर्म निष्फल नहीं जाता । आदमीका निष्काम 
भावनासे कर्म करना एक वात है और कम्मका निष्फल न जाना दूसरी वात है। 
कर्मका फछ न भोगना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। किन्तु यदि व्यक्ति तटस्थ रहे तो 
कर्म भोगते हुए भी वह उसे नहीं भोगता। तथापि फल तो भोगना ही पढ़ता है। 
कर्म माफ किये ही नहीं जाते । इस तरह दुष्टकी दुष्टता ही उसके विनाशका कारण 
है। जगतूमें एक मारता है, दूसरा मरता है, यह तो निमित्त-मात्र है। अर्जुन धनुर्वर 
और शूरवीर था। उसने लोगोंका संहार किया, किन्तु ऐसा नहीं है कि बर्जुनके 
बलने दुर्योधनको मारा हो। दुर्योधन तो अपने पापसे ही मरा। इसीलिए कहावत 
प्रचलित है कि पापका घड़ा फूटठे बिना नहीं रहता। ईइवर ऊपरसे नीचे आकर 
भारकाट कर देता है तो वह हमारे जैसा ही मूर्ख हुआ। किन्तु वात ऐसी नहीं है। 


१. इंगित “ भव मैं नाच्यों बहुत गुपाल” वाके पदकी ओर दे। सूर सागर 


“गीता-जगिक्षण * १८५ 


यदि हम आशावादी वर्नें और ईइ्वरके नियमको समझें, तो समझ जायेंगे कि दुप्टोका 
नाश उनके अपने पापसे ही होगा। 

दुष्टोंके नावका अथे दुष्ठोंके शरीरका नाश भी नहीं है। घरीर तो जैसे 
दुष्टोंके वैसे अच्छोंके भी नष्ठ होंगे। कोई भक्त होते हुए भी जवानीमें मर जाता है 
और दुष्ट छिह्त्तर वर्षका होकर मरता है। इसलिए क्‍या हम ऐसा कहेंगे कि इसमें 
ईदवरका अन्याय है। केसर भकतको काले साँपने काट लिया और वह मर गया। 
इसलिए क्‍या हम यह मानेंगे कि वह दुष्ट था। केसर भक्‍त तो साधु था। वह 
एक निरक्षर मजदूर होते हुए भी भकक्‍त था; प्रामाणिक था। किसीकी अकाल मृत्यु 
हो जाये और इसीसे हम उसे दुष्ट मानें तो इससे हम नीचे गिरेंगे। 

अलबत्ता सज्जन पुरुष एक दृष्टिसि मरता ही नहीं है। क्योंकि हम उसके गुण- 
गान तो निरन्तर करते ही रहते हे। रामकी गाथा सभी गाते है। रावणकी कथा 
कोई नहीं गाता। हम रावणको याद करते ही हैं, तो इस दृष्टिसे कि उसके दोप 
छोड़ें, उन दोषोंसे दूर भागें। किन्तु गुणोंके तो हम गीत गाते हैं, उन्हें आत्मसात्‌ करते 
हूँ, अपने भीतर उतारते चले जाते हे । इस तरह गुणोंकी तो वृद्धि ही होती रहती है। 
गुण तो अमर है । परिस्थिति जगतमें इससे उलटी दिखाई देती है; किन्तु यह ईदवरकी 
माया है। गुण प्रयत्न करनेसे बढ़ते हे और अवगुण बिना प्रयत्नके बढ़ते है, यह सच 
है। किन्तु अन्ततोग्त्वा अवगुणोंका नाश और गुणोंकी वृद्धि ही सिद्ध है। इससे जो 
उल्टा दृष्टिगोचर होता है, वह माया है। यदि परिस्थिति ऐसी न हो तो विनाज्ञाय च 
दुष्कृताम्‌ू” वचन मिथ्या हो जायेंगे। 

ऊपर नाशसे आशय शरीर-नाश नहीं है। अन्त समयतक मनमें रहनेवाली 
वासनाके कारण व्यक्ति फिर जन्म छेता है। साधु पुरुषके लिए जन्म नहीं है, ऐसा 
कहा अवश्य; किन्तु यह तभी जब साधु गुणातीत हो जाये। अच्छे और बुरे गुणोंसे 
परे, गुणरहित एक स्थिति है। यह खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है, मोक्षकी 
स्थिति है, सदा वनी रहनेवाली स्थिति है। किन्तु ईदवरने यहाँ जो कहा है सो यह 
कहा है कि साधुताका नाश होता ही नहीं है। नाश दुष्ठताका होता है और अवश्य 
होता है। जब ऐसा जान पड़ता है कि दुष्टता जगत-भरमें व्याप्त हो गई है, तब 
में अन्तर्यामी प्रकट होकर यह दिखाता हूँ कि नही; बात ऐसी नहीं है। ' दिखाता 
हूँ" का अर्थ है स्वयं क्रियाके द्वारा पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करता हूँ। जगतर्मे जब दुष्टता 
व्याप्त हो जाती है, तव ईश्वर मनुष्यको प्रेरणा देता है कि थोड़ा-बहुत अच्छा होनेसे 
काम नही चलेगा, तपदचर्याके द्वारा तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा। इतना अच्छा 
होना पड़ेगा कि तुम ईश्वरके पूर्ण अंश कहला सको। श्रीकृष्ण इसी तरह पूर्णावतार 
कहलाये | यहाँ ईश्वरने मनुष्यकों आश्वस्त किया है कि जब धर्मकी ग्लानि होती है 
और अधर्म बढ़ जाता है, तब में जन्म लेकर साधुओंकी रक्षा करता हूँ, दुष्टोंका 
नाश करता हूँ और धम्मकी संस्थापना करता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्मका 
नाश ही नहीं होता। किन्तु यह नही कहा है कि दुष्टोंका नाश हो जाता है और 
अन्योंका अर्थात्‌ साधुओंका नाश नहीं होता। श्रीकृष्ण भगवान स्वयं चले गये; यहाँ 
तक कि उनकी अकालरू-मृत्यु हुई। 


गन सम्पूर्ण गांधी वाजमय 


जगतकोी सर्वाशमे देखें तो ज्ञात होगा कि साम्राज्य दुष्टताका नहीं है, 
साधुताका है । दुष्टता तो करोड़ों दुष्ट हों, तब चल सकती है; किन्तु 2 कर 
भी व्यक्तिमें मूविमन्त हो, तो वह साम्राज्यका उपभोग कर सकता है। अहिसाका 
इतना प्रभाव कहा गया है कि हिंसा उसके सामने आते ही ज्ञान्त पड़ जाती है। 
अहिसाके आगे पद्ु भी अपनी पश्ुता छोड़ देता है। जग़त-भरके लिए एक ही साधु 
पुरुष पर्याप्त होता है। ऐसा साधु पुरुष लोगोंके मनपर राज्य करता है, हम नहीं 
करते। क्योंकि हम तो जैसे-तैसे अपनी गाड़ी खींच रहे हैं। मेंने जिस तरहके साधु 
पुरुषका उल्लेख किया, वह लिख-भर दे तो सब-कुछ बसा ही हो जाये। ऐसा होता 
है साधुताका साम्राज्य | जहाँ दुष्टता होती है, वहाँ सब अस्त-व्यस्त हो जाता है। 
किन्तु साधुता हो तो तन्‍्त्र सुव्यवस्थित चलता है और भ्रजा सुखी रहती है। यह 
सुल खाने-पीनेका सुख नहीं, बल्कि लछोगोंके सदाचारी और सन्तोषी बननेका सुख है। 
नहीं तो व्यक्ति करोड़ोंका मालिक होते हुए भी विकल घूमता रहता है। इसे सुखकी 
निशानी नहीं कह सकते। 

इसलिए इस इलोकका अर्थ यह हुआ कि जब अधर्म व्यापक हो जाता है, तव 
कुछ लोग तपद्चर्या करते हैं और तपद्चर्याके अन्तर्में साधुताका प्रादुर्भाव होता है। 
दृष्टोंका सिर भी साधुताके सामने शुक जाता है। पशुताके ऊपर भी उसका हुक्म 
चलता है। यह एक ऐसी बात है, जो आज भी हो सकती है। जो व्यवित निर्वेर 
हो गया, सत्यकी मूर्ति बन गया, सब उसके सामने हाथ बाँधकर आ खड़े होते हें। उसे 
स्वयं कुछ नहीं कहता पड़ता। उसके इच्छा करते ही सब-कुछ हो जाता है। 

ईंदवरका त जन्म है, न मरण । अवतार भी नहीं है। जो माया दिखलाई पड़ती 
है, वह माया ही है। यहाँ इसी मायाका वर्णन किया गया है, और मनुष्यको आश्वासन 
दिया गया है कि दुष्टता क्षणिक है। साधुता शाइवत है। इसलिए हमें चाहिए कि 
हम साधुताका विकास करें और दुष्टताका विकास करनेकी थोड़ी भी कीशिश न करें । 


[६४] 
छनिवार, ८ मई, १९२६ 


भगवान मनुष्यके हृदयमें प्रेरणा उत्पन्न करके उसके द्वारा दुष्टताका संहार और 
साधुताकी स्थापना करता है। हिसाब लगायें तो दुनियामें साधुता ही हासिल वर्चे। 
यदि ऐसा न हों, तो जगतका नाश ही हो जायें। जिस कुछमें दुष्टवा बढ़ जाती है, 
उसका नाश हो जाता है, यह हम देखते हैं। जिस तरह यादव-कुलका नाश हो गया। 
उस कुलमें दुष्टता बढ़ गई थी। उसमें कृष्णका जन्म हुआ था; फिर भी यादव! 
व्यभिचारी और मद्यपायी बन गये। अच्तर्मे वे आपसमें छड़ मरे। जिसे कोई नहीं 
मार सकता, ऐसे बलछ्ली और अकड़तेवाले व्यक्तिको भी कोई-ल-कोई नीचा दिखानेवाला 
मिल जाता है। यादव-कुछमें एक भी व्यक्ति नहीं बचा। जब दुनियाम दुष्टदा 
बढ़ जाये कि साधुता और दृष्टताके जोड़नें घटानेसे दुष्टताका अंक अधिक निकले और 
दुष्टता ही शेष रह जाये, तब विनाश ही है। शरीरमें जबतक पोषक शक्ति वच रहती 


“गीता-शिक्षण ” १८७ 


है, तवतक शरीर टिकता है। इसी तरह यदि जगतमें साबुता कम पड़ जाये और 
दुष्टता उसके मानसे अधिक हो जायें तो जगतका विनाश ही हो जायेगा। इसलिए 
भगवानने कहा कि में समय-समयपर प्रकट होता हूँ। 


जन्म कर्म च॑ में दिव्यमेत्रं यो वेत्ति तत्वतः। 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोहजुन॥ (४,९) 
वह ज्ञानी इस ईदवरीय जन्म और कर्मको तात्विक दृष्टिसि समझ लेता है। देह 
छोड़नेके बाद उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता; वह मुझे पा जाता है। 
क्यों नहीं पायेगा? वह जान चुका है कि यह शरीर नाशवन्त है; फिर इसकी 
चिन्ता क्‍या करें। प्रयत्न अमर आत्माके लिए क्‍यों न करें? आत्मा इस शरीर-रूपी 
पिंजरेमें पड़ा हुआ है, अथवा शरीर-रूपी कैदखानेमें अपराधीकी तरह कद है। हमने 
गुनाह किये हैं, इसलिए शरीर-रूपी कैदमें पड़े हें। तुलसीदास और सूरदासने गाया है 
कि हमारे जैसा पतित कोई नहीं है। हम जन्मसे ही पतित हें; इसीलिए जन्म छेते 
हैँ। इस शरीर-रूपी पिंजरेमें बन्द हे, इसलिए उड़ जानेका विचार करके भी उड़ नहीं 
पाते। किन्तु यदि ईश्वरके इस दिव्य जन्म और कमेका तात्विक विचार करें, तो 
उड़ सकते हैँ। यदि हम अपने सिंह-जैसे आत्माकों पहचान लें तो सिह-जैसे ही हो 
जायें। यह कैसे सम्भव हो सकता है? यह बताते हुए कहते हे कि 
बीत रागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्िताः। 
बहुवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः॥ (४,१०) 
ईइवरके दिव्य जन्म-कर्मको जाननेवालेका राग, भय और क्रोध चला जाता है, 
वह मुझमें ही लीन रहता है। (उसका हृदय चीरकर देखो, तो भीतर राम ही निकलेंगे।) 
वह मुझपर ही निर्भर रहता है। वह ज्ञान और तपर्चयसि पवित्र हो चुका है और 
मेरे जैसा ही हो गया है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। किसीको दिव्य जन्म-कर्म- 
का ज्ञान हो गया है या नहीं, सो जाननेका यह लक्षण बताया। 


[६५ | 
रविवार, ९ मई, १९२६ 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवेव भजाम्यहम्‌ । 
सम वर्त्मानुवर्तन्ते भनुष्या: पार्थ सर्वक्षः॥। (४,११) 
छोग जिस तरह मुझे भजते है, उसी तरह में उन्हें भजता हूँ। बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सभी प्रकार भेरे मार्गका अनुसरण करते है। 
इसका यह अर्थ हुआ कि जो जैसा करता है, उसे वैसा मिलता है। जैसी 
भक्ति वैसा फल। सकाम भक्ति हो, अर्थात्‌ अमुक वस्तु मिले ऐसी इच्छासे भक्ति की 
गई हो, तो वैसी भक्तिसे जो मिर्ू सकता है वह मिल जायेगा। ऐसा नहीं कि जो 
इच्छा की हो, वह मिल जायेगा; वल्कि अर्थ यह है कि जो मिलने योग्य होगा, 
बह मिल्केगा। हम इच्छा करें कि हम ईइवर हो जायें, तो हमें ईइ्वरत्व नही मिल 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सकता। फिर भी जो-कुछ करेंगे, उसके अनुसार मिलेगा। 
चार मीछ चले, तो वहाँ जो-कुछ होगा, वह मिलेगा। बा किरोब बा क 
दूर करना चाहें, तो वह नहीं होगा। उससे तो छोटा-मोटा बुखार हट सकता है। 
जा तेल पियें और चाहें कि दस्त न लगें, तो इस इच्छाका पूरा होना सम्भव 

“ये यथामाम्‌ प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ' का यह्‌ अर्थ हुआ और इसके बाद 
कहा मम वत्मनिवतेन्ते मनुष्या: पार्थ स्वेदाः: ॥। 

सभी व्यक्ति भेरे पथका अनुसरण करते हैं। इस इलोकसे सम्बन्धित एक बात याद 
आती है। जब तिछूक महाराज जीवित थे, तब उन्होंने हिसा-अहिसाकी चर्चा करते 
हुए इसका हवाला दिया। मेंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति हमें थप्पड़ मारे, तो 
चाहिए कि हम उसे सहन कर लें। उत्तरमें उन्होंने इस इलोकको उद्धृत करते हुए 
कहा कि “गीता ' भी इस प्रकार जैसेके प्रति तैसा' करनेको कहती है! बह कहती 
है कोई व्यक्ति जिस तरह हमारे साथ बर्ताव करे, हम भी उसके साथ वैसा ही 
बर्ताव करें। उस समय मेंने उन्हें जो उत्तर दिया, में उसपर दृढ़ हूँ। मेंने कहा कि 
इस इलोकको इस तरह छागू नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जिस तरहका आचरण 
हमारे प्रति करता है, हम उसके प्रति वैसा आचरण नहीं कर सकते। यदि कोई 
व्यक्ति हमारे प्रति अयोग्य व्यवहार करता है तो हम भी उसके प्रति अयोग्य नहीं 
बन सकते। यह इलोक केवल ईइवरका नियम प्रस्तुत करता है। कृष्ण भगवानने 
कहा है कि जिस तरह मेरा भजन किया जायेगा, उसी तरह में भी भजू॑गा। इसका 
अर्थ यह हुआ कि जैसी करनी, वैसी भरनी। यदि व्यक्ति खराब काम करके अच्छे- 
की आशा रखे, तो वह सम्भव नहीं है। एकके बदले दो थप्पड़ मारनेका अधिकार 
मनुष्यको नहीं है। किन्तु संसारमें तो उछटी ही बात प्रचलित है। जैसे-जेसे सम्यता 
बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बात अधिक उलछटी होती जा रही है। जंगली लोग एकके 
बदले दो मार सकते हैं और जो उन्हें मारता है उससे बदला ले सकते हैं। असम्य 
समाजोंमें बाप-बेटेके बीच भी बहुत मधुर सम्बन्ध नहीं होते। किन्तु जहाँ पिता 
सभ्य होता है, वह सहन कर लेता है और इस प्रकार पुत्र भी नम्न बन जाता है। 
यदि छड़का अच्छा हो तो माँ-बापको सहन कर लेता है। यह अच्छी बात है। हम 
इसे पसन्द करते हैं। फिर इसीके पूर्ववर्ती इलोक्में हमने देखा है कि प्रभुकों कौन लोग 
प्राप्त करते हैं। कहा गया है 'वीतरागभयक्रोधा:'। जिन्हें राग, भय और क्रोध नहीं 
है, ऐसे शान्त व्यक्त प्रभुको पाते हैं। यह इलोक उस एछोकके विरुद्ध नहीं है, बल्कि 
उसकी पूतिमें है। इसमें कहा गया है कि यदि तुम रागयुक्त और क्रोधयुक्त बनोगे 
तो मुझे प्राप्त नहीं करोगे। क्रोधी बनोगे तो तुम्हें उसका बदला अवश्य मिलेगा । अर्थात्‌ 
हमें ऋेध इत्यादि नहीं करना है; बल्कि हमें तो राग, भय और कौष रहित बनता है। 

इस इलोककी दूसरी पंक्तिमें कहा कि आदमियोंकों मेरे नियमके अनुसार चलना 
पड़ता है। जिस नियम-कर्मेके जिस नियमका अवहृम्बन करके जगत चुरा हे 
अनुसार चलना नियमानुसार चलता है। हम कह सकते हैं कि नियम ही ईव्वर है। 


'गीता-शिक्षण : १८९ 


ईदवरने अपना नियम वना दिया और संसारका शासन नियमके हाथमें छोड़ दिया। 
इसमें परिवर्तत या कुछ घटाने-बढ़ानेका अधिकार अपने हाथमें ही नहीं रखा और 
बादमें छोगोसे कहा कि अब तुम्हें जन्म छेना हो तो छो, न लेना हो तो मत लो। 
मानी उसने आदमीके साथ पहले ही इस तरह साफ बातचीत कर छी थी। यदि हम 
ईइवरकी आराघना करते हे तो वह प्रसन्न होता है। किन्तु यदि आराधना न करें, तो 
वह क्रोबर्में आकर नियम बदल दे, ऐसा नहीं है। नियम तो अटल है। ईदवर कोई 
शासनकर्त्ता नही है। यद्यपि ईश्वर शब्दका अर्थे शासनकर्त्ता होता है। किन्तु ईइवर कर्त्ता 
नहीं है, इसलिए भर्त्ता भी नहीं है। यह कर्म नहीं करता और कर्मके फल भी नहीं 
भोगता। वह अलिप्त बना रहता है। हमने कल्पनाएँ दौड़ाकर ईदवरकों अनेक विशेपण 
दे डाछे है और हम हक-नाहकके झगड़े करते रहते हे, जैसे जैन और. वेदान्तदर्शन । 
एक कहता है कि सब-कुछ ईदुवरमय है, दूसरा कहता है कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु ही 
नहीं है। प्राकृत मनुष्यके लिए शोभनीय तीसरा ही रास्ता हमें स्वीकार करना चाहिए 
और कहना चाहिए कि ईश्वर है और नहीं है। नियम तो चेतन है। इस नियमकों 
ही हम ईहवर कहें, इसे ही ईइवरके रूपमें पहचानें तो फिर कोई झगड़ा नही वचता। 
यही इस इलोकका निष्कर्ष है। 

'जैसा करोगे, दैसा भरोगे '; आदमीके कायदेमें भी यह बात है। जो चोरी करता 
है, उसे दण्ड दिया जाता है। चोरी करनेवालेका भी यह कायदा है, इतना तो मानना 
ही पड़ता है। वह कायदेकी गिरफ्तमें आ जानेपर उसका विद्रोह नही करता। विद्रोही 
नियमोंको मानता ही नहीं है। ह॒त्यारा हत्या करके सजा भोगे तो वह विद्रोही नही 
है। जब हम नियमका सविनय भंग करते हैँ, तो विद्रोह करते हैं, क्योकि नियमका 
यह भंग हम विश्वासपूर्वक करते हेँ। नियमका सविनय भंग यदि विद्वासपूर्वक किया 
गया हो तो वह विद्रोह है। किन्तु जो मनुष्य छाचार होकर चोरी करता है, वह 
कायदेको तो मानता है। इसी प्रकार आदमी भी ईद्वरके नियमसे अनुशासित है, फिर 
वह इच्छापूर्वक उसके सामने शझुके अथवा न झुके | यहाँ यही शाइवत बात कही गई है। 

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्रं हि मानुषे छोके सिद्धिमंवति कर्मजा॥ (४,१२) 

कामनाका फल मिलता ही है। जबतक कामना है, तबतक जन्म-मरणका चक्र 
चलता ही रहेगा। सिद्धिका प्रयत्न किया जाये तो उसका भी फल मिलेगा। किन्तु 
ऐसा नहीं है कि यह फल जंसा श्ञास्त्रोंमें वणित है, वैसा ही मिले। जरूरी नही है 
कि शास्त्रमें किसी मन्त्रके जापका जो फल कहा गया है, वही फल उस मन्त्रके जापसे 
मिले। मनुष्य प्रयत्न करके ईद्वरके नियमको जानना चाहता है और इस तरह ' अभुक 
काम करो तो अमुक फल मिलेगा, ऐसे किसी निर्णयपर पहुँच जाता है। यदि ठीक 
निर्णयपर पहुँचा हो तो सम्भव है कि अमुक मन्त्रके जापके फलकी वात सच निकल 
जाये। यों पाखण्डी भी भन्‍्त्रोंका उपयोग करते हे। अथवा यह भी सम्भव है कि 
मन्त्रकों सिद्ध करनेकी क्रिया ठीक-ठीक न की गई हो और योग्य फल न मिले। में 
सके मन्त्रोंके वारेमें कुछ नहीं जानता; किन्तु हो सकता है इस बातमें कोई सार 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाइमर्य 


हो । कुछ लोग कहते हैं कि इन बातोंके पीछे जो नियम है उनके बारेमें 
बिलकुल ही अधूरा है। कुछ छोग कहते हैं कि कदाचित्‌ बी इन दातोंकी शोष है 
की गई है। अभी दृष्य जगतूके नियम खोजे जा रहे हैं। कं 
हु हे हैं। किन्तु अदुद्य जगतके नियम 
अकल्पनीय हैं। जो अकल्पनीय हैं, उसे कौन खोज सकता है! अदृश्य जगतके भी 
नियम तो हेँ। अदृश्य जगतके इन नियमोंकी, मनकी शक्तियोंकी खोज हो ही रही 
है। मन्‍्त्रोंकी उत्पत्ति इसी शक्तिसे हुई है। किन्तु जिस तरह दृश्य जगतके विपयमें 
स्थिर किये हुए नियम सच भी निकलते हैँ और झूठे भी, इसी प्रकार इनका फल 
भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। 
यह सब देखकर गीता ' के गायकने हमारे सामने यह वात रखी कि तुम इस 
जंजालमं पड़ते ही किसलिए हो। सम्भव है कि इससे कोई तात्कालिक फल मिल 
जाये। इसलिए कहा कि जो जगतकी ही सिद्धियोंकी अभिकाषा करता है, वह अनेक 
देवताओंका पूजन करता है। किन्तु इससे अन्ततोगत्वा छाभ बहुत थोड़ा ही है। इससे 
जगतके सुखका परिमाण नहीं बढ़ता। किन्तु यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे 
तो मन्त्रोंक जंजालसे छूट जाओगे, और तुम्हें अनेक ज्ञास्त्रोंके अध्ययनकी भी आव- 
दयकता नहीं रहेगी। एक छोटा-सा शास्त्र ही पर्याप्त होगा और वह है ईश्वरकी 
भक्ति --- रामनाम | गीता भी बहुत नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसका दोहन ही पर्याप्त हो 
जायेगा। ईदवरके तन्त्रमें, जगतमें हमें जो जगह दी गई है, हमें वही खोज निकालनी 
चाहिए। जो व्यक्ति कामना-रहित, इच्छारहित हो जाता है, उसका काम कैसा सुन्दर 
होता है। हम अनेक प्रकारकी इच्छाओंकों छेकर ही दुःखी होते रहते हेँ। जगतमें 
व्यक्ति अपने-अपने स्थानपर नही रहते, इसीलिए संसारमें उथल-पुथल मचती रहती है। 
जो व्यक्ति अपने काममें तत्पर रहनेके बदले असन्तुष्ट रहता है, उसने जगतके तले 
अपनेको ठीक नहीं बैठाया है। कुटुम्बमें भी यदि सब असन्तुष्ट रहने लगें तो कुट्॒म्ब 
अव्यवस्थित हो जाता है। राज्य भी अव्यवस्थित हो जाता है। यदि संसारकी व्यवस्थामें 
सभी करके फलकी इच्छा करने लगें और कर्म बदलते रहें तो जगत अव्यवस्थित 
हो जाये। यह वैसी ही बात है, जैसे कोई भोगी आदमी वाजीकरण औषधियों और 
गोलियोंके लिए भटकता फिरता है। मानसिक भोगोंकी इच्छा करके हम जगरत-भरमें 
भटकते रहते हैं। जबतक अहंकार है, तबतक आत्म-ज्ञान रूपी अमृत नहीं मिल सकता। 
इसलिए “गीता” कहती है कि में-में” कहना छोड़कर प्राप्त कार्यकों कुशलताके साथ 
करनेवाले चक्रवर्ती और पाखाना साफ करनेवाकेकी कीमत ईदवरके दरवारमें वरावर 
ही है। जनक राजा और उसके भंगी दोनोंका स्थान उस दरवारमें एक ही है। यदि 
जनक राजाका भंगी और आजका कोई राजा ईदवरके दरवारमें एक साथ पहुँचे, तो 
सम्भव है, उस भंगीको सुन्दर पद मिले और यह राजा रह जाये। ईइवरके दखारम 
शीषके मुकुट्युक्त और नंगे होनेसे ऊँच-नीचका हिसाब नहीं होता। जिसका सिर 
अनावरित है वह मुकुटके योग्य गिना जायेगा और जिसके सिरपर मणिजटित मुकुट 
रखा हुआ है उसकी कोई गिनती ही नहीं होगी । इसलिए ' गीता ने कहा है कि अहँकार 
रखे बिना जिसने कर्म किया, उसने सब-कुछ किया और वह मोक्षके योग्य हो गया | 


; गीता-शिक्षण * १९१ 


[६६] 
मंगलवार, ११ मई, १९२६ 
चातुर्वेण्य सया सुष्ट॑ गृणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारसपि भां विद्धयकर्तारसव्ययम्‌ ।। (४,१३) 

गुण और कर्मोके विभाग करके मेने चार वर्ण उत्पन्न किये हें । चार वर्ण हुए -- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र | ब्राह्मण कैसा होना चाहिए ? ब्राह्मणके गुण क्‍या हैं? 
ब्राह्मणकी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो ब्रह्मको जानता है, जिसे ईश्वरकी अधिक- 
से अधिक पहचान है, वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मणका कर्म यह है कि लोगोंकों वोध दे, 
ईश्वरके दर्शत कराये | अपने इन विशेष गुणोंके अतिरिक्त अन्य वर्णोमें जो गुण होते है, 
वे तो उसमें होते ही हे। क्षत्रियका विशेष धर्म है प्रजा-पालन। क्षत्रियकों शूरवीर तो 
होना ही चाहिए। वैश्य व्यापार करता है, यह उसका विशेष धर्म हुआ। यदि वह 
व्यापार न करे तो कदाचित्‌ दुनियाका काम न चले। सेवा शूद्रका विशेष धर्म है। 
अपनी सेवामें यदि वह थोड़ा यज्ञभाव अर्थात्‌ परोपकार भी दाखिल कर के तो उसका 
काम पूरा हो जाता है। उच्चता और नीचता जैसी कोई चीज है ही नहीं। यदि 
हम ऐसा भेद करें कि पाखाना साफ करनेवारा नीचा और गीता पढ़नेवाला ऊंचा, 
तो हमारा नाश हो जायेगा। जग्रतमें बड़ी संख्या तो सेवा करनेवालोंकी ही होगी। 
यदि सेवामें मनुष्य यज्ञकी भावना उत्पन्न कर छे तो वह मुमुक्षु हो गया। कहा है 
कि शूद्र्में नम्नता होनी चाहिए। नम्नताका अर्थ नीचता अथवा दीचता नही है। उसे 
जगतर्म सिवाय ईदवरके किसी औरकी चाकरी नहीं करनी है। 

जिस मनुष्यके लिए कत्तंव्य शेष बचे हे, उसमें घन-ऋण तो होता ही रहता 
है। ईश्वर निरंजन, निराकार है। उसे व सोना है, न खाना है, न पीना है। वह 
हलचल भी नहीं करता, किन्तु फिर भी सब-कुछ करनेवाला वही है। विज्ञानशास्त्री 
कहते हैं कि तापमानमें परिवर्तत होनेके कारण तूफान उठता है। किन्तु यदि वह 
कारणोंका भी कारण खोजता हुआ चला जाये, तो उसे कही जाकर रुक जाना पड़ेगा। 
ईश्वर विधि-शास्त्री भी है, क्‍योंकि सारे कायदे वही बनाता है। किन्तु वह सम्पूर्ण 
है, इसलिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। उसे अपना कायदा भी नही तोड़ना पड़ता। 
वह सभी वस्तुओमें ओतप्रोत है, इसलिए ईइवरका कायदा ही ईदवर बन जाता है। 
ईदवर चेतन-मय है, इसलिए कायदा ही चेतन है, वही परमेश्वर है । वह कर्ता है 
और कर्त्ता नही है। जगत कुछ नियमोंके अनुसार चलता है, इसलिए ऐसा मान लो 
कि ईश्वर व्यवस्थापक है। उसने कह दिया है कि कर्ता होते हुए भी में अकर्तता 
हूँ। यही उसकी अलौकिकता है। 

'न भां कर्माणि लिम्पन्ति --कर्मका फल मुझे नहीं व्यापता, क्योंकि मुझे 
कर्मके फलकी इच्छा नहीं है। एक बार यन्त्रकों गति दे दी गईं कि उसके सब पुर्जे 
अपने-आप चलते रहते हें। जब हम यन्त्रवत्‌ काम करना सीख जाते हें, तब मनुष्यके 
पुरुषार्थवा वास्तविक अन्त हो जाता है। उस समय हमें ईइवरके साक्षात्कारकी योग्यता 
प्राप्त हो जाती है। 


१९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
[६७] 


दृधवार, १२ मई, १९२६ 
 ईइवर यन्त्रकी तरह काम करता हैं। अपना नियम भी स्वयं वही है। कायदा 
बनानेवाला और उसे चछानेवाछा भी वही हैं। यह एक कितनी वड़ी सुव्यवस्था हुई। 
ईदवरको नियम तोड़ने अथवा चलछानेकी इच्छा भी नहीं होती। यह तत्त्र अनादि 
काऊसे चलता आ रहा है और यदि ईश्वरके विषयमें हुआ” शब्दका उपयोग किया 
जा सके, तो जबसे ईदवर हुआ है, तवसे कायदा हुआ है और चल रहा है। ईइवरके 
विषयमें इस स्थितिकी कल्पना भी हमारी कल्पना है। उसे कभी कर्म स्पर्श नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसे किसी भी कर्मकी इच्छा नहीं है। यन्त्रके जितने पुर्जे होते हें, वे 
सब निरन्तर काम करते ही रहते हेँ। यल्त्रके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति यत्त्रका संचालन 
करता है। यहाँ इतनी कल्पना और को गई है कि यन्त्र और यन्त्रकों चलानेवाला 
दोनों ही स्वयं ईदवर है। व्या यन्त्रके विषयमें कोई यह कह सकता है कि यंन्को 
कर्मका स्पर्श अथवा फल प्राप्त होता है? यन्त्रकी सार्थकता तो चलते रहनेमें ही है। 
इसी तरह हम अपने कामके विषयमें तन्मय हो जायें, कार्य ही कर्त्ता है, ऐसे वन जायें 
और तदाकार हो छें। किन्तु कर्तव्य क्या है, यह समझ लिया जाना चाहिए | विषयी 
व्यक्ति विषयमें तदाकार हो जाता है। इतना तदाकार कि वह विषय-मूति बन जाता 
है। उसको भान कराना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे तदाकार हमें-नहीं वनता है। 
हमारा लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार करना है। उस दिक्षामें तदाकार होना चाहिए। ऐसे 
व्यक्तिमें विकारोंका उत्पन्न होना असम्भव हो जाता है और अन्तर्में वह ईश्वर हो 
जाता है। ईर्वरके विषयमें तदाकार बनें, यल्त्ररूप बनें, ईद्वरके हाथमें मार्टीके पिण्ड-हप 
बनें, तो ईश्वर बन जायेंगे; इसमें आदचर्य क्या है। ईइवरके साथ इतने तदाकार 
हो जाना चाहिये कि कोई भेद ही न रहे। यह कैसे हो सकता है, यह यहाँ वताया 
गया। इसीलिए कहा है कि कर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कमेकी इच्छा 
नहीं है। 
“इति माम्‌ योअभिजानाति जो मुझे इस तरह जानता है, वह कर्ममें नही वेबता। 
किसलिए बँधेगा ? जो ईश्वरीय नियमको समझता है, वह कमें करता हुआ भी कोई 
इच्छा नहीं रखता। हम थक जाते हैं, किसछिए ? क्योंकि जब हम काम करते हैं 
तव हमारा में” बचा रह जाता है। यदि ऐसा न हो तो उतावरी अथवा चिन्ता न 
हो। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि काम बन्द कंव कै है, इसका होश न रहे । 
इस तरह यन्‍्त्रवत्‌ काम करना चाहिए। मेने किसी शक्तिशाली व्यक्तिका वनाया हुआ 
एक सुल्दर चित्र किसी रोमन कैथोलिक चर्चमें देखा था। प्रार्थताका समय है। 
लेतमें काम कर रही हैं, हाथमें कुदाली इत्यादि औजार हैं; कि काम करते-करते प्रार्थना" 
का घंटा सुनाई पड़ता हैं और एक स्त्रीके हाथसे कुदाली छूट जाती है। शरीर 
प्रार्थनाके भावमें झुक जाता है और वह प्रार्थनामें छीन हो जाती है। कविते, चित्र 
कार भी कबि ही है, कल्पना की है कि वह स्त्री यन््रवतु काल £ रही थी; का 
करना उसके लिए प्रार्थनास्वरूप ही था। जिसने यह भावना दूँई कर ली, उसका 


 गीता-गिक्षण * १९३ 


हरीर प्रार्थनाकी घड़ीमें अपने-आप झुक जायेगा। चार बजे उठनेका संकल्प किया हो 
तो व्यक्ति चार वजते ही अपना विछौना छोड़कर उठ खड़ा होगा। भक्‍्तको प्रार्थनाके 
समय प्रार्थना न करनेपर क्लान्तिका अनुभव होगा, पीड़ा होगी, दूसरा कोई काम नही 
सूझेगा। जो इस हृदतक करत्तंव्य-परायण होकर काम करता है, क्‍या उसे कम स्पर्श कर 
सकता है ? अभिप्राय यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी थकता नहीं और सदा ताजाका-ताजा 
बना रहता है। ऐसे कितने ही लोग होते हे जिन्हें काम किये बिना चैन ही नहीं पड़ती। 
उन्हें आल्स्यमें पड़ा रहना अच्छा ही नहीं लगता। कोई आ जाये और काममें बाबा 
पड़ जाये तो थे परेशान हो जाते हे। ऐसे लछोगोंको कर्मका स्पर्श नहीं हो सकता। 

विषयी व्यक्ति विषयोंमें तदाकार हो जाता है किन्तु उसे थकावंट आती है, 
क्योंकि वह आनन्द लेनेके लिए उत्सुक है। जो आनन्द लेनेकी इच्छा करेगा वह थकेगा 
ही। जो स्वादके लिए खाता है, वह बीमार पड़ता ही है। रोगोंके उपद्रव उसे घेरते 
ही है। जिसे स्वाद न छेना हो, जो रसके लिए न खाता हो, रोगका उपद्रव उसके 
लिए कैसे हो सकता है? रस लिये बिना कर्तव्य कर्म किया जाये; कामको ककत्तंव्य 
मानकर ही किया जाये। जो इस तरह काम करेगा, जिसमें कामना नाम-मात्रको भी 
नहीं होगी, उसे कर्मका स्पर्श नहीं होगा। ईश्वर इतना बड़ा तन्‍त्र चछाता है, फिर भी 
उसे कर्म-स्प्ं नहीं है। स्पर्शकी निशानी है खाना-पीना और श्वरीरका क्षीण होना। 
ईदवर निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है। हमारे लिए जागृति भी है, नीद भी है, भूख भी है, 
खाना भी है। किन्तु ईइवर निरन्तर जागता हुआ भी जागता नही है, सोता नही है, 
खाता नही है। ईइवर कर्त्ता होते हुए भी अकर्त्ता है। हमारे कत्तुत्वमें कुछ-न-कुछ 
अभिमान, अहंकार, संकल्प शेष रह जाता है। हम काम शुरू करते हुए संकल्प करते 
हैँ, करना पड़ता है। ईश्वर चौबीसों घंटे छग्रातार जागता रह सकता है। हमारी 
स्थिति ऐसी नहीं है। फिर भी यदि इस स्थितिको आदशेंकी तरह सामने रखें तो 
काम उत्तमसे-उत्तम हो सकता है। इसलिए कहा: “योग: कर्मसु कौशलम्‌  --- 
अर्थात्‌ योगारूढ़ व्यक्तिका काम मारघाड़ करनेवालेकी अपेक्षा अच्छा ही होता है। 

एवं ज्ञात्वा कत॑ कर्म पुर्वेरषि सुमुक्षुभिः। 
कुर कर्मेंब तस्मात्त्वं पुत्र: पुर्वंतरं कृत्तम ॥ (४,१५) 

पहलेके मुमुक्षुओने इस तरह ज्ञानपूर्वक काम किया है। ईइ्वरका साक्षात्कार 
करना अर्थात्‌ ईश्वरकी भाँति काम करना; एक निष्ठासे निरन्तर जाग्रत्‌ रहकर काम 
करना । मनुष्य शरीरमें रहते हुए जितना बने, उतना ईश्वरका अनुकरण करना। पूर्वेजोने 
इसी तरह किया। तू भी उसी तरह कर। मनुष्य संकल्पोंसे वना है। ईश्वरको संकल्प 
नही करना पड़ता। यहाँ न सोनेका संकल्प कर लेना चाहिए।' यहाँ सोकर मुझे दुःख 
नही पहुँचाया जाना चाहिए। अर्जुनको स्वजनोंका वध करते समय घमेकी बात सूझी, 
यह किसलिए ? अर्जुनसे कहा गया कि ऐसा सूझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व॑जोंने 
कर्मके फलकी इच्छा रखे बिना कर्म किया है। ऐसा करनेसे कर्मका वन्धन नहीं होता । 


१. यहाँ भोताभोमें से किंत्तीकों ऊँघते देख कर कहां गया था। 
३२-१३ 


(३४ सम्पूर्ण गांधी वोडमय 


मेरी ओर देख, मेंने चातुर्वर्ण रचे, फिर भी मुझे बन्धन नहीं है, क्योंकि में 

हूँ। उसी तरह तुझे भी करना है। 22७७७७७ ७ 
__ तुम विद्याथियोंको भी पहलेके ब्रह्मचारियोंकी तरह निष्ठावान 

ये अप तो ऐसे थे कि बारूक होते हुए भी प्रौढ़ों-जैसे जान पे है 
वर्षसे कुछ अधिक पहलेकी वात है। फिर भी मुझे वरावर थाद है कि जब हमारे 
यहाँका पुरोहित कहीं चला जाता था तो उसका छोटा-सा लड़का ' भागवत 'की कथा 
करा देता था और सो भी वहुत अच्छी तरह। उसे घरमें ऐसा शिक्षण प्राप्त हो चुका 
था । वह छगभग चौदह-पन्न्‍रह सालका रहा होगा। पहलेके ब्रह्मचारी ऐसे ही होते 
थे। आजके नामघारी ब्रह्मचारियोंको भी वैसा बनना चाहिए। छाठीकी तरह सीधा 
बैठना चाहिए; पूरे महीने-भर वरावर प्रार्थना करती चाहिए, तव प्रगति समझमें आयेगी। 
यहाँ बैठकर भी मनमें उत्तावदी बनी रहे; यह किसलिए ? यहाँसे जानेंके वाद फिरसे 
बिस्तरमें जा सोयें तो क्या बनेगा। श्रीकृष्ण कहते हे : कर्म कर और शेप मुझे सौप 
दे। तू करता ही क्‍या है? करनेवाल्ल तो में हूँ। तू तो सोता ही रहेगा। तेरे हाथसे 
तो दुराचार ही होगा। दुराचार अथवा नींदकी प्रेरणा मेने थोड़े ही दी हैं? में तो 
अच्छी ही प्रेरणा देता हूँ। जो सोनेकी, गाढी बकनेकी, निष्ठा न रखनेकी अथवा 
कातनेकी आइ़में छछ-कपट करनेकी प्रेरणा करता हैँ, वह खल ही है। 


| ६८ | 
गुरुवार, १३ मई, १९२६ 


कि कर्म फिमकर्मेति कवयोष्प्यन्न सोहिताः। 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा सोक्ष्यसेब्शुभात्‌॥। (४,१६) 
कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषयमें कवि भी भ्रममें पड़ गये हैं। में यह 
कर्म तुझे बताऊँगा। उसे जानकर तू अशुभमें से, जन्म-मरणके जाछसे छुटकारा पा 
जायेगा । 
घानीका बैल आँखोंपर पट्टी बाँधे रहता है। इसी प्रकार हमारी आँखोंपर भी 
पट्टी बंधी है। हमारी आँखोंपर यह पट्टी हमेशा नहीं थी। किन्तु हमने अभ्यास करके 
इसे आँखोंपर जड़ लिया है। जैसे डरते रहो तो डर पक्का हो जाता है। कोई एक 
सिंह-शावक वकरियोंमें रहा, इसलिए वह वकरियोंकी तरह डरपोक वन गया। बादमें 
एक सिंह मिला। उसने उसे दर्पण दिखाया। शावकने अपना स्वरूप पहचाना और 
सिहकौ तरह गर्जन किया और वकरियोंके समुदायसे उसे छुटकारा मिल गया। उसने 
अपनी आँखोंपर पट्टी स्वयं नहीं वाँधी थी। यह पट्टी धीरे-बीरे चढ़ गई थी। इसी 
तरह हमारी आँखोंपर भी अज्ञान-रूपी पट्टी पड़ जाती है, इसलिए समझमें नहीं 
आता कि अशुभमें रहना, चक्रमें घूमते रहना, यह हमारा घर्म नहीं है। हमारा धर्म तो 
निरन्तर उन्नति करते रहकर, परम-शान्तिका लाभ करना है। जहाँतक हमें पहुँचना है, 
बहाँतक पहुँचे विना हमें शान्ति नहीं मिल सकती । वहाँ पहुँचनेपर ही शान्ति मिल जाती 


 गीता-बिक्षण १९५ 


है। यह मोक्षकी शान्ति है। हिमालयके शिखरपर पहुँच जायें तो भी वहंसे आगे- 
पीछे नीचे उतरना ही पड़ेगा। स्वयं हिमालयके शिख़़रको भी किसी-न-किसी दिन 
नीचे आना है। इसमें परिवर्तन तो होता ही रहता है, और इसलिए यह भी किसी 
दिन टूटकर नीचे आये विना नही रहेगा। किन्तु मोक्षमें फेरफार अथवा पतनकी कोई 
वात नहीं है। जन्म-मरणके वन्चनका नाह, जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाना, अजुभमें से 
मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। सद्गुरु मिल जाये, और वह आँखोसे अज्ञानरूपी पट्टी 
खोलकर ज्ञान-रूपी दर्पण दिखाये तो हमारा स्वरूप कंसा है, हम चक्रमें पड़े-रहनेके पात्र 
हैं या किसी और वस्तुके योग्य हैं, यह समझमें आ जायेगा। हम जान जायेंगे कि 
हम इस संसार-चक्रमें भ्रमित होने योग्य नही हें। हमारा पद इससे ऊँचा है। किन्तु 
जव अन्यकारका नाश होगा, तभी हम इसे समझने योग्य वरनेंगे। भगवानने कहा कि में 
ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तू अशुभमें से छूट जाये। श्रीकृष्णकी अर्जुनको इस वन्धनसे 
छुड़वाने की इच्छा है। किन्तु यदि अर्जुनने जिज्ञासा न प्रकट की होती, ऐसी आतुरता 
न दिखाई होती कि मे मूढ़ हूँ, मुझे कत्तंव्यका भान नहीं है, मुझ्मे श्रद्धा है, मुझे 
घर्मं बताओ तो इसके अभावमों श्रीकृष्ण उसे क्‍या बताते। 
कर्मणों हापि बोद्धव्यं बोदधव्यं च' विकर्मणः। 
अकर्मणइच बोद्धव्यं गहना कर्मणों गतिः॥ (४,१७) 
जानना यह चाहिए कि कर्म क्‍या है। विकर्म अर्थात्‌ निषिद्ध कर्म क्या है और 
अकमम अर्थात्‌ अज्ञान्ति क्‍या है। 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मण च॑ कर्म यः। 
स॒ बुद्धिसान्मनुष्येषु स युक्‍तः कृत्स्तकर्मकृत्‌ ॥ (४,१८) 
जो कममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है वह बुद्धिमान, योगी, 
अखिल कर्मोका कर्ता है। 
यहाँ सिद्ध यह करना है कि व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्त्ता बना रह 
सकता है। में पहले दृष्टान्त देकर समझा चुका हूँ कि यदि में ममत्व रखता हुआ 
कर्म करूँ तो पागल ही हो जाऊँ। किन्तु में जो-कुछ करता हूँ, कत्तंव्य समझकर 
करता हूँ, इसलिए निर्वाह हो जाता है। आश्रमका एक-एक बाछक मुझे छोड़ दे, 
तो भी मेरी आँखसे एक बूँद आँसू न गिरे, बल्कि नरसिंह मेहताकी तरह नाखूँ कि 
“भला हुआ, छूटा जंजाल '। इतने उदासीन रहकर काम करें तो जैसा भगवानने कहा, 
वैसा कहा जा सकता है कि में चातुर्वणंको उत्पन्न करके भी अकर्त्ता हूँ। कर्म करते 
हुए भी अकर्मवान्‌ रहनेकी वात ऐसी भवस्थामें छागू होती है। 
हम इस चत्रमें पड़े हें। इस तन्त्रमें रहकर हमें निरन्तर काम करना है। जितनी 
देर जाग्रत अवस्थामें हे, उतनी देरतक तो सारे प्राप्त कत्त॑व्योंको करना ही है। 
यह सब इस तरह करना चाहिए कि देखनेमें जो आदमी जल्दी-जल्दी कर रहा है, 
वह वास्तवमें उतावल्‍रा होनेंके बजाय शान्त हो। रहंटका वे चलता ही रहता है, 
किन्त्‌ रहटका एक भी घट टूटता-फूटता नहीं है। अगर हमारा हृदय इन घटोंकी जगह 


१३६ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


दो तो उसमें उधरू-पुथछ मचे बिना न रहे। किन्तु ये घट शान्त बने रहते है 
हमारे मनोंमें ऐसी ही शान्ति होनी चाहिए। यदि हृदयमें हलचल मच शक 
हम काम छोड़कर बैठ जायें तो वह अकर्म नहीं होगा, कर्म ही होगा। ऐसे अकर्मका 
बन्‍्वन तो बहुत सख्त होता है और ऐसे व्यक्तिके भाग्यमें खराबी ही बदी रहती 
है। यदि ऐसा व्यक्ति यह मानता हो कि जो कर्मके प्रपंचमें पड़ा हुआ है, वह कर्मके 
वन्धनमें बँधा है और में मुक्त हूँ, तो यह उसका भ्रम है; क्योंकि विचार-मात्र कर्म 
है। इसीलिए कहा गया कि कर्मकी गति गहन है। जो विचारोंमें कर्म करता है, 
वह उनकी इतनी बड़ी गठरी बाँव छेता है कि जिसका कोई हिसाव नहीं। इसके 
विपरीत जो कर्मोर्में ड्बकर उन्हें कत्तंव्य मानकर करता है और शेप सव-कुछ मुझपर 
छोड़कर शान्त होकर बैठ जाता है, कर्म-बन्वन उसे नहीं बाँधता। 

कछ रात . . . आदि लछड़कोंकों मेंनें उछाहना दिया तो . . ,* मुझसे कहा कि 
आपके स्वरमें तीक़ता आ जाती है; यह तो क्रोध ही हुआ न? मेंने बताया कि में 
कोई ईइवर थोड़े ही हूँ। में तो प्रयत्त कर रहा हैं। गुरु होनेकी मेरी योग्यता नहीं 
है। मुझमें इच्छाएँ शेष हैँ, इसलिए में कोबित हो जाता हूँ और भेरा स्वर तीर हो 
जाता है। यदि मैंने राग्र-मात्रका त्याग कर दिया होता, तो भेरा स्वर सदा एक-सा 
ही रहता और कामसें भी कोई कमी न होती। में ऐसी स्थिति पाना चाहता हूँ। 
यह सच है कि कभी-कभी मेरे स्वरमें थोड़ी तीव्रता आ जाती है और भौंहोंमें भी 
थोड़ा बल पड़ जाता है। यह तो वही वात हुईं जो अर्जुनने भगवानसे पूछी है, 
अर्थात्‌ यह कि मनुष्य अपनी इच्छाके विरुद्ध भी विकारके वश्चीभूत क्‍यों हो जाता है। 
मेरे भीतर काम और क्रोघ क्षेष हूँ। में यह सब कहकर यह स्पष्ट करना चाहता 
हैं कि हम जिस हृदतक कर्मोके फलकी आशा रखे बिना कर्म करेंगे, उस हृदतक 
कर्म संघेगा। में कायर होकर बैठ रहूँ अथवा . . .' कहना न माने तो दुःखी हो जाऊं, 
अथवा क्रोध प्रदर्शित करूँ तो वह कर्मके वन्धनमें बंधना है। मेने एक कर्तव्य स्वीकार 
किया, आश्रममें बच्चे रखें, उनके विकासकी जिम्मेदारी ली, तो फिर इससे भागना 
कैसे हो सकता है? यदि में हिमाल्‍च्यके खिखरपर बैठकर श्ान्ति-लाभ करूँ, तो वह 
इन्द्रियाराम होकर कर्मे-बन्धनमें वघना होगा । इसलिए भेरा यह करते रहना ही उचित 
है। मुझे इसीको मोक्षका साधन बताना है। क्रोवरहित, मोहरहित, एकदम जाग्रत, 
अतंद्रित हो जाऊं तो कर्म करता हुआ भी में अकर्मी हूँ। इनमें से दोनों ही व्याख्याएं 
प्राप्त हो रही हैँ। कर्म करते हुए भी अकर्मी और अकर्मकों योग्य मानते हुए भी 
कर्मके बन्धनकों स्वीकार करनेवाला। 

सबको अपने ऊपर ऐसी कसौटी छागरू करनी चाहिए। मुझे विलकुल भूछ जाना 
चाहिए। में अपनी वात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सव बचूरे हूं। में अपनी 
बात विवेक अथवा छोकाचारकी दृष्टिसे नहीं करता, तटस्थ भावसे करता हूँ और 
कहता हूँ कि में अपूर्ण हूँ। यह कोई विवेकपूर्ण कथन नहीं है, बिलकुछ सच वात है। 


१, २, ३. साथन-यूत्रमें यहाँ नाम नहीं दिये हे। 


“गीता-शिक्षण * १९७ 


जव मुझमें राग-देष नहीं बर्चेंगे, तब तुम मुझे शान्त देखोंगे, अधिक शान्त पाओगे। में 
इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। में इस शान्तिका छाम कर सकूंगा, ऐसा लगता है। 

इस युगर्मो अपना माप करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं है। किन्तु “गीता ' 
हमारे सामने है। गीता” कहती है कि यन्त्रकी तरह काम करो और उस काममें 
चेतनको व्याप्त कर दो। 


[६९ |] 
रविवार, २३ मई, १९२६ 


 कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ ” वाले इलोकके पहले चरणका अधिक विचार करना चाहिए। 
पिछले इलोकमें हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति क्षण-मर कमे किये विना नहीं रह 
सकता। अर्थात्‌ जीनेकी क्रिया भी कर्म है। खाना, बोलना, सोचना, सोना, ये सब 
कम ही हें। (. . . शान्ति प्राप्त करने गये, तब उन्होंने विचारतककों रोकनेका प्रयत्न 
किया, ऐसा वे कहते थे। क्योंकि विचार करना भी कर्म ही है।) कर्म किये विना कोई 
रह नहीं सकता, फिर भी कर्म और अकमेंमें भेद बतछाया गया है। योगी और सामान्य 
मनुष्यका भेद दिखाया गया। रात और दिनके भेदकों स्पष्ट किया और कहा कि 
शरीरकी जो क्रियाएँ अपने-आप होती हें, वे सब अकर्म हें। भर्थात्‌ यह सब कर्म तो 
हैं किन्तु उतके बन्धनमें नहीं बधता। में यहाँ 'भगवद्गीता का विवेचन किया करता 
हूँ। इसमें उद्देश्य है कि बालक इसे समर्ओझें और तदनुसार आचरण करें! इसलिए 
यह विवेचन कर्म अवश्य ही है। यदि मेंने शिक्षकके कामको कत्तेव्यकी तरह अपनाया 
हो, और “गीता का यह शिक्षण देना मेरे लिए एकदम स्वाभाविक हो जाये, तो 
इसीको सामान्य रूपसे कदाचित्‌ अकर्म कह सकते हेँ। फिर भी युक्छिडकी सरल रेखा 
सम्बन्धी व्याख्याकी तरह यह एक आदश ही होगा -- अर्थात्‌ यह कामचलछाऊ अकर्म 
कहलायेगा। जो कर्म परोपकारकी दृष्टिसे, पारमाथिक दृष्टिसे किया जाता है, वह काम- 
चलाऊ अकर्म कहा जा सकता है। खाने और इ्वास छेनेकी क्रिया पारमार्थिक दृष्टिसे 
हो रही है, यह तभी कहा जा सकता है जब हमने अपनी सम्पूर्ण देहको ज्ञानपूर्वेक 
क्ृष्णापंण कर दिया हो। यदि हम ऐसा मानकर आचरण करें कि यह देह हमारा 
नही है, इसे ईश्वर अपनी इच्छाके अनुसार नचा रहा है, तब तो ईदवरका साक्षा- 
त्कार ही हो गया। ऐसी दृष्टिसे किये हुए सभी कर्म अकर्म हैँ। इसके अतिरिक्‍त दूसरे 
अकर्म होते हुए भी कम हैं। योगीने विचारोंके घोड़े दौड़ाने बंद कर दिये हों तभी 
उसकी समाधि कर्मेरूप हो सकती है। सम्भव है उसने समाधि अपने स्वास्थ्यकी 
दृष्टिसि लगाई हो। क्षय-रोगी भी श्राणायाम आदिका प्रयत्न कर सकता है। स्पष्ट 
ही उसमें उसका हेतु रोगसे मुक्त होना होगा। उसका यह कर्म पारमाथिक नही 
कहलायेगा। पारमाथिक कर्म तो वही है जिसका हेतु केवल ईश्वर-दर्शन हौ और यह हेतु 
भी स्वाभाविक फलके रूपमें ही उत्पन्न होना चाहिएं। कर्त्ताकों इसका तनिक-सा भी 
विचार न रहे। उसके कमंमें ईइवर-दर्शनकी ही आतुरता हो। कोई दूसरा विचार 
ही न हो। ऐसा व्यक्ति देहका भान भूल जाता है, जैसे गोपियाँ भूछ गई थी। 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विषयासक्त व्यक्ति भी देहका भान भूल जाता है किन्तु वह सीधा नरकमें जाता है। 
क्योंकि उसे ईदवरका नहीं, विषयका दर्शन करना है। यदि कोई विषयी व्यक्ति विपया- 
नुभवके बाद ईद्वरका अनुभव प्राप्त करता है, तो उसे पता चलता है कि वह विपयमें 
भी तदाकार तो होता था किन्तु इस तादात्म्यमें अधिक सुख है। पहली तल्लीनतामें 
अपना भान भूलनेके फलस्वरूप शिथिकता आती थी। इसमें उसे छुयग्रेगा कि तेजस्विता 
प्राप्त होती है। इस तल्लीनताके फलस्वरूप उसकी कर्मठता कम नहीं होती वल्कि 
वह अधिक कुशल बनता है। पारमाथिक और ईदवरापंण बुद्धिसे अपने समस्त कामोंको 
करनेवाका अकमंवान्‌ है। जैसे न्यायाधीश बादशाहकी ओरसे न्याय देता है और 
फाँसी देनेवाला बादशाहकी ओरसे फाँसी देता है, इसी प्रकार इस विद्वव-राज्यमें 
भी ईइवरके गुलाम बनकर उसके इशारेपर नाचना चाहिए। यदि वृत्ति ऐसी वना 
लें, तो कर्म-मात्र पारमाथिक हो जाता है। 


यरय सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवजिताः। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ (४,१९) 


जिस मनुष्यके सभी समारम्भ काम तथा संकल्पसे वर्जित हो गये हें, उसका 
किसी भी कर्मको आरम्भ करना स्वाभाविक ही है। जिस मनृष्यके कर्म ज्ञान-हूपी 
अग्निसे भस्म हो गये हें (जिस वस्तुकी उत्पत्ति और नाग है, उसमें चेतन-तत्त्व है; 
यहाँतक कि पत्थरमें भी चेतन है। वह अकर्मी है, फिर भी उसमें ज्ञान नहीं है।), 
वह व्यक्ति पत्थरकी तरह जड़ रहते हुए भी अनन्त कर्म कर रहा है और अनन्त 
काम करता हुआ भी अकर्मी है; क्योंकि उसके सभी काम ज्ञानाग्निसे दग्व हो जाते 
हैँ। ईदवरकी पृथ्वी निरन्तर चलती हुईं भी स्थिर जान पड़ती है। जिसे देखनेसे 
चक्कर आ जाये, ऐसी जबरदस्त गति होनेपर भी वह हमें स्थिर-जेसी लगती है। 
ठाइपराइटरपर ठाइप करना स्वाभाविक हो जानेके वाद आँखसे देखे विना भेंगुली 
टाइपके ऊपर पड़ती रहती है-- जिसके लिए कार्य इतने स्वाभाविक हो जाते हैं, 
इतना चेततनमय होकर जो काम करता है, उसे बुद्ध कहा जा सकता है। 


[७० | 
बुधवार, २ जून, १९२६ 
अब अकमके कुछ दुष्टान्त दे रहा हूँ। 
इस मनुष्यको अपनी स्थितिका भान नहीं हुआ है और यह बोल रहा है किन्तु 
इसे बोलने न बोलनेका होश नहीं है। इसी तरह सम्भव है, हम काम तो बहुत करें 
किन्तु हमें उसका भान न हो। हम इस दरीरमें स्थित आत्माको जानना चाहते है दर 
सुदामाकी तरह उसे अपने अस्तित्वके एक स्वाभाविक अंगके रूपमें जानना चाहते हैँ। 


१, मंगठवार २०७५-२६ से मंगछवार १-६-२६ तक विंनोवा आये हुये थे, इससे “ गीता-पशिक्षण ” 


बन्द रहा। 
२, इसी समय एक पागछ “ प्रभु-प्रभु” कहता हुआ वहाँ भा गया था। आगेकी वात उत्ते ध्यानमें 


रखकर कद्दी । 


'गीता-जिक्षण १९९ 


अनुभवी बढ़ई सहज ही पटिया चिकनी बना डालता है; जिसे उसका केवल कितावी 
ज्ञान हो, वह उसपर अनायास रनन्‍्दा नहीं कर सकता । इस तरह जिसे स्वाभाविक काम 
करनेकी आदत हो गई है वह काम तो करता ही चला जाता है किन्तु फिर भी 
रहता है निर्लेप। “यस्य सर्वे समारम्भा: में ऐसे ही व्यक्तिका उल्लेख है। आँखकी 
पलक उठाने-गिरानेमें किसीको परिश्रम नहीं करना पड़ता; कर्म उसी तरह स्वाभाविक 
हो जाने चाहिए। जिसका विचारोंपर इतना वश हो गया हो कि एक भी भलिन 
विचार उत्पन्न ही न होता हो, वह शवव॒त्‌ विचरण करता है। हमें लगेगा कि 
एववत्‌ विचरण कर रहा है, क्योंकि उसमें न काम है, न संकल्प है। जिसमें रागद्वेप 
नही है, वह अकर्मी है। 
“गीता” सिखानेका मेरा यह काम तो संकल्पयुकत है; और इसका हेतु यह है 

कि बच्चे सीखें। 

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतुप्तों निराश्रयः। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति सः॥ (४,२० ) 


कर्मके फलकी आसक्ति जिसने तज दी है, वह नित्यतृप्त है, जिसे न कभी कम 
महसूस होती है और न वृद्धि, जो सदा सन्तुष्ट है, ऐसा व्यक्ति कर्ममें तल्‍लीन होते 
हुए भी कुछ नहीं करता। जैसा कि नरसी मेहताने कहा है कि 'जती और सतीको 
प्रेमके रसकी खबर ही नही पड़ती।” यदि कोई आये और देखे कि हम चौबीस घंटे 
चरखा ही चलाते रहते हैं तो उसे ऊूंगेगा कि ये लोग पागल हो गये हूँ। इन्हें 
पूजा-पाठ सूझता ही नहीं है। फिर भी “गीताजी के आधारपर हम कह सकते हें कि 
हम कुछ भी नहीं कर रहे हे क्‍योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम इसे 
घ॒र्मं समझकर कर रहे है, केवल श्रद्धासे कर रहे हे। जब चारों तरफ अश्रद्धा फैली 
हुई है, तब भी हम इसे श्रद्धापृवक करे, क्‍योंकि इसमें स्वराज्य है-- हमारी यह 
दृष्टि हमारी नित्यतृप्तताकी स्थिति सूचित करती है। जो चरखेके विषयमें इतना सब 
मानकर उसमें डूबे रहते हे, यह बात उन्हीपर छागू होती है। 

निराक्षीयंतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारौरं केवल कम कुर्नेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ (४,२१) 

जो व्यक्ति किसी भी प्रकारकी आशा नहीं रखता, जिसका चित्त स्थिर हो 
गया है और जिसने परिसग्रह-मात्रका त्याग कर दिया है, शरीरका भार केवरू ऐसे ही 
व्यक्तिको नही लगता। यह कैसे होता होगा ? शरीर ह्वी' परिग्रह है! इसका उपयोग 
इस तरह किया जाना चाहिए कि अगर करू उसका पात होनेवाला है तो आज हो 
जाये। यदि मन:ःस्थिति ऐसी रहे, तो झरीर भार-स्वरूप न छगे। छाधा महाराजने 
दरीरके परिग्रहकी चिन्ता भी छोड़ दी थी गौर वे चौबीसों घंटे शिवजीका जप 
करते रहते थे। जो व्यक्ति शरीर टिकानेके लिए शरीरको योग्य किराया-भर देकर 
कर्ममें लगा रहता है, जो भोगकी दुष्टिसे कर्म नहीं करता, वह कर्ममें छगा हुआ भी 
पापोंका संग्रह नहीं करता। 


की सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
[७१] 


जलन गुर्वार, ३ जून, १९२६ 
उपयुक्त रूपसे केवछ शरीर-कर्म करनेवालेकों कर्मका फल नहीं बाँवता 

यह अर्थ नहीं है कि उसके कर्मोका फल ही नहीं होगा। फल तो होता हे 8 
स्वयं वह फलके पीछे नहीं घूमता। दूसरे छब्दोंमें वह कर्मका आरोपण आत्मापर 
नहीं करता। उदाहरणके लिए में “गीता” सुनता हूँ। उसे सुनते हुए मुझे नप्रभाव 
रखना चाहिए, क्योंकि उसे सुनना तो कत्तेव्य ही है। फल तो अनायास उत्तन्न होते 
रहेंगे । जैसे बीज वो देनेके वाद वे ऊगते ही हैं। किन्तु वीजको बहंंकार नहीं होता। 
जिन बातोंमें हम छोग पशुओंके समान हैं, उन वातोंकी हृदतक हम पन्नु हैँ। किन्तु 
ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनमें हम पशुओंसे भिन्न हें। हमारे मनका अहंकार, कर्ता 
होनेका अभिमान, समाप्त हो जाना चाहिए। जो आदमी नित्य दैनन्दिनी लिखता है, 
वह यह नहीं सोचता कि मेरा हाथ आज इतनी बार चला। इसी प्रकार कार्य-मात्र 
हमारे लिए स्वाभाविक हो जाने चाहिए। 

बड़ेसे-वड़ा पुण्य-कर्म भी पाप-छूप हो जाता है। किसी पृण्यके फलस्वरुप 
राजाका जन्म मिले, तो भी क्‍या होता है! क्योंकि राजाका जन्म हलेनेमें कोई सार 
नहीं है। राजा और रंककी तरह जन्म लेना एक ही स्थितिके दो छोर हैँ। हम कहते 
हैं कि हमें प्रयत्नपूर्वक जागते रहनेका प्रयत्त करता चाहिए। ऐसा जान पढ़ता है 
मानों जो इोक हम आज कर रहे हैं, यह वात उसके विरुद्ध हो। किन्तु यह हमारा 
स्वभाव बन सकता है, इसलिए हम इसका प्रयत्न करते हँ। यह वैसी ही बात हुईं 
जैसे सात्विक प्रवृत्तियोंके द्वारा रत और तमसे पार होनेकी इच्छा। 

'शारीर कर्म” अर्थात्‌ शरीर-निर्वाहक कार्य । शरीरका लछाड़-दुछार करनेसे 
ब्रह्मचयं आदिका पालन मुश्किक हो जाता है। जिस कामको स्वाभाविक हो जाता 
चाहिए, हमने उसे कठिन वना लिया है। ब्रह्मचयंका उल्लंघन करना मनुष्यका स्वभाव 
नहीं है। हम शरीर और आत्माकों एक मानकर बैठे हैँ, इसीलिए विपयभोग की 
वात उठती है। किन्तु यदि हम छारीरकों जड़ मानकर उसे केवल निभानेका ही 
विचार रखें तो ऐसी परिस्थिति सामने न आयें। शरीरकों आत्माका मन्दिर मान 
लेनेके वाद हमारे भीतर विषय-विकार आयेंगे ही कैसे? आधे घंटे लिखनेका काम 
करके शरीरका निर्वाह करना एक चोरी है। मन आत्माका काम करता है और 
शरीर भी उसीकी चाकरी वजाता है। किन्तु इस शरीरका निर्वाह तो शरीर-्रमसे 
ही हो सकता है। लिखाने-पढ़ानेका काम भी शरीर-निर्वाहका सावन नहीं मात्रा जा 
सकता। खेती अथवा ऐसे ही किसी कामको शारीर-अम कहा जा सकता है। 

यदच्छालाभसंतुष्ठों इन्द्रातोतों विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिझों व क्ृत्वापि न निवध्यते। (४,२२) 


सहज ही जो-कुछ मिल जाये, उसमें जो व्यक्ति सन्तोष मानता है, जो दन्द्रातीत 
अर्थात्‌ सुख-दुःख आदिको उलाँध गया है, जिसे मत्सरादि नहीं हैं और जो सिद्धि तथा 


'गीता-शिक्षण २०१ 


असिद्धिके प्रति समभाव रखता है, तटस्थ रहता है, निरविकार रहता है-- अनुकूल 
वस्तुके मिलनेपर नाचता नहीं फिरता और प्रतिकुछ परिणाम आनेपर रोने नहीं 
बैठ जाता --- वह मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता अर्थात्‌ उसे कमे-बन्धन 
नही होता। 

गतसंगर्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्न॑ प्रचिक्तोयते॥। (४,२३) 


जो व्यक्ति आसक्ति-रहित काम करता है, वह मुक्त है अर्थात्‌ कर्मे-वन्धनसे 
छूट गया है। ज्ञानके द्वारा जिसका चित्त स्थिर बन गया है, जो केवल यज्ञ-दृष्टिसे 
काम करता है, उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हे। 

यदि हम भोजन भी गपने ही छिये करते हों, तव तो हमारा मर जाना ही 
अच्छा है। हम जो-कुछ खाते-पीते हैँ वह यदि ईइ्वरार्थ हो, आत्माके लिए हो, भज्ञके 
लिए हो तो वह अकर्म हो जायेगा। 


[७२ |] 
शुक्रवार, ४ जून, १९२६ 


हजारों बार श्रद्धापूवक मत्तोंका पाठ करनेसे पाठ करनेवालेके लिए वे अधिक 
शक्तिशाली हो जाते हे। मुसलमान कलमा पढते हुए नहीं थकता और हिन्दू गायत्री 
पढ़ते हुए, राम-राम करते हुए अथवा द्वादश मन्त्र जपते हुए नहीं थकता। 
आज जो इलोक किये जाने हें, उनके विषयमें मेने विनोवाके साथ विस्तारसे 
चर्चा की, किन्तु में उनके अर्थके विषयमें निदिचन्त नही हुआ हूँ। गीताजी” की 
रचना “वेद ' के वाद हुई और विभिन्न सम्प्रदायोंने उनकी व्याख्या अपने-अपने पंथके 
पक्षको मजबूत करनेकी दृष्टिसे की) वेदादिकी क्रियाको 'गीताजी ने गरूत कह 
दिया है, यह भी मुझे अतिशयोक्ति-सी छगती है। इसलिए मेंने बार-बार ऐसा अर्थ 
खोजनेकी कोशिश की है, जिसका वेदोंसे मेल वैठ जाये। अपनी दृष्टिसे मुझे मेल 
बैठाना जरूरी नहीं लगता, किन्तु मुझे श्लोकोंका अर्थ आप सबके सन्तोषके योग्य 
करना है। 'गीताजी के रचनाकारने यह छकीर नहीं खींच दी थी कि जो अर्थ 
उसने किया है, वही उसके वारिस भी करे। “गीता ' में कहा गया है कि यज्ञकी 
दृष्टिसि किया गया कोई भी कर्म अपना कोई फल नही छोड़ता। जिस कार्यमें स्वार्थका 
विचार नही है, वही यज्ञ है। आगें जो इलोक आता है, वह इसी विचारका परिणाम 
है और उसका साधन भी है। 
ब्रह्मपंणं ब्रह्म ह॒विद्वेह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। (४,२४) 
अर्पण भी ब्रह्म है और हवि भी ब्रह्म है। (अपेणका अर्थ यज्ञकी सामग्री समझा 
जाता है ।)ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्महप कर्त्तेके द्वारा हवन किया जाये तो यह आचरण 


०९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ब्रह्म-आचरण-जैसा होगा। जो ब्रह्म और कर्मका घनिष्ठ मेल बैठा सकता है, वह 
ब्रह्ममें लीन हो जाता है। जब सम्पूर्ण यज्षको ईइवरमय कर दिया, तब कर्मका फल 
बचा ही कहाँ। वह तो मानो यज्ञका श्रुवः और आहुति बन जाता है। वह तो 
ईदवरकों कुम्हार मानकर अपनेको माटीकी भाँति बना छेता है और इस तरह ईइवर 
उसे जैसा गढ़े, वैसा गढ़नेके छिए उसके हाथमें अपित हो जाता है। यहाँ यह बताया 
गया है कि कर्ममें अकर्म किस तरह सघता है! 


[७३ | 
शनिवार, ५ जूत, १९२६ 
अब यज्ञके अलूग-अलग भेद आते हैं: 
देवसेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे भज्ञ यज्ञनेवोपजुद्धति )। (४,२५) 

दूसरे अनेक' लोग देवताओंकी भलीभाँति पूजा द्वारा यज्ञ करते हैँ; और अन्य 
अनेक ब्रह्महूपी अग्निमें ब्रह्मके द्वारा यज्ञ करते हैं। 

विनोबा कहते थे कि वेद ” में इस बातका आघार मिलता है कि ब्रह्मज्ञानीकों यज्ञ 
करना भी कर्त॑व्य-रूप नहीं है। जिसने सारे जीवतकों ही यज्ञ बना दिया है उसके लिए 
कौन-सा नया यज्ञ करना शेष बच रहता है। हमारे यहाँ एक छगभग अन्धी बहन आईं 
हुई है। उसका कण्ठ मधुर है। वह “रघुपति राजा राम की धुन लगाती हैं। यह 
बहन तमिल है। अपने पतिकी आज्ञासे ही वह यहाँ आई है। वह बुद्धिमती भी जान 
पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इस बहनकी सेवा करेगा वह यज्ञ करेगा। 
यह परमार्थका काम है। किन्तु जो व्यक्ति यज्ञके द्वारा ही यज्ञ करता है अर्थात्‌ जिसने 
अपने सम्पूर्ण जीवनको यज्ञ बना डाछा है, उसके लिए यज्ञ-मात्र स्वाभाविक हो जाता 
है। ऐसा व्यक्ति तो तन्द्रारहित होकर निरन्तर यज्ञ करता ही रहता है। जीव-मात्रके 
दुःखसे तदरूप हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह यज्ञ करना छोड़ देता 
है। यज्ञ करना उसका स्वभाव बन जाता है। कनिष्ठसे-कनिष्ठ व्यक्तिके भीतर भी 
ईरवरका भाव रहता हैं। 

कुछ छोग कानादि इन्द्रियॉको संयम-रूपी अस्तिर्मे होम देते हें अर्थात्‌ वे कानसे 
सुनना, जीमसे बोलना और स्वाद लेना, आँखसे देखना आदि तज देते हैं। । 

कुछ लोग शब्दादि विषयोंकों इन्द्रिय-हपी अग्निमें होम देते हैं।' अर्थात्‌ यहाँ 
किया उलटी होती है। हम कान बत्द नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा ही सुने । 
भाँख बन्द नहीं कर सकते, इसकिए ईहवरीय शक्तिका दर्शन किया करें। इसीका 
अर्थ है: विषयोंकों इन्द्रियोंके भीतर होम देना। 


१,  औतादीर्दियाण्यन्ये ” भादि (४, २६ ) श्छोक अध्याहारमें ह्दै। 


'गीता-शिक्षण * २०३ 
[७४ | 
रविवार, ६ जून, १९२६ 
किशोरकालूभाई जब दूसरोंसे अछग एक झोंपड़ीमें रहते थे, तब वे इन्द्रियोके 
संयमका अभ्यास करते थे। वे जब ' ज्ञानेश्वरी का' पाठ करते तव रेलगाड़ीकी आवाज 
आती। मेंने सुझाव दिया कि कानमें रबड़के ठेंठे गा लो। किन्तु उन्होने अपने 
मतको ही अनुरूप बना लिया और कहा कि मुझे ठेंठोंकी जरूरत नही रही । 
किन्तु बच्चोंके विषयमें क्या करें! उन्हें तो इन्द्रियोंपर वन्धन लगाने ही पड़ेगे। 
क्योंकि ऐसी ध्यानावस्था उनके छिए सजह नहीं है। इसी तरह शब्दादिके विपयमें भी 
समझना चाहिए। 
अब कहते हें: 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुद्दति ज्ञानदीपिते॥ (४,२७) 


सभी इन्द्रियोंका व्यापार बन्द करके प्राणके व्यापारको अर्थात्‌ श्वासोछ॒वासकों भी 
रोककर, स्थिर होकर, समाधिस्थ होकर, आत्मसंयम करके इस योगको ज्ञानके द्वारा 
सुलगाकर सारी इन्द्रियोंकोी उसमें होम देता है। 

जो व्यक्ति किसी भी रीतिसे अपने मन इत्यादिकों रोक न सकता हो तो बह 
इस तरह करे, अथवा वह व्यक्ति अपने ऊपर क्रोधित होकर सभी कुछ बन्द कर 
दे। कुछ क्लोग ब्रह्मचयें पालनमें सफल न होनेपर खीज उठते हेँ। उत्तरी ध्ुवकी यात्रा 
करनेवाले व्यक्ति बार-बार बिना ऊबे हुए करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पहुँचनेका 
प्रयत्न करते है। ब्रह्मचये ब्रतके पालनकी इच्छा करनेवाला खीजकर अन्तमें अनशन ब्रत 
ले लेता है और कहता है कि में एक भी क्रिया नही कखूँगा, क्योंकि एक भी किया 
करता हूँ तो मेरा मन व्यस्त हो जाता है। इसलिए में सब-कुछ बन्द कर दूंगा। 
यही आत्मसंयम --- योगाग्नि है। यह जड़ समाधि नही है, यह तो ज्ञान-समाधि है। 
ब्रह्मचयेके पालनमें सफलता प्राप्त करनेकी इच्छा प्रसुतिकी वेदना जैसी वस्तु है। संयम 
पालन करते हुए जो विक्षेप होते हैं उन्हें सहन न करनेपर व्यक्ति चिढ़ जाता है, 
हम ऐसा देखते हे। इसीलिए में कहता हूँ कि यह दुधारू गाय है, इसकी लात सहन 
करनी चाहिए। 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा. योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतयः संशितत्रताः।।' (४,२८) 

कुछ लोग द्रव्ययज्ञ करनेवाले होते हँ। अपने द्रव्यका दूसरोंके साथ वेंटवारा 
करते हें। कुछ अन्य लोग तपके द्वारा मनरूपी बन्दरकों बाँध रखते हे। कोई योग 
करता है, कोई स्वाध्याय, कोई वेदाम्यास, कोई ज्ञान-यज्ञ करता है, कोई लिखना-पढ़ना 


१, शानेदवर मद्ाराण (१३ वीं शत्ताब्दी) कृत गीताकी टीका । 
२. अनेक टीकाकारोंने दूसरी भर्द्धालीका अये यह किया है कि ' संशिततत ” [कठिन बरतोंका पाछन 
करनेवाले ] थतिगण [ अपत्न शील पुरुष] शाझ्के - मध्ययनके रूपमें यश करते हैं। 


४ सम्पूर्ण गांधी वाहनमय 


छोड़कर विचार-ही-विचार करता है। तीक्षण ब्रतोंका पालन 
न करनेवाले डे 
ब्रतोंके पालनके द्वारा यज्ञ करते हैं। ७०७ 


[७५ ] 
मंगलवार, ८ जून, १९२६ 
अपाने जुद्धृति प्राण प्राणेज्पानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायास्परायणाः॥ (४,२९) 
कोई अपान वायु (बाहरसे भीतर छी जानेवाली वायु) के भीतर प्राणवायुका 
हवन करता है, कोई प्राणमें अपान वायुकों झुद्ध कर रखता है, कोई दोनोंको रोक 
लेता है। ये सब प्राणायामपरायण हें। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्आणेषु जुह्नति। 
सर्वेष्प्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा:॥॥ (४,३० ) 
अन्य नियताहार व्यक्ति -- आहारको नियमित बना डालनेवाले व्यक्ति -- प्राणको 
प्राणके अन्दर हवन करते हें। ये सब यज्ञको जाननेवाले हें और उन्होंने यज्ञके द्वारा 
अपना मैल धो डाला है। 


[७६ | 
बुधवार, ९ जून, १९२६ 
यज्ञशिष्टामृतभुजों यात्ति ब्रह्म सनाततम्‌। 
नायं लोकोः्स्त्ययज्ञस्थ कुतोश्त्यः कुदसत्तम ।! (5,३१) 


कामकों जीतना भी यज्ञ है। 'गीताजी ने तो कहा है कि किसी भी परमार्थ 
कार्यको यज्ञकी तरह किया जा सकता है। परोपकार अर्थात्‌ दूसरीके लिए कर्म करना। 
किन्तु दूसरोंके छिए कर्म करना एके आभास-मात्र है। वास्तवमें तो उसे करके हम 
अपना ही काम करते हैँ। यदि हम कोई भी काम केवल अपने लिए करें तो हमारा 
नाश ही हो जाये। इसलिए प्रत्येक परमार्य कर्म अपने ही लिए है। 
जो यह यज्ञ-कार्य करनेके वादके शेष अमृतका अर्थात्‌ यज्ञकायेंसे बचे हुए समयका 
अपने लिए उपभोग करता है वह सनातन ब्रह्मकों त्राप्त करता है। जिसने दिन-भर 
कोई काम नहीं किया है और भैंसके पाड़ेकी तरह कीचड़में छोटता रहा हैं, उसका 
रातको सोना भी चोरी करना है। यज्ञ न करनेंवाढेके लिए यह लोक भी नहीं है, 
तब फिर उसका परलोक क्‍या होगा। ऐसा व्यक्ति तो यहाँ भी भ्रष्ट है और वहाँ 
भी भ्रष्ठ है। 
[७७ ] 
गुरुवार, १० जून, १९३६ 
कुछ जो इल्ोक किया था, उसका अर्थ व्यापक है। माव यह है कि संसारके सभी 


प्राणी खा चुकें, तब हमें खाना चाहिएं। देहधारी जबतक जगत्‌में है, तबतक उसे दूसरों- 
के साथ हिस्सा तो बँटाना ही पढ़ेंगा। देहके प्रति वैराग्य उत्पन्न होनेका अर्थ यह 


 गीता-दिक्षण ' ५२०५ 


कि ऐसा व्यक्ति केवल परोपकारमें ही लीन हो जाता है और परिणामतः सनातन 
ब्रह्ममें पहुँच जाता है। जिस तरह झुंडसे अछूग हो जानेवाली भेड़का बच्चा टोलीमें 
जा मिलनेके लिए व्याकुल हो जाता है, वैसी ही व्याकुलता हमारे भीतर ब्रह्ममें 
लीन होनेकी होनी चाहिए। इससे विपरीत जो अपने ही लिये जीता है, उसका न 
यह लोक बनता है, न परछोक। इसीलिए श्रीकृष्ण कहते हे कि तुझे स्वजन और 
परजनका सवाल भूछ जाना चाहिए। यदि तू किसी एककों भी मार सकता है, तो 
इन्हें भी मार सकता है। 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्ह्मणों मुखे। 
कर्मेजान्विद्धि तास्सवरलियं ज्ञात्वा विभोद्यसे।। (४,३२) 
इस इलोकका एक थह अर्थ भी है कि ब्रह्मके प्रति ऐसे अनेक तरहके यज्ञ हूँ । 

यहाँ वेदकी बात ही उड़ा दी गई है, क्योंकि “गीता ' में ' वेद ' की निन्‍दा पाई जाती है और 
फिर इन इलोकोर्में कही गई बात' ' वेदमें ' कही नहीं मिलती। इसका सामान्य अर्थ तो 
यही होता है कि वेद 'में इतने प्रकारके यज्ञ कहे गये हे। तुझे यह समझ लेना चाहिए 
कि ये सब यज्ञ कर्मसे उत्पन्न हुए है। मोक्ष तुझे उसी अवस्थामें मिलेगा! कर्म 
और अकमेकी बात करनेके बाद इस इलोकर्में भगवानने यह कह दिया कि कर्म किये 
बिना कोई गति ही नही है। यहाँ अकर्मकी बात ही नहीं कही। आत्मार्थ किया हुआ 
हरएक कमे, कर्म होते हुए भी अकर्म है। कर्मके फलका त्याग करना अर्थात्‌ दूसरोके 
लिए कर्म करना हो, तो हम उसमें घोड़ोंके-जैसे जुत जायें और अगर अपने लिए करना 
हो तो निःस्पृह्ठ भावसे जड़ होकर उसे करें। यह एक हादिक स्थिति है, मनकी 
भावना है। हृदय और मनकी इस भावनासे जो व्यक्ति सोने, खाने, पीने, पाखाना साफ 
करने इत्यादिका काम करेगा, वह भनुष्य मोक्ष प्राप्त करेगा। एवं बहुविधा यज्ञा: 
वाले इलोकर्में 'एवं बहुविधा' कहनेका अर्थ यह है कि यहाँ कुछ नमूने-मर दे दिये 
गये हें! 'गीताजी की व्याख्याके अनुसार जिन्हें यज्ञ-कर्म कहा जा सके, वे सब 
यज्ञ हें। 

श्रेयाच्रव्यमयाद्यज्ञाज्लानयज्ञ:. परंतप। 

सर्व कर्माखिल पा ज्ञाने परिसमाप्यते ।॥ (४,३३) 

द्रव्य-यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ करनेवालेका समर्पण अधिक बताया गया है। 

क्योंकि ज्ञान-यज्ञमें द्रव्य और उसके साथ-साथ अन्य सब-कुछ आ जाता है। संसारमें 
सभी कुछ ज्ञानके अन्तगंत आ जाता है। जड़-चेतनका भेद भी समाप्त हो जाता है। 
द्रव्ययज्ञका विस्तृत अर्थ करें तो प्रत्येक द्रव्यका यज्ञ उसके अन्तर्गत आ जायेगा। 
जो व्यवित हमें ज्ञानसे आप्छावित करता है, जो मनुष्य हमारे हृदयमें यह तत्त्व बैठा 
देता है कि देह आत्मासे भिन्न वस्तु है, कहा जा सकता है कि उस व्यक्तिने महान्‌ 
यज्ञ किया है। 


१. इस चौथे मध्यायमें २४वें इोकसे ३०वें श्लोकतक कांदी गई पश्च-सम्बन्धी वात। 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
[७८] 


शुक्रवार, १६ जून, १९२६ 
तद्िद्धि प्रणिपातिन परिप्रदनन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।। (४,३४) 


यह ज्ञान तू प्रणिपातेन, साष्टांग नमस्कार करके, समित्पाणि होकर, गुरुकी सेवा 
करके वार-वार प्रदन करके --गुरुको परेशानतक करके ही प्राप्त कर सकता है। 
[ तब ] तत्त्वदर्शी ज्ञानीजन तुझे यह ज्ञान देंगे। 


[७९ | 
दनिवार, १३ जून, १९२६' 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यत्ति पाण्डव । 
येन भूतान्यवोषेण व्रक्ष्यस्थात्मन्यथों मयि॥ (४,३५) 


उसे जाननेके वाद तुझे फिर मोह नहीं होगा, तू स्वजन और परजनका भेद 
नहीं करेगा, सवके प्रति समानचित्त हो जायेगा और उसके माध्यमसे तू सव जीवोंको, 
भूतमात्रकों अपनेमें और मुझमें देखने छग्रेगा। अर्थात्‌ तू समझ जायेगा कि सारे जगतमें 
में ही व्यापक हूँ। जब तेरे हृदयका अहंभाव नष्ट हो जायेगा, तब तुझे “जे विष्पु: 
स्थले विष्णु: विष्णु: पर्वतमस्तके “सारे जयगतूरें ईदवर ही ईइवर है, यह ज्ञान हो जायेगा। 
इसे जाननेके वाद हिसा-अहिंसाकी वात्त भी कहाँ उठ सकती है। तब यह अनुभव हो 
जायेगा कि चोर, व्यान्न इत्यादि भी आत्ममय हैं। समझना चाहिए कि जबंतक यह 
ज्ञान नहीं हुआ है, तवतव कोई ज्ञान ही नहीं हुआ है। 


[८० ] 
रविवार, १३ जूत, १९२६ 


ऊपरके इलोकमें जो ज्ञान कहा गया है, सो हमें हो गया है, अथवा नही ! 
मान लें कि यह इलोक हमें कण्ठस्थ हो जाये और हम उसको विना पुस्तकमें देखे 
बोल सकें तो क्या इससे हम तत्त्वदर्शी कहा सकते हैं। यही वस्तु हम दूसरोपर छांगू 
करके देखें कि क्या वे इलोकका पाठ कर सकनेके कारण जानी कहला सकते हैं। नहीं 
इस तरह इलोक पाठ कर देनेका अर्थ ज्ञानी होना नहीं है। हम यह तो जान गये 
कि सारा जगत्‌ हममें है, किन्तु इसका भाष हमें प्रतिक्षण नहीं वना रहता। इध् 
ज्ञानका घूँट गछेसे नीचे नहीं उतरता और उसका अनुभव नहीं होता । यहाँसे उठते ही 
हम भेदभाव वरतने छगेंगे। जब यह ज्ञान बुद्धिसे गहरा उतरकर हृदयमें पहुँच जायेगा 


__ अवलसे छंछे किसी व्यक्तिका हृदय कृपाका सागर हो सकता हैं-- तभी व्यकित 
४६ केले है वह 
इस अनुभव-ज्ञानकों प्राप्त कर सकता है। अर्जुनसे कहा गया कि ज्ञानी तुझे वह 


१. “ तद्विद्धि अ्रणिप्रातिन ” वाल्म इंछोक चाल्कोंकों विंत्तारसे समझाषा गया था। 


“ गीता-गिक्षण २१०७ 


ज्ञान देंगे; इसका यह अर्थ नही है कि वे वुद्धिसे तुझे यह समझा देंगे; वल्कि अर्थ 
यह है कि वे तेरी श्रद्धा जागृत कर देंगे। तू इस श्रद्धाके सहारे देख सकेगा कि 
मैने अपनेको दुसरोंसे अछूग तो अपनी वुद्धिके कारण कर छिया है। वास्तवम तो 
सब-कुछ एक ही है। ईइवर, में और अन्य वस्तुएँ-- तीनो ही एकमें समाहित हें। 
इस तरह ईरवर भी मिट गया और बच गया केवल “नेति-नेति "| जो ऐसा समझता 
है, कह सकते हे कि उसका सारा मोह नष्ट हो गया। 
अपि चेदसि पापेम्धः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सर्वे ज्ञानप्लवेनेव वुजिनं संतरिष्यसि॥। (४,३६) 
तू सारे पापियोका शिरोमणि हो, तो भी ज्ञानहूपी इस नौकासे तू जल्दी ही 
सारे मोहोंके पार हो जायेगा। रायचन्दभाईने कहा है मोह स्वयंभू-रमण समुद्र तरी- 
करि अर्थात्‌ मोहके स्वयंभू-रमण ' समुद्रकों पार कर जायेगा। 
हंडीमें भात है, इस बातकी जानकारीसे भूख नहीं मिटत्ती। जब अन्न पेटमे 
जायेगा तभी भूख मिटेगी। किन्तु कहा जा सकता है कि वास्तवमें पेटमें पहुँचकर 
उसके पचने और खून बन जानेके वाद ही भूख शान्त होती है। 
यथ्ेधांसि समिद्धोडर्नर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।। (४,३७) 
जैसे अग्नि सुछग जानेपर ईधनको भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान-रूपी 
अग्नि सभी कर्मोको जला डालती है। 
पहले ज्ञानको नौकाकी उपमा दी और बादमें अग्निकी। वह कमेंके बन्वनको 
जला डालती है। 
[८१] 
मंगलवार, १५ जून, १९२६ 
मेरे लिए तो गीता ' नौका ही है। इसलिए नही कि उसमें विद्वत्ताकी वातें भरी 
हुई है, बल्कि इसलिए कि वह मुझे अच्छी छगी; मेरे बुढ़ापेमें वह मुझे रुची; या कहो 
कि उसके कुछ इलोकोंने मुझे बड़ा सहारा दिया। आप इनमें से कुछ भी कह सकते है। 
मनुष्य खाकर ही नहीं जीता; पशुकों जीनेके लिए इतना पर्याप्त है। अन्ना 
किग्सफोर्ड कहा करती थी कि [कई बार ] लोग साँपों और शेरों-जेसे लगते हें! पशु 
भी हमारे सगे-सहोदरे हँ। वे जौर हम एक ही जयहसे आये हूँ! किन्तु वे खाकर 
जीते हे और मनुष्य यज्ञ करके जीता है। कुछन-कुछ यज्ञ तो मनुष्य कर ही लेता है। 
चरखा भी यज्ञ है। प्रार्थना भी हमारा यज्ञ है; यह हमारा आध्यात्मिक झौच है। हम 
जबतक प्रार्थना न कर लें तबतक हमें व्याकुछताका अनुभव होना चाहिए। जो इस 
दृष्टिसे 'गीताजी ' सुनने आते हैं, वास्तवमें वे ही आते ह। दूसरोंका आना, आना नही 
है। यदि गीता ' के शिक्षणमें हमारी यह दृष्टि न हो, तव तो हम विनोबासे भी कोई 


१, जैन-साहित्यमें सर्वाति दूर सप्तुद्क्ा नाम; ऐसी मान्यता दे कि अधिक विस्तृत द्ोनेके कारण 
उसे कोई पार नहीं कर सकता। 


(१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बड़ा पण्डित बुलाकर उससे संस्कृत सीख सकते हैं अथवा समाजमें “गीता पिने 
जानेकी दृष्टिसे उसका अध्ययन कर सकते हैं। किन्तु हम यहाँ कक धजप ज 
परिवर्तनके लिए इसे प्रार्थनास्वरूप मानकर सीखते हैं। मनुष्यके छिए रोटी जितनी जरूरी 
हैः भथेना भी उतनी ही जरूरी है। खछ व्यक्ति अपने कानते निन्‍्दा सुनता है और 
अखिसे पापोंके दर्शन करता है, किन्तु भछा आदमी कहता है कि यदि मेरे आँख-कान 
दस हजार भी होते तो में उनसे ईंइवरका दर्शन करता, भजन सुनता; और पाँच हजार 
जीमें भी होतीं तो उनसे उसका नाम छेता। प्राथना कर चुकनेके बाद ही ज्ञानामृत 
पीनेकी मेरी प्यास बुझती है। जो मनुष्य बनना चाहता है, उसकी खुराक दाल-रोटी नहीं 
है। यह तो बहुत छोटी बात है। मुख्य वस्तु तो है प्रार्थना। रविवारके दिन जब में 
देरतक सोता रहता था, तब बा 'उठो-उठो” कहती थी, किन्तु में पड़ा रहता था। बा 
मेरा सबेरा खराब कर देती थी। यह मुझे अच्छा नहीं छूता था। बहुत-सी स्त्रियां 
ऐसा करती हे। ऐसा नहीं करना वाहिये। किन्तु मेरे पास तव एक बहाना हो सकता 
था। उन दिलों में इस तरह प्रार्थना नहीं करता था। किन्तु में तो अपनी एक भूछ 
स्पष्ट कर रहा हूँ। रविवारको इस तरह सोते रहनेसे भी सोमवारकों मेरी थकावट 
कम नहीं ही जाती थी। तुम लोग तो ब्रह्मचारी हो। तुम्हें तो रोज उठकर प्रार्थनामें 
शामिल होना ही चाहिए। दूसरी सभी बातोंके वारेमें छूट्री मिल सकती है, किन्तु 
प्रार्थनसे छूट्टी नहीं मिल सकती। इस आध घंटेमें एक ही वस्तु मनमें आती रहे, 
दूसरी कोई बातका ध्यान न आये, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। थोड़ी देर इस 
तरह विचार करनेका अवसर तो सामुदायिक रूपसे भी रखा जाना चाहिए। यह 
तो प्राणि-मात्रके साथ तत्मयता साधनेका प्रसंग है। बस। आज तो 'ग्रीताजी 'की इतनी 
ही व्याख्या हुई। 


[८२ ] 
बुधवार, १६ जून, १९२६ 


ने हि ज्ञानेन सद्श पवित्रसिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसं सिद्ध: फालेनात्मनि विन्दति॥ (४,३८) 


ज्ञानके समान पवित्र अन्य कोई वस्तु जगतु्मों नहीं है। (इसीलिए ज्ञान यज्ञ ही 
शुद्धातिशुद्ध यज्ञ कहा गया है।) योगके द्वारा जो व्यक्ति मोक्षके योग्य बन गया है, वह 
व्यक्ति अपने ही प्रयत्नोंसे कालान्तरमें शान प्राप्त कर लेता है। ज्ञानका अर्थ हुआ बात्म- 
दर्शत | इतना हुआ कि शरीर और कमेका सारा बोझ्न पिघरूकर पानी हो जाता है। 


श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्धियः। 
ज्ञानं रूब्ध्या परां शान्तिसमचिरेणाधिगच्छति !। (४,१३९) 
जिसके हृदयमें अखण्ड श्रद्धाका निवास है, वह तो केवक् रामका नाम हर 
पार हो जायेगा। अनेक भाता-पिता इसी दृष्टिसि अपने बाल-वच्चोंका नाम भगवान 
नामपर रखते हैं। उनका उद्धार इतने-भरसे हो जाना सम्भव है। जो उसके भक्त & 


'गीता-शिक्षण * २०९ 


आत्मसंयमी हैं, जो इच्छानुसार सो जा सकते हैं अर्थात्‌ जिनका इच्द्रिय-मात्रपर सम्पूर्ण 
अंकुश है, वे इस तरहका ज्ञान प्राप्त करते हैं और सत्वर ही शान्ति तथा मोक्ष 
भी पा जाते है। 


[८३ | 
गुरुवार, १७ जून, १९२६ 
गणितका प्रश्न बुद्धिसे हल हो जाता है। इसके लिए उस प्रश्नके प्रति श्रद्धाका 
होना आवश्यक नहीं होता, किन्तु आत्मज्ञानके क्षेत्रमें श्रद्धाकें बिना काम नहीं चलता। 
क्या माता अथवा पिताके प्रति प्रेमभावके लिए बारूककी बुद्धिको किसी प्रकारका शिक्षण 
देना पड़ता है? निरक्षर माताके मनमें भी अपने वालकके प्रति प्रेम रहता ही है। 
ईद्वरके प्रति किसी भी नाते जैसा प्रेम सम्बन्ध रखा जा सकता है। कविने हमारे 
सामने ईश्वरीय प्रेमका एक अंश ही रखा है। जो अगाघ समुद्रकी कल्पना नहीं कर 
सकता, नदी-नालोंके आधारपर उसे उसके विषयमें कुछ-न-कुछ वताया जा सकता है। 
अज्ञवचाभ्रद्धधानइच संशयात्मा विनव्यति। 
नाये छोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः।। (४,४० ) 
जो ज्ञानसे विमुख है, जिसमें श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ जिसके मनमें संशय है, ऐसे 
व्यक्तिका विनाश हो जाता है। उसके लिए न इस लोकमें सुख है न परलोकमें । 
योगसंन्यस्तकर्माणं.. ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धन्नंजय।। (४,४१) 
जिस च्यक्तिने योगके द्वारा समस्त कर्मोंका त्याग कर दिया है और ज्ञानके द्वारा 
जिसकी छांका नष्ट हो गई है ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्तिको कर्म नही बाँघते। 
तस्मादज्ञानसंभूतं हत्त्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्त्वन संश्यं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ (४,४२) 
इसलिए अज्ञानसे उत्पन्न और हृदयमें स्थित संशयको ज्ञान-रूपी तलवारसे नष्ट 
करके तू योग --कर्म-योगको धारण कर और उठ। 


अध्याय ५ 
[८४ ] 
शुक्रवार, १८ जून, १९२६ 
अर्जुन पूछता है: श्ञान-यज्ञ करूँ अथवा कर्म-यज्ञ ! 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनरयोंग व शंतसि। 
यच्छेय एतयोरेक तल्मेबूहि सुनिश्चितम्‌॥ (५५१) 
आपने एक बार कहा कि कर्म-मात्रका त्याग कर देना चाहिए। फिर आपने 


बताया कि थोगका अर्थ है कर्मयोगकी साधना। तव इन दोनोंमें से श्रेयस्कर कौनसा 
है। मुझे निश्चित रूपसे इतमें से एक वताइए। 


३१२१-१४ 


शी ध सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अर्जुनको निमित्त बनाकर व्यासजी यह प्रकट कर रहे हैं कि “ 

| हैं कि ' महाभारत ! 
तो गया है, किन्तु यह कर्म यज्ञार्थ किया गया है, और जो इसे पढ़ेंगे वे कर 
श्रेयकी दृष्टिसे पढ़ेंगे अर्थात्‌ वह भी यज्ञार्थ होगा। | 


[८५ ] 


शनिवार, १९ जून, १९२६ 
आदमी खाता हुआ भी नहीं खाता, ऐसा कव कह सकते हैं? क्या हम कह 
सकते हैं कि यदि कोई वेखबरीसे खाते-खाते नाकमें कौर रूगा दे तो वह खाता हुआ 
भी नहीं खा रहा है? जो खाते हुए खेल अथवा किसी अन्य वातका विचार कर 
रहा है, उसके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह असावधान है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि खानेके प्रति वह उदासीन है। सुव्यवस्थित रीतिसे खानेकी 
क्रिया कर रहे किसी व्यक्तिके विषयमें भी कहा जा सकता है कि वह नहीं खा रहा 
है। किन्तु यह कव ? जब उसका खाना यज्ञार्थ हो, जब उसका खाता कृष्णापँंण हो, 
जब वह इसी निश्चयके साथ खा रहा हो कि जो-कुछ खा रहा हूँ, तेरी आज्ञासे 
खा रहा हूँ अथवा इतना समझकर खा रहा है कि खानेवाछा में नहीं हैं, शरीर 
है। आत्मा न खाती है, न पीती है, न सोती है--अर्थात्‌ खानेकी यह क्रिया जब 
परोपकारके लिए हो रही हो, छूछे-लंगड़े और दुखियोंकी सेवाके लिए हो रही हो। 
ऐसी सेवा भगवानकी सेवा है क्योंकि छूलों-लछंगड़ों और दुखियोंके भीतर निवास 
करनेवाला भगवान स्वयं छूछा-छंगड़ा और दुखी है। उस व्यक्तिका खाना-पीना अकर्म 
है। यह कर्म उसे वन्बनकारी नहीं होता। वैराग्य छेनेंकी इच्छा करें तो भी सेवा 
तो करते ही रहना है। अलबत्ता केवल निस्पृह्ठ भावसे। यह सोचकर किसी व्यक्तिकी 
सेवा नहीं की जानी चाहिए कि हम उसकी सेवा करेंगे तो किसी दिन हमारी भी 
सेवा की जायेगी । वल्कि इसलिए की जानी चाहिए कि उसमें भगवानका निवास 
है और इस तरह हमारे द्वारा भगवानकी सेवा होगी। यदि कोई आतुर होकर 
चिल्ला रहा हो तो हमें तत्काछ उसकी सहायताके लिए दौड़ जाना चाहिए। चीख़ते 
हुए भगवानकी सेवाके लिए दौड़ना चाहिए और सेवा करनेके वाद ऐसा सोचना 
चाहिए कि यह तो स्वप्न है। भगवान भी कहीं चीखता है! इस तरह सारी सेवा 
स्वप्नवत्‌ वन जाती है। जो व्यक्ति भगवानकों भोग छगाते हूँ, क्या वे उन व्यंजनोंको , 
क्ृष्णापंण कर देते हैं? नहीं; वे तो स्वयं उसे खा जाते हैँ और उसमें यज्ञार्थ खानेका 
भाव भी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यंजनोंका उत्तम भाग दूसरोंको दे और 
स्वयं बचा-खुचा सामान्य अंश खाले, तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति  यज्ञ- 
दिष्टामृतभुज ” है। 
संन्यासः कर्मंयोगटव निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मंमोगों विदविष्यते।। (५,२) 
संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेयस्कर हैँ, किन्तु दोनोंमें कर्म-संन्याससे 
कर्मयोग विशिष्ट है। 


'गीता-शिक्षण ' २११ 


[८६ | 
गुरुवार, २० जून, १९२६ 
'नेहाभिक्रमनाशो5स्ति ” कहकर श्रीकृष्णने यह कह दिया है कि धर्मके यरत्किचित्‌ 
पालनके प्रारम्भका भी नाश नही द्ोता। व्यक्ति कर्मसे विछग रह ही नहीं सकता, 
इसलिए उसके लिए कर्मेयोगकी' साधना आसान है। किन्तु कर्म-संन्योास करना एक 
कठिन काम है, क्योकि इसमें ज्ञानगी आवश्यकता होती है; जब कि पहली बात 
तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। हिमारूयकी गृफाकों ढूंढकर उसमें एकदम 
निष्चेष्ट होकर वेठ रहना भी' एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मन विचलित न होने पाये 
ऐसी स्थिरता प्राप्त करना एक बड़ा ही विकट काम है। इसलिए भगवान कहते हूँ कि 
सबसे अच्छी बात कर्मयोग्र है; क्योंकि पहली बात बहुत मुदिकल है और उसमें दम्भके 
बढ़ जानेका भी भय है। कर्मयोगीके विषयरममें ऐसा कोई भय नही है। 
ज्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
निहन्दों हिं महाबाहो सुख बन्धात्ममुच्यते।। (५,३) 
कर्मयोगीको संन्‍्यासीकी अपेक्षा विशेष क्‍यों मानें? कर्मंयोगीको नित्य संन्‍्यासी 
समझना चाहिए। वह कंसा होता है? जो द्वेष नहीं करता, इच्छा नही करता वह 
कत्तंव्यमें ही परायण रहता है और निहेन्द्र रहता है तथा सरलताके साथ कर्मोसे 
मुक्त हो जाता है। 
सांस्ययोगो पृथरबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्यितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌॥ (५,४) 
सांख्य अर्थात्‌ संन्यास और योग अर्थात्‌ कर्मगोग। नासमझ व्यक्ति इन दोनोकों 
अरूग-अलूग मानते हैं। किन्तु पण्डितगण ऐसा नहीं मानते। सचमुचमें ये दोनों एक ही 
सिक्‍केके दो पहलू हेँ। यदि एकको भी पूरी तरहसे प्राप्त कर लिया जाये तो दोनोंका 
फल प्राप्त हो जाता है। स्थिर वस्तु और अनन्त गतिशील वस्तु ये दोनो, ऐसा जान 
पड़ता है, मानो एक ही स्थितिमें हों । दृष्टान्त रूपमें पृथ्वीको ले छो | स्थिरता 
और गति, यह एक इन्द्र है। किन्तु जो निह॑न्द्र है, उसे इन दोनोंका फल प्राप्त हो 
जाता है। 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पदयति स पद्यति ॥॥ (५५५) 


जो वस्तु, जो गति सांख्य अर्थात्‌ कर्म-संन्यासके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, 
कर्ममोगीकों भी वही मिलती है। जो व्यक्ति इन दोनों वस्तुओंको एक मान सकता 
है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम इन दोनोंके 
रहस्यकों समझ जायें तो इनमें कोई भी भेद नहीं है। इसलिए यज्ञार्थ किया गया, 
परमार्थके लिए किया गया और निरहंकार भावसे किया गया कर्म इन दोनों वर्गोर्मे 
आ जाता है। 


२१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
[८७] 


। मंगलवार, २२ जून, १९२६ 
कि कर्का अर्थ है, जो प्राप्त हो जाये वह कर्म। हम जिसकी इच्छा करें वह करमें 
नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प-पूर्वक ' प्राणिनाम्‌ आतिनादन ' के ' प्रयत्नमें लीन 
होना भी उचित नहीं है। जब व्यक्तिका अहंकार नष्ट हो गया और वह पिघलूकर ईएवरमें 
मिल गया. तब उसे इच्छा करनेकी भी आवश्यकता नहीं रही। वह तो उत्तना ही 
कर्म करेगा, जो उसके सामने प्रस्तुत हो जायेगा। यदि उसने कोई इच्छा न की हो, 
तो शुद्धसे-शुद्ध कम ही उसके सामने प्रस्तुत होंगे और उसकी वृत्ति ऐसी रहेगी कि 
वह जो-कुछ कर रहा है, सो ईव्वरके द्वारा किया जा रहा है। हरिश्चन्द्र अपनी पत्लीके 
गलेपर तलवार चढानेके लिए तैयार हो जाता है। जिसने तलवार उठाई है, क्या 
वह हरिश्चन्द्र है? वह तो ईश्वर है और हरिश्चन्द्र केवल आज्ञाका पालन कर रहा 
है। वह बेचाय तो दास वन चुका था। ईद्वरका दास बन जानेके वाद हमारे लिए 
यह सोच-विचार करनेकी कोई बात नहीं बचती कि अमुक काम करें अथवा न करें। 
जो काम हमारे ऊपर आ पड़े, उसे करें और उसका बोझ स्वयं ईदवरपर छोड़ दें। 


संन्‍्यासस्तु महाबाहों दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्‍तो मुनिन्नेक् न चिरेणाधियच्छति ॥ (५,६) 
जिसने सव-कुछ क्ृष्णाप॑ण नहीं कर दिया है, उसके लिए संन्यास साधना एक 

बहुत कठिन बात है। संन्यास कर्मयोमके बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए 
वास्तवमें कर्मयोग ही संन्यास है। जो व्यक्ति राग-हेष इत्यादिसे रहित हो गया, 
जिसका अहंभाव नि:्ेष हो गया, वह संन्यासी वन गया। 

योगयुक्‍तो विशुद्धात्मा! विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा क्ुर्वन्नपि न लिप्यते॥ (५,७) 


योगयुक्‍त व्यक्तिको ब्रह्म-प्राप्तिमें देर नही छगती। जिसने कर्मंयोग साध लिया 
है वह योगयुक्‍त है। जो मनुष्य पवित्र हो गया है, जिसके मलमात्र जल गये हैं, जली 
हुई रस्सीकी तरह [शक्तिहीन] हो गये हें, वह सभी कर्म यन्त्रवतत्‌ करने लगता 
है। यन्त्रव॒तृका यह अआर्थ नहीं है कि उसका उस विपयमें अवधान नहीं रहा वल्कि 
अर्थ यह है कि उस कार्यके प्रति उसके मनमें अहंभाव नहीं वचा। जिस तरह यब्त्रसे 
सीधा धागा निकलता है, उसी तरह कामका धागा भी उसके हाथसे सीधा निक- 
छेगा। मूढ़ मानस भी यन्त्रवत्‌ काम करता है। ईइवरका दास भी उसी तरह काम 
करता है। किन्तु यह उसे स्वार्थ अथवा आजीविकाके विचारसे नहीं करता, इसलिए वह 
शोभायुक्त होता है। साघारण मजदूरीमें शोभा नहीं हैं। उसका कारण यह है कि वह 
अपनी रोटी कमानेके लिए ही की जा रही है। ईदवरके दासके कामकी देखरेखके लिए 


१. पूरा इलेक हम प्रकार है;--नत्वहं कामये राज्यम्‌ न स्वर्ग नापुनमवस्‌ । 
कामये दुःख-तप्तानाम्‌ प्राणिनाम आतिनाशनम्‌ ॥ 


'गीता-शिक्षण * २१३ 


किसी चौकीदारकी जरूरत नहीं पड़ती। वह [काममें डूबा हुआ ] वाहरसे तो जड़- 
जैसा दिखाई देगा, किन्तु भीतरसे ब्रह्ममय है। यन्त्रके सारे गुण होते हुए भी यन्त्रका 
एक भी दोष उसमें नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्तिने आत्माकों जीत 
लिया है -- अपने हृदयस्थ असुरोंको जिसने जीत लिया है-- इन्द्रियोंको जीत लिया 
है और जो भूत-मात्रको अपनेमें और अपनेको भूत-मात्रमे देखता है, उस मनुप्यके लेखे 
अपने और दूसरेमें भेद नहीं वचता। वह तो सवका दास होकर रहेगा। सबको मिल 
जानेके वाद जो बचेगा, उसे ही ग्रहण करेगा। ऐसा व्यक्ति 'कुर्वन्नपि न लिप्यते ' 
कर्म करता हुआ भी उनमें बँधता नही है। 


नव किचित्करोमीति युक्‍तों, मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
प्रयव्श्ृण्वन्त्पुशड्जिप्रश्नदनन्गच्छन्स्वपञ्श्वस न ।। 
प्ररृपन्विसूजन्गुह णन्नुन्सिषन्चिमिषन्नपि । 

इच्चियाणीनच्ियारथेंवु वर्तेन्त इति धारयनू॥ (५,८-९) 


ये दोनों श्लोक ऊपरके इछोकका विस्तार हैं। तत्त्ववित्‌ यह मानकर कि में कुछ भी 
नही करता, अपना काम करता रहता है। देखते हुए, सुनते हुए, सूँघते हुए, छूते हुए, 
खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, श्वास छेते हुए, बोलते हुए, छोड़ते हुए, ग्रहण करते हुए, 
पलकोंको उठाते और गिराते हुए भी यही कहेगा कि इन्द्रियाँ इन्द्रियोमें वर्तत कर रही 
है, अमुक काम करते हुए भी में उसे नहीं कर रहा हूँ । योगी ऐसी वात कह सकता 
है; घूर्त भी ऐसा पाखण्ड कर सकता है; भगवद्भकत भी ऐसा कह सकता है। जिसने 
अपने अन्तरमें भगवानकों ही स्थापित कर रखा हो, उसके लिए कोई भी काम स्वार्थ- 
दृष्टिसे करना शोष नहीं बचता। यह व्यक्ति सोता हुआ कहेगा कि मेरा शरीर सो 
रहा है। शरीरका कोई भी काम अपने-आपमें खराब नहीं है। हम उसे खराब कर 
लेते हें। यदि शरीर अपना काम करता रहे, तो उससे सुगन्ध ही आयेगी। इसलिए 
हम गणितके ढंगसे कह सकते हेँ कि जिस हृदतक ममता है, उस हृदतक काम खराब 
है, जिस हृदतक ममताका त्याग हो चुका है, उस हृदतक काम अच्छा है। 


[८८ ] 

बधवार, २३ जून, १९२६ 

ऊपरके इलोकोंका पाठ-भर करते रहनेसे हम योगी नहीं वन जाते। “मे” बचे ही 

तही, ऐसी परिस्थिति हो जानी चाहिए। इस इलोकका उपयोग वही व्यक्ति कर सकता 
है, जिसका मन विभिन्न कामोंमें ओतप्रोत रहता है, जिसने अपनी सारी प्रवृत्तियोंकों कृष्णा- 
पंण कर दिया है, और जो उनसे स्वयं कोई भी लाभ नही उठाना चाहता। वह जो 
सुनता है सो हरि-कीत्तंव है; जो देखता है सो हरिद्शन है। उसे किसी चीजसे 
पीड़ा भी नहीं होती। जब-जब कोई कष्ट आकर पड़ता है तब-तव वह कहता है कि 
ना, यह कष्ट भुझे नहीं है। यदि में इस दुःखर्मे से 'मे” को निकाल डालूँ और उसे 
राममें लीन कर दूं तो फिर यह पता ही नही चलेगा कि मुझे बिच्छूने काटा है 


१ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अथवा नहीं। यह जो 'दंशित हुआ है सो शरीर ही है और जो छाल दाग है वह भी 
शरीरपर ही है।” वह अपने सारे काम थन्त्रवतू करेगा, फिर भी उसका प्रत्येक काम 
दीप्त होगा। वह सुन्दरसे सुन्दरतर होता चछा जायेगा। वह कभी किसी कामसे 
न थकेगा, न परेशान होगा, न घबरायेगा। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यवत्वा करोति यः। 
लिप्यते न से पापेन पद्यपत्रसिवाम्भसा। (५,१०) 
ऊपरके इलोकोंका कोई गलत अर्थ न निकाल डाले, इसलिए कहा: ब्रह्ममें 
अपने सारे कर्मोकों अपित करके --- आसक्ति छोड़कर --जो व्यक्ति अपने सारे काम 
करता है, वह कभी पापमें लिप्त नहीं होता। पाप उसपर उसी प्रकार कोई भी 
प्रभाव नहीं छोड़ता जिस प्रकार कमलका पत्ता पावीसे अलिप्त रहता है। पाप का 
अर्थ व्यापक है और इसके अन्तर्गत पाप और पुण्य दोनों ही आ जाते है। ऐसे 
व्यक्तिको पाप-पुण्यका फल नहीं भोगना पड़ता। यद्यपि ऐसा व्यक्ति काम करता 
रहता है, फिर भी कर्म उसे स्पश नहीं करता। अन्य पत्ते पानीसे भीग जाते हैँ और 
सड़ जाते हैं, किन्तु कमलपत्रपर पानी ठहर ही नहीं पाता। 
कार्येत मनसा बुद्धया केवलेरिवियेरपि। 
योगिनः कर्म क्ुवेन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धथ॥ (५,११) 
योगी-जन कर्म करते हैँ, किन्तु वे करते हैं उसे केवछ कायासे, मनसे, बुद्धिसि -- 
केवल इन्द्रियोंसे ही। और ऐसा करता हुआ वह मानता है कि में यह कर्म नहीं कर 
रहा हूँ क्योंकि वह सारे काम निःसंग होकर आत्मशुद्धिके लिए ही करता है। आत्म- 
शुद्धिके लिए कर्म करनेका अर्थ है 'कर्मको ब्रह्मापण कर देता। है 
१९२१ में हमने प्रारम्भमें जो-कुछ किया, आत्मशुद्धिके लिए किया, किन्तु वादर्म 
हम इसे भूछ गये और इसलिए विध्न उपस्थित हो गया | 
जो व्यकित आत्मशुद्धिके लिए काम करता है, वह अपने यन्त्रकों तटस्थ भावसे 
चलाता रहता है। 
यक्‍तः कर्मफर्ल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌। 
अयुक्‍्त: कामकारैण फले सकक्‍तो निवध्यते॥ (५,१२) 
भोगी कर्मफलका त्याग करके “नैष्ठिक मोक्ष देनेवाली शान्ति प्राप्त करता है, 
ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिको प्राप्त होतेवाली ज्ञान्ति। पत्थर अथवा वह व्यक्ति अथवा कामी 
पुरुष अपने विषयमें लीन होकर जो क्षण-भरकी शान्ति भोगता है, वह शान्ति नहीं 
है वल्कि शान्ति तो ब्रह्मनिष्ठकी है-- वही आत्मानन्द है। अयुक्त व्यक्ति कामपादत 
जकड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति मुख्य होकर काम करता हा हैं; बह भी जे 
है। इसीलिए वह फछसे बेधा हुआ है-- आश्ञापाश और विषयपाइसे वँधा हुआ न 
यदि हम किसी सर्पको चिढ़ा दें, तो वह हमें अपनी कुण्डलीमें 8 का 
सकता है, हमारे शरीरको चूर-चूर कर दे सकता है। किन्तु मीरावाईकों वो वह 5 


“गीता-विक्षण ! २१५ 


लगा मानो शालिग्राम सामने नाच रहे हों। उक्त सर्प वहुत तो उसके शरीरपर ही 
असर कर सकता था किन्तु विषय-सर्प तो कामीकी आत्माका नाश कर डालता है। 


[८९ | 
गुरुवार, २४ जून, १९२६ 
' गीताजी 'के शब्द केवल इसीलिए नहीं हें कि हम उनका भाव और अर्थ समझ 
लें। वे तो तदनुसार आचरण किये जानेके लिए हैं। मेरी समझमें तो ' गीता के निरन्तर 
पाठने मेरे समस्त जीवनकों प्राथेनामय बना दिया है। हम जिस विचारका पालत 
नहीं कर सकते, हमें उसकी बात छोड़ देनी चाहिए। यह बुद्धि और शक्तिका 
अपव्यय है कि हम जिस बातका पालन नहीं कर सकते उसको झूठ-मूठ पढते चल्ले जायें। 
मुझे विनोबाकी एक शिकायत॒कों ध्यानमें रखकर यह कहना पड़ रहा है! विद्यार्थी 
गण जल्दी सोते नहीं हैं और इसलिए जल्दी उठ नहीं पाते तथा उनके स्वास्थ्यकी हानि 
होती है। विद्याथियोंको भी शिकायत है कि शिक्षकगण जल्दी सोनेके बजाय बारह 
बजेतक बातचीत करते रहते हैं। ' गीता के पाठका आचरण करें तो ऐसा नहीं होना 
चाहिए। हमें 'सर्वभूतात्मभूतात्मा” अथवा 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु ” होना चाहिए। हमें 
अपने पड़ोसीकी दृष्टिसे बातचीत बन्द कर देनी चाहिए और करें भी तो इतने घीरे- 
घीरे मानों चोर बोल रहा हो। मुझे भी जल्दी ही सो जाना चाहिए। ब्रह्मण्याघाय 
कर्माणि ' का कया अर्थ है? जो मनुष्य जागना नहीं चाहता, ईश्वर उसे नहीं जगाता। 
इसका यह भर्थ हुआ कि समाजके निर्बल्से-लिर्बेल अंगके साथ अनुकूछता साधघनी 
चाहिए अथवा निर्ब अंगोंको काटकर फेंक देता चाहिए -- उनका नाश कर देता 
चाहिए -- उन्हें जला देना चाहिए या उन्हें गड़ा देना चाहिए। यदि हम ऐसा न करें 
तो आगे बढ़नेका प्रथत्न ही वहीं करना चाहिए। 
सर्वकर्माणि सनसा संन्यस्पास्ते सु वक्षी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कु्वन्न कारयन्‌ !! (५,१३) 
वशी अर्थात्‌ जिसने अपने मनादिकों वशमें कर लिया है, वह सारे कर्मोंका मनः 
पूर्वक संन्यास करके निश्चिन्त हो जाता है! मन:पूर्वक सब कर्मोंका संन्यास करनेका अर्थ 
हुआ मनको तटस्थ बना छेना, मनको बिग कर छेना। ऐसी वृत्तिसे काम करना 
कि अमुक काम में नहीं करता, ईश्वर मुझसे करा रहा है। जब हम सांस लेते है तो 
ऐसा थोड़े ही सोचते है कि में बवास ले रहा हैं । हमने यह वात मनसे विकाल 
दी है । मनोयोगके साथ तो इसे तब करना पड़ेगा, जब श्वास चलनेमें बाधा हो 
रही हो। नहीं तो श्वास यन्त्रवत्‌ चलता रहेगा । नवह्ारवाले इस शरीरमें आत्मा 
बिना कुछ करता-कराता हुआ शान्तभावसे बैठा रहता है । वह काम करते-कराते 
भी कुछ नहीं करता । किन्तु यह तभी सम्भव है जब मनसे कर्मका संन्यास किया 
जा चुका हो। 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


[९० | 


शुक्रवार, २५ जूत, १९२६ 
हमारी आँखोंके सामने नाटक तो होता ही रहता है। उसमें रस लिये विना 
मन लगाये विना यदि हम अपने काममें प्रवृत्त रहें, तो कर्म-संन्यासी कहलायेंगे। एक 
कैदीको दूसरे कैदीपर चावुक लगाये जाते समय यह दृदय देखनेके लिए बैठा दिया 
गया है। बैठा हुआ कैदी उसमें मन लगायें बिना केवछ बैठा है। उसकी आँख 
इस दृदयकों देख रही है किन्तु उसका मन उसमें लिप्त नहीं है। जो सहज रूपसे 
सामने आ गया, उसे आँखसे देख लिया किन्तु उसे देखते रहनेके छिए एक क्षण-भर भी 
रुके बिना में आगे बढ़ जाता हूँ। 
पुत्र, भाई इत्यादि सम्बस्योंकी रचना करके हम ऐसा मानते हैं कि इन 
सम्बन्धोंको निभाना आवश्यक है और उसी प्रकार हम आचरण करते हैं। ये सारे 
आचरण मनःपूर्वक होते हैं; मनका संन्यास इनमें नहीं होता। 
न फतुत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते।। (५,१४) 


प्रभु अर्थात्‌ आत्मा कर्म, कर्तृत्व और कर्मफलमें से किसीका सृजनहार नहीं है। 
सब-कुछ केवल स्वभावसे ही होता रहता है। 

प्रभु कहते हैं कि आखिर सव-कुछ रचा तो मैंने है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब 
तुम देखते हो तो में देखता हूँ और जब तुम नहीं देखते तब में भी नहीं देखता। 
यही स्वभाव है। इस वातके आगे भाषा रंक हो जाती है। 

इस तरह विभिन्न दृष्टियोंस यह कहा जा सकता है कि ईइवर कर्ता है भी 
और नहीं भी है। 

यदि तुम अपनी इन्द्रियोंमें रस छेना वन्द कर दो तो तुम्हारी इन्द्रियाँ कभी 
क्लान्त न हों, तुम्हें कभी क्छान्ति न व्यापे । थोड़ी बहुत क्लान्तिका अनुभव तो 
अवश्य होगा, क्योंकि अहंभाव एकदम निःशेष नहीं हो जाता । जवतक शरीर हैं, तबतरक 
समत्वका सर्वथा नाश सम्भव नहीं है। आत्मदर्शन शब्द छोड़ दें। आत्मशुद्धि शब्दको 
पकड़ रखें। हमने कछ इस वातकी चर्चा की थी। आत्मशुद्धि देहके माध्यमसे करनी 
है। जिस हृदतक देहसे आत्मशुद्धि करवानी है उसी हंदतक आत्माके माध्यमसे 
करवानी है। यों तो वास्तवर्में आत्मा न कुछ करता है, न करवाता है। 


[९१] 


शनिवार, २६ जून, १५२६ 


जब ईइवर-रूपी चित्रकारने इस आख़कों वनाया पेय उद्देश्य सिम था कि 
उसमें से आत्मा झलकती रहे। उसने यह थोड़े सोचा था कि आँख न्‍ दर्गन 
करेगी। आँखका काम तो शरीरकी रक्षाकरा ध्यान रखकर ईइवरका दर्द करना है। 
हनुमानजीकी मूर्तिको देखकर किस वातका ध्यान आता है? बअह्मचर्य, भक्ति और 


' गीता-शिक्षण २१७ 


सेवाका। और इसके वाद वलकी याद बाती है; क्योंकि वे तो रामचन्द्रजीके सेवक 
थे और सेवकको तो सदा रामचन्द्र जैसा चाहिए वैसा बल देते रहते हें। इसी तरह 
हमें आँखको देखते ही आत्माका ध्यान आना चाहिये, आत्माका दर्शन होना चाहिए। 
नादतते फस्यचित्पापं न चव सुक्ृतं विभुः। 
अज्ञाननावृत् ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः॥ (५५१५) 
परमेश्वर किसी भी व्यक्तिके पाप अथवा पुण्यकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नही 
लेता। अन्नानने ज्ञानको ढेंक रखा है, इसीलिए प्राणी मोहमें पड़ जाते है। 
मनुष्यका स्वभाव केवलर सेवा करना, आत्मशुद्धि करना है। इसीलिए अहंभावको 
छोड़ते जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ईहवर किसीके पापोंकी जिम्मेदारी 
नही लेता। 
ज्ञानेन तु तबज्ञानं यषां नाशितमात्मनः। 
तेबामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम॥ (५,१६) 
ज्ञानको ढेककर रखनेवाला अज्ञान जब ज्ञानके माध्यमसे नष्ट हो जाता है तव 
व्यक्तिको परमात्माका प्रकाश दिखाई पड़ जाता है। ईश्वर इस सबका साक्षी रहता 
है। हम ईश्वरके अधीन रहकर आचरण करते है, उसीके चलाये चलते हैँ --- इसे जान 
लेना ज्ञान है। इस ज्ञानका अनुभव तो तभी हो सकता है जब हृदयकी सारी गांठें 
खुल जायें और भीतर आत्माका ही प्रकाश होता रहे। 


[९२ | 
रविवार, २७ जून, १९२६ 
मनके अँधेरेमें सूर्वके उदय होनेपर ही व्यक्ति परमेश्वरकी शरणमें जाता है। 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरा॒त्ति ज्ञाननिर्धतकल्समषा:॥ (५५१७) 


जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो गई है, जो तद्ूप हो गया है-- जिसकी निष्ठा 
उसीपर आधारित है और जो तल्लीन हो गया है-- जिसका सव-कुछ ईइवरापित हो 
ग़या है और जो सब-कुछ उसीपर छोड़कर निर्चिन्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति 
प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियोंका पाप ज्ञानसे घुल गया है। 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गषि हस्तिनि। 
शनि चेत्र इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ (५१८) 


पण्डित, ज्ञानवान व्यक्ति समदर्शी होते है। विद्या और विनयसे भरपूर ऐसे 
व्यक्तिकी दृष्टि ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता अथवा चाण्डाल --- सभीके विपयमें समान 
होती है। इन सभीके विषयमें वह जानता हैं कि इन सबके भीतर स्थित आत्मा 
मुझमें स्थित आत्मा ही तो है। अन्तर केवल इतना ही है कि किसीकी आत्मापर 
अज्ञानके थर पड़े हुए हैं और किसीकी आत्माके ऊपरसे वे उतर गये है। इसके पहले 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरोंमें अपनेको देखता है, वह 
। हूं योगी है) इसका 
भी यही अर्थ है। गंगाका पानी अकूग-अछग घटोंमें होकर भी गंगाजल ही होगा। 


इहैव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोष हिं सम ब्रह्म तस्मादन्रह्मणि ते स्थिताः॥ (५,१९) 


जो व्यक्ति समभाव रखता है, जो निर्दोष है, जो परमात्माममें स्थित हैं और जो 
एकाग्रचित्त होकर रहता है उस व्यक्तिने यहीं, इसी जन्ममें संसारको जीत लिया है। 

व्यक्तिको समदर्शी हम कब कह सकते हैं? जो चींटी और हाथीको समान 
देखता है, उसे, या उसे जो सबको उन्तकी आवश्यकताके अनुसार देता है? मां बीमार 
बालकको कुछ भी नहीं देती और स्वस्थ बच्चेको भरपेट खिलाती है। जिस व्यक्तिके 
मनमें अहिंसा है, दया है, वह जगतूमें ऐसा आचरण करेगा कि जगत्‌ उसके विषयमें 
यही कहे कि यह व्यक्ति सबके प्रति ऐसा बरताव करता है मानों वे व्यक्ति उससे 
भिन्न नहीं हैं। वह सबके प्रति न्याय करता है। जिसे पानी चाहिए उसे पाती देता है 
और जिसे दूध चाहिए, उसे दूध । 

परमात्मा जैसा निर्दोष और समभावी अन्य कोई नहीं है, इसलिए हम उसमें 
लीन होकर ही समदर्शी हो सकते हैं। 


[९३ | 
मंगलवार, २९ जूत, १९२६ 


समदर्शीका उदाहरण देते हुए हमने हाथी और चींटीकी वात की। शत्रु और 
मित्रकी बात भी कर सकते हेँ। यदि दोनों भूखे हमारे पास आयें, तो हमें पहले 
शत्रुकों भोजन देना चाहिए। इसीको वह न्याय मानेगा। नहीं तो वह सोच सकता 
है कि मनमें कहीं कोई द्वेष बच गया है। इसलिए समदर्शी पहले तो शत्र॒कों ही 
सन्तोष देगा। मित्र भी उसके इस आचरणको योग्य आचरण मानेगा । 

पण्डिदका अथे केवल पढ़ा हुआ ही नहीं है, गुना हुआ भी है। यदि कोई 
उससे कहें कि शत्रुकों खिलाना तो दूध पिलाकर साँप पालने जैसा है तो वह अपने 
इस कामका समर्थन 'गीताजी के इस इलोकके द्वारा करता हुआ कहेगा कि में व्हरा 
श्रद्धालु, मेरे पिता गीता के भक्त थे, में भी ' गीता 'का भक्त हूँ। गीता की का 
पालन करते हुए हमें कभी हानि नहीं हुई, तब फिर में ऐसा आचरण क्‍यों न करू: 

स्वदेशीका एक नियम यह है कि हम पहले उसकी सेवा करें जो हमारे समीप 
है। इससे विपरीत भी एक नियम है, जिसमें समीपके व्यक्तिकी अपेक्षा पहले दुखर्ती 
मनष्यकी सेवा की जाती है। यहाँ समीपका अर्थ है देहके समीप और दूरका अर्थ है 
मनसे दुर। ये दोनों बातें एक रीतिसे समान ही हैं। शत्रु देहते समीप होकर भी 
भनसे तो दृर ही रहता है। फिर भी पहले उसीकी सेवा को लक चाहिए । 

स्वदेशीमें समीपस्थकी सेवाका नियम इसीलिए है कि हम हु सभी 
पास नहीं पहुँच सकते। यदि समीपस्थ व्यक्तिकी सेवा करनेके बदले हम ईसा 
व्यक्तियोंकी सेवा करने जायें तो वह हमारा अभिमान ही होगा। 


' गीता-शिक्षण २१९ 


न हा मनसे दूर है, पहले उसकी सेवा करनेमें विनयशीलता है, सभ्यता है, समझ- 
दारी है। 

* इहैव तैजित: सर्गो ” वाले इलोकर्में निहित नियमके अनुसार आचरण करनेवाला 
व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसने संसारकों जीत लिया है। वह छ्त्रुऔर मित्रकों समान 
ग्िनता है। झत्रुको वह हाथीकी तरह अधिक और. मित्रकों चींटीकी तरह कम देनेमे 
आगा-पीछा नही करेगा। हमें जिसमें ओतप्रोत होना है, पहले हमें उस जैसा वनना 
चाहिए। ब्रह्ममें लीन होनेकी इच्छा है, इसीलिए हमें ब्रह्मकी तरह समदर्शी होना 
ही चाहिए। 

न प्रहृष्येत्मियं प्राप्प नोहिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मतिद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥ (५,२०) 

प्रियको प्राप्त करके प्रसन्न न हों और अप्रियके मिरू जानेपर उत्तेजित न हो । 

जो बुद्धि और मोहके वश्ञर्में नही होता वह ब्रह्ममें स्थित होता है। 


[९४ | 
बुधवार, ३० जून, १९२६ 


बाह्मस्परोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम | 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्‍्तात्मा सुलमक्षयमदनुते॥ (५,२१) 
जो व्यक्ति ब्रह्मयोगको प्राप्त करके मुक्त हो गया है --- जो अपनी वाह्मेच्दियोके 
विषयोंके प्रति आसक्तिरहित है, ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मामोें सच्चे सुखको प्राप्त करता 
है। संगरहित होतेपर ही शान्त रहा जा सकता है। इन्द्रियोंके विषयोंके स्पर्शकों 
समाप्त करना अशक्‍्य है; इसलिए कहा गया कि संगरहित रहना है। यदि हमारा 
ध्यान रामके चरणोंमें लगा हुआ है तो होनेवाले बाह्य स्पशेंका हमपर कोई असर 
नही होता। ब्रह्मयोगमें युक्त व्यक्तिका अर्थ है वह आत्मा जिसने ब्रह्मसमाधि प्राप्त 
कर ली है, जो ब्रह्ममें स्थित हो चुका है; वह तो अक्षय सुखको प्राप्त हो जाता है, 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आहसन्तवन्तः कौन्तेय न तेबु रमते बुधः।। (५,२२) 
बाह्य स्पशोसे उत्पन्न होनेवाले भोग दुःख उत्पन्न करनेवाले होते है। वे आदि और 
अन्तयुक्त है भर्यात्‌ आते-जाते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उनमें सुख नही मानता। 
दकनोतोहैब यः सोढूं प्राक्ारीरविमोक्षणात्‌। 
फामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्‍तः स सुखी नरः॥ (५,२३) 
दरीरका नाश होनेके पहले ही इस संसारमें रहते हुए जो व्यक्ति काम और 
ऋ्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगमों सहन कर पाता है, वह योगी है और सुखी है। 
दूसरे अध्यायमें जो-कुछ कहा जा चुका है, यहाँ उसीकी पुनरावृत्ति है। 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


यो।न्तःसुखो5स्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव यः । 
स योगी बह्मनिर्वाणं ब्रह्ममृतोषणिगच्छति ॥ (५,२४) 


जो योगी अपने अन्तरमें ही सुख और शान्तिकी प्राप्ति करता है, जिसे वाह्य 
सुखकी आवश्यकता ही नहीं वचती, जो अपने अन्तरमें ही रममाण है, जिसे अन्तरसे 
प्रकाश मिल्ल रहा है वह योगी ब्रह्ममय हो चुका है और उसे ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त 
हो जाता है। 
हम “ भगवदुगीता का पाठ इसलिए करते हैँ कि हमारे हृदयमें जो गीत सुप्त है वह 
प्रकट हो जाये। निर्वाण दो प्रकारके हैं, एक शरीर॒पात जिसके वाद वार-वार जन्म 
लेना शेष रहता है। दुसरा बह निर्वाण जो ब्रह्मनिर्वाण है। इसमें शून्यता है। किन्तु 
यह शून्यता जगतके प्रति है, अन्तरके प्रति ज्ञानमय आनन्द है। 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षोणकल्मषाः। 
छिन्नद्धा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥॥ (५,२५) 


निर्दोप और निर्मेल ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त करते हैँ। कैसे ऋषि ? जिनकी 
शंकाएँ निःशेष हो गई हैं-- जिनकी आत्मा कंदीकी तरह उनके हाथमें है और जो 
प्राणि-मात्रके हितमें डूबे हुए हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हें। 

इनके द्वारा किसी भी व्यक्तिके प्रति द्ेष तो आचरित हो ही नहीं सकता। 
ये दुष्टसे-दुष्टके हितके लिए भी तत्पर रहते हूँ। ये सारे जगत्‌की सेवा करते हें। 
उसी व्यक्तिमें सेवाभाव साकार होता है, जिसके हृदयमें राम हों। जो व्यक्ति दूसरोके 
हिंतके कामोंमें छगा हुआ है, वह दूसरोंका वास्तविक दुःख सहन ही नहीं कर 
सकता | हमने ऐसे पिता देखे हैँ कि वेटेको हैजा हो गया तो पिताकों भी हो गया। 
किन्तु वे अपने पुत्रमें आसकत हैँ। वे लड़केके आचरणको पसन्द न करते हों तो भी 
यदि उसे दु:ख होता है तो वे उसे सहन नहीं कर सकते । सेवाभावी दूसरोंके दुःखको 
देखकर आँखोंसे सावन-भादों वरसाता है और [ज्ान्तचित्त रहकर | उसके दुःखकी दूर 
करनेका प्रतिक्षण प्रयत्व करता है। 


[९५ ] 

गुरुवार, १ जुलाई, १९२६ 
' सर्वभूतहिते रताः ' के दृष्टान्तमें युविष्ठिर और उनके कुत्तेका स्मरण किया जा 
सकता है। किसी एक स्वजनका कष्ट हुर करनेका ही नहीं, वल्कि जिंस कारणसे 
सारा जगत्‌ कष्टमें पड़ा हुआ है उस कारणको खोजकर उसे दूर करनेंका अयल किया 
जाना चाहिए। संसारका-संसार मूच्छामें पड़ा हुआ है। 
क्या हमें आत्माकी भी कुछ खबर है। थोड़ी-थोड़ी, कच्ची-पक्‍्की । किन्तु कर्ज्वी 

रोटी ही तो बादमें पक्की होती है । 
हमारे रोगका कारण हमारा पेट नहीं है वल्कि हमारी जीभ है और उसका 


भी' कारण हैं हमारा मन। 


/गीता-दिक्षण * २२१ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं चर्तते विदितात्मनाम्‌।। (५,२६) 
जो व्यक्ति काम और कोघसे छुटकारा पा गये हे, जिनके चित्त स्थिर हो गये 

है, जो योगी साधनामें तत्पर हे, जिन्होंने आत्माको पहचान छिया है, ब्रह्मनिर्वाण 
ऐसे व्यक्तियोंको घेरकर खड़ा रहता है। 

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांइचक्षुइचेवान्तरे अुबोः। 

प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥। 

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा भुक्त एवं सः॥ (५,२७-२८) 


इन्द्रियके बाह्य विषयोंका वहिष्कार करके आँखको भौंहोके वीचमें स्थिर करके, 
नासिकाके भीतर रहनेवाले प्राण और अपाब वायुको सम बनाकर प्राणायामके द्वारा 
इवासका नियमन करके जिस व्यक्तिनें मन और वुद्धिको वंशमें कर लिया है, जो मुनि 
मोक्षपरायण हो गया है, जिसने इच्छा, भय और क्रोधकों छोड़ दिया है, वह सदा 
मुक्त है। बाहरकी क्रिया, अन्तरकी क्रियाका प्रतीक है। श्वास सम हो जाये, आँख 
भुकुटिके बीचमें स्थिर हो जाये फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। इसे अन्तरकी अवस्था- 
का चिह्ल होना चाहिए। यहाँ एक इलोक दूसरे इलोकसे जोड़ा गया है। 
भोक्‍तारं॑ यज्ञतपसां. सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृष्छति ॥॥ (५,२९) 
जो मुझे यश्ञ और तपश्चर्याका भोकता--समसस्‍्त संसारका महा ईइवर-- 
प्राणि-मात्रका निःस्वार्थ मित्र जानता है, वह परमशान्ति प्राप्त करता है। 
यदि ईइवर प्राणि-मात्रका मित्र है तो फिर उससे डरनेंका क्या कारण । 
यदि ईश्वर हमारी समस्त सेवाओं और कर्मोंका भोकता है तो फिर सेवा और 
कर्म कभी निष्फल जायेंगे ही नहीं। यदि हमने वह सव उसके चरणोंमें डाछकर किया 
और. इसमें हमारी निःस्वार्थ बुद्धि हुई, तभी सूक्ष्म रूपसे यह विश्वास भी दृढ़ हुआ 
कि इसमें से निष्फल तो कुछ भी नहीं जाना है। 


अध्याय ६ 
[९६] 
शुक्रवार, २ जुलाई, १९२६ 


पिछले अध्यायमें यह प्रइन उठाया गया है कि संन्यास और कर्मेयोगमें से अधिक 
श्रेयस्कर क्या है। श्रीकृष्णने इसका उत्तर दिया है। किन्तु यह कोई ऐसी पहेली नहीं 
है जो सहज ही हल हो जाये। ईश्वरके समगृण और. निर्गुण दोनों रूप सत्य हें। 
इसी प्रकार जो श्ान्तिमें स्थित है और जो केवल काम ही काम करता रहता है, वे 
दोनों भी सत्य हैं। संन्यासी सेवाकर्म करके ही निलिप्त बनता है और कर्त्ता परम- 
शान्तिका अनुभव कर्ममें छीन होकर ही कर सकता है। यदि किसी व्यक्तिको ऐसा 


२२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लगे कि मुझे कुछ भी नहीं करना है--में तो ईइवरके पास पहँ "बन 
आदमी कर्म-संन्यास कर सकता है। जिसके पास दो दरबार बजा 52 
उसे क्या चिन्ता? जहाँ प्रजा ही यह वात समझ जाये कि राजाकी अमुक इच्छा है 
और उस प्रकार काम करती चलती जाये तो राजाकों क्या करना शेष वच रहता 
है। ऐसी अवस्थामें यदि वह शासन करने निकले तो यह अवश्य ही प्रजाके लिए 
आइचयेकी बात होगी। आज तो मुझे वीच-बीचमें कहना पड़ता है कि ऊंघो मत, ध्यान- 
से सुनो इत्यादि | किन्तु एक दिन ऐसा आयेगा जब मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 
तुम सब व्यवस्थित रूपसे काम करनेवाछे बन जाओगे। इसलिए फिलहाछ मेरा ध्यान 
दो” आदि कहना ठीक है और भविष्यमें कुछ न कहना और चुपचाप होकर बैठ 
जाना भी ठीक होगा। 
किन्तु अर्जुनके मुँहसे अभीतक ऐसे शब्द नहीं निकछे हैँ कि में सव समझ गया 
है; इसलिए वही वस्तु भगवानको उससे छठवें अध्यायमें भी कहनी पड़ रही है: 
अनाशितः कर्मफर्ल फार्य कर्म करोति यः। 
स्‌ संन्‍्यासी च योगी च न निरग्तित चाकियः ॥ (६/१) 
क्योंकि हम जानते हैँ कि ईववर यज्ञ और तपका भोक्‍ता है इसलिए जो व्यक्ति 
कर्मके फलकी आशा किये विना अपने सारे कर्मोको ईरवरके संरक्षणमें सौप देता है 
और फिर भी कर्म करता रहता है, वह संन्यासी भी है और योगी भी। किन्तु जो 
व्यक्ति कभी भूलकर भी अग्नि प्रज्वकित नहीं करता (असलमें यज्ञ करनेकी दृष्टिसे 
अग्निको सतत प्रज्वलित रखना परोपकारकी ही क्रिया थी) या जो व्यक्ति अत्रिय 
हो गया है, वह न संन्यासी है और न योगी ही है। ऐसा व्यक्ति तो आरूसियोंका 
सरदार है। 
य॑ संन्यासमिति प्राहुर्यो्ग त॑ विद्धि पाण्डव | 
न हासंन्‍्यस्तसंकल्पों योगी भवति कहचन।॥ (६५२) 
जिसे महान्‌ पुरुषोंने संन्यास कहा है, तू उसे ऐसा जान कि वही योग है। रणसे 
भाग जाना तेरे लिए संन्यास नही है वल्कि तेरे लिए तो रणमें जूझता ही संन्यास 
है। यज्ञका भोकता तो में हूँ। क्योंकि जिस व्यक्तिनें संकल्पका त्याग नहीं किया है, 
वह मनुष्य कदापि योगी नहीं हो सकता । संन्यास कोई वाहरकी वस्तु नहीं है। वह 
एक आम्यन्तर वस्तु है। संकल्प-विकल्प समाप्त होने चाहिए, तभी संनन्‍्यासी हुआ 


जा सकता है। 


[९७ | 
हनिवार, है जुलाई, १९२६ 


आरुरक्षोर्मुनेयोर्ग कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढ्स्य तस्वेव शमः क़ारणमुच्यते ॥ ($४३) 
जो मुनि योग प्राप्त करनेकी इच्छा करता है उसके लिए कर्म ही साधन है। 
क्योंकि योगकी व्याख्या 'योगः कर्मसु कौशलम्‌ की गई है। कर्मके ऐरनपर व्यक्ति 


“ गीता-छदिक्षण २२३ 


गढ़ा जाता है और किसी दिन वह योगीके रूपमें आ जाता है। जिस मनुष्यने योग- 
पर सवारी कर ली हे-- जिसने साम्य पा लिया है-- जिसका मन स्थिर हो गया 
है, उस मनुृष्यका साधन छाम अर्थात्‌ शान्ति है। 

कल जो-कुछ कहा था वही वात यहाँ भी छागू होती है। आज मुझे अपनी वात 
विभिन्न प्रकारोंसे समझानी पड़ती है। में कर्म करते-करते समझ सका हूँ कि तुम अमुक- 
अमुक प्रकारसे समझ सकते हो, इसलिए मुझे अपनी वात तुम्हें उन प्रकारोंसे समझानी 
पड़ती है। यह भी एक प्रकारका योग है। अन्तमें हमें सफलता मिलेगी। यदि तुम 
इद्ारेमें ही समझ जानेवाले बन जाओ, तो हमें शान्तिका साधन प्राप्त हो जाये। 
कारखानेमें दिन-भर तेजीसे काम होता रहता है किन्तु अन्तमें कारखाना बन्द करनेका 
समय आतनेपर वहाँ शान्ति विराजमान हो जाती है। कारखानेमें अभीतक योगी 
बनानेका साधन कर्म था, अब उसका साघन द्ान्ति है। यह तो एक सुव्यवस्थित 
तन्त्रकी बात हुईं। ऐसी शान्ति कन्न अथवा जड़ताकी शझ्ान्ति नहीं; प्रमाद अथवा 
आलस्यकी शान्ति भी नहीं; बल्कि चेतनकी श्ञान्ति है--समुद्रकी शान्ति है। 


यदा हि नेस्तियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वंसंकल्पसंन्यासी योगारूडस्तदोच्यते ।। (६,४) 


जब कोई व्यक्ति इन्द्रियों और करममोके प्रति आसक्‍्त नही रहता बल्कि अनासक्त 
रहकर इन्द्रियों और कर्मोंका उपयोग करता है, तब समस्त संकल्पोंका त्याग करनेवाला 
वह व्यक्ति योगारूढ़ कहछाता है। 


उद्धरेदात्मनात्मानं._ नात्मानमवसावयत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ (६,५) 
आत्माके द्वारा आत्माका उद्धार करना चाहिए। आत्माका नाश नहीं करना 
चाहिए | आत्मा ही आत्माका बन्धु है, मित्र है; और आत्मा ही आत्माका बत्रु है। 
तुम अपना मोक्ष स्वयं ही साध सकते हो। आज तो हम आत्माके शत्रु ही हे। 
आत्मा स्वयंप्रकाश है इसलिए उसे अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। सूर्यनारायणको 
प्रकाश कौन देगा? प्रभातके प्रथम प्रहरमें सूर्यनारायण अपना उद्धार करते हे, 
योगारूढ़ होकर आते हे और सन्ध्याके समय शान्त हो जाते हें। (किन्तु क्या वह 
सचमुच शान्त होते हे? मे, मर जानेके बाद भी श्ञान्त थोड़े ही होनेवाल् हूँ? ) 


[९८ ] 
रविवार, ४ जुलाई, १९२६ 


लौकिक भाषाका उपयोग करते हुए हम कहते हे कि आत्माका उद्धार परमात्मा 
करता है; यह इसलिए कि दूसरा उपाय नही है। किन्तु आत्मा अपनी शक्तिके बिना 
परमात्मामें छीन थोड़े ही हो सकती है? आत्मामें परमात्मा जैसे-ही सव गुण 
हैं इसीलिए वह परमात्मामें लीन हो सकती है। जिस तरह आत्मा स्वयंप्रकाश है, 
इसी तरह परमात्मा भी स्वयंप्रकाश है। अपने विरोधी गुृणवाली वस्तु्में कोई वस्तु 


२२४ सम्पूर्ण गाँधी वॉड्मय 


मिलकर एकरूप नहीं हो सकती। सलाह दी गईं है कि आत्माकों अपना नाश नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि आत्मा इसमें समर्थ है। अविनाशी होनेके कारण वह पुरी तरह 
तो अपना नाश अवश्य ही नहीं कर सकती। जो यह कहता है कि में नास्तिक हूँ 
बह विरोधी वचनोंका उच्चारण करता है। जिस प्रकार हम संसारके जीवनको एक 
क्षण भी बढ़ानेंमें असमर्थ हें उसी प्रकार हमारा आत्माकों नष्ट करनेका प्रयत्न भी 
व्यर्थ है। 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्प येवात्मेबात्मता जितः। 

अनात्मनस्तु वात्रुत्वे वर्तेतात्मेव दात्रवत्‌॥ (६,६) 


जिसने आत्माकों आत्माके ढ्वारा जीत लिया है, उसकी आत्मा आत्माका बन्धु 
है। हम जबतक संसारमें हें, तबतक हमारे भीतर दो पक्ष पड़े हुए हैं -- आसुरी और 
देवी । जबतक यह इन्द्र चछ रहा है, तबतक शतानको पीछे हटानेका प्रयत्न करते 
ही रहना पड़ेगा। देवासुर संग्राममें आखिरकार जीत तो देवोंकी होगी। जब संसार 
समाप्त हो जायेगा तो भगवान हँसेगा और पूछेगा कि अब शैतान कहाँ गया? 
नास्तिककी आत्मा शत्रुव॒त्‌ है। सच बात तो यह है कि हम सवकी' आत्मा हमारा भत्रु 
ही है। उसमें कलयुगकी मलिनता भरी हुई है। 
जितात्मन: प्रद्ान्तस्थ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापसानयों:॥ (६,७) 
जो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपसानके प्रति भ्रशान्त है, जितात्मा 
है, -- जिसके छेखे अपनी स्तुति और निन्‍्दाका पानी ईइवर-रूपी सतहके नीचे-तीचे 
बहता हुआ चला जाता है--ऐसे प्रशान्त व्यक्तिके लिए परमात्मा समाहित है। जो 
अद्यान्तिकी मूर्ति है, जो अहिसक न होकर हिसक है; जो सत्यवादी नहीं, असत्यवादी 
है; उसके भीतर भी परमात्मा सम्यक्‌ रूपमें ही रिथित है। 


[९९ | 
मंगलवार, ६ जुलाई, १९२६ 
आत्मा तब सम्यक्‌ रहती है जब हमारा बाह्य भी अन्तर जैसा होता है। शरीर 
सीधा रहे, और मन सीधा न हो, तो काम नहीं चलेगा! आज तो हमारा मन 
सीधा नहीं है। कुत्तेके चार पाँव हैं; हमारे दो हैँ, फिर भी हमारा मन चार पाँवके 
जानवरोंकी तरह ही चलता है। 
ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूठस्थों विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः।॥। (६/८) 
यहाँ ज्ञानका अर्थ है शास्त्रोंका श्रवण, मनन और निदिध्यासन तथा विज्ञानका 
अर्थ है आत्माका अनुभव। ज्ञान होता है वुद्धिके द्वारा समझनेसे और विज्ञान वह है 
जो बुद्धिके द्वारा अनुभवर्में ओतप्रोत हो जाता है। ज्ञान अर्थात्‌ शास्त्र-ज्ञान और विज्ञान 


“गीता-शिक्षण * श्र५्‌ 


भर्थात्‌ अनुभव-ज्ञान । जब जीवन दयामय हो जाये और हमारे हृदयमें अहिसाका सच्चा 
स्वरूप प्रकट हो जाये, तब कहा जा सकता है कि हमको अहिसाका अनुभव-ज्ञान हो 
गया। जिस विद्यार्थीने दयाका अनुभव-नश्ञान प्राप्त कर लिया, उसने उस हृदतक आत्म- 
शुद्धि कर ली अथवा आत्मविज्ञान प्राप्त कर लिया। जिसका आत्मा इस ज्ञान-विज्ञानसे 
तृप्त हो गया है, जो कूटकी तरह स्थिर है अर्थात्‌ जो अहरनकी तरह आधात सहन 
करता ही रहता है और टूढता नहीं है, अत्यन्त दुःख झेलते हुए भी जो अहरन 
की तरह अचल रहता है-- जिसने इन्द्रियोंके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा 
योगी “युक्त कहलाता है। वह ईश्वरके साथ जुड़ गया है, वह आत्मशुद्ध है; ऐसे 
योगीके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना तीनों एक-से ही हे। आखिर ये तीनों वस्तुएँ 
मिट्टीमें से ही तो उत्पन्न हुई हँ। परिवर्तित रूपसें मिट्टी ही पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, 
माणिक आदि है। वैसे ये सब मिट्टीके पर्याय हें --ये सारे नाम मिथ्या हूँ। क्‍योंकि 
अन्ततोगत्वा ये घूलकी घूल हँ। यदि हम लोभ छोड़ दें तो इन सबको हम एक जैसा 
ही मान सकते हैं। 
सुहन्मित्रा्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्तपि च पापेषु समबुद्धिविश्िष्यते ।। (६,९) 
मिट्टी और सोनेके विषयमें जैसा कहा गया, इसी तरह जो सुहृद, मित्र और शत्रु, 
हेषके योग्य और प्रेमके योग्य, साधु तथा पापी, सभीके विषयमें समबुद्धि है, कहा 
जायेगा कि वही जगतमें विजयी हुआ। जो नियम जड़-जगतपर हराम है, वही चेतन- 
पर छागू होता है। जिस तरह सोनेमें और मिट्टीमें अन्तर नहीं है, इसी तरह साधु 
और पापी भिन्न-भिन्न नही हैं। 
साधु और पापी भी पर्याय है। दोनोंके आत्मा है। साधुके ऊपरका मेल उतर 
गया है, पापीके ऊपर मैल चढ़ता ही जा रहा है। यदि इन दोतनोंके प्रति समबुद्धि रहें तो 
उसी हालतमें हम विशिष्ट कतुत्व करते हुए कहलाये जायेंगे। दोनोंके विषयमें समबुद्धि 
किस तरह रहा जा सकता है, तुल्सीदासका जीवन इसका पदार्थपाठ प्रस्तुत करता है। 
योगी युंजीत सत्ततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एफाकी यतचित्तात्मा निराशोरपरियग्रहः॥। (६१०) 
योगीको चाहिए कि वह निरन्तर एकान्तवास करता हुआ आत्माके साथ 
युक्त हो जाये। एकान्तवासका अर्थ है मनको एकान्‍्तमें रखना। एकाकी और मनको 
वशमें रखकर निराशी अर्थात्‌ वासनारहित होकर तथा अपरिग्रही बनकर आत्माकों 
परमात्माके ध्यानमें युक्त करे। परियग्रहमें मानसिक परिग्रहका भी समावेश है। जो व्यक्ति 
एकान्तमें जप इत्यादि करके उसके द्वारा ऐेहिक ऐश्वर्यंकी इच्छा करता है, वह योगी 
नही है। और जो नित्य दान करता है, हमेशा धत-त्याग करता रहता है, उसकी 
अपेक्षा दो-चार छाख रुपया जोड़कर रखनेवाक्ला कोई व्यवित अधिक अपरिम्रही हो 
सकता है; क्योंकि सम्भव है, नित्य दान करते हुए भी पहले स्ज्जनको पैसेका निरन्तर 
ध्यान रहता हो। 


३२-१५ 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमर्य 


[१०० |] 
बुधवार, ७ जुलाई, १९२६ 
_ रहसि ' का अर्थ है ऐसा श्ञान्त स्थान, जहाँ शोरशार न हो; और एकाकी- 
का अर्थ है अकेला। एकान्त और अकेलापन अहमदाबादके वाजारमें भी प्राप्य है। 
किन्तु फिर भी शारीरिक एकान्त भी प्राप्त करना चाहिए। इमशानमें जाकर 
नाशवन्त शरीरके विषयमें विचार करते हुए एकान्तकी प्राप्ति की जा सकती है। 
' यतचित्तात्मा का अर्थ है उस स्थितिवाला व्यक्ति जिसके शरीर अथवा मनमें किसी 
प्रकारकी चंचछता नहीं है। आदमी एक लॉगोटीसे भी काम चलछा सकता है और 
लेगोटी वो कोई उड़ता हुआ चमगादड़ भी छाकर दे सकता है। किन्तु शरीरका परिग्रह 
किये बिना काम कैसे चलेगा? इसलिए शरीरको केवक सहन कर छेना चाहिए। 
उसकी वृद्धिकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम शरीरकी वृद्धिकी इच्छा करेंगे 
तो जन्म-मरण होता ही रहेगा। जबतक एक पगड़ी है त्बतक उसे ही बाँधते रहें; 
और फिर तई पणगड़ी न खरीदें। ऐसा ही शरीरके बारेमें समझना चाहिए: हम इस 
पगड़ीको बाँधें किन्तु छाचारी मानकर। इसके बाद जन्म-मरण शेष नही रहता। ' आत्मान॑ 
युंजीत ' का अर्थ है आत्माकों परमात्माके साथ जीड़कर, स्थिर करके। ह 
धुच्चौ देशे प्रतिब्लाप्प स्थिरमासनसात्मनः। 
नात्यूच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम॥ (६,११) 
पवित्र स्थकपर, --- इसका अर्थ देश भी हो सकता है क्योंकि कल्पना ऐसी 
है कि भारत कर्मभूमि है, अन्य भोग-भूमियाँ हें; किन्तु आज तो भारत भी कर्म-भूमि 
नहीं रही -- जहाँ निरन्तर अतन्द्रित रहकर कर्म किया ही जाता हो, वह क्म-भूमि 
कहलाती है। पवित्र स्थकृपर स्थिर आसन रखा जाये जो बहुत ऊँचा नहीं हो बहुत 
नीचा भी' नहीं हो, कुआ और अजिनके ऊपर वस्त्र डाछा जाये --अजिन अर्थात्‌ मृग्रचर्म 
यह इसलिए कहा कि उस समय हिरनका शिकार किया जाता था। योगी तो प्रयत्न- 
शील व्यक्ति होता है। ठंड लगकर वह अकड़ न जाये, इसलिए सुरक्षित रहनेके लिए 
कहा गया है। शरीरकों ऐसे आसनके ऊपर रखकर स्थिर हो जाना चाहिए। 
ततन्नेकाम्ं मनः छृत्वा यतचित्तेल्चियक्तियः । 
उपविद्यासने युंज्याद्योगसात्मविशुद्धय ॥| (६,१२) 
इस तरह बैठकर एकाग्र मन्त करके, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाऑपर काबू 
रखकर आत्मशुद्धिके लिए योग-साधन किया जाना चाहिए। 
[१०१] 
गुरुवार, ८ जुलाई, १९२६ 
कल '“ यतचित्तेच्दियक्रिय:ः का अर्थ थोड़ा उलटा हो गया है। चित्त और 


इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों वशमें रखकर अर्थात्‌ चित्त और इन्द्रियोंका निरोव करके! 
* थ्रोग: चित्तवृत्ति-निरोष: ---जिस वृत्तिमें छहरें उठती रहती हैं उसे तो समुद्रकी 


' गीता-शिक्षण ' २२७ 


तूफानी स्थिति कहेंगे। समुद्र और लहरोंमें अन्तर तो है ही नहीं। जीव-मात्र जलूकी 
लहरें हे अर्थात्‌ जलके विकार हे। हम यह न पूछें कि अपने भीतर हम लहरोंको 
उठने ही क्‍यों देते हैं। जीवधारी तो ईश्वरको अपने गुड्डे-गुड्डियोंकी तरह रूप देता है! 
लोग सम्पन्न हुए तो स्वर्णमूति बना छेते हें। इसी तरहकी परिस्थिति है। लहरें जन्म 
है और उनका सिमट जाना मृत्यु है। इस तरह मानकर मनुष्य स्थिर हो जाता है 
और यदि संकल्प पैंदा होते ही हैं तो उन्हें मनके भीतर झान्‍्त कर देता है। पतंजलि 
कहता है कि इन लहरोंको शान्त करनेके बाद ही तुम समझ सकोगे कि चित्तका 
मालिक विकार है अथवा ईदवर। चित्तवृत्तिको रक्ष्यमें रखकर ही श्रीकृष्णने चित्त 
और इन्द्रिय कहा है। 

सम॑ फकायशिरोग्रीव॑ धारयश्नचल स्थिरः। 

संग्रक्ष्य नासिकाग्र॑ं स्वं दिशवचानवलोकयन्‌ ।॥। 

प्रशान्तात्मा विगतभीज्रेह्मचारिन्नते स्थित :। 

मतः संयस्य सच्चित्तो युक्त आसीत सत्पर: ॥॥ (६,१३-१४) 


शरीरको, शिर और ग्रीवाकों सम करके तथा इन सबको अचल और स्थिर 
बनाकर आँखसे अपनी नाककी नोकको देखते हुए अन्य किसी भी दिशाकों बिना 
देखे प्रशान्तात्मा होकर, भयकों हटाकर, ब्रह्मचयँ-ब्रतमें स्थित होकर, मनको संयमित 
करके, अन्तःकरणको मुझमें लीन करके योगीकों चाहिए कि वह मेरे ध्यानमें तत्पर 
होकर बेठ जाये। 


[१०२] 

शुक्रवार, ९ जुलाई, १९२६ 

इन चार इलोकोंमें योगकी क्रियाओंकी बात की गई है। मेने जेलमें पढ़ा था 

कि इन क्रियाओंको साधनेमें कमसे-कम छः: महीने छूगते हेँं। ये बाह्य क्रियाएँ हैं। 
सभी इनसे लाभ उठा सकते हों, ऐसा नहीं है। किन्तु शरीर और मन इतनी हठीलछी 
वस्तुएँ हे कि छोकमें इन्हीं वस्तुओंको प्रधान पद मिलू गया। इस तरहके विचारोंको 
जब सिद्धान्तोंका महत्त्व दिया जाता है तो तरह-तरहके प्रयोग होने रूगते हें। उदा- 
हरणके लिए घौलागिरीपर चढ़नेकी साधना। दो इतालवी तरुणोंने समस्त पुथ्वीकी 
पैदल प्रदक्षिणा करनेकी प्रतिज्ञा की थी। ये तरुण भी नही वास्तवमें किशोर ही थे। 
उन्हें अपने कार्यके अच्छे होनेका इतमीनान था। मेने जब उनसे पूछा कि आप लोग 
इस प्रयोगके द्वारा सीखना क्‍या चाहते हें, तो उनमें से एक बहुत चिढ़ गया। इससे 
उन बच्चोंमें जोखिम उठानेकी शक्ति आ जायेगी और उस शक्तिसे उन्हें व्यक्तिगत 
लाभ भी होगा, किन्तु सच कहें तो उनका वह समय व्यर्थ ही गया कहलायेगा। यहाँ 
प्राणायाम इत्यादिकी बात की गईं है। यदि इस क्रियामें कोई पाख़ण्ड न हो, किसीको 
छलनेकी इच्छा न हो तो यह क्रिया ईइवरमें ध्यान छगानेका साधन है। में यदि 
बाजारमें भी मौनन्नत लेकर बैठ जाऊँ तो वहाँके शोर-गुलकी तरफसे अपना ध्यान 


२३२८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


खींच छल सकता हूँ। इसी तरह सामुदायिक प्रार्थंनके अवसरपर भी हम समाजके 
बीच बेठे हुए एकान्त-सेवन कर पाते हैं। 


युंजेन्नेंन सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां सत्संस्थामधिगच्छति ।। (६, १५) 


इस तरह जिसका मन नियमोंमें स्थिर हो गया है, ऐसा योगी आत्माका अनु- 
सन्धान करते हुए परमात्मातक पहुँच जाता है और निर्वाण देनेवाली श्ान्तिको प्राप्त 
करता है। 

किन्तु ब्रह्मनिर्वाणकी ज्ञान्ति तमी मिलती है जब हम भगवानके सुपुत्र हों। 


नात्यदनतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न चाति स्वप्नदीलस्य जाग्रतो नव चार्जुन । (६, १६) 


खूब खानेवालेके लिए योग नहीं है। वह अपनी साधनामें फलीभूत नहीं हो 
सकता | एकदम न खानेवाले, अनशनत्रतीका योग भी फलीभूत नहीं हो सकता। इसी 
तरह अतिस्वप्नशील, निद्राके वशवर्ती व्यक्तिका तथा जागते ही रहनेवालेका योग भी 
फलीभूत नहीं हो सकता। 

यह बात ऊपरके चार इलोकोंके सन्दर्भमें कही गईं है, इसे याद रखना चाहिए। 
बहुत खानेवाला और बहुत सोनेवाला कुछ भी नहीं कर सकता, यह सच वात है। 
अनेक व्यक्ति अधोरियोंकी तरह रहते हेँ। वे कुछ भी नहीं साध सकते। किन्तु इससे 
उलटे पक्षके वारेमें भी विचार करना चाहिये। यदि कोई साथक भूखको बरदाइत न कर 
पाता हों तो उसकी स्थिति वेसी ही होगी, जैसी हिन्दुस्तानके करोड़ों भूखे मनुष्योंकी 
है। चित्तकों जो पोषण दिया जा सकना चाहिए सो वह नहीं दे पायेगा और इसलिए 
उसका मन ईदइवरमें नहीं छगेगा। ऐसा ही जागरणके विषयमें भी समझना चाहिए। 

यहाँ बात अनशन अथवा जागरण करनेके लिए तत्पर किसी सामान्य व्यक्तिके 
बारेमें नहीं है। यह इलोक उस व्यक्तिके बिषयमें है जो ऐसी साथनाके द्वारा योग 
करना चाहता है। किन्तु जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियॉपर किसी भी प्रकार काबू रख 
ही न पावा हो, जिसकी आँख मलिन दृश्य देखनेके लिए ही खुलती हो, जिसकी अन्य 
इन्द्रियाँ भी विषयके लिए ही लालायित रहती हों, उस व्यक्तिकों चाहिए कि वह 
अधिकसे-अधिक उपवास करे, भले ही उपवास करते-करते उसकी देह छूट जाये। 
उसे कोई भी काम जगत॒कों दिखानेके छिए नहीं करना चाहिए। सत्य एक प्रकार- 
की खूंखला है, जिसने हम लोगोंकों परस्पर वाँधकर रखा है। साधक स्वयंको धोखा 
नहीं दे सकता। जो ऐसा मानता हो कि में अपनी विषय-वासनाकों किसी भी 
प्रकार रोक नहीं पाता उसे अनश्ननादि करना चाहिए। आजकल यह वात कही जा 
रही है कि सभी प्रकारके विषयोंकों तृप्त किया ही जाना चाहिए। मेरा यह कहना 
है कि आत्मशुद्धिके लिए अपने प्रति जितनी सख्ती करना आवश्यक हो, सो पूरी-पूरी 
की जानी चाहिए। यदि किसीको अपनी आँख, कान, जीभ आदि इबच्द्रियोंकों चुपचाप 
सन्तुष्ट करते रहनेका लोभ होता रहता है तो उसे चाहिए कि वह अधिकसे-अधिक 


“गीता-शिक्षण ” २२९ 


शारीरिक ब्रत ले और उनके प्रति जाग्रत रहे। यही उसके लिए श्रेयस्कर होगा। 
यदि हम अपनी इन्द्रियोंको अपने वहामें रखना चाहें तो अवश्य ही यह सम्भव है, 
किन्तु सच तो यह है कि हम उन्हें वशमें नहीं रखना चाहते और बहाने खोजते 
रहते हैं। इसीलिए “गीता” कहती है, खूब मत खाओ, खूब मत सोओ। 

ऊपरके ये चार इलोक बच्चेकों चछता सिखानेवाली तीन पहियेकी गाड़ीकी 
तरह हैं। इनमें कहा गया है कि मध्यम मार्गका अनुसरण करना चाहिए। अन्ततो- 
गत्वा हर व्यक्तिको ' अर्थ साध्यामि वा देह पातयामि वा” करूँगा या मरूँगाका आचरण 
ही करना है। यदि लोग इतने आग्रहपूर्वक उत्तर श्रुवकी यात्रा करते हे तो फिर इस 
आत्माके उत्तर श्लुवकी भ्राप्तिके छिए देहपात कर देना कौनसी बड़ी बात है। 


[१०३ ] 
शनिवार, १० जुलाई, १९२६ 


पहले कहा गया कि आरम्भकालमें मिताहारी रहें और अन्य सब बातोंमें अति- 
शयताका त्याग किया जाये। यह सब सघ जानेके बाद ही यह समझा जा सकता 
है कि अतिशयता कहाँ-कहाँ की जा सकती है। इसलिए प्रारंभमें तो धीरे-धीरे ही 
आगे बढना चाहिए। 

आगे चरूकर एक समय ऐसा आ सकता है कि जो आचरण सामान्य व्यक्तिको 
अतिशयतापूर्ण जान पड़ता है वह साधकको वैसा न छगें। लाखों विकार पैदा होते 
रहते हैँ और व्यक्तिको लगता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा। ऐसे समय व्यक्ति 
शरीरके विरोधमें भगवानके समक्ष सत्याग्रह करने बैठ जाता है। अहिसा-धर्मका दूसरोंके 
प्रति तो मनमाना पालन किया जाना चाहिए; किन्तु यदि हम अपने शरीरके प्रति भी 
उसका पालन करें तो नाश ही हो जायेगा। शरीरके साथ असहयोग साधा जाना 
चाहिए। इसलिए पहले हृदयमें स्थित पाप-वृत्तियोंके साथ असहयोग किया जाना है। 
धरीरसे हम कह दें कि तेरी सेवाके बदले तुझे रोज इतना ही दिया जायेगा। किन्तु 
तू ठीक चाकरी नहीं करेगा तो तुझे जो-कुछ आजीविकाके रूपमें दिया जाता है, 
वह बन्द कर दिया जायेगा। हम किराया उसी मकानका चुकाते हें जिसमें हमारी 
रक्षा हो सके, जिसकी छतसे पानी न टपकता हो और जिसकी दीवारें गिर न रही 
हों। किन्तु अगर कोई घर भीतरसे बिलकुल पोला हो गया है तो फिर उसका क्‍या 
उपयोग ? थोड़ा-बहुत कमजोर घर तो सुधारा जा सकता है, किन्तु जिस घरकी हवा 
ही जहरीली हो गई हो तो उसका क्या करें! इसलिए यदि दारीर किराया-नामाके 
अनुसार चलनेकों तैयार न हो तो व्यक्तिको अनशन करनेका अधिकार है। 


युक्‍ताहारविहारस्प युकतचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्प योगो सवति डुःखहा ।। (६+१७) 


जो अतिशयताका नाश कर देता है उसका क्या होता है। आराम, आहार, 
इत्यादिमें जो नियमित है, जो करम्मोके प्रति युकतचेष्टावान है, जो निद्वामें भी मध्यम- 
मार्गी है, ऐसे पुरुषका योग दुःखका हरण करनेवारा हो जाता है। 


२३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते। 
निःस्पूहः सर्वेकामेम्यों युक्‍त इत्युच्यते तदा ॥॥ (६५१८) 


जब चित्त अच्छी तरह काबूमें आ गया हो, जब वह भछी-भाँति नियमानुसारी 
हो गया हो, जब चित्त आत्मामें ही स्थिर हो गया हों और जब वह आत्माके इशारे- 
पर ही चलता हुआ सभी कामनाओंके प्रति निःस्पृह हो गया हो अर्थात्‌ जब व्यक्ति 
निष्काम हो गया हो, तब वह युक्त कहलाता है। 
यथा दीपो निवातस्थों नेज़ते सोपभा स्मृता । 
योगिनों यतचित्तस्प युंजतों योगमात्मनः॥ (६,१९) 


जैसे दीपक निर्वात-स्थानमें निष्काम रहता है, योगकी साधना करनेवाले 
यतचित्त योगीकी दशा भी वैसी ही होती है। यदि हम चल-विचल हों तो जिस 
तरह दीपकको पवन बुझा देता है, उसी तरह विषयोंकी आँधी हमारा नाश कर 
देगी। वायुमें से दीपककी छौकों पोषण मिलता है! इसी प्रकार आत्माकों इच्त्रियो 
और चित्तमें से पोषण मिलता है। जिस तरह वायु स्थिर हो तो छौ उसके बलूपर 
जागती रहती है, उसी प्रकार वायुरूपी चित्तवृत्तियोंको स्थिर रखनेसे आत्माकों बल 
मिलता है। 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगरेवया | 
यत्र चेबात्मनात्मानं पदयन्नात्मनि तुष्यति 3! (६४२०) 
चित्तके शान्त हो जानेपर योगके सेवनके द्वारा चित्तपर कांबू पा लेनेंके वाद 
और शान्ति प्राप्त करनेके बाद जो आत्मामें आत्माका दर्शन करता है, अर्थात्‌ 
जिसका मन आत्मामें लीन हो जाता है और जो आत्मसन्तुष्ट हो जाता है, वह 
योगी है। 


[१०४ | 
रविवार, ११ जुलाई, १९२६ 
बॉटने खोज की कि यदि हम भाषकों किसी एक जगहमें संचित करके उसे 
किसी छोटेसे रन्श्न॒में से निकालें तो चाहे जितना वजन खींचा जा सकता है। इसी 
तरह जो बच्चे अपनी सभी वृत्तियोंको रोक रखें तो वे चाहे जितना कष्ट सहन कर 
सकते हूँ। यदि तमाम वृत्तियोंका निरोध करके हम उन्हें परमात्मामें लीन कर सके, 
तो कितना लाभ हो। 
सुखमात्यन्तिक यत्तदुबुद्धिग्राह्ममतीच्ियम्‌ । 
बेति यत्र न चेवायं स्थितश्चरूति तत्त्वतः॥। ($१२१) 
आत्यन्तिक सुख --- शाइवत सुखके आगे, इच्द्रियोंका सुख क्षणिक है। यह चुल 
अतीन्द्रिय है, इच्धिय-प्राह्म नहीं है; वुद्धि-प्राह्म है। यदि किसी व्यक्तिने वुद्धिसे ईईवर- 
को जान लिया हो और उसके साथ ही अपने कत्तैव्यकों भी समक्ष लिया हो तथा 


“गीता-शिक्षण * २३१ 


उसके बाद परमात्माके रथको खीचनेवाला घोड़ा बन गया हो, उसके दरवारमें 
तब्द्धारहित होकर काम करनेवालोंमें अपना नाम लिखा दिया हो तो वह व्यक्ति 
कभी चलायमान नही होगा। 
जो व्यक्ति इस तरह स्थिर हो गया है, वह परमात्त्म-तत्त्वसे क्षण-मरके लिए 
भी च्यूत नहीं होता। वह व्यक्ति योगी है। 
य॑ं रूब्ध्चा चापरं लाभ मनन्‍यते नाधिक ततः। 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।। (६,२२) 


इस स्थितिको प्राप्त करनेके बाद व्यक्ति स्वप्नमें भी यह नहीं मानता कि अब 
इससे अधिक कोई बड़ा छाम प्राप्त किया जा सकता है। स्वप्नमें भी रामनामके 
सिवाय उसके सामने कोई दूसरी बात नहीं आाती। यह तब होता है जब व्यक्ति 
प्रतिक्षण निष्काम वृत्तिसे कर्मरत रहा हो। यदि हमारी रात्रि निर्दोष न बीती हो, 
खराब सपना आया हो, सामान्य स्वप्न भी आया हो तो समझना चाहिए कि छोभ 
इत्यादि बातें अभीतक दोष बच गई हें। जिसका मन चौबीसों घंटे जागता ही रहता 
हो, जिसके मनको निद्रा छृती ही न हो, वह योगारूढ़ है, एकाकी है। 
मेंने प्रिटोरिया जेलमें एक ऐसा राक्षती मनवाला हब्शी देखा था जिसे चाहे 
जितने चाबुक क्‍यों न मारे जायें, उसपर कोई असर ही नहीं होता था। किन्तु योगीका 
मन तो देवी हो जाता है। उसकी त्वचा प्रकाशमान हो जाती है और मन अचंचल। 
यदि एकान्तसेवन करनेवाले व्यक्तिका मन शारीरिक दृष्टिसे अकेले रहते हुए भी 
चारों ओर भटकता हो तो कहना चाहिए कि वह भीड़में ही बैठा हुआ है। 
त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ितम्‌ । 
स निशचयन योक्‍तव्यों योगो४निविण्णचेतसा ।। (६२३) 
जिसे योग कहा गया है, वह दुःखका आत्यन्तिक वियोग है। सुख और दुःखसे 
परे यह परिस्थिति अवर्णनीय है। हम इसे शान्ति कहते हैं। जहाँ ऐसी स्थिति होती 
है, उसे योग कहा गया है। इस योगकी निरचयपूर्वक साधना की जानी चाहिए। 
किसी प्रकारकी उद्विग्नतासे हीन मनोवृत्तिसे इसकी साधना की जानी चाहिए। 


[१०५ | 

मंगलवार, १३ जुलाई, १९२६ 

जो बाह्य संयोगोंके ऊपर अपने सुखका आधार रखते है, ऐसा छगता है कि बे 
सचमुचमें सुखी होना ही नहीं चाहते। अन्तमें ऐसे व्यक्ति दुःखी बन जाते है। न 
सुखका अनुभव होना चाहिए, न दुःखका। हमें चाहिए कि हम सुख और दुःख दोनोंको 
साबरमतीमें फेंक दें। यदि हम अनुकूछ वस्तुके मिलनेपर सुखी हो जायें और प्रतिकूल 
वस्तुके मिलनेपर दुःखी, तो ये दोनों ही स्थितियाँ खराब हेँ। हमें इन दोनों परि- 
स्थितियोंमें से निककना चाहिए। जो सुख-दुःख दोनोंका अनुभव नहीं करता वह योगी 


२३२ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


है। योगका अय॑े हैं दुःखका वियोग। जो दुःख नहीं मानता, वह योगी है। यदि हमें 
कोई गाली दे तो हम उसे भी प्रभुके चरणोंमें समपित कर दें | इसी तरह यदि 
कोई हमारी स्तुति करे तो वह भी हम प्रभु-चरणोंमें ही रखें। यही अपरिस्रह 
है। जो व्यक्ति इसकी साधना करके मनकों फूलकी तरह हलका बना लेता है, वह 
योगी है। 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा.. सर्वानशेषतः । 
मतसंवेच्ियग्राम विनियस्थ समनन्‍्ततः ।। 
शने:. शर्नरुपरमेद्बुद्यणा धृतिगृहीतया। 
बात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत ॥॥ (६/२४-२५) 
संकल्पोंमें से उत्पन्न कामनाको पूरी तरह छोड़कर, इन्द्रियोंके समुदायकों मन:पूर्वक 
चारों ओरसे नियममें रखकर, बुद्धिकों निश्वयात्मक बनाकर और मनको आत्तमामें युक्त 
करके जो व्यक्ति धीरे-घीरे उपराम प्राप्त करता है तथा किसी भी विचारमें नहीं 
पड़ता, वह व्यक्ति योगी है; अर्थात्‌ वह सुख और दुःखके हन्द्रसे बच जाता है। 
यतो यतो निईच रति मवन्‍चचलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियस्यतदात्मन्यब बढां नयेत्‌।। (६२६) 
ऊपरके इलोकमें जो-कुछ कहा गया है, श्रीकृष्णने उसे ही यहाँ अधिक स्पष्ट 
किया है। उन्होंने अर्जुनसे मनको आत्मामें स्थिर करनेके लिए कहा। अब इसके बाद 
कहनेको शोष ही क्‍या है। किन्तु फिर भी और समझानेका प्रयत्न किया है। 
मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँसे उसे खींचकर वशमें करके उसे आत्माके 
वशमें लाना चाहिए। 
वायु-झास्त्रवेत्ता वायुके वेगकों नाप सकते हूँ! बिजलीकी गतिको भी नापा जा 
सकता है; किन्तु सनकी गतिको नापनेका कोई यन्त्र नहीं वनाया जा सका है। 
यह मन चंचल है और अस्थिर है, उसे जगह-जगहसे खींचकर अपने ही स्थानपर 
भर्थात्‌ आत्मामें स्थापित करना चाहिए। 
प्रशान्तमनसं होने योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति ज्ञान्तरजसं ब्रह्ममृतमकल्मषम्‌ ॥। (६/२७) 
ऐसे शान्त मतवाला वह योगी जिसका सादा रजसू, अहंकार, अभिमान शान्त 
हो गया है और जो ब्रह्ममय हो गया है, उत्तम सुखको प्राप्त कर सकता है । 
यूंजन्नेवं सदात्मातं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पदामत्यन्तं सुखमइनुते।। (६:२८) 
जो योगी अपनी आत्माको इस तरह परमात्मासे जोड़ छेता है, जिसके पाप 
तष्ठ हो जाते हैं और जो ब्रह्मका संस्पर्श करनेवाछा बन जाता है, वह योगी अनन्त 
सुख भोगता है। 


* गीता-शिक्षण * २३३ 


सर्वभूतस्थमात्मानं स्वंभूत्तानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सर्वनत्न समदशेनः।॥ (६/२९) 


जिसे योग सिद्ध हो गया है, और जो सर्वत्र समदर्शी है वह अपनेको सब 
प्राणियोंमें देखता है और सब प्राणियोंको अपनेमें देखता है। ऐसा समदर्शी योगी 
ब्रह्मानन्द प्राप्त कर पाता है। 


[ १०६] 
बुधवार, १४ जुलाई, १९२६ 
कलका इलोक महत्वपूर्ण है। योगी वह नहीं है जो श्वासोच्छवासको बन्द 
करके बैठ जाता है; बल्कि वह है जो समदर्शी है। जो दूसरे प्राणियोको अपनेमें 
देखता है, वह योगी है। ऐसा योगी मोक्ष पाता है। समदर्शीका अर्थ हुआ वह व्यक्ति 
जो अपनेको जिस दृष्टिसे तौछता है, उसी दृष्टिसे दूसरेको भी तौले। यही बात 
नीचेके इलोकर्में मी समझाई गई है: 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च सयि पदयति। 
तस्पाहं न प्रणश्यासि स च मे न प्रणदययति ॥॥ (६,३० ) 


जो सबसमें मुझको और मुझमें सबको देखता है, मे उस व्यक्तिकी दृष्टिसे कभी 
ओझल नही होता। वह व्यक्ति मुझे सदा प्रिय है; वह मेरी दृष्टिसि कभी ओझल नहीं 
होता । जैसे रामचन्द्रजीकी दृष्टिसि हनुमान ओोझ्ल नहीं थे। 
[१०७] 
गुरुवार, १५ जुलाई, १९२६ 
सबको अपने भीतर देखना सरल नहीं है। आगेके इलोकमें इसकी कुंजी यह बताई 
गई है कि दूसरोंको और अपनेको ईहवरके माध्यमसे देखों | जिस तरह हिंम पानीमें से 
बनता है, इसी प्रकार हम सब पानीसे उत्पन्न हुए हे और पानीमें मिकछ जायेंगे। 
ओछेका जो टुकड़ा यह समझ गया कि में पानी हूँ, वह पानीमय ही है। ईश्वर और 
ईद्वरकी माया परस्पर ओतप्रोत है; फिर क्‍या ब्राह्मण, क्या चाण्डार और कया शूद्र। 
इसीलिए भारद्वाज ऋषिने रामसे पूछा कि आपने रावणका वध किया अथवा अपनी 
मायाका | राम हमारे भीतरसे कभी अदृश्य नहीं होते और हम रामके निकट कभी 
अदृश्य नही होते। 
सर्वंभूतस्थितं यो मां भजत्यकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी सयि वतंते ॥। (६+३१) 


जो योगी सर्वेभूतोंमें निवास करनेवाके मुझको भजता है; एकत्वको प्राप्त 
करनेके बाद जो ऐसा अनुभव करता है कि में ब्रह्म हूँ और सारा संसार ब्रह्ममें 
स्थित है तथा इस भावनाके साथ जो मुझे भजता है वह व्यक्ति सारी बाह्य क्रियाएँ 
करते हुए भी मुझमें ही लीन रहता है। 


२३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


 चलत वलून अवनिपर वाकी, मनकी सुरत आकास ठिरानी “---यद्यपि वह धरती- 
पर चलता-फिरता है, किन्तु उसकी दृष्टि आकाशपर स्थिर रहती है। जिस व्यक्तिने 
अपनी दृष्टि इस तरह हृदयाकाशपर स्थित कर ली है, वह मनुष्य चलते-फिरते, 
खाते-पीते, सारी स्थितियोंमें मुझमें ही छीन है। ऐसे पाण्डी पड़े हुए हे जो कहते 
है कि हम व्यभिचार करते हें, किन्तु हमारा क्या; हम तो योगी हैं। तुम मायामें 
लिप्त हो और इसलिए कह सकते हो कि अमुक वस्तु ग्राह्म है, अमुक त्याज्य। 
किन्तु हमारे लिए किसी बातका विधिनिषेघ नहीं है। यदि हम उनसे कहें कि तुम्हारे 
पास जो सोना है वह हमें दे दो और पत्थर ले छो तो वे हमारी इस बातको नहीं 
सुनेंगे और कहेंगे कि हम ज्ञानी हें, सोना हमारे पास शोभा देता है। जिस व्यक्तिने 
अपने हृदयके सभी मैल धो डाले हें, उस व्यक्तिके कर्मोके विषयमें वह स्वयं नही 
कहता, जगत कहता है। जगत उसके विषयमें कहेगा कि वह ईर्वरमें लीन है। 
आत्मोपस्थन सर्वत्र सम॑ पदयति योहर्जुन। 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः।। (६,३२) 
जो व्यक्ति दूसरोंको अपनेसे संयुक्त करके आचरण करता है वह दूसरोंकी आव- 
इयकताको अपनी आवश्यकता मानकर पूरी करेगा; दूसरोंको अपने जैसा मानकर 
बर्ताव करेगा और आत्माकों जगतके साथ ओत-ब्रोत कर देगा। सच्चा योगी वही 
व्यक्ति कहलायेगा जो जगतके सुखसे सुखी और जगतके दुःखसे दुखी होता हो। 
जो में को समाप्त करके शून्य हो गया है, जिसने अपनेपनको बिलकुल 
मिटा दिया है, वही व्यक्ति इस तरहकी बात कह सकता है। जिसने अपना सब-कुछ 
ईर्वरापंण कर दिया हो वही व्यक्ति ऐसा माना जा सकता है। किन्तु यह तो एक 
बड़ी कठिन बात है। इसलिए अर्जुन इसका स्पष्टीकरण चाहता है: 
योध्यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्पेन सधुसुदन। 
एतस्पाह न पश्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिरामूं ॥ (६३३) 
हे मधुसूदन, आपने समताका जो योग बताया, में इसकी गति नहीं समझ सकता। 
इसकी स्थिर स्थिति में अपनी चंचलछताके कारण देख नही पाता। रेछूगाड़ीमें बैठे हों 
तो हम वाहरके दृश्यको स्पष्ट नहीं देख पाते। यह बात वैसी ही है। 
चंचल हि मनः क़ुष्ण प्रमाथि बलवद्वृद्म्‌ । 
तस्याहूं निग्रहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥। (६/३४) 
हे कृष्ण, मन चंचल है। वह हृदयको मथ डालता है। वह बलवान है और अपनी 
चंचलतामें दृढ़ है। यह वात तभी समझी जा सकती है जब हम उसका निग्नह करें । 
उसका निग्रह तो वायुके निग्नहकी भाँति अतिशय कठिन है। 
असंशय महाबाहों नो दुर्निभ्रहं चलसू। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येण व गूहते ।। (६,३२५) 
हे महाबाहो, निश्चय ही मनका निग्नह करना कठिन है। किन्तु यह दुष्कर 
बात भी अभ्यास और वैराग्यसे सम्भव हो सकती है। 


' गीता-शिक्षण ! २३५ 


असंयतात्मना थोगों दुष्प्राप इति मे सततिः। 
वशन्‍्यात्मना तु यतता शक्योध्चाप्तुमुपायतः॥ (६,३६) 


जो मनृष्य संयमी नहीं है उसके लिए योग-साघन दुष्प्राप्य है, किन्तु जिसने 
अपनेको अपने वहां कर लिया है वह व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक इस उद्देश्वको साध सकता 
है। 
[ १०८] 
शुक्रवार, १६ जुलाई, १९२६ 
गीता का अर्थ चाहे जितना भी जान लिया गया हो किन्तु यदि हृदयमें शौयें न॑ 
हो तो हम किसी भी बातमें सफल नहीं हो सकते। हमारे जितने मोह है उन सबको 
दूर करके हमें आत्मशुद्धिके छिए प्रयत्न करना चाहिए। जगत्‌ और कृष्णके बीचमें अर्जुनकी 
स्थिति एक सेतुके जैसी हो गई है। इतने ज्ञानाजंन श्रीकृष्णके सहवासमें रहनेके कारण ऐसे 
प्रश्नोंकी आवश्यकता उसे नहीं पड़नी चाहिए । किन्तु जगतृकी दृष्टिसे वह पूछता है: 
अयतिः: श्रद्धयोपेतों योगाच्चलितिसानसः । 
अप्राप्य योगसं्सिद्धि काँ गति कृष्ण गल्‍्छलि ॥। (६,३७) 


वह श्रद्धावान्‌ व्यक्ति जिसका चित्त योगसे चकायमान हो गया है, जो अयत्ति 
अर्थात्‌ अल्पप्रयत्तशील है और निर्जन स्थानमें जाकर बैठनेके बाद भी जिसका चित्त 
बाह्य सृष्टिकी ओर चला जाता है, ऐसा व्यक्तित योगसंसिद्धिको न पाकर किस गतिको 
भाप्त होता है? उसकी ऊध्वंगति होती है अथवा अधोगति? 


कच्चित्तोभयविश्वष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो बिमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ (६,३८ ) 
सम्भव है कि कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रोंके अध्ययनके हारा अपनी उन्नति करनेका 
प्रयत्त कर रहा हो और फिर भी उसके मनमें यह विचार आ जाये कि नही, मुझे 
तो अमुक एकान्‍्त स्थानमें जाकर ईश्वरके चरणोंमें सिर रखना और सत्याग्रह करना 
है। किन्तु जो व्यक्ति जगह-जगह चित्तको भटकाते हुए संशयग्रस्त हो गया है वह 
घटासे विच्छिन्न किसी बादलकै टुकड़ेकी तरह नष्ट हो जाता है मानो वह बिना पेदीका 
लोटा है। ऐसा व्यक्ति जिसने ब्नह्मके मार्यकों ग्रहण तो किया है किन्तु जो इस 
तरह चलायमान हो गया है वह नाशको प्राप्त होता है अथवा नही? 
एतन्म संशय कृष्ण छत्तुमहंस्यशषतः । 
त्वदन्य: संहयस्पास्थ छेत्ता न ह्पप्ते॥ (६,३९) 
हें कृष्ण, आप ही मेरे इस संशयको निःशेष कर सकते हे। मेरे इस संशयकों 
निवारण करने योग्य कोई दूसरा नही है। 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


[१०९ | 
शनिवार, १७ जुलाई, १९२६ 
इसके उत्तरमें भगवान कऋृष्णने प्रतिज्ञा की है कि: 
पार्थ नंवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्थाणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गेति तात गच्छति ॥ (६,४०) 
हे अर्जुन, ऐसे व्यक्तिका इस लोक या परलोकमें विनाश नही होता, क्योंकि 
अल्प प्रयत्न करनेवाले --- अयतिका नाश कदापि सम्भव नहीं है। कल्याणकारी प्रवृत्ति 
करनेवालेकी कभी दुग्गंति नहीं होती। यह बात कहकर श्रीकृष्णने सारी दुनियाकों यह 
आश्वासन दे दिया है कि जो मुझे पानेकी इच्छा करता है और उसके लिए जो 
प्रयत्त करता है, उसे में सुप्रयत्त करनेवाल्ला कहता हूँ। कार्य-मात्रका फल तो है ही। 
उस अवस्थामें विशिष्ट रूपसे भगवानकों पानेका काम निष्फल नहीं जा सकता। ऐसे 
व्यक्तिकी दुर्गति नहीं, ऊध्वेगति होती है। व्यक्तिमें श्रद्धा है तो फिर प्रयत्व बलवान 
न' होनेसे भी क्या होता है। किसी भी अवस्थामें उसकी गिनती ईई॑वरके सैनिकोंकी 
टुकड़ीमें ही होती है। 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः। 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगचश्रष्टोइभिजायते॥ (६/४१) 
ऐसा व्यक्ति पुण्यलोक प्राप्त करके तथा वहाँ दीघ॑कालतक रहकर पवित्र और 
श्रीमान्‌ व्यक्तिके यहाँ जन्म लेता है। यहाँ श्रीमान्‌का अर्थ धनवान न होकर ऐसा 
व्यक्ति है, जिसपर ईदवरका अनुग्रह हो। क्योंकि घनवानके यहाँ जन्म लेकर तो योगा- 
भ्यास करना अथवा रामनाम लेना एक कठिन बात है। जिसके यहाँ लक्ष्मी है -- 
विष्णुकी लक्ष्मीपतिकी भाँति कल्पना की गई है सो क्या इसलिए की गई है कि उनके 
यहाँ पैसेकी कोई टक़साल है। नहीं। लक्ष्मीका अर्थ है भक्ति । अगस्त्य ऋषि श्रीमान्‌ 
कहे गये, क्योंकि उन्होंने शिवजीसे भक्तिका वरदान प्राप्त किया था। श्रीकृष्ण तो 
विदुरका श्ञाक खानेवाले थे। योगश्रष्टका जन्म इस तरहके श्रीमान्‌के घर होता है। 
श्रद्धावान्‌ अयतिका जन्म भक्तोंके कुलमें होता है। 
अथवा योगिनासेव कुले भचति घीमतास्‌ । 
एतड्डि दु्ंभतरं लोके जन्म यवीदुशम्‌॥ (६/४२) 
अथवा फिर उसका जन्म किसी बुद्धिशाली योगीके कुछमें होता है। ऐसे योगी- 
के यहाँ जन्म लेनेके कारण* ही उसे समबुद्धिका शिक्षण प्राप्त हो जाता है। वहाँ नित्य 
भक्ति होती रहती है। सुधन्वा और नारदजीका जन्म इसका उदाहरण है। 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुतन्दन।। (६:४३) 
मैने तुमसे साम्यबुद्धिकी बात की। उसका उसे वहाँ संयोग आप्त होता है। उसे 
पिछले जन्ममें जो बुद्धि प्राप्त नही हुई थी, वह इस जन्ममें प्राप्त हो जाती है; उसे 
पिछले जन्मका स्मरण हो अथवा नहीं। 


/गीता-दिक्षण २३७ 


इटलीमें एक आठ वर्षका बच्चा है। वह ऐसा सितार बजाता है मानो गर्भमें 
ही सीख चुका हो। 

इसी तरह यदि कोई व्यक्ति आठ वर्षकी अवस्थासे ही समदर्शी हो तो कहा जा 
सकता है कि यह उसके पूर्वजन्मका संस्कार है। ऐसा व्यक्ति यत्न करते हुए सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है। 


पुर्वाम्पासेन तेनेब छियते हावज्ञोषपि सः । 
जिज्ञासुर॒पि योगस्य धराब्दश्रह्मातिबतंते॥। (६/४४) 


वह पूर्वाम्यासके कारण सहज ही भगवानकी ओर आकर्षित हो जाता है। जो 
व्यक्ति योगी है और जिज्ञासु है, वह शब्दब्रह्मको उत्तीर्ण कर जाता है अर्थात्‌ 'बेद 'के 
कर्मजाल अथवा क्मंकाण्डको उल्ाँघ जाता है। हम सेवावृत्तिसे अथवा निष्काम वृत्ति- 
से जो कर्म करते हे यहाँ अभिप्राय उनके उल्लघनसे नही है; बल्कि अभिप्राय अनेक 
प्रकारके लाभ प्राप्त करनेकी इच्छासे किये जानेवाले व्यवसायोंसे, सहेतु कमोसि है। 


प्रथशवाच्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥॥ (६४५) 
प्रयत्त करते-करते वह योगी पापका नाश करके अनेक जन्‍्मोंकी संसिद्धि पाकर 
मोक्ष लाभ करता है। 


[११० | 
रविवार, १८ जुलाई, १९२६ 
इस जन्ममें आत्मशुद्धिह्पी जो कमाई की गईं होगी वह निष्फल नही जायेगी। 


तपस्विस्घो5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि सतोइईघिकः । 
कमिम्यद्चाधिको' योगी तस्माग्रोगी भवार्जुत।। (६/४६) 


मेने तुझसे योगी होनेके लिए कहा; इस कारण कि जो मनुष्य तपश्चर्या करता 
है योगी उसकी अपेक्षा बड़ा है; और ज्ञानीसे भी योगी बड़ा है। यहाँ ज्ञानीका अर्थ 
केवल शास्त्र-ज्ञानवाला है, अनुभव ज्ञानवाला नहीं। जो व्यक्ति कमेकाण्डमें रचा-पचा 
होता है, योगी उसकी अपेक्षा भी बड़ा होता है। इसलिए तू योगी बन। 


योगिनासपि सर्वेषां मद्गतेनात्तरात्मना। 
श्रद्धावान्सजते यो भां स मे युक्ततमों मतः।। (६,४४७) 
सब योगियोंमें उत्तमोत्तम योगी तो श्रद्धावान्‌ ही है। जगतके इन समस्त 
त्रिबिध तापोंको मिटानेके लिए परमात्माका स्मरण वेसा ही है जैसा चकोरके किए 
चन्द्रकिरण --- इससे बढ़कर कुछ नहीं है। 
पुष्करजीसे एक स्वामी आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि “इतनी उम्र हो 
जानेपर भी तुम तज्ञरखा चलाते हुए क्यो बेठे हो।” जो व्यक्ति निर्जेक प्रदेशमें 
निरन्तर कुदाली लेकर जमीन खोदता है, परमार्थके लिए कुआँ खनता है वह रामनाम 


२३८ सम्पूर्ण गांधी वा्नमय 


न लेते हुए भी रामनाम लेता है और उसे रामनामका फल श्राप्त होता है। जगतमें 
ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए अन्न ही ब्रह्म है। ऐसे भूखोके लिए अन्न न मिलनेतक 
स्वयं परिश्रम करना, उनसे परिश्रम कराना और उन्हें अन्नकी प्राप्ति करा देना .धर्म 
है। उक्त संन्यासीने मुझसे यह प्रइन किया, सो वैसे तो ठीक है; किन्तु उसे यह नहीं 
मालूम था कि में कर्ममें अकर्म कर रहा हूँ। 

इस छठवें अध्यायमें यह बताया गया है कि कर्म करते-करते यज्ञवत्ति कैसे सघ 
जाती है और साथ ही उसमें आत्मसंयमका साधन भी सूचित किया गया है। ऐसा 
नहीं हैं कि हरएकके लिए एक ही साधन जरूरी हो। किन्तु यह साधन कठिन है 
इसलिए प्रइन किया गया कि कही ऐसा तो नहीं है कि प्रयत्न निष्फल हो जाये और 
व्यक्ति उभयश्रष्ट हो जाये। इसके जवाबमें कहा गया है कि “नहीं, कल्याण-बद्धिसे 
किया गया कर्म निष्फल नहीं जाता।' ह 


[१११] 
अध्याय ७ 
मंगलवार, २० जुलाई, १९२६ 
मय्यासक्तमनाः पाये योगं युृंजन्सदाश्रयः । ः 
असंशय समग्र मां यथा न्ञास्यसि तच्छुणु॥ (७,१) 
है पार्थ, अब में तुझे वह बताऊंगा जिसे जानकर भेरे प्रति आसक्त है, मेरे 


परायण है बह व्यक्ति जो केवल मुझे ही आश्रय मानता है और जो तदनुसार योगकी 
साधना कर रहा है, योगका साधन करते-करते समग्र रीतिसे मुझे जान सकता है! 


ज्ञानं तेडह॑सविज्ञानमिदं॑ वक्ष्याम्यशषतः । 
यज्ज्ञात्वा नह भूयोप्न्यज्ञञातव्यमवध्षिष्यते ॥ (७,२) 
में तुझे इस योगका ज्ञान अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान सहित विशेष ज्ञान, अशेष 
रीतिसे बताऊँगा। उसे जाननेके बाद जगतूर्मों कुछ भी जाननेकों शोष नहीं बच रहेगा। 
सनुष्याणां सहर्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कक्चिन्मां वेत्ति तत््व्तः॥। (७,३) 
हजारों मनुष्योंमें कोई विरका मनुष्य ही सिद्धिके लिए प्रयत्न करता है और 
प्रयत्न करनेवाले उन सिद्धोंमें से कोई विरका ही मुझे यथार्थ रूपमें जानता है। इसलिए 
कहते हैं कि यह अमूल्य वस्तु है, पर ऐसी वस्तु नही है कि चाहे जो इसे प्राप्त कर ले। 
भूमिरापोष्नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।। (७,४) 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये आठ 
बस्तुएँ मेरी आठ प्रकारकी विभिन्न प्रकृतिको बनाती हैं। 


“गीता-शिक्षण २३९ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहों ययंदं धार्यत्ते जगत्‌॥ (७,५) 
इनसे भी भिन्न मेरी एक दूसरी प्रकृति है। उसे तू परा प्रकृति समझ। यह 
जीवभूतोंमें इस भाँति पड़ी हुई है कि अपरा (जड़) से बढकर है और इसके ऊपर 
जगत्‌ निर्भर है। 


[११२] 
बुघवार, २१ जुलाई, १९२६ 


शत्रुको हमें अपने समान मानना है। हम शनत्रुसे अपने प्रति किस प्रकारका 
व्यवहार चाहते हे, इसे सोचकर देखना चाहिए। हम चाहते हे कि अगर इच्छा करने- 
पर वह हमारे दुकड़ें-टुकड़े कर देनेकी शक्ति रखता हो, तो भी वह हमारे प्रति न्‍्याय- 
बुद्धिसि ही काम ले। इसलिए यदि हमने किसीको बन्दी बना रखा हो तो उसपर 
आवश्यकतासे अधिक बन्धन नही छगाये जाने चाहिए-- भले ही वह बन्दी हमारा 
छात्रु ही क्यों न हो। उसे जानसे मारनेका तो प्रश्त ही नहीं हो सकता। यह तो एक 
लौकिक नियम ही है। किन्तु हम तो अन्ततोगत्वा यह चाहते हैं कि हम 'गीताजी 'में 
वर्णित ज्ञानको प्राप्त करें, दो चार व्यक्तियोंकी सेवा करें, चरखेका काम पूरा करें और 
गोरक्षा करें, इसलिए भक्के ही हम साँपोंसे डरते हें और उक्त बातोंके लिए अपने 
जीवनकी रक्षा करना चाहते हैं, हमें साँपोंको भी सताना तो नहीं ही चाहिए। 
में यह नहीं कहता कि तुमने पकड़े हुए साँपको कोई ज्यादा तकलीफ दी। किन्तु तुमने 
यह भी नहीं किया कि उसे सिर्फ उठा लिया हो और कहीं दूसरी जगह ले जाकर 
छोड़ दिया हो। यह एक विचारणीय बात है। हम उसे पकड़ें किन्तु इस तरह नहीं 
कि उसे चोट पहुँचे; हम उसे सहूलियतसे पकड़ें। उसे परेशान न करें। इसपर विचार 
करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थियोंने जैसा किया उससे किश्योरलारू 
भाईकी' भावनाकों दुःख पहुँचा, बल्कि “गीताजी के शिक्षणके अनुसार आचरण करनेकी 
दृष्टिसे हमें इस विषयमें विच्चार कर लेना चाहिए | मन-बहरावके विचारसे तो साँपको 
कदापि नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्लीके बच्चेको जमीनपर पटकनेमें आनन्द आनेकी 
सम्भावना तो होनी ही नही चाहिए। यह अज्ञान है और क्ररता भी है। बारूकको 
भी ऐसा सोचना चाहिए कि यदि कोई मेरे साथ ऐसा बरताव करे, तो कया हो। 

“गीता 'ने चाण्डाल और भंगीके प्रति भी समान रीतिसे बरताव करनेके लिए कहा, 
सो किसलिए कहा होगा? जीवनमें इस बातका अनुभव करके देखना चाहिए। जो 
ऐसा विचार किये बिना जीवन-यापन करता है, उसका गीता ' पढ़ना व्यर्थ है। सर्पादि- 
को दुःख देनेमें आनन्द नहीं मिलना चाहिए। हम उसे दबायें अथवा पकड़ें तो यह 
मानकर कि इसके बिना गति नहीं है और छाचारीमें ऐसा करना पड़ता है। हमें 


१, आज विद्यायियोने एक साँपकों पक छिया था और उसे थोढ़ा तंग भी किया था। इसछिए 
गांवीजीने प्रारम्भमें एक विधार्थीसे “आत्मौम्येव सर्वत्र . . -” (७,६) वाला इलोक पढ़वापा और उससे 
उसका जथे बतानेके रिए भी कद्दा। बादमें जो-कुछ समझाधा वह भागे दिया गया दै। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


सोचना चाहिए कि जिस देहके रक्षणके विचारसे यह कर रहे हैँ यदि उसके ध्यानसे 
यह सब न करें तो कितना अच्छा हो। हमें अपना यह विचार पक्‍का कर छेना 
चाहिए कि जितना विवज्ञ होकर करना पड़ेगा उतना ही करेंगे; उससे अधिक 
शरीरके लिए नहीं करेंगे। यह सब बालोंके सफेद हो जानेके बाद सोचने या करने 
की बातें नहीं हें। हमें तो यौवन-धत्तका तत्काल अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना है। 
भगवानने तो कहा है कि हजारों मनुष्योंमें से कोई विरछा आत्मसिद्धि और आत्मजुद्धिके 
लिए यत्न करता है और इन हजारोंमें से कोई विरला ही मुझे यथार्थ रीतिसे जान 
पाता है। इसलिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना है। हमें अपने-आपको उन हजारोंमें 
से एक मानना है। हम तत्त्ववेत्ता बनें। उन हजारोंमें से उक्त एक और सफल व्यक्ति 
हम बनें, ऐसी हमें इच्छा रखनी है। 

एतथ्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अह कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।। (७,६) 


अपरा प्रकृति -- दृश्य जगत्‌के भीतर रहनेवाला जीव और परा प्रकृति अर्थात्‌ 
अदृश्य प्रकृति, ये दोनों समस्त जीवोंके कारण हैँ। क्‍योंकि में समस्त जगतूका प्रभव 
हूँ और प्रलूय हूँ, अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाशका कारण हूँ, इसलिए तू ऐसा मानना 
छोड़ दे कि तू किसीका नाश करने जा रहा है। 


मत्तः परतर नान्‍्यत्किचिदस्ति धन्ंजय। 
सयि सर्वेभिदं प्रोतं सुत्र सणिगणा इवं॥ (७,७) 
मेरे सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं और यह सब मुझमें उस तरह पिरोया हुआ 
है जिस तरह धागेमें मणिगण। 
जिस तरह हम मनके सूत्रपर आधारित रहते हैं इसी प्रकार सारा जगत्‌ मुझपर 
आधारित है। 
रसो४हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसुर्ययो: । 
प्रणथवः सर्ववेदेष झब्दः खे पौरुषं नूषु॥। (७,८) 
में पानीमें रस हूं। चन्द्र और सूर्यमें व्याप्त तेज हूँ, वेदों ' में प्रणव अर्थात्‌ 
ओंकार हूँ। आकाशमें शब्द हूँ। मनुष्योंमें पौरष भी में ही हूँ। 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजदरचास्मि विभावसो । 
जीवन सर्वभूतेषु तपद्तास्मि तपर्विषु॥ (७९) 
में पृथ्वीमें पवित्र गंध हूँ, अग्निका तेज हूँ, समस्त प्राणियोंका जीवन हूँ, 
तपस्वियोंका तप हूँ। 
बीज मां सर्वेभूतानां विद्धि पार्य सनातनम्‌ । 
बुद्धिबृद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ (७,१०) 
मुझे तू सभी भूतोंका सनातन बीज जान। बुद्धिशाली व्यक्तियोंकी बुद्धि और तैज- 
स्वियोंका तेज भी में ही हूँ। 


गीता-शिक्षण * शे४१ 
[११३ ] 


गुरुवार, २२ जुलाई, १९२६ 
बल बलवतां चाह फामरागविवरजितम्‌ । 
घर्माविरुद्धों भूतेषु कामोइस्सि भरतर्षभ ॥। (७,११) 


में बलवानोंका बल हूँ--वह बल जो काम और रागसे हीन है। जनकराजकी 
शक्ति काम और रागसे अछूती शक्ति थी। में प्राणियोंमें धर्मसे अविरुद्ध, धर्मानुकूल काम 
हूँ। धर्मानुकूछ अथवा धर्मसे अप्रतिकूछ कामका अर्थ हुआ मोक्षकी कामना अथवा प्राणियों- 
के दुःखनाशकी कामना । यदि हम दूसरोंके दुःखोंके नाशकी इच्छा करें तो हमारे दुःखका 
नाश भी हो जाये। प्राकृत भाषामें ऐसा कहना ठीक है; किन्तु संस्क्ृत भाषामें तो इसे 
* महास्वार्थ कहा गया है! यहाँ महास्वार्थ ' का अर्थे है समस्त भ्राणियोंके मोक्षसे 
सम्बन्धित स्वार्थे। ऐसी स्वार्थ-दृष्टिसि किया गया जबदेंस्त प्रयत्न जगत्‌को मोक्षकी 
दिशामें ले जाता है। 


ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
भत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते सयथि॥ (७,१२) 


सात्विकी, राजसी अथवा तामसी, जो-जो भाव जगत॒में हैं, वे मेरे हे अथवा 
मुझमें से उत्पन्न हुए है। यद्यपि में अलिप्त हूँ, में उन भावोंमें नहीं हूँ, | तथापि | वे मुझमें 
है। हम कहते हे कि जो-कुछ है, वह सब ईइ्वरको अर्पेण करें अर्थात्‌ जो खराब 
है वह भी उसके चरणोंमें रखें । यह इन्द्र ही अविभाज्य है। इसलिए इस दन्द्रका 
ही अर्पण कर देना है। पापको घवका देना है तो पुण्यको भी धक्‍का दे देना है। 
पुण्यका संचय कर रखनेमें भी परिय्रह है। 
शरीरधारी रामके विषयमें हम कह सकते हैँ कि उनके शरीर है भी और नहीं भी 
है। उनमें विरोधी गुण --- साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण --- भरे हुए है। ईर्वर बुरेके 
लिए बुरा है। सचमुच तो वह करुणाकी मूर्ति ही है किन्तु वह अपने नियमका उल्लुंघन 
कर ही नहीं सकता। इसलिए दुखोंका संहार करनेवाला भी कहा जाता है। 
तिभिगगुणमर्यभावरेभिः सर्घिदं जगत । 
भोहितं नासिजानाति सासेभ्यः परमज्ययम्‌ ॥। (७,१३) 
इन तीन प्रकारके गुणयुक्‍त भावोंसे मोहित होनेके कारण जग्रत्‌ मुझे इन भावोंसे 
अलग और अव्ययके रूपमें नहीं जानता । 
धास्तवमें देखें तो जो सात्विक भावसे भ्रस्त हैं, यही कहा जायेगा कि वे भी 
मोहमें पड़े हुए हैं। 
देवी होषा गुणसयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामत्रां तरन्ति ते।। (७,१४) 


मेरी यह माया देवी है और इसको तरना कठिन है। किन्तु जो व्यक्ति मेरी 
शरणमें आ जाता है वह इसे तर जाता है। 


३२-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


* भागवत * में कहा गया है कि इस कलिकालमें जो ' 5» नमो भगवते वासुदेवाय ! 
का जप करेगा वह इस संसारसे पार हो जायेगा। रामनाम भी ऐसा ही है। 
न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपचन्ते नराधसाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ (७,१५) 


दुष्कर्म करनेवाले मूढ़ मनुष्य मेरा आश्रय नहीं छेते। उनके ज्ञानका मायाके कारण 
हरण हो गया है। ऐसे लोग आसुरी भाववाले होते हें। 


[११४ |] 
शुक्रवार, /२३ जुलाई, १९२६ 


चतुरविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन । 
आरतों जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी व भरतर्षभ।॥। (७,१६) 


. चार प्रकारके उत्तम कर्म करनेवाले व्यक्ति मेरा भजन करते हैं; (१) आरत्ते 
अर्थात्‌ दुःखी, (२) जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञानेच्छुक अर्थात्‌ मोक्षार्थी, (३) अर्थार्थी अर्थात्‌ संसा- 
रिक पदार्थोंके लिए भजन करनेवाला और (४) ज्ञानी अर्थात्‌ वे जो खुदाके बंदे बनकर 
उसकी भक्ति करते हें; जिन्हें ईश्वरके पाससे कुछ लेना ही नहीं है। वे तो ईश्वरसे 
कहते हैं कि तेरी प्रजाके रूपमें तुझे भजना ही हमारा धर्म है। हमें इसकी कोई चिन्ता 
नहीं है कि तू कुछ देता है अथवा नहीं। 

तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकभविताविदिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्यथेंमहं सु च समर प्रियः ।। (७,१७) 
इनमें जो ज्ञावी है वह हमेशा मुझसे युक्त रहता है। मेरे साथ सन्धि किये 
रहता है। 'तू ही-तू ही” कहता हुआ भक्‍त बनकर रहता है। मुझे इस तरह रटता 
है मानो इस्ठामका कलमा पढ़ रहा हो। यह ज्ञानी उक्त चार प्रकारके भजनेवालोंमें 
सर्वेश्रेष्ठ है। 
मीराबाई भहान भवत थीं। किन्तु वे ज्ञानियोंकी पंक्तिकी भक्त ही थीं। श्रीकृष्ण 
कहते हें, ऐसे ज्ञानीका में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा अत्यन्त प्रिय है। इस 
तरह मानो हम आशिक माशूककी जोड़ी हैं। 
उदाराः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मेच मे सतस्‌ । 
आस्थितः स हि युक्‍तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम॥। (७१८) 


उक्त चारों प्रकारके भक्त उदार हें, भले ही उनमें से कोई मन्त्र-तन्त्र करनेवाला 
हो। क्या यह अच्छा नहीं है कि अपना समय पाप करते हुए गुजारनेकी बजाय वे 
ईह्वराराधनमें बिताते हैँ। 

राजाके महलमें डाका डालनेके बदले क्या राजाके द्वारपर भीख माँगना अधिक 
अच्छा नहीं है। दुखी व्यक्तिकी प्रतिष्ठा राजाके सामने उपस्थित होनेमें ही है। 
कितने ही दुखी व्यक्ति ईइवरकी शरण लेनेके बदले छौकिक व्यक्तियोंकी शरण लेते 


” गीता-शिक्षण ! २४३ 


हैं। ऐसी अवस्थामें यदि वे ईश्वरके पास जायें, तो ईश्वर अवश्य ही इसे पसन्द करेगा । 
उक्त चारों प्रकारके भक्त उदार हें किन्तु ज्ञानी तो मानो मेरा आत्मा है। वह तो स्वयं 
में ही हूँ। जिसने मेरे साथ सन्धि साध ली है, वह उत्तम गतिको प्राप्त हो चुका है। 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्सां प्रपच्यते। 
वासुदेवः सर्वंिति स महात्मा सुदुर्लुध:॥। (७,१९) 
अनेक जन्मोंके अन्तमें ज्ञानी मेरी शरणमें आता है। “अनेक जन्मोके अन्तमें ” 
का अर्थ है बहुत प्रयत्न करनेके बाद । ऐसा व्यक्ति केवल जिद्धासे ही नही बल्कि हृदयसे 
सदा | वासुदेवको ] पुकारता रहता है कि यह जग्रत्‌ वासुदेव रूप ही है। ऐसा महात्मा 
दुर्लभ है। 
कार्मस्तेस्तहंतज्ञावाः . प्रपचन्तेधन्यदेवताः । 
त॑ त॑ं नियसमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।॥। (७,२० ) 
अनेक प्रकारकी कामनाओंने जिनके ज्ञानका हरण कर लिया है, ऐसे स्वार्थी लोग 
भूत-प्रेत सिद्ध करनेवाले ओझाओंके फेरमें पड़कर निम्न श्रेणीके देवताओंके पीछे घूमते 
हैं। उदाहरणके लिए कोई-कोई खोड़ियार माताको चावल अथवा नारियल चढ़ानेकी मनौती 
करते हें और इस प्रकार अपवी प्रकृतिके वशीभमृत होकर उसका पूजन करते हें। 
लाधा महाराजको हम आत्तं कह सकते हें। हो सकता है वे ज्ञानी रहे हों। हम 
उनके मनकी बात नही जानते। 


[११५ | 
शनिवार, २४, जुलाई, १९२६ 
यो यो यां यां तन भक्‍तः अरद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्प तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधास्यहम्‌ ॥। (७,२१) 
जो विभिन्न व्यक्ति विभिन्न देवताओंकी पूजा करनेकी इच्छा रखते हे उन भक्‍्तोंके 
मनमें पूजाके प्रति श्रद्धा तो में ही उत्पन्न करता हूँ। 
यदि वे ऐसा समझते हों कि वे स्वयं इसमें समर्थ हो सकते हें तो यह उनका 
अज्ञान है। उन्हें यह श्रद्धा उन देवताओंकी शक्तिसे प्राप्त नहीं होती। जिस मनुष्यको 
सीधे राजाके दरबारमें जानेका अधिकार हो, दरबारी उसे क्या दे सकता है। उदाहरणके 
लिए सुदामा श्रीकृष्णके पास सीधा ही चलछा गया और उसके बाद समस्त दरबारी 
उसे दूसरी दृष्टिसे ही देखने छऊूगे। ऐसे व्यक्तिको किसी अन्य देवतापर चावल चढ़ानेकी 
जरूरत नही होती। 
स तया अंद्धवा युक्‍तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः फामान्मयेव विहितानिहि तानू।। (७,२२) 
ऐसा व्यक्ति श्रद्धालु होकर श्रद्धांके कारण उस [विशिष्ट देवता ] की आराघना 
करता है। उसने जो-जो माँगा हो, वह सब भी उसे मिल जाता है। किन्तु यदि स्वतन्त्र 
और सम्पूर्ण अधिकार रखनेवाले बहुत-से हों तो ईश्वरका अस्तित्व ही न बचे। 


२४४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय॑ 


अन्तवत्तु फल तेषां तदृभवत्यल्पमेघसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति सामपि । (७,२३) 
अल्पबुद्धिवाले ये लोग जिन देवताओंको भजते हें उन्हें उचसे नाशवान्‌ फल मिलता 
है। मुक्ति तो एक ही प्रकारके व्यक्तिको मिलती है। देवताओंकी पूजा करनेवाले 
देवताओंके दरबारतक पहुँच पाते हैं। मेरे भक्त सीधे मेरे पास चले आते हैं। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न सन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर॑ भावमजानन्तों समाध्ययमनुत्तमम्‌॥। (७,२४) 


ये बुद्धिहीन छोग मेरे अव्यक्त स्वरूपको नहीं जानते। इस दृश्य जगत॒के पीछे 
जो अदृषय वस्तु पड़ी हुई है वे उसे भी दृश्य ही मान छेते हें। किन्तु मेरा जो श्रेष्ठ 
भाग है (पर भाग है), वे उसे बिलकुल ही नहीं जानते। वे मुझे अव्यय और पुरुषोत्तम 
रूपमें नहीं जानते। उदाहरणके लिए सूर्य-पृजनको लो। सूर्य तेज और प्रकाशका दाता 
है। यदि हम उसे भर्जें तो हम ईर्वरकी विभूतिके टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें भजने 
लगेंगे। किन्तु हमें यह चाहिए कि हम ईदवरकी उत्तम, अदृश्य शक्तिको पहचानें । यह 
दृश्य जगत्‌ चित्र-विचित्र है। देवतागण तो रंग बदलते रहते हे, पर ईश्वर रंग नही 
बदलता | 


[११६ | 
रविवार, २५ जुलाई, १९२६ 


हमारी बुद्धि ऐसी तेजस्वी नही है कि वह आत्मापर पड़े हुए आवरणको छिल्न-भिन्न 

कर दे और आत्मा मुक्त हो जाये। जिसे आवरणको हटा देनेकी इच्छा होती है वह 
अबुद्धि नहीं होता। जबतक गहराईमें नहीं जाते तबतक हमारी कल्पना दश-दश शिरों- 
की बात सोचती है। हो सकता है कि फिर कोई होशमें आ जाये और सोचे कि 
क्या आत्माके सिर हो सकते हूँ! और तब सम्भव है उसे “गीता में पढ़ी हुईं बातका 
ध्यान आ जाये, दूसरे अध्यायके इलोक याद पड़ जायें और वह कहे कि आत्मा तो 
अव्यक्त है, अच्छेद्य है, अक्लेय है। श्रीकृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे अपने नलहे 
पैमानेसे नापना चाहता है। वह मेरी मूर्ति बनाता है और ऐसा मानकर चलता है 
भानों वह मू्ति ही में हूँ। 

नाहूं प्रकाशझः सर्वेस्थ योगमायासमाबतः । 

मूढो5पं लाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥। (७,२५) 


में सबके लिए प्रकाश नहीं हूँ। सब मुझे नहीं पहचान सकते क्योंकि में अपनी 
योगमायासे ढेंका हुआ हूँ। यदि ईश्वरने यह माया न रची होती तो इस दृश्य-जगतु्मे 
हम बचे नहीं रह सकते थे। तब फिर उसने इस दुश्य जगत्‌की रचना किसलिए 
की। यह तो ऐसी ही बात हुईं जैसे कोई घड़ी यह पूछे कि घड़ी बनानेवालेने मुझे 
क्यों बनाया है। कृतिको कत्तके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। मायासे आवृत्त मूढ़ 
पुरुष मुझे अज और अव्यय होनेके कारण नहीं जानते। 


“गीता-शिक्षण * २४५ 


[११७ | 
मंगलवार, २७ जुलाई, १९२६ 
में सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ इसका भर्थ यह हुआ कि सब मुझे नही देख 
सकते । मेरे तेजसे आँखें झप जाती हेँ। मेरी माया ऐसी है कि यह कहा जा सकता 
है कि इसी क्षण कुछ जीव उत्पन्न हो रहे हें मौर कुछ मर रहे हैं; किन्तु वास्तवमें 
हमें समझना यह चाहिए कि जन्म-मरणका यह परिवर्तन झूठा है। ताम और रूपसे 
ढेंके हुए इस स्वरूपको कौन समझ सकता है? यदि ठंडे देशका कोई निवासी हमसे 
कहे कि हमारे देशकी नदियाँ जम जाती हैं और उनके ऊपरसे आदमी, घोड़ा-गाड़ी 
इत्यादि दौड़ते चले जाते हें तो यह एक ऐसी बात है जो एकाएक हमारी समझमें नहीं 
आ सकती। नाम-रूपवाले पदार्थोंके पीछेकी सत्ताके बारेमें भी ऐसा ही है। फिर भी 
यह सच बात है। भगवान कहते हैं कि तुम जिसे सच मानते हो, वह मेरी योगमाया 
है। मेरा सच्चा स्वरूप तो अव्यक्त ही है। 
वेदाहं समतीतानि वर्तेमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कक्चन॥। (७२६) 
हे अर्जुन, जो पहले हो गये, जो इस समय हें और जो भविष्यमें होनेवाल्े हैं 
उन सारे जीवोंको में जानता हूँ, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता । 
इच्छाइबसमुत्यव हन्हरमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संभोहं सर्ग थान्ति परंतप।॥ (७,२७) 
इस संसारमें इच्छा और हेषसे उत्पन्न होनेवाले हन्द्ररपी मोहसे सभी प्राणी 
संमोहको प्राप्त हो रहे हें। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां प्रुण्यकर्मंणाम्‌ । 
ते इन्दरमोहनिर्मुक्ता भजल्ते मां दृढन्नता:॥ (७,२८) 
जिन पुण्यशाली छोगोंके पापोंका अन्त हो चुका है, वे महान्‌ ब्रतघारी व्यक्ति 
दन्द्रके मोहसे मुक्त होकर मुझे भजते हें। 
जरामरणमोक्षाय मासाशित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तदहिदुः कृत्स्वमध्यात्मं कर्म चाखिलम ॥॥ (७,२९) 
जो जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे 
ब्रह्मको जानते हैं। वे सम्पूर्ण अध्यात्म और समग्र कर्मेको जानते हें। 
साधिभूताधिदंव सां साधियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेइपि चर मां ते विदुयुक्तचतसः॥ (७,३०) 
जो व्यक्ति मुझे अधिभूत सहित, अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित जानते हैं, 
मरणकाल पर्यन्त इसी तरह जानते है वे स्थिर हैं। भूतोंका स्वामी, देवोंका स्वामी 


२४६ सस्पूर्ण गांधी वाद्टमय 


और यज्ञका स्वामी भी में हूँ अर्थात्‌ जो यह जानते हूँ कि में विद्वमात्रका कर्त्ता-हर्ता 
हैँ और जिनके ऊपर इस चक्रका असर नहीं पड़ता, वे व्यक्ति योगयुक्‍त हैं। 


अध्याय ८ 
[११८ ] 


बुघवार, २८ जुलाई, १९२६ 
सातवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की अर्थात्‌ ज्ञान और विज्ञान 
दोनोंकों समझाया और कहा कि इन दोनोंको जाननेके बाद तेरा अकल्याण नही हो 
सकता । अपरा प्रकृति, दृश्य स्वरूपको इन्द्रियों तथा बुद्धिसि जाना जा सकता है; किन्तु 
परा प्रकृति तो इन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार आदिको छोड़कर ही जानी जा सकती है। यदि 
हमें ईश्वरके पर स्वरूपको जानना हो तो थोड़े-बहुत अंज्ोंमें हमें वैसा बनना चाहिए। 
हमारे भीतर भी अपर और पर दोनों स्वरूप हैं। उनमें से हमें अपरका दमन करके 
परके सम्बन्धका ज्ञान बढ़ाना चाहिए। 
पहले अध्यायका मुख्य प्रइन यह था कि सगगे-सम्बन्धियोंको मार कैसे सकते हैं। 
इस प्रशनका उत्तर देनेमें सात अध्याय छगे। अब आठवाँ शुरू होता है। अर्जुनमें भेद- 
बुद्धि और मोह व्याप्त हो गया था। यह सारा प्रयत्न उसे ही हटानेका है।इस तरह 
भगवान कृष्ण अर्जुनको परा और अपरा प्रकृतितक समझा चुके हैं। 
कि तवृबहा किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमृच्यते ॥। 
अधियज्नः कर्थ को5त्र वेहेइस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले व कथ्थ॑ ज्ञेयोंइसि नियतात्मभिः॥ (८,१-२) 
अर्जुन पूछता है कि आपने ब्रह्म, अध्यात्म, कमें, अधिभूत इत्यादिकी बात कौ। 
यह सब क्‍या है और यह अधियज्ञ क्‍या है। ये सारी बातें युक्तचित्त व्यक्तिके द्वारा 
प्रयाणकालमें जानी जा सकती हें, इसका क्‍या अर्थ है? 


[११९ | 
गुरुवार, २९ जुलाई, १९२६ 
श्रीकृष्ण इसका जवाब देते हैं: 
अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोष्ण्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्नितः:॥ (<,३) 
जो अक्षर है और जो उत्तम है, वह ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म है। 


जो हम सबका ईइवर है वही इस अध्यात्मको उत्पन्न करनेवाली शक्ति है। 
भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि त्यागसे होती है और उसे कर्मकी संज्ञा दी गई है। 


' गीता-शिक्षण * २४७ 
[१२० ] 
[ शुक्रवार, ३० जुलाई, १९२६ ] 
हम सारे जगत्‌के साथ शारीरिक रूपसे नहीं जुड़ सकते, किन्तु उससे आध्यात्मिक 
सम्बन्ध रख सकते हैें। 
परोपकार वृत्ति न रखनेवाका व्यक्ति केवछ अपना ही नहीं दूसरोंका भी 
नुकसान करता है। यदि माँ गर्भ-स्थित बालकका रक्षण न करे तो स्वयं भी मरे और 
बच्चा भी मर जाये। उसका रक्षण करना उसका कर्म है और यह त्यागका एक 
स्वरूप है। माता नियताहार न करे, मलिन विचार और मलिन आहार करे तो 
माता और शिक्षु दोनोंकी हानि होती है। इसी तरह हमारी भी हानि होती रहती 
है। हम कह सकते हें कि हमारे बिगड़नेसे जग्रतूका क्या बिगड़ता है। किन्तु उससे 
जगतृका और हमारा -- दोनोंका बिग्रड़ता है। 
कर्मेका अर्थ उत्पत्ति करनेवाला कर्म तो कदापि नहीं है। व्यासजीका गीता 
और “महाभारत” लिखना उनके लिए एक महान्‌विसर्ग (त्याग) था। यह सम्भव 
नही हो सकता कि “गीता” जैसा रत्न, कर्म शब्दसे उत्पत्तिकी स्थुलसे-स्थुछ क्रियाका 
सूचक हो। 
अधिभूतं क्षरों भावः पुरुषश्चाधिवेवतम्‌ । 
अधियजन्नोहमेवात्र देहे देहभुतां बर॥ (८,४) 
हे देहघारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन, इस जगतूमें जो-कुछ नाशवन्त है, वह अधिभूत है। 
देवताओंका स्वामी वह पुरुष अधिदेव है। इस शरीरमें निवास करनेवाला में वासुदेव ही 
अधियज्ञ हूँ अर्थात्‌ में सर्वयज्ञोंका अधिष्ठाता और सर्वयज्ञोंका फलदाता हूँ। जो भाव- 
नाएँ जीवका आश्रय छेकर बनी रहती हे, वे भावनाएँ नाशबवन्त हैं। 


[१२१ | 
दइनिवार, ३१ जुलाई, १९२६ 


लैटिन भाषाकी एक कहावत है कि नरकका रास्ता अच्छे इरादोंसे पटा हुआ 
है। केवल शुभ संकल्पोंसे काम नहीं हो पाता; किन्तु नारकीय व्यक्ति समझता है 
कि प्रयत्न किये बिना केवल शुभ विचारसे ही सफलता मिल जाती है। हम जितना 
देना चाहते हें वह सब दे तो नहीं सकते; किन्तु जितना छेना चाहते हैं उतना के 
अवद्य सकते हैं। में देतेकी चाहे जितनी कोशिश करूँ, यदि तुम उसे ग्रहण ही न करो 
तो में क्या कर सकता हुँ। यदि तुम सब पूरा-पूरा प्रयत्व करो तो दूसरोंके समय- 
की हानि न हो। चार बजे उठनेका प्रयत्न करें तो क्यों नहीं उठ सकेंगे? यदि 
कभी प्रयत्व करते हुए हम खप भी जायें तो क्‍या होता है। मर मिटनेकी हृदतक 
प्रयत्न करनेवालेको भी' मोक्ष मिलता है। 

कृष्ण अधियज्ञ हें फिर भी उन्होंने मनुष्य होनेपर जीवन-भर कर्म किया; इसलिए 
हम उनकी अर्चना करते हैं। पाण्डव सो जाते थे किन्तु वे तो सदा जागते ही रहते थे। 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हर बातके लिए पाण्डवगण सदा उनका मुँह ताकते थे। वैसे उन्हें न कौरवोंका नाश 
करना था, न पाण्डवोंका विकास । विकास तो उन्हें जिस बातका करना था, उसी 
बातका करना था। उन्होंने कर्म करते-करते शरीरको क्षीण कर दिया किन्तु फिर भी 
उनका शरीर तेजस्वी बना रहा। प्रयत्न शब्द तो साधारण है किन्तु प्रयत्न वस्तु ऐसी 
है कि उसका निश्चय करते ही फल मिलने ऊूग्रता है। कृष्ण निश्चय कर चुके थे 
कि पाण्डवोंकी जय होनी चाहिए, इसलिए पाण्डवोंकी जय तो निश्चित हो ही चुकी 
थी। क्ृष्ण तो साक्षात्‌ परोपकारकी भूर्ति थे। उन्हें किसीकी कुछ हानि नहीं करनी 
थी। हम जानते हें, जब परशुराम कर्णकी गोदरममं सिर रखकर सोये हुए थे, उस समय 
किसी भयंकर कीड़ेने कर्णनो काटा, यहाँतक कि लहूकी घार बह निकली। किन्तु 
कर्ण टससे-मस नहीं हुआ। क्या कर्ण आदमी नहीं था। हम भी उसीकी तरह शुभ 
संकल्प करके प्रयत्न करें और प्रयत्न करते हुए भी उसका फल क्ृष्णापंण करते जायें। 

अर्जुनको देहभूतोंमें अर्थात्‌ शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ कहकर कृष्णने सूचित यह 
किया है कि तुझे तनिक भी घबरानेकी आवश्यकता नहीं है। 


[१२२ | 
रविवार, १ अगस्त, १९२६ 


अन्तकाले च॑ सासेव स्मरन्मुकत्वा फलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः ॥ (८,५) 


मरते समय जो व्यक्ति मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मुझे 
ही प्राप्त करता है। 


ये य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवंति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ (८,६) 


व्यक्ति जिस विशिष्ट भावकों भजते हुए अपना देह छोड़ता है, उस भावसे 
आविष्ट होनेके कारण व्यक्ति उसी भावको प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है 
कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हे 

हमें अपने विचार तनिक भी मलिन नहीं होने देने चाहिए। माता-पिता हमें 
मनुष्य-आक्ृति देते हें। इतना ही नहीं, अपने शरीरसे मिलती-जुलती आकृति देते हैं। 
फिर जो सृक्ष्म फेरफार होते हैं, उन्हें हम समझ सकते हैं। हमें जो बीमारियाँ होती 
हैँ उनका कारण भी हम स्वयं ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिस मे मनुष्यका 
मन इतना बलवान हो जाये कि आसपासके संयोगोंका असर उसपर पड़नेके बदले 
स्वयं उसका असर उनपर पढ़ने छगे तो उसे रोग नहीं होता। इसलिए हमारे 
रोगका कारण हमारा पाप है, ऐसा माननेमें ही हमारा भला है। जिसने मनशूर्वक 
रामनाम लिया होगा, भरा नामकी उस दीवारकों लाँघकर दुःस्वप्त कसे गा सकते 
हैँ? यदि आ जायें तो समझना चाहिए कि हम रामनाम केवल मुँहसे ले रहे थे। मनमे 
थोड़ा-बहुत भय भी बच रहा हो, तो वह एक बहुत बड़ा विकार है और उसके 


“गीता-शिक्षण २४९ 


भी परिणामस्वरूप हम अनेक प्रकारकी व्याधियोंके शिकार हो जाते हे। इस तरह 
हम जैसे-जैसे अपने विकार छोड़ते चले जायेंगे, उसी अनुपातमें हमपर रोगोंका हमला 
भी कम होता चला जायेगा। जिनके नाक-काने और अन्य सभी अंग सद्ड चुके थे, 
ऐसे व्यक्ति भी चंगे हो गये हैं। स्वयं शरीरके भीतर स्वास्थ्य प्राप्त करनेंकी शक्ति 
पड़ी हुई है। औषधियोंके बछपर व्याधिमुक्त हो जाना एक अस्थायी अवस्था है, 
किन्तु जो व्यक्ति विकारोंकों जीतकर ईइवरपरामण हो गया है, वह तो यही कहेगा कि 
मुझे वनस्पति आदिसे बनी हुईं दवाओंका उपयोग करके नीरोग नहीं होना है। मेरे 
भीतर जो विकार पड़े हुए हे, उनका नाश ही मेरा आरोग्य है। यद्दि उन अनिष्ट 
विकारोंसे लड़ते-लड़ते उसका देहपात हो जाये तो वह उसका भी स्वागत करता है। 
जिसपर राक्षसी विचार हावी हो जाता है, उसका रूप एक दिनमें ही विकराल हो 
जाता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया | उसपर खूनका अभियोग था। उसे देखते 
ही मेने कहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वह व्यक्ति तुरन्त ही वहांसि भाग गया। 


[ १२३ | 
मंगलवार, ३ अगस्त, १९२६ 


विचार तो कर्म है। वह इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी उसका परिणाम 
कृत कर्मसे भी भयंकर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसीके हाथमें पिस्तौल पकड़ा दे 
और उससे जबरदस्ती हत्या करवाये तो यह नहीं कहा जा सकता कि हिंसा गोली 
चलानेवालेने की है। क्योंकि यह तो उससे जबरदस्ती करवाया गया है। जिस व्यक्तिके 
विचारमें हिंसा है और जो दुर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे सम्पन्न कराता 
है, उसकी “अहिंसा ” बड़ी भयंकर है। फिर स्वयं हमारे अन्तरमें शत्रु बैठे हुए हैं और 
वे हिसा कराते हँ। जबरदस्त प्रयत्त और विचारके बावजूद व्यक्ति पाप-कर्ममें रत 
हो जाते हैँ। हमारे काम और क्रोध ही ऐसे कर्म करानेवाछे है। किन्तु प्रयत्न और 
विचारका उपयोग तो होता ही है। यमराज ही यदि किसी व्यक्तिके हाथमें शस्त्र 
देकर उससे हिसा करायें तो उसके लिए यह हिंसा बन्धनकारी नहीं होती । क्योंकि ऐसे 
व्यक्तिके मनमें तो सदा नारायणका ही ध्यान रहेगा, और अन्तकालमें उसका उद्धार 
ही है। सामान्य रीतिसे यह वात व्यवहारमें नही सघती। क्योंकि हमारे सद्विचार 
भी बेहोश व्यक्तिके विचार होते हे। विचारकी धारा तो ज्ञानपूवेंक सतत' चलती 
चाहिए। ऐसा व्यक्ति चलते-फिरते भारायणकों ही रठटता रहता है। वह अपना कोई 
काम नहीं करता। उसके सारे काम तो अन्तर्यामी करता है। 

इन दो इलोकोर्मे श्रीकृष्णने समस्त तत्त्वज्ञान भर दिया हैं। व्यक्ति जैसा सोचेगा 
वैसा ही उसे मिलेगा। 

तस्मात्सवेंषु कालेषु मासनुस्सर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिममि्वष्यस्य संशयम्‌ ॥ (८,७) 

इसलिए तू सव समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यदि अपना तन, मन 

और धन क्ृष्णापण करके तू युद्ध करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा। 


२५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अभ्यासयोगयुकक्‍्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानृक्चित्तयन्‌ ॥ (८,८) 

निरन्तर अभ्यास करनेवाछा और अपने मनको कहीं भी भ्रमित न होने देने- 
वाला तथा मेरा चिन्तन करते रहनेवाला पुरुष, परमदिव्य पुरुषको अर्थात्‌ मुझको प्राप्त 
करता है। 

कोई इसका यह अर्थ न समझे कि यदि मरते समय प्रभु स्मरण कर लिया, 
तो काम चल जायेगा। जिसने बचपनसे ही इस तरहका प्रयत्न किया होगा वही 
जीतेगा, दूसरे सब हार जायेंगे। हम छोगोंने डेलागोआबेसे स्टीमर पकड़ी और श्री 
गोखछेको विदाई दी। गोखले केबिनमें बिलियडंका खेल खेल रहे थे। में नहीं खेल 
रहा था। उन्होंने सोचा कि मुझे शायद यह पसन्द न हो। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा 
कि क्या तुम ऐसा समझते हो कि मुझे इस तरह खेलना अच्छा लगता है? मेंने उत्तर 
दिया, नहीं; आप तो यह बताना चाहते हैं कि हमारा देश इसमें भी कुशल है। इस 
तरह उनका वह खेल क्ृष्णापंण था। में इस बातको जानता था। मेंने नाचना सीखा; 
किन्तु वह भी किसी शौकके कारण नहीं। मेरा मत आज भी यही कहता है! मेरा 
मन्‍्शा तो अपनेको सब तरह जेंटलमन सिद्ध करके दिखाना था। इसी तरह हरएक 
काम क्ृष्णार्पण किया जाना चाहिए। प्राप्त कत्तव्य ही इस भावसे किया जा 
सकता है; जिस कामकों हम भाग-दौड़ करके हथियाते हें, वह इस भावसे नहीं 
किया जा सकता। यदि आश्रमके छोग विभिन्न काम करते हुए भी अपने कर्मोको 
कृष्णापंण बुद्धिसे करते हों, तो कहना चाहिए कि वे सब एक ही काम कर रहे हैं। 
किन्तु इसके लिए सबके विचारोंमें सम्पूर्ण सामंजस्थ होना चाहिए। यदि केवल 
एक ही व्यक्तिका मन कताईमें छीन हो, और दूसरोंके मनन भटक रहे हों तो कहना 
पड़ेगा कि वे कताई नहीं कर रहे हें। 


[१२४ | 
बुघवार, ४ अगस्त, १९२६ 


कथि पुराणमनुशासितार - 
मणोरणीयांसम नुस्म रे दः। 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप - 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तातू ॥॥ 
प्रयाणकाले सतसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तों योगबलेन चेच। 
अुवोससध्ये प्राणमावेदय सम्यक । 
स॒ त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ (८,९-१०) 
ऐसा व्यक्ति उस परमदिव्य पुरुषको प्राप्त होता हैं और सब-कुछ जानता है। 
जो पुरुष अनादि है, जो जगत॒का नियामक है, जो सुूक्ष्मातिसुक्ष्म है उस पुरुषको 
प्रयाण-कालमें, अर्थात्‌ मरणके समय स्मरण करना चाहिए। 


/ गीता-शिक्षण * २५१ 


ईसाके पूर्व छठवी शताब्दीमें छीडियामें क्रीसस नामका एक राजा हुआ है। उसके 
पास अपार धन था। एक बार ग्रीसका सन्‍्त पुरुष और स्मृतिकार सोलन उससे 
मिलने गया। तब राजाने उससे पूछा कि क्या मुझसे भी बढ़कर कही कोई सुखी है। 
सोलनने जवाब विया: कोई व्यक्ति सुखी था या नहीं यह तो तभी कहा जा सकता 
है जब वह मरण प्राप्त कर छे। इसी क्रीसस राजापर ईरानके राजा साइरसने 
चढ़ाई की और उसे पराजित कर दिया। उसने ऋ्रौससको मृत्युदण्ड दिया। जब 
क्रीसस फाँसीके लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने तीन बार सोलनका नाम 
लिया। साइरसने इसका कारण पूछा और क्रीससने उसे सोलनका जवाब कह सुनाया। 
साइरसने उसे मुक्त करके अपना मभल्त्री बता लिया। मरते समय साइरस अपने बेटे- 
को उसके हाथमें सौंप कर गया। इस तरह व्यक्तिकी सद्गति हुईं है अथवा नही, 
यह हम उसके मरनेके बाद ही कह सकते हैं। 

आगे परमपुरुषका वर्णन किया गया है। वह सबको उत्पन्न करनेवाला है; 
उसका रूप अचिन्त्य है; उसे केवल योगी ही ध्यानमें देख पाते हैँ; वह आदित्यवर्ण 
अर्थात्‌ सूर्यकी तरह नित्य चेतन और प्रकाशरूप है तथा वह अन्धकार रूपी अज्ञानसे 
परे है। यह कितना सूक्ष्म और विराद होगा इसका विचार करते हुए हमारी बुद्धि 
काम नहीं देती। ऐसे परमपुरुषको जो प्रयाणकालमें अचल मनसे भक्ति तथा योगबल- 
के द्वारा स्मरण करता है वह कोई भी उपाय अथवा उपचार अथवा औषधिको 
स्वीकार नहीं करता! वह मुँह बन्द कर छेता है, आँखें बन्द कर छेता है और 
समझता है कि में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बन्चकार नही है, सुख-ढुःख नही है। मुझे 
उसी प्रदेशमें पहुँचना है। अचल मन उसीका हो सकता है, जो भक्तिसे युक्त है 
और जिसे अपने अनेक जन्मोंकी साधनाओंका बल प्राप्त है तथा जो भौंहोंके बीचमें 
प्राणको पूरी तरह स्थापित करके चिन्तन कर रहा है। ऐसा व्यक्तित परमदिव्य पुरुषको 
प्राप्त करता है। 


[१२५ ] 
गुरुवार, ५ अगस्त, १९२६ 
यदक्षरं वेदविदों वदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चर'्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रघक््ये ॥। (८,११) 
बेदको जाननेवाले व्यक्ति जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यतिगण जिसमें प्रवेश 
करते हैँ और जिसकी इच्छा करनेवाले व्यक्ति ब्रह्मचयंका पालन करते हैँ, में उस 
परमपदको तेरे समक्ष संक्षेपमें प्रस्तुत करूँगा । 


सर्वेद्ाराणि संबम्य सनो हृदि निरुष्य च। 
मूर्ष्याधायात्मनः प्राणमास्थितों बोगधारणाम्‌॥। (<,१२) 


१. (६३८-५५८ ई० पू०) पपेन्सका राजनपिक भौर कवि। देरोडोट्सने इस वार्ताछपका विवरण 
द्विवा है। 


२५२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥॥ (८,१३) 
शरीरके सभी द्वारोंकों बन्द करके, मनका हृदयमें निरोध करके, अपने प्राणोंको 
मस्तकमें प्रस्थापित करके जो स्थिर हो जाता है और जो व्यक्ति “ओम शब्दके 
उच्चारणके द्वारा ब्रह्मका स्मरण करके मुझे भजता हुआ देहत्याग करता है वह 
परमगतिको प्राप्त होता है। 
पिछले इलोकर्में अन्य भावोंकी बात की गई है। यहाँ केवछ भगवानके ध्यान- 
की ही बात है। 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यज्ञः। 
तस्थाहूं सुल्लभः पाये नित्ययुक्तस्थ योगिनः।॥। (८,१४) 
जिस व्यक्तिका चित्त कहीं दूसरी जगह नहीं जाता और जो सतत्‌ मेरा स्मरण 
करता है, में ऐसे ही नित्ययुक्त योगीके लिए सुरूभ हूँ। 


सामुपेत्प पुतरजेन्स  दुःखालयमशाइवतस्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संर्सिद्धि परमां गताः॥ (<८,१५) 


जिन महात्माओंने परम संसिद्धि प्राप्त कर छी है, वे मेरे पास पहुँचनेके बाद 

दुःखके घाम, अशाश्वत पुनज॑न्मको प्राप्त नहीं करते। 
पुनर्जन्ममें दुःखकी क्‍या बात है? 

एक विद्यार्थी: हर बार मनुष्य होना सम्भव नहों है। 

बापू: हम बन्दर भी हो जायें तो क्या हरज है? सदा नाचते-कदते रहेंगे। 

दूसरा विद्यार्थी: क्या हम मरनेके बाद ब्राह्मण होकर पैदा हो सकते हूं? 

क्या वह स्थिति उत्तम नहीं है, जिसे प्राप्त करनेके बाद फिर मरना ही नहीं 
पड़ता। मरना कोई पसन्द नहीं करता। जो पसन्द करता है वह बार-बार मरता 
है। जिसे कभी मरना ही नहीं है वह तो देहका मोह छोड़ देता है। उसके सभी द्वारों- 
को झटपट बन्द कर देता है। वह देहका विचार छोड़ देता है। उसका दमन करता 
रहता है। जो ऐसा करे, उसके लिए मरण शेष नहीं बचता। जन्म दुःखका घर 
इसीलिए है कि वह सदा मरणसे जुड़ा हुआ है। पक्षीगण कलछरव करते रहते है 
किन्तु वे सज्ञान नहीं हैं । कह सकते हें वे अज्ञानके अवीन हैं। यदि कोई सभी लड़कों- 
को पक्षी बना दे तो? परमपद, मोक्ष तो वह है जिसमें जन्म, मरण, रोग, राग-हेष, 
कुछ नहीं होता। 

[१२६ | 
शुक्रवार, ६ अगस्त, १९२६ 


बड़े-बड़े पर्वत और सूर्य, चन्द्र, तारागण भी अशाइवत हेँ। जिनके नाम-रूप हूँ 
ऐसी सभी वस्तुएँ-वस्तुमात्र अश्ाइवत है। यदि हमारी आयु करोड़ों वर्षकी होती तो 
शायद हमें अशाइवतका भान न होता। हमें सूरजके विषयमें अश्ञाइवतताका अनुभव नहीं 


! जीता-शिक्षण * २५३ 


होता | किन्तु विज्ञान कहता है कि वह अशाशवत है। गहराईसे सोर्चे और ऊपरी ढंग- 
से सोचें तो भी --- दोनों ---दृष्टियोंसे वह अश्ाइवत है। शाइवत तो राम-नाम ही है। 
जन्म-मृत्यु अशाइश्वत हें, इतना ही नही, वे दुःखके भण्डार भी हैं। 

यह किसलिए ? इसलिए नहीं कि 'भगवदुगीता'में कहा गया है; बल्कि इसलिए 
कि हमें आज भी इस बातका अनुभव हो सकता है कि ये वस्तुएँ दुःखके घर 
हैं। अन्तकालमें सद्गति प्राप्त करनेकी कुंजी यह है कि हम प्रतिक्षण इस बातका 
अनुभव करें कि यह संसार दुःखमय है और इसलिए हमें इसके प्रति मोह और 
राग-द्ेषका त्याग कर देना चाहिए। 

केवल बुद्धिसे भी यह समझमें आ सकता है कि यह संसार दुःखमय है। यदि हम 
इस बातका विचार करें कि प्राणिमात्रका जन्म किस तरह होता है तो जन्मकी 
प्रक्रिया ही. एक ऐसी बात है कि हमें जन्मसे नफरत हो जाये। “पापो$हम्‌ ', ' पाप- 
संभवो&हम्‌ ” कहनेका यही जर्थ है। सब-कुछ मायासे आच्छादित है इसलिए प्रतिक्षण 
जहाँ घृणाका अनुभव होना चाहिए, वहाँ हम सुखका अनुभव करते हूँ। ऐसी एक भी 
इन्द्रिय नहीं है जिसके द्वारा हम इस दुःखका ठीक-ठीक अनुभव कर सकें। उत्पत्ति- 
के बादकी स्थिति भी प्रारम्भसे अन्ततक एक हरुम्बे कारावासकी ही स्थिति है। हम 
बारूकका लाड़-प्यार करते हैँ और यह हमें अच्छा लगता है; क्योंकि बालक खिलू- 
खिल हँसता है। जेलमें पड़ा हुआ कैदी भी इस तरह हँसता है। अभ्यासके कारण 
हम इस पराघीनतामें आनन्द मानने छगते हेँ। किन्तु वास्तवर्में हम इस स्थितिमें एक 
क्षण भी शान्तिका अनुभव करते हों ऐसा नहीं है। शरीरकी बनावटपर ही ध्यान 
दीजिए । इसके असंख्य छिद्वोंसें से मेछ ही निकछता है। जो कुछ निकछता है सब कुछ 
घिनौना है। यदि आदमी विचार करने बेठ जाये तो इनमें से एक भी वस्तु उसे 
छूने-जैसी नहीं छगेगी। किन्तु आखिर यह कैदखाना ऐसा स्थान तो है ही जिससे 
हम छूट सकते हैं, और जो ऐसा मानने लगेगा वह उसका कमसे-कम उपयोग करेगा। 
किन्तु इससे मुक्ति पानेका उपाय आत्महत्या करना नहीं है। आत्महत्या करनेवालेको 
फिर जन्म लेना पड़ता है, बल्कि उसे तो फिरसे जन्म छेतेकी अधिक आकांक्षा भी 
बती रहेगी। देहकी उत्पत्ति इत्यादिका विचार ही संयमन-्मागंकी उत्पत्तिका कारण 
है। देह प्यार-दुलार करने योग्य नहीं है, बल्कि दमन करने योग्य है। यदि देह 
इस बातको समझ ले कि मेंने जो-जो माँगा वह मुझे कभी नहीं मिला तो वह 
हमसे चस्त हो जाये और अपने आप हमसे छूटकर चली' जाये। श्रीकृष्ण कहते हें कि 
यदि लोग अस्तित्वके इस दुःखको समझ लें तो वे उन्हें ऐसी स्थितिमें पहुँचा देंगे 
जो इससे कई दरजे अच्छी होगी। परमगतिमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें 
पहुँचनेके बाद हम इस जीवनमें रहते हुए जिस शापवत सुखका अनुभव करते हैं 
उसका भी नाश हो जायेगा। वैसे सुखका नाश नहीं होगा, बल्कि वह तो हजारो गुना 
होकर मिलेगा। इस भावका अनुभव करनेवाला व्यक्ति संसारमें लीन नही होता, 
[ईदवरके साथ |] तन्‍्मय हो जाता है। वह संसारमें अपनेको और अपनेमें संसारको 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


देखता है तथा आत्मौपम्यकरी भावनाको ही सर्वत्र व्यवहार करता है। अहिंसाकी उत्पत्ति 
भी इसी विचारसे हुई है कि जब संसार ही दुःखमय है तो हम किसीको क्‍या दुःख दें। 


आन्रह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावततिनोर््जुन । 
सामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।। (८,१६) 


ब्रहके भुवन समेत सारे भुवन पुनः जहाँके तहाँ जाकर लीन हो जायेंगे। सूबे, 
चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सब नाशवन्त हूँ; तथापि जो भेरे पास आ जाता है उसका 
पुनर्जेज्म नहीं होता। 

ऊपर जो मेंने विवेचन किया था, उसमें भी यही बात कही है। 


[१२७ | 
शतिवार, ७ अगस्त, १९२६ 


कलके अन्तिम इलोकर्में महान्‌ काव्य निहित है। समुद्रके समान ज्ञान एक बिन्‍्दुमें 
समाहित कर दिया गया है और हम इस ज्ञानको जितना अधिक अनुभव करेंगे, 
यह काव्य उतना अधिक खुलेगा । यह ऐसा काव्य है जिसमें कवि कल्पनाके पंख 
लगाकर उड़ रहा है। शरीर और इन्द्रियका बन्धन उसके निकट शेष नहीं बचा है। 
कानसे जो सुना है, आँखसे जो देखा है, उसे आधार बनाकर वह कल्पना करता है 
और तकंके भी परे जाकर वह कहता है कि इन्द्रियोंके द्वारा जो-कुछ ज्ञान प्राप्त 
होता है वह सब मन की ही' उपज है। इसलिए वह कल्पना करता है कि जब हम 
नाशवन्त हें तो अखिल ब्रह्मांड भी नाशवन्त ही है। जो-कुछ भी हमारी कल्पनामें भा 
सकता है, वह सब नाशवन्त है, परिवरतनशील है। जो व्यक्ति सत्यके प्रति समपित है, वह 
सत्यको केवछ इसीलिए नहीं छोड़ दे सकता कि जगत्‌॒का मत उसके मतसे मेल 
नहीं खाता। सारा जगत उसकी बात न माने तो भी वह सत्य नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 
उसका सत्य संसारपर आधारित नहीं है, और न वह कोई नाटक कर रहा है। 
इसलिए श्रीकृष्ण यहाँ योगेश्वरकी हैसियतसे यह कह रहे हैँ कि हम ब्रह्मलोक्में सुख 
मानते हें किन्तु वहाँ भी सुख नहीं है। 

इसलिए वे अर्जुनसे कहते हैँ कि तू इन सब भुवनोंको छोड़कर उस भुवनमें आ 
जहाँ मेरा निवास है। यह एक ऐसी बात है जो हमारी कल्पनामें नहीं आ सकती। 
किन्तु जो कल्पनामें नहीं आती, उसका अस्तित्व तो है। यदि व्यक्ति इसका श्रयत्व 
करते हुए प्राण छोड़े तो फिर उसका जन्म नहीं होता। 

सहल्युगपर्यन्तमहयंद्ब्ह्मणो बिदुः 
रात्रि युगसहसरान्तां तेहहोरात्रविदों जनाः।॥। (८,१७) 

जो पुरुष यह जानते हैं कि ब्रह्माका एक दिन हजार युगोंकी अवधिवाला है और 
हजार युगोंसे ब्रह्मकी एक रात्रि बनती है, वे, रात और दिन अर्थात्‌ कालके तत्त्वको 
जाननेवाले हें । 


/ भीता-शिक्षण * २५५ 


| १२८ ] 
रविवार, ८ अगस्त, १९२६ 


हम मनुष्यगण चौबीस घंटेका एक रातदिन गरिनते हें। नाककी नोकके ऊपर 
ध्यान रखकर जो ईदवरका चिन्तन करेगा वह सुखी होगा, ऐसा कहा जाता है । 
किन्तु हमें नाककी अनीसे आगे चलना चाहिए। दीर्घदर्शी बनना चाहिए। ज्ञानी बनना 
चाहिए। जो ऐसा करेगा, वह देखेगा कि वस्तुओंका स्वरूप जैसा हम देखते हैँ वैसा 
नहीं हैे। यह जाननेके लिए कि ब्रह्माका दिन एक हजार युगकी अवधिवाला है, हमें 
“गीता” पढ़नेकी जरूरत नहीं है। यदि हम विचार करे तो स्वयं इतना समझ ले 
सकते हैें। हमें ऐसा रूगता है कि सूर्यके सदा बने रहनेमें कोई संदेह नहीं है। जो 
ज्ञानी है वह विराद कालके चक्रमें किसी भी एक बिन्दुपर से अखिल कालके स्वरूपका 
विचार कर सकता है। वह तो समस्त संयोगोंको एक-साथ सामने रखकर विचार 
कर लेता है। किन्तु सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह तो यही' कहेगा कि मेने 
किसीको इन्द्रिय-निग्रह करते नहीं देखा; और इसीलिए वह इसपर से यही अनुमान 
लगायेगा कि यह एक ऐसी बात है जो सघ नही सकती और इसे साधना भी नहीं 
चाहिए । यदि हम इस तरहके अनुमान निकालें तो हमारा नाश हो जायेगा। यह तो 
सरासर गलरूत अनुमान हे। 

यदि हमें दित और रातकों समझना हो तो उसका कोई प्रमाण निर्चत करना 
पड़ेगा। अनन्त कालका क्या प्रमाण निश्चित किया जाये। हजार युगका दिन और 
हजार युगकी रात। ब्रह्माण्डमें रात और दिनका यह प्रमाण बतछानेका आशय यह है 
कि आदमीको धीरज रखना चाहिए। यदि परिणाम प्राप्त होनेमें समय छग रहा हो 
तो निराश नहीं होना चाहिए | चरखेपर श्रद्धा रखें; चार-पाँच साककी तपरचर्यासे 
क्या हो सकता है । हमें अपने जीवनमें सफलता मिलते न दिखे, किन्तु फिर भी 
हमें विश्वास रखकर स्थिर रहना चाहिए और प्रयत्न करते ही जाना चाहिए। जब 
चरखेके बारेमें यह बात कही जा सकती हो, तो सत्य और अहिंसाके विषयकी तो 
चर्चा ही क्या! इसलिए प्रयत्न तो सतत्‌ ही किया जाना चाहिए | सतत्‌ प्रयत्न 
करनेवालेको न निराश होना है, न अभिमान करना है। हमें याद रखना चाहिए कि 
हजारों युग मिलकर एक दिन बनाते हें और हजारों पार्वतियोंमें से एक पार्वती सफल 
हुई | जाने कितनी पार्बतियाँ खप गईं, शम्भु खप गये, तब कहीं जाकर एक पार्वती और 
एक शम्भुका निर्माण हुआ। तपबलके फलित होनेके बारेमें इतनी बात समझ लेना चाहिए । 


अव्यक्तादुव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्षके।। (८,१८) 


जब ब्रह्माका दिन उदित होता है, तब अव्यक्तमें से व्यक्त प्रकट होता है। 
जो प्राणी अदृद्य थे, वृश्य हो जाते हे और जब रात शुरू होती है तब संसारका 
प्रलय हो जाता है अर्थात्‌ संसार अव्यक्त हो जाता है। संसार पुनरावर्ती है। यह 
माननेका भी कोई कारण नही है कि ब्रह्माण्ड स्थिर है। वह तो चक्‍करपर चक्कर 


१२५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय॑ 


लगाया ही करता है। तकुएकी गतिसे हजार गुना गतिशीरः है यह चक्र! पृथ्वीका 
प्रलय होना निश्चित ही है। पृथ्वी नाशवन्त है, फिर भी प्रल्यान्तमें कोई न कोई 
तो बच ही जायेगा। 


भूतग्रामः स॒ एवाय भूत्वा भृत्वा प्रतीयते। 
राज्यागमेप्वञाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ (८,१९) 


हम चाहें अथवा न चाहें जब रात आती है तब प्रलय हो जाता है और जब 
दिन होता है तब संसार उत्पन्न हो जाता है और यह बार-बार होता रहता है। 

कबतक हमें इस चक्रमें पड़े रहना है। हमारे समाधानके लिए श्रीकृष्ण आगेका 
इलोक कहते हे। 


परस्तस्मात्तु भावोष्न्यो व्यक्तोध्व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नव्यत्सु न विनश्यति॥ (८,२०) 
इस अव्यक्तसे परे एक दूसरा भाव है, वह परम भाव है और सनातन है। 


नाशवन्त प्राणियोंमें भी यह परमभाव शाइवत है। नाश सभीका होता है किन्तु उसके 
पीछे जो मुख्य भाव है वह शाइवत है। हमें नाककी अनीसे आगे देखना चाहिए। 


अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परसां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्प न निवत्तेन्ते तदृधास परम सम।। (८,२१) 


इसे अव्यक्त और अक्षर कहा गया है। कहा है कि यह परमगति ही है । 
इसे प्राप्त करनेके बाद कोई वापस नहीं आता। यही मेरा परमधाम है। 

धैयँ धारण करके साक्षीभावसे कर्म करते हुए तू मुझे पा जाता है । श्रद्धालु 
बन और कक्त॑व्यमें दृढ़ रहकर कल्याण कर | परब्रह्मका नाश नहीं होता | अन्य 
वस्तुएँ नाशवान्‌ हेँ। सारी बातका सार यही है। 


[१२९ ] 
मंगलवार, १० अगस्त, १९२६ 


ईद्वरका अक्षर तथापि व्यक्त स्वरूप उसके अवतारोंमें है। संसारके प्राणि- 
मात्रमें यह अक्षर स्वरूप देखा जा सकता है। हम पशुओं-जैसे बन जायें, इसका नाम 
अभेदवाद नहीं है। अभेदवाद तो इस बातकी प्रतीति है कि दुष्टसे-दुष्ट व्यक्तिमें भी 
ईदवरांश' है और प्रसंगानुकूल वह जागृत हो सकता है। रामचन्द्रजीका बालस्वरूप 
कविकी कल्पना है, किन्तु हम उसे सत्य मान सकते हें क्योंकि बालस्वरूपमें भी चेतन 
तो होता ही है। ज्ञानी होनेपर भी कोई छोटा बच्चा अपने शिशु स्वरूपमें बच्चोंकी 
तरह ही कौतुक करता रह सकता है और तब हम कह सकते हैं कि यह तो “ ब्रह्म 
लटका करे ब्रह्म पासे। ” ब्रह्म ब्रह्मके सामने खेल रहा है। ऐसा बच्चा ब्रह्मका स्वरूप 
उसी अर्थमें होगा जिस तरह पार्वती तपस्याकी मूति और कृष्ण योगकी मूर्ति--- ब्रह्मकी 
मति थे। 


' गीता-दिक्षण * २५७ 


[१३० | 
बुधवार, ११ अगस्त, १९२६ 
पुरुषः से परः पार्य भकत्या लम्यस्त्वतन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येत्र सर्वरिदं ततम्‌ !! (८,२२) 
हे पार्थ, यह जो पुरुष है, यह पर: है, उत्तम है। इसे अनन्य भक्तिसे ही 
प्राप्त किया जा सकता है । समस्त भूत इसके अन्तरमें निवास करते हैँ । सब-कुछ 
इसीसे व्याप्त है। 
रायचन्दभाईने गाया है, “ एह परम पद प्राप्य योगना ध्यानमां, गजा वगरनुं । ”' 
यत्र काले त्वनावृत्तिमार्नत्त चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। (८,२३) 
अब में तुझे वह स्थिति (इसका अर्थ काल भी हो सकता है) बताता हूँ जिसे 
प्राप्त कर लेनेके बाद अथवा जिस रास्तेका अनुसरण करनेके बाद पुमरागमन नही 
होता । 
अग्निज्पोतिरहः शुक्लू: षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदों जनाः॥ (८,२४) 
यह और उसके बादका श्लोक,कहा जाता है कि “गीताजी ' से ठीक मेल नही 
खाते। किन्तु हमें तो यह मानकर चलना चाहिए कि "गीता ' में इनका स्थान है। 
“गीताजी” कोई आकाशसे आई हुई पुस्तक नहीं है और न यही है कि क्ृष्णका 
अर्जुनको दिया गया उपदेश शब्दक्म: ग्रहण करना है। व्यासने गीता ' में वह सब कहा 
है जो भगवानने मोक्षार्थीसि कहा। उसे कहते हुए उन्होंने ऐसी बातें भी कही जिनका 
उन्होंने अनुभव नहीं किया था। सम्भव है उन दिनों यह एक रूढ़ मान्यता रही हो 
कि अमुक किसी प्रहरमें मनुष्यको काम करनेमें प्रवृत्त होना चाहिए और अमुक किसी 
प्रहरमें उसे देह छोड़ना चाहिएं। राजाने जो समय निश्चित कर दिया हो, मिलनेवाला 
उसी समयमें उसके पास जा सकता है, चाहे जब नहीं। इसी प्रकार सम्भव है, यह 
मान्यता रही हो कि ईश्वरके पास भी उसके निश्चित किये हुए समयमें ही पहुँचना 
चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि जो अमुक घड़ियोंमें नहीं मरा है, उसने 
ईदवरके पास पहुँचनेका प्रयत्न ही नहीं किया है। 
अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्कू पक्ष और उत्तरायणके छः भहीनोंमें जिसे मरण 
प्राप्त होता है, वह ब्रह्मको पाता है । इसका स्थूरू अर्थ होता है और सूक्ष्म भी | 
सूक्ष्म अर्थ यह हुआ कि जिसने शुक्र स्थिति अर्थात्‌ जिस स्थितिमें ज्योतिकी तरह 
स्पष्ट ज्ञान हो गया है उस स्थितिमें संसारको छोड़ा, उसे फिर संसारमें नहीं आना 
पड़ता । इससे विपरीत, 


१, यद्द परमपद थोग द्वारा ध्यानमें द्वी प्राप्त किया जा सकता है, जो मेरो शक्तिके बाहर दै। 
३२-१७ 


श्५्‌८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


धूमो रत्रिस्तथा कृष्ण: षण्मसासा दक्षिणायनसम। 
तन्न॒ चासखमर्स ज्योतिर्योगी प्राष्य निव्तते।। (८,२५) 


जहाँ धुआँ हो, रात्रि हो, कृष्णपक्ष हो और दक्षिणायन हो, वहाँ व्यक्तिको 
चान्द्रमासज्योति प्राप्त होती है और उसके बाद लछौठना ही पड़ता है। स्वर्गलोकमें 
रहकर उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और वह वापस पृथ्वीपर आता है। 

हम दो अर्थोंमें से जो अर्थ हमें पसन्द हो, वही ले सकते हैँ । जिसने पूरा 
ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उसे फिर जन्म छेता पड़ता है अथवा जो व्यक्ति निष्काम 
वृत्तिसे सदा भगवानका भजन करता रहेगा उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि 
इस तरह उसके कमका छेदन हो जायेगा । जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता हुआ 
जायेगा, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। 


[ १३१ | 
गुरुवार, १२ अगस्त, १९२६ 


कुछ लोग ऊपरके इलोकोंको क्षेपक मानते हें किन्तु हम ऐसा नहीं मान सकते, 
क्योंकि हमारे पास' तो 'गीताजी की जो प्रतियाँ हें उनमें ये इलोक हे । यदि अर्थ विप- 
रीत ही हो तो हम उसका त्याग कर सकते हैं। यदि वैसा न हो तो उसके अर्थका 
' गीता ' के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। ऐसा ही हमने कछ किया। काल” शब्दका 
अर्थ है स्थिति। जिस कालमें गीता लिखी गई, उस कालमें उत्तर श्रुव और दक्षिण 
प्रुवकी खोज हुई हो चाहे न हुई हो किन्तु यह ठीक है कि उत्तर श्रुवमें रहनेवालोंका 
दिन छः महीनों और रात छः महीनेकी होती है। उत्तरायण प्रकाश और जागृतिका 
काल है जबकि दक्षिणायन अज्ञानकाल अथवा अज्ञानकी स्थितिका चोतक है। हम 
इन दोनों स्थितियोंकों निष्काम और सकाम वृत्तियाँ कह सकते हैं। 
आगे कृष्ण भगवान कहते हे: 
शुक्लक्ृष्ण गती होते जगतः शाइवते सते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः॥ (८,२६) 


शुक्ल और कृष्ण-- शाश्वत और नाशवन्त--ये दोनों गतियाँ इस संसारमें 
अनादि कालसे चली आती हें। शुक्छ अर्थात्‌ ज्ञानकी और कृष्ण अर्थात्‌ अप्रकाशकी 
स्थिति। एक स्थितिमें व्यक्ति आवृत्तिहीनताको प्राप्त करता है और दूसरीमें आवृत्ति 
दोष बच जाती है। 


नेते सुती पार्थ जानस्पोगी सुहझाति कदचन। 
तस्मात्सवेंष॒ कालेषु योगयुक्‍तो भवाजुन।॥। (८,२७) 
इन दो मार्गोको जाननेवाछा योगी मोहको प्राप्त नहीं होता। वह समझ जाता 
है कि निष्काम भवित श्रेष्ठ भक्ति है। जिसपर हमारी श्रद्धा और भव्ित है उससे 
माँगते रहनेकी क्‍या जरूरत है। जो इस भक्तिका दाता है, उससे माँगनेको बचता ही 
क्या है। ऐसे भकतको तो यही जान पड़ेगा कि मुझे कुछ लेना ही नहीं है। उसने 


*गीता-शिक्षण * २५९ 


तो सब-कुछ भगवानको सौंप)दिया है, अपनी बागडोर भगवानके हाथमें दे दी है। 
वह कहता है कि मेरा जो सर्वस्त्र है, मेने उसे तेरे चरणोमें डाकू दिया है। यही हुई 
अनन्य भक्ति, उत्तरायण ज्योति इत्यादि । स्वेकालमें योगयुक्त रहनेकी बात कही 
है सो किसलिए ? यह इसलिए कि तुझे ज्ञानसे संयुक्त रहना है, अनन्य भक्तिसे 
संयुक्त रहना है। देवतागण अमर है, सो मानव-जातिके ही अनुपातमें | नाश तो इनका 
भी है। इसलिए नाशवन्त तत्त्वोंके पास जानेके बदले मेरे पास आनेसे ही तुझे ज्ञान 
मिलेगा; अन्य भागंसे नहीं । हृदयकी ग्ाँठको ज्ञानकी रेतीसे इस तरह घिसते हुए 
साफ रखोगे तो मृत्युके क्षणमें सब-कुछ तुम्हारे लिए सहज हो जायेगा। 
वेदेषु यज्ञेषु तपश्सु चेव 
दानेषु॒य॒त्पुण्यफलं प्रविष्टम। 
अत्येति तत्सवंमिद विदित्वा 
योगी परं॑ स्थानमूरपेति चाद्यमम॒॥। (८,२८) 
वेदमें, यज्ञमें, तपमें, दानमें जो पुण्यफल बताये गये हूँ, उक्त तत्त्वको जानलेने- 
वाला व्यक्ति उनसे भी परे हो जाता है। ऐसा योगी पुरुष परम स्थानको प्राप्त करता 
है। हमने यावानर्थ उदपाने वाले इलोकमें थह देखा था कि जिस वबस्तुको प्राप्त 
करनेसे सब-कुछ प्राप्त हो जाता है और फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नही बचता, 
इस प्रकाश और ज्ञानको प्राप्त कर छेनेवाला उसी स्थितिमें पहुँच जाता है। 


अध्याय ९ 
[१३२ | ' 
शुक्रवार, १३ अगस्त, १९२६ 
इंदं तु ते गुह्ातमं॑ प्रवक्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्यसेश्शुभात्‌ ॥ (९,१) 


इस विज्ञानके साथ में तुझे वह ज्ञान बतानेवाला हूँ जो गुह्मतम, असूयारहित 
और निर्मल है तथा जिसे जानकर तू अकल्याणसे बच जायेगा। 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म घम्प सुसुख्ख कर्तुमव्ययम्‌ ॥। (९,२) 
एक व्यक्ति अधिक कोघमें आनेपर बीजगणितके प्रश्न हल करनेके लिए बैठ 
जाता था। जिस स्थितिमें रामनामका सहारा लेना चाहिए उसमें यदि कोई व्यक्ति 
बीजगणित छेकर बैठ जायें तो वह उसके लिए एक बोझ ही सिद्ध हो। कोई व्यक्ति 
मर रहा हो और हमसे मदद माँगे और हम उससे यह कहें कि में तो गणितका 
प्रन्‍न हुल कर रहा हूँ तो वह एक प्रकारकी असम्यता ही होगी । क्‍योंकि वह तो 
एक ऐसा क्षण है जिसमें शास्त्रोंकोी एक तरफ उठाकर रख दिया जाना चाहिए । 
गणितके प्रदन हल करना अपने-आपमें कोई कत्तंव्य-कर्म नहीं है। कत्तेग्य उसके पीछे 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाडमय॑ 


उद्देश्यरूपमें हो सकता है। गणितका प्रइन हल करते हुए सम्भव है में यह जान सक॑ 
कि में कौन हूँ और कहाँ हूँ। किन्तु गणित-शास्त्रका अभ्यास वह अपने-आपमें कोई 
स्वतन्त्र कत्तंव्य नहीं है। सेवा परम कत्तेव्य है। उदाहरणके लिए खाना किसी भी 
कालमें कत्तेव्य नहीं है। जो व्यक्ति खाते-खाते सेवा करनेके लिए दौड़ पड़ता है, वही 
सच्चा मनुष्य है। 

कत्तेग्य जाननेकी यह विद्या ही राजविद्या है। यह सभी गुद्योंका राजा है, 
पवित्र है, उत्तम है, धर्म्य है, आचरणके योग्य है, बहुत सुगम है और प्राप्त होनेके 
बाद इसका नाश नही होता। में तुझे वही राजविद्या बताऊँगा। 


[१३३ | 
शनिवार, १४ अगस्त, १९२६ 
अश्वदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्थ परंतप। 
अप्राप्य मां निवतंन्ते सृत्युसंसारवत्सेनि ॥। (९,३) 
जो पुरुष इस धर्मके प्रति श्रद्धाहीन हैँ, वे मुझे प्राप्त न करके भृत्युरूपी ससार- 
मार्गपर लौट आते हैं। 
भसया ततसिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः॥ (९,४) 
यह सारा जगत्‌ मेरे द्वारा व्याप्त है--मेरी उस मूतिके द्वारा व्याप्त है, जो 
दिखाई नहीं पड़ती। जबतक हमारे ज्ञानचक्षु नहीं खुले हैँ तबतक हमें श्रद्धाके द्वारा 
देखना पड़ता है। ये सारे भूत मुझमें हे, में उनमें नहीं हूँ। 
न च मत्स्थानि भूतानि पहय में योगमेद्वरम्‌। 
भृतभून्न च भूतस्थों समात्मा भूतभावनः॥ (९५) 
यह भी सच है कि ये मुझमें नहीं हैँ। यह मेरे योगका बल है। मेरा आत्मा 
भूतोंको धारण करनेवाला है फिर भी वह भूतोंमें निवास नहीं करता। 
यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगों महान! 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्त्थानीत्युपधारय॥ (९६) 


जिस प्रकार आकाशरमें स्थित वायु सब जगह विचरण करता रहता हैं इस 
प्रकार सारे भूत मुझमें हें, ऐसा तू जान। 

वायु सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी आकाश वायुसे अलिप्त है । हँस कह सकते 
हैं कि आकाशमें वायु व्याप्त है। आकाशका अर्थ होता हैं शून्य, खाछी। फिर भी 
हम कह सकते हैं कि आकाश वायु है। फिर भी आकाश अलिप्त है। भाकाशर्म 
व्याप्त वायु आकाशर्में नहीं है। इसी तरह सब भूतोंमें स्थित ईववर उनमें स्थित 
नहीं है। एक तरहसे वह शून्य है। क्योंकि हम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा वहाँ दूसरी 
वस्तुओंको देख सकते हें, इसे नहीं देख सकते । 


“ गीता-शिक्षण * २६१ 


श्रद्धाल्‌ और अश्वद्धालु --- प्रामाणिक तो दोनों ही हँ। जिसके हृदयमें श्रद्धा है, 
उसके लिए ईर्वर है और जिसके हृदयमें श्रद्धा नही है, उसके लिए ईश्वर नही है। 

कोई विद्वान्‌ व्यक्ति इन दोनों इलोकोर्में कही गईं बातको प्रतिपादित कर 
सकता है। 

गंगामें मैल है और नहीं भी है। इसी तरह दुष्टसे-दुष्ट व्यक्ति भी ईइ्वरमें 
है । करसे-कर और चाण्डाल भी ईरवरमें है और नहीं भी है । ईश्वर तो अच्छे 
और बुरेसे परे है | व्यासजीने इन विरोधी वचनोंको एक-साथ रख दिया है क्योंकि 
हमारी बुद्धि ईश्वरका वर्णन करते हुए पुलकित हो जाती है। यदि हम इतना भी 
समझ जायें कि भगवान सर्वत्र ओतप्रोत है तो वह पर्याप्त है। 


[१३४ |] | 
रविवार, १५ अगस्त, १९२६ 


आदमीको गिरानेवाली चीजें तो बहुत हैं। गिरनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता। किन्तु ऊपर चढ़नेके लिए तो प्रयत्न करना ही पड़ता है। हम जिस 
धर्मपुस्तकको अपने लिए कल्याणकारी मानते हे, उसका आदर करते हे और उसे 
अच्छी जगहपर रखते हे। किन्तु यदि इस तरह बाह्य आदर देकर ही हम अपने 
कत्तैन्यकी इतिश्री मान लें तो वही साधन हमारे लिए बन्धनरूप हो जायेगा। इस- 
लिए आदर देनेमें भी विवेक तो होना ही चाहिए। विवेकपूर्ण आदर ही हमें आगे 
बढ़ा सकता है। बाह्य पूजनमें ही सब-कुछ नही आ जाता। हमें इससे आगे जाना चाहिए | 
अन्थमें जो-कुछ लिखा है, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। ईइ्वर सर्वशक्ति- 
मान है। हम उसकी कृति हेँ। किन्तु जब हम, जो उसके सामने चीटियोंके समान 
तुच्छ हैं, उसे खा जानेका प्रयत्न करते हे तब वह अपनी अनन्त शक्तिका उपयोग 
करता है। ईएवर हमारे इतने समीप है मानो वह बिलकुल आँखोके सामने खड़ा है, 
किन्तु वह इतना दूर भी है कि हमारे हाथ नहीं आता। जेसे आकाश और वायु 
एक-दूसरेमें ओतप्रोत हैं, ऐसा ही सम्बन्ध ईश्वर और जगतका है। जो श्रद्धालु है 
वह ईश्वरमें समाया हुआ है। जो अश्वद्धालु है वह उससे अलग है। ईश्वर किसीके 
ऊपर जबरदस्ती जाकर नहीं लद जाता। किन्तु जो उससे भेंट करना चाहता है, 
उसके लिए वह अपने हार बन्द भी नहीं करता। ऐसा है ईश्वरका स्वभाव । 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति सासिकास्‌। 
कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादों विसुजाम्यहम्‌॥! (८,७) 

हे कौन्तेय, एक कल्पका क्षय हो जानेके बाद समस्त जीव प्रकृतिमें छय हो 
जाते हे। दूसरे कल्पका प्रारम्भ होनेपर मे फिर सबको उत्पन्न करता हूँ। घर्मे- 
पुस्तकोंमें उत्पत्ति और लूयका ऐसा विवरण मिलता है। अलरूग-अलग जीव तो 
जन्म और मरण प्राप्त करते ही हैं, किन्तु समस्त जगतृकी भी उत्पत्ति और उसका 


१. इन दो दिनोंका विवरण महांदेवभाई नहीं लिख सके, इसलिए इसे पूँजामाईके विवरणसे लिया दे। 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


लय होता है। इसलिए यदि जीव अपना छक्षण समझना चाहता हो तो उसे जगतुूसे 
अतीत हो जाना चाहिएं। इस दीपकको एक-न-एक दिन बुझना ही है। हम निद्चित 
रूपसे यह जानते हें; फिर भी उसका उपयोग तो करना ही होता है। इसलिए इसे 
साफ रखनेकी चिन्ता आवश्यक है। आश्रममें घर बने हुए हैँ। ये घर मानो आश्रमकी 
देह हैं। इनका नाश अवशध्यंभावी है। किन्तु आश्रमकी आत्माका अर्थात्‌ जो आश्रमके 
आदरशों हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी तत्त्वको पानेके लिए हमें ईंट 
और माटीके मकान बाँघने पड़ते हैँ। इस तरह विवेकपूर्वक प्रयत्न करना ही होता 
है। जबतक जगतूमें रहना है तबतक नाशवान्‌ वस्तुओंके प्रति भी प्रयत्नशील रहना 
ही पड़ता है। किन्तु यह इसी दृष्टिसे कि हमें अविनाशी तत्त्वको प्राप्त करना है। 
प्रकृति स्वाम॒वष्ठभ्य विसृजामि पुनः पुनः । । 
भूतग्रासमिस कृत्स्तमवशं प्रकृतेवेशात्‌॥॥ (९,८) 
अपनी प्रकृतिका आश्रय छेकर में समय-समयपर जीवोंके समस्त समुदायको बार- 


बार उत्पन्न करता हूँ और उन्हें भी अपनी प्रकृतिके वशमें होकर जबरदस्ती उत्पन्न 
होना पड़ता है। 


[१३५ ] 
मंगलवार, १७ अगस्त, १९२६ 


न च मां तानि कर्माणि निब्रध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनससक्त तेषु कमेसु॥। (९,९) 


हे अर्जुन, उदासीनकी तरह स्थिर और अनासक्त मुझको वे कर्म नहीं बाँघते। 
ईदवर अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करता हुआ भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि 
वह इस प्रकृतिसे भी परे है। 

राजा पाप करता है तो उसके छींटे प्रजाके ऊपर भी जा पढ़ते हें, किन्तु ईइवर- 
से बिना विचारे कोई काम होता ही नहीं है। क्योंकि वह सर्वज्ञ है। पापका अर्थ 
ही है बिना विचारे हुए किया हुआ काम । जिसमें विचार है उसमें पाप कैसा। इसी 
तरह जो सहज भावसे पाप करता है, उसके लिए पुण्य क्या है। हमारी आँख जिस 
तरह स्वभावसे ही उठती-गिरती है, इसी तरह जो परोपकारको किसी फलकी दृष्टिसे 
नहीं, स्वभावसे ही करता रहता है, उसे अपने पुण्य-कर्मोका फल भी नहीं भोगना 
पड़ता । मनुष्यका तो स्वभाव ही परोपकार करनेका है। क्‍योंकि उसमें और दूसरे 
जीवोंमें कोई अन्तर नहीं है। सबके एक ही होनेके कारण स्व” तथा पर का 
उच्छेद हो जाता है। इस तरह मनुष्यमें अहंकार नहीं बचता। मनृष्यकी आत्माका 
गुण तो व्यापक है। आत्माको जाननेवाला मनुष्य अपनेको दूसरोंसे अलग नहीं देखता, 
बल्कि सबमें अपनेको देखता है और इस तरह परोपकार उसका स्वभाव बन जाता 
है। जब ऐसा दिखाई पड़ रहा हो कि वह दूसरोंपर उपकार कर रहा है, तब भी 
वास्तवमें वह किसीपर मेहरबानी नहीं कर रहा है; अपने स्वभावका अनुसरण ही 


/ गीता-शिक्षण ” २६३ 


कर रहा है। हम जो मायामें जकड़े हुए हैं, बाह्य दृष्टिसे देखकर ऐसा मानते हे कि 
वह व्यक्ति पुण्य-कर्म कर रहा है, परन्तु सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो 
जीव-मात्रके प्रति अपने स्वभावके ही अनुसार आचरण कर रहा है। 


[१३६ ] 
बुधवार, १८ अगस्त, १९२६ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेथ. जगहिपरिचतंते।। (९,१०) 
मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति (अर्थात्‌ मेरा स्वभाव) चर और अचरको उत्पन्न करती है 
और इस कारण जगतूका चक्र अर्थात्‌ प्रलय और उत्पत्तिका क्रम चलता ही रहता है। 
अवजानल्ति सां मूढा मानुषी तनुसाअितम। 
परं॑ भावमजानन्तों मस भूतमहेश्वरम्‌॥ (९,११) 
मूढ़गण अर्थात्‌ मनुष्य-दरीरघारी मुझको नहीं पहचानते। मेरी अवगरणना करते 
हैं। (जो ऐसा मानते हैं कि राम और ईइवरमें भेद है वे अज्ञ हें, अकोविद हैं। ऐसा 
क्या तुलसीदासने नहीं कहा है। हम अपने भोहको ईइवर॒पर भी आरोपित कर 
देते हे।) वे मेरे परमभाव अर्थात्‌ भूतोंके महेश्वरत्वको नहीं जानते। वे मुझे भ्रमवद्य 
मनुष्य मानकर मेरे स्वरूपको नहीं जान पाते। 


[१३७ | 
गुरुवार, १९ अगस्त, १९२६ 
मोघाजशा सोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं झ्षताः ॥। (९,१२) 
व्यथेंकी आशा रखनेवाले, व्यर्थके कर्म करनेवाले, वुथा-शानशील और मूढ़ व्यक्ति 
मोहमें डालनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृतिमें पड़े हुए हे। 
महात्मानस्तु माँ पार्थ दंबीं प्रकृतिमाशिताः। 
भजन्त्यनन्यमतसो ज्ञात्वा भूतादिसव्ययम्‌॥।। (९,१३) 
जो महात्मा हैं, विभीषण आदिकी तरह दैवी प्रकृतिका आश्रय लिये हुए हैं, वे 
अनन्य चित्तसे अर्थात्‌ एकाग्र ध्यानसे भूतोंके कर्त्ता और अविनाशीके रूपमें मुझे 
जानकर ज्ञानपूर्वक भजते हैं। 
सतत कफीतंयन्तो मां यतनन्‍्तदच दृढत्नताः। 
नमस्यन्तदच मां भवत्या लित्ययुक्ता उपासते।। (९,१४) 
मेरा सतत स्तवन करनेवाले, प्रयत्न करनेवाले, दृढ़त्नती, मुझे प्रणाम करते हुए 
ओर सवेदा मेरे ध्यानमें युक्त रहकर भक्तिपूर्वक मुझे भजते हैं। 


२०५ # सज्ु अकोविद्‌ अंप अभागी « के छः 08४ 
रामचरितमाचस, वाल्काण्ड । 


५६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
ज्ञानयज्ञन चाप्यन्य यजन्तो सामुपासते। 
एकत्वेन पृथवत्वेन बहुधा विदवतोमुखम्‌॥॥ (९,१५) 


अन्य छोग मुझे ज्ञानयज्ञके द्वारा भजते हुए मेरी उपासना करते हे । इनमें से 
कितने ही मुझे एकत्व भावसे अर्थात्‌ यह मानकर कि सब-कुछ वासुदेव ही है और 
कितने ही अनेकत्व भावसे अर्थात्‌ मेरे अछग-अलग स्वरूप हें ऐसा समझकर तथा कुछ 
लोग मुझे सर्वरूप समझकर भजते हें। 

 विश्वत्ोमुखम्‌ को “माम्‌ ' के साथ लेना चाहिए। उसके बाद अर्थ यह बनेगा 
कि मुझे सब स्थानोंपर निवास करनेवाला मानकर अर्थात्‌ एकत्व भावसे अथवा 
बहुतोंमें रहनेवाछा मानकर मेरी उपासना करते हैँ; दूसरा अर्थ होगा “ एकत्व * अर्थात्‌ 
अनन्यभावसे और पृथक्त्व ” अर्थात्‌ मुझे स्वामी और अपनेको सेवक मानकर भजते 
हैं। एकत्व और पृथक्त्वका अर्थ निर्गुण उपासना और सग्रण उपासना भी हो सकता 
है। यदि हम एकत्व और पृथक्त्वसे विच्छिन्न मानकर विश्वतोमुखम्‌ ' का कोई तीसरा 
भाव मानें तो अर्थ नही बैठता। 


[१३८ | 
शुक्रवार, २० अगस्त, १९२६ 
अहूं ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌। 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहसग्निरहं हुतम्‌॥। (९,१६) 

“बेदों ' में वणित क्रियाएँ में हूँ, स्मृतिमें वरणित यज्ञ में हूँ, पुरखोंको अपित किया 
गया अन्न में हूँ। औषध में हूँ, मन्त्र में हूँ, यज्ञमें होम किया जानेवाला घी, अग्नि 
ओर होम में ही हूँ। 

पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
वेयं प्रित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥ (९,१७) 

में इस जगत्‌ृका पिता, माता और उनको धारण करनेवाले पिताका भी पिता 
हूँ। जानने योग्य, परम, पवित्र, ब्रह्म, ओंकार, “ ऋगवेद ”, 'सामवेद ', ' यजुर्वेद ' भी 
में ही हूं। 

गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहत्‌। 
प्रभवः प्ररूयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ (९,१८) 

में गति हूँ, अर्थात्‌ मोक्ष हूँ। मनुष्य जिस वस्तुको पाना चाहता है वह वस्तु में 
ही हूँ। में भरण-पोषण करनेवाला प्रभु हूँ और साक्षी भी हूँ । निवास और आश्रय 
भी में हूँ। सुहृद अर्थात्‌ बदलेकी आशा किये बिना मदद करनेवाला परोपकारी मित्र 
में हूँ। उत्पत्ति, नाश और स्थिति में हूँ। समस्त वस्तुओंका निघान और अविनाजी बीज 
भी में ही हैं। 


“गीता-शिक्षण २६५ 


तपास्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्युजामि च। 
अमृत चेव मृत्युदूच सदसच्चाहमर्जुन॥। (९,१९) 

में तपता हूँ। किन्तु सब जीवोंको सुख और ज्ञान देनेवाले सूर्यकी तरह तपता 
हूं। वर्षाकों आकर्षित करके वृष्टि करनेवाला भी में हूँ। मृत्यु और अमृत, सत्‌ और 
असत्‌ भी में ही हूँ। 

इसका अर्थ यह हुआ कि हम जग्रतू्में जितनी वस्तुओं और स्थितियोंका विचार 
कर सकते हे वह सभी कुछ ईदवर है। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर केवल अच्छा 
ही अच्छा नहीं है, खराब भी ईइवर है। ईइ्वरकी आज्ञाके बिना कुछ भी नही हो 
सकता। प्रकाशका स्वामी ईश्वर है और अन्धकारका स्वामी शैतान है, यह भी ठीक 
नहीं है । हम शरीरघारी लोग हन्द्र मानते हे । इसलिए जबतक शरीर है, तबतक 
भले ही ऐसा मानें। हमें तुलसीदासजीके वचनोंको आत्मसात्‌ कर लेना चाहिए। उन्होंने 
कहा है कि जबतक हम मायामें ग्रस्त हें तबतक यह सारी माया हमें सत्य छगेंगी। 
हमें शुक्ति चाँदी जेसी लगेगी और सूर्यकी किरण मृगतृष्णा जेसी लगेगी। जबतक 
कोई ज्ञानी हमें यह ज्ञान न दे जाये कि रस्सीमें सर्प, सीपमें रजत्‌ और सूर्य-किरणोंमें 
मृगतृष्णाका भान हमारी कल्पनामें ही था, तबतक हमें ऐसा ही भान होता रहेगा। 
ईदवर शुभ भी है और अशुभ भी है, यदि हम ऐसा मानकर यह कहें कि उस 
अवस्थामें अशुभ बननेमें क्या बुराई है। पर यदि हम ऐसा मान हें तो यह गरूत 
होगा । उक्त कथनका यह भाव नही है कि हमें कनखजूरा या बिच्छू जेसा हो 
जाना चाहिए, बल्कि भाव यह है कि हमें इन सबकी ओर भी सदभाव रखना 
चाहिए, स्वयं उनकी तरह विषेले नही बनना है। यहाँ एक ऐसी जबरदस्त बात कही 
गई है जो हमारी बुद्धिमें नहीं आ सकती । जगतूमें यह अशक्य है। यह हमारी 
कल्पतामें ही बती रहेगी। सत्य-असत्य, पुण्य-पाप, अमृत और मृत्यु --ये सब परस्पर 
विरोधी वस्तुएँ हैं । विरोघी ग्रुण मनुष्यमें नहीं रह सकते, वे तो ईरुवरमें ही रह 
सकते हें! जो तीसरी अवस्था है वह इन दोके मेलका नाम नही है। हाइड्रोजन और 
आवक्सीजनके मेलकों हम पानी कहते हें। किन्तु यह पानी इन दोनों वस्तुओके गुणोंसे 
अलग है। उसमें इन दो वस्तुएँके गुण नहीं बच रहते । वह एक तीसरा ही गुण 
है। इसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि ईहवरमें पाप और पुण्य दोनों ही गुण 
हैे। वह एक तीसरा ही भाव है। यदि हम इन विरोधी वस्तुओंको अपनेमें समा- 
हित करें तो विस्फोट हो जाये, किन्तु शंकर तो शुभ-अशुभ दोनोंको निगल जाते हे। 
इनका संयोग ईरवरमें जो रूप घारण करता है वह एक अद्भुत वस्तु है। इस 
संयोगकी खूबजी ईश्वर ही जानते हे। हमें खराबसे दूर ही रहना है। यदि हम शुभ- 
भ्रशुभ दोनों बननेकी बात करेंगे तो हम इस अनुकरणमें नाशको प्राप्त हो जायेंगे। 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


त्विद्या मां सोमपाः पुतपापा 
यज्ञेरिष्दवा स्वर्गति प्रार्ययन्ते। 
ते पुण्यमासाथ सुरेख्रलोक- 
सइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगात्‌॥ (९,२०) 
तीनों वेदों ' में जिन्हें कमें कहा गया है उन कर्मोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाछे, 
(उत्तर श्लुवर्में सोमरस भोजन ही था और वहाँ सोमरसके माँगे जानेपर न दिया 
जाता तो वह गुनाह ही होता; सोमरस तो मरेको प्राणदान करनेवाली वस्तु थी।)' 
अपने पापको थो डालनेवाले मुझे थज्ञोंके हरा भजते हें तथा स्वगंकी दिशामें जानेकी 
प्रार्थना करते हें। वे इन्द्रके दिव्यलोकमें जाकर दिव्य देवभोगोंकों भोगत्ते हैं। 


[ १३१९ ] 
रविवार, २२ अगस्त, १९२६ 
ते त॑ भुवत्या स्वगंलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्य मत्यंछोक॑ विश्न्ति । 
एवं त्रयीधरमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्‍्ते। (९,२१) 
वे विशाल स्वर्गंलोककों भोगकर, पुण्य क्षीण हो जानेपर मृत्युलोकर्में प्रवेश करते 
हैं। इस तरह वेद में निदिष्ट कर्मकाण्डको भोगेच्छाकी दृष्टिसे सकाम और इच्छापूर्वक 
करनेवाला व्यक्ति जन्म-भरणके चत्रमें पड़ता है। 
अनन्याध्चिन्तयल्तो सां ये जनाः पयुंपासते। 
तेषां नित्याभियुकतानास्‌ योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌।। (९२२) 
किन्तु जो अनन्य भक्तिसे मेरा चिन्तन करते हैं, मेरी पर्याप्त आराधना करते हें 
और जो हमेशा मुझे ही भजते हैँ उनका योगप्षेम में चलाता हूँ। 
योग अर्थात्‌ ईइबर-प्राप्ति और क्षेम अर्थात्‌ उसकी प्राप्तिकि लिए आवश्यक 
साधनोंकी रक्षा । 
येष्प्यन्यदेवता भक्‍ता यजन्ते श्रद्धायान्विताः। 
तैेंईपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वेकस।। (९,२३) 
किन्तु जो अन्य देवताओंके भक्‍त हैं और उनके प्रति श्रद्धासे युक्त हें, हे कौन्तेय, 
वे भी मुझे ही पूजते हैं -- यद्यपि वे मेरा यह पूजन सच्ची विधि जाने बिना करते हू । 
सच्ची विधि यह है कि ईइवर और अपने बीच किसी दुसरेको न आने देना। 
किन्तु जो बीचमें स्थित द्वारपालोंके मात मुझे पानेका प्रयत्न करते हें वे भी पृजते तो 
मुझको ही हैं; क्योंकि इसके द्वारा उनका उद्देश्य मेरे ही पास आनेका होता है। 


१, साधन-सूत्रमें ऐसा दी है। अथे स्पष्ट नहीं है। 


'गीता-शिक्षण * २६७ 


अहू हि सर्वेयज्ञानां भोक्‍्ता च॒ प्रभ्रेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातदच्यचन्ति ते॥। (९,२४) 
में ही सर्वेयज्ञोंका भोक्‍ता और स्वामी हूँ अर्थात्‌ जो अहंकारवृत्तिसे हीन होकर 
सर्वेकर्म करता है वह कह सकता है कि में कुछ नहीं करता, भगवान करता है । 
किन्तु जो व्यक्ति मुझे तत्त्वरूपसे नहीं जानते, वे मुझे न जाननेके कारण उक्त पदसे 
नीचे गिर जाते है। 
जबतक अहंकार बचा हुआ है, तबतक दोष करनेवारा अपनेको पतितसे- 
पतित कहकर अपना परिचय देता है। तुलसीदास एक तरफ ऐसा कहते हे कि मेरे 
जैसा कामी, रूम्पठ, नीच, व्यभिचारी दूसरा कोई नहीं है, और दूसरी ओर अपने 
सारे पापोंकी जिम्मेदारी ईदवरपर डालते हे; क्‍योंकि जब “मे” ही नहीं हूँ तो पाप 
करनेवाला कहाँ रहा। गंगा नदी अनेक पापोंको धोनेवाली है किन्तु वह स्वयं करूंकित 
नहीं होती, इसी भ्रकार राममें जो शाइवत्‌ तत्त्व है वह निष्पाप है। स्थल राम 
अर्थात्‌ उनका विनाशवन्त अंश तो पापमय है। यदि हम इस कथनका अनर्थ करके पाप 
करनेपर तुल जायें और कहें कि यह पाप हमें छग ही नहीं सकता, तो यह उस 
कहानीके मेंढक-सरीखी बात हुईं जिसने बैलके बराबर होनेके प्रयत्नमें अपना पेट फाड़ 
डाछा था। भक्त कहता है कि में पापी हूँ किन्तु में तुझे समपित हूँ; इसलिए [ यदि 
में पाप करता हूँ तो ] तू पापी बनंता है। हमारी बुद्धि इसके आगे नही जाती। ' आदम- 
को खुदा मत कही, आदम खुदा नही; लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं। 


[ १४० ] 
मंगलवार, २४ अगस्त, १९२६ 


यान्ति वेवऩ्ता देवान्पितुन्यान्ति पितृत्रता:। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति स्याजिनोंईपि साम्‌। (९,२५) 


देवोंको भजनेवाले देवताओंको, पितरोंकी पूजा करनेवाले पितरोंको, भूतोंकी पूजा 
करनेवाले भूतोंको और मेरी पूजा करनेवाले मुझको प्राप्त करते हे। 


पत्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति। 
तदह॑ भक्त्युपहतमदनामि प्रयतात्मनः॥ (९,२६) 


मनुष्य मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल जो-कुछ भक्तिपूर्वक देता है, दृढ़चित्त व्यक्तिके 
द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उस सबको मेँ ग्रहण करता हूँ। 

भगवानको दुर्योधनका मेवा नहीं भाया; क्योंकि उसने भक्तिपूर्वक नहीं दिया 
था, बल्कि उसकी इच्छा उसके द्वारा अपना स्वार्थ साघनेकी थी। वह तो अपनी 
शर्तोंपर भगवानसे मदद लेना चाहता है। वह प्रयतात्मा नहीं था। किन्तु विदुर 
विशुद्ध थे। उनकी साधारण शाक भी भगवानूने भावपूर्वक ग्रहण की। क्योंकि उनकी 
भक्ति अनन्य थी और उनका मन सरल और स्वच्छ था। पाखण्डियोंके बड़ेसे-बड़े 
ख़जानेकी भी उन्हें परवाह नहीं थी। 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यत्करोषि यददतासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष भदर्पंणम्‌॥ (९,२७) 


इसलिए तू जो-कुछ करता है, खाता है, अर्पण करता है, दान करता है, तप 
करता है, वह सब तू मुझे समर्पित कर। 
शुभाशुभफलेरेव सोक्ष्यसे. कर्मबन्धने: । 
संन्यासयोगयुक्‍तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि॥ (९,२८) 
ऐसा आचरण करनेसे तू शुभाशुभ फलवाले कर्मबन्धनोंसे मुक्त रहेगा; क्योंकि 
सारे भोग तो मुझे समपित किये जा रहे हें। जो व्यक्ति संन्यास-योगके द्वारा स्वच्छ 
हो गया है, जिसने अपने समस्त कर्म भगवानकों अपित कर दिये हूँ, जो जबतक 
जीता रहा तबतक सीता रहा अर्थात्‌ कर्मरत रहा है, किन्तु भगवानको समर्पित 
करके, -- वह मनुष्य मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। 
समो5हं सर्वभूतेषु न से हेष्योईस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेबु चाप्यहम्‌ ॥ (९,२९) 
में सभी भूतोंके प्रति समदर्शी हूँ, न मेरे लिए कोई द्ेष्य है, न प्रिय। जो 
व्यक्ति मुझे भक्तिपूर्वक भजता है, में उसमें हूँ और वह मुझमें है। 
जब हम भगवानके पास पहुँचते हें तो हमें जितना चाहिए उतना मिकछ जाता है। 
जब हम गंगाजीमें जाते हैं तो हमें गंगा मिल जाती है और हम अंजुली-भर ही 
लेते हैं तब हमें अंजुली-मर मिलता है। भगवान तो चीटीको कण और हाथीकों मन 
देता है। 


[१४१ | 
बुधवार, २५ अगस्त, १९२६ 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मासननन्‍्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हिं सः॥ (९,३०) 
जो व्यक्ति मुझे अनन्यभावसे भजता है, यदि वह कोई बड़ा दुराचारी भी हो, 
तो भी उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। वह एक भली-भाँति व्यवस्थित व्यक्ति 
होता है। जिसने अजामिलकी तरह अपनी दुष्टता निकाल फेंकनेका निश्चय कर 
छिया हो, जो दृढ़ासनसे बेठ गया हो, भले ही उसके विचार उसे न छोड़ें किन्तु वह 
“३४ का उच्चारण करता हुआ दृढ़निश्वयी और स्थिर आसनका साधु है। इसके 
विपरीत जिस मनुष्यने निश्चय नहीं किया है, जो अनियमित है और अव्यवस्थित 
ढंगसे काम करता है वह अच्छा होते हुए भी साधु नहीं कहा जा सकता। 
क्षिप्रं भवति घर्मात्मा धाइवच्छान्ति निमच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भकतः प्रणश्यति॥ (९३१) 
अनन्य भावसे मुझे भजनेवाला व्यक्ति ,सत्वर धर्मात्मा हो जाता है और अखण्ड 
शान्तिको प्राप्त करता है। इसलिए दुष्टसे-दुष्ट व्यक्तिकों भी दुष्ट नहीं मानना चाहिए। 


' गीता-शिक्षण * १६९ 


उसके इसी देहमें निर्मेल हो जानेकी सम्भावना है। हे कौन्तेय, यह निदिचत मान कि 
मेरा भक्त नाझको प्राप्त नही होता। 
इसके देहका तो नाश हो जाता है किन्तु ऐसा व्यक्ति दुष्टात्मा न बनते हुए 
साधु बनकर देह छोड़ता है। 
मां हि पार्थ व्यपाश्ित्य येइपि स्थुः पापयोनयः। 
स्त्रियों बेइयास्तथा शूद्रास्तेषपि यास्ति परां गतिम्‌ ॥ (९,३२) 


जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है, वह पापयोनि हो तो भी, नीचेसे-नीचे चाण्डाल 
कुटुम्बमें जन्मा हो तो भी, वह स्त्री, वैश्य, शूद्र हो तो भी, उत्तम गतिको प्राप्त 
करता है। 
इस इलोकके द्वारा भगवानने जगत्‌को एक बड़ा आइवासन दे दिया है। यह 
वेदवादियोको भगवानका जवाब है। वेदवादियोंका अर्थ है यह कहनेवाले लोग कि 
जिन्होंने वेद” नही पढ़े उन्हें ईदवर नहीं मिलेगा। उस कालमें स्त्री, वैश्य, शुद्रोंके 
विषयमें ऐसी मान्यता थी कि उन्हें मोक्ष नही मिलता। कृष्ण तो स्वयं नन्‍्दके यहाँ गायें 
चराकर शूद्र बन गये थे। ग्रोपालन और खेती वैश्योंका घन्धाही था। खेती करने- 
वाले अन्तमें शूद्र कहछाये। श्रीकृष्णने कहा कि भले ही स्त्रियाँ, वैद्य और शूद्र वेद 
नहीं पढ़ पाते, फिर भी उन्हें सदगति अवश्य मिल सकती है। जो वेद को नही 
जानता, किन्तु ब्रह्मकों जानता है और जिसका अन्तर शुद्ध हो गया है उसे निवचय ही 
सद्गति प्राप्त होती है। 
कि पुनर्वाह्मणाः परण्या भकक्‍ता राजषयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकसिसं प्राप्य भजस्व साम्‌॥ (९,३३) 


यदि यह सत्य है तो फिर पवित्र ब्राह्मणों, भक्तों और राजधियोंकी तो मेरी 
दरणमें आनेपर संदगति होती ही है। इसलिए अतनित्य और सुखहीन इस छोककमें 
मनुष्य-शरीरको ग्रहण करनेके बाद तू मुझे भज। 
सनन्‍्सना भव सद्भक्‍तो सद्याजो मां नसस्कुर। 
सामेवंब्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं सत्परायणः॥ (९,३४) 
अपने मनको मुझमें छीन कर दे, मेरा भक्त बन, मेरा यज्ञ कर और मुझे 
प्रणाम कर। मुझमें लीन होकर मेरा ही ध्यान रखकर अपनी आत्माको मेरे साथ 
नियुक्त करके तू एकतार हो जायेगा तो में तुझे अपनेमें खीच लूँगा। 
अलबत्ता तुझे हठ किये बिना खिंच जाना चाहिए। तू मुझे नहीं ख्ीच सकता, में 
तुझे खींच सकता हूँ। तू इस घागेको तोड़ सकता है किन्तु तेरे सिवा कोई और इसे 
नहीं तोड़ सकता। 
इस प्रकरणका नाम राजविद्या और राजगुद्ययोग रखा गया है। कहा गया 
है कि मेने तुझे उत्तमसे-उत्तम ज्ञान और उत्तमसे-उत्तम रहस्य अर्थात्‌ योग क्या है और 
क्षेम क्या है, यह बता दिया। योग तो भगवानके साथ साधा जाना है। हमारा उद्देश्य 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाह्ंमय 


इस जगतमें न तो पैसा कमाना है, न बड़ा पद प्राप्त करना है, अथवा न चक्रवर्ती राज्य 
भोगना ही है। केवल हृदयमें यह बात अंकित कर छेनी' है कि भगवानको ही प्राप्त 
करना है। जिसे आँख, कान, नाक अनुभव कर सकते हे उसे प्राप्त करनेमें क्या पुरुषार्थ 
है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी बस्तुएँ क्षणिक हें। चक्रवर्ती भी 
चले गये। यदि हम देखें तो ईश्वर हमारे हृदयमें बैठा हुआ है और जिस मंगल मन्दिर- 
में वह बेठा है उसे खोलनेकी प्रार्थना उसीसे है। इसका साधन बता दिया गया है 
' मन्‍्मना भव, मद्याजी | में कर्त्ता, भर्त्ता, सुहृदु, स्थान, प्रभव, प्रठकय -- सब-कुछ हैँ। 
दूसरा कुछ है ही नहीं। में एक ही हूँ। तू तो कुछ भी नहीं है। बीचमें जो देवता 
इत्यादि हैं वे भी तेरी तरह नाशवन्त हें। अविनाशी केवल एक में हैँ। यदि तुझे 
अविनाशी बनना है तो मुझे ही प्राप्त कर। और यह हो सकता है, अपना मन सम- 
पित करनेके बाद ही। तू नहाना, धोना इत्यादि क्रियाएँ भले ही करता हो; किन्तु 
यदि उन्हें करता हुआ भी तू भगवानका भजन करता रहे और अपना खाना-पीना 
भगवानको अर्पित कर रखे, देहका भाड़ा चुकाकर उसके द्वारा भी भगवानका भजन 
ही करे, तो तू भगवानको पहुँचा हुआ ही है। 


अध्याय १० 


[ १४२] 
गुरुवार, २६ अगस्त, १९२६ 
भूय एवं महाबाहो अरणु से परम बचः। 
यत्तेडह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यासि हितकाम्यया॥। (१०१) 
में जो वचन तेरी हितकामनासे कहना चाहता हूँ, तू उन्हें भी सुन। 
न से विदृः सुरगणाः प्रभवं न सहर्षयः। 
अहमादिहि देवानां भहर्षीणां व स्ंशः।॥॥ (१०,२) 
देवतागण और मह॒धषिगण मेरा प्रभाव नहीं जानते क्योंकि में सब तरहसे इन 
दोनोंका आदि हूँ, उनका कारणभूत सृष्टिकर्त्ता हूँ। 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेदबरम्‌ । 
असंमूढः स सत्येंबु सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ (१०,३) 
जो मुझे अज, अनादि और छोकोंके महेश्वरके रूपमें जानता है, वह मोहमें 
नहीं पड़ता। मोहमें पड़े हुए व्यक्तिको रात्रि दिवके समान और दिन रात्रिके समान 
है। इन सब नाशवन्त भ्राणियोंमें जो ज्ञानी है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है, 
क्योंकि ऐसे मनुष्यके हृदयमें फिर राग-द्वेष नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता । वह 
हन्द्रसे -निर्लेप हो जाता है, नम्न हो जाता हैं और मानता है कि हम ईदवरका 
दिया खाते हैं। 


 गीता-शिक्षण * २७४ 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शामः। 
सुख दुःख भवोडभावों भयं चाभयसेव च॥। 
अहिसा समता तुष्ठिस्तपो दानं यशोष्यद्वा: । 
भवन्ति सावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधा:॥ (१०,४-५) 
इन दो इलोकोंर्में बताये गये सारे भाव अर्थात्‌ बुद्धि, ज्ञान, मोहरहित स्थिति, क्षमा, 
सत्य, इन्द्रिय-निम्नह, शम (शान्ति), सुख-दुःख, भाव-अभाव, भय-अभय, अहिसा, समता, 
सनन्‍्तोष, तप, दान, यश-अपयश ---ये सारे भाव सभी भूतोंमें पड़े हुए हैँ और ये सभी 
पृथकू-पृथक्‌ भाव मुझसे ही निष्पन्न हे। 
यदि भूतोंका कर्ता वही है तो भूतोंमें जो गुण और दोष दिखाई पड़ते हैं, उनका 
कर्ता भी वही है। 


[ १४३ || 
शुक्रवार, २७ अगस्त, १९२६ 


सहषंथः सप्त पूर्व. चत्वारों मनवस्तथा। 
सद्भावा मानसा जाता यषां छोक इसाः प्रजाः॥ (१०,६) 
सात ऋषिगण', उनसे पूर्व हुए चार मनु' मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हें। यह 
सब मेरी मानसिक सृष्टि है और उसीमें से ये सारे लोक उत्पन्न हुए हें। 
एतां विभूि योग न मत यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ (१०,७) 
जो यथार्थ रीतिसे मेरी विभूति और शक्तिको जानता है वह मेरे साथ युक्‍त 
हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 
सभी कुछ ईदवर उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति केवल बुद्धिसे ही नहीं किन्तु 
हृदयसे भी यह मानता है कि इसकी इच्छा, आज्ञा अथवा नियमके अघीन हुए बिना 
प्राणि-मात्र एक क्षणके लिए भी नहीं टिक सकते, वह ईश्वरके साथ एकनिष्ठ होकर 
युक्‍तत हो जाता है। किन्तु जो व्यक्ति ईश्वरकों भूलकर अहंकारवश हो ऐसा मानता 
है कि भें स्वये ऊँचा चढ़ रहा हूँ, वह बुरी तरह असफल हो जाता है। किन्तु 
जो ईइवरपर हृदयसे आस्था रखकर अपने हृदयमें स्थित अन्तर्यामीके अधीन हो जाता 
जाता है वह अविचल समताको प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। 
अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः स्व प्रवतंते। 
इति भत्ता भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥। (१०,८) 
जो ज्ञानीलोग मुझे भावपू्वंक भजते हें वे जानते हें कि में ही सबकी उत्पत्तिका 
कारण हूँ और सब-कुछ मुझसे ही प्रवरतित होता है। 


१. इस दिनका विवरण मददेवभाईका लिखा हुआ नहीं है। 
२. भग॒ु, मरीचि, भत्रि, पुल्स्य, पुलद, क्रतु भौर वशिठ्ठ--ये सात महृषि हैं। 
३ भनु १४ हैं, पर चार मनु सावण नामसे प्रसिद्ध हैं --स्ार्वाण, धर्मेस्रावणि, दक्षसावाण और सावणै। 


२७२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मंय॑ 


सच्चित्ता सद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तरच मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ (१०,९) 
अपने चित्तकों मुझमें लीन करनेवाले और अपने प्राणोंकों मुझे समपित करने- 
वाले एक-हूसरेकी सेवा करते हुए सदा मेरा कीत॑न करते हुए सन्तोष और आनन्‍दमें 
रहते हैं। 
तेषां सततयुकतानां भजतां प्रीतिपुवंकम्‌। 
दवामि बुद्धियोगं तं येव सामुपयान्ति ते।। (१०,१०) 
जो मुझमें निरन्तर छीन रहते हैँ और मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हेँ में उन्हें ज्ञान 
देता हे और वे उसके द्वारा मुझे पा जाते हेँ। इस तरह भकतका ज्ञान हस्तामलक- 
बत्‌ होता है। उसे ग्रन्थ नहीं पढ़ने पड़ते। किन्तु जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि 
पहले ज्ञान प्राप्त करके फिर भ॑क्तिः करूँगा, वह असफल हो जाता है। ज्ञान इस 
तरह नहीं मिलूता। ऐसे ज्ञानसे अहंकार उत्पन्न होता है। किन्तु जो प्रथम प्रीतिपूर्वक 
मेरा भजन करता है और जो मुझमें ही परायण रहता है उसे सहज ही ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। 
तेषामेवान्‌ कम्पा थेंसहमज्ञानजं तसः | 
नाशयास्‍्यात्म भावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥। (१०,११) 
उनके प्रति मुझे करुणा उत्पन्न होती है। इसलिए अज्ञानजनित अन्धकारको 
उसके हृदयका स्वामी होनेके कारण में नष्ट कर देता हूँ। प्रकाशित ज्ञान-वीपसे उसका 
नाश कर देता हूँ। 


[ १४४ | 
दनिवार, २८ अगस्त, १९२६ 
पर ब्रह्म परं॑ घास पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष श्ाइवतं विव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवषिनारिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेच ब्रवीषि मे ॥॥ (१०,१२-१३) 
तुम परम ब्रह्म हो, परमधाम हो, परम पवित्र हो, देवषि नारद, असित, देवल 
तथा व्यास इन सभी ऋषियोंने तुम्हें शाइवत्‌ पुरुष, दिव्यादिदेव, अज और विभु कहा 
है। आप स्वयं भी ऐसा ही कहते हैं। 
सर्वमेतद्तं भन्‍ये यन्‍्मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ (१०,१४) 
आप जो-कुछ कहते हें उस सभीको में ऋतु अर्थात्‌ सत्य मानता हूँ। तुम्हारे 
वास्तविक स्वरूपको न देवता जानते हें, न दानव । 


'गीता-शिक्षण * २७१३ 


स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते।। (१०,१५) 
हे भूतभावन, भूतेश, देवदेव, हे जगत्पति, हे पुरुषोत्तम, अपने स्वरूपको आप ही 
जानते हे। 
वक्‍तुमहँस्थशेषेण... दिव्या. ह॒यात्मविभूतयः । 
याभसिविभूतिभिलेकिनिसांस्त्ये व्याप्य तिष्ठसि (१०,१६) 
अपनी इन देवी विभूतियोंको जिनके माध्यमसे आप इन लछोकोंमें व्याप्त होकर 
अवस्थित है, सम्पूर्ण रूपसे बता सकनेमें आप ही समर्थ हे। 
कर्थ विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया। (१०,१७) 
है योगी, में किस प्रकार सदा आपका ध्यान धरते हुए आपको जान सकता 
हैँ? मुझे किन-किन रीतियोंसे आपका चिन्तन करना चाहिए। 
विस्तरेणात्मतों योगं विभूति च॑ जनादेंन। 
भूयः कथय तृप्तिहि अ्रण्वतो चात्ति मेध्मृतम्‌ ॥॥ (१०,१८) 
आप अपने योग और विभूतियोंकों मुझसे विस्तारपूर्वक कहें। बार-बार कहें, 
क्योकि इन अमृत वचनोंको सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। 
नित्य नक्‍काक्षीका काम करनेवाक्ा थकता नहीं है। वह घुम-फिरकर फिर उसीमें 
जुट जाता है। इसी तरह क्ृष्णका नाम रटनेवाल्ा अर्जुन, कृष्णके द्वारा विस्तारपूर्वक 
अपनी विभूतियोंको समझाये जानेंसे कैसे थक सकता है। कृष्ण भछते ही' थक जायें। 


[ १४५ | 
रविवार, २९ अगस्त, १९२६ 
हन्त ते कथयिष्यासि दिव्या ह्ात्मविभूतयः। 
प्रतभान्‍्यतः कुरुश्षेष्ठ वास्त्यन्तों विस्तरस्य में॥॥ (१०,१९) 
हे कुरुश्नेष्ठ, अब में तुझे अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियाँ बताऊँगा, क्योंकि 
मेरे विस्तारका तो अन्त ही नहीं है। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिदच मध्यं व भूतानासन्त एव च॥ (१०,२०) 
हे अर्जुन, में सर्वेभूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा हूँ। में भूतोंका आदि, सध्य और 
अन्त भी हूँ। 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरशुमान्‌ । 
मरीचिमंदतासस्मि नक्षत्राणामहं छशशी॥ (१०,२१) 
में आदित्योंमें विष्णु हूँ, ज्योतियोंमें जगमगाता हुआ सूर्य हूँ, मरुतोंमें मरीचि हूँ, 
और नक्षत्रोंमें चन्द्र हूँ। 


३२-१८ 


२७४ सम्पूंण गांधी वाइंमय॑ 


बेदानां सामवेदो$स्मि वेवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां सनव्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥॥ (१०,२२) 
में वेदों में 'सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंमें चेतन हूँ। 
रुद्राणां धांकरदचास्मि वित्तेशों यज्ञरक्षसाम्‌। 
बसुनां पावकद्चास्सि सेरः शिखरिणामहम्‌।। (१०,२३) 
में रद्रोंमें शंकर, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर, वसुओंमें अग्नि और पर्व॑तोंमें मेरु हूँ। 
पुरोधसां च॑ मुख्य मां विद्धि पार्थ बहस्पतिम्‌। 
सेनानोनामहं स्कत्दः सरसासमस्सि सागरः॥ (१०,२४) 
हे पार्थ, पुरोहितोंमें मुख्य मुझे बृहस्पति जान। में सेनापतियोंमें कारतिकेय और 
जलाशयोंमें सागर हूँ। 
सहषोणां भुग्रह॑ गिरामस्म्येकमक्ष रम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञो$स्मि स्थावराणां हिमालूयः॥ (१०, २५) 
में महर्षियोंमें भूगु और वचनोंमें एकाक्षरी ** हूँ। यज्ञोंमें जपयज्ञ हे और स्था- 
वरोंमें हिमालय हूँ। 
अद्वत्यः सर्वंवृक्षाणां देवर्षीणां च॑ नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥॥ (१०, २६) 
समस्त वृक्षोंमें में अध्वत्य अर्थात्‌ पीपछका वृक्ष हूँ। देवषियोंमें नारद, गन्धष्वोंमें 
चित्ररथ और सिद्ध पुरुषोंमें में कपिल मुनि हूँ। 
उच्चेःअवसमहवानां विद्धि साममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजन्आाणां नराणां च नराधिपम्‌॥। (१०, २७) 
मुझे अब्वों्में अमृतके निमित्तसे उत्पन्न उच्चे:अवा जान । हाथियोंमें में ऐसावत ओर 
मनुष्योंमें में राजा हूँ। 
आयुधानामहं वत्चं धेनूनासस्सि कासघुक्‌ । 
प्रजनत्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः॥॥ (१०, २८) 
स्त्रास्त्रोंमें में वद्न हूँ, गायोंमें कामधेनु हूँ, प्रजोत्पत्तिका कारण कामदेव में हूँ 
ओर सर्पोर्में में वासुकि हूँ। 
अनन्तश्चास्मि नागानां वदणों यादसामहम्‌ । 
पितृणासयंसा! चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥॥ (१०, २९) 
नागोंमें शोषनाग, जलचरोंमें गरुड़, पितरोंमें अर्यमा और दण्ड देनेवालोंमें में यम हूँ। 
प्रद्धादइचास्मि देत्यानां का: कलयतामहम्‌ । 
मुगाणां व मुगनद्रोह्हं बेनतेययत पक्षिणाम॥ (१०, ३०) 
दैत्योंमें प्रह्माद हे, गिनती करनेवालोंमें में काछ (समय) हूँ, पशुओंमें में सिंह 
हूँ और पक्षियोंमें गरड़ हूँ। 


* गीता-शिक्षण २७५ 


पंवनः पवतामस्मि रामः दास्तभृतामहम्‌ । 
झषाणां सकरइ्चास्मि ज्नोततामस्सि जाह्नवी ॥। (१०, ३१) 
पावन करनेवालोंमें में पवन हूँ। शस्त्रधारियोंमें परशुराम हूँ । जलूचरोंमें मगरमच्छ 
हैँ ओर नदियोंमें में गंगा हूँ। 
सर्गाणामादिरन्तशत मध्य चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥॥। (१०, ३२) 
हे अर्जुन, सृष्टिका आरम्भ, अन्त और मध्य में हूँ। विद्याओंमें में अध्यात्मविद्या 
हूँ और [ तत्त्वनिर्णयके हेतु | विवादमें में वाद हूँ। 
अक्ष राणामकारो$स्मि हन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः फालो धाताहं विश्वतोमुखः॥ (१०, ३३) 
अक्षरोंमें में अकार और समासोंमें इन्द्र में हूँ। अक्षय काल में हैँ और सर्वे- 
व्यापी तथा सबको धारणकरनेवाला भी मे हूँ। 
मृत्युः सर्वहरदचाहमुदूभवएवच भविष्यताम्‌ । 
कौतिः भ्री्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मंधा घृतिः क्षमा। (१०, ४) 
सबका हरणकर्तता मृत्यु में हूँ। भविष्यमें उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिका कारण 
में हेँ। नारी जातिके नामोंमें कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, भेघा (बुद्धि), घृति (धीरज) 
और क्षमा में हूँ । 
बुहत्साम तथा साम्नां गायत्री छत्दसामहम्‌ । 
मासानां भार्गशीबोपहमृतृ्ां कुसुमाकरः॥ (१०, ३५) 
सामोंमें बृहत्साम, छन्दोंमें गायत्नी छन्द और महीनोंमें मार्गेशीर्ष में हूँ। (आयेंगण 
पहले उत्तर ध्रुवमें निवास करते थे और तब यही उनके वर्षका पहला महीना था। 
इसीलिए यहाँ इसका उल्लेख किया गया है।) ऋतुआओ_ंमें में वसन्‍्त हूँ। 


[१४६ | 
मंगलवार, ३१ अगस्त, १९२६ 
छल करनेवालोंमें जुआ में हूँ। 
झूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत्तवताभहम्‌ ॥। (१०, ३६) 
यह केवल इतना ही सूचित करता है कि जगतुमें अच्छी ही वस्तुओंमें नहीं, 
बल्कि बुरी वस्तुओंमें भी में हूँ। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि पाखण्टियोंमें 
पाप में हूँ। राक्षसोंमें रावण में हूँ यह भी जरूर ही कहा जा सकता था, क्योंकि रावण& 
को जितना खेल वे खेलने देना चाहते थे, उतना ही उसे खेलने दिया। आशय केवल 
यही बताना है कि ईह्वर सर्वशक्मिन है, ईर्वरकी कृतिमें अच्छा-बुरा सब-कुछ है। 


१. तबके तीन प्रकार हैं: वाद, जल्म और वितण्डा। इनमें बाद श्रेष्ठ कद्दा गया दै। 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 
इतना कह देनेके बाद हमको किचित-सा अधिकार यह दे दिया है कि हम अच्छे-बुरेका 
विवेक करें और उसमें से अच्छेको चुनें। देह-रूपी पिजरेमें बन्द हम देहियोंकों इतनी 
ही गुंजाइश दी गई है। बन्घन काटने-भरकी गुंजाइश हमारे हाथमें है। यदि किसी 
कैदीको आजन्म कंदकी सजा दे दी गईं हो किन्तु यदि उसके साथ कोई बहुत 
छोटी ऐसी शर्ते भी रखी गई हो जिसके कारण वह छूट सकता है तो यह छोटी 
शर्ते ही महत्त्वपूर्ण कही जायेगी, क्योंकि उसके माध्यमसे वह मुक्ति प्राप्त कर सकता 
है। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। क्योकि ईश्वरने ऐसा भी कह दिया है कि हम 
जो चाहते हें सो हो सकते हें। 
प्रतापवानूका प्रभाव में हूँ, जय में हैँ, निदचय में हूँ, सात्विक भाववाले लोगोंका 
सत्व में हूँ। 
वुष्णीनां वासुवेबोइस्मि पाण्डवानां धनंजयः। 
मुतीनामप्यहूं व्यासः कवीनामुशना कविः॥। (१०,३७) 
वृष्णि कुलमें में वासुदेव हूँ, पाण्डबोंमें घनंजय हूँ, मुनियोंमें व्यास हेँ और कवियों- 
में उश्ना ' कवि हूँ। 
दण्डो दसयतासस्मि नौतिरस्मि जिगीषतास। 
मौन चेवास्मि गुझयानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌॥ (१०,३८) 
राज्यकर्त्ताओंका दण्ड में हैँ, जयकी इच्छा करनेवालोंकी नीति में हूँ, गुह्य बातों 
में में मौन हूँ और ज्ञानियोंमें में ज्ञान हूँ। 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमर्जुन । 
भ्॒ तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥। (१०,३९) 
हे अर्जुन, में समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण हूँ। स्थावर अथवा जंगम जो 
कुछ भी है, उसमें मुझसे हीन कुछ भी नहीं है। 
नान्तो5स्ति सस दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 
एष तृहेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया।। (१०/४०) 
हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त भी नहीं है। मेंने विभूतियोंका यह 
विस्तार केवल दुष्टान्त रूपमें ही कहा है। 
यहद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदृर्नितमिव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं सम तेजों5शासंभवम्‌ ।। 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातिन तवार्जुन। 
विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशन स्थितो जगत्‌॥ (१०,४१-४२) 
जो-कुछ भी विभूतिवान्‌, लक्ष्मीवान्‌ अथवा प्रभावश्ञाली है वह सब मेरे तेजके 
अंशसे ही है, ऐसा समझ | 


१. कविंका अथ यहाँ त्रिकालदर्शों है। उश्ना, शुक्राचार्यदा पक नाम । 


” गीता-शिक्षण * २७७ 


अथवा बहुत जाननेसे क्या? तू तो इतना ही समझ छे कि में अपनी विभूतिके 
एक अंशसे ही सारे जगत्‌कों धारण करके बैठा हुआ हूँ। 

यदि हम ईद्वरकी असंख्य विभूतियोंकी कल्पना कर सके तो हम नम्न बन 
सकते है । नारदने जिस तरह अपनी एक विभूतिका ही अहंकार किया था, हम वैसा 
न करे। अहंकार भी केवछ में ही कर सकता हैं, ऐसा भगवानने कह दिया है। 
तात्पर्य यह है कि हमें तुच्छसे-तुल्छ बनकर ही रहना है। ईश्वरकी शक्तिका कोई 
पार नहीं है, ऐसा समझ छेनेके बाद, यदि कोई हमें मारनेके लिए भी आये तो हमें 
उसे बरदाइत कर लेना चाहिए। यदि हम उसे मारने जायें तो ईश्वर हमारा मद उतार 
देगा। क्योंकि रावणसे ऊगराकर ऐसा कोई राक्षस नहीं हुआ, ईइवरने जिसका संहार 
न किया हो। 


अध्याय ११ 


[ १४७ ] 
बुधवार, १ सितम्बर, १९२६ 
यह महत्त्वपूर्ण अध्याय कहा जाता है। 'गीताजी ” गम्भीर अर्थयुक्‍त काव्य है और 
उसमें भी ग्यारह॒वाँ अध्याय सर्वाधिक काव्ययुक्त है। भक्ति सीखनी हो तो इस 
अध्यायको सम्यक्‌ रीतिसे गानेमें कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। यदि यह हो जाये 
तो फिर हम भवितरसमें अवगाहन ही करते रहेंगे। 
मदनुग्रहाय परम गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
यस्‍्त्वयोक्‍त॑ वचस्तेन मोहोषयं विगतों मम (११, १) 
मेरे अनुग्रहके ध्यानसे आपने यह परम रहस्ययुक्त और अध्यात्मपूर्णं उपदेश 
मुझे दिया। इससे मेरा मोह दूर हो गया है। 
भवाप्ययों हि भूतानां श्रुतों चित्तरशों भया। 
त्वत्तः कमलपतन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययन्ृ॥ (११, २) 
जीवोंकी उत्पत्ति और नाश' दोनोंके विषयमें मेंने विस्तारसे सुना। इसके अति- 
रिक्त आपके मुखसे हे कमछनयन, मेने आपकी अजेय महिमा भी सुनी। 
एचसेतयथात्य. त्वसात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्दुमिष्छासि ते रूपमेदवर पुरुषोत्तम॥ (११, ३) 
हे परमेश्वर, आपने इस रीतिसे अपना जैसा वर्णन सुनाया है, में आपका बैसा 
ऐश्वयेंशाली रूप देखना चाहता हूँ। 
सन्‍्यसे यदि तच्छक्यं सया ह्रष्दुसिति प्रभो। 
योगेइवर ततो मे त्वं दर्शेयात्मानमव्ययम्‌॥॥ (११, ४) 
हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हों कि में उसे देखनेमें समर्थ हो सकता हूं, 
तो मुझे अपना वह अव्यय स्वरूप बताइए। 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
[ १४८ 
गुरुवार, २ सितम्बर, १९२६ 
पदय मे पार्थ रूपाणि शतझोष्य सहस्तद्वः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ (११, ५) 
हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों और हजारों अनन्त रूपोंकों देख। ये रूप नानाविघ, 
दिव्य, अनेक वर्ण और अनेक आक्तियोंवाले हूँ। 
पदया दित्यान्वसुन्दद्रानश्विनोौं मरतत्तया। 
बहुन्यदुष्टपूर्वाणि पद्याश्चर्याणि भारत॥। 
इहैकस्थं जगत्कृत्त्नं पश्याथ् सचराचरस्‌। 
मम वेहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्दुमिच्छसि॥ (११, ६-७) 
आदित्य, वसु, रुद्र, अद्विनीकुमार, मरुत -- मेरे इन सभी रूपोंकों तू एक ही 
समयमें देख। यहाँ एक ही स्थानपर एकत्र समस्त जगत्‌ ---चर और अचर --सब 
कुछ देख | 
इस विराट्‌ स्वरूपमें अच्छे-बुरे, हिन्दू-मुसछमान, आस्तिक-तास्तिक --सब आ 
जाते हैं। 
इस सबके अतिरिक्त तू अन्य जो-कुछ भी देखना चाहता हो, वह भी देख | 
न॒ तु मां शक्‍यसे व्रष्द्मननेव स्वचक्षुषा। 
विव्यं ददासि ते चक्षुः पदय में योगमेइबरम्‌ ॥। (११, ८) 
तू अपने इन चर्म-चक्षुओंसे मुझे नहीं देख सकेगा इसलिए में तुझे दिव्य चक्षु 
देता हूँ। इनके द्वारा तू मेरी ऐश्वयेंमयी शक्ति देख। 
एवसुकत्वा ततो राजन्महायोगइवरों हरिः। 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमंइ्वरम्‌॥। (११, ९) 
संजय कहते हैँ, हे राजा घृतराष्ट्र, ऐसा कहकर योगेद्वर क्ृष्णने अर्जुनको अपना 
ऐश्वयेंशाली, परम रूप दिखाया। 


[ १४९ | 
शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९२६ 


हमें ' गीता ' का ज्ञान किसी किताबमें संग्रह करके नहीं रखना है, बल्कि अपने 
आचरणमें उतारना है। महादेव और पूँजाभाई, जो-कुछ में बोलता हूँ, उसे लिख लछेते 
हैं। यदि रिकार्ड करनेकी मशीनका प्रबन्ध किया होता तो वह अक्षरशः इस सबको 
लिख लेती। किन्तु क्या इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रामोफोनके उस रिकाडने 
“गीता” सीख छी। ग्रामोफोन तो जड़ है। इसी तरह यदि हम भी पुस्तकमें लिख रखे 


“ गीता-शिक्षण ” २७९ 


ओर आचरणर्मे न उतारें तो वह ज्ञान हमारे किस कामका। इसलिए हमें तो यह 
चाहिए कि हम आसपासके लोगोंकी सेवा करें और घरेलू कामकाजोंमें अपनेसे बड़ोंकी 
मदद करें। बा को ऐसी जरूरत क्‍यों पड़नी चाहिए कि वह कुसुमको बुलवाये। 
रामचन्द्र तो यहाँ कुछ दिनोंके लिए मेहमानकी तरह आया है; रसोईघर आदि 
धोनेमें मददके विचारसे बा को उसे क्‍यों बुरूवाना पड़े ? बा ने इन दिनों एकाशनका 
ब्रत रखा है। उसे थोड़ी देर आराम करनेका अवकाश क्‍यों नहीं मिलता? यदि तुम 
उसके किसी काममें हाथ नही बँदाते, तो भ्रामोफोनके जैसे हो। 


अनेकवक्त्रतयममने काद्भु तद्शे नस । 
अनेकविव्याभरणं. दिव्यानकोद्यतायुधम्‌ ॥। 
दिव्यसाल्यास्थरधरं दिव्यगन्धानुलेपनस्‌। 
सर्वाश्चयंमय॑ देवसनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ (११, १०-११) 


की म् चू 


जिसके अनेक मुख हें, अनेक आँखें हैँ, जो अनेक अद्भुत दशनवाला है और 
जिसने अनेक दिव्य आभरण धारण किये हैं, जो अनेक दिव्य शस्त्र उठाये हुए है, 
दिव्य मालाओं और परिधानोंको पहने हुए है, दिव्य गन्धोंसे अनुलिप्त है, जो अत्यन्त 
आइचयमय और अनन्त रूप है, विश्वकी सभी दिशाओंमें जो अभिमुख है, ईव्वरके 
ऐसे रूपको अर्जुनने देखा। 

दिवि सुर्यंसहल़स्थ भवेद्युगपद॒त्यिता। 
/अदि भाः सवृक्षी सा स्थादूभासस्तस्य सहात्मतः॥ (११, १२) 
. यदि हजार सुर्योंका तेज एकसाथ ही आकाशझमें व्याप्त हो जाये तो सम्भव है 
कि वह इस आत्मा, विदवरूप परमात्माके प्रकाशकी कुछ झाँकीका आभास दे सके। 
तत्रफस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनकधा। 
अपध्यददेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा॥ (११, १३) 

[ अर्जुनने देखा,] सारा संसार उस एक ही स्थानपर स्थित है और फिर भी 
वह अनेक रीतियोंसे विभक्‍त है। (वृक्ष और उसके पत्तोंकी तरह। वृक्षकों विराद्‌ 
स्वरूप समझो। मूल और पत्ते यों तो एक ही हें, किन्तु मूल समस्त वृक्षको 
-- जगत्‌को --- अपनेमें समाये हुए है और जो पत्ते हैं, वे मानो जगत्‌के भिन्न-भिन्न 
फैले हुए रूप हें।) 

अर्जुनने देवाधिदेवका स्वरूप इस तरह देखा। 

ततः स विस्मियाविष्ठों हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणय शिरसा देव कृतांजलिरभाषत।। (११, १४) 

उसे देखकर अर्जुन आदचर्यसे स्तब्ध हो गया। उसके शरीरमें रोमांच हो आया 

और वह भगवानके आगे सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर इस तरह कहने लगा। 


२८० सम्पूर्ण गांधी बाइुमय 
[१५० ] 
शनिवार, ४ सितम्बर, १९२६ 
६ अर्जुन उबाच 
पदयासि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्सतथा भूतविश्येषसंघान्‌ । 
बरह्माणमी्श कमलासनस्थ - 
सुर्वींदिच सर्वानुरगांदव विव्यान्‌॥। 
अनेकबाहुदरवक्‍्त्रनत्र 
पदयामि त्वां स्वतोष्नन्तरूपभ । 
नान्‍्त न मध्य न पुनस्तवादि 
पदयासि विश्वेद्वर विश्वरूप ॥। 
किरीटिन गदिन चक्रिणं च॑ 
तेजोराति सर्वतो दीप्तिसन्तम्‌। 
पदयासि त्वाँ दुनिरीक्षयं समता -- 
दीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्‌ ।। 
त्वसक्षरं परम वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाइबतधमंग्रोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में ।। 
अनाबिमिध्यान्तमनन्तवीयंस्‌- 
अनन्तबाहूं. शशिसूर्यनत्रम्‌ । 
पव्यामि त्वां दीप्तहुतादावचत्र 
स्वत्तेजला! विध्वमिद तपन्तम्‌ ॥। 
झावापृथिव्योरिदमन्तर हि 
व्याप्तं त्वयेकन दिद्वक्च सर्वाः। 
दृष्ट्वादूभुतत रूपमुग्र तबेद॑ 
लोकत्रयं प्रव्यथितं भहांत्सन्‌ ॥। 
अमी हि त्वां सुरसंघा विज्ञन्ति 
केचिद्भीता: प्रॉंजलयो गुणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्वा मह॒पिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कछाभिः॥ (११, १५-२१) 
हे देव, में आपके शरीरमें समस्त देवोंको, जीव-मात्रको, कमलके आसनपर बैठे 
हुए ब्रह्माको, महादेवकों, समस्त ऋषियोंकों तथा दिव्य सर्पोंकों देख रहा हूँ। 
आपके अनेक हाथ, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक खाँखें हें । 
है विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आप अन्तहीन, मध्यहीन और आदिदहीन हैं। 


“गीता-शिक्षण २८१ 


अर्जुन एक तरफ यह कह रहा है कि आप साकार हें और दूसरी ओर कहता 
है कि आप निराकार हें। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसका आकार इतना विराद हो 
वह निराकार ही है। 

आप मुकुटघारी, गदाघारी, चक्रघारी हेँ। आप तेजके पुंज हैँ और चतुदिक 
प्रकाशवन्त हैं। 

सूर्यगारायणको देखकर ईश्वरके तेजकी झांकी मिलती है, तथापि सूर्य तो उस 
रूपके आगे किरण-मात्र है। 

आप अग्नि और सूर्यकी प्रभावाले हैं। आपका तेज अपरम्पार है और उस 
तेजके कारण में आपकी ओर देख ही नहीं सकता। आप परम अक्षर, परम ज्ञातव्य, 
इस जगतूमें परम आश्रयरूप, शाइवत्‌ धर्मके रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हेँ। 

कल जो प्रचण्ड वर्षा हुईं, क्या उसका स्वरूप इस विराट स्वरूप जैसा ही नही 
था। सूर्य हमसे इतनी दूर रखा गया है। यदि वह पास होता तो हमारा क्या होता ? 
ऐसी अवस्थार्में सहस्नों सूयोके तेजोंसे युक्‍त श्रीकृष्ण अर्जुनके पास खड़े है तब उसकी 
स्थितिका क्‍या पूछना ! 

आपके आदि, मध्य और अन्त नहीं है। आपकी शक्ति अनन्त है। आप अनेक 
हाथोंवाले है। चन्द्र और सूर्य आपके नेत्र हें। आपका मुख ज्वलित अग्निके समान है। 
आपके तेजसे यह समस्त जगत्‌ तप्त हो रहा है। में आपके ऐसे स्वरूपको देख रहा हूँ। 

आकाश ओर पृथ्वीके बीचका अन्तर भी आपसे ही व्याप्त है। सर्वे दिशाओंमें 
एक आप ही हैं। है महात्मा, आपका ऐसा अद्भुत और दिव्य रूप देखकर ये तीनों 
लोक व्यथित हो रहे हे। 

यह साबरमती भी ईद्वरकी विभूति है। कलके समाचारके अनुसार यदि वर्षा 
हुई तो क्या हम काँप नही उठेंगे ! 

इन समस्त देवताओंका संघ आपमें प्रविष्ट हो रहा है। कितने ही तो भयभीत 
होकर हाथ जोड़कर आपका नाम जप रहे है और महृषियों तथा सिद्धोके समुदाय 
“ कल्याण हो, कल्याण हो” कहकर अनेक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हें। 


[१५१ | 
रविवार, ५ सितम्बर, १९२६ 


संद्रादित्या घसवो ये च साध्या 
विदवेडदिवनो सस्तदचोष्मपाहत । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 
चीक्षन्ते त्वां विस्मितादर्च॑व सर्वे॥ 
रूप भहत्ते बहुवक्त्रनत्र 
महाबाहों बहुबाहुरुपादम्‌ । 
बहुदरं बहुद॑ष्ट्राकरालं 
बुष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥॥ (११५ २९-२३) 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


नभःस्पुश्॑ दीप्तमनकवर्ण 

व्यात्तानान॑ वीप्तविज्ञालनंत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वाँ प्रव्यथितान्तरात्मा 

धुति न विन्दामि शर्म न विष्णो।॥ 
दंष्दूकरालानि च ते मुखानि। 

दृष्ट्वेव कालानलसब्नचिभानि। 
दिद्यो न जान न रूभे च हम । 

प्रसीद देवेश  जगन्निवास॥॥। 
अमी च॒ त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 

सं सहेवावनिपालसंघ: । 
भीष्मों द्रोणः सृतपुत्रस्तथासों 

सहास्मदीय रपि योघमुख्यः ।। 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। 


दंष्ट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिट्विलऊगना दश्नान्तरेषु 
संद्श्यन्ते चूणितंरुत्तमांग : ॥। 


यथा नदीनां बहवोष्म्बुवेगाः 

समुद्रमेवासिमुसखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 

विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ 
यथा प्रदीप्त ज्वलन पतंगा 

विशन्ति नाज्ञाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विश्न्ति लोका -- 

स्तवापि पक्‍त्राणि समृद्धवेगाः॥। 
लेलिहासे प्रसमावः समन्‍्ता - 

ल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलस्धिः । 
तेजोभिरापूर्ष जगत्समग्र 

भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णों !। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुसिच्छासि भवन्तमाय 

न॒हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्॒‌॥ (११, २४-३१) 


कौन जानें, ऐसा लगता है, जैसे यह इलोक हमारे ही लिए लिखें गये हों। 


कलेक्टरने कलह समाचार दिया था कि साबरमतीमें जबरदस्त बाढ़ आनेवाली 
है। स्वाभाविक है कि मेरे हृदयमें उथधल-पुथल मच गईं। में सोचने लगा, हमे क्या 


' गीता-शिक्षण २८३ 


करना चाहिए। उसी समय भीतर आवाज उठी कि बहनोंके साथ तू रोज क्या बाँचता 
रहता है। गोविन्द, द्वारिकावासिन्‌ ' इत्यादि । कदाचित्‌ भगवान कृष्ण गरुड़पर सवारी 
करके आ रहे हों। यदि हमारा सब-कुछ बाढ़में बह जाता है तो हमारी छाज बच 
जायेगी और हममें से जो साक्षी-हप बचकर यहाँ रह जायेगा वह हमारे ब्नतोंका 
पालन किया करेगा। 

मेंने बुनाईशाछाकों बिलकुल रास्तेसे लगाकर बनानेकी सलाह दी थी। ' अशक्ति- 
मान भवेत्‌ साधु: इस न्यायके अनुसार हमें शान्तिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। यदि 
जेलके अधिकारी हमें आश्रय देनेके लिए बुलायें तो उनसे में पूछँगा कि आप वाडज 
ग्रामके निवासियोंकों भी अपने यहाँ आश्रय देंगे? में तो उनसे यही कहूँगा कि पहले 
आप दूसरोंको आश्रय दें, बादमें हमें। 

हमें स्वादके लिए नहीं, देहकों निभानेके लिए खाना हो तो हम अवश्य खायें। 
हम इसीलिए खायें कि हम शरीरकी शक्तिको बनाये रखना चाहते हें। मे निरिचन्त 
भावसे बेठा हूँ और इतनेमें ही मिलके पोंगेकी आवाज सुनता हूँ। उसे सुनकर विचार 
आया कि कर्म किसीको नहीं छोड़ता। “ भवाम्भोधि पोतं शरण्यं ब्नजाम:” मुख्य बात 
तो यही है। यह खतरा ऐसा कौनसा बड़ा खतरा है। बड़ेसे-बड़े खतरेके सामने भी 
ईदवरका नाम जपते हुए, द्वादश भन्‍्त्र जपते हुए अथवा जिस वस्तुसे आइवासन मिलता 
हो उसका नाम जपते हुए निश्चिन्त रहना चाहिये। भीतरका तूफान बड़ा है या 
बाहरका यह तूफान? जिस तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, वहाँ बार-बार नजर 
जाती है। कान भी ऐसा ही करता है तब फिर उसकी अपेक्षा क्या यह तूफान 
अधिक है? आश्रम बहुत-से पक्षी हैं, में चाहता हूँ कि स्त्रियोंको भी पंख रूम 
जायें। जिसे जाना हो वह तो जा भी सकता है। रेलगाड़ीमें कहीं दूर अथवा उस 
पार। गाँवके मालगुजारकी तरह मुझे तो इतना ही सूझ रहा है। तुममें से किसीकी 
वृद्धि इससे आगे जाती हो तो अच्छी बात है। 

अब इलोक लें: 


रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेवता, दोनों अधश्विनीकुमार, मरुत- 
गण, पितर-समुदाय तथा थक्ष, असुर और सिद्धणण --सभी आपको विस्मित होकर 
देख रहे हे। 

हे महाबाहो, आपके अनेक मुखवाले, अनेक नेत्रवाले, अनेक बाहु और पदोवाले 
महान्‌ स्वरूपको, जिसके अनेक उदर और अनेक कराल दंत हे, देखकर सभी लोक 
व्याकुल हो रहे हें और में भी व्याकुल हो रहा हूँ। 

आप आकाश छू रहे हूँ, देदीप्यमान हे, आप अनेक रूपोंसे युक्त हैं, आपके मुख 
फैले हुए हैँ, नेत्र विशाल और दीप्त हे -- ऐसे आपके रूपको देखकर मेरा अन्त.करण 
भयभीत हुआ जा रहा है, हे विष्णु, मुझे धीरज और ज्ञान्ति नहीं मिल पा रही है। 


१, आभ्षममें लिपों द्वारा को णानेवाली भ्रार्थनाके इढेकों को भोर इंगित है। 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आपकी दाढ़ें भयंकर हें, प्रछवकालकी अग्नि जैसे तुम्हारे मुखोंको देखकर मुझे 
दिल्याएँ नहीं सूझती और न शान्ति ही मिल पा रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगतृके 
आश्रयस्थान, आप ' प्रसन्न हों। 

देखता हूँ कि घृतराष्ट्रके पुत्र, पृथ्वीका पाकन करनेवाले राजाओंके समुदाय, 
भीष्म, द्रोणग, कर्ण और हमारे पक्षके मुख्य योद्धाओं सहित सभी, शीक्रषतासे आपके 
मृखमें प्रवेश कर रहे हें। 

आपके मुखमें प्रवेश करते हुए इन सबके सिर आपके दाँतोमें चूर्ण होते हुए 
दिखाई दे रहे हैं। 

जैसे नदियोंके विपुछ्ल जलऊके ओघ समुद्रमें प्रवेश करते हें इसी तरह इन शूरवीर 
मनुष्योंके समूह आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हें। 

जैसे पतंगे सुलगती हुईं ज्वालामें नष्ट होनेके लिए अति वेगसे प्रवेश करते हैँ, उसी 
तरह ये सब छोग भी अपने नाशके लिए आपके मुख ं अति वेगसे प्रवेश कर रहे हैं। 

आप इन सभी लछोगोंको प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसित करते हुए सभी दिज्ञाओंसे 
चाट रहे हेँ। हे विष्णु, आपका उम्र प्रकाश इस सम्पूर्ण जगत्‌कों अपने तेजके द्वारा 
तप्त कर रहा है। 

है भगवन्‌, मुझे बताइए कि इस भयंकर रूपवाले आप कौन हूँ। आपको में 
नमस्कार करता हूँ। आप मुझपर प्रसन्न हों। में आपका आरम्भ जानना चाहता हूँ। 
में आपकी प्रवृत्तिको समझ नहीं पा रहा हूँ। 


[१५२ | 
मंगलवार, ७ सितम्बर, १९१६ 


कालोइस्मि लोकक्षयकृत्मव॒द्धो 
लोकान्समाहतुंसिह प्रवृत्तः | 
ऋतिषपि त्वां न भविष्यन्ति सब 
येब्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः।। (११, ३२) 


में छोकोंके नाशके लिए वृद्धिप्राप्त महाकाल हूँ। में लोकोंका संहार करनेके 
लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । इसलिए दोनों सेनाओंमें खड़े हुए थोद्धाओंमें से तेरे युद्ध व करने- 
पर भी कोई भी नहीं बचेगा। 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशों लूभस्व 
जित्वा शात्रुन भुक्ष्य राज्य समृद्धम्‌। 
सयवंते  निहताः पृूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌॥ (११, ३३) 
इसलिए तू खड़ा हो जा ,और कीतिलाभ कर। छात्रुपर विजय प्राप्त करके, 
समृद्धियुक्त राज्यका उपभोग कर। इनको तो में पहलेसे ही मार चुका हूँ। हे सब्य- 
साचिनू, तुझे तो केवल निमित्त-मात्र होना है। 


“गीता-शिक्षण २८५ 


सव्यसाचीका अर्थ है जो बायें हाथसे बाण चला सके अर्थात्‌ जो दोनों हाथोंसे 
बाण चला सकता हो। 
द्रोणं व्‌ भीष्म व जयद्रणं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान। 
सया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यरव जेतासि रणे सपत्नाम्‌॥ (११, ३४) 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ तथा अन्य योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हें। इसलिए 
तू व्यथा मत मान। इन सबोंपर अर्थात्‌ दुश्मनोंपर तुझे विजय प्राप्त करनी है इसलिए 
युद्ध कर। 
एत्तच्छत्वा बचने केशवस्य 
कृतांजलिवेंपसानः फिरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कुष्णं 
सगद्गवं भोतभोतः प्रणस्य ॥ (११, ३५) 
संजयने कहा कि केशवके इन वचनोंकों सुनकर, हाथ जोड़कर, काँपते हुए, नम- 
स्कार करके गद॒गद कण्ठसे भयभीत होकर अर्जुनने क्ृष्णसे ऐसे वचन कहे: 
स्थान हृषीकेश तब प्रकौर्त्या 
जगत्परहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्रवन्ति 
सर्वे नम॒स्यन्ति च सिद्धसंघाः॥॥ (११, ३६) 
अर्जुन बोला : हे हृषीकेश, आप जो कहते हैं वह योग्य ही है! आपकी प्रकीति 
अर्थात्‌ आपके नामस्मरण और कीतेनसे जगत हृर्षित होता है और सुखी होता है। 
भयभीत होकर राक्षस भागते हे और सिद्धसंघ आपको नमस्कार करते हैं। 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकर्े । 
अचन्त देवेदा जगन्निवास 
व्वसक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌॥ (११, ३७) 
और ऐसा क्‍यों न हो? वे आपको नमन क्‍यों न करें ? आप राक्षसोंके हन्ता 
हैं, राक्षस अर्थात्‌ बाहर और भीतर स्थित रिपुगण। यदि नदी हमें निगल जाये तो 
भी कया होता है? हमारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वह इससे अधिक भयानक 
है। हृदयके भीतर स्थित राक्षसरोंको कौन मार सकता है। इसलिए कहा: 
आपको कौन नमस्कार नही करेगा ? आप तो गुरुओंके गुरु, ब्रह्मके भी आदि- 
कर्त्ता, अनन्त देवेश, जगन्निवास तथा सतृ-असतूसे परे अक्षर पुरुष हैें। 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वार्इमय 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-- 
स्त्वमस्थ विश्वस्प पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेय्यं च पर॑ च धाम 
त्ववा तत॑ विश्वसनन्तरूप॥ (११, ३८) 
आप आदिदेव हूँ, पुराण पुरुष हैँ, आप इस विद्वके परम आश्रयस्थान हें। 
आप ज्ञाता हें, ज्ञेय हें, परमघाम आप ही हैँ। हे अनन्त रूप, आप इस जगतुमें व्याप्त हैं। 
बायुयंसो5ग्निवंदण: शशांकः 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहरच । 
नमो नमस्तेष्स्तु सहस्रक्ृत्वः 
पुनइच भूयो५पि तमो नभस्ते॥ (११, ३९) 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपितामह आप ही हैं। में आपको 
हजारों बार नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ । 


[१५३ | 
बुधवार, ८ सितम्बर, १९२६ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नसो5स्तुते सर्चत्त एवं सबवं। 
अनन्तवीर्यासितविफ्रमस्त्व॑ 
सर्व समाप्नोषि ततो$सि सर्वेः॥॥ (११, ४०) 
मद्रासमें एक भक्त महिला थी। वह भगवानकी तरफ पीठ करके पूजा किया 
करती थी। एक ज्ञानी उसे ताना मारने छगा। किन्तु उक्त महिलाने उत्तरमें यह 
इलोक पढ़कर सुनाया और वह ज्ञानी हतप्रभ होकर रह गया। जब हरएक स्थलमें 
भगवान है, सभी दिशाओंमें उसकी आँख, कान, नाक इत्यादि हैँ, तब अमुक दिशामें 
ही बेठना जरूरी क्‍यों हो? 
आपको सामनेसे, पीछेसे और चारों ओरसे मेरे नमस्कार हैं। हे अनन्त वीर्ये- 
वान्‌ू, हे असीम पराक्रमी, सभी कुछ आप ही घारण किये हुए हैं। इसलिए आप ही 
सब-कुछ हें। अर्थात्‌ जो-कुछ भी है वह सब-कुछ आप ही हें और जहाँ आप नहीं 
हें, वहाँ कुछ भी नहीं है। 
स्खेति मत्वा प्रसभ॑ यदुकत॑ 
हैं कृष्ण हे यावत हे सलेति। 
अजानता भहिमानं तवेद॑ 
सया प्रसादात्पणयेन वाषि।। 


“गीता-शिक्षण ! २८७ 


यच्चावहासार्थंमसत्कृतोडस्ति 
विहारशब्यासनभोजनेयु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयस ॥ (१९१, ४२) 
आपको अपना मित्र मानकर अविवेकपूर्वक यदि मेने कुछ कह दिया हो --- आपकी 
महिमाको न समझकर मेरे मुँहसे कुछ निकछः गया हो, प्रमाद अथवा अति प्रेमवद् 
कुछ कह गया होऊँ अथवा हेंसी-हँसीमें कभी मेनें आपका अपमान कर दिया हो, 
खेलते, सोते, बैठते अथवा खाते हुए, अकेले अथवा दूसरोंके सामने यदि मुझसे कोई 
अविनय हुईं हो तो मुझे क्षमा करें। 


पितासि छोकस्प चराचरस्य 
त्वमस्थ पुज्यव्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोध्स्त्यक्यधिकः कुतोध्त्यो 
लोकत्रयध्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ (११, ४३) 


आप इस चराचर जगत्‌के पिता हैँ, पूज्य हें और श्रेष्ठ गुर हैँं। आपके समान 
इस विद्वमें कोई नहीं है, तब फिर इस त्रिलोकर्में तो हो ही कैसे सकता है? आपका 
प्रभाव अग्रतिम है। 
तस्मात्मणमस्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादय. त्वासहमीशमीडचूम्‌ । 
पितेव पुन्रस्थ सखेबव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहँसि देव सोढ़म ।। (११, ४४) 
आप प्रणम्य हे, इसलिए अपने शरीरको आपके चरणोंमें झुककर स्तुति करने 
योग्य आपसे में यह विनय करता हूँ कि जिस तरह पिता पुत्रका, मित्र मित्रका, 
पति प्रिय स्त्रीका अपराध सहन करता है, उसी प्रकार आप भी मेरा अपराध 
सहन करें। 
अदुष्टपुव हृषितो$स्मि दुष्ट्या 
भयेत्र च प्रव्यथितं सनो से । 
तवदेव में दर्शय देव रुप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास।॥ (११, ४५) 
जैसा पहले कभी नहीं देखा, आपका वैसा रूप देखकर मुझे रोमांच हो आया 
है और मेरा मन भयसे व्याकुछ हो उठा है। इसलिए हे देव, मुझे अपना पहलेका 
रूप दिखाओ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। 


१८८ सैम्पूर्ण गांधी वाइमंय॑ 


किरीटनं गदिनं चऋहस्त- 
मिच्छामि त्वां ब्रष्टुमहूं तथंव | 
तेनेव रुपेण चतुभुजन 
सहल्बाहों भव बिदवमू्तें॥॥। (११, ४६) 
में आपके उस रूपका दर्शन करना चाहता हूँ जो मुकुटधारी, गदाघारी और 
चक्रधारी है। हे सहल्नबाहु, हे विश्वमूतति, आप अपना चतुर्भुज रूप घारण करें। 
सया प्रसन्नन तवार्जुनदं 
रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं चिद्वमनन्तमाय 
यन्‍्से त्वदन्येन न दुष्ठपुर्वम॥ (११, ४७) 
हे अर्जुन, तुझपर प्रसन्न होकर ही मेने आत्मशक्तिके द्वारा यह तेजस्वी तथा 
परम आदि, अनन्त विश्व-रहूप दिखाया है। तेरे सिवाय आजतक किसी दूसरेने यह 
रूप नहीं देखा। 
न वेदयज्ञाध्ययनंन दाने- 
ने व क्रियाभिन तपोभिस्मेः। 
एयंरूप: शक्य अहं नुलोके 
द्रष्टूं_ त्ववन्येन कुरुप्रवीर॥॥ (११, ४८) 
“वेद ' के अध्ययन, यज्ञ, दान और अनेक प्रकारकी क्रियाओं, उग्र तपस्यासे भी 
मेरा यह रूप देख सकतेमें, हे अर्जुन, तेरे सिवाय कोई समर्थ नहीं है। 


सा ते व्यथा मा च्‌ विमृढभावों 
दुष्ट्वा रूप॑ धोरमीदृद्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ 
तदेव में रूपमिदं प्रपहय॥ (११, ४९) 
मेरे इस भयंकर रूपकों देखकर तू व्यथित मत हो | यह तुझे मूढ़ भी व बनाये । 
भय छोड़कर तू प्रसन्न हो और मेरे परिचित रूपकों देख। 


[ १५४ 
गुरुवार, ९ सितम्बर, १९२६ 
वुष्दवेद॑ मानु्ं रूप॑ तव सौम्यं जनादंन। 
इवानीमस्मि संवत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ (११, ५१) 
तब अर्जुननें कहा कि हे जनादेन, आपके सौम्य मनुष्य स्वरूपको देखकर मेरी 
चेतना छौट आई है। 


१, सापन-सूत्रमें इसके बादका संजय द्वारा कहा गया इछोक छोड़ दिया गया है। 


/ गीता-विक्षण १८९ 


सुदुर्दशेसिदं रूप दुष्टवानसि यन्मस। 
देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्य दर्शनकांक्षिण:॥॥ (११, ५२) 


भगवानने कहा कि तूने मेरा जो रूप देखा, उसका दर्शन दुरुंभ है। देवतागण 
भी इसे देखनेकी लित्य आकांक्षा करते रहते हैं। 
नाहूं चेदंन तपसा न दानन न चेज्यया । 
दाक्‍्य एवंविधो द्रष्दुं वृष्टवानसि माँ यया।। (११५३) 


तूने मेरा जो स्वरूप देखा, उसका दर्शन वेद, तप, दान अथवा यज्ञसे नहीं 
हो सकता। 


भक्‍्त्या त्वतन्यया दावय अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ातुं द्रष्दूं च॒_तत्त्वेन प्रवेष्दुं च परंतप।॥ (११, ५४) 


है परंतप, मेने तुझे अपना जो स्वरूप दिखाया है, उसका दर्शन तथा वास्तविक 
रूपसे उसे समझ सकता अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है। 
भगवानको जानना चाहिए। फिर उसके दर्शन करने चाहिए और अन्‍्तमें उसमें 
लीन हो जाना चाहिए। ईइवरसे हमें यह कह सकना चाहिए कि तू मुझे चबा डाछ। 
मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। में तेरा हूँ और तुझमें मिल जाना चाहता हूँ। 
यदि तू मुझे चबा भी डाले तो उससे मेरी क्या हानि हो सकती है। भगवानका यह 
कहना कि मे तुम्हें अपनी दाढ़के नीचे चंबा डार्ंगा और फेंक दूँगा, यह प्रकट 
करता है कि तू मुझे भक्तिके माध्यमसे जान सकता है। हम तो अपनी श्रद्धाके 
बलूपर ही उसकी परीक्षाम्में खरे उतर सकते हें। उसीकी शक्तिसे सब-कुछ होता है। 
जीना-मरना भी उसीके माध्यमसे है --- यदि ऐसा समझमें आ जायें तब फिर क्या बच 
रहता है! 
मत्कमंफून्मत्परमो सद्भकक्‍तः संगवजितः। 
निरबरः स्वंभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।॥ (११, ५५) 


हे पाण्डव, जो सारे कर्म मुझे समर्पित करता है, भेरे प्रति परायण रहता है, 
मेरा भक्त बनता है, जो आसक्तिरहित है और प्राणि-मात्रके प्रति जिसके मनमें वैर- 
भाव नहीं है, वह मुझे पा छेता है। 

ग्यारहवें अध्यायका समस्त सार भगवानने अन्तिम इलोकर्में सुचित कर दिया 
है। मेरे लिए काम करनेवाला, मुझमें परायण रहनेवाला, आसक्तिह्दीन, किसीके प्रति 
वैरभाव न रखनेवाला, घोर अपराध करनेवालेके प्रति भी वेरभाव रखे बिना जिसके 
मुँहसे ऐसा ही उद्गार निकले कि उसका भछा हो, वह मुझे पाता है। 


३२-१५ 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 
अध्याय १२ 


[१५५ |! 
शुक्रवार, १० सितम्बर, १९२६ 
एवं सततयुकक्‍ता ये भकतास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा:॥ (१२,१) 
ईश्वरके प्रति प्रेम रखनेका अर्थ है अन्य किसी काममें आसक्ति न रखना। 
काम वो करना है परन्तु ममत्वभावके बिना, ईर्वरके लिए ही। कामी मनुष्य अपनी 
वासनाओंकों पूरा करनेके लिए अपने माता-पिता और बच्चोंकी आसक्ति छोड़कर, 
वासनामें ही डूब जाता है। यह भी अनासक्ति है। किन्तु यह तल्लीनता एक खराब 
कामके प्रति है, जबकि ईर्वरके प्रति प्रेम सदगुण है। 
अब इलोकका अ्थे हें: 
उपर्युक्त रीतिसे जो भक्त हमेशा आपके साथ युक्त होकर एकाग्र चित्तसे 
समाधिस्थ रहता है और जो आपको अक्षर और अव्यक्त मानता हुआ आपकी 
उपासना करता है, इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है? 
सय्यावेशय सनों ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मताः॥ (१२,२) 
भगवान उत्तर देते हैं: 
जो मनुष्य सदा मुझमें अपनेको छीन करके, परम श्रद्धा, अचल श्रद्धाके साथ 
मेरी उपासना करता है, में उसे श्रेष्ठ योगी कहता हूँ। 
ये त्वक्षरसनिर्वेदयमव्यक्तं पयुंपासते। 
सर्वेत्रगमचित्त्यं च कूटस्थमचर्ू श्रुवम्‌ ॥। 
संनियम्येन्तियप्रामं॑ सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्बंभूतहित रताः॥॥ (१२, ३-४) 
किन्तु जो पुरुष समस्त इन्द्रियोंके समुदायको अच्छी . तरह वशमें करके सबके 
प्रति समत्व दृष्टि रखकर, मेरे दृढ़, अचल, ध्रुव, अचिन्त्य, सर्वेव्यापी, अव्यक्त, अवर्ण- 
नीय और अविनाशी स्वरूपकी उपासना करता है, वह सब प्राणियोंके हितमें रत 
रहकर मुझे ही प्राप्त करता है। 
[१५६ | 
शनिवार, ११ सितम्बर, १९२६ 
क्लेशोइपघिकतरस्तेषमव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्तः हि गतिई:खं देहवज़िरवाप्यते। (१२,५) 
जिनका चित्त अव्यक्तमें लगा हुआ है अर्थात्‌ जो निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करते 
हैं, उन्हें अधिक क्लेश होता है। क्योंकि हम शरीरघारी जीवोंका अव्यक्तकी गतिको 
जानना भति कठिन है। 


१. शुक्रवार और शनिवारका विवरण महादेवभाईने नहीं ल्खा था। 


“गीता-शिक्षण ' २९६ 


शून्यका ध्यान करना बहुत कठिन वस्तु है। ईश्वरके श्रति एक भी गुणका आरोप 
करते ही अव्यक्तकी उपासना नहीं बचती। फिर भी निराकार, अचिन्त्य स्वरूप साकार- 
के उस पार है। यह तो हम सबको समझना ही पड़ेगा। भक्तिकी पराकाष्ठा इस 
बातमें है कि भक्त भगवानमें लीन हो जाये और अन्तमें बच जाये केवछ एक अद्वितीय, 
निराकार भगवान ही। किन्तु इस स्थितिकी प्राप्ति साकारके माध्यमसे सरलतापूर्वक 
हो जाती है, इसलिए सीधे निराकारको प्राप्त करनेका मार्ग कष्टसाध्य कहा गया है। 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संनन्‍्यस्य सत्पराः। 
अनन्यनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥। 
तेषामहू समुद्धर्ता मुत्युसंसारसागरातू । 
भवासि न चिरात्पार्थ स्यावेशितचेतसाम्‌ ॥॥ (१२, ६-७) 


किन्तु जो भनुष्य अपने सभी कामोंको मुझे समर्पित कर देता है, मेरे ही प्रति 
परायण रहता है और अनन्य योग-भक्तिपूर्वक मेरा ही ध्यान घरता हुआ मेरी उपा- 
सना करता है तथा जिसने अपना मन मुझमें ही छीन कर रखा है, में ऐसे व्यक्तिका 
इस मुत्युरूपी संसारसागरसे जल्दी ही उद्धार करता हूँ। 


[१५७ | 
रविवार, १२ सितम्बर, १९२६ 


 क्लेश्ोइधिकतरस्तेषाम्‌ _ वाला इलोक मेरे लिए बहुत अधिक प्रकाश देनेवाला 
साबित हुआ है क्योंकि उसमें अव्यक्तकी पुजाकों कष्ठसाध्य और अधिक क्लेशयुक्त 
कहा गया है। यह कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति वन-गमन करे और 
ध्यान घरकर बेठ जाये तो वह भनुष्य ईइवरके दर्शन पा सकता है। किन्तु यदि 
कोई व्यक्ति किसी दुकानका मुनीम, कर्मचारी अथवा प्रबन्धक हो तो वह भी ईइ्वरके 
दर्शन कर सकृता है। उन दोनोंकी स्थिति एक-सी ही हो सकती है और इसलिए 
इन दोनोंकों ही एक-सा परिणाम प्राप्त हो सकता है। 

हम छोग चरखेकी प्रवृत्तिको हाथमें लिये हुए हें। यदि इसके प्रति हमारी 
साधना सच्ची हो तो वह व्यापक हुए बिना नहीं रह सकती। देहघारीको जो मार्ग 
अपनाना चाहिए, चरखेके प्रति हमारी यह श्रद्धा इसका एक उदाहरण है। यही' भक्तिका 
मार्ग है, सगुणकी उपासना है। कारण, हम चरखेको देख पाते हैं और उसमें शक्तिके 
दरन करते हँ। हम चरखेमें कुछ गुणोंको आरोपित करते हैँ और दूसरोंसे भी वैसा ही 
करनेको कहते हें। पर यदि हम केवल चरखेकी ही उपासना करें तो वह अव्यक्त 
ब्रह्मकी उपासना करने-जैसी बात हो सकती है। यदि हम चरखेका प्रयोग किये बिना 
उसकी उपासना करें तो वह भी अव्यक्तकी उपासना हुई। किन्तु मेरी कल्पना तो यह 
है कि यदि कभी सौन-सेवतका ससय आ जाये तब भी यह बात नही हुईं कि हमने 
चरखेको त्याग दिया अथवा ब्रह्मजिज्ञासाको छोड़ दिया । वास्तवमें तो हम हिमालयके शिखर 
पर जाकर बैठ जायें तो वह भी चरखेके प्रति वैराग्य अथवा छोगोंका तिरस्कार करना 


२९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


नहीं कहलाया जा सकता। इसमें अव्यक्तकी भक्ति नहीं है। उससे कुछ लछाभ भले 
ही हो जाये। क्रोषोके वश होकर यदि कोई ब्रह्मचर्य-त्रत पाछे अथवा व्यभिचार छोड़ 
दे तो उसका कल्याण तो होगा ही तथापि यह नहीं कह सकते कि वह उससे ज्ञानपूर्वक 
किया है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति चरखेसे ऊबकर अथवा समाजसे ऊबकर चरखा 
अथवा समाजको छोड़कर भागे तो यह बात उसके लिए नही कही गई है। 

किन्तु यदि किसी व्यक्तिको ऐसा छगे कि इस नाम और रूपके उस पार कोई 
अन्य वस्तु भी है और उसे उसके दर्शन करने चाहिए तथा वह उसके दर्शनोंके लिए 
निकर पड़े तो यह एक मार्ग हुआ। अव्यक्तकी यह भक्ति हृदयसे करनी हो तो 
भी इसमें कष्ट बहुत है। ब्रह्म सत्य है और सृष्टि मिथ्या है यह एक ऐसी बात है 
जो बुद्धिमें भी नहीं आती। तब फिर इसके अनुसार अमल करना तो कितनी कठिन 
बात है? कोई शरीरमें छूरा मारे और हमपर उसका प्रभाव न हो, यह तो तभी 
हो सकता है जब हमारा शरीर ही कवच हो जाये। शास्त्रोंमें ध्रुव और सुघन्वाकी 
बात है। इस तरहका धारीर धारण करना भी हशरीरका त्याग करने जैसा हो 
सकता है। इस हृदतक आदमी पहुँच जाये और अपनी आत्मामें रम जाये ऐसी 
स्थिति कष्टसाध्य है। एक करोड़ मनुष्योंमें से ९९,९९,९९९ तो चूक ही जायेंगे। उनका 
यह मोह कदापि भंग नहीं हो सकेगा। उन्हें फिरसे जन्म लेना पड़ेगा। 

कर्मे-मार्ग सबसे सीघा मार्ग है। बुद्धिका मार्ग जबदंस्त भ्रम्में डालनेवाला मार्गे 
है। कमसे-कम भ्रमित करनेवाला मार्ग तो नेहाभिक्रमनाशो5स्ति वाला है। ईसाई 
अथवा मुसलमान भी, हिन्दू तो कदापि नहीं, सगुण उपासनासे मुक्त नहीं हुए। मोलाना 
श्षिबलीने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस बातपर विचार किया गया है कि ईश्वर 
शरीरी है अथवा नहीं। सर्वथा अव्यक्तकी पूजा करनेवाले हरएक व्यक्तिके भाग्यमें 
किसी-न-किसी व्यक्तिकी पूजा लिखी ही है। हम इस बातकी कल्पना बुद्धिसे कर सकते 
हैँ कि देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है। इसी देहमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, 
ऐसा कहनेका अर्थ यह हुआ कि इस देहके छूटनेके बाद फिर जन्म नहीं छेना पड़ेगा। 
देह-पातके बादकी अपनी स्थिति कौन कह सका है? स्पिरिच्युअलिस्ट (9एांद्ापरश्ां) 
और धियोसफीमें विद्वास करनेवाले भूत-प्रेतादिकी जो बात करते हैं, में कहता हूँ कि 
वह ठीक नहीं है और मेरा अर्थ यह है कि कोई पूरी बात अभीतक नहीं कर सका है। 

इस दृष्टिसे अर्जुनसे कहा गया कि. यदि तू इस प्रपंचमें न पड़े तो अच्छा है। 
यह “बँघी मुट्ठी लाखकी ” जैसी बात हुईं। कृष्ण कहते हें कि अरे भोले आदमी, क्‍या 
तू यह नहीं देख पाता कि मेंने भी देह धारण किया है। इसके बाद भी तू मुझसे 
पूछता है कि अव्यक्तकी उपासना ठीक है कि व्यक्त की? इससे तो यह अच्छा 
है कि में जैसा कहूँ, तू यथाशक्ति वैसा करता जा। निर्वेर हो जा और प्राणि-मात्रके 
प्रति समभावसे आचरण कर। यदि तू यह बात समझ जायेगा तो कितने ही प्रपंचोंसे 
छूट जायेगा। हम संगुणकी उपासना करते हैं, इस कारण यदि कोई हमें मूतिपूजक 
कहे और निन्‍दा करे तो उसे वैसा करने दो। इसीलिए कहा है: 


१. सम्मवत: छाइफ ऑफ द्‌ प्रॉफेटसे तातये दे। 


“ जीता-शिक्षण ? २९३ 


सब्येव मन आधत्स्व सबि बुद्धि निवेशय। 
निवस्तिष्यप्ति सय्येव अत ऊर्ध्वे न संशयः।। (१२, ८) 
तू अपना मन मुझमें ही छीन कर दे, अपनी बुद्धिको मुझमें ही केन्द्रित कर। 
उसी अवस्थामें तू मुझे प्राप्त कर सकेगा। मेरे इस कथनमें शंका मत कर। 
अथ चित्त समाधातूं न शकक्‍्नोषि मयि स्थिरम्‌ | 
असम्यासयोगेन ततों मामिच्छाप्तूं धनंजय।॥। (१२, ९) 
यदि तू अपना चित्त मुझमें स्थापित न कर सके तो हे अर्जुन, अम्यासयोगके 
द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर। 
अभ्यासयोग और ईइ्वरपर ध्यान रखनेमें क्या अन्तर हो सकता है? ऐसा 
जान पड़ता है कि अभ्यासयोगका अर्थ हुआ श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना, ऐसे 
समाजमें जाकर बैठ जाना, भजन-कीतंन सुनना; क्योंकि पत्र॑ पुष्पं फल तोयं सब-कुछ 
ईदइवरतक पहुँच जाता है। 


[१५८ | 
मंगलवार, १४ सितम्बर, १९२६ 
अभ्यासेष्प्पयसमर्थोइंसि मत्कसंपरमो भव। 
सदर्थभपि कर्माणि कुर्वेन्सिद्धिसवाप्स्यसि॥ (१२, १०) 
यदि तू इस प्रकार अभ्यासयोग करनेमें असमर्थ हो तो तुझे चाहिए कि तू 
मेरे प्रति परायण होकर मेरे ही लिए सारे कर्म कर। ऐसा करनेसे भी तुझे सिद्धि 
प्राप्त हो जायेगी, तू मुझे प्राप्त करेगा। 
अथेतदप्यक्षक्तोइसि कठतूँ सद्योगमाशितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुछ यतात्मवान्‌॥ (१२, ११) 
यदि तू इतना भी न कर सकता हो तो संयमी बनकर और मेरे योगका जाश्रय 
करके, समस्त कर्मोके फलूका त्याग कर! फलछ-प्राप्तिके लिए आतुर मत बन। 
श्रेपो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्यानं विशिष्यते । 
घ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतन्तरम्‌ ॥॥। (१२, १२) 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे कर्मफल-त्याग बढ़कर है। 
इस तरह त्यागसे शान्ति मिलती है। 
यहाँ ज्ञानका अर्थ केवल विद्वत्ता नहीं, बल्कि हृदयका वास्तविक अनुभव हैं। 


वह फिर थोड़ा ही क्‍यों न हो । ऐसे ज्ञानसे ध्यान अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रता श्रेष्ठ 
है। और ध्यानसे भी कर्मफल-त्यागको श्रेष्ठ बतकाया गया है। यह इस दुृष्टिसे कहा 


१. इस दिनका विवरण पूँजाभाईने छिखा था। 


२९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गया कि ध्यान करनेवाला व्यक्ति कदाचित्‌ अपनेकों ही छल रहा हो। इसके सिवाय 
ज्ञानका अर्थ अन्तमें होनेवाला साक्षात्कार नहीं है ! यहाँ ज्ञान और ध्यानके अधूरे 
अथैको लक्ष्यमें रखकर श्रेष्ठताकी बात कही गई है । कर्मफल-त्यागका उल्लेख सबसे 
बादमें किया है। वास्तवमें तो यह सबसे पहली चीज है। कर्मफलका त्याग करनेवाला 
व्यक्ति अहंकारहीन हो जाता है। 

अब ऐसे व्यक्तिके लक्षण बताते हें: 

अद्देष्टा सर्वेभूतानां सेत्रः करण एवं च! 
निर्ममों निरहंकारः समवुःखसुखः क्षमी॥। (१२, १३) 

यह व्यक्ति सभी प्राणियोंके प्रति इतना ही वहीं कि द्वेष नहीं रखता, बल्कि 
सबके प्रति मित्रभाव और करुणा रखता है तथा ममत्व और अहंकाररहित होकर 
सुख और दुःखमें समान भाव रखता है और क्षमाद्यील होता है। 

मित्रभाव तो बराबरीवालछोंके प्रति ही रखा जाता है, किन्तु सबके प्रति करुणा- 
भाव रखना चाहिए । हमें चाहिए कि हम किसी कुत्तेको डंडा फेंककर न मारें। 
माता-पिता अथवा शिक्षक हमारे साथ ऐसा बरताव करें तो हमें कैसा लगे | हम 
अपने माता-पिताके आज्ञाकारी बालक हों, तो भी ऐसा व्यवहार करनेवाले पिताके 
प्रति हमारा भाव क्या होगा ? हम यहाँ इस बातकी बहसमें नहीं पड़ेंगे कि कुत्तेके 
प्रति हमारा क्या घर्मं है। फिर भी इतना तो निश्चय ही है कि हमारा धर्म कुत्तेको 
मारना तो कदापि नहीं है। कुत्ता हमें काट खाये तो भी यदि हम उसके प्रति 
क्रोध न करें तो इसे ही क्षमा कहा जा सकेगा। “जैसेके साथ तैसा” होना अच्छा 
नियम नहीं है। इसमें क्षमाभाव तो है ही चहीं। नीचके साथ नीच बननेसे क्या लाभ 
हो सकता है? इससे उलटे यदि नीचके प्रति भी प्रेममाव, करुणाभाव और क्षमाभाव 
रखें तो उससे दोनोंका ही फायदा होगा। 

ममत्वहीन और निरहंकारका भेद समझना चाहिए। तिर्मम अथवा ममत्वहीन- 
का मतलब हुआ मेरा-तेराका भेद न करनेवाला, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ में विश्वास 
करनेवाला; और निरहंकारका अर्थ हुआ कि अमुक काम मेने किया है ऐसा न कहकर 
ईश्वरने किया है, ऐसा माननेवाला व्यक्ति | 


[१५९ ] 
बुधवार, १५ सितम्बर, १९२६ 
संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढ़निइ्चयः। 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भकतः स में प्रियः॥॥ (१२, १४) 
जो निरन्तर सन्तुष्ट है, सदा ध्यानमें लीन है, जो इन्द्रियोंको वशमें रखता है, 
दृढ़ निदपवयवाला है और जिसने अपने मन तथा बुद्धिकों मुझे अपित कर रखा है। 
मेरा एसा भक्‍त तो मुझे प्रिय है। 


* गीता-शिक्षण ” २९५ 


यस्मान्नोद्िजते छोको लोकान्नोहिजते च॑ यः । 
हर्षामर्षभयोहगेर्मुक्तो यः स व में प्रियः॥ (१२, १५) 
लोग जिससे उद्विग्न नहीं होते और जो छोगोंसे उद्विग्न नहीं होतः तथा जो हें, 
ईर्ष्या, भय आदि उद्देगोंसे मुक्त है [वही मुझे प्रिय है |। 
 अद्वेष्टा ” शाब्द्में इलोकका भाव आ ही जाता है। 


अनपेक्ष: शुचिदेक्ष उदासीनों गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भकतः स में प्रियः॥॥ (१२, १६) 


जो आकांक्षारहित है, शुद्ध और कुशल है; पक्षपात रहित है, दुःखोंसे मुक्त है 
तथा समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला है, मेरा वह भक्त मुझे प्रिय है। 

पूरे बारह॒वें अध्यायमें भक्‍तके लक्षण दिये गये हूँ। ' स्थितग्रज्ञ ' सम्बन्धी इलोकों- 
के साथ इनका मिलान करें तो वे सब इन्ही इलोकों-जैसे लगेंगे। 

ईदवरका भक्‍त सिवाय ईद्वरके किससे आशा रखे? शुचिका अर्थ है जिसका 
मन और शरीर दोतों पवित्र हों, ऐसा व्यक्ति। दक्ष अर्थात्‌ जो काम लिया है उसे 
भगवानका ताम लेकर ही करनेवाला व्यक्ति। “ उदासीन ” अर्थात्‌ अनेक योजनाओंकी 
रचना करनेपर सफलता न भिल रही हो फिर भी जो बिलकुल चिन्ता न करे। 
/ सर्वारस्भपरित्यागी ” अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो कामकों खोजने नहीं निककता बल्कि 
काम जिसको खोजते हुए आता है। उससे जो काम लिया जाना है उसे स्वयं भग- 
वान निरिचित करके उसे सौंप देते हें। वह यह मानकर कि ईरवर हमारा सारा भार 
स्वयं उठा लेगा, सब-कुछ ईदवरपर छोड़ देता है। दासको कामकी खोजरमें जानेका 
अधिकार ही नहीं है। 


यो न हृष्यति न देष्टि न क्वोचति त कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी सक्तिसान्यः स में प्रिय :॥ (१२, १७) 


जो हर्ष अथवा द्वेषको प्राप्त नहीं होता, जो न शोक करता है, न कामना 
करता है, बल्कि जो शुभ और अश्युम सभी कर्मोका फल त्याग देता है, मेरा ऐसा 
भक्त मुझे प्रिय है। 
समः शत्रों चल मित्रे 8 तथा भानापमानयो: । 
जोतोष्णसुखबुःखेबु समः संगविवर्जितः ॥। 
तुल्पनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टों थेवकेनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ (१२, १८-१९) 
निन्‍दा और स्तुति जिसके लिए समान है, जो मननशील है, जो जैसे-तैसे शरीर- 
का निर्वाह करके सन्‍्तोष मान छेता है, अपना घर कहने योग्य जिसके पास कुछ नहीं 
होता, ऐसा स्थिरुद्धि युक्त मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 
रायचन्दभाईने कहा है: “ वन्दे चक्ती तथापि तन माने मान जो /--जो चक्र- 
व॒र्तीके द्वारा श्रणाम किये जानेपर भी अभिमान नहीं मानता। 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
ये तु धर्म्यामृतसिद॑ यथोव्त पर्युपासते। 
अद्दधाना सत्परमा भक्‍तास्ते्तोव मे प्रियाः॥ (१२, २०) 
इस धर्ममय अमृतका जो निष्कामभावसे सेवन करता है, मुझमें परायण और 
मुझमें श्रद्धा रखनेवाछा मेरा ऐसा भक्‍त' मुझे अतिशय प्रिय है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूढ्के नाते हमारे काम तो हमारे सामने हें ही। 
जो व्यक्ति अपने इन कामोंको आशारहित और निस्पृह भावसे करता है, वह ईववर- 
का भक्त है। दूसरे अध्यायमें “स्थितप्रज्ञ” सम्बन्धी इलोक हें। उनमें किसी अवधूत 
योगीकी दशाका वर्णन है। इस बारहवें अध्यायमें भक्तकी दशाका हमारी सामान्य 
भाषामें वर्णेन किया गया है। 


अध्याय १३ 


[१६० ] 
गुरुवार, १६ सितम्बर, १९२६ 
इस तेरहवें अध्यायसे एक नई ही बात शुरू होती है। इसमें शरीर और शरीरके 
स्वरूपके विषयमें विचार किया गया है। 
इदं द्रीरं॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिषीयते। 
एतयद्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्र्ष इति तदहिद:॥। (१३, १) 
हे अर्जुन, इस शरीरको क्षेत्र कहा गया है और जो इसे जानता है उस विद्वानको 
क्षेत्र्ष कहा गया है। 
इस शरीरमें पाण्डकश और कौरव अर्थात्‌ देवी और आसुरी विचारोंका युद्ध हो 
रहा है। ईश्वर दूर खड़ा होकर इस युद्धको देख रहा है। आप लोग ऐसा न मानें 
कि यह बात हस्तिनापुरके एक छोदे-से क्षेत्र्में चलनेवाले युद्धेके विषयसे सम्बन्धित है। 
यह युद्ध तो आज भी चल रहा है। 'घर्मक्षेत्र का अर्थ समझनेके लिए इसी इलोकका 
उपयोग किया जाना चाहिए। 
क्षेत्रत्त चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रब भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्जानं सत॑ मम।॥ (१३, २) 
सभी क्षेत्रोंके अन्तर्गत रहनेवाला, सभी क्षेत्रोंका साक्षी क्षेत्रज्ञ में हूँ। जो क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ष इन दोनोंको अछूग करके जानता है, वह सब-कुछ जानता है। 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनोंमें से किसकी सेवा करनी है, किसकी शरणमें जाता 
है, यदि इसका विचार करते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाये तो कहा जा 
सकता है कि हारीर थोड़ा-बहुत साथंक हुआ। 


“गीता-शिक्षण * २९७ 


[१६१ ] 
शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९२६ 


तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्‌ च यहिकारि यतदच यत्‌ । 
से न यो यत्प्रभावश्च तत्समासेत मे श्णु॥ (१३, ३) 
यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, इसमें कौन-कौनसे विकार उत्पन्न होते हे तथा क्षेत्रज्ञ 
क्या है और उसकी शक्तियाँ क्‍या हूँ, सो संक्षेपर्में सुन। 
ऋषिभिकंहुधा गीत॑ छत्दो भिविविधेःषृथक । 
न्रह्मसूत्रपदेश्वेव हेतुमद्भिविनिश्चितें:।। (१३, ४) 
इस वस्तुका ऋषियोंने अनेक प्रकारसे वर्णन किया है, अनेक प्रकारके छन्दोंमें 
इसका पृथक्करण किया है और  ब्रह्मसूत्र के हेतुपूर्ण उन पदोंमें, जिनमें कार्य-कारणकी 
श्रेणी भरी पड़ी है और जिसमें एक-एक शब्द तोलकर रखा गया है, यहाँतक कि 
जिनमें एक मात्राका भी फेरफार नहीं हो सकता, इस तरह इसका वर्णन किया 
गया है। 
महाभूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि द्वोक च॑ पंच चेन्द्रियगोचराः !। 
इच्छा हेषः सुख दुःख संघातरचेतना घृति : । 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥। (१३, ५-६) 
पाँच महाभूत, अहंकार जिसके बलूपर ये भूत टिक सकते हूँ, बुद्धि, अव्यक्त 
( प्रकृति), दस इन्द्रियाँ, मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय तथा इच्छा, द्ेष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतन शक्ति, धृति --- अपने विकारों सहित संक्षेपर्मे यह क्षेत्र है। 
संघातका अर्थ है शरीरके तत्त्वोंकी परस्पर सहयोग करनेकी शक्ति। धृतिका 
अर्थ धैयेरूपी सूक्ष्म गुण न होकर यहाँ शरीरके परमाणुओंका परस्पर एकत्र रहनेका 
गुण है। यह गुण अहंभावके आधारपर ही सम्भव है और यह अहंभाव अव्यक्त 
प्रकृतिमें व्याप्त है। 
असानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराजंवसम्‌ । 
आचार्योपासन शौत्त स्थेयंसात्मविनिश्नहः ।॥। 
इन्द्रियार्थथू वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदृुःखदोबानुदशनस्‌ ॥॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥! 
सयि चाननन्‍्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्‍तवेशसेवित्वमर तिजेनसंसदि ॥॥ (१३, ७-१०) 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेंदर्शनस्‌ । 
एतज्लानसिति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतोइत्यथा॥ (१३, ११) 


अमानित्व, अदंभित्व, क्षमा, सररूता, गुरुकी सेवा, शौच, स्थिरता, आत्मसंयम, 
इच्द्रियोंके विषयोंके प्रति वैराग्य, अहंकाररहितता, जन्म, मरुण, जरा, व्याधि, दुःख 
इत्यादि दोषोंका निरन्तर भान; पुत्र, स्त्री, घर इत्यादिके प्रति मोह तथा ममताका 
अभाव, प्रिय और अप्रियके प्रति नित्य समभाव, मेरे प्रति अनन्य, ज्ञानपुर्वकं और एक- 
निष्ठ भक्ति, एकान्त-स्थरूका सेवन, जनसमूहमें अरति, आध्यात्मिक ज्ञानक़री नित्यता- 
का भान, आत्म-दर्शत-- थह सब ज्ञान कहलाता है और जो इससे विपरीत है वह 
अज्ञान कहलाता है। 

शौच अर्थात्‌ बाह्य और अन्तर शुद्धि । राम-नाम लेनेसे यह शुद्धि प्राप्त होती है। 
चौबीसों घंटे हृदयको राम-नामके उच्चारणसे स्वच्छ किया जाता रहे, तभी इस शुचिता- 
की रक्षा होती है। प्रभातकालमें हमारी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चलनी चाहिए 
कि हम आज रामका नाम क्योंकर भूछ गये। हमें आज दुःस्वप्त क्‍यों आया। 

इन्द्रियोंके विषयोंके प्रति वैराग्यका अर्थ है यह भावना कि अमुक चीज़ोंकी' मुझे 
आवश्यक्ता नहीं है, में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। 

जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख आदि दोषोंका दर्शन भी इसमें भा जाता है। 
प्रारम्भ ही 'पापोष्हम्‌ ' से होता है। अनेक प्रकारकी व्याधियाँ हमें क्‍यों होती हें! 
इष्ट और अनिष्ठ जो-कुछ आ पड़े, उसके विषयममें समभाव विकसित करना ही चाहिए। 
एकान्त-सेवनका क्‍या अर्थ है? अकेले गुफामें जाकर बैठ जाना ? जब हजारों व्यक्तियींके 
बीचमें भी एकान्तका अनुभव किया जा सके, तभी वह सच्चा एकान्त-सेवन है। एक 
ही विचारका चिन्तन करते हुए उसमें तल्लीन रहना एकान्त-सेवन कहलायेगा। 


[१६२ |] 
शनिवार, १८ सितम्बर, १९२६ 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्यासि यज्ज्ञात्वामृतमइनुते । 
अनादिसत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥॥ (१३, १२) 


अब ज्ञेय क्‍या है, सो तुझे बतलाऊँगा। जिसे जावकर मनुष्य अमृतत्त्व, अमर- 
पदको प्राप्त कर छेता है, वह ज्ञेय है। वह अनादि और परबह्मा है, उसे सत्‌ अथवा 
असत्‌ नहीं कहा जा सकता | 

यह किसलिए कहा गया है, जब कि ब्रह्म ही सच्चिदानन्द है और केवल 
ब्रह्म ही सत्य है। श्रीकृष्ण कहना यह चाहते हैं कि इससे उलछटा अर्थात्‌ असतृसे 
उल्टा जो सत्‌ है उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है। जब ब्रह्मके सन्दर्भेमें हम सत्‌ शब्दका 
प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है इन्द्रातीत अर्थात्‌ सत्‌ और असतके इन्द्रमे 
से वह कुछ भी नहीं है। वह तो इन दोनोंसे भिन्न वस्तु है। ईश्वरकों न बुरा कह 
सकते हें, न अच्छा। वह तो इन दोनोंसे परे है। वह त्रिकालाबाध्य तत्त्व है। 


“गीता-शिक्षण ! २९९ 
सर्वेतःपाणिपादं तत्सवंतोइक्षिज्ञिरोमुखम्‌ । 
सर्वेतःभुतिमलल्‍्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ (१३, १३) 
सभी दिशाओंमें उसके हाथ और पाँव हैं और सभी ओर उसके आँख, शिर और 
मुख हैं। सभी बोर उसके कान हैं। वह इस संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। 
सर्वेन्द्रययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असकत॑ सर्वेभ्च्चेच निर्युणं गुणभोक्‍्तु च॥ (१३, १४) 
वह सभी इन्द्रियोंके गुणोंक आभाससे युक्त है, फिर भी उसका स्वरूप 
इन्द्रियहीन है। वह आसक्तिरहित है और निर्गुण होते हुए भी सबका पोषण करनेवाला 
तथा गुणोंका भोक्‍ता है। 
बहिरन्तदच भूतानामचरं॑ चरमेव च॑। 
सुक्ष्मत्वात्तरचिज्ञेयं दृरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ (१३, १५) 
वह सर्व भूतोंके बाहर है और उनके भीतर भी है। वह चर और अचर है। 
सूक्ष्म होनेके कारण वह अविज्ञेय अर्थात्‌ ऐसा है कि जाना नहीं जा सकता। वह दूर 
भी है और समीप भी है। 
'. अविभकतम्‌ च भूतेषु विसक्‍तसिव च्‌ स्थितम्‌ । 
भूतभतूं च॑ तज्ज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्यु च॥ (१३, १६) 
यद्यपि यह ऐसा नही है कि इसके विभाग किये जा सके फिर भी यह जीवोर्में 
विभकत-जैसा ही रहता है। वह जानने योग्य है। भूतोंका भर्त्ता है। वह संहार- 
कर्ता और सबको उत्पन्न करनेवारा भी है। 
[१६३ ] 
मंगलवार, २१ सितम्बर, १९२६ 
ईइवरके विषयमें सारे विरोधी गुणोंकी कल्पना की गई है क्योंकि हम अपनेको 
छन्द्रसे मुक्त नहीं कर पाते। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं हुदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ (१३, १७) 
वह ज्योतियोंकी भी ज्योति है। वह अन्धकारके परे है अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश 
है। ज्ञान भी वही है और ज्ञानसे जानने-योग्य भी वही है। वह सबके हृदयोंमें 
स्थित है। 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोकत समासतः । 
सद्भकक्‍त एतव्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।। (१३, १८) 
इस तरह मेने संक्षेपर्मे क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके विषयमें वताया। इसे जानकर 
मेरा भक्त मेरे ही भावको प्राप्त हो जाता है। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


प्रकृति पुरुष चेव विद्धयूतादी उभावषि । 
विकारांइच गुणांब्चव विद्धि प्रकृतितंभवान्‌ ॥ (१३, १९) 


प्रकृति और पुरुष इन दो वस्तुओंकी जोड़ी अनादि है। विकार और गुण 
प्रकृतिसे उत्पन्न होते हें। 


कार्यकरणक्ुंत्ने हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोवतुत्वे हेतुरुच्यते ॥॥ (१३, २०) 
कार्य अर्थात्‌ विकारोंके वश होकर मनुष्य जो-कुछ करता है और कारण 
हा विकार -- इनके कतुंत्वमें भी प्रकृति ही हेतु है। पुरुष सुख-दुःखके भोवतृत्वका 
। 


ईइवरके दो भाग किये -- एक स्वरूपकी प्रकृतिकी तरह जान और दूसरेको 
पुरुषकी तरह। जगतूमं प्रतिक्षण परिवर्तत होता रहता है इसलिए वह माया है। 
पुरुष क्षणजीवी नहीं है क्योंकि वह साक्षी है। 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोह्य सदसद्योनिजन्मसु॥ (१३, २१) 
प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंका भोक्‍्ता हैं। इन 
गुणोंकी संगति जीवात्माके शुभाशुम योनियोंमें जन्म ढेनेका कारण बनती है! 


[१६४ | 
बघवार, २२ सितम्बर, १९२६ 


यदि हम ईइवरकों राजा मान लें और हम' सब उसके गुलाम वन जायें अर्थात्‌ 
देहपर से अपना अधिकार छोड़ दें तो पर्याप्त है। 


उपद्रष्टानुसन्ता च भर्ता भोक्‍ता भहेब्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेइस्मिन्पुदषः परः ॥ (१३५ २२) 


इस देहमें स्थित पुरुष पर है। पर अर्थात्‌ मायासे अतीत। किन्तु वह साक्षी 
है और अनुमति देनेवाछा है। सबको धारण करनेवाला भर्त्ता और भोक्‍ता वही है। 
फिर वह महेदवर है और उसे परमात्मा भी कहा ग्रया है। 
अग्निमें जलानेकी शक्ति होती है, किन्तु यदि ईश्वरकी अनुमति न हो तो 
अग्नि जला नहीं सकती। 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च॑ गुण: सह । 
सर्वथा वर्तमानोषपि न स भूयोइभिजायते ।। (१३, २३) 
इस तरह जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृतिको उसके गुणों समेत जानता है वह 
व्यक्ति सब तरहका आचरण करते हुए भी फिर जन्म नही छेता। 
जो व्यक्ति ऐसा दावा करे कि भें तो ईश्वरका भक्त हूँ, इसलिए जो-कुछ में 
करता हूँ सो वास्तवमें ईश्वर करता हैं, तो उस व्यक्तिका ऐसा दावा करना मिथ्या 


“ गीता-शिक्षण * ३०१ 


है। यदि संसार कहे कि हाँ, यह ईश्वरका भक्त है और उसके सारे काम ईइवर 
ही करता है तो इसे ठीक माना जा सकता है। उससे यदि कोई पूछे कि क्‍या 
तुम्हें ज्ञान हो गया है तो वह कहेगा कि में नही जानता, ईश्वर जानता है। बुद्धिमें 
बड़ी जल्दी उफान आ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किन्तु जो व्यक्ति ज्ञानमय 
हो गया है, उसे तो सयाना बनना ही नहीं है। राम, कृष्ण, भगवान्‌ हो गये यह 
सारी हमारी कल्पना है। राजा रामने पाखण्ड फैछाया या नहीं; सो हमें क्‍या 
मालूम । हम यह भी नहीं जानते कि कृष्ण कोई दुष्टातिदुष्ट मनुष्य तो नहीं था। 
किन्तु हमें ऐसी तमाम झंकाएँ करनेका अधिकार नहीं है। हम जिसे भरें उसे पूर्ण 
पुरुषोत्तम मानकर भर्जे, उत्तम बात तो यही है। हम तो ऐसा ही मानें कि हिन्दु- 
स्तानकी जनता जिसे ईइवर मानती है हम भी उसे ईदवरका रूप मानकर भजते हूं। 
यह इलोक स्वेच्छाचारका समर्थन नही करता, बल्कि भक्तिकी महिमा सूचित 
करता है। कमें-मात्र जीवके लिए बन्धनकारी है किन्तु यदि वह अपने समस्त कर्मोको 
परमात्माके चरणोंमे डाल दे तो वह बन्धनमुकत हो जाता है। इस तरह जिसमें से 
कर्त्ता होनेके अहंभावका नाश हो गया है और जो चौबीसों घंदे अन्तर्यामीकों पहचान 
रहा है, वह पाप-कर्म करता ही नहीं। पापका मूल ही अभिमान है। जहाँ “में 
नहीं है, वहाँ पाप नहीं है। यह एइलोक पाप-कर्म न करनेकी युक्‍क्ति प्रस्तुत करता है। 
ध्याननात्मनि पश्यन्ति फेचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांस्येत योगेन कर्मयोगरेल चापरे।॥ (१३, २४) 


कुछ लोग घ्यानसे, कुछ छोग आत्माको आत्मासे, कुछ छोग सांख्य योगसे, 
कर्मेयोगसे अथवा ज्ञानयोगसे ईश्वरकों जानते-पहचानते हें। 


[१६५ ] 
गुरुवार, २३ सितम्बर, १९२६ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्यम्यथ उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येव मुत्यूं श्रुतिपरायणा: ॥॥ (१३, २५) 
कुछ लोग इस तत्त्वको न जानते हुए भी दूसरोंसे सुनकर उसकी उपासना 
करते हैं। वे श्रुतिपरायण होकर मृत्युको उत्तीर्ण कर जाते हैं। 
यदि हम ईइ्वरापंण करके काम करेंगे तो तर जायेंगे यह सुनकर तदनुसार 
आचरण करें तो अपने विषयमें भी कह सकेंगे कि 'सर्वेथा वर्तमानोषपि न स भूयो$ 
भिजायते ” सब तरहका आचरण करते हुए भी वह फिर जन्म प्राप्त नहीं करता। 
यावत्संजायते किचित्सत्तवं स्थावरजंगसम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतषंभ ॥ (१३, २६) 
जो-कुछ स्थावर अथवा जंगम वस्तु उत्पन्न होती है वह क्षेत्र अर्थात्‌ प्रकृति 
और क्षेत्रज्ष अर्थात्‌ पुरुषके संयोगसे होती है, तू इसे जान छे। 


३०२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


वस्तु-मात्रका पृथक्करण करके देखें --- आदमी, मिट्टी, पानी --- तो इन सभीका 
उत्तर अछग-अछग मिलेगा। किन्तु यदि हम वस्तुशः: शोघ न करके इनके मूलकी 
खोज करें तो नाम और रूपका खयाल ही न रहे। जो रावण हमारे समक्ष ऐसा 
प्रकोभन प्रस्तुत कर देता है कि हम अपनी इच्छापूर्वक उसके भाया-जालूमें फेस जाते 
हैँ, वह उस रावणकी अपेक्षा अधिक भयंकर है जो साक्षात्‌ हत्यारा था। 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेद्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पद्यति ॥। (१३, २७) 
जो सर्वभूतोंके प्रति समदर्शी है और जो सभी नाशवानोंमें अविनाशी है, उस 
परमेश्वरको देखनेवाला ही वास्तवमें देखनेवाला है। 
नाश तो प्रतिक्षण होता रहता है, फिर भी उसमें एक ऐसा अविनाशी तत्त्व 
पड़ा हुआ है, जिसपर इस चक्रका कोई प्रभाव नही पड़ता। जो उस अविनाशी तत्त्व- 
को देख पाता है वही वास्तविक द्रष्ठा है। 
सम॑ पद्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
ने हिनस्त्यात्मनात्मानं ततों याति परां गतिम्‌॥ (१३, २८) 
इस तरह जो व्यक्ति सभी स्थानोंपर इसी स्थितिमें उपस्थित ईश्वरको देखता है 
वह अपने हाथों अपना नाश नहीं करता, अपनी देहके नाशके साथ वह स्वयं नाशकों 
प्राप्त नहीं होता, ऐसा वह मानता है। और इसीलिए वह परमगतिको प्राप्त करता है। 
प्रकृत्पव व्‌ कर्माणि क्रियमाणानि स्वेशः । 
यः पद्यति तथात्मानमकर्तोरं स पदयति।॥ (१३, २९) 
जो यह जानता है कि सभी प्रकार प्रकृतिसे ही सारे कर्म उत्पन्न होते हेँ और 
जो आत्माकों अकत्तके रूपमें जानता है अर्थात्‌ जो यह जानता है कि सब-कुछ 
ईदबरकी मायासे होता है फिर भी उसमें पड़ा हुआ पुरुष अकर्त्ता ही है, वह सम्यक्‌ 
दृष्टिवारा व्यक्ति है। 
यदा भूतपुृथरभावमसेक स्थसनुपद्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥॥ (१३, ३० ) 
ताना प्रकारके भूतोंके अलग-अलग होनेपर भी जब वह उन्हें एकमें ही रहते 
हुए देखता है और उसीमें से समस्त विस्तार हुआ है ऐसा समझता है तब वह ब्रह्मको 
पा जाता है। ' 
[ १६६ |] 
शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९२६ 


“गीता” मार्गे-दर्शक ग्रन्थ है और हम सभीको इसमें अपने समस्त व्यवहारका 
आधार खोजमनेमें समर्थ हो सकना चाहिए। डा० त्रिभुवनदासकी पुस्तकको' सभी नहीं 


१. भाने शिखामण, देखिए आत्मकथा, भाग ३, गध्याय ६। 


“गीता-शिक्षण * ३० रे 


समझ सकते, किन्तु कोई वेच्य या डाक्टर उसे भली-भाँति समझ सकता है। हमारी 
भी स्थिति ऐसी ही है। 


अनावित्वान्निगुणत्वात्परमात्सायमव्ययः । 
शरीरस्थोषपि कौन्तेय न फरोति न लिप्यते । (१३, ३१) 


अनादि और निर्गुण होनेके कारण परमात्मा अव्यय है। दरीरस्थ होते हुए 
भी वह कुछ नहीं करता और किसीसे, किसी बातसे लिप्त नहीं होता। 


यथा सर्वंगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥। (१३, ३२) 


जिस तरह सूक्ष्म होनेके कारण आकाश सभी वस्तुओं और सभी स्थानोंमें होते 
हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसी तरह इस देहमें और सबमें रहनेवाला आत्मा 
भी लिप्त नही होता। 


यथा प्रकाशयत्यपेकः कृत्स्नं लोकमिसं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा छृत्स्तं प्रकाशयति भारत।। (१३, ३३) 


जिस तरह अकेला सूर्य इस सारे जगत्‌को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
क्षेत्री सारे क्षेत्रको प्रकाश देता है। 


क्षेत्रक्षेत्रतपोरेवमन्तरं ज्ञानचक्ष॒ुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ (१३, ३४) 
जो व्यक्ति ज्ञान-चक्षुसे क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञके मेंदको जानता है और यह जानता है 
कि प्रकृति और मायाके बन्धनसे प्राणियोंकी मुक्ति किस प्रकार होती है, वह व्यक्ति 
मोक्षकों जानता है। 


[१६७ | 
शनिवार, २५ सितम्बर, १९२६ 


तेरहवें अध्यायमें यह बताया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्षका स्वरूप क्‍या है, 
उस स्वरूपको जाननेके साधन क्या हे और ज्ञातके विभिन्न अंग क्या हूँ | ज्ञानका 
पहला लक्षण तो अमानित्व बताया है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे जितना ज्ञान 
होते हुए भी यदि अभिमान हो तो “गीताजी को जानना व्यर्थ हो गया। जहाँ अभि- 
मान है, वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति सदा अमानी होता है, अदम्भी होता है, 
सरल होता है, गुरुकी उपासना करनेवालय होता है, पवित्र होता है, स्थिरतायुकत होता 
है, आत्मनिग्नहयुक्त होता है, अहंकारहीच होता है। वह जरा और व्याघिसे दुःखी नहीं 
होता | वह पुत्र, दारा और गृहके प्रति अनासक्त होता है। वह मेरे प्रति अव्यभिचारी 
भक्तिवाला होता है, एकान्तसेवी होता है, अध्यात्मज्ञानमें रस लेनेवाला होता है और 
उसकी तत्त्वज्ञानके प्रति कंगन होती है। 


३०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 
अध्याय १४ 
[१६८ ] 


रविवार, २६ सितम्बर, १९२६ 


हम यहाँ गीताजीके ” अभ्यास अर्थात्‌ तदनुसार नित्य आचरण करनेके छिए 
एकत्रित होते हेँ। यदि हमारे पेटमें दर्द हो तब हम किसी ऐसी पुस्तकको उठाते हैं 
जिसमें घरेलू दवाइयाँ दी गईं हों और फिर उनमें से कोई दवा चुन छेते हें । ' गीताजी ' 
भी घरेलू दवाइयोंकी एक पुस्तक है। आध्यात्मिक रोगकी औषधि उसमें से ली 
जाती है। यदि हम ' गीताजी को अपनी कामघेनु वनाना चाहते हों तो उससे अधिकसे- 
अधिक जितना ले सकते हूँ, उतना लें । गीता से हमें जो-कुछ प्राप्त हो जाये उसके 
समर्थनकी दृष्टिसे हम चाहे जितनी पुस्तकोंका अध्ययन क्‍यों न करें किन्तु सन्‍्तोष तो 
हमें 'गीता के वचनोंसे ही करना चाहिए। इसलिए इसके प्रति हमारी अनन्य भविति 
होनी चाहिए । ऐसी अनन्य भक्ति स्वाभाविक रूपसे ही हममें उत्पन्न हो सकनी 
चाहिए | 

लोग किसी गाँवके एक तालाबमें से लुक-छिषकर मछलियाँ मार छे जाते थे। 
गाँवकी समितिनें निश्चय किया कि मछलियाँ तो इस तरह मरती ही हैँ, छोग भी छुक- 
छिपकर उन्हें मारनेके कारण डरपोक बनते हें इसलिए हम ऐसा करें कि मछली 
मारनेकी अनुमति कुछ निश्चित रकम देनेके बाद .दी जाये और फिर छोग मछलियाँ 
मारें। अन्य दूसरे लछोगोंने सोचा कि मछलियाँ मारनेकी अनुमति देना और उससे पैसा 
पैदा करना अधर्म है। इस तरह दोनों पक्षोंमें मतभेद उत्पन्न हो गया। इस मतभेद- 
को मिटानेका काम मुझे सौंपा गया। निर्णय देते हुए में अपने मनमें घवराया क्योंकि 
घर्मज्ञान अथवा श्रद्धाके मामछेमें हम किसी दूसरेको अपना आधार नहीं वना सकते। 
यदि हम इन विषयोंमें दूसरोंकी बुद्धिके अनुसार चलें तो हम स्वयं तो भटक ही 
जायेंगे, दूसरा भी हमारे साथ मारा जायेगा। यदि उन छोगोंने मुझसे पूछनेके बदले 
“गीता ' अथवा वेद अथवा “ कुरान से पूछनेका विचार किया होता तो अधिक अच्छा 
होता । हमें इन पुस्तकोंकों अपने आध्यात्मिक रोगशमनका साधन मानना चाहिए। 
किन्तु बादमें मुझे सूझा कि व्यक्तिको चाहे जिस वातका समर्थन पुस्तकसे प्राप्त 
हो सकता है। किन्तु 'कामघुक्‌ "का सच्चा अथे तो यही है कि उसमें से केवल 
शुभेच्छा ही फलित हो। यदि “गीताजी” हमारी चाहे जिस इच्छाको पूर्ण करनेवाली 
बन जाये तो फिर वह कामथुक्‌ नहीं, पूतना मौसी ठहरेगी। शास्त्रकारोंने कहा है कि 
शूद्र बेदादिका पठन नहीं कर सकते। शायद इसका यह कारण रहा होगा कि कहीं 
वे उसका मनमाना अर्थ न निकारँ। जो व्यक्ति शास्त्रोंके पास पूरी तरह सत्य और 
अहिसामें श्रद्धा रखकर नहीं जाता, उसका उनके पास जाना व्यर्थ ही है । वाइविल 
“ बेद ', ' पुराण ', सभीमें से चाहे जितने पाखण्डका समर्थन किया जा सकता है। इन 
पुस्तकोंकों आधार बनाकर ह॒त्यातक का समर्थन करनेवाले देखे गये हैँ । किन्तु जो व्यक्ति 
“गीता ' को सत्य और अहिंसाका साधन मानकर पढ़ेगा उसके लिए वह मार्मेद्शक 


* गीता-शिक्षण ३०५ 


सिद्ध होगी। अतः प्रत्येक व्यक्तिको इसमें से स्वयं ही अपना निर्णय कर लेना चाहिए। 
मेरे अथवा किशोरलालके पास जाकर, हमसे पूछकर, हमारे अर्थको स्वीकार करनेसे 
“गीता ”  कामघुक्‌ ” नही बनती। दूसरेकी श्रद्धा स्वीकार करनेके बदले स्वयं श्रद्धायुक्त 
होकर अपना निर्णय आप करना चाहिए। जहाँ मन्शा स्वच्छ है और दम्भका छेश 
नहीं है वहाँ यदि निर्णय लेनेमें चूक हो जाये तो भी वह क्षम्य ही होगी । ऐसा 
व्यक्ति गलती करके सावधान हो जाता है और सीधे रास्ते रग जाता है। 
पर भूयः प्रवक््यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ (१४, १) 
जिस उत्तम ज्ञानको जानकर सारे मुनियोंने परम सिद्धि प्राप्त की, में तुझे वह 
ज्ञान फिरसे बता रहा हूँ। 
इद ज्ञानमुपाश्ित्य सम सापस्पेंमागताः । 
सर्गेंषपि नोपजायन्ते प्रत्ये न व्ययन्ति च॥ (१४, २) 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो लोग मेरे प्रति तनन्‍्मय हो गये हैं, उन्हें सृष्टि-कालमें 
जन्म नहीं लेना पड़ता और प्रकूयकालमें उनका नाश भी नहीं होता। 


[१६९ | 
मंगलवार, २८ सितम्बर, १९२६ 
सम योनिसंहदुबहाय तस्मित्गर्भ दधाम्महस । 
संभवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत।॥ (१४, ३) 

हे अर्जुन, मह॒दब्नह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनी है और में उसमें गर्भ स्थापित 
करता हूँ। सभी जीवोंकी उत्पत्ति उसीसे होती है। 

“बाइबिक का रूगभग पहला ही वाक्य है कि ईश्वरने कहा कि प्रकाश हो और 
प्रकाश हो गया; जग्रत्‌ बने और जगत्‌ बन ग्या। कुम्हारकों चाकके ऊपर मिट्टी 
चढ़ानी पड़ती है और फिर उसे आवेमं पकाना पड़ता है। ईद्वरको ऐसा नहीं करना 
पड़ता । ईश्वर तो बाजीगर है; वह अपनी कल्पनामात्र -- प्रकृति, रृक्ष्मी, जगदम्वाके 
उदरमें गर्भ स्थापित करता है और जग्रत्‌ पैदा हो जाता है। 

सर्वंयोनिषु कौस्तेय मूर्तेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म मह्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ (१४, ४) 

समस्त योनियोंसे जो-जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी महत्‌ योनि में हूँ और 

बीज प्रस्थापित करनेवाल्या पिता भी में हूँ। 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ (१४, ५) 

प्रकृतिमें से सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ --ये तीन गुण उत्पन्न होते हे। वे देहमें स्थित 

अव्यक्त देहीको बाँधकर रखते हे। 


३२०२० 


के 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वार्ड्मय 


तत्र सत्तवं निर्मेलत्वात्मकाशकसनासयम्‌ । 
सुखसंगन बध्ताति ज्ञानसंगेन चानघ।॥ (१४, ६) 

इनमें निर्मेछ होनेके कारण सत्त्वगुण प्रकाशमय और अनामय है। वह बाँघता 
तो अवश्य है किन्तु वह हमें ज्ञान और सुखके बन्धनोंमें बाँधता है। 

जो व्यक्ति सात्तिक आहार, विहार और विचारयुकत है वह निरोगी है। 
केवल आहार सात्त्विक रखे और आचरण तथा विचार सात्त्विक न हों तो वह रोगी 
कहलायेगा। 

रजो रामात्मक विद्धि तृष्णासंगसमृद्भवम्‌ । 
तप्निबध्ताति कौन्तेय कर्सेसंगेन देहिनस्‌॥ (१४, ७) 

रजस्‌ रागात्मक है। तू उसे ऐसा जान कि उसकी उत्पत्ति रागमें से है अथवा 
वह रागको उत्पन्न करनेवाला है। यह तृष्णासे उत्पन्न होता है। यह देही अर्थात्‌ जीवा- 
त्माको कर्मोके बन्धनमें बाँधता है। 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन स्ववेहिनास । 
प्रमादालस्पनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत॥ (१४, ८) 

तमस्‌ अज्ञानसे उत्पन्न होता है। वह सभी देहधारियोंको मोहमें डाल देता है और 
प्रमाद, आलस्य तथा निद्राके द्वारा देहीको बाँघता है। 

न करने योग्य अनेक प्रकारकी इच्छाएँ ही प्रमाद हें। आलूस्य प्रमादका और 
भी खराब स्वरूप है। निद्रा उससे भी आगेकी चीज है और एक अघोरावस्था है। 
जो व्यक्ति समाधिस्थ है वह सदा ही जाग्रत है और उसे छेटने या आलस्य करनेकी 
आवद्यकता नहीं होती । अहदी तो आग छग जाये तो भी हाथपर-हाथ घरे बैठा रहे। 
तमसूमें जिस बातकी ओर इशारा किया गया है, वह ऐसी ही स्थितिकी ओर है। 


[१७० ] 
बुधवार, २९ सितम्बर, १९२६ 
सत्त्वं सुखे संजंयति रजः कर्मेणि भारत । 
ज्ञानमाव॒त्य तु तमः प्रभादे संजयत्युत॥ (१४, ९) 
सत्त्वका परिणाम सुखके रूपमें और रजसूका परिणाम कर्मके रूपमें प्रतिफलित 
होता है। ('ग्रीताजी ' में जिस कर्मकी व्याख्या की गई है, यहाँ कर्म शब्दका वह अर्थ 
नहीं लेना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ है प्रवृत्ति; प्रवृत्ति और ध्रवृत्तिमें ही छूगे रहनेवाले- 
का कमें)। तमस्‌का परिणाम ज्ञानको आच्छादित करके प्रमादके रूपमें प्रतिफलित 
होता है। 
रजस्तमदचासिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमदचव तमः सत्त्वं रजस्तथा।। (१४, १०) 
रजस्‌ और तमसूको अपसारित करके व्यक्ति सत्त्व उत्पन्न कर सकता है। (ये 
तीनों वस्तुएँ हमारे भीतर हें। जिसका विकास करना हो, उसका विशिष्ट सेवन 


“गीता-शिक्षण ३०७ 
किया जाये।) रजसूको बढ़ाना हो तो सत्त्व और तमसूको दवाना, तथा तमोग्रणको 
बढ़ाना हो, तो सत्त्व और रजस्‌ दोनोंको समाप्त करना चाहिए। 

सर्वद्वारेष देहेइस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवुद्ध सत्त्वमित्युत॥ (१४, ११) 
इस देहमें जब सभी द्वार भ्रकाशयुक्त और ज्ञानयुक्त हो जायें तब समझना 
चाहिए कि सत्त्वगुणकी वृद्धि हुईं है। 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।॥ (१४, १२) 
जब रजोगृण बढ़ते है तब लोभ, प्रवृत्ति कर्मोका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा 
उत्पन्न होते है। 
अप्रकाशो5प्रवत्तिबच प्रमादो मोह एब च्‌ । 
तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुवन्दत।॥। (१४, १३) 
जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओर मोह उत्पन्न 
होते हे। 
यदा सत्तवे प्रवुद्धे तु प्रछयं याति देहभूत्‌ । 
तदोत्तमचिदां लोकानभलान्प्रतिपय्यते ।। (१४, १४) 
सत्त्वकी विकसित अवस्थामें जब देहघारी मरण प्राप्त करता है तो वह उत्तम 
ज्ञानियोंके निर्मेल लोकोंमं जाता है। 
अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तिकी सदुगति होती है। मरणकालमें तरह-तरहकी दवाइयोंका 
आग्रह किये जानेपर भी वह ना” ही कहता है और कहता है कि मेरे लिए तो 
केवल गंगाजल ही पर्याप्त है। जो ऐसा कहकर शान्ति घारण कर चुका हो वह 
सात्त्वक है। 
रजसि प्ररूयं गत्वा कर्संसंगियु जायते । 
तथा प्रल्ीनस्तमस्ति मूहयोनिषयु जायते॥॥ (१४, १५) 
यदि मरणकालमें रजसूकी प्रधानता हो तो व्यक्ति कमियोंके लोकमें जाता है 
और तमस्‌ प्रधान अवस्थामें मरण प्राप्त करनेवाला भूढ़ योनिर्में जन्म लेता है। 
कमियोंका छोक अर्थात्‌ मनुष्य-लोक और मूढ़ योनि अर्थात्‌ पद्मु इत्यादि छोक। 
कर्मणः सुकृतस्याहु: सात््विक निर्मेह फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखसज्ञानं तमसः फलम्‌')॥ (१४, १६) 
सुकृत कर्मोका फल सात्त्विक और निर्मल है। भनुष्यकी राजस्‌ प्रवुत्तिका फल 
दुःख है और तामसिक प्रवुत्तिका फल अन्नान है। 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाद्मथ 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसों लोभ एव च॑ ॥ 
प्रमादमोहीँ तमसो भवतोडज्ञानसेव च।॥ (१४, १७) 
सत्त्व गुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणस्रे छोभ और तमोगुणसे प्रमाद, मोह 
और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। 
ऊध्य गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:॥ (१४, १८) 
सात्त्विक मनुष्यकी ऊध्व गति होती है, राजसी वृत्तिवालेकी स्थिति मध्य होती 
है और जो जघन्य, अधम गुणमें प्रवृत्त है उसकी अधोगति होती है। 
नान्‍्ये गुणेम्यः कर्तारं यदा ब्रष्टानुपद्यति । 
गुणेम्यक्च पर वेत्ति सद्भाव सोइधिगच्छति ।। (१४, १९) 
जब इस देहमें साक्षी रूपमें स्थित आत्मा अन्य किसीको नहीं देखता और उसे 
जान जाता है जो गृणोंसे परे है तब वह मेरे भावको प्राप्त होता है। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुदुभवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेबिमुक्तो5म्‌ तमइनुते ॥॥ (१४, २०) 
देहमें उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे अतीत हो जानेपर जन्म, मृत्यु और जरासे 
विमुक्त व्यक्ति परमानन्दको प्राप्त हो जाता है। 


[१७१ | 
गुरुवार, ३० सितम्बर, १९२६ 


फलिगेस्न्रीन्गुगानतानतीतो भवति प्रभों । 
किमाचारः कर्थ चेतांस्त्रीन्गुणानतिवतते॥॥ (१४, २१) 
अर्जुन पूछता है: 
हे प्रभु, इन गुणोंसे अतीत व्यक्ति किन चिन्होंके द्वारा पहचाना जाता है? वह 
किन आचारोंवाछा होता है और वह किस प्रकार इन गुणोंसे परे हो जाता है! 
प्रकाशं च॒ प्रव॒त्ति च मोहमेव व पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवत्तानिंन निवृत्तानि कांक्षति॥॥ (१४, २२) 


भगवान्‌ कहते हैं: 

ऐसा व्यक्ति त्रिगुणातीत होता है। वह प्रकाश और अन्धकार और मोहके होते 
हुए भी, उनकी वृद्धि होते हुए भी, दुःख नहीं पाता और ऐसी इच्छा नहीं करता कि 
इनमें से कोई चीज बढ़े अथवा कम हो जाये। 

यह इलोक “भगवद्‌गीता के कुछ कठिन इलोकोर्में से है। क्या व्यक्ति ज्ञानकी 
इच्छा न करे? हम तो गायत्री मनन्‍्त्रके द्वारा भी, जो वेद की सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है, 


“गीता-शिक्षण ३०९ 


तेजस्वी पुरुषसे अपनी बुद्धिको स्वच्छ करने, सात्विक करने आदिकी प्रार्थना करते 
है। इसके अतिरिक्त हम यह भी कहते हैं कि 'तमसो मा ज्योतिर्गमय ” अर्थात्‌ हम 
ऐसी आकांक्षा करते हैँ कि तू हमें मोहसे प्रकाशमें, तमसूसे ज्योतिर्में रे जा। तब 
फिर इस इलोकमें जो-कुछ कहा गया है, वह क्‍यों कहा गया? यदि हम आश्रममें 
रहते हुए ऐसे विकासकी इच्छा न करें तो पुरुषार्थ-अ्रष्ट हो जायेंगे। विद्यार्थीकों तो 
प्रातःकाल जल्दी उठकर ऐसी प्रार्थना करनेकी बात सीखनी ही है। हमें आँसू वहाते हुए 
यह विनती करनी ही चाहिए कि हे प्रभु, हमें कौरव-रूपी घोर निद्राकी सेनासे बचा । 
तब फिर गौीताजी ' में यह क्या कहा गया है? निद्रा बढ़े तो भी हम कोई इच्छा 
न करें? क्या हम उससे मुक्त होनेकी इच्छा भी न करें ? क्या हम यही कहें कि 
हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारे लिए तो तीनों अवस्थाएँ एक ही जैसी हेँ। यदि 
कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे तब तो समझिए कि सब-कुछ समाप्त ही हो गया। या 
तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि यह इलोक क्षेपक है अथवा फिर ऐसा मानना चाहिए 
कि यह श्कोक भगवदुगीता ' की कुंजी है। जिस तरह आरम्भमें अर्जुनके ' मारे अथवा 
न भार ऐसा न पूछकर बल्कि 'स्वजनों को मारे अथवा न मारू ऐसा पूछतेपर 
भगवान यह कहते हें कि तू (स्व और “पर का भेद किसलिए करता है।तेरा तो 
यह कत्तेंब्य है कि तू निष्पक्ष बुद्धिसे मारनेका काम कर। उसी प्रकार अर्जुनने भगवानसे 
यह नहीं पूछा कि इन तीनों गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ गुण कौन-सा है। भर्जुन तो जान' गया 
है कि आखिरकार तीनों गणोंसे उत्तीर्ण होना है। गुणयुकत व्यक्तिको पहचाना जा 
सकता है। इस जगतूमें उक्त तीनों वर्गोको पहचाननेमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं 
होती। पर प्रश्न यह है कि क्‍या जग्रतूमें कोई त्रिगुणातीत भी हो सकता है? क्‍या 
कोई ऐसा भी है जो इस त्रिगुणात्मक मायासे अतीत हो चुका है? ऐसे समय भग- 
बान उक्त प्रइनका उत्तर देते हैं। यहाँ दूसरा और कया उत्तर दिया जा सकता है? 
त्रिगुणातीत तो उत्तम, मध्यम और अघम इन तीनों स्थितियोंसे मोहित नहीं होता। इन 
तीनों भुणोंके परिणाम उसमें दिखाई नहीं देते । ऐसा व्यक्ति अलोकिक स्थितिका भोकता 
होता है। किन्तु यह एक बड़ा विषय' है, इसलिए अधिक विचार कलर करेंगे। 


[१७२ | 
शुक्रवार, १ अक्तूबर, १९२६ 


कुछ एक विचार किया जा रहा था। प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह --ये तीनों 
बस्तुएँ आयें अथवा जायें, जो व्यक्ति उनमें से एक भी वस्तुसे दुःख नहीं पाता, उसके 
विषयमें हमने यह देखा कि ऐसा व्यक्ति हम संसारमें नहीं देख पाते। जिसे हम 
बुरी वस्तु मानते हें---आल्स्य, जड़ता अथवा अतिप्रवृत्ति, हसें ऐसा कोई व्यक्ति 
दिखाई नहीं देता जो इनसे बचना न चाहता हो और जो शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति व 
करना चाहता हो; बल्कि हम तो इस स्थितिको प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हे। 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाद्टमय 


'जिज्ञासु” शब्द भी 'ज्ञानकी इच्छा से निकका हुआ छाब्द है और जबतक यह 
ज्ञानेच्छा बढ़ती रहती है तबतक हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह बढ़ती चली 
जाये। अर्थात्‌ हमें इस इलोकके फलस्वरूप अपने कत्तेव्यके विषयमें और अधिक उत्सुक 
हो जाना चाहिए। हमें तो समस्त जग्रत्‌के दुःख नाशके लिए प्रयत्न करना है। 

सामान्य नियम यही हैं कि किसी लेखकके लेखके किसी एक ही भागकों न 
देखें, बल्कि हम उसके सर्वांशकों देखें और फिर उसका अर्थ समझें। 

अब देखें कि यह एलोक किसके लिए है? गुणातीतके लिए है। इसमें गुणातीतके 
लक्षण दिये गये हें। गुणातीत हमें ऐसा ही छंग्रेगा। हम नहीं जानते कि वह क्‍या 
करता है। सूर्यके विषयमें हम कहते हैं कि वह जलती हुई आग है, किन्तु वैज्ञानिक 
कहते हें कि सूर्य एक काली स्याह चीज हैं। एक अंग्रेजी कविने कहा है कि दुनियामें 
जो वस्तु जैसी है वह हमें वेसी ही नहीं दिखती। शंकरका मायावाद भी यही कहता 
है। अर्थात्‌ वह कहता है कि वस्तुएँ जैसी हें उनका रूप हमें वैसा ही दृष्टिगोचर 
नहीं होता । जैसी वे दिखती हूँ, वैसी वे नही हें। क्योंकि हमें सारी वस्तुएँ अपनी 
तरंगोंके माध्यमसे दिखाई देती हैं। 

यह तो निरिचित ही है कि हम इन्द्र-धनुषका जो रूप देखते हें वह वैसा रूप- 
वान नहीं है। वह तो हमें वैसा दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए कहा है कि यह 
जगत्‌ जलकी हछहरें या इन्द्रका धनुष है। 

हम तिरंगे जगत्‌में रहते हुए त्रिगुणातीतकी पहचान किस तरह करें? यदि 
जगत्‌ उसे बुरा कहे अथवा ज्ञानवान कहे अथवा प्रमादी माने तो वह उससे दुखित 
नहीं होगा। यदि जगत्‌ हमें कोरा आन्दोलनकारी मानें तो इससे क्या होता है! 

इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो गया है, जगत्‌ देखेगा कि 
वह भ्रवृत्तियोंस खुश नहीं होता और प्रमाद आदिसे दुःखी नहीं होता। वह सुख 
और दुःखके दन्द्रसे छूट गया है। इन्द्रातीत हो गया है। ऐसा व्यक्ति हमें अछृता और 
अलिप्त दिखाई देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति [ वास्तवमें | केवल निरभिमानी है। 

इस तरह मध्यकी स्थितिसे भी परे एक अलग स्थिति होती है। “ भगवद््‌गीता ' ने 
इस बातपर अधिकसे-अधिक जोर दिया है। उसने तो इतना ही कहा है कि तुम्हारे 
भीतर जो “में” स्थित है उसे तुम निकाल फेंको। हम कहते हैँ, नेति, नेति। तू 
मुझे अमुक रूपमें देखता है। पर सच कहें तो में 'हाँ' हूँ और तू 'ना' है। गुणातीत 
व्यक्ति जगत्‌को शून्य-जैसा दिखाई देना चाहिए। पत्थरकी तरह जड़ रूपमें दिखाई 
देना चाहिए। अर्थात्‌ उसके भीतरका अहंकार निकल गया है। संसारने रामको साक्षात्‌ 
ईश्वरके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि जगत्‌ उसे उसी रूपमें देख सकता है। 
शंकरने पार्वतीसे कहा कि तुम ऐसा क्‍यों मानती हो कि रामको विरहका दुःख 
हुआ। शंकरकों इस बातसे कष्ट हुआ कि पार्व॑तीने रामके प्रति ऐसे मोहकी कल्पना 
की, जबकि राम सारा अहंकार छोड़कर शून्यवत्‌ काम कर रहे हैं। 


' गीता-शिक्षण ! ३११ 
[१७३ ] 
शनिवार, २ अक्तुबर, १९२६' 


हम लोग नित्य तया जन्म छेते रहते हें। आरोग्यशास्त्रकी दृष्टिसे सात वर्षमें 
व्यक्तिका समूचा शरीर बदरूकर नया हो जाता है। हमारा शरीर सातवें वर्षमें ही 
एकदम जादूसे नहीं बदल जाता, बल्कि पुराना शरीर घीरे-धीरे क्षीण होकर उसकी 
जगह नया होता रहता है। इस तरह उत्पत्ति और नाश एक-दूसरेसे लगें-लगाये चलते 
रहते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसमें से कुछ-त-कुछ निकाले बिना, जिसका 
थोड़ा-बहुत नाश किये बिना नया रखा जा सके, अथवा नई वस्तु उत्पन्न की जा 
सके। हमारा मन भी प्रतिदिन अशक्त और सश्क्‍त होता जाता है। जगतमें सभी 
कुछ गतिमान है। स्थिर कुछ भी नहीं है। केवल परमात्मा ही ऐसा है जो स्थिर 
भी है और अस्थिर भी। 

गुणातीतका अर्थ है शून्यवत्‌। किन्तु ऐसी स्थिति कब प्राप्त हो सकती है? 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने ' अपूर्व अवसर ' नामक काव्यमें कहा है, " बली सीन्दरीवत्‌ मात्र 
रहे देह जो।”' ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। जली हुईं रस्सीकी तरह आकृति ही 
बच रहनी चाहिए। उस आक्ृतिमें रस्सीके कुछ भी गुण-दोष नहीं बचते। हम ऐसी 
जली हुईं रस्सीको गुणातीत कह सकते हें। क्योंकि न अब वह बाँध सकती है और 
न कुएँसे पानी खींचकर सींचनेमें सहायक हो सकती है। इसी तरह गुणातीत व्यक्ति 
भी जली रस्सी-जैसा है। रस्सीमें जैसे सापका आभास होता है, उसी तरह यदि 
हम ऐसे व्यक्तिको पत्थरकी तरह जड़ अथवा कमंशून्य समझें तो इससे उसका कुछ 
बनता-बिगड़ता नहीं। हमारा धर्म है कि हम ऐसी जली रस्सीकी तरह बन जायें। 

इस गुणातीत स्थितिको पानेके लिए सात्विक गुणोंका विकास ही एक उपाय 
है। क्योंकि उस स्थितिकों पानेके छिए अभय, अमान, अदम्म जैसे गुणोंका विकास 
करना आवश्यक होता है। जबतक देह है तबतक कुछ-न-कुछ दोष, हिंसा तो शेष है 
ही । इसलिए हमें अधिकसे-अधिक सात्विक बनना चाहिए और हम इतना ही कर 
सकते हैं! 

गुणातीत एक काल्पनिक स्थिति है। जान पड़ता है, यह वास्तविक आचरणकी 
स्थिति नहीं है। आचरणकी स्थिति तो अत्यन्त सात्विकता प्राप्त करनेकी स्थिति 
है। जो व्यक्ति सम्पूर्ण जान पड़ता है उसके विषयमें भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह गुणातीत है। इतना ही कहा जा सकता है कि वह गुणातीत-जैसा है। अंग्रेजीमें 
कहा गया है कि “वबाहरसे तो पापी और पुण्यात्मामें कोई भेद दिखाई नहीं देता, 
किन्तु जो जितना बड़ा पापी है, वह उतना बड़ा पुण्यवान बन सकता है।” 

ऐसा [ अत्यन्त सात्विक] व्यक्ति अपने नीच कमोंपर विचार करता हुआ पापको 
हटाता चला जाता है। रम्भा-जैसी सुन्दर स्त्री भी सामने आ जाये, तो उसके लेखे 


१. इस दिनका विवरण मद्ादिवमाईका लिखा हुआ नहीं है। 
२. यह देद जली रस्सी जेती रद्द जाये। 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय 


वह लकड़ी या पत्थरकी मूर्ति जेसी ही है। इस तरह वह व्यक्ति जल्दी ही शुद्ध हो 
जाता है। 
यदि हम भविष्यमें कभी मोक्ष प्राप्त करने, गुणातीत होनेकी इच्छा रखते हों 
तो हमें सात्विक गुणोंका विकास करना चाहिए। इसीलिए “असतो मा सदगमय 'की 
प्रार्थना की जाती है। जबतक व्यक्तिको ऐसा अनुभव होता रहे कि में प्रोपकार 
कर रहा हूँ तबतक वह स्वार्थी है। यदि वह ऐसा माने कि में गुणातीत हैँ तो वह 
जबरदस्त पाखण्डी है। यदि हम सचमुच परोपकारी हों, तो यह बात छोग जान ही 
जायेंगे। हमें उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। 'बाइबिल 'में कहा गया है कि तेरा 
दाहिना हाथ जो-कुछ करता है, बायेंकोी उसकी खबर न पड़े _। यह सात्विकताका चित्त 
है। सात्विकताके लक्षण रूगभग गुणातीत अवस्थाके जैसे ही होते हें। निःसन्देह 
सात्विककी अपेक्षा गरुणातीतकी ऊँची स्थिति है, क्योंकि वह तो दायाँ या बायाँ कोई 
भी हाथ क्‍या कर रहा है, इसे नहीं जावता। 
उदासीनवदासोनो गु्णयों न विचाल्यते । 
गणा वर्तन्त इत्येब योड्वतिष्ठति नेंगते॥ (१४, २३) 
जो उदासीनकी भाँति स्थिर है, गुण जिसे विचलित नहीं कर सकते, जो ऐसा 
मानकर स्थिर है कि गृण ही अपने भावका अनुकरण कर रहे हें, वह स्वयं विचलित 
नहीं होता। 
ह समदुःखसुलः स्वस्थः समलोष्टाइसकांचतः । 
तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥॥ (१४, २४) 
सुख और दुःख जिसके लिए समान हूँ, जो स्वस्थ रहता है, मिट्टीके ढेले, पत्थर 
और सोनेको जो समान गिनता है, जिसके लिए प्रिय और अप्रिय वस्तुएँ एक-सी हें, 
जिसके लिए अपनी निन्‍दा और स्तुति समान है; और ऐसा घीर पुरुष, 
सानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो सित्रारिपक्षयों: । 
सर्वारंभपरित्यागी गणातीतः स उच्यते॥ (१४, २५) 
जिसके लिए मान और अपमान एकस्से हें, जो मित्र-पक्ष और शत्रु-पक्षको समदृष्टिसे 
देखता है, जिसने सभी आरम्भोंका त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता है। 
गुणातीत अपनी स्थितिका अनुभव तो करता है, किन्तु वह उसका वर्णन नहीं 
कर सकता। जो अपनेको गुणातीत कहकर वर्णित करता है, वह गुणातीत नहीं है! 
क्योंकि इसका तो यह अर्थ हुआ कि उसमें अहंसाव शेष है। 
मां च योज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
सगुणान्समतीत्य तान्ब्रह्मभूयाय कल्पते।। (१४, २६) 
जो व्यक्ति अविचलित भक्तिके द्वारा मेरा सेवन करता है, वह गुणोंसे अतीत 
होकर ब्रह्मभावको प्राप्त करता है। 


' गीता-शिक्षण * ३१३ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च । 
धाइवतस्य च॒ धर्मस्य सुखस्पेकान्तिकस्य च॥ (१४, २७) 


ब्रह्मका, अमृतका, अव्ययका --मोक्षका स्थान में हेँ। सनातन धर्मका स्थान में 
हूँ, एकान्तिक सुखका स्थान भी में हूँ। 

जो व्यक्ति अपनी न्रुटियोंको सुधारनेका प्रबल प्रयत्न करता है, सम्भव है वह 
इस जन्ममें उन सबको दूर न कर सके, किन्तु अन्ततोगत्वा उसे श्रेय मिलता ही 
हैं। संसार आज उसके दोषोंकों ध्यानमें रखकर उसकी निन्‍्दा भछ्ते ही करे, किन्तु 
वह तो इस सबको श्ान्तिपूर्वक सहता हुआ अपने प्रयत्नोंको प्रबततर करता चला 
जायेगा और यदि वह ऐसा करेगा तो उसे शान्ति अवश्य मिलेगी। इस तरह प्रयत्नमें 
ही शान्ति प्रतिष्ठित है। यह एक बहुत बड़ा आइवासन है। इसलिए हमें सात्विक 
गुणोंका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 


अध्याय २५ 
[ १७४४] 
अध्वंमूलमधःशाखमद्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्त वेद सवेदचित्‌ ॥॥ (१५, १) 
रविवार, ३ अक्तूबर, १९२६ 
अविनाशी, अदृव॒त्य वुक्षका मूल ऊपर है और श्ाखाएँ नीचे हैं तथा ' वेद उसके 
पत्ते हें --- ऐसा कहा गया है। जो अविनाशी अद्वत्यको जानते हे वे ' वेद ' के जाननेवाले 
ज्ञानी हे। श्वः का अर्थ है आनेवाछा कछ। इसलिए अद्वत्यथका मतलब होता है आने- 
वाले' कलतक न टिकनेंवाला क्षणिक संसार। संसारका प्रतिपलछ रूपान्तर हुआ करता 
है इसलिए वह अश्वत्थ है। जो इस संसारके यथार्थे रूपको जानता है और जो धर्मको 
जानता है वह ज्ञानी है। 
[१७५ ] 
मंगलवार, ५ अक्तूबर, १९२६ 


अधश्चोष्व प्रसुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धां विषयप्रवारूः । 
अधदच मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि सनुष्यलोके ॥ (१५, २) 


नीचे और ऊपर गुणोंसे हरी-भरी शाखाएँ फैली हें। विषय उसके कोमल किस- 
रूय हें। विषय तो इसमें प्रस्फूटित होते ही रहते हँँ। कर्मोंका वन्धनकारी इसका 
मूल नीचे फैछा हुआ है। इस संसारमें यह मनुष्यके लिए वन्वनकारी है। 


१, यद्द विवरण मद्दादिवभाईका लिखा हुआ नहीं दे। 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


पहले इलोकमें संसारसे तरनेका साधन बताया गया है। इस इलोकमें दूसरी 


दृष्टिसे संसारका वर्णन किया गया है। यह वर्णन अज्ञानीकी दृष्ठिमें संसार जैसा है, 
उस रूपका है। 


न रुपमस्यह तथोपरूम्यते 
सान्‍्तो न चादिने च॒ संप्रतिष्ठा। 
अव्वत्थमेते सुविरिदमूल - 
मसंगशस्त्रेण वृढ़ेन छित्त्वा।॥ 
ततः प्द॑ तत्परिमाभितव्य॑ 
यस्मिन्‍न्गता ते निवततेन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुष प्रपओे 
यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी॥ (१५, ३-४) 
इसका रूप समझमें नहीं आता, न अन्त समझमें आता है, न आदि। इसकी 
जड़ें बहुत गहरी चली गई हें। इस बद्धमूल अश्वत्थकों असंग-रूपी मजबूत शस्त्रसे 
काटकर मनुष्य यह प्रार्थता करे। “जिसने सनातन प्रवृत्ति, मायाका प्रसार किया है, 
म उस आदि पुरुषकी शरणमें जाता हूँ।” ऐसी प्रार्थना करनेवाला व्यक्ति उस पदकी 
शोध कर रहा है, जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद जन्म-मरणके चकक्‍करमें नहीं पड़ना 
पड़ता । 
इस जगतूमें कर्म करते हुए भी अलिप्त तभी रहा जा सकता है जब हम इस 
जगतूको ईश्वरकी छीछा न मानते हुए इसे भोगभूमि मार्नें और असहयोग-रूपी शस्त्रसे' 
इसकी जड़ काटे। दूसरे किसी उपायसे इसकी जड़ काटी नहीं जा सकती। क्योंकि 
यह अनादि और अनन्त है। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके साथ असहयोगकी 
बात सुझाई है। 


निर्मामोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिव॒त्तकामाः । 
हन्देविमुक्ताः. सुखदुःखसंज्ञ- 
गंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ (१५, ५) 
इस पदकी खोज करनेवाला व्यक्ति मान और अपमानकी भावनासे रहित होता 
है। उसमें मोहका नाम भी नहीं होता। संसर्ग दोषसे जो विकार उत्पन्न हो गये हों 
उन्हें वह जीत लेता है। उसे सदा ध्यान रहता है कि में आत्मार्थी हूँ अर्थात्‌ जिसे 
प्रतिक्षण इस बातका ज्ञान रहता है कि में देह नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। उसके 
विषय शमित हो चुकते हें। मरण-कालमें उसके मुखपर ग्लानि नहीं बल्कि प्रसन्नता 
होती है। वह सुख-दुःख रूपी हन्द्से मुक्त होता हैं। ऐसा “अमूढ” व्यक्ति ही इस 
अव्यय पदको प्राप्त करता है। 
अद्व॒त्थके एक-एक पत्तेपर वेद-वाक्य लिखे हुए हैँ, इसका अर्थे यह हुआ कि 
उसके पत्ते-पत्तेपर रामका नाम छिखा हुआ है। जगत्‌ ईदवरकी प्रसादी है और जगतू- 


“गीता-शिक्षण * ३१५ 


रूपी वृक्ष ब्रह्माकी नाभिसे उत्पन्न हुमा है। दूसरा जगत्‌ ऐसा है कि जिसका मूल 
नीचे है और जिसके पत्ते इत्यादि विषयादि हेँ। यह जगत्‌ कामनामय है। 

/ अध्यात्मनित्या ” अर्थात्‌ रामरत, रामका नाम लेनेवाले और रामका काम 
करनेवाले । 


[१७६ | 
बुधवार, ६ अक्तूबर, १९२६ 
न तवृभासयते सुूर्यो न शज्यांकों न पावकः। 
यव्गत्वा न निवर्तन्ते तदृधाम परम मसम।॥। (१५, ६) 
जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि, क्योंकि यह स्वयं- 
प्रकाश है, और जहाँ पहुँचनेके बाद व्यक्ति वापस नही आता, वह श्रेष्ठ धाम मेरा है। 
समेवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःघष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। (१५, ७) 
मेरा ही अंश मृत्युछोकके जीवोंको, मत समेत छहों इन्द्रियोंको, जो प्रकृतिमें 
विद्यमान हैं, खींचता है। 
“रोम रोम प्रति वेद कहे” ऐसा तुलसीदासजीने कहा है। 
.._ द्वररौरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीदवरः । 
गृहीत्वेत्रानि संयाति वायुर्गेन्धानिवाहयात्‌ ॥ (१५, ८) 
आत्मा जब शरीरको भ्रहण करता है अथवा जब वह शरीरका त्याग करता 
है तब वह उक्त इन्द्रियोंको ग्रहण करके गतिमान होता है जिस तरह वायु आसपास- 
की ग्रन्धको लेकर गतिमान होता है। 
ओजन चक्षः स्पशोन च्‌ रसने प्राणमेव च॑ । 
अधिष्ठाय मनदचायं चविषयानुपसेवते ॥ (१५, ९) 
[तब वह जीवात्मा ] कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मनका आश्रय 
लेकर विषयोंका उपसेवन करता है। 
उत्कामन्तं स्थितं बापि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूठा मानुपत्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानचक्षुप:॥॥ (१५, १०) 
जब वह देहको छोड़ता है अथवा जब बह देहमें स्थित रहता है तब ग्ुणोंका 
आश्रय छढेकर। भोगोंका सेवत करनेवाले मूढ़गण उसको देख नहीं सकते; किन्तु ज्ञान- 
चक्षुवाले ही उसे देख सकते हैं। 
हम जगत॒को ही देखते हें किन्तु उसमें जो ईश्वर ओतप्रोत है, उसे हम नहीं 
देख पाते । 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
[१७७ | 


गुरुवार, ७ अक्तूवर, १९२६ 
यतन्‍्तो योगिनइचेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतल्तोष्प्यक्ृतात्मानों नेन॑ पद्यन्त्यचेतसः॥ (१५, ११) 
प्रथत्त करनेवाले योगिगण इस देहवारीको अपने भीतर अवस्थित देख पाते 
हैं, किन्तु जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है ऐसे मूढ़ व्यक्ति प्रयत्न करते हुए भी उसे 
देख नहीं पाते। 
इसका यह अर्थ हुआ कि पहले तो यम-नियम आदिका पाछन किया जाना 
चाहिए। जिसने यम-नियम आदिका पारून नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति गीता का उलठा 
ही अर्थ लगायेगा। ऐंसा व्यक्ति सोचेगा कि विषय इत्यादि भी ईइवरने ही उत्पन्न किये 
हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रहण करें। किन्तु जो व्यक्ति संस्कृत हो गया है, जिसने तपकी 
भट्टीमें अपनेंको तपाया है, वही इसका सच्चा अर्थ कर सकेगा। 
यदादित्यगतं॑ तेजो. जगद्भासयते5खिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ (१५, १२) 
जो स्ुयंंगत तेज सारे जगत॒को प्रकाश देता है, जो चन्द्रमामें है, और जो अगम्निमें 
है वह मेरा ही तेज है, इसे समझ । 
* उपनिषद्‌ में कथा आती है कि देवगण यज्ञका रूपधर कर अग्नि, वायु, इत्यादिकी 
परीक्षा लेने गये थे किन्तु वे सभी पराजित हुए थे।' 
गासाविध्य च्॒ भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णासि चौषघीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥। (१५, १३) 
में पृथ्वीके भीतर प्रवेश करके अपने तेजके द्वारा जीवोंकों धारण करता हूँ ! 
समस्त औषधि, अन्न, वनस्पति-मात्रमें रसोंकों उत्पन्न करनेवाला सोम बनकर में ही 
उनका पोषण करता हूँ। 
अहं बंइवानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः । 
प्राणापानसमायुक्‍तः पत्तास्यन्नं चतुविधम॥। (१५, १४) 
प्राणियोंकी देहमें स्थित वैश्वानरके रूपमें में प्राण और अपानसे युक्त होकर 
चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ। 
वैश्वानर अर्थात्‌ अन्नको पचानेवाली अग्नि। अन्न अथवा भोजनके चार श्रकार 
हैं: चोष्य, लेह्मय, पेय और खाद्य। 


२. गाघीजीका तातये कदाचित्‌ केनोपनिषद्की कथासे है किन्तु उपयुक्त विवरणमें भूछ है। 


' गीता-शिक्षण ३१७ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
भत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदेइब सर्वेरहमेव वेदो 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌॥। (१५, १५) 
॥ में सबके हृदयमें संनिविष्ट हूँ। मेरे ही द्वारा मनुष्यको स्मृति, ज्ञान और बुद्धि 
प्राप्त होते हे। सभी 'वेदों ' में जानने योग्य में हूँ। वेदान्तकों प्रकट करनेवाला और 
'बेद ' को जाननेवाला भी में ही हूं। 


[ १७८ ] 


शुक्रवार, ८ अक्तूबर, १९२६ 
द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरइचाक्षर एवं च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूठस्थोइक्षर उच्चते॥ (१५, १६) 
इस छोकमें क्षर और अक्षर ऐसे दो पुरुष हें । क्षर अर्थात्‌ नाशवन्त, समस्त 
नाम-रूपधारी प्राणिगण। और इसमें जो अचल तत्त्व निहित है, जिसके ओजसके 
माध्यमसे सब-कुछ धारण किया जा रहा है, वह अक्षर है। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
यो लोकन्नयमाविव्य बिभत्य॑व्यय ईइवरः॥ (१५, १७) 
इनसे परे जो उत्तम पुरुष है, वह तो दूसरा ही है। वह परमात्मा कहलाता 
है। यह अव्यय ईबइवर तीनों छोकोंमें प्रविष्ट होकर उनका रक्षण करता है। 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोइस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। (१५, १८) 
क्योंकि में क्षर अर्थात्‌ नाम, रूपका उल्लंघन कर गया हूँ और अक्षरसे भी 
बढ़कर हूँ इसलिए छोक और 'वेद ' में में पुरुषोत्तम कहलाया। 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविदृभजति मां सर्वभावेन भारत॥ (१५, १९) 
जो व्यक्ति मूढ़ताका त्याग करके मुझे पुरुषोत्तमके रूपमें जानता है वह सब- 
कुछ जानता है और अनन्य भावसे मुझे भजता है। 
हन्द्रातात यही है । माया-रूप जगतूकों तर जानेके बाद ईदवरकों कर्त्ता-हूपमें 
भी जानना आवद्यक कहाँ रहा! 
इति गुह्मतमं॑ शास्त्रमिदमुक्त मयानघ। 
एतदवृबुद्ध्वा बुद्धिमान्त्यात्कृतक्ृत्यश्व भारत ॥ (१५, २०) 
यह गुह्मतम, (श्रेष्ठतम) शास्त्र मैने तुझे बताया। इसे जानकर व्यक्ति बुद्धिमान 
और क्तार्थ हो जाता है, तथा ऋणमुकत भी हो जाता है। 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
अध्याय १६ 


[१७९ ] 
दनिवार, ९ अक्तूबर, १९२६ 


अभय सत्वसंशुद्धिर्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान दमदच यज्ञइच स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ |) 
अहिसा सत्यमक्तोधस्त्यागः शान्तिरपंशनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल्प्त्वं मार्दत॑ छीरचापलम्‌ ।॥। 
तेजः क्षमा ध॒तिः शौचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवत्ति संपद बेवीमभिजातस्थ भारत॥ (१६, १-३) 


अभय, अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञान और योगके प्रति निष्ठा, दान, दम, इन्द्रिय- 
निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरहूता, अहिसा, सत्य, अक्रोघ, त्याग, शान्ति, अपैशुन 
(किसीकी चुगली न खाना), भूतदया, अलोछुपता (छालसाका त्याग), मृदुता, मर्यादा, 
अचंचलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, निरभिमानता--ये सारे गुण उसमें होते 
हैं जो दैवी सम्पत्ति लेकर जन्मा हो। 

सत्त्वसंशुद्धि अर्थात्‌ आत्मशुद्धि अथवा अन्त:करणकी शुद्धि | 'ज्ञानयोग व्यवस्थिति ' 
अर्थात्‌ स्थिर ज्ञानकी व्यवस्थिति। ज्ञानव्यवस्थिति ' का अर्थ है वह अनुभवन-न्नान जो 
सदाके लिए स्थिर हो गया है । योगव्यवस्थितिका अर्थ हुआ सदा ईरवरकी प्रतीति, 
ईदवर-ज्ञान, ईश्वर-तादात्म्य। अहिसामें ज्ञानपुर्वक दयाभावसे की हुईं हिंसा भी शामिर 
है। (डा० नानजी जिस दिन ऑपरेशन करते थे उसके एक दिन पहले उपवास रखते 
थे और हेतु यह होता था कि उनके भीतरके क्रोध इत्यादि विकारोंका रोगीको 
फल न भोगना पड़े ।) क्रोषहीन दण्ड देनेवाला शिक्षक तो रोते-रोते दण्ड देगा। क्षमा 
तो युधिष्ठिरकी --- विराट राजाके यहाँ जब विराटने उन्हें मारा तब उन्होंने नाकसे 
गिरते हुए खूनको घरतीपर नहीं टपकने दिया। क्षमाका अर्थ अपकारके बदले उपकार। 
ऐसी तीज्न वस्तु है क्षमा। 


[ १८० ] 
रविवार, १० अक्तूबर, १९२६ 
बम्भो दर्पोषभिसानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्य संपदमासुरीम॒ ॥॥ (१६, ४) 
आसुरी सम्पत्तियुक्त जन्म लेनेवालेमें दम्भ, दर्प, क्रोष, पारुष्य और तज्नात 


होते हैं। 
दम्म अर्थात्‌ जो अपने पास नहीं है उसके होनेका पाखण्ड करना। दर्प अर्थात्‌ 
जिसकी हममें कमी है, उसका आधिक्य बताना। अभिमान अर्थात्‌ हमारे पास जो 
गुण है उसकी डींग मारना। नारदजीने कामदेवको पराजित किया तो उनके मनर्भ 


“गीता-शिक्षण ३१९ 


अभिमान उत्पन्न हुआ और इस अभिमानके कारण उन्हें नीचा देखना पड़ा। “पारुष्य 
अर्थात्‌ कठोरता। 
देवो संपह्िमोक्षाय निबन्धायासुरी सता । 
सा शुचः संपदं देवीमभिजातोषसि पाण्डव।। (१६, ५) 
देवी सम्पत्तियुक्त आदमी मोक्षकी तरफ बढ़ता है और आसुरी सम्पत्ति व्यक्तिको 
बन्धनमें डालती है। तुझे सोच नहीं करना चाहिए; तू वो देवी सम्पत्ति लेकर 
जन्मा है। 
हो भूतसगों लोकेषस्मिन्देव आसुर एवं च॑। 
दंचो विस्तरशः प्रोक्‍त आसुरं पार्थ में श्वुण॥ (१६ ६) 
इस संसारमें स्वभाव दो प्रकारके हे--दैवी और आसुरी। दैवी स्वभावका 
मैने विस्तारसे वर्णण किया, अब आसुरी स्वभावके बारेमें सुन। 
प्रव॒त्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न ज्लौच॑ नापि चाचारों न सत्यं तेषु विद्यति।। (१६, ७) 
आसुरी सम्पत्तिवाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं समझते। वे न शौच 
जानते हें, न आचार, न सत्य। 
जिनमें शौच न हो, सत्य न हो, आचार न हो, वे बीमार हैँ। मानसिक और 
शारीरिक दोषके बिना व्यक्ति रोगी नहीं होता। जिसका आत्मा चौबीसों घंटे जाग्रत 
रहता है, वह तो निरन्तर अपने भीतर तेजके संचारकी प्रार्थना करता है। छाघा 
महाराजने कुष्ठ रोगसे मुक्ति कैसे पाई? वे अपने कोढ़के ऊपर बिल्वपत्न रगड़ते थे 
और अपनेमें तेजके संचारकी प्रार्थना करते थे। हम अपने शरीरको विकारवश होनेसे 
तभी रोक सकते हे जब हम निरन्तर तेजके संचारकी प्रार्थना करें। भें तो हरएक 
बीमारसे यही पूछूँगा कि तुम्हारे भीतर राग-द्वेष हें कि नही। यदि बाहर-बाहर हमारे 
पास शौच और आचार हों, किन्तु सत्य न हो तो इसे बाहर ढोल और भीतर 
पोल! कहेंगे। हम इसी बातको सीखनेके लिए यहाँ इकट्ठा होते हे। 


[१८१ | 
मंगलवार, १२ अक्तूबर, १९२६ 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीव्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूत॑ किसन्पत्कामहेतुकम्‌।। (१६, ८) 
आसुरी प्रकृतिवाले ये छोग जगतूकों असत्य, आधारहीन और ईइ्वरहीन कहते 
हैँ। वे कहते हे कि इसकी उत्पत्ति स्त्री-पुरुषके मैथुनसे ही हुई है; इसमें विषय-भोगके 
सिवाय अन्य उद्देश्य हो भी क्या सकता है? 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
एतां दृष्टिसवष्टस्य नष्दात्मानोइल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्मायः क्षयाय जगतोडइहिताः॥ (१६, ९) 
इस दृष्टिका आश्रय लेकर ये नष्टात्मा, मन्‍्दमति और उम्र कर्म करनेवाले 
जगत्‌का अहित और नाश करनेवाले हूँ। 
काममा शित्य दुष्पूरं दस्भभानमदान्विताः । 
मोहाबुगृहीत्वासद्भराहान्अवतंन्तेष्शुचित्रताः।। (१६, १०) 
कभी भी तृप्त न हो सकनेवाले कामका आश्रय लेकर दम्भ, मान तथा मदसे 
युक्त, अशुचित्नत अर्थात्‌ पाप बुद्धिवाले और मोहके कारण अयुक्त निरचयवाले ये 
छोग दुनियामें पड़े हें। 
चिन्तामप्रिभेयां व्‌ प्रलयान्तामपाश्िताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निद्िचताः॥॥ 
आश्यापाशशते बंद्धाः फासक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थ संचयान्‌॥ (१६ ११-१२) 
अपार और प्रलूय कालतक बनी रहनेवाली चिन्ताको आश्रय बनाकर चढने- 
वाले, कामोपभोगसे चिपके रहनेवाले, भोग ही सर्वस्व है, निरचयपूर्वक ऐसा मानने- 
वाले, सैकड़ों आशाओंके बन्धनोंसे बंधे हुए, काम और क्रोधसे युक्त, थे छोग कामोप- 
भोगके लिए अन्यायसे अर्थंसंचय करनेकी इच्छा करते हें। 
जो व्यक्ति शास्त्राज्ाका ककच पहने हुए है, काम और क्रोध उसका क्या बिगाड़ 
सकते हैं। 
क्रोषसे जितनी शक्तिका अपव्यय होता है, वह आतननन्‍दसे व्यय होनेवाली शक्िति- 
की अपेक्षा अनेक गुना अधिक होता है। सामथ्यंसे अधिक शक्तिका व्यय होते रहनेके 
कारण ही जगतुर्में अन्याय और अत्याचारका बोलबाला है। 


[ १८२ |] 
बुधवार, १३ अक्तूबर, १९२६ 


ऋषमें तेरह स्तायुओंकी शक्ति रूगती है, हँसनेमें नौ की। भोगमें मृत्यु निहित 
है, भह्मचर्यमें अमृत॥ एक बार रायचन्दभाईका सिर दुख रहा था। मेंने उनसे पूछा 
कि क्‍या आप कहीं नाटक देखने गये थे ? रायचन्दभाईने कहा, में रातको धरमें पड़े-पड़े 
ही नाठक देखता रहा। में अपने सिर-दर्दको दूर करनेमें अपनी ताकत खर्च नहीं 
करना चाहता। यह अच्छा है कि में जैसा हूँ वैसा ही तुम मुझे देख रहे हो। ईश्वरके 
नियमके मुकाबले में छोटा हूँ। 

विषयभोगका परिणाम तो मृत्यु ही है। यदि छोग विषयोपभोग ही करते रहें 
तो संसारमें ईश्वरका राज्य शेष न रहे, शैतानका ही राज्य हो जाये। 


“गीता-शिक्षण ३२१ 
इंदसछझ मसया लरूब्धसिस प्राप्त्य सनोरथम्‌ | 
इदसस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्घनम्‌॥। 
असो सया हतः शात्रुईनिष्पे चापरानपि । 
ईश्वरोहहमहू भोगी सिद्धो#हूँ बलवान्सुखी ॥। 
आद्योपभिजनवानस्मि को5न्योइस्ति सदृशों भया । 
यक्ष्ये दास्थामि मोदिब्य इत्यज्ञानविमभोहिताः॥ (१६, १३-१५) 
आज मेने इतना प्राप्त किया, कल उतना प्राप्त करूँगा; इतना तो मेरे पास 
है ही, और भी घन मेरा ही हो जानेवालरा है; इस शत्रुको मेने आज मारा, उसको 
में कल माररुगा; में ईह्वर हूँ, में भोगी हूँ, में सिद्ध हूँ, में बलवान्‌ हूँ, में सुखी हूँ; 
देखो, में कितना धनवान्‌ हूँ, कितने ऊँचे कुछका हूँ, दूसरा कौन है मेरे सरीखा; 


में यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, आनन्द मनाऊँगा-- अज्ञानमें अन्धा व्यक्ति इस तरहकी 
बातें किया करता है। 


इस तरह मनुष्य देहरूपी रत्न-चिन्तामणिको जुएमें हारता रहता है। युधिष्ठिरने 
भी ऐसा ही दाँव छगाया था। वे तो द्रौपदीको भी हार बैठे थे। फिर भी हम 
कह सकते हे कि युधिष्ठिरमें दुर्योधन आदिकी अपेक्षा काम-क्रोधादि बहुत कम थे 
और कौरवोंमें ये दोष अपेक्षाकृत अधिक थे। हम तो इनके मिश्रणसे भरे हुए हूँ। 
फिर भी किसी-त-किसी प्रकार हमें ऊपर चढ़ना है। 
अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजालसमावुताः । 
प्रसक्‍ताः कामभोगेष पतन्ति नरकेशशुच्तो ॥॥ (१३ १६) 
मनमें अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ तरंगित होती रहती है । इसलिए उनसे विश्रान्त, 
भोहके जालमें फंसे हुए, काम-भोगमें आसक्त, अत्यन्त अपवित्र लोग नरकमे पड़ते हैँ । 
आत्मसंभाविताः स्तब्घा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपुरवकम ।। (१६ १७) 
अपनी बड़ाई मारनेवाले, घमण्डी, धन, मान और भदसे युक्त ये छोग दम्भमें 
भरकर विधिसे हीन केवल नाम-मात्रका यज्ञ करते रहते है। 
नाम तो यज्ञ करनेका और इच्छा अपने स्वार्थकों साघनेकी। 


| १८३ | 
गुरुवार, १४ अवतूबर, १९२६ 
अहुंकारं बल दर्प काम करोषं च संश्रिताः । 
मामात्परवेहेषु_ प्रहिबन्तोषस्यसुयकाः ॥ (१६, २८) 


ऐसे छोग अहंकार, बल, धमंड, काम और क्रोधका आश्रय लेनेवाले, निन्‍दा करने- 
वाले और अपने तथा दूसरोंके देहमें स्थित भेरा विद्वेष करनेवाले हे! 


३२-२६ 


३२१ सम्पूर्ण गांबी वाहमव 


तानहूं द्विषतः क्रान्संसारेषु नराघमान्‌ । 
क्षिपाम्यजलमदुभानासुरीण्वेच घोनिषु 0 (१६, १९) 


इस तरह ढ्ेप करनेवाले इन कर नराघमों तथा अश्युभोंकों में निरन्तर आसुरी 
थोनियोंमें डालता रहता हूँ। 


आसुरी योनिमापन्ना सूढा जत्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यव कौन्तेय ततो यान्त्यथर्मा गतिम ॥॥ (१६, २०) 


ये सूढ़ मनुष्य जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होकर मुझे प्राप्त किये विना 
अधम गतिको प्राप्त होते हैं। 
त्रिवियं नरकस्थद द्वार॑ नाइझनमात्मनः । 
काम: क्रोबस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ १। (१६, २१) 


आत्माका नाक्ष करनेवारा नरकका द्वार त्रिविध अर्थात्‌ काम, ऋव और छोभसे 
युक्त है, इसलिए इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिए। 
इनको त्याग कर देनेवाला व्यक्ति प्रेयका आचरण नहीं करता, वल्कि श्रेयका 
आचरण करता है। काम, क्रोध और छोभ प्रेयकी तरफ खींचते हेँ। 
एतंविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्न्रिभिनरः । 
आचरत्यात्सनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌॥ (१६, २२) 
तमके इन तीनों द्वारोंसे विमुक्त व्यक्ति ही अपने श्रेयका आचरण करता हुआ 
परा गतिको प्राप्त होता है। 


यः दास्त्रविधिमृत्सुछ्य वर्तंते कामकारतः । 
न स सिद्धिसवाप्नोति न सुख्ध न परां गतिम्‌ ॥। (१६ २३) 


जो व्यक्ति ज्षास्त्र-विधिका त्याग करके कामेच्छाका अनुसरण करता है, उसे न 
तो सिद्धि मिलती है, न मोक्ष मिलता है और न सुख मिलता है। 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्येव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकत कर्म कर्तुंमिहाहँसि ॥ (१६ २४) 


इसलिए कार्य और अकायंका निरचय करनेमें शास्त्र ही प्रमाण हैं, ऐसा मानकर 
शास्त्र द्वारा निश्चित विधिको जानकर कर्म करना योग्य है। 

इस सन्दर्भमें हमें ऐसा कहना चाहिए कि हमारे भीतरसे जो आवाज उठती 
है, हम उसका अनुसरण करेंगे। किन्तु ऐसा तो रावण भी कहेगा कि मेंने अपनी 
अन्तध्वनिका अनुसरण किया। ऐसा कहनेका अधिकार उसी व्यक्तिकों है जिसका 
चित्त शास्त्रज्ञानसे संस्कारी वन गया है। प्रब्न है कि शास्त्र किसे कहें | वेद , / उपनिषद्‌ | 
इतिहास, पुराण इत्यादि सभी शास्त्र हैं, किन्तु इनमें अनेक वातें एक-दूसरेकी विरोबी 
मिलती हैं। शास्त्र झब्द दास” घातुसे निष्पन्न हुआ है। एक सज्जच कहते हैं: गीता 
का उपदेश है जैसेके प्रति तैसा' और वे अपने इस कथनके समर्थनमें शेख सादीका 


“गीता-शिक्षण ' ३२३ 


उल्लेख करते हे कि जो बुरेके प्रति अच्छा बनेगा, वह अच्छेके प्रति बुरा वन जायेगा। 
दास्त्र सत्य और अहिसाके अनुसारी हें। शास्त्र राज्य चलाता है। उसका उद्देश्य अरा- 
जकता फैलाना नही है। शास्त्रके विषयमें हम कलर और अधिक विचार करेगे। 


| १८४ ] 


शुक्रवार, १५ अक्तूबर, १९२६ 


किसी भी सामाजिक प्रइनपर विचार करना हो तो हम उससे सम्बन्धित किसी 
प्रमाण ग्रल्थके विषयमें सोचते है और उसे लछेकर बैठ जाते हे । जैसे कि आज कुत्तोंका 
प्रश)न सामने है और वह मुझे नाहक परेशान किये हुए है। यदि हमारा आधार दृढ़ 
न हो तो श्ञास्त्रोंका अध्ययन निरथंक है। आघार वृढ़ होनेका मतलब यह है कि 
हम सत्यको तो किसी हालतमें नहीं छोड़ेंगे; हमारा सिद्धान्त तो यही होना चाहिए। 
युधिष्ठिर असत्य बोले होंगे किन्तु हमारे लेखें तो सत्य ही सब-कुछ है, यदि हम इस 
निशचयपर दृढ़ हों तो शास्त्रका अध्ययन हमारे छिए प्रमाण हो सकता है। 

यदि शास्त्रका अर्थ हो पुस्तक तो फिर बाइबिल ', “कुरान” और अन्य पुस्तकें 
हजारों वर्षोसे हे, किन्तु फिर भी कुछ पता नहीं चलता। कहनेका आशय यह है 
कि तू अपनेको प्रमाण मत मान, अर्थात्‌ अपनी इच्छाओं और विकारोंको प्रमाण मत 
मान। जबतक व्यक्तिकी बुद्धि प्रवृत्त नही हुई है, जबतक बुद्धिमें से रामके नादके सिवाय 
कोई दूसरा नाद निकलता ही नहीं है, तबतक शास्त्रकों प्रमाण मानना चाहिए। यहाँ 
दैवी और आसुरी प्रवृत्तियोके संग्रामका उल्लेख है। जबतक यह संघर्ष चल रहा है, 
तबतक हम शास्त्रकों प्रमाण मानकर चलें। शास्त्रका अर्थ है शिष्टाचार आर्थात्‌ हम 
अपने उन पूर्वजोंके आचारका अनुसरण करें जो पवित्र और निर्मेय थे। भेड़ चराने- 
वालोंका शिष्टाचार अथवा सदाचार दूसरेके झुण्डकी भेड़को अपने झुण्डमें घेर छेता 
हो सकता है और मांसाहारीका शिष्टाचार मांसाहार करना हो सकता है। एक लड़का 
मांसाहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस विषयपर मुझसे चर्चा करना 
चाहता था, किन्तु उसकी माँने मुझे उस लड़केसे बात नहीं करने दी। वह महिला 
सच्ची थी। उसने सोचा कि क्‍या जबरदस्ती कुछ भी हो सकता है। यदि यह लड़का 
निरामिषाहारी हो जाता है तो घरमें कलह पैदा हो जायेगा। छिष्टाचारका भय 
तो करना ही है। यदि वह सत्य इत्यादिको भंग करनेके लिए कहे, तो त्याज्य है। 
जहाँ गुरुकी परम्परा लुप्त हो जाती है वहाँ व्यक्ति स्वेच्छाचारी बन जाता है। 
“गीताजी ने कहा: 'तद्विद्धि प्रणिपातेन । किन्तु गुरु एकदम तो नहीं मिक्त जाता। 
गुरुकी खोजमें रहनेसे हृदय हमेशा विनयशील रहेगा। गुरुका ही विचार करते रहनेसे 
मनमें पवित्रता बनी रहेगी। गीता ने कहा है: यदि तुम्हारे हृदयमें देवी विचारोंका 
संचार हुआ हो तो तुम्हें नम्न बन जाना चाहिए। पर में तो कुछ भी नही 
जानता। में तो ईर्वरसे अथवा गुरुसे पूछूँ; किन्तु ये मिलें कहाँ? इसलिए हम 
प्राथंना करते हें। जो ईद्वरकों आधार मानकर ही प्रार्थना करता है वह किसी-त- 
किसी दिन तर जायेगा। जो व्यक्ति ब्रह्मको अपने भीतर समा चुकनेकी वात करता 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है, वह नहीं तरता। अक्षरार्थ तो यही है कि हम झ्ञास्त्रको प्रमाण मानें किन्तु इसका 
भावार्थ है कि हम शिष्टाचारका अनुसरण करें। शिष्ट अर्थात्‌ गुरु प्राप्त न हो तो 
हम नम्न बनें और नम्न बननेका अर्थ है सगुणकी उपासना करें। इसका अर्थ यह 
हुआ कि हस अपनेको कौड़े-सकोड़ोंकी तरह तुच्छ मानकर ईहवरकी उपासना करें। 
यदि तू नम्न बन जायेगा तो तेरी रक्षा हो जायेगी। यदि तू नम्न बनेगा और सच्चा 
रहेगा तो तेरा परदा घीरे-धीरे खुलता चला जायेगा। 
सत्रहवाँ अध्याय ऊपरके इसी विचारसे प्रारम्भ होल. 


| 


अध्याय १७ 


ये ज्ञास्त्रविधिसुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धायान्विताः । 
तेबां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः॥। (१७, १) 


जो शास्त्रविधिका त्याग कर देते हैं, परन्तु श्रद्धायक्त होकर भजन करते हें 
उनकी निष्ठा कैसी है? तामसी, राजसी अथवा सात्विकी ? 
शास्त्र-विधिका त्याग करनेंका अर्थ हुआ शिष्टाचार छोड़कर अथवा गुरुके मार्गे- 
दशनके बिना, किन्तु फिर भी श्रद्धावान्‌ रहकर अर्थात्‌ थोड़ी-बहुत नम्लता रखकर। 
श्रीकृष्ण इसका अप्रत्यक्ष उत्तर देते हे कि श्ास्त्रको प्रमाण न मानना और श्रद्धा 
रखना परस्पर विरोधी वस्तुएँ हे। शास्त्रको प्रमाण माननेमें ही श्रद्धा आ जाती है। 
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैँ: 
त्रिविधा भवति अद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सारत्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वणु॥ (१७, २) 


श्रद्धा तीन प्रकारकी है और वह मनुष्योंमें स्वाभाविक है। सात्विकी, राजसी 
और तामसी। तू इसके विषयमों सुन। 

अर्जुन और कृष्ण घनिष्ठ मित्र हे, किन्तु कृष्ण अर्जुनको जो-कुछ बता रहे हें 
उसे अर्जुन पूरी तरह समझ नहीं पाता। अर्जुनका उद्देश्य क्ृष्णको प्रश्नोत्तरोंमें 
हराना नहीं है किन्तु ऋष्ण सोचते हे कि अर्जुन के साथ थोड़ा-बहुत खेल किया जा 
सकता है। भगवानको इस बातकी जरूरत नहीं है कि वे अर्जुनके प्रइनके उद्देश्यको 
समझें | वे इतना मान छेते हे कि कोई व्यक्ति शास्त्र-विधिको छोड़कर भी श्रद्धाके 
विषयमें प्रश्न कर सकता है। यह बात सात्विक है, राजसी है अथवा तामसी ? 


[१८५ ] 
शनिवार, १६ अक्तूबर, १९२६ 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोष्यं पुर॒ुषो यो यच्छुदः स एव सः।। (१७, ३) 
सबकी श्रद्धा अपने-अपने सत्त्वके अनुरूप होती है। श्रद्धावान्‌ पुरुषकी जेसी श्रद्धा 
होती है, वैसा उसका फल मिलता है। 


/ गीता-शिक्षण * ३२५ 


श्रद्धा संस्कारयुक्त हो सकती है। भनुृष्यके लिए श्रद्धा उपयोगी है किन्तु उसके 
ज़रिये मनुष्यको मार्गेश्रष्ट नही होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति तिनकेका सहारा ले तो 
वह जरूर गिर पड़ेगा, किन्तु यदि वह किसी शाखाका आश्रय छे तो नीचे नही गिरेगा। 
शास्त्रकी दृढ़ शाखाको पकड़ रखनेवाला नीचे नहीं गिरता। श्रीमती वेसेटनें कहा है 
कि जो व्यक्ति शिखरपर नही पहुँचा है उसे पगडंडीका सहारा लेना ही पड़ता है। 
शास्त्र हमारी पगडंडी है। शिखरपर पहुँच जानेके बाद न पगडंडीकी जरूरत है और 
न सीढ़ियोंकी । शिखरपर का भाग उसे इतना सपाट छगने लगता है कि नीचेके भागकी 
उसे फिक्र ही नहीं करनी पड़ती। 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगर्णांवचान्ये यजन्ते तामसा जना:॥। (१७, ४) 
सात्विक मनुष्य देवताओंकों पूजता है। देवताओंका अर्थ है सात्विक शक्तियाँ 
अथवा वृत्तियाँ। राजसी वृत्तिवाले व्यक्ति यक्षों और राक्षस्रोंको और तामसी वृत्तिवाले 
व्यक्ति भूत-श्रेतादिको भजते हैं। 
अज्ञास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भाहंकारसंयुक्‍ताः कासरागबलान्विता: ॥। 
कर्षपत्तः. शरीरस्थ भूतग्रामभचेतसः । 
मां चंवास्त/डारीरस्थं तान्विद्धयासुरनिदचयान्‌ ॥ (१७, ५-६) 


जो लोग अश्ास्त्रविहित घोर तप करते हें, दम्भी तथा अहंकारी होते हैँ और 
जो काम तथा रामसे प्रेरित हैं वे शरीरमें स्थित पंचमहाभूतोंको तथा अन्तःकरणमें 
स्थित मुझको कष्ट देते हेँ। ऐसे छोगोंको आसुरी संकल्पोंवाला जान। 

जो शास्त्राचारका आधार छेते ही नही हैँ और अपने नशेमें झूमते चले जाते 
हैँ, उस प्रकारके लोगोंकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। 

यदि तराजूके एक पल्लेमें सत्य रखें और दूसरेमें तप, शास्त्र इत्यादि तो सत्य- 
वाला पल्लछा नीचेकी ओर झुक जायेगा। जो शास्त्र सत्यको दबाना चाहेगा वह शास्त्र 
व्यर्थ है। जो ऐसे शास्त्रका अनुसरण करेगा वह आसुरी संकल्पवाला है। जिस तरह 
सत्य सनातन है, उसी तरह असत्य भी सनातन है। प्रकाश सनातन है, उसी तरह 
अंधकार भी सनातन है। संग्रहणीय सनातन तो वही है जिसका सत्यके साथ सामें- 
जस्य हो | 


[ १८६ ] 
रविवार, १७ अक्तूबर, १९२६ 
यदि श्ञास्त्रकी पृष्ठभूमिमें अहिसा और सत्य न हो तो उसके भाध्यमसे हमारा 
अघःपतन ही हो जाये। पिताने कुएँमें तैरनेके लिए कहा है, डूब मरनेके लिए नही, 
पिता अर्थात्‌ शिष्टाचार। कहा जाता है गुरु बिन होय न ज्ञान । गुरुकी खोज करते 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हुए ही शिष्टाचारका ज्ञान हो जाता है। इस युगमें किसीको आसानीसे गुरु नहीं 
मिल सकता। किन्तु यदि हम परमात्माका काम कर रहे हों तो उसमें शिष्टाचार 
तो होगा ही। इसीलिए कहा गया है कि सभी काम करते हुए भगवानका नाम छेना 
चाहिए। किन्तु यहाँ यह बताया गया है कि भगवानका नाम लेते हुए वृत्ति कैसी होनी 
चाहिए। भूत-प्रेतमें श्रद्धा अथवा राक्षसमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमें परोपकारी 
देवताका ही स्तवन करना चाहिए। 


आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिम श्ूणु॥ (१७, ७) 
तीन प्रकारके आहार छोगोंको प्रिय लगते हें। इसी तरह यज्ञ, तप तथा दान 
भी तीन प्रकारके हें। तू इनके भेद सुन। 
आयुःसत्त्वबल्ा रोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्पाः स्तिग्धा: स्थिरा हुआ आहाराः सात्तिकप्रिया:॥॥। (१७, ८) 
आयुष्य, सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचिको बढ़ानेवाला, रसयुक्त, 
चिकना, रूम्बे समयतक टिकनेवाला और मनको अच्छा लगनेवाला आहार सात्विक 
मनुष्यको प्रिय होता है। 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णर्क्षबिदाहिनः । 
'आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ (१७, ९) 
कटु, खट्॒ठा, खारा, गरमागरम, चरपरा, रूखा तथा कलेजेको जलानेवाछा आहार 
राजसी लोगोंको प्रिय होता है। वह दुःख, शोक ओर रोग पैदा करनेवाला होता है। 
यातयाम गतरसं पृति पयुंषितं च यतूु ॥ |, 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥। (१७, १०) 
अघपका, उतरा हुआ, दुर्गन्धित, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन तामसी 
लोगोंको प्रिय होता है। 
यदि हम इन तीनोंसे चिपककर बैठ जायें तो हमारा काम न चढे। सात्विक 
भोजनके गुण बतानेके बाद रस इत्यादिका वर्णन किया गया है। मोदकप्रिय व्यक्ति 
लड्डूको सात्विकर्में गरिनेंगे, किन्तु लड्डू खानेवाला, ब्रह्मचयेकी रक्षा नहीं कर सकता। 
रस्य इत्यादिमें विवेकदृष्टि रखनी चाहिए। उस जमानेमें इस भ्रकारका भंद बताना 
आवद्यक रहा होगा। उस जमानेमें भी एक बारमें मुट्ठी-भर मिर्च खा छेनेवाले लोग 
रहे होंगे। आज तो चिकने पदार्थोकी जरूरत ही नहीं है। यदि हम इस जमानम 
अधिक घी खायें तो वह सात्विक अथवा राजसी न होकर राक्षसी खुराक हो जायेगी। 
खट्टा, खारा, चरपरा इत्यादि जो कहा है सो ठीक ही है। बासे भोजनके बारेमें 
भी कहा है। चिल्टन चीज़ (पनीर जिसमें असंख्य जीवाणु होते हैं) पर्युषित अर्थात्‌ 
बासी खुराक कहलछायेगी। दलिया अथवा मुरमुरेको बासी नहीं कह सकते। 


“गीता-शिक्षण * ३२७ 


[ १८७ ] 
मंगलवार, १९ अक्तूबर, १९२६ 
अफलाकांक्षिभियज्ञों विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेबेति सनः समाधाय स सात्त्विक:॥ (१७, ११) 
फलकी आकांक्षा किये बिता, विधिपूर्वक और कत्तंव्य मानकर तथा मनथ्ूवंक 
किया गया यज्ञ सात्विक कहलाता है। 
अभिसंधाय तु फल दम्भार्थमपि चेद यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌॥। (१७, १२) 
फलकी आकांक्षा रखकर अथवा दम्भके लिए जो यज्ञ होता है, उसे तू राजसी 
जान। 


विधिहीनमसुष्टान्न॑ भन्‍त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते॥ (१७, १३) 
जो विघिसे हीन है, जिससे अन्नकी उत्पत्ति नहीं होती, जो मन्त्रहीन है, 
जिसमें दक्षिणा नही दी जाती और जो श्रद्धाहीन है, ऐसा यज्ञ तामसी कहलाता है। 
दक्षिणाका अर्थे है जिसमें पाँच गरीबोंको दान सी न दिया जाये। 
देवहिजगुरुप्राज्पुजनं शौचमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मचयंमाहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥। (१७, १४) 
जिसमें देव, ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञकी पूजा, पवित्रता तथा सरलता, ब्रह्मचर्ये 
और अहिंसा भी हो, वह शारीर-तप कहलाता है। 
तप वह है जिसमें शारीरिक असुविधा होती हो। 
अनुद्देगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं चर यत्‌ । 
स्वाध्यायास्यसनं चेव वाइसयं तप उच्यते ॥॥ (१७, १५) 
उद्देग उत्पन्न न करनेवाला तथा प्रिय छगनेवाला, हितकारी वचन तथा स्वाध्याय 
और अभ्यास --ये वाणीके तप कहलाते हैं। 


सनः प्रसाद: सौम्पत्वं सौनसात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसंशद्धिरित्येतत्तपो.. मानसमुच्यते।॥। (१७, १६) 
जिसमें मनकी प्रसन्नता है, शान्ति है, मौन और बात्मनिग्नह है, अन्तःशुद्धि है, 
वह मानसिक तप है। 
श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रविधं नर: । 
अफलाकांक्षिभियुक्तः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ (१७, १७) 
परम श्रद्धायुक्त होकर, फलकी आकांक्षा रखें बिना किये गये उक्त तीन प्रकारके 
तप ही सात्विक तप हूँ। 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


सत्कारमानपुजा् तपो दम्भेन चेच यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्‍त राजस चलमप्रुवम।। (१७, १८) 
कोई हमारा सत्कार करे, हमें मान दे और हमारी पूजा करे, ऐसी इच्छासे तथा 
दम्भपूर्वंक किया गया तप अस्थिर और अनिश्चित होता है तथा राजस कहलाता है। 
मूठग्राहेणात्मनों यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्पोत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌॥॥। (१७, १९) 
मूढ़तापूर्ण दुराग्रहके साथ, स्वयं अपनेको और दूसरोंको पीड़ा पहुँचाते हुए जो 
तप किया जाता है वह तामसी तप कहलाता है। जो व्यक्ति सौ दिनोंतक उपवास 
करता है अथवा एक पाँवपर खड़ा रहता है वह व्यक्ति सात्विक तप नहीं करता, 
बल्कि तामसी तप करता है। 


[ १८८ | 
बुधवार, २० अक्तूबर, १९२६ 


दातव्यमिति यहानं॑ दीयतेष्नुपकारिण । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम ॥॥ (१७, २०) 


जो इस भावसे दिया गया हो कि दिया ही जाना चाहिए; तथा जो ऐसे व्यक्तिको 
दिया गया हो जिसमें बदला चुकानेकी शक्ति न हो; तथा जो देश, काल और पात्र 
देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। 
जो दान किसी एक समय दातव्य है, वह सदा ही दातव्य हो, ऐसा नहीं है। 
ऐसा ही पात्रके विषयमें भी है। किसी बिलकुल ही अपंग व्यक्तिको भोजन देना ठीक 
है। किन्तु मान लीजिए कि कोई अंधा आदमी ज्वरसे पीड़ित है और भीख भाँग 
रहा है, उस समय यदि हम उसे भोजन दे दें तो यह अपात्रकों देने सरीखा होगा। 
इसी तरह यदि हम उसे कम्बल दे दें और वह उसे बेच दे तब भी वह अपात्रको 
दिया गया दान कहलायेगा । कहीं अन्नदान तो कहीं दूसरा कोई दान, और तीसरी 
जगह तीसरा ही कोई दान उपयुक्‍त हो सकता है। सिद्धान्त तो एक ही है; कित्तु 
देश, काल और पात्रके अनुसार उसका अमल परिवर्तित होते रहना चाहिए। ऐसा 
ही यज्ञके विषयर्मों भी। 
यत्तु प्रत्युषकारा्थ फलभुद्दिय वा पुनः । 
दीयते च॑ परिक्लिष्ठं तद्दानं राजसं स्मृतम॥। (१७, २१) 
जो दान बदलेकी इच्छासे दिया जाता है अथवा फलकी इच्छासे दिया जाता 
है अथवा मनमें कुड़कुड़ाते हुए दिया जाता है, वह राजस दान है। 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेश्यह्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृ॒तम्‌ ।॥। (१७, २२) 
देश, काल अथवा पात्रका विवेक किये बिना, अपमान अथवा अवज्ञा करते 
हुए दिया गया दान तामसी कहलाता है। 


“ गीता-शिक्षण ! ३२९ 


* तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणत्त्रविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच' यज्ञाइच विहिताः पुरा॥ (१७, २३) 


ब्रह्म 3 तत्सत्‌ ' इन तीन शब्दोंके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और इसलिए 
इसी निर्देशसे पूर्वकालमें ब्नाह्मण, वेद और यज्ञ विहित हुए। 
तत्पादोमित्युदाहत्य.. यन्नदानतपःक्रिया: । 
प्रबर्तन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌॥ (१७, २४) 
इसलिए ब्रह्मवादी 5& छाब्दका उच्चारण करते हुए यज्ञ, दान और तपकी 
क्रियाओंको सदा विधिवत्‌ करते है। 
ब्रह्मके जिज्ञासुगण समस्त यज्ञ, दान और तप क्रृष्णार्पण करते है। इन्हे वे 
“हरि 'के नामसे करते हूँ, 5» के नामसे करते हें। 


तदित्यनभिसंघाय फल यज्ञतपः क्रियाः । 
दानकरियाइच विविधाः कियन्ते मोक्षकांक्षिभिः॥ (१७, २५) 


मोक्षार्थी 'तत्‌ ” शब्दका उच्चारण करके फलकी आशा रखे बिना यज्ञ, दान 
तथा तपकी क्रियाएँ करते हे। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्यतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते।॥। (१७, २६) 


सद्भाव और साधुभावमें सत्‌ शब्दका प्रयोग होता है। प्रशस्त अर्थात्‌ अच्छे 
कर्मोमें भी सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है। 


यज्ञें तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तवर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥। (१७, २७) 


5 उक्त सभी कार्योके आरम्भमें है और सत्‌में उसकी स्थिति है। यज्ञ, दान 
आदियें यदि हम दृढ़ताकी इच्छा करते हों तो ओंकार उन्तका आरम्भ है और सत्‌ 
स्थितिका सूचक है। सत्‌ स्थितिका वाचक है और हरिका भी वाचक है। ' ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या” यह वचन भी' इसी अर्थमें कहा गया है। 

अश्रद्धया हुतं बतं तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
असवित्युच्यते पार्थ न च तत्परेत्य नो इह॥ (१७, २८) 

जो यज्ञ, दान अथवा तप अश्रद्धासे किया गया हो, वह असत्‌ है। वह न इस 
लोकमें कामका है, न परलछोकमें । “ है 

“35% तत्सतू का अर्थ यह हुआ कि जो-कुछ है, वह # है। में तो मिथ्या हूँ। 
केवल खुदा है। दूसरा कोई भी नहीं है। हम सब मिथ्याके पीछे दौड़ रहे हें । 

आहार भी सात्विक वृत्तिसे किया जाना चाहिए। अनेक व्यक्ति जो खाते हैं, 
ईंइ्वर-प्रीत्यर्थ खाते हँ। इस जगत्‌में मुझे शून्य होकर रहना है, संसार भले ही हमें 
एक जगहसे दूसरी जगह गेंदकी तरह ठुकराता रहे; किन्तु स्वयं हम इस तरह दुक- 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


राये जानेकी इच्छा न करें। विद्या, शरीरबछ और धन सभीका उपयोग हमें दूसरेके 
लिए करना है; [और यह भी] में अच्छा कहलाऊँ, इस दृष्टिसे नहीं । इसलिए 
55 तत्सतू ” नम्नताकी प्रतिज्ना है। इसमें अभिप्राय अपनी तुच्छताके अनुभव करनेका 


है। इसमें अहंकारहीनता भी है । यदि इमाम साहब' इसका उच्चारण करें तो यह 
उनका कछमा ही है। 


[ १८९ | 

गुहवार, २१ अक्तूबर, १९२६ 
सतरहवें अध्यायमें दान, श्रद्धा, तप आदिके तीन विभाग बतलाये गये हैँं। इसे 
केवल दृष्टान्तके रूपमें ही समझा जाना चाहिए। हम इनके चाहे जितने विभाग कर 
सकते हैँ। इसमें केवछ इतना ही सूचित किया गया है कि सारे जगत॒के ऊपर तीन 
गुणोंकी शक्ति चलछ रही है। बरतन एक जड़ पदाय्थ॑ है किन्तु जिस तरह उसमें वायु 
भरी हुई है, उसी प्रकार वस्तु-मात्र चेतनसे परिपूर्ण है। तीन गुणोंसे परे जो वस्तु 
है, वह ईश्वर है। उसमें हमें लीन हो जाना है। सात्विकसे-सात्विक बन जानेपर 
भी कुछ-न-कुछ राजसी अथवा तामसी तत्त्व हममें बच ही रहेगा। किन्तु इसकी चिन्ता 
न करते हुए हमें अपने भीतर सात्विक तत्त्वका ही विकास करते जाना चाहिए । क्योंकि 
कमसे-कम उत्तेजना देनेवाली और शक्तिका अपव्यय न करनेवाली वृत्ति सात्विक है। 
जनकके भी जबतक देह था, तबतक वे विदेह कहलाते अवश्य थे किन्तु उनके और 
हमारे बीचका अन्तर प्रमाणका ही है। हाँ, देहपात होनेके बाद उन जैसोंको पुनजेन्म 

होष नहीं बचता। 


अध्याय १८ 
अब अठारहवें अध्यायमें अर्जुन श्रीकृष्णसे संन्यास और त्यागका अंतर स्पष्ट 
करनेकी प्रार्थना करता है। वह कहता है: 
संच्यासस्य भहाबाहो तत्त्वभिच्छामि बेदितुम्‌ । 
त्यागस्थच हवीकेश पृथक्‍्केशिनिषदन।॥। (१८, १) 
है महाबाहो, में संन्‍्यासका तत्त्व जानना- चाहता हूँ, मुझे त्यागका तत्त्व भी पृथक्‌ 
रूपसे बताइए! भगवान उत्तर देते हैं: 
काम्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं. प्रहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ (१८, २) 
काम्य कर्म अर्थात्‌ जिनके विषयमें अनेक इच्छाएँ होती रहती हैं ऐसे कर्मोके 
त्यागको ज्ञानी संन्यास कहते हैं और स्यानें छोग सभी कर्मोके फलके त्यागकों त्याग 
कहते हैं। 


१. अब्दुल कादिर बावजीर। 


“ गीता-शिक्षण * ३३१ 


इन दोदनोंमें कोई भेद हो, ऐसा नहीं है। काम्य कर्मोका अर्थ सभी कर्म जान 
पड़ता है। किन्तु मुझे इस अर्थका निश्चय नही है। कर्मोका सर्वथा त्याग सम्भव नही हो 
सकता। इसलिए कर्म-मात्रका त्याग संन्यास और त्यागका अर्थ फल्त्याग हुआ। 


[१९० | 


शुक्रवार, २२ अक्तूबर, १९२६ 
कल मेने काम्य कर्मका अर्थ सभी कमें किया । सुरेन्द्रने मुझे विनोबा द्वारा 
किये गये अर्थी याद दिलाई। अर्थात्‌ वह कर्म जो किसी निर्चित हेतुसे किया गया 
हो । किन्तु हेतु तो हरएक कर्मका होता ही है। यह अलग वात है कि हम उस 
उद्देश्यके प्रति तटस्थ रहें । किन्तु हेतुकी दिशामें प्रयत्त तो करना पड़ता ही है । 
स्वयं देह होना भी कमें है। देहके रहते हुए भी हम देहके प्रति निदिचन्त अवश्य 
रह सकते हें। 
त्याज्यं वोषबदित्यके कर्म प्राहुमंनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यलिति चापरे।। (१८, ३) 
कुछ लोग कहते है कि कमें-मात्र द्रोषयुक्त है, इसलिए कर्म त्याज्य है । कुछ 
लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म त्याज्य नही हैं। 
निश्चय श्ूणु मे तत्र त्याग भरतसत्तम । 
त्यागों हि पुरुषव्याक्न त्रिविधः संप्रकीतितः।॥॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यममेव ततू । 
यज्ञों दानं तपदर्चत पावनानि सनीषिणाम्‌ ! (१८, ४-५) 
इस विषयमें मेरा निश्चय सुन। हे भरतसत्तम, है पुरुषव्याप्न, त्याग तीन प्रकारका 
कहा गया है। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हे क्‍योंकि यज्ञ, दान और तप 
मनुष्योंको पवित्र बनानेवाले कर्म हें। 
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यकत्वा फलानि च॑ । 
कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं सतमुत्तमम्‌॥॥ (१८, ६) 
इन कर्मोंकों भी संग और फ़छ छोड़कर करना चाहिए। इसलिए मेरा निष्िचत 
और उत्तम मत है कि इस तरह समझकर कमे किये जाने चाहिए। 
नियतस्य तु संल्यासः कर्मणों नोपपच्यते । 
मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकोर्तित:॥ (१८, ७) 
नियत कर्म अर्थात्‌ शास्त्रोंमें कहे गये नित्य कर्मोका संन्यास नहीं किया जा 
सकता। मोहसे उनका त्याग करना तामस्‌ त्याग कहलाता है। 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


दुःखमित्येच यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफलं छमेत्‌ ॥॥ (१८, ८) 


कर्म दुःखकारक है ऐसा मानकर यदि उसका त्याग कायाके कष्ट-भयसे किया 
गया हो, तो वह राजस त्याग है। ऐसे व्यक्तिके त्यागके फलका लाभ नहीं मिलता। 
कार्यमित्येथ यत्कर्म॑ नियत कियतेए्जुन । 
संग त्यक्त्वा फल चंब स त्यागः सात्त्विकों मत :॥ (१८, ९) 
जो व्यक्ति ऐसा मानकर कि कर्म किया ही जाना चाहिए उसके संग और 
फलका त्याग करता है, सात्विक त्यागी है। 
न हेष्ट्यकुशअल कर्म कुशल नानुषज्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥। (१८, १०) 


अमुक कम अशुभ है ऐसा सोचकर जो द्वेष नही करता, और शुभ है ऐसा 
विचार केर जो उसके प्रति मोहित नहीं होता, और कर्म करता रहता है; ऐसा 
मनुष्य संशय-रहित हो गया है, शुद्ध भावत्तायुक्त है तथा त्यागी और बुद्धिमान है। 


न॒हि वेहभूता शकय॑ त्यक्त्‌ं कर्माग्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलछत्यागी स त्यागीत्यसिधीयते ॥ (१८, ११) 


देहधारीके द्वारा कर्मका सर्वेथा त्याग किया जाना असम्भव है। इसलिए जो 
व्यक्ति कर्मके फलका त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है। 

जब हम समस्त कर्मोके फलका त्याग करनेका निश्चय कर चुकेगे, तब हम वे 
कर्म किया करेंगे जो हमारे कत्तंव्य-कर्म है। इससे पहलेके इलोकमें संन्यासकी जो 
बात कही गई है वह तो कविने इसी अर्थमें कही है कि कर्म-मात्रका त्याग किया 
जाना चाहिए। मेरा और तेरा छोड़कर काम करना चाहिए; सन्रहवें अध्यायका 
यही तात्पयें है। मेरे और तेरेका भेद जिस स्थितिर्में अधिकसे-अधिक मिट जाता है 
वह सात्विक स्थिति है। देहघारीके छिए कमंका सर्वथा त्याग अशक्य है। देहाध्यास 
तो मरण-पर्यन्त टिकनेवाला है। समाधिस्थ पुरुष इतना कर सकता है कि स्टेथसकोपमें 
भी उसके हृदयकी धड़कन सुनाई न पड़े। योगाम्यासी कहते हैं कि जीव थोड़ी 
देरके लिए इस पिजरेकों छोड़कर भी जा सकता है। किन्तु किसलिए ? इसमें सन्देह 
नहीं कि यदि हम इच्छा करें तो अपनी नाड़ीकी गति कम कर सकते हैं। सच तो 
यह है कि यदि किसी योगीने वास्तवमें ऐसी इच्छा की हो कि जीव मन, वचन 
और देह छोड़कर चला जाये तो संभव है। मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि 
यदि हम देहको टिकाये न रखना चाहें तो वह नष्ट हो ही जाये। किन्तु देह- 
त्यागकी हमारी इच्छा इतनी तीब्र नहीं होती। क्योंकि सुईकी नोक चुभ जाये तो 
हमें उसका भी अनुभव होता है। रामदास स्वामी-जेंसे व्यक्ति किसी दुसरेके शरीरमें 
प्रवेश करके उसके दुःखका अनुभव कर सकते हूँ, किन्तु सारे ही शरीरोंके दुःखका 
अनुभव उन्हें नहीं हो सकता। अलबत्ता, वे उसकी कल्पना कर सकते हें। इसलिए 


“ गीता-शिक्षण * ३३३ 


हम तो इतना ही कर सकते हें कि अहंकारकी जिनमें गंध आये, हम उन कामोंको 
छोड़ते जायें। 


[१९१] 
शनिवार, २३ अक्तूबर, १९२६ 
हरिहचन्द्रका उदाहरण त्यागयका उदाहरण है। कुशल हो अथवा अकुशल, चाहे 
जैसा काम आ पड़नेपर वे उसे समान रूपसे करनेके लिए तैयार रहते थे। 
अनिष्टमिष्टं सिश्र॑ च्‌ त्रिवि्ध कर्मेण: फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संस्यासिनां क्वचित्‌ ॥ (१८, १२) 
कर्मका फल तीन प्रकारका वर्णित है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जिसने त्याग 
नही किया, उसे मरनेके बाद यह फल मिलता है, किन्तु संन्यासीको कभी नही मिलता । 
पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोघ में । 
सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध सर्वकमंणाम्‌ ॥ (१८, १३) 
हे महाबाहो, सभी कर्मोकी सिद्धिके छिए सांख्यवादमें जो पाँच कारण कहे गये 
हैं, उन्हें तू जान। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता फरणं श्र पृथग्विधम्‌ । 
विविधाइच पृथक्वेष्टा देवं चेवात्र पंचसम्‌॥॥ (१८, १४) 
ये पाँच कारण है: क्षेत्र, कर्ता, तरह-तरहके साघन, अछंग्र-अछग तरहकी क्रियाएँ 
और पाँचवाँ देव । 
जब भाग्य पक्षमें नहीं रहा, तब वही धनुष और वही बाण होते हुए भी अर्जुन 
भीलोंसे लुट गया। 
शरीरवाडइमनोभिरयत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्‍्पाय्यं वा घिपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः॥ (१८, १५) 
व्यक्ति शरीर, वाणी और मनके द्वारा कुछ भी काम क्‍यों न करना चाहे, उसके 
कार्य-हेतु उक्त पाँच होते हे, फिर वह कार्य न्‍्याययुक्त हो अथवा उसके विपरीत। 
तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः । 
पदयत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेति :॥ (१८, १६) 
ऐसा होते हुए भी जो व्यक्ति कार्याकार्यका विवेक करनेमें असमर्थ बुद्धि होनेके 
कारण अपनेको ही कर्त्ता मानता है, वह दुर्मति है। 
यरय नाहंझ॒तों भावों बुद्धियंस्थ न लिप्यते । 
ह॒त्वापि स इमांह्लोकाज्न हन्ति न निबध्यते॥ (१८, १७) 
जिस मनुष्यमें अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, वह 
व्यक्ति मारता हुआ भी छोगोंको नहीं मारता इसलिए बन्धनमें नहीं पड़ता। 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यदि में. . . के हाथमें पत्थर देकर उसे. . .को' मारनेके लिए प्रेरित करूँ 
तो यह पाप उसका होगा अथवा मेरा। अर्जुन द्वारकासे कृष्णकों खींचकर ले आया 
और अब कहता है कि में नहीं लड़ेंगा। यह कैसे हो सकता है? कृष्ण कहता है: 
में तुझसे कहता हूँ कि लड़। फिर भक्ता अर्जुनको उसमें अपने लिप्त होनेका डर 
किसलिए ! हरिद्चन्द्रको तलवार हरिश्चन्द्रकी नहीं थी, काशिराजकी थी। हरिदचन्द्र 
चाहता तो सत्याग्रह कर सकता था, किन्तु वहाँ तारामती थी, इसलिए क्‍या यह 
योग्य होता ! जहाँ स्वार्थवी बात हो, वहाँ श्राप्त कार्य करने योग्य हो अथवा न 
ही वह किया ही जाना चाहिए। यदि स्वार्थी बात न होती, प्रइन उसकी रानीका 
न होता, और उसे इस कामके प्रति घुणा उपजती तथा उसका हाथ ही ऊपर व 
उठता, तो वह सत्याग्रह कर सकता था। 
सतही ढंगसे पढ़ें तो यह इलोक आदमीको भ्रममें डाल देनेवाला है। इसका 
सटीक नमूना जगतूममें नहीं मिलेगा। जिस तरह रेखागणितमें काल्पनिक आदर्श आक्ृ- 
तियोंकी जरूरत है, उसी प्रकार व्यावहारिक मामलोंमें धर्मकी बात करते हुए काल्पनिक 
आदर्शोंकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इस इलोकका ऐसा अर्थ किया जा सकता है कि 
जिसकी अहंता नष्ट हो गई है और जिसकी बुद़िमें मलिनता लेशमात्र भी नहीं 
बची है, कहा जा सकता है कि वह सारे जगत॒को मार डाल सकंता है---क्योंकि 
जिसमें अहंता नहीं है, उसके शरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, वह त्रिकालदर्शी 
है। यह पुरुष तो भगवान ही हुआ। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और 
मारता हुआ भी नहीं मारता; वह अहिसक है। इस तरह आदमीका तो एक ही पघर्म 
है -- अहिंसा तथा शिष्टाचार अर्थात्‌ शास्त्रके मार्गका अनुसरण ।' 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मंचोदता। 
करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥॥ (१८, १८) 
कर्मकी प्रेरणा तीन प्रकारकी है --ज्ञान, ज्ञेगय और परिज्ञाता। करण, कर्म और 
कर्ता इन तीन वस्तुओंसे कमेंका समुदाय बनता है। 
उदाहरणके लिए स्व॒राज्य लेनेकी आवश्यकताकी प्रतीतिको ज्ञान और जो उसे 
लेना चाहता है, उस व्यक्तिको परिज्ञाता कहेंगे। किन्तु स्वराज्य इतनेसे ही नहीं मिल 
जाता। स्व॒राज्यकी प्रवृत्तिका साधन भी तदनुसार होना चाहिए। किसी भी हलचलके 
विषयमें यही बात घठाई जा सकती है। 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिघेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्यानें यधावच्छुणु तान्यपि॥ (१८, १९) 
ज्ञान, कर्म और कर्त्ता भी गुण-भेदके प्रमाणसे तीन प्रकारके हैँ। गुण?ोंके विवेचनमें 
इनका वर्णन जिस प्रकार किया जाता है, वह तू मुझसे सुन। 


१, २, साधन-सूत्तमें व्यक्तियोंके नाम छोड़ दिये गये हैं। 
३. भमिप्रायथ यह है कि एकमात्र चर्म जद्धिता दै। प्राप्त कर्मको नििप्त भावसे करें तो वह 


दिसा-काये होकर भी अह्विसा द्वी बना रहेगा। 


* गीता-शिक्षण * ३३५ 
सर्वभूतीषु यनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकक्‍त विभकतेयु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्वकम्‌ ॥ (१८, २०) 
जिस ज्ञानके द्वारा व्यक्तित सर्वभूतोंमें एक ही अविनाशी भावकों देखता है और 
विविधतामें एकताके दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। 
इस जगतमें जो विभिन्न वस्तुएँ दिखाई देती हैं, वे वास्तवमें विभिन्न नहीं हैं। 
यदि हमारी आँखका पीलिया रोग दूर हो जाये तो हमें सारी वस्तुएँ अविभक्‍त दिखने 
लगेंगी । 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृयग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥ (१८, २१) 
जो ज्ञान अलूग-अलूग भावसे अलग-अलग वस्तुओंकों अलग-अलग रीतिसे देखता 
है, समस्त प्राणियोंका वह ज्ञान राजस है। 
में, मेरा और इन दोनोंसे बाहर; राजस भावसे ऐसे तीन विभाग हो जाते 
हैँं। राग-देष इसी कारण उत्पन्न होता है। सात्विक स्थितिमें राग-देषको स्थान नहीं 
होता । 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्सिन्कायें सकतमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाह्ृतम्‌ ॥। (१८, २२) 
तामस ज्ञान सभी कामोंमें आसक्तियुकत, अहेतुक, तत्त्वाथंको न जाननेवाला' 
और अल्प होता है। 
तामस ज्ञान विचारोंकी खिचड़ी बना छेता है और मानता है कि ईरश्वर-जैसी 
कोई चीज है ही नहीं। 
नियतं॑ संगरहितमरागहेबतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥। (१८, २३) 
आसक्ति तथा राग-देषसे हीन और फलकी इच्छा रखे बिना किया गया नियत 
कर्म सात्विक कहलाता है। 
यत्तु कार्मेप्सुता कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌॥॥ (१८, २४) 
कामना अथवा अहंकारसे किया गया कर्म और जिसमें बहुत प्रयत्न किया जाता 
है, राजस कर्म है। 
सात्विक व्यक्ति कामोंकी खोजमें नहीं घृमता। राजसी व्यक्ति आज विमानका 
आविष्कार करता है, कल विछायतसे यहाँ पाँच घंटेमें आ पहुँचनेकी कोशिश करता 


१. युक्तिरद्धित । 
२० थयाये अर्थ अथवा श्लेव रइस्पको न णाननेवाला। 
३» गरविषयत्वाद्‌ भफछत्वादवा। --शांकरमाम्य 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है। ऐसा व्यक्ति चौबीस घंटोंमें से आघा घंटा आत्माको बहलाने और साढ़े तेईस घंटे 
शरीरको तुष्ट करनेके लिए रखता है। 

चरखा इत्यादिकी प्रवृत्ति राजसी है; सात्विकी भी हो सकती है? भावनाके 
आधारपर ही इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि केवल पैसेके ध्यानसे चरखा 
चलाया जाये तो राजसी और जगत्‌के भलेके विचारसे यज्ञार्थ चलाया जाये तो 
सात्विकी । 


अनुबन्ध क्षय हिसामनवेक्ष्य च पौरषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते।। (१८, २५) 


परिणाम, हानि, हिसा और अपनी शक्तिका विचार किये बिना जो कर्म मोह- 
वश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। तामस कमंमें परिणाम जाने बिना 
व्यक्ति कूद पड़ता है। फलकी इच्छा रखें बिना काम करनेवाला व्यक्ति फल जानता 
तो है किन्तु वह उसकी इच्छा नहीं करता। 


[१९२ ] 
मंगलवार, २६ अक्तूबर, १९२६ 
मुक्तसंगोइनहुंवादी धृत्युत्साइसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धघोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।। (१८, २६) 
जिसमें आसक्ति नहीं है, जो अहंभावसे मुक्त हो गया है, जो दृढ़ता और उत्साह- 
युक्त है, जो सफलता और निष्फलतामें हर्ष-शोक नहीं करता, वह सात्विक कर्त्ता 
है। अहंकारकी भावनासे मुक्तका अर्थ हुआ निमित्तमात्र बतकर काम करनेवाला। वह 
आसक्तिहीन होता है, किन्तु इस कारण वह ढीला नहीं पड़ जाता। वह तो अधिकसे- 
अधिक क्रियाशीकः होता है। भक्त और भगवावका सम्बन्ध एक दृष्टिसे प्रेमी और 
प्रेमिकाका सम्बन्ध है। यद्यपि है इसमें उत्तर और दक्षिणका अन्तर। भक्‍त तो अलिप्त 
रहता है जब कि आसकत प्रेमी प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है। यहाँ अंग्रेज 
हाकिम आते हें। उनकी धृति और उत्साहका क्या कोई पार है? वे योगियों जैसे 
लगते हैं; किन्तु वे मुक्तसंग नहीं हें, परिणामवादी हेँ। परिणामके लिए काला-सफेद 
करते रहते हें। किन्तु जो व्यक्ति मुक्तसंग है, उसके लिए तो कर्म, कर्म और कर्म; 
निशचय, निईवय और निदरचय, तथा उत्साह, और उत्साह ही होता है। चरखा 
चलाते हुए भी ऐसा आदमी घधृति और उत्साहपूर्ण होगा। ऐसा कर्त्ता सात्विक कर्त्ता 
कहलाता है। 
रागी कर्मफलश्रप्सु्ुब्धो हिसात्मकोष्शुच्िः । 
ह॒वेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकौतितः॥ (१८, २७) 
रागी, कर्मफलकी प्रगाढ़ इच्छा रखनेवाला, लोभी, हिंसा करते हुए मुड़कर न 
देखनेवाला, अपवित्र तथा सिद्धि और असिद्धिको लेकर हर्ष और शोकसे भरा हुआ 
व्यक्ति राजसी कर्ता है। 


“गीता-शिक्षण ! ३३७ 
अयुष्तः प्राकृतः स्तब्धः घठो नेष्कृतिको5लसः । 
विषादी दीघधेसूत्री च्‌ कर्ता तामस उच्यते॥ (१८, २८) 
अव्यवस्थित, असंस्कारी, अभिमानी, शठ, अनिर्चयी और आलसी, विषादी तथा 
दीपषेसूत्री व्यक्ति तामस कर्त्ता कहलाता है। 
बुद्धेभंदं धुतेदचेव गुणतस्त्रिविध श्वणु । 
प्रोच्यमानमशेबेण पुृथक्त्वेन धनंजय॥। (१८, २९) 
अब में तुझे बुद्धि और घृतिका पूरा-पूरा और अलूग-अल्ग तीन प्रकारका 
भेद बताता हूँ। तू उन्हें सुन। 
प्रवृत्ति च नि्वुत्ति व्‌ कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ साक्त्विकी ॥ (१८, ३०) 
प्रवृत्ति और निवृत्ति, कायें और अकायें, भय और अभय, बन्चन और मोक्ष, 
जो बुद्धि इनका निर्णय करना जानती है, वह सात्विक है। 
यया धर्ममधर्से च काय चाकार्येव व । 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थे राजसी ॥ (१८, ३१) 
जो व्यक्ति धर्म और अधमं, कार्ये और अकार्येको सम्यक्‌ रूपसे नहीं जानता, 
उसकी बुद्धि राजसी है। 
अधर्म धमंमिति या मन्‍्यते तससाव॒ता । 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बद्धिः सा पार्थ तामसी ।॥ (१८, ३२) 
अंधेरेसे घिरी हुई जो बुद्धि अघमंको घ॒र्म मानती है और सारे अर्थ उलटे 
लगाती है-- जिसे सब-कुछ ठेढ़ा दिखता है, वह तामसी बुद्धि है। 


[१९३ | 
बुधवार, २७ अक्तूबर, १९२६ 
घुत्या यया घारयते सनशराणन्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या घ॒ति : सा पार्थ सात्विकी।। (१८, ३३) 
जो अव्यभिचारी धृति मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओको योगसे धारण 
* करती है, वह धुति सात्विक है। 
जब व्यक्ति दुढ़तापूर्वक कोई निश्चय करके उसके परिणामसे चिपके बिना अपने 
संकल्पसे चिपका रहता है, उसे नित्य नहीं बदछता, तो वह धृति अव्यभिचारी घृति 
होगी; योगके द्वारा अर्थात्‌ ईइवरापंण बुद्धिके द्वारा। 


१. साधन-सत्रमें * भथ और अभय” के वाद कोछकर्में “अमुक वस्त॒ुते बचना चाहिए और अमुक वस्तुते 
निर्मेप रदना चाहिए? भी छिखा हुआ है। 


३२-२२ 


औरटेट सम्पूर्ण गांधी वाद्य 


यया तु धर्मंकामार्थान्धुत्या धारयतेड४र्जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी॥ (१८, ३४) 


जो धृति फलकी आशा रखती है और जो धमम, काम तथा अर्थका मनन करती 
है, वह धुति राजसी है। 

पहले प्रकारकी धृतिमें ईद्वरपरायणता है और दूसरीमें आसक्ति; वह आसक्ति- 
पूर्वक धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करनेकी इच्छा करती है। इस प्रकारसे किया 
हुआ निर्णय, अयोग्य निर्णय हो सकता है। 


यया स्थप्नं भयं शोक वियादं सदसेव च॑ । 
न विमुंचति दुर्मेघा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥ (१८, ३५) 


जिस धृतिके द्वारा दु्बृद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मदका त्याग 
करता ही नहीं है, वह तामसी धृति है। 
हम जो-कुछ करते हें, उस सबमें मोह और शोक होता है; निराशा तथा भय 
तो निश्चयपूर्वक होता है। 
सुख त्विदानीं त्रिविषं श्ुणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाव्रमते यत्र दुःखान्तं व निगच्छति॥। 
यत्तदग्र. विषमिव परिणामेड्मुतोपमम्‌ । 
तत्सुख॑ सार्विक प्रोफ्तमात्मबुद्धिप्रशादजम्‌॥॥ (१८, ३६-३७) 
सुख भी तीन प्रकारका है । जिसका अभ्यास करते-करते व्यक्ति आनन्द पाने 
लगता है, जिसके द्वारा दुःखका अन्त हो जाता है। 
जो आरम्भमें विष जैसा छूगता है, परन्तु जो परिणाममें अमृत जैसा होता है, 
वह सुख सात्विक है। वह आत्मज्ञानके प्रसादसे उत्पन्न होता है। 
यह सुख प्राप्त करनेके लिए तपश्चर्या करनी चाहिए | इसमें त्याग निहित 
है, इसलिए आरम्भमें कष्ट होता है । इसके अभ्यासमें, पठन-पाठनमें भी निद्रा और 
आलस्यको छोड़ता पड़ता है, परिश्रम करना होता है, यह सब तपदचर्या है । किन्तु 
इसका अन्त आत्मज्ञान है। जैसा आत्मा वैसा आत्मानन्द । देहानन्द केवल विकार- 
मय है । उसका आधार विकारपर है, इसलिए वह क्षणिक है । बह पतंग अथवा 
बिजलीकी तरह क्षणिक है जब कि आत्मानन्द शाइवत है। आत्तमज्ञानके प्रसादसे उत्पन्न 
सुख अमृतमय है। 
विषयेच्धिय.. संयोगाचत्तदग्रेमृतोपमस्‌ । 
परिणामे विषभिव तत्सुखं राजसं स्मृतभ॥। (१८, ३८) 
विषयेन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख आरम्भमें अमृत-जैसा लगता है, किन्तु जो परिणामर्मे 
विषके समान होता है, वह सुख राजस्‌ कहा गया है। 
नाटक इत्यादि देखने गये तो उसे देखते हुए सुख होता है। किन्तु बादमें निद्रा 
बेचकर मिलता है जागरणका दुःख; और उसका मनपर होनेवाला जो असर है, सो 
अतिरिक्त ही। 


+गीता-शिक्षण ' ३३९ 
यदंग्रे चानुबन्धे च सुख सोहनमात्मनः । 
निद्रालस्पप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥। (१८, ३९) 
जो आरम्भ और परिणाम दोनोंमें हमें मोहमें डालनेवाला है और जो निद्रा, 
आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्वं प्रकृतिजे्ुक्तं यदेभिः स्पातृत्रिभिगुंणे:॥॥ (१८, ४०) 
पृथ्वीपर अथवा स्वगेमें देवताओंतक में ऐसा कोई नही है जो प्रकृतिजन्य इन 

तीनों गुणोसे मुक्त हो। 
इसलिए हमें इनसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
[१९४ | 
गुरुवार, २८ अक्तूबर, १९२६ 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां शूद्राणां च परंतप । 


अं हु" अं 


कर्माणि प्रविसक्‍तानि स्वसावप्रभवेगृणे: ॥॥ (१८, ४१) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके कर्मोंको भी उनके स्वभावके अनुसार विभाजित 
किया गया है। 
दर्मों दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेंबसेव च' । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिवर्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥। (१८, ४२) 
दाल्ति, इन्द्रियोंका दमन, तप अर्थात्‌ शरीर, वाणी और भनकों कष्ट देकर उन 
सबको सीधा रखना, पवित्रता, क्षमा अर्थात्‌ पत्थर मारनेवालेके प्रति भी अन्तःकरणपूर्वक 
कल्याणकी कामना रखना, सरलता अर्थात्‌ आँखमें मैल न रखना, सीधे रास्ते चलना, 
ज्ञान और अनुभव-ज्ञान, कोरा शास्त्र ज्ञान या शुष्क ज्ञान नही, और आस्तिकता, ये 
ब्राह्मणके स्वभावजन्य कम हैं। 
किसी व्यक्तिमें उपरोक्त गुणोंके साथ-साथ यदि आस्तिकता, श्रद्धा, भक्ति न हों 
तो उक्त गुण हानिकारक भी हो सकते हे। जैसे आज पाइचात्य देशोंमें इनाम पानेके 
लिए, कुश्ती लड़नेके लिए शरीरका विकास किया जाता है। इन्द्रियदमन तो इन 
व्यक्तियोंको भी करना पड़ता है, किन्तु इस प्रकारके इन्द्रिय-दमनमें ईद्वर-भक्तिका 
कोई स्थान नहीं है, इसलिए वह किसी कामका नहीं है । आस्तिकता, ईइवर-भक्ति, 
ब्राह्मणके लक्षणमें मुख्य होनी चाहिए। 
शौय॑ तेजो घृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
' दानमीइ्वरभावदच क्षाह्र कर्म स्‍्वभावजम्‌॥ (१८, ४३) 
शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धेते न भागना, दान अर्थात्‌ गरीबकी मददके लिए 
सदा तत्परता और ऐड्वर्ये --ये क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म हूँ। 


१. श्स दिनका विवरण महादेवभाईने नहीं लिखा था। 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
ये सारे गृण ब्राह्मणमें तो होते ही हैँ; जैसे वशिष्ठ आदियमें ये गण थे। इसी 
प्रकार क्षत्रियर्म ब्राह्मणके गुण भी होने चाहिए, जैसे युधिष्ठिर, रामचन्द्र आदि क्षत्रिय 
थे, फिर भी उनमें ब्राह्मणके गुण थे। भरत तो साक्षात्‌ ब्राह्मणत्वकी मृत्ति ही थे। 
इस तरह प्रत्येक वर्णके व्यक्तिमें चारों वर्णोके सभी गुण कम-ज्यादा परिमाणमें होने 
ही चाहिए। अन्तर इतना ही है कि जिसमें जिस वर्गके मुख्य लक्षण होंगे, वह 
वर्णका माना जायेगा। उन्तके स्वाभाविक कर्मोको भी उसी तरह समझना चाहिए। 
कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम्‌ ॥॥ (१८, ४४) 
खेती, गोरक्षा और वाणिज्य --ये वैश्योंके स्वभावजन्य कर्म हेँ। शूद्रका स्वभाव- 
जन्य कर्म सेवा है। 
स्वे स्वे कर्मेण्यभिरतः संर्सिद्धि छमते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा बिन्दति तच्छुणु॥ (१८, ४५) 
अपने-अपने कामोंमें छीन व्यक्ति सिद्धिको प्राप्त करते हेँ। अपने कामोंमें रूगा 
हुआ मनुष्य सिद्धि किस भ्रकार प्राप्त करता है, इसको सुन। 
यतः प्रव॒त्तिर्भूतानां ये सर्वर्िदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ (१८, ४६) 
जिसके बलपर प्राणियोंकी प्रवृत्ति चल रही है और सारा जयगत्‌ जिससे व्याप्त 
है, उसे जो व्यक्ति अपने कर्मेके माध्यमसे भजता है, वह परमसिद्धि पाता है। 
जो सर्वस्थानोंमें ओतप्रोत है, ताने-वानेकी तरह फैला हुआ है, जो व्यक्ति उस 
आत्मा, ब्रह्म, ईद्वरकी पूजा करता है, वह सिद्धिको प्राप्त करता है। जो अपने 
कृत्तेब्य कर्मको ही सच्ची प्रार्थना अथवा पूजा मानता है और जिसने सेवा तथा 
अपने प्रत्येक कर्मको प्रार्थतामय बना डाला है, वास्तविक सिद्धि उसीको मिलती है। 
श्रेयान्ट्वर्सों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥॥ (१८, ४७) 
मली-भाँति आचरित परघर्म (अर्थात्‌ दूसरेके कत्तेंव्य-कर्म) की अपेक्षा गृणरहित 
तथापि अपना धर्म (अर्थात्‌ अपना कत्तेव्य कमें) श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभावसे नियत 
किये गये स्वघरंरूपी कर्मको करनेमें मनुष्य पापसे लिप्त नहीं होता। 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोबेण घ॒मेनाग्तिरिवाबृताः ॥ (१८, ४८) 
सहज ही प्राप्त कमें (अर्थात्‌ जिसे स्वयं हमने खोजकर प्राप्त नहीं किया है, 
जो हमपर आ पड़ा है,) दूषित हो तो भी त्याग करने योग्य नहीं है। अग्निके साथ 
जिस तरह धुआँ रहता ही है इसी प्रकार किसी भी कर्मके आरम्ममें दोप तो रहा 


ही है। 


(गीता-शिक्षण ” ३४१ 


यहाँ चोरी आदि कर्मोंकी वात नहीं कही गई है, बल्कि ऊपर चार वर्णोके 
जो स्वाभाविक कर्म बताये गये हैँ, उनकी वात की गई है। इनमें कुछ-न-कुछ दोप 
दृष्टिगोचर होता है। जैसे सज्जनोंकी ममताका दोष अर्जुनको युद्ध करनेसे रोक रहा 
था । फिर भी उस कमको करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि कर्मे-मात्र, सभी प्रकारके 
आरम्भ, किसी-न-किसी दोषसे युक्त है। 
असक्तबुद्धि: सर्वेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कर्म्प सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ (१८, ४९) 


जिसने सभी कर्मो्में से आसक्ति खीच ली है अर्थात्‌ जो संगरहित हो गया है, 
जिसने मनको जीत छिया है, जिसने समस्त इच्छाओंको छोड़ दिया है, वह संन्‍्यासके 
द्वारा नैष्कर्म्य रूपी परमसिद्धिको प्राप्त करता है। 

यहाँ संन्यासका अर्थ कमें-मात्रका त्याग नहीं; बल्कि यहाँ कर्मेके फल-मात्रका 
त्याग सूचित किया गया है। यही सिद्धिदायक है। 


सिद्धि प्राप्तो यथा जहा तथाप्नोति निबोध से ॥ 
समासेनव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा॥ (१८, ५०) 


सिद्धि प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य ब्रह्ममों किस तरह प्राप्त करता है सो 
तू संक्षेपमें सुन। ज्ञानकी ऐसी निष्ठा ऊँचेसे-ऊंची है। 


[१९५] 
शुक्रवार, २९ अक्तूबर, १९२६ 


बुद्धया विशुद्धया युक्‍तों घृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यवत्वा रागद्वेषों व्युदस्थ च॥। 
विविक्तसेवी लष्वाशी यतवाबकायसानसः । 
ध्यानयोगपरों नित्य वेराग्यं समुताशितः।॥। 
अहुंंकारं बल्ल दर्प कार्स क्रोध परिग्रहस्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शास्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते॥ (१८, ५१-५३) 
जो शुद्ध बुद्धिके युक्त हो गया है, जिसने अपने ऊपर दृढ़तापूर्वक वश प्राप्त 
कर लिया है, जिसने ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोके शब्दादि विषयोंका त्याग कर दिया 
है, जिसने राग-द्वेष जला डाछे हैं, जो एकान्तसेवन करनेवाछा है, जो अल्पाहारी है, 
जिसने वाणी, काया और मनपर वश कर लिया है; जो ध्यानयोगपरायण है, जो 
भरी प्रकार वैराग्यको अपना आधार बना चुका है और जो अहंकार, वर, दर्प, 
काम, क्रोध तथा परिग्रहको छोड़कर निर्मेठ और शान्‍्त हो गया ,है, वह ब्रह्मको 
पानेके योग्य हो जाता है। 
अहंकार, बल, दर्प ये सभी एक-दूसरेमें व्याप्त हो सकनेवाले तत्त्व हें। किन्तु 
“ गीता” एकका उपयोग करके नहीं मानती। वह तो एक-एक-वस्तुको अनेक भाँतिसे 


३४२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कहकर स्पष्ट कर देना चाहती है। रूष्वाशी; मैंने अपने भोजनमें केवल पाँच वस्तुएँ 
लेनेका निर्णय किया है, किन्तु यदि में उसके अक्षरका पालन करूँ तो उससे ब्रतका 
सम्यक्‌ पालन नहीं होता । हरिदासने खजूरकी बात की और अच्छे खजर लाकर दिये। 
उसने मुझे अच्छी मुद्रामें देशा और एक खजूर मुझे खानेके लिए दिया। मुझे वह 
अच्छा भी छगा, किन्तु में एकदम सावधान हो गया। मेंने अपने मनमें सोचा कि 
दूसरोंको जितना मिलता है, यह तो उससे अधिक हो गया। मेंने वह खजूर खा तो 
लिया, लेकिन मानो वह मेरे गलेमें अटककर रह गया। यदि हमको शरीरसे काम 
लेना हो तो वह इसी तरह सम्भव है। 

इस इलोकमें बुद्धि इत्यादिको विशुद्ध करनेकी बात कही गई है और रूष्वाशी 
शब्दका प्रयोग किया है, मिताहारीका नहीं। दो चीजोंसे काम चले तो एकसे चला 
लिया जाये। खजूरवाली वह घटना शायद इसीलिए हुईं कि आज हमें इस इलोकपर 
विचार करना था। सम्भव है, कोई व्यक्ति केवछ दूध लेनेका ब्रत लेकर रोज 
पच्द्रह सेर दूध पी जाये अथवा उसका खोया बनाकर खाने छगें। भला इसके बजाय 
वह व्यक्ति दूधमें पानी मिलाकर क्‍यों न पिये। इंग्लेंडमें एक बेरिस्टर मित्र सोलह 
घंटे अध्ययन करते थे, और वे अपने सुपमें पानी मिला छेते थे। सच्ची भूख लगी 
हो तो उस भूखके ही कारण स्वयं जीभमें से अमृत झरने लछंगेगा। 

ब्रह्मसतः प्रसच्चात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सर्वधु भूतेबु सवृभकति छभते पराम्‌॥॥ (१८, ५४) 

ब्रह्मकी प्राप्तिसि जिसका आत्मा प्रसन्न हो गया है, वह न शोक करता है, न 
किसी प्रकारकी इच्छा रखता है। वह सभी भूतोंके प्रति समभावसे वर्तन करता है 
और मेरी परामक्ित प्राप्त करता है। 


भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यद्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विश्ते तदनन्तरस्‌॥ (१८, ५५) 
भक्तिसे वह मुझे, में यथार्थे रूपमें जैसा हूँ, उसी रूपमें जानता है और इस 
प्रकार मुझे तात्त्विक रीतिसे जानकर मुझमें प्रवेश कर जाता है। 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणों मद्॒ध्पाञ्रयः । 
मत्यसादादवाप्नोति शाइवतं पदमव्ययस्‌।। (१८, ५६) 
जो सदा समस्त कर्म करते हुए भी मेरा आश्रय लिये हुए है, वह मेरी कृपासे -- 
अपने बलसे नहीं, हमेशा स्थिर और अव्यय पदकी प्राप्ति करता है। 
चेतसा सर्वेकर्माणि मंयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाशित्य मच्चित्त: सततं भव।॥ (१८, ५७) 
समस्त कर्मोंको मन:पूर्वक मुझे अपेंण करके, मेरे प्रति परायण होकर, बुद्धि- 
योगका अर्थात्‌ ज्ञान जौर ध्यानका आश्रय लेकर निरंतर मुझे चित्तमें धारण कर। 


“गीता-शिक्षण ३४३ 


मच्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारात्न श्रोष्यसि विनंक्षयसि ॥। (१८, ५८) 


अपने चित्तको मुझमें लीन करके तू मेरी कृपासे सारे पहाड़ पार कर जायेगा। 


किन्तु यदि तू अहंकारके वश होकर मेरी वात नहीं सुनेगा, तो तेरा नाश हो 
जायेगा । 


यदहुंफारमाश्िित्य न योत्स्य इति भन्यसे । 
मिथ्यंष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्यति । (१८, ५९) 


यदि तू अहंकारके वश होकर न लड़नेका निर्णय लेगा तो तेरा वह व्यवहार 
मिथ्या होगा, ऐसा मान। प्रकृति ही तुझे वहाँ ले जायेगी ! 
स्वभावजेन कौन्तेव निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
क॒तुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवज्ञोषपि तत्‌।। (१८, ६०) 


यदि तू मोहके कारण (युद्ध) करनेकी इच्छा नहीं करेगा, तो स्वभावसे उत्पन्न 
कमसे बंघा होनेके कारण तुझे बछातू वह कर्म करना ही पड़ेगा। 

इसलिए सब-कुछ मुझे अपित करके, राग-द्वेषसे रहित होकर, मेरे प्रति परायण 
रहते हुए जो काम तुझे प्राप्त हो जाये, तू उसे कर। यदि ऐसा करेगा, तो तू 
अलिप्त रहेगा। 


[१९६ | 
शनिवार, ३० अक्तूबर, १९२६० 
ईइवरः सर्वभतानां हहेंशेड्नुंन तिष्ठति । 
अआमयन्सबंभूतानि यन्त्राख्डानि सायया।॥। (१८, ६१) 


हे अर्जुन, समस्त प्राणियोंके हृदयमें ईश्वर वास करता है और वह अपनी 
मायासे सर्वभूतोंको चाकपर चढ़ें हुए घड़ेकी तरह घुमाता रहता है। 

हम पृथ्वीके गोलेपर बैठे हुए हैं। यह गोछा एक क्षण भी नही रुकता। 
चौबीसों घंटे घूमता ही रहता है। तारामण्डल और सूर्य भी घूमते ही रहते हेँ। इस 
तरह जगतूमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। किन्तु इनका यह घूमते रहना स्वयं 
अपनी-अपनी शक्तिसे नहीं होता, ईश्वरकी शक्ति ही सबको घुमाती रहती है। हम 
जिस तरह चाहें उस तरह यन्त्रको चलाते है, उसमें अपने मनसे चलनेकी शक्ति नहीं 
होती, उसी तरह ईदवर हमें चछाता है। इसलिए हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए 
कि अमुक काम मेने किया। हमें तो यही चाहिए कि हम अहंभाव भूछ जायें; 
ईश्वरके हाथमें यन्त्रवत्‌ रहें, उसकी इच्छाके अनुसार चलें और उसीको सर्वस्व समझकर 
उसकी योजनामें बेंघकर ही बरताव करें। 


१. इस दिनका विवरण मह॒देवभाईका लिखा हुमा नहीं है। 


३४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तमेव शरण गच्छ सर्वभावन भारत । 
तत्प्रसादात्परा शात्ति स्थान प्राप्ययसि शाइवतम्‌ ॥। (१८, ६२) 
तू सम्पूर्ण भावसे उसकी शरणमें जा। तू उसीकी कृपासे परम शान्तिमय स्थान 
प्राप्त करेगा। 
इति ते ज्ञानसाव्यातं गुह्याद्गुह्मयतर सया । 
विमुद्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुर॥ (१८, ६३) 
इस तरह मेंने तुझे गुछ्मयसे-गुह्म ज्ञान बता दिया। तू इसपर पूरा विचार 
करके जेसा ठीक छगें, वैसा कर। 
स्वंगुह्मतमं भूयः श्यणु मे परम बचः । 
इष्टोडसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ (१८, ६४) 
तू मेरा और भी गुह्मतम परम बचन सुन; तू मुझे प्रिय है, इसलिए में तेरा 
हित तुझे बतछा रहा हूँ। 
मनन्‍्मता भव सद्भकतो सद्याजी सां नसस्कुरु । 
मामेवष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोइसि मे॥। (१८, ६५) 
तू अपना चित्त मुझमें छीन कर। मेरा भक्त बन। मेरे ही लिए यज्ञ कर। मुझे 
नमस्कार कर। तू मुझे ही प्राप्त करेगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है। 
सर्वधर्भान्परित्यज्य मासेक॑ शरण ब्रज । 
अहूं त्वा स्वपापेम्यों मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ (१८, ६६) 
सब धर्मोका त्याग करके एक मेरी ही शरणमें आ। में तुझे सारे पापोंसे 
मुक्त कझूँगा। तू चिन्ता मत कर। 
समस्त शास्त्रों और 'गीता का सार इस इलोकमें है। तू सारी बहसें छोड़कर 
मेरी ही शरणमें आ। इससे तुझे श्रेय ही प्राप्त होगा। केवल आत्माकी उपासना ही 
कल्याणकारी है। 
इंद_ते चातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाजुभ्रूषवे वाच्यं न च॒ मां योउ्म्यसुयति॥॥ (१८, ६७) 
जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता औौर जो मेरा 
ढेष करता है, तू उसे यह (ज्ञान) मत बताना। 
य इमं परम गुृहां मद्भक्‍तेष्वभिधात्यति । 
भवित भयि परां कृत्वा मामेवंध्यत्यसंशयः॥ (१८, ६८) 
परन्तु यदि तू यह परमगुद्य ज्ञान मेरे भकतोंको देगा, तो वे मेरी भक्ति करके 
निःसंशय मुझे ही पायेंगे। 
समस्त ज्ञानका संग्रह अपात्रको देनेसे नहीं, पात्रकों देनेसे ही होता है। 


* गीता-शिक्षण ४ 


नच्‌ तस्मान्मनुष्यषु करिचिन्से प्रियकृत्तमः । 
भविता न च से तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि॥। (१८, ६९) 
जो ऐसा करता है, उससे बड़ा भेरा प्रिय काम करनेवाला मनुष्योंमें और कोई 
नही है और मेरे लिए तो इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय कोई नही है। 
अध्येष्पते व्‌ य इस धम्यं संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थासिति मे मतिः॥॥ (१८, ७०) 
हमारे बीच हुए इस धर्म्य-संवादका जो अभ्यास करेगा, भेरे मतानुसार बह 
जशानयज्ञके द्वारा मुझे भजेगा। 


अर्थात्‌ जो व्यवित इसका ज्ञानपूर्वक अभ्यास करेगा, वह मुक्त हो जायेगा। समझे 
बिना इलोकोंका उच्चारण करनेसे मुक्ति मिलनेवाली नहीं है। 


[१९७ ] 
रविवार, ३१ अक्तूबर, १९२६ 


श्रद्धावाननसूयश्च श्रणुयादपि यो नरः। 
सोषपि मुक्तः शुभाल्लोकास्प्राप्नुयात्युण्यक्मंणाम्‌ ॥ (१८, ७१) 
जो व्यक्ति श्रद्धापूवंक और द्वेषरहित होकर --- अन्धश्रद्धालुमें देषभावना होती है 
“-इसे सुनेगा वह मुक्त होकर पुण्य कर्म करनेवालोंके शुभ छोकोंको प्राप्त करेगा। 
कच्चिबेतत्छुत पार्थ त्वयेकाप्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रणण्टस्ते धनंजय॥ (१८, ७२) 
क्या तूने एकाग्र चित्तसे इसे सुना है? क्‍या अज्ञानसे तुझे जो मोह उत्पन्न हुआ 
था, वह नष्ट हो गया है? 
तष्ठो सोहः स्मृतिर्रुब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोइस्मि गतसन्देहः करिष्ये घचने तब॥ (१८, ७३) 
अर्जुन कहता है: हे अच्युत, तुम्हारी कृपासे मेरा मोह कष्ट हो गया है, मुझे 
अपनी स्मृति पुनः मिल गई है, मेरी शंका जाती रही है और मे समझ गया हूँ कि 
भेरा कत्तंव्य क्या है; अब में आपके कहे अनुसार करूँगरा। 
अर्जुनकी स्मृतिका अंश हो गया था। वह परिस्थिति दूर हो गई। वह समझ 
गया कि मेरा स्वभाव कया है और मेरा कत्तंव्य क्या है, और इस तरह वह सन्देह- 
रहित बन गया। 
इत्यहूं वासुदेवस्य पार्थस्य च भहात्मनः । 
संवादमिसमओोषसदुभुत॑  रोमहर्षणम्‌॥। (१८, ७४) 


३४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्गुह्ममहू. परम्‌ । 
योग॑ योगेइ्व रात्कृष्णात्साक्षात्तथयतः स्वयम्‌ ॥ (१८, ७५) 
संजयने कहा: 
महात्मा वासुदेव और महात्मा पार्थ, इन दोनोंके बीचका रोमहर्षक और अदभुत 
संवाद मेने व्यासकी कृपासे सुना। स्वयं योगेद्वर कृष्णसे मेने यह गुह्म परमयोग सुना। 
राजन्संस्मृत्य संस्पृत्थ संवादमभिसमद्भुतम्‌ । 
केदवार्जुनयोः पुण्य हष्यामि च॑ मुहुमुंहु:॥॥ (१८, ७६) 
केशव और अर्जुनके बीचके इस पवित्र और अद्भुत संवादको याद करते हुए 
मुझे बार-बार रोमांच हो जाता है। 
यदि हमें इसमें नित्य नवीन रस न मिले तो यह हमारी ही कमी होगी, गीता- 
कारकी नहीं । 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपसत्यवभुतं हरेः। 
विस्मयों से सहाराजन्हुष्यासि व पुनः पुनतः॥। (१८, ७७) 
हरिके अद्भुत रूपका बारंबार स्मरण करके मुझे महान्‌ विस्मय होता है और 
में बार-बार पुलकित हो उठता हूँ। 
यत्र योगेदवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 
तत्र श्लोविजयों भूतिश्रुवा नीतिमंतिमंस ।। (१८, ७८) 


जहाँ योगेश्वर क्रृष्ण हें और जहाँ घनुधर पार्थ है, वहाँ श्री-- लक्ष्मी --- देवी 
सम्पत्ति है, विजय है वैभव है, और अविचल नीति है। यह मेरा मत है। 

कृष्णके साथ योगेश्वर विशेषण और अर्जुनके साथ धनुघेर विशेषणका प्रयोग 
किया गया है। इसका यह अर्थ हुआ कि जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है और साथ ही तेज 
है वहाँ श्री, विजय और श्रुव नीति है। जिसमें ज्ञान है उसमें तदनुसार व्यवहार करनेका 
पूरा बल भी होता चाहिए। पूरा ज्ञान हो और फिर हो पूरी तरह उसका व्यवहार। 

हमने माना है कि यह कल्पित संवाद है। महाभारतकारने जो कति प्रस्तुत की 
है, वह अद्भुत है। उसमें उसने अपने ज्ञानकी पराकाष्ठा दिखा दी है। वह हृष्णके 
हृदयमें प्रवेश कर गया था। धनुघरका अर्थ है कत्तेव्य-तत्पर व्यक्ति। ऐसा कौन 
है जो आत्यंतिक ज्ञानको प्राप्त कर चुका हो। किन्तु जो ज्ञान परमज्ञान जसा रूगता 
हो और फिर व्यक्तिमें तदनुसार व्यवहार करनेका पूरा-पूरा साहस हो, तो उसके लिए 
हार-जैसी कोई वस्तु नहीं है; बल्कि उसे भूति भी प्राप्त हो सकती है। और उससे 
अधिक तो वह चाहता ही नहीं है! यदि वह इसी प्रकार आचरण करता रहे, त्तो 
उसकी भूलें सुधरती चली जायेंगी। हम मानते तो यह हैं कि सदा सत्य बोलना 
चाहिए, किन्तु हम जो-कुछ बोलते हैँ वह कुछ सच, कुछ झूठ होता है। किन्तु जहाँ 
शुद्ध ज्ञान है, और उस दिशामें पूरा-पूरा प्रयत्न है अर्थात्‌ जहाँ साधक धनुर्घारी होकर 
बैठा हुआ है, वहाँ तो नीतिसे स्खलन कदापि नहीं होता। 


“गीता-गिक्षण * ३४७ 


हम गीतापाठको बन्द नही करेंगे। इसका पारायण चलता ही रहेगा । [ प्रार्थनामें ] 
नित्य थोड़े-बहुत इलोक पढ़े जाते रहेंगे और यदि आवश्यकता हुईं तो थोड़ा-बहुत विवेचन 
भी होता रहेगा। 

यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे सभी घर्मावरूम्बी पढ़ सकते है। इसमें कोई भी 
2 आग्रह नहीं है। इसमें शुद्ध नीतिके अतिरिक्त किसी अन्य वातका निरूपण 
नहीं है। 


उपसंहार 
[१] 


गुरुवार, ४ नवम्बर, १९२६ 


' गीताजी के अम्यासका तात्पयें यह है कि हम प्रार्थना करे, अध्ययन करें और 
कत्तेव्यको समझकर उसका पालन करें। कोई भी पुस्तक अधिकसे-अधिक इतनी ही 
सहायता पहुँचा सकती है। वैसे किसी पुस्तक और उसकी व्याख्यासे और हो भी क्‍या 
सकता है? अन्तमें तो जितना होना होता है उतना ही होता है। हमारे हाथमें तो 
केवल पुरुषार्थ ही है। हमें तो सिर्फ प्रथत्व करना है। मनृष्य-मात्र और दूसरे प्राणी भी 
प्रयत्न करते हे। अन्तर इतना ही है कि हमारे प्रयत्त हमारी समझमें ज्ञानपूर्वेक होते 
हैं। किन्तु आखिरकार प्रयत्नका उद्देश्य क्या है? इस देहको टिकाना अथवा देहको 
घारण करनेवालेको जानना? यदि देहकी उन्नति भी करनी योग्य हो तो उसमें 
उद्देश्य, उसीकी उन्नति अथवा विकास है या नही? पहली बात तो यह है कि कमे तो 
हमें विवश होकर करने ही पड़ते है। हमारी शरीर-रचना ही ऐसी है कि विवश रूपसे 
कर्म होता ही रहता है। उदाहरणके लिए जब बालक माताके गर्ममें होता है तव भी 
वह कुछ-त-कुछ चेष्टा करता ही रहता है। उस मूच्छित अवस्थामें भी उसकी साँस 
चलती रहती है। यह भी प्रयत्न तो है ही। किन्तु यह प्रयत्न पुरुषार्थे नही कहलाता | 
पुरुषार्थ तो केवछ आत्माके विषयमें किया गया कर्म ही कहा जा सकता है। इसे तो 
परम पुरुषार्थ कहा गया है; शेष सब निरथेक है। इस तरहके पुरुषार्थेके लिए शास्त्रका 
वाचन, मनन और निदिध्यासत एक साधन है। हमारा अम्यास सुन्दर हो इस दृष्टिसे 
उच्चार, और ध्वनिका ध्यान रखकर पुनरावतंन करते रहना आवश्यक है। गीतापाठके 
आसपासका सारा वातावरण पवित्र बनाये रखना आवश्यक है। जब हम ' गीता ' घोलकर 
पी जायेंगे तब फिर व्याकरण और उच्चारण इत्यादिकी चिन्ता करता आवश्यक नहीं 
बच रहेगा। 

हमें प्रयत्न तो परम पुरुषार्थके लिए ही करना चाहिए। उसके लिए साधनोंकी खोज 
आवश्यक है। हम “गीता की स्तुति करते हे, इसका सम्मान करते हूँ। यह निस्सन्देह 
हमारी रक्षा करेगी। यह मानसिक देवता है। इसका नित्य वाचन और पारायण तो 
होना ही चाहिए। ' 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


हम “ग्रीता से क्या सार निकाछें। में आज आपके सामने केवल एक ही विचार 
रखूंगा। “गीता” कर्म-प्रधान हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान-पधान हो, यह भी नहीं है और 
भक्ति-प्रधान हो सो भी नहीं है।यह सभी-कुछ इसमें है। जैसे वायुमें सबसे उपयोगी 
तत्त्व है ऑक्सीजन; किन्तु केवछ उसीसे काम नहीं चलता, अन्य तत्त्व भी उतने ही 
जरूरी हूँ। इसी प्रकार 'गीताजी' में भी जो-जो वस्तुएँ आई हें वे सब आवश्यक हें। 
कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों जरूरी हैं और अपने-अपने स्थानोंपर ये सभी चीजें प्रधान 
भी हो जाती हैं। भक्तिके बिना कम नहीं फलता और इसी तरह ज्ञानके बिना 
भक्ति” निष्फल जाती है। इसलिए कही-कहीं भक्ति अथवा ज्ञानकों कर्मका साधन 
बताया गया है। तथापि इसमें ऐसा भी इंगित किया गया है कि इन तीनों वस्तुओं- 
के बिना भी काम [ नहीं |! चल सकता है। ज्ञान सरकताके साथ समझमें नहीं आता, 
भक्ति करना भी आसान नहीं है, किन्तु हम इन दोनोंकी अपेक्षा कमंको अधिक सरलतासे 
समझ सकते हैं। मूर्तिका श्वृंगार करना, राम-नाम जपना ये सब कर्म हैं; प्रवृत्ति- 
मात्र कर्म है, कर्मका अर्थ है देह। कोई भी विचार जब देह-धारण करता है, कोई 
आकार लेता है, तो वह कर्म हो जाता है। देह दृश्य पदार्थ है। जिस हृदतक देहको 
देखा जा सकता है, उसी अंशतक कर्मको देखा जा सकता है। अर्थात्‌ कर्मके बिना 
हम चल ही नहीं सकते। इसलिए कहा जा सकता है कि गीताजी' में कमंपर जोर 
दिया गया है। किन्तु यह भक्ति और ज्ञानके बिता पंगु है। भान लीजिए कि हम 
नौकामें बैठ गये। किन्तु इसे गति कौन देगा? इसे चलायेगा कौन? हम नौकाको 
देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धाके साथ उसमें बैठ जाते हँ। इसी तरह कर्म 
भी आवश्यक है किन्तु हम अपनी मंजिल्तक तभी पहुँचेंगे जब कोई समझदार 
चलानेवाला उसे चलायेगा। कमें-संन्यासकी बात निरथेक है। कर्म तो संन्यासीका भी 
नहीं छूटता। किन्तु यह बात बादमें आती है। 

'गीता ' का कर्म जोर-जबरदस्तीसे किया गया कर्म नहीं है। उसकी पृष्ठभूमिमें 
कुछ-न-कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। 


[२] 
शुक्रवार, (दिवाली) ५ नवम्बर, १९२६ 


अहिंसाके मार्गपर चलते-चलते हमें चरखा मिला, ब्रह्मचर्य मिला। नदी [ साबर- 
मती |के उस पारकी भूमि भोगभूमि है और [इस पारकी ] यह भूमि कर्म-भूमि है। 
हमें यहाँ त्यागके घर्मका पालन करना है। जिस त्यागमें आनन्दका अनुमव न हो, 
वह ॒ त्याग त्याग ही नहीं है। हम आनन्दके बिना जीवित नहीं रह सकते। 
दिवाली साबरमतीके उस पार जिस ढंगसे मताई जाती है, हमारा उससे कुछ अछूग 
ढंगसे उसे मनाना शोभा देता है। आजके दिन हमें अपने कामका सिंहावछोकन करना 
नाहिए। हमारा हिसाब-किताब हमारे हृदयमें छिखा हुआ है। हमपर जो ऋण है उसे 


१. सापन-सून्रमें “ नहीं! छूट गया जाव पढ़ता दे। 
२, साधन-यूत्रमें “ ज्ञान” है, स्पष्ट दी “भक्ति” होना चाहिए। 


* गीता-शिक्षण ! ३४९ 


हमें पूरी तरह चुका देना चाहिए। हरएक व्यापारी अपने खातेमें सवा रुपया तो जमा 
करता ही है। यह सवा रुपया कोई-त-कोई शुभ निश्चय करके जमा कर सकना चाहिए। 
“गीताजी” को यदि नियमानुकूल पढ़ा हो तो कत्तंव्य समझमें आ जाता है। 

'गीताजी * में कहा गया कर्म इच्छापूर्वक किया गया कर्म है। कर्म एक ऐसी वस्तु 
है जिसके बिना व्यक्ति क्षण-भर भी जी नहीं सकता । इसलिए कर्मकी एक अन्य व्याख्या 
भी है। कर्म देह है। जबतक देह है और जीव उससे सम्बन्धित है, तबतक वह 
प्रवृत्तिमय है। कर्मका अर्थ हिंसा भी है। इसलिए कर्म-मात्रमें से अर्थात्‌ देह-मात्रमें से 
निकल जाना ही मोक्ष हुआ। इस हिंसामय जगतमें से देहातीत अवस्था प्राप्त करनी 
है। कमेंमय इस जग्रतूमें से अकमेंमय होना है। 'गीताजी ' ने यह बताया है। इसपर फिर 
विचार करेंगे । 


[३] 


शनिवार, ६ नवम्बर, १९२६ 


(कातिक सुदी १) 
आँख बन्द करके मुंहसे बोलते चले जायें, तो उसमें चित्तको जो शान्ति और 
आनन्द मिलता है वह अधिक है; उसीको पुस्तकसे पढ़कर सुना जानेमें अपेक्षाकृत 
कम आनन्द है। 
आज' परिवा (वर्षका पहला दिन) है। आप लोग जो-कुछ भी शुभ निरचय 
करके आये हों, वह फले! जिसने कोई भी निरचय न किया हो वह इतना निरचय 
करे कि उसे सच्चा तो रहना ही है। सच्चे न रहें तो जितनी चमक-दमक बनाई 
होगी, वह ऊपरी ही रहेगी; ऊपर-ऊपर मुलम्मा और भीतर कुधातु। कोई भी वस्तु 
सत्यके बिना शोभित नहीं हो सकती। इसलिए सबको यह निरचय कर लेना है कि 
हम जैसे होंगे बेसा ही अपनेको प्रकट करेगे, अपनेको जैसाका तैसा प्रकट करनेमें जो 
आनन्द है, वह ऋंगार करनेमें, रूप दिखानेमें नहीं है। तिरछी टोपी अथवा अमुक 
रीतिसे साड़ी पहनने अथवा केश सँवारनेमें असत्य है। जो मनुष्य तरह-तरहके वेश 
करता है, और जैसा नहीं है वैसा दिखनेकी इच्छा करता है, वह व्यक्ति मिथ्याका 
पाठ पढ़ना शुरू कर देता है। हम महरू तो सचकी नींवपर ही उठा सकेंगे। 
तीसरा अध्याय विशेष विचार करने योग्य है। हमने कल देखा कि कर्म अर्थात्‌ 
देह, और कम अर्थात्‌ हिंसा | मेने कहा था कि इस बातकों कक और गहराईसे सोचेंगे। 
इस अध्यायमें कहा गया है कि यज्ञ करना चाहिए। परमार्थेक लिए किया गया काम 
यज्ञ है, किन्तु आगे यह बताया गया कि कर्म-मात्र सदोष है। क्योकि कर्म-मात्रमें थोड़ी- 
बहुत हिंसा रहती ही है। किन्तु यज्ञके अर्थ की गईं हिंसा हिंसा नहीं है। यज्ञका अर्थे 
वह यज्ञ नहीं जिसमें पश्युओंकी बलि दी जाती है। किसी समय इसे यज्ञ भानते थे, 
किन्तु आज ज्यादातर लोग यही मानते है कि वह यज्ञ नहीं है। किन्तु कर्म-मात्रमें हिसा 
है इसलिए मेंने हिंसाके दो विभाग किये। जहाँ दुःख देनेका इरादा है, वह हिंसा है 
और यदि दुःख देनेंका इरादा नहीं है तो वह केवल वध करनेकी क्रिया है। जीवहंत्या 


३५० सम्पूर्ण गाँधी वोडडसर्य 


तो श्वासोच्छवासमें भी होती रहती है। यह अनिवायय हिंसा है, इसलिए क्षंतब्यं 
है। इस अनिवायं हिसाके बिना शरीर-यात्रा नहीं चछती। होमियोपैथीका सिद्धान्त 
है कि रोग जिस कारणसे हुआ हो उस कारणके सुक्ष्मातिसुक्षम रूपको औषधिकी 
तरह लें। इस तरह यदि इस हिंसामय जगत्‌को अहिंसामय होना है तो हम जैसे-जैसे 
अधिक अहिंसामय होते जायेंगे, बैसे-वैसे प्रगति होगी। किन्तु यदि हम हिंसाकों हिसासे 
मिटाना चाहें, तो परिणाम विपरीत आयेंगा। अकर्मका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति कर्म 
और हिंसाकी मात्राको कम करता चला जाये। भ्रवृत्तियोंकी तलाश करता न फिरे तो 
वह विचार-मात्रसे कर्म कर सकने योग्य स्थितिमें आ जायेगा। कमेंके अंशके बिना न 
[ शुद्ध | भक्ति सम्भव है, न [शुद्ध | ज्ञान॥ हम इसपर करू विचार करेंगे। 


[४ |] 
रविवार, ७ नवम्बर, १९२६ 


कर्म-मात्र हिंसा है, इसलिए हमारा आदर्श तो यह है कि हम कमे-मात्रमें से अर्थात्‌ 
संसारमें से छूट जायें । संसारमें से छूट जायें इसका यह अर्थ नहीं है कि हम संसारके 
लोपकी इच्छा करें या चाहें कि प्रलय हो जाये । यदि व्यक्ति स्वयं स्वेच्छासे केवल 
अपनी ही हलचलकों समेटकर घर बैठ जाये तो वह घर ही उसके लिए वेकुंठ हो 
जायेगा। वह ऐसा समझ छे कि नाम-हूपवाला संसार क्षणिक है और क्षणिकमें लीन 
रहनेसे क्या? किन्तु ऐसा हो नहीं पाता । जोर-जबरदस्तीसे संसारका लोप नहीं हो 
सकता और न सारे संसारकों इस तरह मोक्ष दिया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक 
व्यक्तिको अपना-अपना मोक्ष प्राप्त करना है। यह किस प्रकार सम्भव हो ? आत्म- 
हत्याके द्वारा? तब तो देह उससे चिपका ही रहेगा। इस तंरह मोक्ष पाना प्रकृतिके 
विरुद्ध है ।* संसार अथवा देहका त्याग तो मानसिक ही करना है । यदि कर्म-मात्र 
हिंसामय और दोषमय है, वो हमारे द्वारा कर्मका मानसिक त्याग किया जा सकना 
चाहिए ? तब क्या मानसिक त्याग करके हम चाहें जो काम कर सकते हैं? नहीं। 
हम अपने मनके द्वारा अनेक वस्तुओंकी इच्छा करते रहते हेँ। सर्वथा मानसिक त्याग 
कर देनेपर असंख्य कर्म अपने-आप समाप्त हो जायेंगे। तब हम इस संसारका वैसा 
उपयोग कर सकेंगे जैसा किसी निःसत्व वस्तुका किया जा सकता है। जली डोरी- 
जैसी आक्रृति-मात्र ” मानकर; किन्तु जली डोरी भी थोड़ी-बहुत॑ जगह तो लेगी ही। 
धूलके कण होकर उड़ जानेपर भी वह हवामें कहीं-म-कहीं तो रहेगी ही । आकृति 
समाप्त हो जाये और कण भी विलीन हो जायें तो हम कहेंगे कि सब-कुछ चला 
गया। समुद्र न घटता है, न बढ़ता है, इसी तरह ईदवर भी | रजकण अपने स्वभावके 
अनुसार ईश्वरमें मिक्त गये । मानसिक त्याग कर दिया, तो सारे काम शून्य हो 
जाते हे। फिर कत्त॑व्य क्या है, उसका विचार ही कत्ताके मनमें नहीं रहता । वह 
तो जो-कुछ करता है, किसीके इश्ञारेपर करता है । मानसिक त्यागके बाद भी जो 


१. बली सिन्दरीकत मात्र रहे देद णो। 


'गीता-विक्षण ३५१ 


कर्म बच जायेगा वह स्वयं उसे नहीं करेगा, ईश्वर करेगा। यदि में इवासोच्छवासके 
लिए भी उत्तरदायी नही हूँ, तो फिर जो कर्म में दूसरेकी इच्छासे कर रहा हैं, 
उसे स्वयं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कर्ता अहिसक है। इससे अधिक अहिंसक देहरूपमें 
रहते हुए हम इस संसारमें ही नहीं हो सकते। इसलिए तीसरे अध्यायमें हमने देखा 
कि जो कर्म यज्ञार्थ किया जाता है, वह वन्धनकारक नहीं होता । गज्ञार्थ किया 
गया कर्म अर्थात्‌ परमार्थ किया गया कर्म । हम परमार्थ कर्म करें अर्थात्‌ अपनेको 
ईदवरकी सेनामें भरती करा दें। अपना तन, मन, धन, सब-कुछ उसको अपित कर 
दें। मेने वैेलेस मामके एक प्रोटेस्टेंटकी पुस्तक पढ़ी। बैेसने यह अनुभव किया 
था कि छोगोंको ईसाई बनानेसे कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए उसने भारतीयोके 
साथ घुलू-मिल्लकर रहता तय किया । उसे हिन्दुस्तानके धर्मोके प्रति प्रेम हो गया, 
किन्तु वह ईसाको नहीं भूल पाया। बादमें उसने रोमन-कंथोलिक धर्मकी बात सोची 
और उसके मनमें यह विचार आया कि मे स्वयं कुछ नहीं हूँ, सव-कुछ चर्च ही 
है। अर्थात्‌ उसने पार्थिवेश्वर चिन्तामणिका निर्माण किया, अपने मनकी एक मूर्ति 
बना ली और निश्चित किया कि इसीके वशमें रहना चाहिए। ग्रुरु-परम्परामें उसने 
सारे समाजकों मान छलिया। मुझे यह कल्पना ठीक छूगी है। यदि पोप विषयी हो तो 
समाजमें विक्ृति पैदा हो ही जाती है । किन्तु यदि अनुयायी व्यक्ति ऐसा निरचय 
कर छे कि मुझे स्वयं तो कुछ भी नहीं करना है, जो-कुछ पोष कहेगा वही करना 
है तो अनुयायीका तो भला ही होगा । प्रोटेस्टेंट कहता है कि जो अन्तरात्मा कहे 
बैसा करना चाहिए। इसने अन्तरात्माको बाहर स्थापित करके अपनेको पोपके हाथमें 
सौंप दिया। अन्तरात्माकों भी छोड़ देना एक बड़ा खयाल है। एक कथा कही गई 
है' कि किसी साधकको किसी हिन्दू [गुरु |ने बताया कि रामका नाम लेना अच्छा 
और मुसलूमानने बताया कि खुदाका नाम लिया कर | वह एक बार रामका नाम 
लेता था और दूसरी बार खुदाका। उसने एक बार रामका नाम लेनेवालेको तरते 
हुए भी देखा। इसलिए वह [दूगुने छाभकी आश्यासे ] खुदाराम कहने लछूगा । किन्तु 
अवसर आतनेपर वह पानीमें डूबने छगा। तब ईइ्वरने कहा: 'हहे भाई, में तो 
खुदा भी हूँ और राम भी हूँ।” इस साधकको अनन्यभक्त बनना था। जो तन, मनसे 
किसीको पूजता है, वह्‌ अन्तरात्माकों ही पूजता है। भगवानके वश होकर चलनेमें ही, 
शून्यवत्‌ होकर रहनेमें ही सब-कुछ सरल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सब कर्मोका त्याग 
कर चुका है। एक भक्त स्त्री [अनन्य भावसे | देवालयमें जाती है, दूसरी महिलाएँ 
जो वहाँ जाती हैं भटकी हुई हे । किन्तु जो अनन्यभावसे जाती है, वह तर जाती 
है। रामनामका मन्त्र देनेवाला नहीं तरा, किन्तु जिसने श्रद्धापू्वक रामका नाम लिया, 
वह॒ शिष्य तर ग्रया । उक्त स्त्री दूसरोंके भटके हुए पनका दर्शन नहीं करती, वह 
तो प्रभुका ही दर्शन करती है। वह अकेली तर गईं, दूसरी डूब गई । इसी तरह जो 
आदमी सारे कर्मोका मानसिक त्याग कर देता है, उसके लिए कमे शेष नहीं रहता। 
जो काम शेष रह जाये, उसको वह दूसरेके इशारेपर करता है, इसलिए उसके लिए 


१. यहाँ साधन-सूत्रमें वावय स्पष्ट नहीं दे। 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उत्तरदायी नहीं। वह खाता है, सो विवश होकर । इवास लेनेकी क्रिया भी विवश 
होकर करता है। करमे-मात्रका मानसिक त्याग करते ही कितनी बड़ी व्यवस्था अपने- 
आप हो जाती है। हिंसा और अहिंसा अथवा बन्धन और मोक्ष क्या है, इसका कल 
विचार करेंगे। 


[५] 
मंगलवार, ९ नवम्बर, १९२६ 


व्यक्ति अकर्मी तो तभी हो सकता है, जब वह देहको बिलकुरू छोड़ दे। देहकी 
वासना भी छोड़नी पड़ती है । यह वासना न जाये, तो देहपातके बाद भी अनेक 
योनियोंमें से गुजरना पड़ेगा । देहकी वासनाका अर्थ है देहाध्यास। संसार सागर है। 
हम इसमें गोता खाते ही रहेंगे। इसमें से हमें यह सूक्ष्म ज्ञान हो जाना चाहिए कि 
सुख सुख नहीं हैं बल्कि सुखका आभास है और दुःख भी दुःख नहीं है बल्कि दुःखका 
आभास है । यदि व्यक्तिने मानसिक त्याग कर दिया हो, तो इसमें अहंता, ममता, 
नहीं बचती। इसलिए यज्ञार्थ और परोपकारार्थ कर्म करनेकी बात कही गई है; 
यज्ञार्थ किया गया कर्म अहिंसा है, किन्तु पारमार्थिक कर्म करनेके लिए दो बातें होनी 
चाहिए। एक तो यह मानसिक वृत्ति कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरे 
वास्तविक रूपसे उसके द्वारा कोई स्वार्थ साधन न करना, बल्कि जगतृका भरा और 
प्रोपकार करना। यदि इन दोनों शर्तोका पालन हो जाये तो भयंकरसे भयंकर काम 
भी अहिंसा है, ऐसा हम कह सकते हें। हम तो हिंसापर अहिसाका आरोपण ही 
कर सकते हैं, किन्तु यह तभी होगा जब हमारा काम परोपकारार्थ किया गया हो। 
यदि कोई व्यक्ति खाने-पीने इत्यादिकी बातमें भी तटस्थताके साथ उन्हें करनेका 
दावा करता हो तो वह रागमुक्‍त हो जाता है। जबतक हम देहके प्रति आसकत हे, 
तबतक वासना है। हम किसी घागेको तटस्थतापूर्वक पकड़कर नहीं रख सकते । स्वेच्छा 
तो उसमें होती है। साधकने अपना मन [फलकी ओरसे ] अधिकसे-अधिक विहूग़ कर 
लिया हो, तो वह देहातीत अथवा विदेहकी स्थितिको प्राप्त हो जाता है। किन्तु 
में तो हिसा और अहिंसा, देह और देहातीतकी चर्चा कर रहा हूँ। यदि देह मिथ्या 
है, तो उसका उपयोग परोपकारके लिए करों, उसे खुदाकी इबादतके लिए काममें 
छाओ। जिन छोगोंने ऐसा कहा है वे अन्धे नहीं थे, वे अनुभव कर चुके थे; किन्तु 
हम इसे समझ नहीं सके। देहाध्यासको छोड़ना एक बड़ी कठिन बात है। कोई कह 
सकता है कि इतनी कठिन बात तुम बच्चोंको किसलिए समझाते हो? में कहता 
हूँ कि यह बात बचपनमें ही समझी जा सकती है, दाँत गिर जानेके बाद नहीं। 
जवानी और बुढ़ापेमें कोई अन्तर नहीं है, ऐसा एक इतिहासकारने कहा है। जवानीमें 
भोग करनेकी इच्छा और शक्ति होती है। बुढ़ापेमें शक्ति नहीं होती इसलिए भोगनेकी 
इच्छा और बढ़ जाती है। जैसा मैनावतीने गोपीचन्दको समझाया यदि बच्चोंको वैसा 
न समझाया जाये तो परिणाम दुःखदायक होगा। में तो यहाँतक कहता हूँ कि बूढ़े 
जवानोंके मुकाबलेमें बिलकुछ बेकाम हैं। में एक राजाके बारेमें जानता हूँ जो घिरा 


“गीता-शिक्षण * ३५३ 


तो रहता है हकीमों और याकूृती आदि दवाइयोंसे, किन्तु बातें करता है वेदान्तकी | 
इस तरह देखें तो वाहक और बूढ़े सभी समान हे। इन इलोकोंसे अर्थात्‌ ओंकारसे 
लगाकर पुस्तकके अन्ततक में से कोई एकाघ वात भी आचरणमें उतार के तो उसे 
शान्ति प्राप्त हो जाये। जो काम परोपकारके लिए किया जाना है वह तो हमारे 
सामने पड़ा हुआ ही है। इस त्तरहके प्राप्त कर्मके बाद अन्य असंख्य कर्म बच ही 
नही रहते | जबतक देह है तवतक हलमें जुते हुए बैलकी तरह यदि हम प्राप्त कर्मके 
जुएको अपने ऊपर रखे रहेंगे तो हमारा भटकना कमसे-कम हो जायेगा और इस 
भटकनेकी तीज़ता बहुत कम भी हो जायेगी। इस तरह अकर्मी होते हुए जो काम 
किया जायेगा वह परिणाममें कितना अधिक होगा उसकी तो कुछ वात ही मत पूछो | 
जगत्‌में अनेक प्रवृत्तियाँ और कर्मोके होते हुए भी हमें सोच-विचारकर अपना कोई 
काम खोज लेना चाहिए; अथवा वह काम स्वयं ही हमें खोज निकालेगा । जिसे सेवा 
करनी है, सेवाका क्षेत्र तो उसे प्राप्त है ही। सारी बातें कहनेके बाद अन्वर्मे अठारहवें 
अध्यायमें यह कहा गया कि तू मेरी शरणमें आ और तू यही काम कर। किन्तु 
मेरी आज्ञाको मानकर कर। तेरे पास जो-कुछ है, वह सबका-सब मुझे अर्पण कर 
और यह काम कर। किन्तु यह कैसे हो सकता है, सो हम बादमें देखेंगे। 


[६] 


बुधवार, १० नवम्बर, १९२६ 


आज हम सिहावलोकन' करेगे किन्तु सिहावकोकन करते हुए में क्‍या कहूँ, यह 
कुछ समझमें नहीं आया। बिलकुल आखिरी अठारहूवें अध्यायमें पहुँचकर व्यासने सोचा 
कि मेने अर्जुनको क्या बताया। ज्ञान अथवा अज्ञान। शुद्ध भक्ति अथवा कोई और 
वस्तु । इसलिए उस सबकी जगह वह कष्णसे सर्वंधर्मानू परित्यज्य मामेक॑ शरणम्‌ 
ब्रज” कहलाते हे। अर्जुनसे भी बादमें व्यासने यह कहलवाया है कि में सब-कुछ भूल 
गया हूँ, इसीलिए भुझे फिरसे बताओ। भगवान कहते हे कि यह मुझे हमेशा याद 
रहता हो, सो भी नहीं है। फिर भी में तुझे कुछ और बतछाता हूँ, ऐसा कहकर 
मानों दूसरी गीता' ही सुना दी; किन्तु उस “गीता की किसीको याद नहीं आती। 

स्वामी, . .२७ वर्षसे भटक रहे हैं, किन्तु अभीतक उन्हें कुछ मिल नहीं 
पाया है। अब अन्ततोगत्वा वे. . . पंथके व्यक्तियोंके बीचमें पड़े हुए हेँ। में जो-कुछ 
कह रहा हूँ, इसे सुनकर निराशा हो सकती है, किन्तु है यह सच | व्यक्ति भगवानकी 
शरणमें किस तरह जा पाता होगा और हम किस तरह जायें?. . .ने कहा, मुझे 
कुछ तो दो, में क्या लेकर जाऊँ। में देखते रह गया और फिर मेने कहा रामनाम 
लो। किन्तु मेंने उसे क्या दिया और उसने क्‍या लिया? इस तरह कुछ नही होता। 
कितने ही वर्षोंस यह बात कही जा रही है, किन्तु कितने थोड़े लोग है जो इस 
तरह भगवानकी शरणमें जाते हें। ईईवरकी ही शरणमें जाओ यह बात कुछ “गीताजी * 


१, महाभारत, अश्वमेष पवे। 
३, हे, ४« साधन-सत्रमें घाम नहीं दियि गये हद | 


३२-२३ 


रे सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


में ही नही कही गई है। तब फिर हमारी चंचछता समाप्त कैसे हो? इसकी खोज 
बाहर नहीं, भीतर ही की जानी चाहिए। बाहर खोजें तो कैसे खोजें? जो ईइवर 
बाहर नहीं है बल्कि अन्तरमें है तो हम अन्तरमें प्रवेश कैसे करें? द्वारपर जो 
मोटा पत्थर रखा हुआ है, उसे किस तरह तोड़ें? परमात्माकी खोज करनेका अर्थ 
है, अपने अन्तरमें प्रवेश करना। यह भ्रवेश प्रवृत्ति-मात्रके त्यागसे हो सकता है। किन्तु 
सारी भ्रवृत्तियाँ ती छोड़ी नहीं जा सकतीं इसलिए हम कमसे-कम प्रवृत्तियोंमें पड़ें; 
तुच्छसे-तुच्छ बनें। ईशवरको प्राप्त करनेका काम संसार जितना कठिन समझता है 
उतना कठिन नहीं है। बस, हमें इतना ही करना है कि तुच्छ बनकर चौबीसों घंटे 
आत्माके काममें छग जायें। इसमें स्वयं हम आड़े आते हे। इस बाघाकों दुर करनेके 
लिए क्‍या करें? योगदर्शनमें सबसे पहले यही बात बताई गई है। में सोच रहा हूँ 
कि हम बच्चोंकों क्‍या तालीम दें। बच्चोंको यही तालीम दी जानी चाहिए। हमें 
इतना ही करना है कि हम उनके पाससे यह तालीम छीन न छें। हम अपनेको 
गरीबोंके साथ एक कर देना चाहते हें। हमारी आजकी शिक्षासे तो गरीबोंके बाल- 
बच्चोंको कुछ भी नहीं मिलूता। वे जन्मसे खेतोंमें काम करते हे। जहाँ-जहाँ किसान 
लोग व्यवस्थित ढंगसे काम करते हूँ, वहाँ-वहाँ उनके बारू-बच्चे शुरूसे ही इस कामको 
करते हुए दिखाई देते हें । हम लोग जिस तरहका विचार कर रहे हैं, वैसा विचार 
करनेवाले लोग बहुत थोड़े हें! ईश्वर-आ्रप्तिका रास्ता अर्थात्‌ स्वराज्य-प्राप्तिका रास्ता 
भी छोटेसे-छोटा काम हाथमें लेता है अर्थात्‌ हमें विद्याथियोंके सामने अपने-आपको 
हम जैसे हैं, उसी रूपमें रखना चाहिए | यदि हम इसमें अपने सहज भावसे ढल जायें 
तो विद्यार्थी भी इसे देखेंगे और समझेंगे । मेंने वेछेसका उल्लेख किया था। अन्तमें 
वह कहता है कि अभी मेने अपनी तकं-बुद्धिका समर्पण कहाँ किया है। तकको कायम 
रखना तो प्रोटेस्टेंट बने रहना है । किन्तु [ वास्तवमें | वह बुद्धिको बेचकर, विचारको 
बेचकर और अपना सब-कुछ समर्पित करके नमकके ढेले की तरह सागरमें मिल गया। 
यही बंद्धिका निर्वाण है। नमकके ढेलेको स्मरण ही नहीं रहता कि में एक दिन अल्प 
था और आज सागर हो गया हूँ । इसलिए हमें अपनी तुच्छताका अनुभव करना 
चाहिए। छोटेसे-छोटा काम हाथमें छेना चाहिए और उसे करते हुए सब-कुछ छोड़ 
देना चाहिए। परिपूर्ण वैराग्यका सेवन करना चाहिए। 

जबरदस्त भाग-दौड़से कुछ नहीं हो पाता। 'गीताजी' ने सर्वधर्मोके परित्यागकी 
बात कही । उसका अर्थ है कि कोई अत्यल्प, छोटीसे-छोटी प्रवृत्ति हाथमें लें और 
तुच्छताका अनुभव करें । तुझे तो जगत्‌का दास बनकर रहना है, इससे आगे जाना 
तेरी शक्तिके बाहर है। 


[७] 
शुक्रवार, १२ नवम्बर, १९२६ 


क्या यज्ञार्थ की गई सन्‍्तानोत्पत्ति ब्रह्मचरयंमें आ सकती है? आ सकती है। 
किन्तु इसमें सन्तानोत्पत्ति मुख्य और यज्ञ यौण होता है। जिस तरह यज्ञार्थ की हुई 


* गीता-शिक्षण ' ३५५ 


हिंसाके' बिना जगत्‌ नहीं चल सकता, सनन्‍्तानोत्पत्तिके विपयमें वैसा नही कहा जा 
सकता । फिर भी स्मृतिर्में जो यह कहां गया है कि गृहस्थाश्रममें भी ब्रह्मचर्यका पालन 
हो सकता है, उसका अर्थ संकुचित ही है। और हमने यहाँ उसका व्यापक अर्थ लिया 
है, संकुचित अर्थ नही। 

फिर भी एक दूसरी बात भी कही जा सकती है। यदि नाश करना हिंसा है, 
तो उत्पत्ति हिंसा है ही । इसलिए सन्‍्तानोत्पत्तिमें हिसा अवश्य है। जिसका नाश 
अवश्यम्भावी है, उसकी उत्पत्ति करनेमें हिसा अवश्य है। 


[८ ] 
शनिवार, १३ नवम्बर, १९२६ 


' महाभारत ” अपूर्व ग्रन्थ है और उसमें भी 'गीता' विशेष रूपसे । इसमें स्थल युद्धके 
वर्णनके निमित्तसे सूक्ष्म युद्धछधा दशेन कराया गया है और बताया गया है कि जो 
लोग युद्धमें हारे, वे तो हारे ही, जो जीते उन्हें भी हारा ही समझो । पाँच-सात 
जीवित बचे; वे भी मरे-मरे ही बचे । घृतराष्ट्र बेहाल रहे और कुन्ती भी । पाँच 
भाइयों और छठवी द्रौपदीका क्या हुआ, सो हम स्वर्गारोहण पर्वमें देखते हे। वे तिल- 
तिल करके मरते हें। युधिष्ठिर भी मंजिलके अन्ततक नही पहुँचते, इसीलिए व्यास 
कहते है कि अन्तमें घूल-घूल ही रहती है। 

इसका यह अर्थ नही है कि प्रयत्न नही करना चाहिए। एक जगह दैव बलवान 
है, तो दूसरी जगह पुरुषार्थ । पुरुषार्थका अर्थ है प्रयत्त; और परम-पुरुषार्थ है इस 
इन्द्रसे छुटकारा पाना। हन्द्में तो मुट्ठी-भर धूल ही है। किन्तु इसी घूलछका एक-एक 
कण अमुक स्थितिमें रत्न बन सकता है; यही बताना 'गीताजी ' का आशय है । तीन 
गुण करोड़ों दिशाओंसे तुझे ताक रहे हें। यदि उनसे प्रति क्षण मिलते हुए भी निर्लेप 
रहे तो तू जीत सकता है। त्रिगुणात्मसक तीर देह और उसके भीतर निवास करनें- 
वाले आत्माके ऊपर बरसते ही रहते हू, किन्तु यदि आत्मा जाग्रत रहे तो वे चाहे 
जितने क्‍यों न बरसे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 

जाग्रत-आत्मा बननेकी शर्तें क्‍या है? कौन इस परिस्थितिको समझ सकता है? 
यही बतानेके लिए अर्जुन-वेषादयोग कहा गया है। अर्जुनका अर्थ है जिज्ञासु आत्मा। 
जबतक बुद्धि आतुर नहीं होती, तबतक उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नही होती । जबतक 
बुद्धि प्रछोभनोमें पड़ी हुई है, तबतक गीता का उसके लिए कोई उपयोग नही है । 
“ गीताजी ' का विद्याथियोके लिए उपयोग है अथवा नही ? जिसमें श्रद्धा है, और जिसकी 
श्रद्धामें अर्जुन बननेकी व्याकुलता है, उसके लिए “गीता” उपयोगी है। शिक्षक कहता है 
कि भारतवर्षका क्षेत्रफल १९००७ १५०० भील है। इसे माननेवाला विद्यार्थी हाथमें 
गज लेकर नापने नही निकल पड़ेंगा। वह तो इसे मान लेता है। इसी तरह भूगोलके 
सिद्धान्तके अनुसार शिक्षक कहता है कि पृथ्वी गोल है और विद्यार्थी उसे मान छेता 


१. साधन-सूत्में “ महइिता” है। पद भूल दी जान पढ़ती है। 


३५६ सम्पूर्ण गांघी बाइमय 


है। यदि कोई कहे कि नहीं, पृथ्वी सपाट है तो वह ऐसा कहनेवालेसे उलझ जायेगा। 
जिसे शिक्षककी इस बातपर विश्वास हो जायेगा, उसे शिक्षककी दूसरी बातपर भी 
विश्वास हो जायेगा। उक्त विद्यार्थी भूगोल-विद्याके विषयमें जिस तरह विश्वास करेगा, 
उसी प्रकार धर्मरूपी भूगोक विद्याके विषयमें भी विश्वास करेगा । किन्तु फिर भी 
अनेक बातोंको लेकर उसकी जिज्ञासा जाग्रत होगी । कुछ वस्तुएँ तो मान ही लेनी 
पड़ती हैँ, जैसे सरल रेखाकी परिभाषा। वादमें यह बात पक्‍की तरह स्पष्ट भी हो जाती 
है। विद्यार्थी अवस्था कुछ बातोंको भान लेनेकी अवस्था है। केवल विद्यार्थी ही क्‍यों, 
प्रौढ़ व्यक्तियोंको भी बहुत-कुछ मानकर चलना पड़ता है, अन्तमें जो वच रहता है, 
उसके विषयमं श्रद्धासे काम लिये बिना ग्रति नहीं है। विद्यार्थीकी बुद्धि कोमल होती 
है। वह बहुत बोज्ा नहीं उठा सकती। जैसे-जैसे बुद्धि प्रौढ़ होती जाती है, वैसे-वैसे 
परिप्रदव और प्रणिपातके द्वारा वह समस्याओंको सुलझाती चली जाती है । किन्तु 
शर्तें यही है कि उसमें जिज्ञासा और आतुरता सदा होनी चाहिए। इसीलिए इसे 
विबाद योग कहा गया है। विषाद योग अर्थात्‌ विषादके साध्यमसे ईइवरके साथ 
जुड़ना। ईव्वरमें लीन होना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, तो हममें विषाद पैदा होना 
चाहिए। हमें आते बनता चाहिएं।. . . ने मुझसे कहा कि क्या उपवासके अन्‍्तमें 
ईदवर नहीं मिल सकता। यदि विकार उत्पन्न होते रहते हों, तो क्या शरीरकों तड़ा- 
तड़ मारते रहना ठीक नहीं है ? हिन्दुस्तानमें साधुओंकी जमाते हें। कितने ही कीछोंके 
ऊपर सो जाते हूँ, कितने ही जलती हुई दोपहरीमें घृनी रमाये आरामसे बैठे रहते 
हें। जब वे अपनी देहको इस तरह दुःख दे रहे होते हूँ, तब उनके मनमें बुरे विचार 
नहीं आते होंगे। यूरोपर्मं भी ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हें। फकीरोंमें भी ऐसे 
लोग पाये जाते हूँ। संसारमें तपस्या करनेवाले लोग होते चले आगे हूँ, और यह 
कोई पागलरूपन नहीं है। किल्तु मेने तो अपना नम्न मत ही सामने रखा है कि ऐसा 
हम न करें। हमें तो मनको कष्ट देना है, मनको सुधारनेंके लिए घीरजसे काम 
लेना है। उपवास आदि चाबुक मारने जैसे हैँ। यदि यह निश्चित हो जाता कि उप- 
वाससे मुक्ति मिल सकती है, तो सभी उपवास करने छगते। जगतूमें जिज्ञासुओंकी 
संख्या कम नहीं है। बहुत है। जब छोग सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेंके लिए 
अनेक कष्ट भोगते हैँ तो अलोकिक लछाभ्के लिए कया वे गलेमें छुरी खानेतक के लिए 
तैयार नहीं हो जायेंगे। मेने कितने ही छोगोंकों पैसेके लिए अपने शरीरमें छूरी घोंपते 
देखा है। जो लोग थोड़े-बहुत पैसेके छिए ऐसा कर सकते हूँ, वे राजसिंहासनके लिए 
क्या नहीं कर सकते ? किन्तु शरीरकों ऐसा कष्ट देना सरल नहीं है। हमारे पास 
मध्यम मागं भी है; और वही ग्रहण करने योग्य है। तथापि . - .की' बातमें एक 
तथ्य तो है ही। इस दिद्यामें उत्साह चाहिए। जिस तरहका उत्साह कामी- 
जनोंमें होता है, वैसा उत्साह वैसी आसक्ति मोक्षके विषयमें चाहिए। जगतके प्रति 
आसक्ति न रखकर इस विषयमें आसक्त होना चाहिए। अर्जुन बननेकी पहली शर्ते 
तो यही है कि व्यक्तिके मनमें विषाद उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्ति 'स्व” और पर | 


१, २. सावन-सत़में नाम नहीं दिये गये हैं। 


'गीता-झिक्षण * ३५७ 


का भेद करने बैठ जाता है। शंका, मारने और न मारनेके विपयमें नही है। न मारना 
उचित है यह तो सभी जानते हँ। शाइवत धर्म मारना तो हो ही नहीं सकता । अर्जुन 
स्वतन्त्र रूपसे इस धर्मका पालन तो कर ही नहीं सकता; प्रग्न इतना ही है कि 
द्रोण और भीष्मके ऊपर वह तीर किस तरह छोड़े। इस तरह बर्जुन स्वजन 
और परजनका झूठा भेंद छेकर बैठ गया। अर्जुन एक प्रौढ़ व्यक्ति है। अज्ञान की स्थिति 
में उसे समाधान नही है। वह क्ृृष्णपर मुग्घ है और आतुर होकर कहता है कि तुम 
मुझे इसका निराकरण बताओ । जबतक कोई व्यक्ति इतना असहाय न हो जाये, उसे 
सच्ची! सहायता नहीं मिलती। जबतक रोगकी परिस्थिति इतनी खराब नहीं हो जाती, 
हम परम ओऔषधिके लिए आतुर नही होते। इसे प्रसृतिकी वेदना समझिए। नया जन्म 
प्राप्त करते समय वेदनाका जो आक्रमण होता है, वही' अर्जुनपर हुआ है। वसा ही 
हम सबपर हो और यदि हम सब वैसी वेदनाका अनुभव करने लगें, तो तर जायें। 


[९]' 

दूसरे अध्यायमें हम यह देखते हेँ कि जिज्नासुको व्याकुलता होनी चाहिए। व्यक्ति- 
को ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब शरीर क्षीण हो जाता है और रूगता है कि भव 
गये, तब गये। गजेन्द्र-मोक्षसे भी यही ध्वनि निकलती है। द्रौपदी आदिके आख्यानमें 
भी हम यही देखते हूँ। व्यक्तिको इसीके बाद ज्ञान मिलता है और उसकी बुद्धि 
संस्कारवान्‌ बनती है। जब' भकक्‍तराजने देखा कि चारों ओर आग जल रही है तब 
वह अपनी स्त्री और बच्चोंकी चिन्ता किये बिना भागा। जब ऐसा हो तब कहा 
जा सकता है कि बुद्धि संस्कारवान्‌ हो गई। तभी सारे परदे गिरते है। हृदय तो 
अपनी जगह है, किन्तु यदि आत्मापर अज्ञानका परदा पड़ा हुआ है तो कुछ करना 
सम्भव नही होता। ऐसे प्रइनपर क्रष्ण आत्मा और देहका अन्तर बतछाते हे। एक 
तर्क॑ देते हें तथा समझाते हे और तबतक समझाते चले जाते हे जबतक अर्जुन रस- 
सिकत नहीं हो जाता। उसे जो भारी' चिन्ता थी, वह देहको लेकर थी। बताया 
गया कि चिन्ता आत्माके विषयमें होनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि ये दोनों 
अलग-अलग चीजें हैँ। आभात्मा न मरता है, न मारता है। देह ही नाशवान है। इसे 
तू नष्ठ ही मान। इसके विषयमें चिन्ता करनेकी कोई वात ही नही है। किन्तु यह 
तो तर्क हुआ। करना क्‍या चाहिए? में तुझे जो-कुछ बताऊं, यदि तू उसे करे तो 
पदचात्तापको कुछ नहीं बचेगा। स्वल्प करेगा तो भी' उससे महान्‌ फल निकलेगा | जितना 
करते बने, उतना ही पर्याप्त हो जायेगा। तुझे यह समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति 
निद्चिन्त भावसे काम करता है, उसका क्या वर्णन है। दूसरे अध्यायमें ऐसे स्थितप्रज्ञकी 
बात इसीलिए कही गई है। इसे सुनकर जिज्ञासु रससिक्त हो उठता है और उसमें अधिक 
जाननेकी उत्सुकता जागृत हो उठती है। अर्जुनको यहाँतक भक्तिकी सुगन्ध नहीं 
आई थी। भक्ति तो सब-कुछ भूलनेपर ही उत्पन्न होती है। जब मीराको यह प्रतीति 
हो गई कि चन्द्र और सूर्यका प्रकाश मिल जानेके बाद जुगनूकी जरूरत नही है, तब 
वह भक्‍त बनी। ऐसे भकक्‍तको कर्मकी आवश्यकता यदि बचती ही है, तो अपने लिए 


१. श्स कमसे १६ वें क्रमतक साधन-सूत्रमें तिथि मौर दिन सूचित नहीं है। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


नहीं, परमार्थेक लिए। जो काम हम करते हे, भक्त भी सम्भव है हृवहू वही काम 
करता हो, किन्तु उसमें बुद्धि बिलकुल दूसरी है। उसके बाद भगवान यह बताते हैं 
कि कर्म किस तरह किया जाना चाहिए और यह वता चुकनेके बाद इसका रहस्य 
बतलाते हैं। घीरे-घीरे देहभाव क्षीण होता जाता है, आत्मा दिनोंदिन विकसित होती 
जाती है, जाग्रत्‌ होती है और [व्यक्ति |] उसके दिव्य रूपका दर्शन करता है। 


[१० ] 

जब अर्जुन एकदम निरबंछ हो जाता है तब उसकी वृद्धि जाग्रत होती है। श्री- 
कृष्ण कहते हैं कि केवरू बुद्धसि काम नहीं चलेगा। योग आवश्यक है, कर्मंयोग आब- 
इयक है। तिरूक महाराजने अनेक प्रमाण देकर कर्मयोगकी आवश्यकता सिद्ध की है। 
मानों बुद्धिको गृहस्थाश्रम स्थापित करनेकी आवश्यकता बताई है। अर्जुनने इन दोनों 
प्रकारके योगयुक्‍्त पुरुषोंके लक्षण पूछे। तब उसे स्थितप्रज्ञके लक्षण बताये गये और 
इससे अर्जुन दुविधामें पड़ गया। वह सोचने लगा कि ऐसा व्यक्ति कर्मी हुआ अथवा 
ज्ञानी। इसलिए कृष्णने तीसरे अध्यायमें कमेंका रहस्य बताया । कमंके बिना प्राणी 
रह ही नहीं सकता। मीराबाईने वर माँगा कि हर सांसमें तेरा ही स्मरण होता रहे। 
हम दइवासकों जान-बूझकर नहीं छेते-छोड़ते। वह अपने-आप होता रहता है। जिस 
तरह स्वस्थ व्यक्ति साँस लेनेकी क्रिया अलिप्त होकर करता रहता है उसी प्रकार 
| स्थित प्रज्ञ] सभी कर्मोमें अलिप्त रहता है। कर्म आरोग्यसूचक भी है और अना- 
रोग्य सूचक भी । उदाहरणके लिए जिसे श्वास-रोग होता है उसके साँस लछेनेके ढंगसे ही 
रोग प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जिसका दम घुट रहा हो, उसके इवास लेनेंके 
ढंगसे ही उसके कष्टकी सूचना मिलती है। इसी प्रकार हमारे अन्य कर्म भी आरोग्य- 
सूचक अर्थात्‌ प्रयलहीन हो सकते हेँ। जैसे जनकादिके हो गये थे। जनकादिका 
उदाहरण देनेके बाद श्रीकृष्णने अपना उदाहरण दिया और कहा कि मुझे भी अपना 
तन्‍्त्र चलाते ही रहना पड़ता है। में तो एक क्षण भी आलस्य नहीं कर सकता। 
तू तो निद्रा ले सकता है, में नहीं ले सकता; तिसपर भी सदा अलिप्तका अलिप्त 
हैँ। यदि व्यक्ति इस तरह रहने छगे तो उसकी बुद्धि सौ वर्षतक तेजस्वी बनी 
रहे, बल्कि नित्यप्रति अधिक तेजस्वी होती चली जाये। किन्तु छोग विषयासक्त हं। 
यदि विषयोंमें आसक्ति न हो तो अन्तिम अवस्थामें तो ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त 
होनी ही चाहिए। संसारमें हम इससे उलटी बात देखते हूँ, किन्तु ऐसा दिखाई पड़ना 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। हम अपूर्ण मनुष्य हैँ और अपूर्ण अनुभवके बलपर अपूर्ण सिद्धान्त 
निश्चित कर छेते हें। इसलिए मानना चाहिए कि हम जो-कुछ देख रहे हे उसमें कहीं 
कोई चूक है। वृक्षके फल तो देखों। वह जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, अधिकाधिक रसवन्त 
होता जाता है और - विकसित होता जाता है। खज्र पककर गिर पड़ा और सूख 
गया। किन्तु वह इस तरह कितना स्वादिष्ट बन गया। इसी तरह जिस मनुष्यकी 
बुद्धि ईइबरके नियमका उल्लंघन नहीं करती, उसका तो विकास ही होता चला 
जाता है। तथापि हम देखते तो यह हूँ कि आदमी क्षीण होता जाता है और नष्ट 
होता जाता है। यह विषयी व्यक्तिके विषयमें ठीक है। 


“गीता-विक्षण * ३५९ 
तीसरा अध्याय साधारण व्यक्तिके लिए मानों रजतृ-पात्र है। बड़ा उपयोगी है। 


[११] 

हमने देखा कि कर्मके बिना ईश्वर भी क्षण-भर नही रहता। तब फिर हम मोक्ष 
कैसे पा सकते हे ? जबाब दिया गया कि देही देहके कर्म करे। आत्माका उन कर्मोसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है। लम्पट छोगोने इसका उलटा अर्थ छूगाया। किन्तु जो वास्त- 
विक बात है, वह समझी जा सकती है। वह वात यह है कि देहवन्धनका अर्थ ही 
कर्म है। यदि देह न रहे तो कर्म भी शेप न रहें। ईश्वर देहधारी नहीं है, उसके 
लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। किन्तु देहातीत होते हुए भी ईइवर कर्म किये 
बिना नही रहता। अर्थात्‌ उसे देहधारी कहा जा सकता है क्योंकि सारा संसार ही 
उसका है। यदि हम देहातीत ईश्वरकी कल्पना करे तो वह निराकार है। यदि आत्मा 
इतना सोच ले कि देह, देहका काम करती रहे, तो स्वयं आत्मा वन्धचनसे मुक्त हो 
जाये। पर कंसे जाना जा सकता है कि अमुक कर्म देहके द्वारा ही हो रहा है ? विना 
अहंकारके कर्म संभव नहीं है। आत्माहीन देहसे तो कर्म होना असम्भव है। यह 
एक दूसरी उपाधि हुई और इसका यह अर्थ हुआ कि आत्मा कर्त्ता बन जाता है 
और इसका अर्थ यह निकला कि अभिमानी आत्मा देहमें स्थित होकर काम करता 
रहता है। इसलिए तीसरे अध्यायमें प्रदत्त किया गया कि ऐसी अवस्थामें क्या किया 
जाना चाहिए।  परोपकार: पुण्याय परापाय पर पीड़नम्‌ !; उत्तरमें कहा गया कि जिस 
काममें अधिकसे-अधिक परोपकार हो, वह काम किया जाये। और यह मानकर किया 
जाये कि वह अधिकसे-अधिक अलिप्त रहकर किया जा रहा है। जब कर्त्ता होनेका 
हमारा अभिमान कमसे-कम होगा तब कमंकी गति सर्वाधिक तीत्र होगी। जो एक 
मील प्रति घंटेकी स्वाभाविक गतिसे निरन्तर चल रहा है वह साठ सील प्रतिघंटा 
दौड़नेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा अपनी मंजिकूपर जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि पहला व्यक्ति 
अपनी आत्माके आननन्‍्दमें चलता चला जायेगा जबकि दूसरा वृत्तिका चंचछ और 
संशयी है; उसका इतना तेज दौड़ना भी ज्यादातर निरथथंक हो जायेगा। यदि हम 
अभिमानमुक्त होकर काम करते हे तो हमारे कामकी गति धीमी भछे ही हो, हम 
उसे परिणामतक निश्चित ही पहुँचा देंगे। यज्ञार्थ और परोपकारार्थ अनन्त कर्म किये 
जा सकते है। देखना इतना ही चाहिए कि हमारा कर्म देहके स्वार्थमो साध रहा है 
अथवा आत्माके। ऐसा कहना कि व्यक्ति परोपकारके लिए पैदा होता है, एक ही 
दुष्टिसि सत्य है; क्‍योंकि अन्ततोगत्वा तो वह अपनी सारी प्रवृत्तियाँ स्वार्थेक कारण 
ही चलाता है। किन्तु यदि यह स्वार्थ भात्मासे सम्बन्धित हो तो उसकी वह श्रवृत्ति 
परोपकार-प्रवुत्ति ही होगी । उसके सारे कार्य सेवा-घर्मके अंग बन जायेंगे। 

इसीलिए भग्रवानने इस प्रसंगका समारोप करते हुए 'श्रेयान्‌ स्वर्मो विगुण: 
अर्थात्‌ स्वधर्म चाहे गुणरहित भी हो और दूसरेका घर्मं गुणयुक्त हो तो भी दूसरेके 
धर्मकी अपेक्षा अपना धर्म अच्छा है, ऐसा कहा। अर्जुनको दूसरेके कामने आकर्षित 


१, साधना-सूत्र में तारीख नहीं दी गईं दे। 
२. गीता, ३, ३५। 


३६० सम्पूर्ण गाँधी वाइमय 


कर लिया था; इसलिए भगवान उससे कहते हें कि दूसरेका काम चाहे जितना अच्छा 
क्यों न हो, वह तेरा काम नहीं हो सकता। दूसरेके घर्मका पाछन करना सदाचरण 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूसरेके घर्मंका भछी-भाँति आचरण कर ही नही 
सकते | अपने ही धर्मेका कर सकते हैँ। वास्तविकता तो यह है कि अन्ततोगत्वा उसे 
अपना और दूसरेका, दोनोंके ही घम्मका संन्यास करना है; किन्तु धर्म अथवा कर्म- 
मात्रसे यह॑ तत्काल तो मिल नहीं सकता। स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होनेंके कारण 
कोई धर्म, स्व॒धर्म होता है। निरभिमान होकर काम करनेवालेका कत्त॑व्य उसके पास 
ही पड़ा हुआ है। वह उसे अनायास ही प्राप्त रहता है। अनायास-प्राप्त हमारा यह्‌ 
धर्म ही हम अच्छी तरहसे कर सकते हूँ। यदि हमें ऐसा छगे कि हमें पाखाना साफ 
करनेका जो काम सौंपा गया है, हम तो उसकी अपेक्षा पढ़ानेका काम अधिक अच्छी 
तरह कर सकते हूँ, तो यह एक मिथ्याभास है। पढ़ानेसे जितना छाभ होनेवाला है, 
उतना ही पाखाना साफ करनेसे भी होगा। एक दुृष्टिसे यह विगुण है। विद्याम्यासके 
आगे पाखाना साफ करना क्‍या चीज है? सागरके सामने गंगा नदीकी भी क्‍या 
बिसात है? गंगा अपने वक्षःस्थलपर नौकाएँ ही चला सकती है, जबकि समुद्रकी 
छातीपर बड़े-बड़े जहाज चल सकते हें। गंगाका यह घर्मं विगुण भले ही हो, किन्तु 
उसके लिए तो यही स्वधमें है। होने में विगुण होना और विगुण लगना, ये दोनों 
अर्थ हें। किसी एक दृष्टिसि एक काम दूसरे कामसे श्रेष्ठ हो सकता है; किन्तु फिर 
भी हमारे लिए तो दूसरा, जो हमारा स्वघर्म है, अच्छा होगा। 

वर्णाश्रम-घर्मका मूल इसी बातमें है। यद्यपि आज चारों वर्णोंका लोप हो गया 
है, फिर भी हम उन्हें मानते हेँ। भावनामें मानना भी अच्छा है। जो व्यक्ति देहा- 
तीत हो गया है उसे भी वर्ण अर्थात्‌ अपने-अपने कार्य-विभाजनको मानना पड़ता है। 
इसीलिए भगवानने अर्जुनसे कहा कि तेरा काम मारनेका है। वजन और “परजन ' 
का भेद किये बिना तू इस कामको यज्ञार्थ कर। 'विग्रण” और ' स्वनुष्ठितात्‌ ' ये दोनों 
ही एक-से सजातीय शब्द हें। 


[१२] 

“ गीताजी ” बड़ेसे-बड़ा मानसिक पाथेय है। चरखा बड़ेसे-बड़ा शारीरिक संबल है! 
इसीलिए इसे मेने सामने रखा है। इसे हमें जारी रखना है। प्रार्थनामें जिन इलोकों- 
के विषयमें समितिने निर्चय किया, वे इलोक विगरुण हों तो भी उनका पाठ जारी 
रखना है। हर पन्द्रहवें दिन हम “गीताजी के किसी अन्य अध्यायका पाठ शुरू करेंगे। 
जबतक ' गीताजी ” कण्ठस्थ नहीं हुई है, तबतक इसमें कुछ अड़चन मालूम पड़ेगी। वेसी 
अवस्थामें थोड़ा कष्ट उठाकर 'गीताजी ' को खोलकर पढ़ छेंगे। यदि एक भी व्यक्तिने 
यह करना जारी रखा, तो वह सारे जगत्‌कों श्रोता समझकर गीताका” पाठ करता 
चला जायेगा । जिसे अपना जीवन अहिंसक बना डालनेकी इच्छा है, उसके लिए 
यही योग्य है। जिसे आध्यात्मिक साम्राज्यका उपभोग करना है, यही उसका कर्तव्य 
है। जिसे अन्य कोई साम्राज्य प्राप्त करना हो, यह उसके लिए आवश्यक नहीं है। 
इसे हम रोज-रोज अधिकाधिक रसमय करते चले जायें, चेतनमय करते चले जायें। 


“वीता-शिक्षण * ३६१ 


आज तो यह एक सप्ताह-मरका वालरूक है। वादमें सूर्य-चन्द्रको तरह नियमित रूपसे 
इसका उदय और अस्त होने लगेगा। आप लोग धीरे-धीरे इन इलोकॉंका अर्थ समझने- 
का प्रयत्त करते चले जायें । 

मेने कहा, ' ग्रीताजी ' बड़ेसे-बड़ा ज्ञान-भोजन, ज्ञानामृत है। मेरा यह कहना अवश्य 
ही साभिप्राय है। कण्ठस्थ तो इसे कोई भी कर सकता है। राक्षस और देवता दोनों 
ही इसे कण्ठस्थ कर सकते हेँ। किन्तु मेने इसे कण्ठस्थ करनेकी बात इसलिए कही है 
कि उसके बाद इसका सदुपयोग किया जाये, आडम्बर नहीं। कण्ठस्थ हो जानेके वाद 
चौबीसों घंटोंमें से किसी-त-किसी क्षण उसका विद्युत-स्पर्श हुआ करेगा। कोई-त-कोई 
इलोक याद आ जायेगा और वह हमारा रक्षण करेगा । यह तो भप्राणवायु है । जो 
व्यक्ति इसे श्रद्धापृवंक पढ़ता रहेगा, उसके लिए यह कल्पद्रुम है। इसके द्वारा हमारे 
तीनों प्रकारके तापोंका शमन हो सकता है। यदि हम इस जीवनमें इस फलको प्राप्त 
ते कर सके, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी श्रद्धाको विचलित हो जाने दें। 
यदि फरू न आये तो उसका कारण हमारे प्रयत्नकी कमी होगी, वस्तुकी त्रुटि नहीं। 
यदि हम इसी भावनासे गीता 'का स्वाध्याय करे तो वह ज्ञानामृत है। 


[१३] 

स्वधर्म किसे कहें ? वर्णाश्रमका मूल इसी विचारमें है। वर्णाश्रम केवल हिन्दू- 
धर्मका एकाधिकार नहीं है। यह सारी दुनियामें पाया जाता है! यह बात देखते हुए 
आवश्यक है कि हम स्वघर्का क्या अर्थ है, इसपर विचार करें। १८ वें अध्यायमें तो 
कहा गया है कि स्वधर्मका पालन करनेसे संसिद्धि प्राप्त होती है अर्थात्‌ स्वधर्मका पालन 
प्राणियोंके प्रति समभाव उत्पन्न कर देता है। इस नश्वर जगतूमें पूरा-पूरा सादुश्य तो कहीं 
देखनेमें नहीं आता । किसी भी पेड़की दो पत्तियाँ एक-सी सही होती । फिर भी ' ग्रीताजी ' 
सबको समान भावसे देखनेका उपदेश करती है, सो किस तरह, इसे हम कल देखेंगे । 


[ १४ ] 

गुणहीन स्वधर्म, [ गुणयुक्त | परघर्मकी अपेक्षा अच्छा है और सो भी इस हद 
तक कि उसमें मरना भी श्रेयस्कर है। हमें समझना है कि परघमे भयावह वन जाता 
है। एकका काम दूसरेको नहीं करना चाहिए; यदि करेगा तो फल भयानक होगा। 
मान लीजिए कि किसी देशमें कोई शक्तिशाली मन्‍्त्री है। एस्क्विथ राज्यके सेनापति 
भी ऊपरके पदपर था; उसका काम था आदेश जारी करना और सेनापतिका काम 
था, उनपर अमल करता। किन्तु मान लीजिए कि एस्क्विथ अहंकारमें आकर सेनाका 
नेतृत्व भी करना चाहता तब तो देशका नाश हो जाता ! मन्‍्त्रीका पद राजाके 
बादका पद है। फिर भी यदि वह परघर्म अर्थात्‌ सेनापतिके धर्मका आचरण करना 
चाहे, तो फल बड़ा भयानक होगा । अब सेनापतिकी बात सोचिए | मानव लीजिए 
कि सेनापति ऐसा सोचने छरूंगे कि में और ऊँचा चढ जाऊं, प्रधान बन जाऊं और 
किसीको सेनापति बनाकर उसे हुकम देने लगूँ; पर इससे राज्यमें बड़ी उथरू-पुथल मच 
जायेंगी और राज्यका नाझ् हो जायेगा। वह जिस पदपर था, वह भी उसके हाथसे 


३६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चला जायेगा और जिसे लेने जा रहा था वह तो गया हुआ है ही । एक अन्य 
बातपर भी विचार करना चाहिए । सेनापति अपनी जगहपर बैठा हुआ है और 
प्रधान अपनी जगहपर। वे एक-दूसरेसे कम नहीं हें। धर्मकी बात यहीं आती है। 
उसमें एक-दृसरेसे कम-ज्यादा होनेका भाव होता ही नहीं है; क्‍योंकि यदि दोनों 
अपने-अपने धर्मका पालन करें तो उसका पालन करते हुए बे शत-प्रतिशत श्रेय प्राप्त 
कर सकते हैं। 

नीयत ही ईर्वरके दरबारमें सबसे पहले देखी जाती है । वहाँ यह नहीं देखा 
जाता कि कौन बड़े पदपर है और कौन छोटेपर। स्वधर्मे अच्छा है और परघर्म उससे 
हीन है, यह भी कदापि नहीं मानना है। मानना यही है कि अपना ही घ॒र्मं सबसे अच्छा 
है। माता और शिशुका उदाहरण लीजिए | बालक कुरूप हो तो माता उसका और भी 
अधिक ध्यान रखती है । जो कोई भी उसका तिरस्कार करना चाहेगा वह उससे 
झगड़ पड़ेगी। इस तरह स्वधरमम मोक्षदायी है। “महाभारत 'में इसके अनेक दुष्टान्त हेँ। 
तुलसीदासकी रामायण 'में भी गृह और शबरी ईश्वरपरायण बने रहकर अपने-अपने 
काममें छगे रहे और इसलिए उन्होंने परमपद प्राप्त किया। 

वर्णाश्रमका मूल स्वधर्ममें है। आज हमें वर्णोकी ठीक-ठीक समझ नही है। वर्ण 
रोटी-बेटी व्यवहारमें सीमित होकर रह गया है। केवल हिन्दू घर्ममें ही वर्ण नही है। 
यदि यह केवल एक ही समाजका धर्म होता तब तो बहुत संकुचित कहलाता और 
इसके लिए प्राण देनेकी जरूरत न पड़ती । किन्तु यदि यह धर्म कोई एकांगी धर्म 
न होकर सनातन धर्म हो तो वह सब प्रकार रक्षणीय है। रोटी-बेटीका व्यवहार 
वर्णका आधार नहीं है। कमेंकी व्यवस्था उसका आधार है | छुआछूतका भाव तो 
बहुत बादमें आया। सारे संसारमें कर्मभेद देखा जाता है। सब जगह कर्मका विभाजन 
है। बड़े होकर लड़के क्‍या करेंगे, अधिकांश माता-पिताकों इसका विचार करना पड़ता 
है और लड़कोंको भी इसका विचार करना पड़ता है। [ वणर्श्राम धर्म हमें इस चिन्ता- 
से बचा लेता है।] इसकी चिन्तामे हम लोक और परलोक दोनोंसे हाथ घो बैठते हें। 
इसकी ऊहापोहमें हम अपने सहज साधन खो बैठते हे। ऐसी अवस्थामें कौन किसे 
बताये कि किसका क्‍या धर्म है। स्वधर्मका अर्थ व्यक्तिका समाजसे स्वतन्त्र हो जाना 
नहीं है। यदि व्यक्ति मोक्षग्राप्तिका प्रयास करता हुआ अपनेको स्वतन्त्र माने तो 
वह अपने उद्देश्यमें असफल हो जायेगा। मोक्षार्थी तो समाजका दास ही बन जाता 
है । मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ है नमकके ढेलेका समुद्रमें घुल-मिल जाना। मोक्षपद भ्राप्त 
करनेका अर्थ हुआ विज्ाल्से-विशाल समुद्रमें जा मिलना। हम इस समाजमें केवढ 
एक क्षुद्र जीव है। क्षुद्र जीव शब्दसे ही परतन्त्रता प्रगट होती है। इस परतल्त्रतामें 
ही हम स्वतन्त्र हैं। समाज हमें जो काम सौंप दे, वही हमारा काम हो जाता है। 
तीन आदमी हों तो एक सबसे ऊपर तो होगा ही। सेनापतिकों कुछ बातोंमें प्रधानसे 
आदेश लेना पड़ता है और कुछ बातोंमें प्रधानका कत्तंव्य है कि वह सेनापतिसे 
परामर्श करे। इस तरह स्वघर्मका अर्थ हुआ ऊपरके व्यक्तिने जो बताया वह काम 
करना । इसके आधारपर हम सुक्ष्म विचार कर सकेंगे। 


“गीता-शिक्षण * ३६३ 
[१५] 


मोक्ष-सम्बन्धित इस पुस्तकर्में नगण्य काम्ोंको करना और उसमें भी उन्हें 
स्वधर्म माननेकी बात कही गई है, सो किसलिए ? क्‍या इससे मोक्ष मिलता है? 
मिलता है। महाभारत ' में तुलाघारकी कहानी है। कोई ब्राह्मण ज्ञानप्राप्तिके लिए 
गया और ज्ञान मिला उसे कसाईके घर। महादेव [ देसाई | ने जिस भक्‍्तका उल्लेख किया 
वह कुम्हार था और भोजा' भक्त मोची था। स्वघर्में निधनं श्रेय: कहकर श्रीकृष्णने 
कोई अनोखी बात नहीं कही है। स्वधर्ममें विचार है अपने ऊपर पावन्दी लगानेका। 
“स्व” का अर्थ है वह वस्तु जो हममें रच-पच गई है। जो भोजन पचा नही है, 
वह विकार उत्पन्न करता है और अनेक रोग हो जाते हे। यदि हम अपने आसपास 
गरिष्ठ पदार्थ खानेवाले लोगोंको देखकर और उन्हें हृष्ठ-पुष्ट होते देखकर वैसा ही 
करने लगें तो उससे हानि होगी। स्वधर्म तो सभीके लिए वास्तविक मोक्ष है। किन्तु 
जबतक मोक्ष मिला नहीं है, तबतक देहधारीकी हैसियतसे हम क्या करे। यदि हम 
देहके धर्मको जान लें और उसके घर्मोके अनुसार आचरण करते चले जायें तो हमें 
सम्पूर्ण रूपसे स्व” को पानेके लिए परतन्त्रता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। रहना 
तो हमें ईश्वरके अधीन ही है। हम रोज “अन्तर मम विकसित करो *' गाते हे । किन्तु 
क्या इसलिए हम अपने हृदयमें ईश्वरको जगा सकेंगे ? हृदयमें चेतनाके संचारके लिए 
हमें किसी-न-किसीकी सहायता लेनी पड़ेगी। स्वघर्मका अर्थ होता है अमुक क्षणमें 
प्राप्त कार्य। हमें किसी-न-किसीके द्वारा सौंपा हुआ काम करना है। हमें अन्तरा- 
त्माके इशारेपर चलना है। किन्तु जिसके अन्तरात्मा न हो, वह क्‍या करे? जब हम 
“में' को निकालकर बाहर करेंगे, तभी ईर्वर वहाँ विराजमान हो सकेगा। इसके 
लिए हमें परतन्त्र होना है। 'पर” का अर्थ है दूसरा और उत्तम पुरुष। हमें उसके 
अघीन होनेपर जो आज्ञा प्राप्त हो, तदनुसार काम करना है। किसी एक स्थानपर 
युक्त हो जानेके बाद हमें अनन्य निष्ठा और कत्तंव्यपरायणतासे काम लेना चाहिए। 
भले ही वह प्राप्त धर्म देखनेमें कैसा भी क्‍यों न हो, उससे दुर्गन्व आती हो, उसमें 
हिंसाका ही भास होता हो, तो भी वह किया ही जाना चाहिए। इस हिसामय जगत्‌में 
हिंसाका धर्म प्राप्त हो जाये तो उसे किये बिना छुटकारा नही है। हरिदचन्द्रको ऐसा 
ही धर्म प्राप्त हो गया था! जिस समय उसने अपनी स्त्रीपर तलवार उठाई, उस 
समय वह अहिंसक था! पत्नीका अनिष्ट उसे इष्ट नहीं था। उसका हुदय कझुणाका 
सागर था। कवि कहता है कि उसने अपने हृदयको कठिन बना लिया। किन्तु नही, 
उसने केवल अपने हाथकों कठिन बनाया था। यदि हम चित्रकार होते, तो हम 
उसका जो चित्र खीचते उसमें उसे परेशान चित्रित न करते। उसकी भौंहोंमें वछ न 
होता । यदि हरिदचन्द्रने यह काम मुखपर खिन्नताका भाव लिये हुए किया होता, 
तो कहा जाता कि वह मोहान्ध हो गया था और हम ऐसा ही मानते कि इस सीमा 


१. गुजराती सन्त कवि (१७८०-१८७० )। 
२. रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी प्रसिद्ध रचना जो आश्रम-भजनावलिमें सम्मिल्ति है। 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तक आकर वह गिर गया था। तब उसपर ऐसा कलंक रंग जाता। उसके मुख- 
पर ग्लानिका कोई चिह्न हो ही नहीं सकता था। इसी तरह हमें भी जब जो धर्म 
प्राप्त हो जाये, उसे प्रम्पूर्ण रूपसे तत्परायण होकर करना चाहिए और संशयरहित 
होकर करना चाहिए। आरम्भ न करना बहुत अच्छा है; किन्तु आरम्भ करनेके बाद 
कामको कदापि नहीं छोड़ा जा सकता। गुड़में चिपट जानेके बाद मकौड़ा फिर उसे 
छोड़ता ही नहीं है। उसने उसमें अपने पाँव गड़ा दिये, सो गड़ा दिये। हाथर्मे लिये 
हुए कामको न छोड़ना ही सत्याग्रह है। बालकसे लेकर बृद्धतक हरएकका कर्तव्य है 
कि जो काम लिया है, नि:सत्त्व होनेतक उसे करते ही चले जायें। यही अच्तर्ध्यान है, 
यही वेदान्त है। प्राप्त कर्मको करते हुए बुद्धिको ईश्वरापंण कर देना तो आवश्यक 
ही है। काम कोई भी क्‍यों न हो, उसे करते समय तनन्‍्मयता तो होनी ही चाहिए। 
स्वापँण बुद्धिसे किया गया काम पतनकारी और ईइवराप॑ण बुद्धिसे किया गया काम 
ऊध्वंगति दायक है। 


[१६] 

परघर्मकी अपेक्षा स्वधर्म अच्छा है यह एक बात हो गईं। अब यदि कोई भी 
कर्म किये बिना रह नहीं सकता तो ज्ञानी और अज्ञानीके कमेंमें अन्तर क्‍या है। ज्ञानी 
दूसरोंके लिए यज्ञ करता है और अज्ञानी अपने लिए। यदि हम यज्ञार्थ, परोपकारार्थ 
कर्म करेंगे तो वह अकमें बन जायेगा। किन्तु इसके बाद छोक-संग्रहकी बात भी 
की गई और कहा गया कि तुझे तो तन्द्वारहित होकर काम करना है। तू अहंकार 
छोड़कर बुद्धिको ईश्वरापित करके काम कर। 

इस प्रकार काम करनेका प्रयत्न करते हुए पापकर्म हो जानेकी सम्भावना 
कहाँ है? यदि हम स्वघर्म करते हुए स्वेच्छाचरण करने हछगें, हमें अभिभान हो जाये 
तो वह स्वधर्मका आचरण न हुआ। इसी कारण संसारमें अधिकांश लछोग स्वधर्मका 
आचरण करते हुए भी अपने पाप-कर्मकी राशि ही बढ़ाते चछे जाते है। 

तीसरे अध्यायमें “गीता” पूरी हो जाती है। यदि उसके बाद कुंछ भी न लिखा 
गया होता तो भी काम चल जाता। और तीसरे अध्यायमें विशेषतः पाँच-सात इलोक 
ऐसे ही हैं। “गीता ' के शेष भागमें तो इन तीत अध्यायोमें कही गई बातकों ही अधिक 
समझाया गया है। 

श्रीकृष्ण अर्जुत्रकों जवाब देते हैँ कि काम और क्रोध ---ये दोनों व्यक्तिके दायें और 
बायें कंधेपर बैठे हुए हैं। यदि स्वधर्मंका आचरण करते हुए ये दोनों हमपर सवार 
हों तो स्वार्थ व्यर्थ हो जाता है। क्या ऐसा कहा जा सकता हैं कि कौसिल-प्रवेश 
करनेवाले बहुतसे लोग आज कोई छोटा काम कर रहे हैं। बहुतसे छोग इस कामको 
परोपकारकी दृष्टिसे ही कर रहे हैं, किन्तु उसे करते हुए उनके मनमें एक इच्छा 
पड़ी हुई है। उनकी इच्छा जीत भ्राप्त करनेकी है और उनके मनमें क्रोध है। इसलिए 
वह अनुचित है। काम और क्रोध दोनों सगे भाई हैं और इन दोनोंका आधार है 
इन्द्रियाँ और मन। अर्थात्‌ इन्द्रियोंगों और मनको जीतकर ही काम और क्रोधपर 
विजय प्राप्त की जा सकती है। मतको अपने वशक्षमें रखकर ही जगतूपर विजय 


“गीता-दिक्षण * ३६५ 


प्राप्त की जा सकती है और इसीलिए यह कहा गया है कि मोक्षका मूल राग-द्ेष 
आदिसे रहित होना है। और इसीलिए हमसे राग-हेप हीन होनेंको कहा गया है। 
जब हम किसी वातके वशमें हो जाते हैं तो उसके लिए क्या नही करते । विद्वामित्र- 
ने बड़ा तप किया, किन्तु वादमें उनके मनमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा तप वश्चिष्ठके 
तंपसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनमें वासना उत्पन्न हुई और वे क्रोधषके वश भी हुए। अपनी 
बुद्धिसि इस भावकों दूर करके आदमी बीरबहुटीकी तरह [धीमी किन्तु निरन्तर गतिसे | 
चलता चला जाये और घैर्पूर्वक निश्चिन्त भावसे काम करता चला जाये। 


[१७] 
२३ नवम्बर, १९२६ 


बात तो तब है जब स्थिति ऐसी हो जाये कि “गीता” का पाठ किये बिना जीवित 
रहना कठिन छूगने ऊंगे। कहाँ सन्ध्याकी व्यस्तता और कहाँ प्रातःकाकूका झ्ान्त 
मुह॒तं । हमने गीता का पाठ कर लिया और पाठ करा दिया, इतना ही पर्याप्त नहीं 
है। हमारा उच्चारण आदि भी दिन-प्रतिदिन शुद्ध होते चलना चाहिए। एकमें भी 
दोष रह जाये तो वह सबका दोष है। जैसे वाद्य-वुन्दके संगीतर्मे एकका दोष सबका 
दोष हो जाता है, उसी प्रकार जीवन-संगीतके विषयों भी समझना चाहिए। यदि हृदय 
और मनको एक करके प्रार्थना चलाईं जाये तो फिर शरीरका क्‍या ? वह तो नाशवन्‍न्त 
है; रहे चाहे न रहे। देह नामक यह जड़ पदार्थ ईश्वर और हमारे बीच चाहे जितनी 
दूरी उत्पन्न क्यों न करता हो, किन्तु आखिरकार यह हमें कितनी देरतक दूर रख 
सकता है। यदि हम अपने बीच ईर्वरकों साक्षी रखकर आत्माका अनुसन्धान करें 
और यदि हम एकके दोषको सबका दोष मानकर चलें तो यह एक बहुत अच्छी बात 
होगी। यदि हम सब अपना उच्चारण भी शुद्ध कर हें तो हम भगवानके सामने शुद्धसे- 
शुद्ध पात्रमें जल लेकर उपस्थित होंगे। वह अतिशय स्वच्छताके साथ बेलपत्र 
चढ़ाने जैसा, जलके स्वच्छसे-स्वच्छ प्रवाहमें से अध्यें भरकर लाने जैसा होगा। यों 
बाहरकी टीमटाम निरर्थक है। किन्तु जहाँ श्रद्धाकी बात हो, वहाँ व्यवस्था शोभित 
होती है। श्रद्धालु तो अपनी भेंटमें कछाका जितना विनियोग कर सकता है, उतना 
करेगा । आजकी करा तो निकम्मी है, निर्जीव है। पुराने कलाकारोंमें कितनी धीरज 
रही होगी। उन्होंने इसे हस्तगत करनेमें कितने वर्ष छगा दिये होंगे। हमारी दृष्टिमें 
अभीतक एक भी ऐसे पुराने कछाकारका नाम नहीं आया, जिसने अपना जीवन 
कोई बड़ा महल बनामें खपा दिया हो। उच्चार-शुद्धि करनेकी हमारी इच्छा हमारे 
प्रेमके अन्तर्मभावका लक्षण है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना गीतापाठ कदापि 
नीरस न बनने दें। 

तीसरे अध्यायमें कमेंकी विजयका व्याख्यान किया गया है। कर्मके द्वारा योग 
साधना हो तो भंगवानको अपित करके कर्म किये जाने चाहिएं। ऐसा कहकर वहाँ 
यह भी बताया यया है कि ऐसे कर्मकी साधन-सामग्रीमें क्या-क्या सम्मिलित है। इसमें 
ज्ञानका संभाग होना चाहिए। फिर हम ज्ञानमार्ग और कर्ममार्गके विषयमें विचार 


३६६ सम्पूर्ण गांधी वामय 


करते हें। ज्ञानमार्गी एक ही मार्गपर चलकर शुष्क हो जाता है और कर्ममार्मी कर्ममें 
ही छगा रहे तो जड़ हो जाता है। कमेकी योग्यताकों समझनेके लिए ज्ञान और कम 
दोनोंका समन्वय चाहिए। अच्छे दोनों हे, किन्तु एकके बिना दूसरा अधूरा है। पत्थर- 
के समान विनय किसमें है? और पत्थरके समान कर्म भी किसमें है? कितना जबर- 
दस्त ईदवरापित कर्म है उसका? एक दृष्टिसे पत्थरका काम चलता ही रहता है, 
किन्तु पत्थरको पत्थरके रूपमें मोक्ष कहाँ मिला? पत्थरमें से उसे अहिल्या बनना 
चाहिए, चेतन-रूप बनना चाहिए। एक ओर पाषाणवत्‌ बनें और दूसरी ओर ज्ञानकी 
सूति और सो भी इस तरह कि किसीको खबर न हो कि यह ज्ञान है कि कर्म है। 
पूरा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होता है। जब इन दोनोंका समन्वय हो तभी भक्ति आ मिलती 
है। यहाँतक तो हम यह बात सीखे कि इन दोनोंका समन्वय होना चाहिए। इन दोनोंको 
जान लछेनेके बाद हमें सांख्य और योगमें विरोध दिखाई नहीं देगा। चौथे अध्यायका 
यह तात्पयें है। जो विभिन्न यज्ञ गिनाये गये हूँ, में उनके विस्तारमें नहीं पड़ेंगा। 


[ १८ | 

हठयोगी मानते हें कि छठवाँ अध्याय उन्हींके लिए लिखा गया है। वे लोग 
ऐसा मानते हें कि योगाम्यासमें हठयोगका स्थान होनेके कारण यह लिखा गया। में 
ऐसा नहीं मानता। इतना अवश्य मानता हूँ कि हठयोगका कोई-न-कोई स्थान तो 
है ही। आत्मदशनके लिए हमें सभी साधनोंका उपयोग करना चाहिए। ऐसा कहते हे 
कि जिन शारीरिक क्रियाओं इत्यादिके विषयमें लिखा गया है यदि उन्हें कोई करे 
तो आत्मद्शन हो जाये। कोई योगी ज्नानदेवसे सिहपर बैठकर मिलने आया। 
ज्ञानदेव उससे दीवालपर बैठकर मिलने गये। किन्तु इससे क्या होता है? यह तो 
योगका उपहास ही है; उसका विक्ृत उपयोग है। ये शारीरिक प्रक्रियाएँ ईश्वरकी 
दिशामें ले जाती हों, ऐसा नहीं है। उसका मूल तो मनके भीतर ही है। इसी 
अध्यायमें कहा गया है कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ '। अर्थात्‌ इस 
अध्यायमें आत्मसंयमकी ही बात कही गई है। देहके दमनका उद्देश्य भी आत्मसंयम 
और मनःसंयम ही है। ये सारी क्रियाएँ मनके संयमके लिए हैँ, इतना जान लेनेके 
बाद यदि कोई इन क्रियाओंका अभ्यास करे तो अवश्य ही उसे बहुत छाभ मिल 
सकता है। हमने इस सबका प्रयत्न नहीं किया, क्‍योंकि हमें अभीतक कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं मिला जो इन क्रियाओंकों जानता हो। इनमें विश्वास करनेवाले और 
इनके प्रयोगकी सलाह देनेवाले बहुत मिले। किन्तु इन्हें जाननेवाला कोई नहीं मिला। 
इसलिए मेंने इस दिश्ञामें कुछ नहीं किया। किन्तु मेरी दृष्टि इस बातके ऊपर 
अवद्य है। मे इसकी चर्चा ही इसलिए कर रहा हूँ कि यदि तुममें से किसीको इस 
दृष्टिसे अन्बेषण करनेवाला कोई साधु पुरुष मिल जाये तो तुम उसका उपयोग कर 
सकते हो । हम सबके शरीर कितने अशकक्‍त हो गये हें। यदि हम शरीरके इस व्यायामको 
* ठीकसे जान हें तो वह विलायतमें प्रचलित शारीरिक शिक्षासे अधिक उपयोगी सिद्ध 


३. साथन-सूतरमें क्रमांक १८ से २० तक तारीख नहीं दी गईं हें। 


“गीता-शिक्षण * ३६७ 


हो सकता है। निस्सन्देह छठे अध्यायमें संयम-नियमकी बात है। यह निष्काम कर्मका 
एक साधन अवश्य है। ज्ञानीका अर्थ शास्त्रज्ञ और योगी शब्दका अर्थ ही कर्मज्ञ है। 

हम निष्काम कर्मकी स्थिति्में कव आ सकते है, इस अध्यायमें इसकी मर्यादा 
बताई गई है। आत्मसंयमके विना निष्काम कर्म असम्भव है। जो प्रतिक्षण अपने ऊपर 
मर्यादाएँ लगाता रहता है, वही निष्काम कर्म कर सकता है। चोर, लुटेरा, व्यभिचारी 
निष्काम कर्म करनेकी बात थोड़े ही करता है। बहुतसे लोग अपने आचरणका समर्थन 
“गीता के आघारपर करते हे। किन्तु निष्कामता तो एक मानसिक स्थिति है और यह 
मानसिक स्थिति बिना पभ्रयत्तन और बिना संयमके प्राप्त नहीं हो सकती। समत्वकों 
वही जानता है, जिसका दाहिना हाथ यह न जानता हो कि बायाँ क्‍या कर रहा 
है। आत्मोपम्य ” ही इसे नापनेका गज है। मे अमुकके प्रति अमुक काम कर रहा हूँ, 
यदि वैसा ही दूसरा मेरे प्रति करेगा तो उचित होगा अथवा नही, यह देखते रहना 
चाहिए। 

त्यागके बिना निष्कामता सिद्ध हो ही नहीं सकती, यह छठवें अध्यायका रहस्य है। 


[१९] 

“ भगवद्गीता के तीन विभाग किये गये हैँं-- तत्‌ ” पदके लिए छः: अध्याय, 
“त्वम्‌” पदके लिए छ: अध्याय और छः: अध्याय 'असि पदके लिए।' 

छठे अध्यायमें इन्द्रिय-दमनका मार्ग बताया गया और फिर सातवें अध्यायमें 
ज्ञान-विज्ञानकी बात की। विज्ञान अर्थात्‌ विशेष ज्ञान। ज्ञानमें भगवान्‌की परा प्रकृति 
आ गई और विज्ञानमें अपरा प्रकृति । विज्ञानमें और क्या-क्या आता है, इसका अधिक 
विवेचन आठवें अध्यायमें किया गया है। सातवें अध्यायका अन्तिम इलोक तो यही है 
कि जो ' अधियज्ञ ', ' अधिदैव ” और “ अधिभूत ” यज्ञोंको करता है, वह मुझे प्राप्त करता 
है। अक्षर” की बात करके भगवानने कहा कि उसीका चिन्तन किया जाना चाहिए 
क्योंकि व्यक्ति जिसका चिन्तन करता है, वैसा ही बनता है। उन्होनें बताया कि 
अधिदैव अर्थात्‌ सबसे बड़ा परबह्म में हूँ और फिर पूछा कि ऐसी अवस्थामें छोटी-मोटी 
बातोंमें पड़नेकी क्या जरूरत है। ईश्वरकी ही आराघना करनी चाहिए और उसीकी 
सेवा। किन्तु ईइ्वरकी सेवा करनेका क्या अर्थ है। उन्होंने तो कहा कि दृष्य और 
अदृश्य में ही हूँ। यदि बात ऐसी हो तो जो काम हम करते है उसका भी कर्त्ता 
ईदवर ही है और फिर यदि वही सूत्रधार है तब फिर हम यह किसलिए मानें कि 
हम भी कुछ करते हे। गंगामें जो मैछा पानी आकर मिलता है वह भी पवित्र हो जाता 
है। इसी प्रकार मानना चाहिए कि हम जो पाष करते है उसका कर्त्ता भी ईश्वर है। 
क्योंकि यदि किसीमें पापवृत्ति न हो तो उसका कार्य पाप-कार्य नहीं होता। वस्तुको दी 
गई गति समाप्त कर दिये जानेके बाद भी वह थोड़ी देर गतिमान वनी रहती है। 
जैसे हम किसी वृक्षको काट दें तो उसके पत्ते थोड़ी देरतक हरे बने रहेंगे, किन्तु 
फिर थोड़ी ही देरके बाद मुरझाने लगेंगे। इसी भ्रकार यदि गतिशील वृत्तियोंको 


१. ' तत्तमसि” उपनिषदका प्रसिद्ध वचन है। 


३६८ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


व्यक्ति दबा दे तो वे फिर नहीं उभरतीं। सातवें और आठवें अध्यायमें यह बताकर कि 
सृष्टिका स्वरूप क्या है, दृश्य जगत्‌ कैसा है, कर्म क्या है, यह कहा गया है कि सब- 
कुछ ईदवरमय है। भगवानने निष्काम कर्म करनेकी बात इतना जोर देकर क्‍यों 
कही । इन दोनों अध्यायोंमें इसे पर्याप्त विस्तारके साथ कहा गया है। पानीके अन्दर 
पड़ा हुआ व्यक्ति उसमें तैरता ही रहता है, किन्तु पानीको उससे कुछ लेना-देना नहीं 
रहता। इसी प्रकार परमात्मा करुणाका सागर है। किन्तु इसे भी कल्पना ही समझिए। 
ईदवर न दानी है, न करुणाका सागर। ऐसे ही विराट तत्त्वमें हम पड़े हुए है। 


[२० | 

नौवें और दसवें अध्यायमें एक ही बात कही गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं 
कि समस्त भूतोंमें मे ही स्थित हैँ, इसलिए जो-कुछ करो मेरे प्रति समपित करो। इसी- 
लिए कहा “मनन्‍्मता भव मदमक्तो । दसवें अध्यायमें अर्जुनने श्रीकृष्णसे अपनी विभू- 
तियाँ बतानेको कहा । सातवें अध्यायसे ही भक्तिका प्रवाह प्रारम्भ होकर बढ़ता चला 
जा रहा है। विभूतियोंकी बात करनेके बाद भगवान अर्जुनको अधिकाधिक प्रेरणा देते 
हैं कि सब-क्ुछ प्रभुके अपंग किया जाये। चारों अध्यायोंमें साधकको भक्तिकी ओर हे 
जाया गया है। इसलिए नौवें अध्यायमें विषय “ राजविद्या ' और * राजगुह्य 'का है। हमारे 
जैसे, पापमें पड़े हुए, व्यक्तियोंके लिए यह एक बहुत बड़ा सहारा है। बड़ेसे-बड़े 
पापीको भी यहाँ सहायता देनेका आश्वासन दिया गया है। कोई वेद-मन्त्रोंका उल्लेख 
करके पतितोंकी सद्गति असम्भव भले ही बताये किन्तु गीता” ऐसा नहीं मानती। 
“गीता” कहती है कि यदि बड़ेसे-बड़ा पापी भी मेरे प्रति समर्पित हो जाये तो वह 
तर जायेगा। यह विषय गुह्म तभीतक है, जबतक उसने हमारे हृदयकों स्पशे नहीं 
किया है। 


[२१] 


[२७ नवम्बर, १९२६] 


भगवानने अपने विश्व-छूपका दर्शन देकर बताया कि यह दर्शन वेदों आदिके ज्ञानसे 
युक्त व्यक्तिकों नहीं हो सकता। उसे ही हो सकता है जिसका हृदय भक्तिरसमें 
मरन है। यह कैसा स्वरूप रहा होगा। “भगवद्गीता में मेरी तल्लीनता दिन-अ्तिदिन 
बढ़ती जा रही है। मैंने उसके प्रति आकर्षण होनेके कारण ही अर्थ समझानेकी बात 
स्वीकार की थी। किन्तु अभी यह आकर्षण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें 
कहा गया विचार अधिकाधिक आत्मसात्‌ होता जा रहा है। विषय-लोलुप होनेके कारण 
हम उसका पूरा रस नहीं ले पाते। उसका वास्तविक रस तो भक्ति और अध्यात्मका 
रस है। जैसे-जैसे यह पचता चला जाता है और जैसे-जैसे उसका अधिकाधिक आचरण 
होता चला जाता है, यह रस बढ़ता जाता है। मेरी ऐसी ही स्थिति होती जा रही 
है। मेंने इस अध्यायमें लगनेंवाले समयका अनुमान छूगा लिया है। इसका पाठ 


१. साधन-सूत्रके प्रथम पृष्ठर छिखा हैः २४-२-१९२६ से २७-११-१९२६ तक । 


पैत्र: सी० नारायणंरावको १६९ 


करते हुए हमें बारह मिनट छग जाते हे और इसलिए आबा पाठ हो चुकनेके वाद 
कुछ थकावट-सी लगती है। किन्तु यदि हम इसमें ड्ब जायें तो वच जायेंगे। महपि 
व्यासने इस विषयकों कुछ इस ढंगसे रखा है कि हमें छगता है मानो हम ही विदव- 
रूप दर्शन कर रहे हों। इस विश्वरूप दर्शनसे हमें अनुभव होता है कि जगतू्‌मे हमारा 
स्थान क्या है। कुछ भी नहीं। घूलके एक कण-जैसे हम हेँ। विश्वमें, ब्रह्माण्डमें, तारा, 
ग्रह, सूर्ये इत्यादिमें हमारा स्थान कितना नगण्य है। यदि शरीरका कोई रोम बोल 
सकता होता तो वह यही कहता कि में किस गिनतीमें हूँ। में तो जवतक झरीरका 
एक भाग बना हुआ हूँ, तभीतक मेरी कीमत है। यदि मुझे शरीरसे अछूग कर 
दिया जाये तो में निकम्मा बन जाऊंँगा। मुझमें जो चेतन-तत्त्व है वह नष्ट नही हो 
सकता और जहाँतक जड़-रूपका सवाल है, वह कितना भी विराट क्‍यों न हो, 
क्षणिक है और नामरूपवाला है। ईश्वरके बाह्य स्वरूप, मूतिमन्त विराट स्वरूपके 
प्रमाणमें हम कुछ भी नही हैं। ऐसी परिस्थितिर्में हम किसकी हिसा कर सकते हैं, 
और यदि हम किसीकी हिंसा करें ही तो उसके साथ ही हम स्वय भी मारे जायेंगे। 
हम जैसे-जैसे इस बातको समझते चले जायेंगे, वैसे-वैसे भक्तिमें डबते चले जायेंगे। 
आश्रमसे बाहर रहते हुए भी हम अपने नित्य-कर्मका पालन कर सकते हे। 
[ गुजरातीसे ] 
गांधोजोनु गोता-शिक्षण 


८७. पत्र : सी० नारायणरावको 


आश्रम 
सावरमती 
२७ नवम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिका।' जाप अपनी स्थायी नौकरी क्‍यों छोड़ना चाहते हे? में 
समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जीवनकी चाहे जिस स्थितिमें रहकर अवश्य ही 
देशकी सेवा कर सकता है; बदर्ते उसका पेशा अपने-आपमें ईमानदारीका हो। जो 
भी हो, नौकरी छोड़नेकी इच्छाका कारण बतानेके साथ-साथ मुझे कृपया निम्नलिखित 

जानकारी भी दीजिए : 
आपकी उम्र क्या है? क्‍या आप विवाहित हे? क्या आपके बच्चे हें? क्‍या 
आपके माता-पिता जीवित हे? क्‍या आपके कोई अन्य आश्रित भी हे? क्या आपका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है? क्‍या आप प्रतिदिन लगातार आठ घंटे शारीरिक 
श्रम करनेको तयार हूं? क्या आप केवल सफाई, खेती या रसोईके काम या चरखा 


१. १९ नवम्बरकौ पत्र छिखो्े हुए नारायणरावने “मानन्द और शान्तिपूणे जीवन बितानेके लिए” 
बपनी नौकरी छोड़ने और भाश्ममें मानेकी हरुछा व्यक्त की थी। 


३२-२४ 


२३७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कातने-सरीखे कामोंसे सन्‍्तोषका अनुभव कर सकते हैं? क्या आप संस्क्ृत जानते हें 
आपने कहाँतक शिक्षा प्राप्त की है? आप कौन-कौनसी भाषाएँ जानते हे? 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सी० नारायणराव 
क्लकं, आबकारी विभाग 
बरहामपुर 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११०२०)की माइकोफिल्मसे । 
८८. पन्न ; रिचर्ड बी० प्रेगको 
आश्रम 
साबरमती 


२७ नवम्बर, १९२६ 


देखता हूँ कि तुम मुझपर ऋणका बोझ बढ़ा रहे हो। तुम्हारे पहले पत्रमें ' पूछे 
गये कई प्रश्नोंका जवाब देना बकाया ही है और अब मेरे सामने टॉमस पेनके 
उद्धरणों सहित तुम्हारा एक और पत्र आ ग्रया।' इन उद्धरणोंका उपयोग तुम्हारे 
सुझावके अनुसार करनेकी आशा करता हूँ। अभी में उन्हें पढ़ नहीं पाया हूँ। 

खद्दरपर लिखें लेखोंका तुम अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हो। 

मुझे इस बातकी खुशी है कि तुम्हें “क्या यह जीवदया है? ” शीर्षक लेख 
पसन्द आये हू। मुझे लगा कि चाहे मेरी बात सही छगे या न छगें, वह वास्तवमें 
सही ठहरे या न ठहरे, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। इतना काफी है 
कि उन लेखोंमें व्यक्त विचार मेरे सुनिश्चित निष्कर्षोको प्रस्तुत करते हे। 

तुम ध्यानसे देखो तो तुमने जो उदाहरण दिया है, उसमें निहित दोष तुम्हें दिख 
जायेगा। तुमने प्रतिपाल्यके प्रति अपने कत्तंव्यकी तुलना हमछा करनेवालेके नैतिक 
कल्याणके प्रति व्यक्तिके कत्तंव्यसे की है। लेकिन जब कोई प्रतिपाल्यकी रक्षा कर रहा 
हो, उस समय हमलावरका नैतिक कल्याण खतरेमें नहीं होता। हानिकी आशंका तो 
प्रतिपाल्यके जीवनको ही है! और यदि हमरछावर अजनबी होनेके बजाय एक ऐसा 
अन्य प्रतिपाल्य ही हो जो तुम्हारे संरक्षित प्रतिपाल्यसे ज्यादा सशक्त हो, तब भी तुम्हें 
अपने संरक्षित प्रतिपाल्यकी उस समय रक्षा करनी होगी जब उसपर हमला करने- 
वाला दूसरा प्रतिपाल्य हो और तुम आक्रमणकारीपर किसी अन्य तरहसे काबू करने 
योग्य नहीं हो। ईरुवर तुम्हारे इरादोंके अनुसार तुम्हारे कत्त॑व्यका मूल्यांकन करेगा। 
वस्तुतः इससे एक कदम आगे भी बढ़ा जा सकता है, और ऐसा मान सकते हैं कि 


१ रांधीजी द्वारा अ्रेगको श्ससे पदछे लिखे पत्रेकि लिए देखिए खण्ड ३१। 
२, देखिए “ स्वतन्त्रताका मूल्य ”, ९-१२-१९२६ । 


पत्र : रिचर्ड बी० ग्रेगको ३७१ 


जिसकी रक्षा करनी है वह प्रतिपाल्य नहीं है, वरन्‌ एक सर्ववा अजनवी व्यक्ति 
है, जिसने संरक्षण माँगा है। महाभारत ' में एक बहुत सुन्दर कथा है। एक महान्‌ 
राजाके ' यास कबूतर वाजसे रक्षाके लिए उड़कर आता है। वाजको लगता है कि 
न्यायदृष्टिसि कबूतर उसका भोजन है--ईएवरने उसे उसका भोज्य ही बनाया 
है। राजाने उस बाजको यह कहकर रोका कि यद्यपि सामान्यतया कबूतर वाजका 
विहित भोजन है, फिर भी वह स्वयं तो उन प्राणियोंकी रक्षा करनेके अपने कत्तंव्यकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता जो उससे संरक्षण माँगते हें। यह कहकर उसने उदारता- 
पूर्वक बाजकों कबृतरके बदलेमें अपना मास दे दिया। निश्चय ही इस कहानीके 
बाजके साथ निपटनेका सर्वाधिक आध्यात्मिक तरीका यही माना जायेगा। लेकिन 
जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दुर्बलताके कारण यह तरीका न अपना सके तो उसे 
संरक्षणके नियमका पालन बाजके हमलेको बलपूर्वक रोककर करना होगा। और यह 
कार्य वह अहिसाके नियमानुसार करेगा। में नहीं जानता कि में अपनी बात साफ 
समझा पाया हूँ या नहीं। 

में देख रहा हूँ कि तुम सर्दी बिताने साबरमती नहीं आ रहे हो। मुझे इसका 
दो कारणोंसे खेद है। एक तो इसलिए कि यदपि में बाहर होऊँगा, फिर भी आश्रम- 
वासी तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करेंगे। दूसरे इसलिए कि तुम आश्रमके जलवायुके 
डरसे ही विचलित हो रहे हो। हम आहारश्ञास्त्रियोंकोी ऐसे उपाय दूंढ़- निकालने 
चाहिए कि जलवायु हमपर हावी न हो पाये बल्कि जलवायुकों अपनी इच्छानुसार 
हम काबूमें कर सकें। खेर, में जानता हूँ कि यह तो एक आदर बात है। तुम जो 
कदम उठा रहे हो, वह सावधानीका है और इसलिए मौजूदा परिस्थितिमें वही अच्छा 
है। ऊपरकी सलाहको बिना जोखिम उठाये नहीं माना जा सकता। शिक्षाकी दिश्ामें 
तुम्हारे अनुसन्धानोका में काफी दिलचस्पीसे अध्ययन करूँगा । 

देवदास काफी अच्छा और सशक्त है। वह मथुरादासकी सेवा-परिचर्या करने 
पंचगनी गया है। में २ दिसम्बरको वर्धाके लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम्हें, स्टोक 
दम्पतिको, सुन्दरम्को और सावित्रीको प्यार। 


तुम्हारा, 


आर० बी० ग्रेग 
शिमला 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १२०८८) की फोटो-नकलसे | 


१. राजा शिवि। 


८९. या यह जीवदया है ?-८ 


इस विषयपर पत्र तो अभी भी ढेरों चले आ रहे हैं, छेकिन इनमें एक भी 
नई दछील अथवा विचार देखनेको नहीं मिलता; वही पुराने प्रदन पूछे जाते हें 
और वही पुरानी दलीलें पेश की जाती हें। अत: जो छोग इस प्रइनपर विचार कर 
रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस लेखमाछाकों बार-बार पढ़ें। यह सुझाव 
देते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता, क्योंकि इसमें मेने उतावरीमें किये गये 
विचार नहीं, अपितु अपने अनेक वर्षोके अनुभव दिये हें। मेंने उसमें कोई नये 
सिद्धान्त पेश नहीं किये हें, पुराने सिद्धान्तोंको ही स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। 
बे स्पष्ट हुए हों अथवा नहीं, वे मेरे प्रामाणिक विचार हें इसलिए, --- और अनेक 
बहन-भाई मुझसे अहिसाके गूढ़ प्रहनके समाधानकी आशा रखते हें इसलिए -- में इन 
भाई-बहनोंसे इस लेखमालराको बार-बार पढ़ जानेका सुझाव देता हूँ। अनेक पत्र-लेखक 
मेरे अधूरे वाक्‍्योंकों उद्धुत करते हैँ और उनसे उत्पन्न समस्याओंका समाधान माँगते हे । 

एक भाई कहते हैँ, आप तो कुत्तोंका वंश ही मिटाना चाहते हैं।” मेने 
ऐसा कभी नहीं कहा। मेने जो कहा है सो उस जातिकी रक्षाके हेतुसे ही कहा 
है। मेनें तो इतना ही कहा है कि अमुक कुत्तोंकी अमुक परिस्थितियोंमें मारा जा 
सकता है। इतना कहनेमें भी यदि दोष हो तो अछूग बात है। लेकिन लेखककों 
अपनी दलील तो इस बातको ध्यानरमें रखकर ही पेश करनी चाहिए कि मेरे कथनमें 
कुत्तोंके मर्यादित वधकी सूचना है, उससे अधिक कुछ नही। 

कुछेक भाई मेरे पहलेके उन कथनोंको, जो उन्हें प्रिय हैँ, उद्धत करते हैँ और 
मेरे आजके विचारोंसे उनका विरोध बताते हेँ। मुझे ऐसा विरोध नहीं दिखता। 
अहिंसाका जैसा पक्षपाती में पहले था वैसा ही आज भी हूँ। 

पुष्प पांखड़ी ज्यां दुभाय 
जिनवरनी नहि त्यां आज्ञाय।' 

[ फूलकी पंखुरीको भी जिसमें कष्ट होता हो, ऐसी बातमें जिनवरकी अनुमति 
नहीं हो सकती | | 

इन पंक्तियोंकों में अभी भी पहलेके-से भक्तिभावके साथ गा सकता हूँ, छेकिन 
जैसे में पहले वनस्पतिका, पुष्पों और फलोंका उपयोग किया करता था, वसे ही आज भी 
करता हूँ। हाँ, इस उपयोगके पीछे यह भावना निहित है कि बादमें मुझसे जितना हो 
सकेगा इनका उपयोग उतना कम करूँगा और देहाध्यासको क्षीण करूँगा। 

लेकिन कोई कह सकता है कि “पुष्प और कुत्तोंकी क्‍या तुलना? ” इस 
आक्षेपकों में चुपचाप सह छेता हूँ। किन्तु यह तुलना प्रसंगवश् की जा सकती है। 
भोगके लिए की जाये तो यह अधोगतिको पहुँचायेगी; धर्मको समझने अथवा समझाने- 
के लिए की जाये तो वह उचित हो सकती है। तुलना करनेका मेरा उद्देश्य निर्मेल है, 
इसलिए में सुरक्षित हूँ। 


क्या यह जीवदया है?-८ ३७३ 


अहिसाधर्मीकी अक्षमता मेरे लिए दुःखदायी वन गई है। अहिसा निर्वता नही 
है, उसमें शक्तिका अभाव नहीं है। अहिंसा तो प्रचंड शक्ति है। उसके पूर्ण तेजकों 
हम देख नहीं सकते, उसे सहन नहीं कर सकते । हममें से किसी-किसीको ही उसकी 
झाँकी-मात्र होती है। 

अहिसा जाग्रतू आत्माका विशेष गुण है। वह दूसरे अनेक गुणोंका आधार है। 
इसलिए उसका पालन विचार, विवेक, वैराग्य, तपश्चर्या, समता और ज्ञान विना असम्भव 
है। उसमें कायरता नहीं चल सकती। जिसे अहिंसा समझनी है, उसे हिसामें निहित 
अहिंसाको समझना ही होगा। 

इस वाक्यका भले ही अनर्थ किया जाये। क्या ईश्वरके नामका अनर्थ नही 
होता ? उसके नामसे क्‍या हम राक्षसकों नहीं पूजते? उसके नामसे क्या कम पाप, 
कम हत्याएँ हुई हे? इससे क्या ईदवरके नामको कोई आँच आती है? इस कारण 
क्या हम ईश्वरका नाम किसी कोनेमें छिपकर लेंगे? 

कर्म-मात्र सदोष है, क्योंकि उसमें हिसा है । तथापि कर्मके क्षयके लिए भी 
हम कर्म ही करते हूँ। देह-मात्र पाप है तथापि देहको तीर्थक्षेत्र बनाकर उसके द्वारा 
हम देहमुक्तिके लिए प्रयत्न करते हेँ। ठीक यही बात हिंसा-मात्रके वारेमें समझनी 
चाहिए 

लेकिन, यह हिंसा कैसी हो? उत्तर है: स्वाभाविक हो, अल्पतम हो, उसके पीछे 
केवल करुणा हो, विबेक हो, तठस्थता हो और वह सहज-प्राप्त धर्म हो। 

इस विचारसरणीका अनुकरण करते हुए हिंसा दिन-प्रतिदित कम होती जायेगी। 
इसलिए जिस हिंसाका उद्देश्य अहिसाके क्षेत्रकी वृद्धि करना हो, जो हिंसा अनिवार्य 
हो, जिसका परिणाम बिना प्रय॒त्नके देखा जा सकता हो वह हिंसा क्षम्य होती है, 
कत्तंव्य भी होती है। इसलिए यह कहना तनिक भी अनुचित नहीं है कि हिसामें 
अहिसा हो सकती है। 

इतना कहलेके बाद आश्रममें इन प्रश्नोंका समाधान किस ढंगसे किया जा 
रहा है सो समझाकर में इस लेखमालाकों समाप्त करता हैं: 

आश्रममें कुत्तोंके प्रइनपर आश्रमकी स्थापन्ताके समयसे ही विचार किया जा 
रहा है। महाजनकी ' प्रवृत्तिसे उत्का उपद्रव बढ़ गया है। इस उपद्रवको अत्यन्त 
कष्टके साथ सहन किया जा रहा है। आश्रममें हम पागल कुत्तोंको मार देते हें। 
ऐसे उदाहरण दस वर्षमें दो या तीन ही हुए हें। अन्य किसी कुत्तेकी हत्या नहीं की 
गई है। हाँ, उन्हें जहाँ-नहाँ खाना देना बन्द कर दिया गया है। इस नियमका यदि 
पूरी तरहसे पान किया जाये तो में देखता हूँ कि इससे कुत्ते भी सुखी रहते हें 
और हम भी। छेकिन इस नियमका पालन पूरी तरहसे नहीं हो पाता। हरएक 
आश्रमवासी इस' नियमको समझ नही सका है गौर वे सब उसके पालनके सम्वन्धमें 
पूरी तरहसे जाग्रत भी नहीं हें। और फिर आश्रममें रहनेवाले मजदूर लोग तो भला 
इस नलियमका पालन करेंगे ही क्‍यों? 


१. नगरके उन प्रतिह्ित व्यक्तियोंका संघ जो पिंजरापोल भादि चलाते है। 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कुछेक कुत्तोंको छाचार होकर पालना पड़ता है। इस समय ऐसी दो कुतियों 
और उनके बच्चोंका पान हो रहा है। बच्चोंकों आवश्यक गर्मी मिले इसके लिए 
विशेष पेटी और टोकरीकी व्यवस्था की गई है। उन्हें दूध दिया जाता है, उनकी माँ 
के लिए खास खुराक बनाई जाती है। 

दूसरी ओर आवारा कुत्तोंको ले जानेके लिए हमने महाजनसे विनती की है। 
उसने इसे मंजूर कर लिया है, लेकिन अभीतक महाजनकी गाड़ी आई नहीं है। 

कुत्तोंके प्रति हमारा कया धर्म है, इसके सम्बन्धर्ें अपने विचार मेने सबको 
समझाये हँ। लेकिन इस विषयमें सबको बहुत-कुछ अपनी अन्त:प्रेरणाके अनुसार कार्य 
करनेकी छूट भी है। कोई मारनेके कत्तंव्यको मुझसे ग्रहण नहीं कर सकता; परिस्थिति 
विशेषमें मारनेकी छूट अवश्य ले सकता है। मेने उन्हें इसकी मर्यादाएँ ठीक-ठीक सम- 
झाईं हैं। हर कोई अपने-अपने सामर्थ्यके अनुसार समझकर उसका पालन करता है 
और करेगा। मेरा आशय स्पष्ट रूपसे समझमें न आया हो तो उसे समझानेके लिए 
ही मेने आश्रमके आचारका, जो कि इस विबयमें मेरे विचारोंका अनुगामी है, उल्लेख 
किया है। 

स्वयं दुःख उठाकर, यहाँतक कि मृत्यु होती हो तो उसे भी स्वीकार करके 
दूसरोंको सुख भोगने देनेका नाम ही अहिसाधर्म है। अमुक व्यक्ति किस हृदतक यह 
दुःख उठानेको तैयार है, उसका अन्दाज कोई तीसरा व्यक्ति नहीं छगा सकता। धर्म 
एक है और अनेक भी है, क्योंकि आत्मा भी एकानेक है। 

[ गृजरातीसे ] 
नवजीवन, २८-११-१९२६ 


९०. भाषण : गुजरात विद्यापीठमें 


२८ ववम्बर, १९२६ 


गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी में यहाँ उपस्थित हो सका हूँ, इसे में ईदवरका 
अनुग्रह मानता हूँ। जिन विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र और पुरस्कार मिले हैं उन्हें में 
बधाई देता हैँ और कामना करता हूँ कि उनके शुभ मनोरथ पूर्ण हों। कुछ समझ नहीं 
पा रहा था कि आजके इस शुभ अवसरपर मुझे क्या कहना चाहिए कि इस बीच 
मेरी सहायताके लिए श्री चिन्तामणि वैद्य आ गये। इस सप्ताह मुझे उनका पत्र मिला 
कि वे किसी कार्यवश यहाँ आ रहे हैं। तुरन्त ही मेरे मनका बोझ हंल्का हो गया। 
उनका नाम विद्यार्थी न जानें, यह हो ही नहीं सकता। उनकी विद्धत्ता प्रसिद्ध है। 
उन्होंने 'महाभारत” और भारतके इतिहासपर ग्रन्थ छिखे हैँ। देशसेवा उन्होंने केवल 
ग्रन्योंसे ही नहीं अपितु सार्वजनिक कार्यके द्वारा भी की है। जैसा हमारा यह विद्यापीठ 
है वैसा ही विद्यापीठ महाराष्ट्रमें भी है, वे उसकी सेवा कर रहे है। वे वहाँके कुल- 


१. यद्द भाषण गांधीजीने गुजरात विंध्यापीठ, भदमदाबादके दीक्षान्त समारोदके अवसरपर दिया था। 


भाषण : गुजरात विद्यापीठमें ३७५ 


तायक हे। वहाँके कुलनायककी पदवी हमारे कुलनायकसे ज्यादा ऊँची है। वहाँ कुल- 
पति शंकराचार्य हे। यहाँ नानाभाई' मेरे साथ सलाह-मशविरा कर सकते है; वहाँ 
तो सारा उत्तरदायित्व वैद्यराज खुद सम्भालते हूँ। वे जो कहेंगे वह सुनने लायक ही 
होगा। फिर भी कुछ-एक बातें मुझे कहनी हें। 

आप सब देख सकते हे कि संख्याकी दृष्टिसे विद्यापीठकी स्थिति कमजोर होती 
जाती है, लेकिन में इससे तनिक भी नहीं घबराता। १९२० में मेने जब इस विद्या- 
पीठकी मंगल स्थापना की थी उस समय इस कार्यके प्रति मेरे मनमें जो श्रद्धा थी 
वही आज भी है। में तो साहसपूर्वक यह भी कह सकता हूँ कि मेरी यह श्रद्धा और 
भी दृढ़ होती जाती है। जगतमें संख्याबछकी महत्ता है। लेकिन हमारा आन्दोलन 
तो गुणबकूपर ही आधारित है। जहाँ संख्याबछ कम हो वहाँ हतोत्साहित होनेकी 
जरूरत नहीं है लेकिन विशेष सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। आज भारतमें मुट्ठी- 
भर अंग्रेज अधिकारी राज्य करते हे। सोचिए, उनमें कितता आत्मविश्वास होगा ! 
हिन्दुस्तानमें २५० जिले हें, इसलिए २५० कलेक्टर होगे। एकके हिस्सेमें कितने 
व्यक्ति आते हैं? तथापि वह श्ञामकों टेनिस खेल सकता है ज्लौर रातको आरामसे 
सोता है। मनमें भी उसे चिन्ता नहीं सताती। यदि हमें उसके साथ जूझना है तो 
हम चाहे मुट्ठी-मभर ही क्यों न हों, हमें उनके जैसा आत्मविश्वास रखना चाहिए। 
जहाँ कार्यकर्ता हजारोंकी संख्यामें हों वहाँ आलस्य अथवा प्रमाद चछ सकता है । 
लेकिन जहाँ संख्या थोड़ी हो वहाँ तो प्रत्येककों विशेष रूपसे सावधात रहना चाहिए । 

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विद्यापीठके भविष्यके बारेमें मुझे लेशमात्र 
भी चिन्ता नहीं है। यदि आप अपने कार्येमें सावधान रहेंगे तो भविष्य उज्ज्वल 
ही है। यदि विद्यापीठ्में एक भी विद्यार्थी होगा तो भी वह अपना काम अवश्य 
करेगा और इस एक विद्यार्थीक लिए मैं--कर्मीरमें भी हुआ तो वहाँसे भी-- 
पदवी दानके लिए यहाँ आऊँगा। आप कभी ऐसा न समझें कि उस समय मेरा 
उत्साह रंचमात्र भी कम होगा। में तो यह कह सकता हूँ कि एक ही विद्यार्थीको 
पदवी प्रदान करते हुए मेरे मनमें विशेष उत्साह होगा और यदि में इस काबिल हुआ 
तो उससे में ज्यादा गौरवका अनुभव करूँगा। 

श्री कुलनायकने मुझसे विद्यापीठको स्वतन्त्र शिक्षा-पद्धतिपर चलानेकी माँग 
की है। इस बारेमें उन्होंने जिन आद्शोंको रखा है, उनका में स्वागत करता हूँ । 
दूसरे, मुझसे यह पूछा गया है कि क्या हमें पुरस्कारका प्रलोभत रखना चाहिए ? 
हमें तो विद्याथियोंकों यह बताना है कि विद्या ही अपने-आपमें एक पुरस्कार है। 
यज्ञका फल यज्ञ ही है। छेकित इस सुझावका भी में स्वागत करता हूँ। किन्तु मे तो 
अपनी मर्यादाकों समझकर चलनेवाला व्यक्ति ठहरा। हमें ऐसी तेज हवाका सामना 
करना है कि मुझे परिवर्तत करनेकी हिम्मत नहीं होती | 

विद्यापीठकी स्थापना करनेमें मेने कोई मूर्खता नहीं की। आप भी यदि मेरे 
जैसा विश्वास रख सके तो रखें। हममें जो त्रुटियाँ हे उन्हें में अच्छी तरह जानता 


१. नरसिंदप्रसाद भट्ट, गुणरात विधापीय्के तत्कालीन उपकुलपति। 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हूँ, क्योंकि में स्वयं त्रुटियोंसे भरा हुआ हूँ । आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दुर्वलूता 
न आने दें। 

[ गुजरातीसे | 

साबरमती, खण्ड-५, अंक-३, १९२६ 


९१. पत्र: ब्रज॒कृष्ण चाँदीवालाकों 


सोमवार [२९ नवम्बर, १९२६]! 
चि० ब्रजकिसन, 


मीरां बहन दिल्‍ली शुक्रवारके रोज १०-११ बजे पहोंच जायगी विद्यावतीजीके 
गुरुकुलमें ठहरेगी हिंदी सीखनेकी मतलरूबसे आ रही है स्टेशन पर जाना और उनको 
दरियागंज ले जाना। 

आवश्यक सहाय देना. उमीद तो है कि गुरुकुलसे कोई तो आ जायेंगे. वर्षा 
आनेका दिल है तो आना. 


बापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (जी० एन० २३५३) की फोटो-नकलसे। 


९२. पत्र: पुरुषोत्तरदास ठाकुरदासको 


आश्रम, 
सोमवार [२९ नवम्बर, १९२६ | 
भाईश्री पुरुषोत्तमदास, 


जो काम कोई नहीं कर सका वह काम आप कर. रहे हें। अपने वचनके 
अनुसार मेने इसी महीने करेन्सीका अध्ययन शुरू कर दिया है'। गत सप्ताह मेने 
शाही आयोगकी रिपोर्ट पढ़ना समाप्त किया। आपकी टिप्पणी पढ़कर मुझे बहुत 


१. शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९२६ को मौरावहन दिद्कीमें थीं; देखिए “पत्र: मीरावहनको”, ३-१२- 
१९२५६ । इससे पहके सोमवार २९ नवंम्बरकों था। 

२. गांधीजी ३ दिसम्बर, १९२६ को अद्दम॒दावादते वर्षाके लिए रवाना हुए जहाँ वे २० दिसम्बर 
१९२६ तक रहे। 

३० देखिए खण्ड ३१, पृष्ठ ३८१॥। 

४. भारतीय मुद्रासे सम्बन्धित सवाोंका अध्ययन करने और उपयुक्त सुझाव देनेंक छिए इस शाही 
आधोग (रायठ कमिशन) की घोषणा वाइसराबने २० अगस्त, १९२६ को की थी। हिंब्यन थंग इस भाषोगके 
अध्यक्ष ये । आधोगने रुपयेकी विनिमय दर स्वणमें १ शि० ६ पँ० तथ करने और एक केन्द्रीय बेंक स्थापित 
करनेका सुझाव दिया था। पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास इस आयोगके एक सदस्य ये और उन्होंने रिपोर्टमें इन 
दो मुद्दोपर अपना मतभेद प्रकट किया था। 


जीवन-चक्र ३७७ 


आनन्द हुआ। इसका अर्थ यह नही कि में यह सारी चीज समझ सकता हैं। इस 
विषयके मेरे अज्ञानका आपको अन्दाजा भी नहीं हो सकता। गोल्ड एक्सचेन्ज स्टेडर्ड, 
बुलियन स्टेडर्ड और एक्सचेंज स्टेंडडेंका भेद अभीतक मुझे स्पष्ट नही हुआ है। फिलहाल 
मदानकौ पुस्तक पढ़ रहा हूँ। में अपनी राय देनेंके लिए कबतक तैयार हो जाऊंगा 
सो नही जानता। [छेकिन ] अपना. अज्ञान प्रकट करनेके लिए तैयार हो रहा हूँ; 
इस बीच में दूरसे आपकी लड़ाई निहार रहा हूँ और उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (एस० एन० १९९७०) की माइक्रोफिल्मसे। 


९३० अबलाका बल 


जनरल स्मट्सने एमिली हॉबहाउसके अन्तिम संस्कारके समय ब्लूमफॉन्टीनमें जो 
शब्द कहे थे, उसे महान्‌ भाषण कहकर यहाँ देते हुए' मुझे किसी प्रकारका संकोच नही 
है। उस भाषणसे यह स्पष्ट था कि एक चारिश्यवान्‌ व्यक्ति, एक स्त्री, जिसे भूलसे 
अबला कहते हें, क्या कर सकती है और सच्ची देशभक्तिका कया अर्थ होता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-१२-१९२६ 


९४, जीवन-चक्र 


इस लेखका' यह शीर्षक मेने दिया है किन्तु लेख श्रीयुत चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चारीकी शाही कृषि आयोगके ' सामने दी गई गवाहीका सारांश है। इसका भहत्त्व 
इसी बातमें है कि यह उनके अनुभवोंका सम्यक्‌ विवरण है। इसे एक बार ध्यान 
देकर पढ़ छेनेपर पाठक अपने-आप ही समझ सकेंगे कि हिन्दुस्तानके करोड़ों लछोगोके 
लिए चरखा सचमुच जीवन-चक्र है या नहीं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकी दूसरी यह 
सलाह कि गरीब छोगोके सामनेसे शराब पीनेकी सुविधा हटा ली जानी चाहिए, उन 
सभी लोगोंके लिए विचारणीय है जो हिन्दुस्तानकी आ्थिक दुर्देशाकी समस्याको हहू 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। 

२. यहां नहीं दिपा गया है। इसमें कहा गया था कि थोड़ेसे समयमें दी भकेढे तमिलताइमें 
३०,००० चरखे चलने लगे हैं भौर हर चरखेकी औसत वाषिक भाष १४ ₹० ९ थाना ८ पाई हो रदी 
है। कई किसान परिवारोंकी ऋषिते होनेवाली भाय ७५० २० प्रतिवर्ष दी है, पद्द देखते हुए इसे एक अच्छी 
जाय ही कद्दा जायेगा। 

३० मार्विवत्त ऑफ ह्निल्थिंगोंके नेठृलमें गठित इस आपोगकी घोषणा वाइसरायने २० जनवरो, 
१९२एको की थी। १९२६-२७ के शीतकाल्में श्यक्ती बेठक दुईं थी। 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


करना चाहते हेँ। औरतोंकी सूत कातनेके श्रमसे होनेवाली कमाई अगर मर्द शराबमें 
उड़ाते रहे तो चरखा भी उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २-१२-१९२६ 


९५. टिप्पणियाँ 


मुद्रा 

पिछले कई बरसोंसे मित्र छोग मुझसे मुद्रा-प्रबनका अध्ययन्त करनेका आग्रह करते 
आ रहे हूँ; किन्तु मेंने अमीतक तो उनकी बात नहीं मानी है। इसका कारण यह 
नहीं है कि जिन अति महत्त्वपूर्ण प्रशनोंकी ओर जनताका ध्यान खिच रहा है उनमें से 
मुद्रापरण एक नहीं है; बल्कि इसका कारण यह है कि मेरे पास बहुत ज्यादा 
काम है और फिर में इस झास्त्रके बारेमें कुछ नहीं जानता। मुझे जिन विषयोंका 
सनन्‍्तोषजनक ज्ञान नहीं होता, में उनके सम्बन्ध्में न कभी बोलता हूँ और न कभी 
लिखता हूँ। किन्तु अब इस आग्रहको अधिक टालना सम्भव नहीं है। मित्रोंका कहना 
है कि मुझे इस विषयके अध्ययनको लोकप्रिय बनाना चाहिए और इस महत्त्वपूर्ण 
मामलेसें जनसाघारणको शिक्षित करनेके लिए अपने प्रभावका पूरा उपयोग करना 
चाहिए। इस दिशामें उन-जेसा उत्साह मुझमें नहीं है। मुद्राके बहुत ही उल्झे हुए 
मसले जन-साधारणको समझाये जा सकते हैँ या नहीं, मुझे इसीका निश्चय नहीं है। 
किन्तु उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बात कही है और में उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। 
उनका कहना है कि यदि सरकारकी वतेंमान मुद्रा-तीति पूरी तरह कार्यान्वित हो 
गई तो उससे भारतके करोड़ों मूक लछोगोंपर भारी दबाव पड़ेगा। वे इस दबावको 
बरदाइत नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने इस प्रइनके अध्ययनका वचन दिया हैं और 
उसपर विचार करनेके लिए “यंग इंडिया के स्तम्भ खोल दिये हें। यदि सम्भव हुआ 
तो उसके सम्बन्धर्में अपना मत देनेकी बात भी मेंने मान छी है। अपने इस वचन की 
पूर्तिकी दुष्टिसे में अन्यत्र एक लेख छाप रहा हूँ । लेख प्रो० पी० ए० वाडियाकी लेखमालामें 
से पहला है। मेंने शाही आयोगकी रिपोर्टको भी अभी-अभी पढ़कर समाप्त किया है। 
मेरी समझमें में चरखेके अर्थंद्यास्त्रपर लिखी पुस्तकको जैसी आसानीसे समझ लेता हूँ 
वैसे इस शास्त्रको नहीं समझता। में ऐसे गुरुकी खोजमें हूँ जो मुद्राकी भाषाकों भी 
मेरे निकट वैसी ही सुबोध बना दे जैसी मेरे लिए चरखेकी भाषा है। मे इस समस्याके 
सम्बन्धमें अपना मत तभी प्रकट कर सकूगा; उससे पहले नहीं। तबतक यह वचन 
अवश्य देता हूँ कि में इस विषयका अध्ययन करनेके लिए अपने समस्त बचे हुए 
समयका उपयोग करूँगा। 

आवारा कुत्ते और गाँवके कुत्ते 

एक मित्र पूछते हें कि आवारा कुत्तोंको मार डालनेकी मेरी सलाहमें क्या 

परमोपयोगी ग्रामीण कृत्तोंको मारतेकी बात भी शामिल है? हरग्रिज नहीं। में इस 


पत्र : मीराबहनको ३७९ 


बातको  नवजीवन के किसी पिछले अंकरमें पूर्ण रूपसे स्पष्ट कर चुका हूँ कि गाँवोंके 
कुत्ते तो गाँवोंके लोगोंकी रातको चोरों और बाहरी कुत्तों तथा दिनमें अन्य जान- 
वरोंसे रक्षा करनेवाले सबसे सस्ते और सबसे अधिक जागरूक सिपाही हे। मेने तो 
आवारा कुत्तोंतक को अन्धाधुन्ध भारनेकी बात नहीं कही है। मारनेके पहले अन्य बहुत- 
सी तरकीबें काममें ला देखनी चाहिए। मेने जिस बातपर जोर दिया है वह है 
नगरपालिकाओंके लिए ऐसा कानून बना देनेकी बात जिसके अनुसार उन्हें पाले हुए 
कुत्तोंके सिवा अन्य कुत्तोंकी मार डालनेका अधिकार प्राप्त हो जाये। इस मामूलीसे 
कानूनके फलस्वरूप कुत्ते नि्देय अवहेलनासे बच जायेंगे और महाजन भी सचेत हो 
जायेंगे। प्रयोजन अविचारपूर्ण और विवेकरहित दानशीलताकों रोकना है। उस दान- 
शीलतासे जिसके कारण कुत्ते और वे मनुष्य भी जो भीख माँगते फिरते हें सभीको 
नुकसान पहुँचता है--दानपर जीनेवालेको भी और उस समाजको भी जो इस 
प्रकारकी मिथ्या दानशीलताको बढ़ावा देता है। 
सबसे योग्य महिला 
एक पत्र-लेखकने मुझे रोमके इतिहाससे नीचे दी हुई मनोरंजक कतरन भेजी है:' 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-१२-१९२६ 


९६. पत्र: मौराबहनको 
[ सूरत 
३ दिसम्बर | १९२६ ] 
चि० मीरा, 
तुम्हारा तार मिला। आनन्द हुआ। ईइवर तुमपर छाया रखे।' 
सप्रेम, 
बापू 
श्रीमती मीराबाई 
कन्या गुरुकुल 
दरियागंज, दिल्‍ली 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१८८) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
१. यहाँ नहीं दी यह है। इसमें तोन रोमनेकि बोचके उस्त विवादका विंवरण था जो उनके नीचमें 
इस अ्रश्षपर छिड़ा या कि उनमें से किसकी पत्नी सर्वश्रेष्ठ है। भन्तमें टार्क्विनियप्तकी पत्नी सर्वश्रेष्ठ ठवरो 
वर्षोंकि जब अन्य भद्दिसाएँ मोजनोत्सव कर रही यों, तब व्यूक्तेशिया करमेपर कपड़ा बुन रही थी। मर 
२. “चि० मीरा”, ये शब्द देवनागरी छिपिमें हैं। मोरावहनको छिखे गये अन्य पत्नोंमें भी गांधीजीने 


“ चि० मौरा ” देवनागरी ठिपिमें दी छिल्ला है। 
३- गांधीणोने मोरावइनको हिन्दी सोखने और घुनाईं तथा कताई पिख्तानेके लिए दिल्लीके कन्या 


गुरुकुलमें भेजा था। 


९७. पत्र : घनव्यामदास बिड़राको 


वर्घा 
कातिक कृष्ण १४, १९८३ [४ दिसम्बर, १९२६] 
भाई घनद्यामदासजी, 
आपका खत मीछा है। खत पढ़नेमें मुझको कोई बाधा नहिं आती है। यदि 
यूरोप न जानेमें किसी प्रतिज्ञाका भंग नहीं है तो-मेरा विद्वास है कि यह समय 
आपका वहां जानेका नहीं है। 
आपके विजयके बारेमें तो में कुछ लीखना नहिं चाहता। कई युद्ध ऐसे भी रहते हें 
जिसमें हारना विजय है। में नहिं जानता इस समय जो हुआ है आपके छीये कल्याणकर 
है या नहिं। मेरी सलाह यह है कि तटस्थतासे एसेंब्लीमें सब चीजको देखते रहें। 
में तो जानता हुं कि मेरे मौनसे मेने देशकी सेवाकी है परंतु मुझे आत्मविश्वास 
नहिं है कि अनेक दल्ोंको एकत्रित कर सकता हुँ। मेरा दिल तो गौहती जानेसे हटता 
है।' मेंने श्रीनिवास आयंगार और मोतीलालूजीको छीखा भी है कि मुझको छूटी दे दें। 
मुझको आत्मविश्वास आनेसे में अपने आप मेदानमें आ जाउंगा। 
में नहिं जानता यदि मुझको कलकत्ता जाना होगा तो कहां मेरा जाना उचित 
होगा। यदि किसी जगह पर जानेके लीये मजबूर नहिं हुआ तो आपके मात रहना 
मुझे प्रिय होगा। | 
आपका 
मोहनदास 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१४० )से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़लछा 


९८. सभ्यता 


महादेवभाई देसाईने युवक सप्ताहके' प्रसंगमें तकलीपर जो भाषण दिया था 
उसे में लगभग अक्षरश:ः प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि इस भाषणमें उनके अन्तरके उद्‌- 
गार हैं और वह जिन परिस्थितियोंमें दिया गया था वे भी उल्लेखनीय है। यह भाषण, 
भाषणकी खातिर नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ युवक उसे सुनते-सुनते ऊब ग्रये 
और उन्होंने गड़बड़ मचाना शुरू कर दिया। मेने अनेक बार छिखा है कि इस तरह 
भाषणके बीचमें हल्ला-गुल्ला करनेकी प्रथा भारतवर्षकी सम्यताकों शोभा नहीं देती। 
इस देहामें तो जिन्हें किसीका भाषण अच्छा नहीं रूगता वे उसपर ध्यान नही देते 


२. काॉंग्रेसके वाषिक अधिवेशनके लिए। 
२. अद्दमदाबांदमें नवम्बर, १९२६ में मनाया गया। 


सभ्यता ३८६ 
ओर यदि बिलकुल ही अरुचिकर लगता है तो उठकर चले जाते हे। लेकिन भाषण- 
कर्त्ता भाषण बंद कर दे, इसके लिए जोर-जबरदस्ती नही करते। हल्ला-गल्ला करना 
बलात्कार ही कहा जायेया। हममें असहिष्णुता बढ़े, यह वात हमारी प्रगतिकों रोकने- 
वाली है। जो चीज हमें पसन्द न हो वह खराब ही होगी, ऐसा मान लेनेका हमारे 
पास कोई कारण नही है। संसारमें अनेक वस्तुएँ तो ऐसी ही होती हे जो आरम्भमें 
कड़वी लगती हे परन्तु जिनका परिणाम मीठा होता है। 

जिस राष्ट्रका युवक वर्ग भर्यादा, विवेक, नज्रता और सहिष्णुताका त्याग करता 
है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय जीवनकी बागडोर तो युवक वर्गके हाथमें ही 
होती है। उनकी जवाबदेही वृद्ध वर्गकी अपेक्षा ज्यादा है। क्योंकि बुजुगोने तो वे 
जितना दे सकते थे अथवा देना चाहते थे उतना दे दिया) युवक वर्ग तो आज नया 
निर्माण कर रहा है, अपना नया दान दे रहा है। 

हल्ला-गुल्ला करनेवाले अपनी इस जवाबदेहीमें चूक गये। महादेव देसाईका 
भाषण तो उनके हाथ दे रहे थे। अतः वह आँखोंसे सुना जा सकता था। युवक हाथोसे 
दिये जानेवाले उस भाषणको रोकनेमें असमर्थ थे। जब उन्होंने अपनी इस असमर्थता- 
को देखा तब उन्होंने शोरगुल मचाना बन्द कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा करके 
अपयश तो मोल ले ही लिया। दूसरे दिन अखबारोंने लिखा कि युवकोंने शोरगुल करके 
महादेवभाईकों तकलीपर व्याख्यान देनेसे रोका। इसमें महादेव देसाईकी मानहानि 
नहीं हुईं। इससे तो शोर मचानेवालोंकी इज्जत गई। लेकिन उनकी लाज गईं यह 
बात देशकी लाज जानेके बराबर है। देशकी काज उसके देशवासियोंकी छाजसे भरूग 
नहीं है। 

तकलीके प्रति अरुचि व्यक्त करना तो चींटीपर सेना छेकर चढ़ाई करनेके 
समान है। तकली मनुष्यके प्राचीनतम हथियारोंमें से एक है, इस बातको प्राचीन पुस्तकों- 
के उद्धरणोंसे 'नवजीवन ' में प्रतिपादित किया जा चुका है। तकलछी गरीब छोगोंका 
यन्त्र है, उनका आश्रय है। जिस प्रकार हल अन्नका साधन है उस प्रकार तकली 
वस्त्रका साधन है। तकछीसे ही मिलोंकी उत्पत्ति हुई है। स्पिनिंग मिल अर्थात्‌ तकली 
मिल । जिस तरह एक मनुष्य दूसरे घरोंके पाइपकों बन्द कर उन्हें अपने घरमें इकट्ठा 
कर ले तो वह अन्य सब लोगोंको पानीके लिए पराधीन कर देगा, उसी तरह स्पिनिंग 
मिल भी जुदा-जुदा तकलियोंको इकट्ठा कर स्वतन्त्र रूपसे कातनेवाले छोगोंको 
पराधीन कर देती है। इस तरह तकली स्वतन्त्रताका चिह्न है ओर मिल परतन्त्रताका | 
ऐसी लाभकारी वस्तुका तिरस्कार किसलिए? इस छोटी वस्तुकी शक्तिको समझना 
हमारा धर्म है। और जो व्यक्ति हमें उसकी शक्तिका भान कराता है वह हमारे 
घन्यवादका पात्र है, हमारे आभारका अधिकारी है। 

हलका त्याग करनेपर जिस*तरह हम भूखों मर जायेंगे उसी तरह तकलौका 
त्याग करनेके कारण हम वस्त्रहीन हो गये है। मुट्ठी-भर छोगोंके पास कपड़े हे, इससे 
कोई यह न समझे कि करोड़ों लोगोंके पास कपड़े हँ। इतिहास साक्षी है कि हमारे 
लाखों भाई-बहन नंगे फिरते हें और भूखों मरते हें। 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तकलीम॑ दोहरी शक्ति है, अंगको ढेंकनेकी और उसका पोषण करनेकी। कारण 
कातनेकी क्रिया हमें वस्त्र प्रदान करती है और इसके परिणामस्वरूप जो पैसे बचते हें 
उनसे हमारी अन्न प्राप्त करनेकी शक्तिमें वृद्धि होती है। इसीलिए तकली अथवा 
चरखेको मेने अन्नपूर्णाकी उपमा दी है। 

तकली हमारे आलूस्यकों दूर करती है, हमारा तन ढाँकती है और उसका 
पोषण करती है। ऐसे यंत्रका तिरस्कार किसलिए ? 

इसके अतिरिक्त तकली गरीबोंके साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित करती है और 
हमें उनके दुःखका हिस्सेदार बनाती है। 

ऋषियोंने एक आख्यायिकाके द्वारा तिनकेकी शक्तिकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
किया है। वायु उसे उड़ा नहीं सकी, अग्नि उसे जला नहीं सकी। एक तिनकेको 
तुल्छ समझकर भले ही कोई उसका तिरस्कार करे लढेकिन यदि असंख्य तिनके 
न हों तो हमें अन्न-पानी कुछ भी नही मिले। जो शक्ति घासके तिनकेमें छिपी हुई 
है वही तकलीमें भी छिपी हुई है। जिन्होंने तकलीका उपहास किया है उनसे में अनु- 
रोध करता हूँ कि वे यक्ष और देवताओंके संवादपर विचार करें। तकलीको तुच्छ मानने- 
वाले गरीबोंको तुच्छ समझते हे। गरीबोंको तुच्छ माननेवाले अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी 
मारते हूँ, जिस डालपर बे बैठे हें उसीकी जड़ उखाड़ते हें। गरीब हैं इसीलिए घनी 
लोगोंका निर्वाह हो रहा है। यदि गरीब ही न हों तो धनीके लिए स्थान ही कहाँ 
रह जाता है! 

नौजवानों ! आप चाहे किसी भी स्कूलमें हों, किसी भी कालेजमें हों, सहयोगी 
अथवा असहयोगी हों, हल्ला-गुल्ला करनेमें शामिल रहे हों अथवा उसके दु:खी प्रेक्षक 
रहे हों, में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी प्राचीन सम्यताकों नही छोड़ना, 
विवेकका त्याग न करना, गरीबोंके प्रति प्रेम भावको न छोड़ना। तलवार जिस तरह 
नाशका चिह्न! है उसी तरह तकली समृद्धिका एक महत्त्वपूर्ण चिह्न है। आपने शोर- 
गल रूपी तलवारका प्रयोग करके ठीक नहीं किया। तकलीका त्याग, उसकी अवगणना 
आपके लिए सव्वंथा अनुचित है। महादेवने आपका ध्यान आपके कत्तंव्यकी ओर 
आकर्षित किया है। जो कातनेका यज्ञ नहीं करते, जो उस यज्ञकी प्रसादी खादीकों 
नहीं पहनते, वे गरीबोंको और उनके तरीकोंको नहीं जानते, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास 
है। आपको भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। 

| गुजरातीसे | 
नवजोवन, ५-१२-१९२६ 


९९. पतन्न: बहरासजी खम्बाताकों 


वर्धा 
५ दिसम्बर, १९२६ 
भाईश्री ५ खम्बाता, 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे बानेसे में तो बहुत प्रसन्न हुआ। और भी आना। 
देहके प्रति तुम्हारा मोह ज्यों-ज्यों कम होगा त्यों-त्यों तुम्हें शान्तिका अनुभव होगा। 
उस तेलका नाम मेरे हाथ अभी नहीं आया है। उसे खोज निकालूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


भाईश्री ५ बहरामजी खम्बाता 
२७५, हार्नबी रोड 
कोट, बम्बई 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३६७) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : तहमीना खम्बाता 


१००- तार: छगनलरूाल गांधीको 


६ दिसम्बर, १९२६ 
छगनलाल गांधी 
आश्रम, साबरमती 


अमेरिकी मित्रोंका स्वागत है। 
बापू 
अंग्रेजी तार (एस० एन० ११२४९) से। 


१०१. पंत्र: आंश्रमकी बहनोंको 


वर्षा 
मोनवार, ६ दिसम्बर, १९२६ 
बहनो, 
अपने वचनानुसार, सुबह नाइता करके, पहला काम तुम्हें पत्र छिखनेका कर 
रहा हूँ। 
अभी सात बजसनेमें पाँच मिनट बाकी हूँ। इसलिए तुम सब अभी तो प्रार्थना- 
मन्दिरमें आ रही होगी। जो समय रखो, उसका पालन करना | जिसने हाजिर होना 
मंजूर किया है, वह आकस्मिक घटनाके सिवा जरूर हाजिर होती होगी। मेने 
तो रमणीकलालको ' “गीताजी ' के एक-दो इलोक हमेशा करानेकी सूचना दी है। परन्तु 
तुम अपनी इच्छाके अतुसार वाचन शुरू करवाना। लिखनेका अभ्यास कभी न छोड़ना । 
अक्षर हमेशा सुधारना। 
मगर यह सब घर्म नहीं, धर्मेगालनमें साधन-हरूप है। धर्मकी व्याख्या तो 
हम जिन एलोकोंका रोज पाठ किया करते थे, उनमें है। और हमें तो धर्म-पालन ही 
सीखना है। धर्म परोपकारमें है। परोपकार यानी दुसरेका भरा चाहता और करना, 
दूसरेकी सेवा करना । इस सेवाका आरम्भ करते हुए तुम एक-दूसरेके साथ सगी 
बहनका-सा स्नेह रखना, एकके दुःखमें सब दुःखी होना। यह तो एक ही बात हुई। 
मुझे पत्र तो हर हफ्ते लिखने हैं, इसलिए अब यहाँसे अपना भाषण बन्द करता हूँ । 
दक्षाबहन, कमझा बहन और चि० रुखी मजेमें हें। सब तीसरे दर्जमें आये, परन्तु 
भीड़ नहीं थी, इसलिए कष्ट नहीं हुआ। में अकेला ही दूसरे दर्जेमें था। छक्ष्मीदासभाई 
तो अपने चरखा-कार्यमें तललीन हो गये हें। यहाँ 'गीताजी ' के पाठमें वहाँ-जेसा ही 
हो गया है। विशेष तुम मेरे चि० पुरुषोत्तमके नाम छिखे पत्रमें देख लेना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६२९) की फोटो-नकलसे। 


१. रमणीकछाक मोदी, आश्रमके स्कूछमें एक अध्यापक । 
२. छक्ष्मीदास पु० भासर। 


१०२. पत्र: म्यूरिएल लिस्टरको 


वर्षा 
६ दिसम्बर, १९२६ 


प्रिय कुमारी लिस्टर, 

में पिछली रातको आपका पूरा पत्र पढ़ पाया। मुझे भय है कि यदि आप 
काफी दिनों भारतमें ठहरी तो शायद आप उन चीजोंके सम्बन्धमें और भी ज्यादा 
देखेंगी, जानेंगी, जिनका आपने अपने पत्नमें वर्णन किया है। घर्म एक जटिल प्रश्न है, 
उतना ही जटिल जितना स्वयं जीवन। इस घमंके नामकी ओटमें कितनी अनगलू 
बातें हो सकती हूँ, उसे देखकर आदचय होता है। लेकिन आपने जो देखा है, वह तो 
एक गुजर जानेवाली, अस्थायी स्थिति है। नगरोंसे दूर, गाँवोंमें जो जीवन है, वह 
अपने ढंगसे काफी हदतक धामिक है; मेरी रायमें पश्चिमकी अपेक्षा ज्यादा घामिक 
है। वह जीवन सामान्य हिन्दू-धर्मका स्थायी अंग है। हिन्दू धर्मका मूल्यांकन ग्रामीणों- 
पर उसका जो प्रभाव है, अंततः उसीके द्वारा किया जायेगा। हिसाका सिद्धान्त उनपर 
कोई असर डालनेमें युगोंसे विफल होता रहा है। इतिहासमें इन ग्रामोंके सामूहिक 
रूपसे हिंसामें भाग लेनेका कोई लेखा-जोखा नहीं मिलता। छेकिन इसीलिए ये पूर्णतया 
अहिसात्मक हों, सो बात भी नही है। ये अपेक्षाकृत अहिसात्मक अवश्य हे। अस्तु, 
यह सब लिखना व्यर्थ है। सारा संसार कुछ भी करे, मुख्य बात तो यही है कि 
हम खुद कैसे रहते हैं। में दुनियाको जितना ही देखता हूँ, अपनी नगण्यताका उतना 
ही भान होता है और उससे ईइवरपर और भी ज्यादा निर्मर रहना सीखता हूँ। 
मुझे दो पृष्ठोंसे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। 


आपका; 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ६५६०) की फोठो-नकछसे। 


३२-२५ 


१०३: पतन्न: मीराबहनको 
सोमवार [६ दिसम्बर, १९२६], 


चि० मीरा, 

मुझे उम्मीद थी कि आज तुम्हारा पत्र आयेगा। यह मेरा दूसरा पत्र है। 
पहला कार्ड था। में देखता हूँ कि अगर “आत्मकथा ” सोमवारकों लिखी जाये, जैसा 
कि मेने किया है, तो तुम्हारे पास भेजी जा सकती है। इसलिए यह रहा उसका 
अनुवाद ।' इसे दुरुस्त कर देना और उसी दिन डाकमें डाल देना। उस सूरतमें वह 
समयपर पहुँच जायेगा। उसी दिन न देख सको तो सीधे स्वामीके पास भेज सकती 
हो। वह तुम्हारे पास बुधवारकों पहुँचना चाहिए और गुरुवारकों भी डाकमें पड़ 
जाये तो मुझे शनिवारको समयपर मिल जायेगा। . . . यहाँ यंग इंडिया” के लिए 
अहमदाबादकी डाकका आखिरी दिन रविवार है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा 
कि तुम्हें क्या करना है। यह बन्दोबस्त, जबतक में यहाँ हूँ तबतक जारी रहेगा। 

रोलाँका खत भी साथमें है। स्पैरोने' मुझे उसका अनुवाद करके दिया है। वह 
भी साथमें है। अगर तुम्हारे खयालसे यह ठीक हो तो मेरे लिए फिरसे उसका 
अनुवाद मत करना। 

प्रेम, 


बापू 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१८९) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१, तारीखको उचना मीराबइनसे प्राप्त। 

२० अत्मकथा, ३-१२-१९२७ से यंग इंडियामें किंश्तवार छपनी शुरू हुई। महादेव देसाई द्वारा 
किये गये अंग्रेजों अलुवादकों गांधोणी संशोपनके छिंए मोरावहनके पास अध्याय-अध्याय करके भेज देते ये। 

३- अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया दै। 

४. ऐखिए परिश्षिष्ट २। 

७. कुमारी हेटेन द्ॉसडिंग | 


१०४. पतन्न: लालतापरशाद शादकों 


वर्घा 
६ दिसम्वर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 


आपके ३० अक्तूबर॒के पत्रका उत्तर इससे पहले न दे सकतनेके लिए क्षमा करेंगे। 
बहुत अधिक पत्र-व्यवहार होनेकी वजहसे आपका पत्र अनजाने ही एक फाइलमें अछग 
रख दिया गया था और पिछले सप्ताह ही वह मुझे दिया गया। प्राप्ति स्वीकार 
करनेमें विहूम्बका यही कारण है। 

सदुगुरुओंसे जाकर मिलनेके लिए जैसा आग्रह आपने किया है वैसा ही ऐसे 
और पत्र-लेखकोंने भी किया है, जिनका खयाल है कि उनसे मिलकर [ सच्चा गुरु 
प्राप्त करनेकी ] मेरी उत्कट इच्छा पूरी हो जायेंगी। केवल तीन या चार दिन पहले 
ही मुझे मद्रास प्रेसीडेन्सीसे एक तार मिला, “ तुरन्त आ जाइए, आप जैसा गुरु चाहते 
है, आपको दिखाता हूँ।” कया मुझे वहाँ चछा जाना चाहिए था? क्‍या मुझे ऐसे 
सभी पत्नोंपर अमर करना चाहिए? मेरी रायमें गुरुकी तलाशका यह तरीका नहीं 
है। जब में यह कहता हूँ कि उचित समय आनेपर गुरु स्वयं खोजीके पास आ 
जायेगा तो यह किसी प्रकारके दम्भका लक्षण नहीं है, वरन्‌ यह तो एक सुविदित 
सत्यका प्रकाशन ही है। आप ईदवरकी तलाशमें धरतीपर इधर-उघर न भटके। वह 
आपको अपने हृदयमें ही खोजना है। और उसी तरह पूर्ण पुरुष गुर भी उन लोगोंको 
ढूँढ़ निकालता है जो पूरी विनम्नता और लगनके साथ उसकी कामना करते हैं। 
इसलिए मेरे सामने जो समस्या है, वह इतनी सरल नही जितनी आप उसे मानते 
हैं। और यह दुराग्रह या हठ भी नही है। 

आपने मुझे जो अंग्रेजीकी पुस्तक भेजी है, उसको मेने शुरू किया, लेकिन में 
आपको बता दूँ कि में उसे ज्यादा नहीं पढ़ सका हूँ; इसका सीघा-सा कारण यह 
है कि जो काम में पहलेसे हाथमें ले चुका हूँ, उनके कारण मुझे एक पलका विश्राम 
या अवकाश नहीं मिलता। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयृत लालतापरशाद शाद 
कायस्थ मोहल्ला 
अजमेर 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६१) की फोटो-नकलसे। 


१०५. पत्र: वी० वी० दास्तानेको 


वर्षा 
६ दिसम्वर, १९२६ 


प्रिय दास्तानें, 


आपका पत्र मिला। निश्चय ही आप जानते हैं कि “आत्मकथा” का मराठी 
अनुवाद करनेकी मेरी अनुमति स्वामीकी रजामंदीपर निर्भर है। लेकिन मेरा खयाल 
है कि इसमें स्वामीकी रजामन्दी थी। 

आपने जो लिखा है, उससे मुझे रूगता है कि नैतिक दृष्टिसे मुंशीजीपर केवल 
अपने पिताके भरण-पोषणकी जिम्मेदारी है। फिर रह जाते हैं उनके छड़के, उनकी पत्नी 
और शायद ३ छोटे बच्चे; मेरा खयारू है कि वच्चे बहुत छोटे हैँ, सयाने नहीं 
हैं। सबसे बड़े लड़केको अपने पैरों खड़ा होनेके लिए कहना चाहिए। यह एक तरहसे 
लड़केके लिए भी अच्छा होगा और मुंशीजीके कंघोंसे एक बोझ उतर जायेगा! 
यदि लड़केकी बहू अपने पतिके साथ नहीं रह सकती तो उसे किसी आश्रममें जगह 
दिलाई जा सकती है, जहाँ वह अपना जीविकोपार्जन कर सकती है। १० सालके 
बच्चेको भी किसी आश्रममें रख देना चाहिए। मुंशीजीकों खुद अपने छिए कोई 
उपयुक्त काम चुन लेना चाहिए और वह काम उन्हें करना ही चाहिए। मुझे नहीं 
मालूम कि क्‍या परिवारमें बहू ही गृहस्वामिनी है और घर चलाती है । ऐसा हो 
तो भी उसके राजी हो जानेपर लड़केसे कह दिया जाना चाहिए कि अगर वह 
अपनी जीविका स्वयं नहीं कमाता तो घर छोड़ दे। जो भी हो, मुंशीजीको स्वयं तो 
राष्ट्रपर बोझ बनें रहनेपर आपत्ति होनी चाहिए; खासकर जब उसकी कोई जरूरत 
नहीं है। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६२ ) की माइक्रोफिल्मसे । 


१०६. पत्र: सणिबहन पटेलको 


वर्घा 
सोमवार [६ दिसम्बर, १९२६ | 


चि० मणि, 
सब बहनोंके नाम पत्र इसके साथ हूँ। अब तुम्हारा। अभीतक तुम्हारी अनि- 
श्चित स्थिति देखकर मुझे दुःख होता है। में नही मानता कि तुम्हारे लिए आश्रमसे 
अधिक अच्छी कोई और जगह हो सकती है। हो सकता है कि आश्रममें भी तुम्हारा 
जी न छगे। इस स्थितिको दूर करनेका भ्रयत्न करो। तुम्हें कन्‍जकी शिकायत रहती 
है, पर इसका उपाय तो तुम्हारे हाथमें ही है। अथवा तुम्हें अहमदाबादका पानी 
मंगाकर पीना चाहिए। जितना आसानीसे पिया जा सके उतना मेँगाया जा सकता 
है। नदीका पानी उबालकर पिझ्यो तो वह भी वही काम देगा। तुम्हें प्रफुल्लित 
रहनेका दृढ़ निर्वय करना चाहिए। १४ तारीखके बाद यहाँ आनेके विचारपर दृढ़ 
रहना। यहाँ संस्कृतकी पढाईमें तो मदद मिलेगी ही। हवा तो अनुकूल है ही। मुझे 
खुले दिलसे जो-कुछ लिखना हो उसे लिखनेमें संकोच न रखना। 
रमणीकलालभाईसे कहना कि पूँजाभाईके' स्वास्थ्यके बारेमें कोई समाचार नहीं 
मिल रहा है। इसलिए चिन्ता रहती है। उनका पता क्या है? यदि उन्हें उनके 
स्वास्थ्यके समाचार मिलते हों तो लिखें। 
[ गुजरातीसे | 
बायुना पत्रों: मणिबहेन पटेलने 


१०७. पत्र: प्रभाशंकर पट्टणीको 


सत्याग्रह आश्रम 
, बर्घा 
मागंशीर्ष सुदी १, १९८३ | ६ दिसम्बर, १९२६ | 


सुज्ञ भाईशी, 
आ' गये --- बहुत अच्छा हुआ। आपका पत्र वर्घामें मिछा। तबीयतके बारेमें 
आपने कुछ नहीं बताया; लिखिएगा। मुझे मार्चमें तो काठियावाड़' जाना ही है, तब 


१. साधन-सन्तके अनुसतार। 
३. पूंजाभाई शाह । 
३० काठियावाइ राजनीतिक परिषदुके अधिवेशनके लिए। 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मिलेंगे ही। यदि जल्दी आनेकी बात हुईं तो लिखूँगा। इंग्लेंडसे भी आपका एक पत्र 
मिला था। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३२११७) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : महेश पदटुणी 


१०८. पत्र: देवचन्द पारेखको 


सोमवार [६ दिसम्बर, १९२६] 


भाई देवचन्द भाई, 
साथका पत्र में तुम्हारी जानकारी और सम्हालूकर रखनेके लिए भेज रहा हूँ। 
मेने उचित उत्तर लिख भेजा है। मेंने लिखा है कि वे” भले ही राजनीतिक विषयपर 
कुछ न कहें और यह भी लिखा है कि हम उन्हें बार-बार काठियावाड़ आनेके छिए 
नहीं कहेंगे। 
बापू 
गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२२) की फोटो-तकलसे | 


१०९. पन्न : रासदास गांधीको 


वर्षा 
मौनवार [६ दिसम्बर, १९२६] 

चि० रामदास, 
तुम्हारा पत्र मिला। जहाँ श्रद्धा और सरलता है वहाँ अन्ततः सफलता अवश्य 
मिलती है। अब्बास साहबकी सरछताका क्या कहना [ उतमें उतनी ही श्रद्धा भी है, 
इसीसे परिस्थितियाँ भी अनुकूल मिलती रहती हैं। अव्बास साहबसे कहना कि रेहाना' 


१. डाककी मुहरमें तारीख ९ दिसम्बर, १९९६ दी गई है; इसते पिंछला सोमवार ६ दिपावर, 


१९२६ को था। 
२, भमृतराल ठ्वकर, जिन्हें कार्व्यावाड़ राणनीतिक परिषद्‌को अध्यक्षताकि लिए बुछाथा गया था, 
और जिन्होंने, मालूस होता है, भपने पत्रमें इस आमनन्‍्त्रणको स्वीकार कर सकनेमें अपनी कठिताइपोंकी 


च्चो की थी। 


७. अब्बास तेयबजीकी पुत्री | 


पत्र : मणिवहन पटेलको ३९१ 


इस बार मुझे बहुत पसन्द आईं। मीरावाईके साथ तो घंटों बातें की। वड़ौदामें सोहेली 
भी मिली थी। वह अब बड़ी हो गई है और उसकी सगाई हो गई है इसलिए 
बहुत शरमाती थी। मेरे साथ तो उसने वात भी न की। मणिछाल ११ तारीखको 
बम्वई उतरेगा, बहुत करके उमर सेठ उसे पोरबन्दर उतार छेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 
अब्बास साहबकों अभिवादन। 


चि० रामदास गांघी 

मार्फत चि० भौरीशंकर व्यास 
माणावदर 

काठियावाड़ 


गुजराती पत्र (जी० एन० ६८५१) की फोटो-नकलछसे | 


११०. पत्न: सणिबहन पढेलको 


वर्धा 
बुधवार [८ दिसम्वर, १९२६ ]' 
चि० मणि, 
तुम्हारा कार्ड मिला। खुशीसे आओ । रातकी गाड़ी लेनेकी बजाय सुबहकी लेना 
अच्छा है। फिर जैसी मरजी हो वेसा करना। मुझे अब कोई शादी तो करनी नहीं 
है कि प्रति क्षण विचार बदलँ। यह इजारा तो कनन्‍्याओका होता है और कुछ हृदतक 
उसका उपभोग कुमार भी करते हैं। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पटेलने 


१, साथन-सूत्रके अनुसार। 


१११. पन्न : वसुमती पण्डितकों 


८ दिसम्बर, १ 
अधीन [८ दिसम्बर, १९२६] 
तुम्हारा पत्र मिला। बा आश्रममें ही है। मेरे साथ यहाँ दस-एक लोग हेँं। 
महादेव, सुब्बेया, केशु, लक्ष्मीदासभाई, क्रुष्णदास, कमलछाबहन, दक्षाबहन (तुम नहीं 
जानती) और रुखी। और फिर राजगोपालाचारी आदि अन्य जो भाई आये हैं वे 
अलग। क्या तुम्हें वर्धा नहीं आना है? में यहाँ २० तारीखतक हूँ, ऐसा मानता हूँ। 
उम्मीद है तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी। कुमारी हॉसरडिग भी साथ हैं। मीराबहन 
दिल्‍ली गई है। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती वसुमती धीमतराम 
केलापीठ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४७३) से। 
सौजन्य : वसुमती' पण्डित 


११२. पत्र: राजकिशोरी मेहरोतन्नाको 


बुधवार [८ दिसम्बर, १९२६ |' 
चि० राजकिशोरी, 
तुमारा खत मीला। तुमको किसी जगह शिक्षाके लीये भेजना तो मुझको बहोत 
प्रिय है। परंतु इसका यह अर्थ है कि तुमने और भ्रजोत्पत्तिका मोह छोड़ दीया है। 
ब्रह्मचर्यका पाकन करनेका निश्चय कीया है, सेवामें हि अपना जीवन व्यतीत करनेकी 
प्रतिज्ञा की है, तुमारे मात पिता और ससुर सासका आश्रय छोड़ दिया है। उनकी 
आज्ञा भी है? स्वाश्रयी बननेमें नौकर इ० की सेवाका त्याग करना पड़ता है। मेरा 
अवलोकन यह है की अबतक तुमने स्वादेंद्रिका संयम नहिं कीया है। और न तुमने 
दूसरे भोगोंका त्याग कीया है। इन सब बातोंको सोच कर मुझे निरचय पूर्वक लछीखो। 
दरम्यान आश्रममें होते हुए भी तो बहोत सा अभ्यास हो सकता है सो करो। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४९५४) से तथा जी० एन० ७४७९ से भी। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


१, ढाककी मुहरसे। 
२. डाककी मुहरसे 


११३० उनकी अन्य सेवाएँ 


मेरे एक मित्रने मुझे फीनिक्स (नेटाऊ) के 'इंडियत ओपिनियन” की एक 

ग्तरन भेजी है। कुछ समय पहले इन पृष्ठोंमें जनरूू स्मदस द्वारा की गई एमिली 
हॉबहाउसकी प्रशंसा छपी थी। उनके भाषणमें एक बात छूट गई थी। मित्रने उसीकी 
ओर ध्यान खींचा है। कतरनमें एमिली हॉबहाउसके उस प्रयत्नका उल्लेख है जो 
उन्होंने बोअर-युद्धके बाद संकटग्रस्त वोअर-स्त्रियोंमें कताई और बुनाईके उद्योगको 
शुरू करनेके सम्बन्धर्में किया था। उक्त अंश इस प्रकार है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११४. स्वतन्त्रताका सूल्य 


दिसम्बर १७७६ में अमेरिकाके स्वतन्त्रता-संग्राममें अंग्रेजोके विरुद्ध युद्धमें रत 
सेनापति वाशिगटनके सैनिकोके नाम लिखें गये टॉमस पेनके सन्देशके कुछ अंश ग्रेगने 
मेरे पास भेजे हे।' वे यहाँ दिये जा रहे हे :' 

यहाँ यह वात्त ध्यान देने छायक है कि शान्तिके सिपाहियों और युद्धके सैनिकों, 
दोनोसे एक ही गुणकी कहाँतक आशा की जाती है। टॉमस पेनका यह सन्देश 
अहमदाबाद काग्रेसके प्रतिज्ञा-पत्रके अनुसार १९२१में संगठित स्वयंसेवकोंकों भी, 
जिन्होंने विचार, शब्द और कार्यमें सबंदा शान्ति रखनेका वचन दिया था, करीब-करीब 
अक्षरश: सुनाया जा सकता था और यह मौजू भी होता। अगर स्वतन्त्रता कोई 
मूल्यवान वस्तु है तो चाहे तुम शारीरिक शक्तिसे उसे जीतो चाहे आत्मिक बलसे, 
यानी स्वयं कष्ट सहकर, किन्तु मूल्य तो उसका जबरदस्त ही चुकाना होगा। विकट 
परिस्थितियोंमें अहिसावादीको भी साहस और वीरताकी अगर अधिक नहीं तो कमसे- 
कम उतनी आवश्यकता तो जरूर ही है जितकी तलवार पकड़नेवालेको। स्वराज्य 
चाहे हम हिसासे लें चाहे अहिसासे, स्वराज्य लेनेके लिए हमें सुख और चेनकों 
तिलांजलि देनी ही पड़ेगी-- उसमें विछासकी तो कोई बात ही नही। प्रतापने जिसे 
स्वतन्त्रता माना उसके लिए वह कंगाल वन गया। प्रह्लादने जिसे स्वाधीनता समझा 
उसके लिए उसने अपना शरीर नष्ट करनेके लिए सौंप दिया। मगर हममें अब भी 


१. यहाँ नहीं दिया गया दे। 
२, देखिए “ पत्र: रिचि्ड बी० गेगको ”, २७-११-१९२६ | 
३ यहाँ नहीं दिये गये हैं। 


३९४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसे बहुतसे लोग हैँ जो स्वराज्य सेंतमेंत ले छेना चाहते हैँ। टॉमस पेन कहता है कि 
यह तो एक असम्भव बात है। 

[ अंग्रेजीसे | 

बंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११५. सर्वभूतहिताय 


“यंग इंडिया" के एक नियमित पाठक लिखते हें :' 

मेंने उक्त चिट्ठी और खबर इसलिए दी है कि अपनी स्थिति समझानेमें मुझे 
इनसे मदद मिल सकती है। में जानता हैँ कि पत्र-लेखक यंग इंडिया के बड़े ही 
सावधान पाठक हैं। अगर उन्होंने मेरी बातोंकों इतने गलत रूपमें समझा, जो उनके 
पत्रसे स्पष्ट है, तो कौन जाने कि जब-तब “यं० ईं०* पढ़नेवाछोंमें से ऐसी भूछ 
कितने अधिक लोग न करते होंगे? हमारे दिलोंमें करता घर कर गई है, इसलिए 
हम बल-प्रयोगका एक भी मौका हाथसे नहीं जाने देना चाहते; और इसीलिए कई 
पाठकोंने मेरा ध्यान इस ओर खीचा था कि इससे गलतफहमी पैदा होनेका भय है। 
आदमी जब किन्हीं नाजुक सवालोंको ले रहा हो तब बहुत अधिक सावधान रहनेके 
सिवा और क्‍या कर सकता है। किन्तु अपनी बातोंके बड़ेसे-बड़े दुरुपयोगके भयसे भी 
परमसत्योंकी खुली और सच्ची चर्चा रोकी नहीं जा सकती। मुझे तो विनीत चर्चा, 
स्पष्टीकरण और विचार-विनिमयसे ही तत्त्वकी बातका ज्ञान हो पाता है। ऊपरका 
पत्र तो एक उदाहरण-मात्र है। इस चर्चासे पत्र-लेखक और मेरे बीच एक ही सिद्धान्तके 
स्पष्टीकरणमें सच्चा मतभेद प्रकंट हुआ है। 

मेरा मत है कि डाक्टर ब्लेजर छूट भले ही गये हों मगर मेरी समझके अनुस्तार 
वो उन्होंने अपनी लड़कीकी जान लेकर भूछ की। इससे प्रकट होता है कि उन्हें अपने 
आसपास रहनेवालोंके मनरमें दयाभाव होनेका भरोसा नहीं था। यह मान छेतेका 
कोई कारण न था कि दूसरे उस लड़कीकी देखभाल न करते! कुत्तोंके मामछेमें जो 
स्थिति मेंने समझी वह डाक्टर ब्लेजरकी मनःस्थितिसि बिलकुल ही अछग है। में 
यह भी माननेकों तैयार नहीं हूँ कि अविकसित प्राणियोंके' आत्मा होती ही नहीं। 
मेरा विश्वास है कि नीची श्रेणीके प्राणियोंके भी आत्मा हीती है। 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया दै। पत्र-छेखकने पत्रके साथ समाचारपत्रोंकी दो कत्तरनें भेजी थीं। पक 
खबरमें अमेरिकाके एक डावरर हैरॉस्ड ब्लेज़्र द्वारा अपनी अद्भविक्षिप्त कन्याकों क्णेरोफोर्म देकर मार 
हाल्नेंकी वात कही गहे थी और बताया गया था कि उसमें मुद्दा केवल थद्दी था कि उनकी सृत्युके वाद 
बेटीकों किंसीपर वोक्षकी तरह न छोड़ा जाये। ढावटरकों भदाछतने निरपराप घोषित कियां। दूसरी खबर 
थी एक फ्रॉसिंपती अभिनेत्री द्वारा अपने भ्ेमीकी आयनापर उसे दर्दसे छुटकारा देनेके छिए गोठी भार 
देनेकी। उसे भी भदालतने निरपराव घोषित किया। 

२, डावटर ब्डेकरके छोड़े जानेंगे एक तके यह भी था कि छड़की मन भोर बुद्धिसे अविकर्सित 
दोनेंके कारण “भात्मासे? द्वीन थी। 


सर्वेभूतहिताय ३९५ 


इससे भी अधिक वजनदार दूसरी कठिनाई है, जिसे एक दूसरे पाठक पेण 
करते हैं। उसे संक्षेपर्में यों समझाया जा सकता है: 


आपने जो स्थिति पसन्द की है, में उसे समझता हूँ। यही एक मात्र 
सही स्थिति है। मगर आपका तक क्‍या ज्यादातर लोगोके छाभवाले उपयोगिता- 
वादके सिद्धान्तका रूप ग्रहण नही कर छेता ? अगर आपकी यही स्थिति हो तो 
फिर आपके इस अहिंसा सिद्धान्त और उपयोगितावादमें जो अधिकांशके अधिक 
सुखके लिए प्राण छेते हुए नहीं हिंचकता और जो अहिसाका दम नही भरता, 
अन्तर ही क्‍या रह जाता है? 


पहले तो बाहरी रूपमें कर्म दोनोंके एक ही जैसे दिख सकते हें; फिर भी 
आत्तरिक प्रेरणाके अनुसार उनके गढ़ार्थोमें अन्तर होगा। जैसे परि्चिममें अहिसा मनुष्य 
तक ही, और वह भी यथासम्भव ही, समाप्त हो जाती है। वहाँ मनुष्य जातिके 
माने गये छाभके लिए जिन्दा पशुओंको चीरनें-फाड़नेमें, या उपयोगितावादके उसी 
सिद्धान्तके नामपर युद्धेके सामान इकट्छे करनेमें कोई हिचक नहीं होती। दूसरी ओर 
अहिंसावादी एकाध बार उपयोगितावादीके साथ विनाशके किसी कर्ममें हाथ बटा 
ले सकता है किन्तु जीवित प्राणियोंको चीरने-फाड़नेमें या युद्धकी अनन्त तेयारियोंमे 
सहायता देनेके बदले वह मर जाना ही अधिक पसन्द करेगा। 

बात तो यह है कि अहिसावादी उपयोगितावादका समर्थन नही कर सकता। 
वह तो “सर्वभूतहिताय ” यानी सबके अधिकतम छाभके लिए ही प्रयत्न करेगा और 
इस आदरशौकी प्राप्तिमें मर जायेगा। इस प्रकार वह मरना इसलिए चाहेगा कि दूसरे 
जी सकें। मरकर वह दूसरोंकी सेवाके साथ अपना कल्याण भी करेगा। सबके अधिक- 
तम सुखमें अधिकांशका अधिकतम सुख भी आ जाता है। और इसलिए अहिंसावादी 
और उपयोगितावादी कई बार एक ही रास्तेपर मिलेंगे, किन्तु अन्तर्में ऐसा अवसर 
भी आयेगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दछ्षार्में एक 
दूसरेका विरोध भी करना पड़ेगा। सच कहें तो उपयोगितावादी कभी अपनी बलि नही 
दे सकता। किन्तु अहिसावादी तो हमेशा मिंट जानेको तैयार रहेगा। सर्वभूतहित- 
वादी कुत्तेको मारेगा तो अपनी लाचारीके कारण मारेगा या तो फिर एकाव बार 
खुद कुत्तेको कष्टसे बचानेके लिए। यह निश्चय करना कि कुत्तेका लाभ क्िंस वातमें 
है, बहुत ही खतरनाक है, और इसलिए ऐसा करनेवाला भयानक भूलें कर सकता 
है। किन्तु यह आपत्ति काम करनेकी मूल प्रेरणाको प्रभावित नहीं करती। सर्वभूतहित- 
वादी हिंसाके क्षेत्रकों सदा कमसे-कम वनायेंगा। उपयोगितावादीके लिए हिंसाके क्षेत्र- 
की कोई सीमा नही है। अहिसाके सिद्धान्तके अनुसार विचार करनेपर यूरोपीय महा- 
युद्ध सरासर अनुचित मालूम होता है। उपयोगितावादके अनुसार भ्रत्येक पक्षनें उप- 
योगिताके अपने विचारके अनुसार अपना पक्ष न्याय-सिद्ध कर दिया है। उपयोगितावादके 
सहारे जलियाँवाला बाग काण्डको भी उसके करनेवालोंने न्‍्याय-सिद्ध कर दिखाया। 
ठीक इसी तकंसे अराजक भी अपनी हृत्याओंका समर्थन करते है। किन्तु सर्वभूत- 


३२९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हितवादके सिद्धान्तकी कंसौटीपर इनमें से किसी भी कामको समुचित सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११९६. टिप्पणियाँ 

असंगति 
मेरा दौरा शुरू हो गया है, और अगर इसे जारी रखना है तो उसके साथ 
मेरे दुःख भी शुरू हो गये समझिए। छोगरोंकी भीड़ दर्शनके लिए आती है। उनकी 
चमकती आँखों और हँसमुख चेहरोंमें प्रेमकी सच्ची झलक होती है। किन्तु जो बात 
में उनके कानोंमें निरन्तर डालता रहता हूँ, उसके विषयमें वे कुछ भी नहीं करते। 
जलगाँवमें गत ४ तारीखको लड़कों और लड़कियोंने मुझे अपने हाथके कते सूतकी सुन्दर 
लच्छियाँ भेंट कीं किन्तु स्वयं वे भी, कुछ प्रशंसतीय अपवादोंकों छोड़कर मिलका ही 
कपड़ा पहिने हुए थे। मुझे नहीं लगता कि वे लड़के-लड़कियाँ अपने सूत कातनेका 
कारण समझते भी हैं। लड़कियाँ म्युनिसिपल स्कूलकी छात्राएँ थीं। उन्हें कातना शुरू 

किये सिर्फ चार ही महीने हुए थे। 
अच्छा काम 


इन लड़कियोंके कामकी जो रिपोर्ट मेरे पास है, उससे पता चलता है कि 
स्युनिसिपैलिटीके कुछ स्कूलोंमें कताई शुरू करानेका काम पूर्व खानदेश जिला खादी 
बोडेंको/ दिया गया था। क्या ही अच्छा हो अगर दूसरी म्युनिसिपेलिटियाँ इस उदा- 
हरणका अनुकरण करें और अपने यहाँके खादी बोडॉको, जिनसे उम्मीद की जाती है 
कि उनके पास इस विषयके जाननेवाछे होंगे, यह काम सौप दें। इस स्कूछमें तकली 
और चरखा दोनों चलते हैँ। सबसे अधिक कातनेवाली लड़कीने ७१८८ गज सूत काता। 
ऊँवेसे-अँचा अंक २२ है। फी घंटा अधिकसे-अधिक ३७५ गज चरखेपर और १२० 
गज तकलीपर काता जा सका है। रिपोर्टमें कहा गया है: 
चौथी श्रेणीकी लड़कियोंकों काततवा इतना भा गया है कि उनमें से १५ ने 
[ तकलीके सिवा] चरखेपर भी कातना सीखा है और फुरसतके समय वे उस- 
पर कातती हैं। उनके उदाहरणसे प्रेरित होकर तीसरी श्ेणीकी भी हुछ लड़- 
क्ियोंने घरखा चलाना सौखा है। यह प्रवृत्ति फंल रही है और अपनी खुल्लीसे 
कातनेवाली ऐसी लड़कियोंको संख्या बढ़ रही है। कुछके लिए तो सुत कातना 
एक प्रकारका सन बहलाव या खेल हो गया है, क्‍योंकि वे छुट्टीके दिनोंमें 
भी कातने आया करती हैं। १२ ऊड़कियाँ अपनी पूतियाँ आप ही बना लेती हैं 
और वो तो घुनाई भी सीख रही है। 


पंजाबमें खादी ३९७ 


हि. 


अब ऐसी आशा करनी चाहिए कि कुछ ही दिनोंमें हर छड़की अपनी रुई 

आप घुन लेगी और पूनियाँ बना छेगी, और शिक्षक लोग उन्हें खद्दर पहननेको कहेंगे। 
इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लड़कियोंको सृत कातनेका कारण पूरा-पुरा समझा 
देना और उनकी जरूरतोंके छायक वाजिब कीमतका खहर सुरूभ कर देना। शिक्षकों- 
को लड़कियोंके माता-पिताओोंसे भी सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और इस काममें 
उनका सक्तिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि ये सव काम 
तभी हो सकते हें जब करनेवाले उसमें जी-जानसे छूंग जायें। इसका सबूत हमें 
अहमदाबादकी मजदूर जझ्ालाओंकी असाधारण सफलतासे मिलता है। अगर सभी कताई 
शिक्षक अपने-अपने लिए सूतकी परीक्षाका एक घरेलू यन्त्र बना हें तो बड़ा छाभ 
होगा। उस यन्त्रका वर्णन इन पृष्ठोमें किया जा चुका है। सूतत अगर मजबूत न हो 
तो अधिक गतिसे क्या फायदा? केवल धागा काढना ही काफी नहीं है। जरूरत 
ऐसा घाया निकालनेकी है, जिसका ताना बनाया जा सके। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११९७. पंजाब खादी 


घ्रखा-संघकी पंजाब शाखाकी भेजी हुईं विस्तृत हिन्दी रिपोर्टका अ० भा० च० 
सं० के कार्यालय द्वारा तैयार किया हुआ सारांश नीचे दिया जा रहा है।' मूलमें के 
कितने ही ब्योरे इस सारांशमें छोड़ दिये गये हे। मूलके अनुसार ४२ केन्द्रोंमे खादीका 
काम हो रहा है। में चाहता हूँ कि पाठक समझ सकें, इसका क्या मतलूव हुआ। इसका 
अर्थ है उन भाँवोंमें श्रमिकोंसे जीवन्त सम्बन्ध रखना और उनकी मेहनतके बदले 
उनमें घनका वितरण करना। बिता सोचे-विचारे शायद कोई यह कह उठे कि “बनिये 
भी तो यही करते हैं।' भगर इन मेहनतकश छोगोंका शोषण करनेके लिए उनके 
बीच जानेवाले बनियेमें और उस देशभकतमें, जो उनसे काम करके पैसा लेनेको कहता 
है, बहुत बड़ा अन्तर है। चरखेके एक बार जड़ पकड़े लेनेपर उसका आकर्षण अदम्य 
होगा । इसके फलस्वरूप जो लोग मेहनत करनेको तैयार हे उनके घरोसे, परिवारके छित्न- 
भिन्न होनेकी नौबत आये बिना, भुखमरीका भूत भाग जायेगा। पंजावके कामकी खूबी 
यह है कि वहाँका काम अबतक करीब-करीब स्वावलम्बी हो गया है। वहाँ बट्टे खाते 
डालने छायक रकमें है ही नहीं। सुत और प्रति गज दो आना बुनाई देनेके बदलेमें 
खादीका तैयार कपड़ा पा छेता वहाँकी एक बड़ी विशेषता है और इससे बहुत अधिक 
छाभ होनेकी सम्भावना है। में समझता हूँ कि यह बात केवल पंजाबके लिए ही 
सम्भव है, जहाँ, जैसा कि रिपोर्टमें कहा गया हैं, अभीतक वहुतसे स्त्री-पुरुप खह्दर 
पहनते आ रहे है। छाछा किशनचन्द भाटियाको ३ स बातका गवे होना स्वाभाविक 


१. यहां नहीं दिया यथा है। 


३९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ही है कि उन्हें अपने ही यहाँ कम दामपर चादरें छपवा लेनेमें सफलता मिली। उन्होंने 
खादी प्रतिष्ठानकगा चरखा भी मंगराया हैं ओर उसके जैसा चरखा बनवानेमें उन्हें 
सफलता भी मिली है। और जगहोंकी तरह पंजाबमें भी खरीदारोंके अभावका रोना 
है। जिस रफ्तारसे खहर तैयार होता है, उस रफ्तारसे वह बिक नहीं पाता। सभीको 
देशके लिए मरनेकी जरूरत नहीं है; छेकिन क्या हम उसके लिए मैनचेस्टर या जापान- 
की मिलोंमें बने नयेसे-तयें ढंगके कपड़ोंके साथ दाम और रूपमें मुकाबछा न कर सकने 
तक खट्दर पहनना शुरू नहीं कर सकते ? अगर खहरके लिए हम एक भी पैसा अधिक 
न दे सकें या अपने कपड़ोंकी पसन्दगीमें थोड़ा भी संयम न बरत सके तो हमारे 
स्वदेश-प्रेमकी कीमत ही क्‍या है? पंजाबके पास कपास है, कातने-बुनने और व्यापारके 
लिए बुद्धि तथा शक्ति है। तव क्या पंजाबके लोगोंमें इतनी देश-मकति भी न होगी 
कि जिस रफ्तारसे खद्दर तैयार होता जाये उसी तेजीसे वे उसे खरीदते भी जायें? 
यह बात तो होनी ही नहीं चाहिए कि मुझे या जमनाकालजीको या किसी दुसरेको 
ही खदरके लिए पैसा जमा करने या उसे बेचनेके लिए वहाँ जाना पड़े। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११८. अलौकिकतावादका नाश हो ! 

सेवा 
सम्पादक, “यंग इंडिया , 
महोदय, 

औरंगजेबन काझीके विश्वताथ भन्दविर-जेसे पूजा-स्थलको भ्रष्ठ किया और 
तोड़ा, और जब आप अपने 'सजहबसें विदवास रखनंवाले” उस-जंसे मनृष्यके 
इस कार्यके औचित्य और अनौचित्यपर विचार करते हें तो कहते हे कि उच्ते 
अपने “धर्म के अर्यात्‌ इस्कामके अनुरूप कार्य नहीं” किया (यंग इंडिया + 
४-११-१९२६) । क्या आप इस प्रकार यह सानकर नहीं चल रहे कवि आप 
इस्लामके बारेमें स्वयं इस्लामके नबीसे अधिक जानते है ? क्योंकि आपको जानता 
चाहिए कि स्वयं मुहम्मदने, जिन्हें औरंगजेब अपना सबसे बड़ा आवशे मानता 
था, शत्रुओंको जीतकर सक्‍का शहरमें घुसनेपर सूत्तिपुजासे सम्बन्धित वहाँकी 
समस्त वस्तुओंको और पुजाकी जगहोंकों बरबाद कर दिया था। इसमें अपवाद 
काबाका पत्थर और कुछ ऐसी हो दूसरी चीजें थीं जिनमें स्वयं उनको भी विश्वास 
था। इस प्रकार आपको या तो यह कहना चाहिए कि (१) मुहम्मद ऐसे घामिक 
पुरुष थे जो केवल उसी बातकों मानते थे जिसमें स्वयं उन्तका विश्वास होता था, 
किन्तु तब आपको यह बात आपकी उस पहले कही हुई बातसे मेल नहीं 


अलौकिकतावादका नाझ् हो ! ३९९ 


खायेगी कि मानव जातिके समस्त सहान्‌ धर्म-शिक्षक ऐसे लोग थे जिनमें ईश्वर- 
का रूप प्रकट हुआ था। (देखिए “यंग इंडिया, ८-७-१९२६, पृष्ठ २४४ स्तम्भ 
२); अथवा (२) अरबके इस नबी (ईइवर उन्हें ज्ञान्ति दे ! ) के मूर्तिपुजा विरोधी 
समस्त कार्योंको आलंकारिक कह देना चाहिए, जेसा कि जब आप दूसरे घ्मोकि 
धर्मग्रन्थोंम ऐसी कोई बात देखते हैं जो : लेनेपर आपकी समझनमें नहीं 
आती या आपकी बुद्धिसें नहीं जेंचती तो आप उसे प्रायः आलंकारिक मान 
लेते हैं; अथवा (३) आपको मुहम्मद साहबकी जीवन कथाकों जिसे सभी ठीक 
मानते हैं, असत्य कहकर साननेसे इनकार कर देना चाहिए। यदि कोई चौथा 
रास्ता हो तो आप बतानेकी कृपा करें; किन्तु कृपया आप यह याद रखें कि 
औरंगजेबको समस्त सुन्नी उलेसाओंने और इतिहासकारोंने जिन्दा पीर! कहा 
है। इन लोगोंने औरंगजेबके मन्दिर-विध्वंसके कत्योंके विरुद्ध, जहाँतक में जानता 
हैँ, कुछ नहीं कहा है, किन्तु इसके विपरीत उनसें से कईने उसके इन छत्योंकी 
सराहना की है। 

मफ्का, सदीता और तंफर्म वहाबी सम्प्रदायके अनुयायी इब्स सऊदने 
धर्म स्थानोंकों जो अपविश्न किया, उनको ध्वस्त किया और कत्ले-आम कराया 
उसके विषयमें भारतके उलेमाओंमें अलग-अलग रायें है और जबकि उल्ेमाओंक 
एक वर्ग (अहछे हदीस) ने इब्न सऊदके इन कृत्योंको इस्लाम-सम्मत बताया 
है, वहीं दृसरी ओर दूसरे उलेमा (शिया लोग और हनफी आदि) उन्हें इस्लाम- 
विरुद्ध सानते हैं। क्या इस बातकों ध्यान रखते हुए ऊपर बताया तथ्य 
भहत्त्वपुर्ण नहीं लगता? लेकिन में अभीतक एक भी ऐसे विह्ाान और धर्मे- 
प्राण उलेमासे नहीं मिला हूँ जो हिन्दुओंके पव्ित्र॒तम धर्मस्थलोंपर औरंगजेब 
द्वारा किये गये जुल्मोंकी हृदयसे भरत्संना करता हो। वे तो उन्हीं सनातनियोंकी 
तरह है जो बस चले तो भारतमें अस्पृ्यता-निवारणका प्रयत्न करनेके लिए 
आपको उतनी ही तत्परतासे फाँसीपर चढ़ा दें जितनों तत्परतासे थे दक्षिण 
आफ़िकाके गोरोंको भारतीयोंके साथ अस्पृष्यों-जेसा व्यवहार करनेके कारण 
फाँसोपर चढ़ा देंगे। 

इस प्रकार में इस निष्कर्षेपर पहुँचा हूँ कि अलौकिकताका दावा करने 
वाले सभी धर्मों संघर्द और असंगतियोंका होना अनिवार्य है। अतः ऐसे 
घर्मोको आप कितना ही उदार बनानेकी कोशिश करें लेकिन आप उन्हें तब 
तक उदार नहीं बना सकते जबतक आप उनसें इतना सुधार न कर दें कि 
उनका मूल स्वरूप ही खतम हो जाये। उन्हें सुघारनेका तरीका यही है कि 
उन्हें खतम कर दिया जाये। उदारवाद उनको ख़तम करके ही छाया जा 
सकता है। मेरा यही मत है; और में जितना ही सोचता हूँ मेरा यह मत 
उतना ही दृढ़ होता जाता है। 

रूगता है राजा युधिष्ठिरने सत्यकी कुछ झलक पा ली थी, क्योंकि तभी 
उन्होंने यक्षको इस प्रकार उत्तर दिया था: 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्रुतिविभिन्ना स्पृतयत्च भिन्ना 
नेको मुनिर्यस्थ मतं प्रमाणम्‌। 
धर्मेस्प तत्त्व निहितं गुहायाम्‌ 
महाजनो यन गतः सपन्‍था:॥ 
अतः घर्म जिस गुफामें रहता है, उसे वहीं पड़े रहने देना अच्छा है! 


आपका, 
एक सत्यान्वेदी 


पाठकोंको यह सुन्दर पत्र पढ़कर प्रसन्नता होगी। लेखकने मुझपर जो चोट 
की है वह मजेदार है। जिस चीजका बचाव नहीं किया जा सकता उसका बचाव 
करनेंके लिए छेखककी रायमें, में जो तीन तरीके काममें छाता हूँ उनमें से मेरा विचार 
किसीका भी उपयोग करनेका नहीं है। जहाँतक में जानता हूँ मक्कामें पैगम्बर साहबने 
मूर्तियोंका जो भंजन किया और औरंगजेबने जो विध्वंस किया उनमें कोई समानता 
नहीं है। और अगर ऐसा पता चले कि पैगम्बर साहबने कभी-कभी कुछ गलतियाँ 
भी कीं तो इससे यही सिद्ध होगा कि वे भी गलतियाँ कर सकते थे। तथापि इस बातसे 
उनकी उस महानतामें कमी नहीं आती जो उन्हें एक दैवी शक्तिसे प्रेरित सन्तके 
रूपमें प्राप्त है और जिनमें अधिकांश अवसरोंपर खुदाकी झलक ही मिलती थी। 
उन्होंने स्वयं कभी कोई ऐसा , दावा नहीं किया कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती । 
वे अकसर अपने साथियोंसे परामर्श लिया करते थे। एक अवसरपर जब उन्होंने 
उमरसे सलाह माँगी, तो उमरने कहा कि आपका खुदासे सीधा सम्पर्क है, अतः आपको 
किसीसे सलाह लेनेकी जरूरत नहीं है। लिखा है कि इसपर मुहम्मदने उमरको जवाब 
दिया कि यदि इस अवसरपर उन्हें ईश्वरका निर्देश मिल गया होता तो वे उमरकी 
सलाह न माँगते। में जानता हूँ कि 'सत्यान्वेषी” का मनन्‍्शा सचमुच यह कहनेका 
नहीं है कि में किसी भी अटपटी बातकों बिना किसी समुचित कारणके ही “ आहलं- 
कारिक कहकर टाल देता हँ। ” में मानता हूँ कि उनका मन्शा यह है कि में “ बहसमें 
पड़ें।” जो भी कारण हो, में उन्हें तथा सभी सम्बन्धित छोगोंको विद्वास दिलाता 
हैँ कि जब कभी मेंने किसी विवरणकों आलंकारिक बताया है तब मेने वैसा माननेके 
आन्तरिंक और ठोस प्रमाण दिये हैँ। और न फिर में किसी ग्रन्थको बिना पर्याप्त कारणके 
काल्पनिक या असिद्ध-प्रमाण कहकर ही ठुकराता हूँ। पत्र-लेखककी भाँति ही एक 
सत्यान्वेषीके नाते मुझमें अपनी गरूतियाँ और अपनी सीमाएँ स्वीकार करनेका साहस 
है, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी धर्म-ग्रन्थोंमें बहुतसी ऐसी बातें हे जो मुझे चक्‍कर- 
में डालती हैें। में आशा करता हूँ कि किसी दिन मुझें उनके विषयमें प्रकाश मिलेगा। 
उस समयतक में विनम्रता और घैयके साथ प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। मनुष्यके लिए 
सब-कुछ जानना जरूरी नही है। 

किन्तु छेखकके पत्रका सबसे ग्रम्भीर भाग वह है जिसमें उसने दैवी शक्तिका 
खण्डन किया है। मेरा उनसे कहना है कि जितनी पहेलियों और असंगतियोंके उत्तर 


पत्र : मीरांवहनको ९०१ 


दैवी शक्तिके समर्थकोंको देने होते हैँ उतने ही वुद्धिवादियोंको भी देने होते हे। कुछ 
अत्यन्त शुद्ध और उत्कृष्ट लोग जब अपने विश्वासके आधार॒पर नही बल्कि अपने 
अनुमवके आधारपर इस बातकी गवाही देते हें कि कोई एक ऐसी चीज अवद्य है जो 
ज्ञानेन्तियोंसे परे है तो कया यह उनका ढोग और भ्रम-मात्र है? मनुष्यको पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियोंसे परे कुछ नहीं है, ऐसा फतवा दे देना क्या दम्भपूर्ण दावा करना नही है? 
इस वातको कौन “अनुभव ” नही करता कि ऐसे भी रहस्य हे जिनकी थाह वृद्धि नही ले 
सकती ? हम नित्य देखते हे कि जो लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैँ उनके चरित्रमें 
एक आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। क्या इस वातसे निविवाद रूपसे यह प्रकट 
नहीं होता कि ऐसी बातें हूँ जिनको हम वृद्धिसि समझ या समझा नहीं सकते ? 
लेखकने जिस प्रसिद्ध इलोकको उद्धत किया है उसमें भी आखिर यह कहा गया है कि 
धर्मको हृदयसे ही जाना जा सकता है, उसे अन्यथा जानना कठिन है। और जिस 
महान्‌ ग्रन्थसे यह इलोक लिया गया है उसके रचयिता भी स्वयं दैवी शक्तिमें विश्वास 
रखते थे। सृजन और संहारका रहस्य स्वयं ही देवी शक्तिका एक जीता-जागता 
प्रमाण है। जब मनुष्य अपनी बुद्धिसे जीवकी सुष्टि करनेमें सफल हो जायेगा, तभी 
वह इस प्रकारकी हँसी उड़ानेका अधिकारी बनेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-१२-१९२६ 


११९. पन्न: मीराबहनकों 


वर्धा 
९ दिसम्बर, १९२६ 
चि० मीरा, 
तुम्हारे दोनों पत्र मुझे एक ही दिन मिले। मुझे खुशी है कि तुमने इतने विस्तारसे 
लिखा। यह आदत बनाये रखना। यहाँ जब घूमने जाता हूँ, तुम्हारी याद आती है। 
हम उसी पुराने रास्तेपर जाते हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें मेरे दोनों पत्र मिछ गये होगे। 
गौहाटी जानेके बारेमें अभी कुछ पवका नही है। तुम हकीमजी और मौ० मुहम्मद 
अलीसे अवश्य मिलना। तुम्हें उनकी पत्नी और बेटियोंसे भी मिलना चाहिए। 
सस्नेह, 
वापू 
श्रीमती भीराबाई 
कन्या गुदकुछ 
दरियागंज, दिल्ली 
अंग्रेजी पत्र (स्री० डब्ल्यू० ५१९०) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१, गौहाटोमें होनेवाके कांग्रेस अधिवेशनमें मांग छेनेके लिए। 
३२-२६ 


१५०. पत्र: शुएब कुरेशीको 


वर्धा 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय शुएब, 
निग्गी [ वाली | जमीनके सम्बन्धर्में शंकरलछालकी माफंत तुमने जो कागजात भेजे 
थे, वे इतने दिनोंतक मेरे पास, बल्कि मेरे सामने ही, पड़े रहे। अब मेंने उन सबको 
सावधानीसे पढ़ लिया है। पंच लोगों या उन्हें जो भी कहा जाये, की, बैठक की 
रिपोर्टपर सभी पक्षके छोगोंने हस्ताक्षर नहीं किये हँ। अतएवं सर्वेश्नरी भोपटकर और 
दाण्डेकरका, उन्हें जो ठीक लगे सो संशोधन करना, कानूनी दृष्टिसे गलत नहीं कहा 
जा सकता। में उनके गुण-दोषोंपर विचार कतई नहीं कर रहा हूँ और में यह भी 
नहीं समझता कि मूल मसौदेसे संशोघनमें कुछ खास फर्क है। 
जहाँतक में देख सकता हूँ केवल एक ही संशोघन महत्त्वका है। और वह यह 
है कि “हिन्दुओंको पहलेकी भाँति हमेशा इस जमीनपर से गरृजरनेका हक होना 
चाहिए। ” क्या मूल मसौदेमें जो-कुछ कहा गया था उसका यह मतलब नहीं निकाला 
जा सकता ? 
चौथे अनुच्छेदमें उल्लिखित बैलगाड़ीके रास्तेका क्‍या प्रयोजन है? क्या उसका 
ऐसा उद्देश्य था कि बैलगाड़ीके रास्तेसे लोग देहू तो जा सकेंगे लेकिन पादुकातक 
नहीं जा सकेंगे। हिन्दुओंका पादुकातक जानेका हंक कायम रहनेकी बात मंजूर करनेंके 
बाद मेरी रायमें बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं। 
यदि तुम इस मामलेमें दिलचस्पी छे रहे हो तो में तुम्हें सलाह दूँगा कि दस्ता- 
वेजोंका ध्यानसे अध्ययन करो और न्यासियोंका ठीक मार्गदर्शन करो। यदि दस्तावेजमें 
कही गईं बातोंसे हिन्दू पंच अभीतक मोटे तौरपर सहमत हों तो में समझता. हूँ कि 
समझौता हो जानेकी पूरी उम्मीद है। 
आजकल तुम क्या कर रहे हो? अखिल भारतीय चरखा संघकी ओरसे जो 
जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ली है, क्‍या तुम्हारा इरादा उसे निभानेका है? उस 
हैसियतसे किये गये अपने कामोंका छेखा-जोखा तुम्हें अध्यक्षकों देना है और उससे 
भी ज्यादा बड़ी बात यह कि अपनी अन्तरात्माको देना है। 
हृदयसे तुम्हारा 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १२३८१) की फोटो-वकलसे। 


१२१. पत्र: गॉडन लॉको 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
आश्रम, सावरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला । उसके लिए आपको घन्यवाद देता हूँ। हिन्दू घर्मके सम्बन्धमें 
जिन पुस्तकोंको पढ़नेकी में सिफारिश कर सकता हूँ वे हे सर एडविन आर्नोल्ड 
द्वारा किया गया ' भगवदू्‌गीता ' का अनुवाद जिसका नाम सांग सेलेस्टियल * है, उन्हीकी 
लिखी 'छाइट ऑफ एशिया, मैक्समूलर कृत “इंडिया: व्हाट इट कैन टीच अस ', 
तथा दत्तकी छन्दबद्ध संक्षिप्त रामायण” और “महाभारत । कुछ अन्य पुस्तकें भी 
है, लेकिन में समझता हूँ कि हिन्दू दर्शंनका ठीक अन्दाज इनसे मिल जाता है। 
क्या आप जानते हैं कि १९१५ से मंत्रे फोटोग्राफरोंसे फोटो बनवाना बन्द कर दिया 
है।' मेरे पास अपनी फोटोकी एक भी प्रति नही है। पुस्तक व लेखन सामग्रीकी 
दूकानोंपर और अन्यत्र जो फोटो बिक रहे हे, वे सब मेरी अचानक खीची गयी तस- 
वीरें हैं। यदि आप चाहें कि इनमें से ही एक फोटो, जिनके बारेमें मित्रोंका कहना 
है कि वे मेरा सही रूप प्रस्तुत नहीं करते, लेकर भेज दूं, तो में एक फोटो खरीद छूंगा 
और खुशीसे उसपर दस्तखत कर दूँगा। लेकिन लड़के यदि मेरा बाहरी स्वरूप कसा है, 
इसकी अपेक्षा इसपर अधिक ध्यान दें कि में किस सिद्धान्तका प्रतिनिधित्व करता हूँ तो 
में उसे कहीं ज्यादा पसन्द करूँगा। छेकिन में उस विषयमें भी कोई व्यवस्था नही देना 
चाहता | वे स्वयं अपनी रुचिसे बातें चुनेंगे या फिर आप उनके लिए मार्ग तय करेगे। 
आपके यहाँके लड़कोंको मेरा सन्देश इस प्रकार है: सबसे जरूरी बात यह 
है कि हर हालतमें सत्यका ही चिन्तन, उच्चारण, और आचरण करे। हर हालत 
पर विशेष आग्रह रहे। 
हृदयसे आपका, 
श्री गॉर्डन लॉ 
बॉयेज सेक्रेटरी 
यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन 
न्यूबगें 
न्यूयॉर्क, यू० एस० ए० 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५६) की फोटो-तकलसे | 


१. छों ने ५ नवम्बरको पत्र रिखते हुए पह जानकारी देनेका अनुरोध किया था कि हिन्दू-मन्धोसे 
उन्हें क्या पढ़ना चादिए (एस० एन० १०८३६ )। 
२. पन्र-केखकने गांपीजीके एक इस्ताक्षरित फोटोके छिए भागद् किपा था। 


१२२. पत्र: सुरेश बनर्जोको 


वर्धा 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय सुरेश बाबू, 
आपका पत्र मिला। आशा है कि आप अपने हृदय-रोगसे पूरी तरह छटकारा 
पा जायेंगे। हु 
े मेरी समझमें नहीं आता कि प्रफुल्ल बाबूके निर्णयपर खुश होऊँ या दुःख 
मानूँ। यह सब तो निर्णयके पीछे जो मंशा है, उसपर निर्भर करेगा। मेने उन्हें लिखा 
है कि यदि वे चाहें तो वर्धा आ जायें। उनके प्रतिष्ठानसे नाता तोड़ लेनेसे सतीश 
बाबूको गहरा सदमा पहुँचा है। आपको किसी दिन वर्धा जरूर आना चाहिए और 
विनोबासे परिचित होना चाहिए | यदि में गौहाटी गया तो लौठते समय आपके 
साथ कुछ दिन बितानेका अपना वायदा भूछा नहीं हूँ । में अभी तय नहीं कर 
पाया हूँ। 
हृदयसे आपका, 


डा० सुरेश बनर्जी 
अभय आश्रम 
कीमिल्डा 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५७) की माइक्रोफिल्मसे ! 


१२३. पन्न : रामदेवको 


वर्घा 
९ दिसम्बर, १९२६ 


प्रिय रामदेवजी, 

आपका पत्र मिर्ू। मुझे 'थ्रेंकस ऑफ एंग्लिसाइज्ड इंडियन्स के उद्धरणवाले 
पत्रके मिलने की याद नहीं पड़ती। यदि आप मुझे उस पतन्रकी एक नकर भेज दें तो 
में देखूँग कि में उसका क्या उपयोग कर सकता हूँ। में आपके लघु लेखकी प्रतीक्षा 
करूँगा । 

आप चाहें तो योजना प्रकाशित कर दें; या फिर उसके बारेमें जैसा चाहें, 
कर सकते हैं। 


पत्र : विघानचन्द्र रायको ४०५ 


अपने आगामी गुरुकुलके दौरेका मुझे ध्यान है। उसके लिए तो में स्व्रयं भी बहुत 
उत्सुक हूँ; लेकिन आप मेरे १३ दिन वहाँ रुकनेकी आशा नही करेंगे। क्या वही समय 
कुम्भ मेलेका भी है? 


लघु-लेख मिल गया है। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत रामदेवजी 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
डा० खा० गुरुकुछ कांगड़ी 
(बिजनौर ) संयुक्त प्रान्त 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५८)की माइक्रोफिल्मसे | 
१२४. पत्र: विधानचन्द्र रायको 
[ पत्नोत्तरका पता : | 
आश्रम, सावरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 


प्रिय मित्र, 


मोतीलाकूजी तथा अन्य मित्रोंसे मेरा जो पत्र-व्यवहार चल रहा है, उसे दृष्टिमें 
रखते हुए मेंने जानबूझकर आपके तारका जवाब मुल्तवी रखा है। गौहाटी जानेके 
बारेमें में अमीतक कुछ तय नहीं कर पाया हूँ। भोतीलालजीने मुझे अभी-अभी 
एक आदेशात्मक तार भेजा है; छेकिन मेने उन्हें जो पत्र छिखा है, उसके सुवि- 
चारित जवाबकी में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि में किसी हालतमें मौहाटी जाता भी 
हैँ, तो वहाँ जाते समय रास्तेमें असम मेलके छूटनेतक केवक कुछ घंटे कलकत्ता 
रहेंगीे। इसलिए मे आपको अभी कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता। 

मुझे आशा है कि अस्पतारू तखक्‍की कर रहा होगा। 


हृदयसे आपका, 
डा० विधान राय 
चित्तरंजन अस्पताल 


रसा रोड 
कलरूकत्ता 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५९) की माइक्रोफिल्मसे | 


१२५. पत्र: हकीम अजमलखाँको 


[ पत्रोत्तरका पता :] 
आश्रम, साबरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय हकीम साहब, 

आश्रमसे रवाना होते समय आपका पत्र मिला। पत्र आपके सचिवका लिखा 
हुआ था। में पत्रका आशय समझ नहीं सका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि श्री सी० 
विजयराघवाचारीने आपको क्या लिखा है। क्या आप चाहते हैँ कि में उन्हें पत्र लिखूँ? 
आशा है कि अब आप पूरी तरह फिर स्वस्थ हो गये होंगे। पता नहीं कि 
आप इन दिनों सार्वजनिक जीवनमें कुछ दिलचस्पी ले रहे हें या नहीं। में चार दिन 
पहले वर्षा आया था; और ज्ञायद कुछ दिनों यहाँ रहूँ। इस बार में ग्रोहाटी जाना 
ठालना चाहता हूँ और में मोतीकालजी तथा अन्य छोगोंको इसके लिए राजी करनेकी 

कोशिश कर रहा हूँ कि वे मुझे मुक्त कर दें। 
हृदयसे आपका, 


हकीम साहब अजमलखाँ 
शरीफ मंजिल 
दिल्ली 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६०) की फोटो-नकलसे । 


१२६. पत्र: एन० एस० हार्डोकरको 


वर्षा 
९ दिसम्बर, १९२६ 


प्रिय डा० हार्डीकर, 

में आपके पत्रका उत्तर इससे पहले सिर्फ इंस कारणसे नहीं दे सका कि मुझपर 
कामका बहुत बोझ था। और जिस समय मुझे आपका पत्र मिला, “यंग इंडिया की 
प्रति भी मेरे सामने नहीं थी। न 

मुझे कर्नाटक खींचकर छे जानेके लिए आपको एक लाखकी खदर बेचनी होगी 
और खद्र कार्यके लिए एक छाख इकट्ठा भी किया जा सकना चाहिए। आपका 
कहना है कि आप कर्नाठकके राजनैतिक जीवनकों नया स्वरूप देनेके लिए मुझे वहाँ 
आनेपर दाजी कर लछेंगे। क्या आप खादीके राजनैतिक जीवनको तया स्वरूप वेहव॑स्त॒कनेकी 


पत्र : एच० सी० हलको ४०७ 


साम्थ्यंमं विश्वास करते है? क्‍या आप जानते हैं कि मेने खादीके लिये अपना सब-कुछ 
दाँवपर लगा दिया है। मेरी प्रस्थापना यह है कि आप जिस हृदतक खादीको बढ़ाते 
है, ठीक उसी हृदतक देशके राजनैतिक जीवनको भी आगे बढ़ाते हे; उससे तनिक 
भी ज्यादा नहीं । जिस क्षण में इस सत्यको लोगोंके मनमें बैठा सकूगा, उसी क्षण हम 
प्रगतिके पथपर आगे बढ़ चलेगे। 

हृदयसे आपका, 
डा० एन० एस० हार्डीकर 
हुब॒ली 

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६३) की माइक्रोफिल्मसे । 


१२७. पन्न; एच० सी० हलको 


| पन्नोत्तरका पता: | 
आश्रम, सावरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

आपका क्रृपापत्र'ं मिला। अमेरिका आनेके छिए आपकी ओरसे मुझे मिलने- 
वाला यह चौथा निमन्त्रण है। जाने क्‍यों कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल मुझे 
अपने अन्तरम इसकी प्रेरणा नहीं मिलती। यदि केवर इच्छाके इशारेपर चलनेकी 
बात हो तब तो मुझे आपके निमन्त्रणपर तत्कारू चछा आना चाहिए। लेकिन मेरे 
भीतर कोई चीज मुझे यह बताती है कि यदि में अपने विचारोंपर यहीं रहकर अमर 
करूँ, फिर भले ही वह कितना ही अपूर्ण क्यों न हो, तो इस अमलके द्वारा जितने 
प्रभावशाली ढंगसे में अपना सन्देश दे पाऊंगा उतने प्रभावशाली ढंगसे अमेरिका जाकर 

नहीं दे सकता। 
हृदयसे आपका, 


हन्ना क्लोदियर हल 
नेशनल चेयरमैन 
५०४, वालनट ढठेन 
स्वादमोर, पेनसिलवानिया, 
यू० एस ० ए० 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६४) की फोटो-नकलसे । 


१, ६ नवम्बरकों इलने अपने पत्रमें गांधीजीको लिखा था छि विमेन्‍्स शन्‍टरनेशनल छीग फॉर पीछ 
ऐंड फ्रीडम उनकी अमेरिका थातराका हृदयसे स्वागत करेगी और यद्द भी लिखा था कि “ हम समझते हैं 
कि आपका शान्ति और सद्भावनाका सन्देश हर जगदके छोगेंके छिए है और यदि स्वव॑ भाकर आप यंद्द 
सन्देश अपने मुझसे देंगे तो पूरे आन्दोलनको बढ़ी मदद मिंकेगी”” (एस० एन० १०८३७)। 


१२८. पन्न : फ्रांसिस्का इटॉडेसटकों 


| पत्रोत्तरका पता: ] 
आश्रम, साबरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला । आपको खादी नहीं मिली मुझे इसका बहुत खेद है। मेरा 
ख़याल था कि में उसके लिए समुचित प्रबन्ध कर चुका हूँ। आपका पत्र पानेपर कि 
आपको अभीतक स्वामीसे, जो उस समय यात्रापर था, खादी नहीं मिली है, भेते 
स्वामीसे कह दिया है और में आशा करता हूँ कि आपको पत्रके मिलनेतक खादी 
मिल गईं होगी। 
आपने जिस कान्शन्स” नामक अखबारका उल्लेख किया है, उसमें मेने किसी 
किस्मकी कोई चीज छपने नहीं भेजी। ऐसा कोई अखबार है, इसकी जानकारी भी 
मुझे आपसे ही मिल्ली। कितने ही छोग मेरी अनुमति या जानकारीके बिना मुझसे 
सम्बन्धित तमाम बातें लिख दिया करते हैं। 
आप मुझे सुविधानुसार सूचित करें कि जो खादी आपको मिली, वह वहाँ 
काफी उपयोगी रही या नहीं। निश्चय ही उस जलवायुमें आपको ऐसे सभी ऊनी 
कंपड़ोंका इस्तेमाल करनेमें नहीं झिझकना चाहिए जो आपके लिए जरूरी हों। खहर 
सम्बन्धी नियम तो एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं। भारतमें जब हमारी अपनी कपास 
है, और उससे कपड़ा बना सकतनेकी योग्यता हममें है, तो फिर हमें ऐसा कपड़ा नहीं 
ही पहनना चाहिए जो यहाँका बना नहीं है, बाहरसे मंगाया हुआ है। और सो भी 
तब जब कि करोड़ों लोग अभी धंधेके अभावमें निठल्ले हें, और उन्हें खदरके 
उपयोगमें लगाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 


हृदयसे आपका, 
श्रीमती फ्रांसिस्का दृटांडेनट' 


टद्राउठमान्सडॉर्फंगास नं० १ 
ग्राज (इटीरियामें) 


ऑस्ट्रिया 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १ ९७६५) की माइक्रोफिल्मसे | 


१२९. पन्न: सो० ब० स्पिल्लेनारको 


[ पत्रोत्तरका पता: ] 
आश्रम; सावरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिल्ला। आश्रमके सदस्यके रूपमें ऐसे किसी भी व्यक्तिको दाखिल 
करनेपर बन्दिश नही है जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो और जो जिन्दगीकी कठिनाइयाँ 
क्षेलनेको, गरीबीमें रहनेको और बराबर श्रम करनेको तैयार हो। लेकिन में आपको 
सलाह दूँगा कि आप भारत न आयें, जहाँकी जलवायु आपके देशकी जलवायुसे भिन्न है 
और जहाँके रीति-रिवाज और आदतें आपके यहाँसे बहुत ही भिन्न हँ। मेरे खयालसे 
आपको जितना जरूरी छग्रे उतना परिवर्तन करके वही आश्रमके जीवनकी अनुकृति 
तैयार कर लेनी चाहिए। में आपको यह सलाह नहीं दे सकता कि आप भारत आकर 
अपना स्वास्थ्य ख़तरेमें डालें; या यहाँ आकर निराशाका अनुभव करें। 


हृदयसे आपका, 


सोहन्ना बट्टीजी स्पिल्लेनार 
६१, पी० डब्ल्यू० ११४ स्ट्रीट 
न्यूयार्क सिटी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६६) की फोटो-तकलसे । 


१३०. पन्न: रोलो रसेलको 


[ पत्रोत्तरका पता: ] 
आश्रम, सावरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 


इतने वर्षोके बाद आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुईं। आपने जो पुस्तक 
मुझे भेजी है, मिर्ल गई है। उसे पढ़नेकी मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन में नहीं जानता 
कि में उसे कब पढ़ सकूँगा। 


१. २० भक्‍तूबरकों लिखे एक वस्तृत प्रमें संगीत भौर कछाकी शिक्षिका सिल्लेनारने, जिन्दें अपने 


काममें रुचि नहीं बच रही थी, और जो “ भाध्यात्मिक प्रकाश ? पाना चाहती थीं, गांधीजीसे आम्रममें अपने 
११ साल्के लड़के सद्दित दाखिल होनेकी अनुमति चाही थी (एस० एन० १०९३१ )। 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भेरा जीवन बहुत कठिन है, जैसा आपने उसे जोहानिसबर्गमें देखा था, उससे 
भी ज्यादा। में भी कुछ अनुभवके बाद इसी निष्कर्षपर पहुँचा हैँ कि आपके जीवनपर 
आप जो कुछ पढ़ते हें, उसका नहीं, वरन्‌ आप जैसा सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता 
है। कभी-कभी पोलक परिवारसे मुझे आपके बारेमें समाचार जरूर मिलते रहते 
हैं, और तब मुझे यह जानकर खुशी होती है कि आप अब भी वैसे ही निरछल 
हृदय व्यक्ति हें जैसा कि में जोहानिसबर्गमें आपको जानता था। 

में श्रीमती रसेलको दो शब्द लिख रहा हूँ। 

हृत्यसे आपका, 

केन्ट हाउस 
१, नॉटिंधम प्लेस 
डब्ल्यू० आई० 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६७) की फोटो-तकलसे। 


१३१. पत्र: श्रीमती रोलो रसेलको 


| पत्रोत्तरका पता: | 
आश्रम, साबरमती 
९ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय श्रीमती रसेल, 
आपके पतिके लिखे पद्योंकी पुस्तक पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। में इस उपहार- 
को मूल्यवान मानता हूँ; हालाँकि यह नहीं कह सकता कि पुस्तक पढ़ कब सकूगा। 
मेरा सारा समय रहन रखा हुआ है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७६८) की माइक्रोफिल्मसे । 


१३२. तार: एस० श्रीनिवास आयंगारकों" 
[१० दिसम्बर, १९२६ या उससे पूर्व | 
२४ को गोौहाटी पहुँच रहा हूँ। 
| अंग्रेजीसे ] 
बॉस्जे ऋनिकल, ११-१२-१९२६ ु 
१. श्रीनिवास भाष॑ंगार गौदयटीमें दोनेवाछे कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष चुनें गये थे। 


१३३. पत्र: जी० वबी० केतकरको 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
अश्चवम, सावरमती 
१० दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिका। गीता-दिवस मनानेका आपका विचार और जिस ढंगसे आप 
उसे भनाना चाहते हें वह मुझे बिकूकुल ठीक नहीं छगता। इसके अलावा “गीता 
की जो व्याख्या आपने की है उससे में सहमत नहीं हूँ। गीता को किसी छौकिक 
युद्ध-क्षेत्रमं दो विरोधी बंशोंके सहास्त्र संघर्षका वर्णन-मात्र मानकर में उस अछोकिक 

पुस्तकका भह॒त्त्व कम नहीं कर सकता। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ९८२) से। 
सौजन्य : जी० वी० केतकर 
१३४. पत्र: ए० ए० पॉलको 
[ पन्नोत्तरका पता: | 
आश्रम, सावरमती 
१० दिसम्वर, १९२६ 


प्रिय भित्र, 

मुझे अपनी प्रस्तावित चीन यात्राके सम्बन्धर्में क्या हो रहा है इसका ठीक पता 
नहीं है।' अगले वर्ष भारतमें मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और ऐसी ही अन्य कई 
विचारणीय बातें हैँ; इसलिए अब में जल्दीसे-जल्दी निद्चित रूपसे यह जानना चाहूँगा 
कि क्या मुझे चीन जाना ही है और जाना है तो कब। जिन मित्रोंका आपसे पत्र- 
व्यवहार चल रहा है आप कृपया उन्हें स्पष्ट लिख दें कि महज इसलिए कि उन्होंने 
मेरी यात्राकी योजना बनाकर मुझे एक प्रकारसे मिमंत्रित भी कर दिया है, वे अपनेको 
उस भ्रस्तावसे बंधा हुआ महसूस न करें। इसलिए यात्राके कार्यक्रमककी योजना केवल 
तभी पूरी की जाये जब उसकी सचमुच ही जरूरत मादूम पड़े। महज दिखाबटी 
प्रदर्शनोंसे में ऊब गया हूँ। मुझे भाषण देनेकी कोई इच्छा नहीं है। मुझे केवल एक 


१. ए० ९० पॉलके मापा गांवीजीकों चीन थात्राका निमंत्रण मिंठा था और गांधीजी १९२७ की 
शरद 'ऋतुमें वहाँ जानेको राजी हो गये ये, देखिए खण्ड ३१। 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ही चीज भली लगती है, हादिक बातचीत और एक दूसरे की कठिनाइयोंपर खुलकर 
चर्चा। में चाहँगा कि आप यदि इस नतीजेपर पहुँचें कि इस यात्रासे किसी बड़े 
लाभकी आशा नहीं की जा सकती तो आप मुझसे पूछे बिता इसे रद कर दें। भेरी 
अपनी राय है कि चीनकी मौजूदा अशांत स्थितिमें ' यात्रा विफल जायेगी। मेरा संदेश 
विशुद्ध अहिंसा और सत्यका संदेश है। जब लोगोंमें उत्तेजना व्याप्त हो और उनका 
खून उबल रहा हो, तब वे ऐसा संदेश ग्रहण करनेके योग्य नही होते। इसलिए 
असंदिर्ध और संगत पुकारपर ही मुझे चीन जाना चाहिए। यदि चीनके हमारे मित्र 
आग्रह ही करें ओर आप भी इस नतीजेपर पहुँचें कि यात्रा करनी चाहिए, तो भी 
आप अन्तिम फैसला निरचय ही मुझपर छोड़ेंगे। मेरे पास सारा ब्यौरा यथासम्भव 
मुकम्मिल भेज दिया जाये ताकि में उचित निष्कर्षपर पहुँच सकूँ। ऐसे सभी मामलोंमें 
मुझे किसी निर्णयपर पहुँचनेमें प्राथता मदद देती है। 

हुंदयसे आपका, 


श्री ए० ए० पॉल 
किलपॉक, मद्रास 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११३७८) की फोटो-नकलसे | 


१३५७. पत्र: विधानचलन्वद रायको 


वर्घा 
१० दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


मेंने महादेवकों भेजा गया आपका तार देखा है। मुझे याद नही पड़ता कि 
मुझे आपका कोई पत्र मिला था; और रहा आपका तार, सो उसका जवाब मेने 
वर्धासिे डाक द्वारा आपको भेजा था, और आशा है कि वह अबतक आपको मिल 
गया होगा। अब यह तय है कि में गौहाठी जा रहा हूँ। में २२ को यहाँसे रबाना 
होकर २३ की सुबह करूकत्ता पहुँचुँग और उसी दिन यौहाटीके लिए गाड़ी पकड़ेंगा जे 
में नहीं समझता कि जो चन्द घंटे में कलकत्तेमें रहँगा, उसमें आप मुझसे वह रस्म 
अदा कराना चाहेंगे। 


१. चोन इस समय एक तरहको गृहयुद्धको स्थितिसे ग्रुजर रद्दा था। विभिन्‍न प्रान्तोकि अभिपति 
प्रभुतताके लिए एक दूसरेसे संघर्षमें छगे थे भोर न्यांगक्राई शेकक्रे भवीन कोमिनतांग इस वक्‍ततक 
प्रभावशाली केन्द्रीय सपाके रूपमें प्रतिष्ठित नहीं हो सका था। 

२. देखिए “ पत्र: विधानचन्द्र रायको ””, ९-१२-१९२६। 

३. अनुमानतः यद चित्तरंजन सेवासदनके एक दिस्तेका शिलान्यास करनेकी बात थो। यद्द रस्म 
गांवीजीने २-१-१९०७ को अदा की। देखिए “ भाषण : चिंत्तरंजन सेवासदन, कछकपामें ”, २-१-१९२७। 


पत्र : डी० के० फडकेको | ४१३ 


कलकत्तेमें मेरा एक मित्रके पास ठहरनेका विचार है। जब में कलकत्तेमें रसा 
रोडपर ठहरा था उस समय वे अकसर वहाँ आते रहते थे और उन्होंने मुझसे वायदा 
करा लिया था कि अगली वार जब कल्कत्ता जाऊँगा, तो उनके पास ठहरूँगा। 
उनका नाम व पता है: श्रीयुत खंडेलवाल, ५० हरीश्ष मुकर्जी रोड, कलकत्ता। 


हृदयसे आपका, 


डा० वि० च० राय 
३६, वेलिगटन स्ट्रीट 
कलकत्ता 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५४)की माइकोफिल्मसे । 


१३६. पत्र: डी० के० फड़केको 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
आश्रम, सावरमती 
१० दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला और श्री केलकर रचित लोकमान्यकी जीवनीका आपने जो 
अनुवाद किया है उसके पृष्ठ भी मिल्ले। 
में चाहेंगा कि आप वर्धा आयें और पास ही में कोई जगह किरायेपर ले ले, 
फिर मुझे सुबह भोरसे छेकर रातको ९ बजेतक काम करते देखें और यदि आप पायें 
कि भेरे पास कुछ क्षण भी अवकाशके रहते हें, तो आप उन्हें, अपनी पुस्तक पढ़नेके छिए 
और फिर भूमिका लिखनेके लिए ऊुगवा सकते हे। छेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर 
सकते हैं तो आपको मेरी बातपर यकीन कर लेना चाहिए कि मेरे पास कोई अवकाश 
नहीं है और जो काम मेने पहलेसे ही हाथमें ले रखे हे, उन्हें ही पूरा करनेके लिए 
मुदिकलसे समय मिलता है। इसलिए आप मुझे अवश्य ही क्षमा कर दें। 
हृदयसे आपका, 
श्री डी० के० फड़के 
६, कोचीन स्ट्रीट 
फोर्ट 
बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५५) की माइक्रोफिल्मसे । 


१३७. पत्र : मीराबहनको 
शनिवार [११ दिसम्बर, १९२६ 


चि० मीरा, 
तुम्हारे चारों पत्र मिल गये। दो की पहुँच में पहले ही दे चुका हूँ। 
मेरे खयालसे तुम्हें 'चि०” का अर्थ मालूम है। वह 'चिरंजीवी का संक्षेप है 
और उसका अर्थ है बहुत जीनेवाला । यह आशीर्वाद घरके बड़े लोग छोटोंके नामके 
पहले लगाते हैं। 
मुझे तुम्हारे सारे पत्र पसन्द आये। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुसलमान मित्रके यहाँ 
जानेका जल्दी ही मौका मिल गया। कुमारी ग्रोवरका नाम में बिलकुल ही भूछ गया 
था। मुझे खुशी है कि तुम वहाँ गई। वह एक भली ओर स्नेही लड़की है और 
उसे अपने कामकी छगन है। 
तुम्हें चाहिए कि अपनी दिनचर्या मुझे लिखो और प्रार्थना, अध्ययन तथा भोजन- 
का हार बताओ। लिखो कि तुम क्‍या खाती हो? तुम्हारा पेट कैसा रहता है! 
कितना दूध लेती हो? भोजन कब करती हो? वहाँ मच्छर हें या नहीं? क्या तुम 
नियमसे घूमने जाती हो? कुछ हिन्दी लिखती हो कि नहीं ? क्या कोई तुम्हें पढ़ाता 
है? तुम्हें कौन-कौनसे फल मिलते हे ? 
संशोधित अध्याय मुझे समयपर मिल गया। तुम्हें डाकका समय मालूम कर 
लेना चाहिए, 
में इसी महीनेकी २१ तारीखको वर्धा छोड़ दूँगा। मोतीलालजीका आग्रह है कि 
में गौहाटी जाऊँ। उम्मीद है कि तुम्हें (यंग इंडिया ' की अपनी प्रति नियमित रूपसे 
मिल रही होगी। न मिलती हो तो स्वामीको लिखना, और मृत्युंजयको लिख देना 
कि घ्यान रखें। में मान रहा हूँ कि तुम्हें हिन्दी नवजीवन भी मिल रहा होगा। 
उर्दू छिपि भूल मत जाना। 
अमेरिकी मित्र, दोनों माँ-बेटी, अभी यहीं हें। मेरा खयाल है कि मेंने उनके 
जानेकी बात तुम्हें लिखी थी। बेटी एक महत्त्वकी पाठ्शालामें शिक्षिका है। वे लोग 
कल जा रही हैँ। मेरे कारण जमनाछालजीके यहाँ ४० से ज्यादा मेहमान हे। 
बेचारी जानकी बहन! 
मेरी तन्दुरुत्ती असाधारण तोरपर अच्छी है। सुबह-शाम नियमित व्यायाम 
होता है। 
१. ढाकखानेकी मुहरके अनुसार। 
२. आत्मकथा के अध्याय; देखिए “ पत्र: मौरा बदनकों ”, ६-१२-१९२६ | 
३० जमनाछाल्णीकी पत्नी। 


काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌ ४१५ 


तुँम इस पत्रके छोटे होनेकी शिकायत नहीं कर सकती। 
सस्नेह, 
बापू 


शनिवार 

रोलूँके पत्रके! उस अंशके सही होनेके बारेमें, जो तुमने अब दुरुस्त कर दिया है, 

यकीन नही था। अब पूरी तरह भर्थ समझमें आता है। मूछ पत्र वापस न भेजो। 
अपने कागजोंमें नत्थी कर छेना। 


बापू 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९१) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१३८. काठियावाड़ राजनोतिक परिषद्‌ 


काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्की समितिने परिषद्के आगामी अधिवेशनके' लिए 
श्री अमृतछार ठक्‍्करको अध्यक्ष चुना है; इसके लिए मे समितिको बधाई देता हूँ। 

इस पदके लिए राजनीतिके क्षेत्रमें प्रत्यात अनेक व्यक्तियोंके नाम आये थे लेकिन 
श्री अमृतछाल ठक्करका नाम आनेपर किसीके लिए कहनेको कुछ रह ही नही गया। 
उनके अध्यक्ष चुने जानेके पीछे मुख्य बात, जैसा कि में समझा हूँ, यह थी कि अध्यक्ष 
वह व्यक्ति होना चाहिए जो काठियावाड़का हो, चरित्रवान हो और देशसेवाके रंगमें 
रँगा हुआ हो। इस त्रिविध कसौटीपर श्री अमृतछाल ठक्‍्कर ख़रे उतरे। चरित्रमें 
श्री अमृतछाल ठकक्‍्करसे बढ़कर हो, ऐसा सेवक आज न तो काठियावाड़में मिल सकता 
है, न गुजरातमें और न समस्त हिन्दुस्तानमें ही मिल सकता है। देशके लिए उन्होंने 
जो त्याग किया है वह कदाचित्‌ हम सबसे ज्यादा पुराना है। अपने स्वीकृत 
कार्यके प्रति उनकी एकाग्न निष्ठा उन्हें और देशको शोभान्वित करती है और सेवा- 
परायणतामें उनकी स्पर्धा करना मुह्दिकक है। उन्होंने जिस सेवा क्षेत्रको चुना है 
बह जितना आसान है उतना ही कठित भी है। आसान इसलिए कि जिन जातियों- 
की सेवाका कार्य उन्होंने चुना है उनकी सेवामें रस लेनेवाले व्यक्ति वहुत थोड़े हे और 
इस कारण उन्हें इस सेवाका परिणाम भी तुरन्त मिलता है। कठिन इसलिए है कि 
उस सेवाके कोई ऐसे परिणाम नहीं निकलते जिससे दुनियाकी आँखें चौंधिया उठें। 
फलत: अनुभवहीन छोय वहाँसे भाग खड़े होते है। लेकिन अमृतलछाल ठक्कर ढेढ़ और 
भंगियोंके पुरोहित हुए और फिर इतनेसे ही सन्तुष्ट न रहकर भीलोके सेवक और 
मित्र बने। 

२. देखिए परिशिष्ट २ 

२. यह भषिवेशन पोरन्दरमें मार्च १९२७ में होना था, छेकिन छुआ जनवरी १९२८ में। 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइस 

ऐसा व्यक्ति राजनीतिक परिषद्‌र्में आकर क्या करेगा? यह प्रइन उनका चुनाव 
करनेवाले छोगोंके मनमें तो नहीं उठा छेकिन अमृतछाछ ठक्करके मनमें वह उठा। 
चुनावके लिए उनका नाम आने देनेके लिए उलाहना देते हुए उन्होंने मुझे जो पत्र 
छिखा है उसका सार यह है। (वह पत्र इस समय मेरे सामने नहीं है)। 

यह प्रश्न उनके मनमें उठा, यह बात उनकी शुभ मनःस्थितिकी परिचायक है। 
लेकिन यह तो उन्हें भी ज्ञात है कि राजनीतिक परिषद्‌ इस समय घन्धा ही अन्त्य- 
जादिकी सेवा करनेका कर रही है। कौन कहेगा कि खादीमें वह सेवा नही आती? 
इतना ही नहीं, अपितु अन्त्यजादिके लिए प्रत्यक्ष रूपसे भी परिषदुने इस वर्ष कोई 
कम काम नहीं किया है, और न कम पैसा ही खर्च किया है। इसलिए श्री अमृतछाल 
ठक्करकों जो वस्तु प्रिय है वह इस समय परिषद्‌का कार्य-क्षेत्र ही है। इसके सिवा 
श्री अमृतलाल ठकक्‍्कर तो काठियावाड़में खादी कार्यके जनक रहे हँ। उनके मनमें 
ख़ादीके प्रति उतना प्रेम अथवा उतनी श्रद्धा इस समय भी है या नहीं सो में अवश्य 
नहीं जानता। उसका स्पष्टीकरण वह सहज ही परिषद्के आगे कर सकेंगे। 

रही राजनीतिकी बात, सो मेरे विचारसे आज ऐसी परिषद्के लिए रचनात्मक 
कार्यसे भिन्न कोई दूसरी राजनीति हो ही नहीं सकती। मेंने तो समस्त भारतवर्षके 
लिए ऐसी ही कल्पना की है। यदि तथाकथित राजनीतिको छोड़कर भारतवर्ष 
रचनात्मक कार्यमें तन्‍न्मय हो जाये और अपना काम ठकक्‍कर बापाकी निष्ठासे करे तो 
स्वराज्य हस्तामलछकवत हो जाये। और अगर यह बात भारतवर्षके लिए ठीक है तो 
काठियावाड़के लिए तो में उसे विशेष रूपसे कहँगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
राजनीतिका कोई भी कार्य काठियावाड़में अथवा काठियावाड़से बाहर होना ही नहीं 
चाहिए। जिनसे केवछ राजनीतिका ही काम हो सकता है, जिन्हें रचनात्मक कार्य 
व्यर्थ जान पड़ता है, वे राजनीतिमें अवश्य पड़ेंगे। हम उनका दामन पकड़कर उनके 
पीछे-पीछे चलेंगे। किन्तु यदि हमें उनका काम पसन्द नहीं आया तो हम उन्हें उनकी 
राह जाने देंगे और जब वे देखेंगे कि हममें से कोई उनका अनुकरण नहीं कर रहा 
है तब उनके मनमें अपने मागेंके औचित्यपर शंका उत्पन्न होगी और वे वापस 
लौटेंगें ।-काठियावाड़ परिषदने इस सुवर्ण मार्गको ग्रहण किया है। मुझे उम्मीद है कि 
परिषद्‌ इस मार्गको नहीं छोड़ेगी। में ऐसी एक भी घटनाको नहीं जानता कि जिससे 
परिषद्को ऐसा लगे कि उसे अपना यह मार्ग छोड़ना चाहिए। यदि हम सज्जन बनेंगे, 
जाग्रत, भयमुक्त और एक बनेंगे तो राजा भी सहज ही सज्जन, जाप्रत, प्रेमालु और 
जनताका मित्र बन जायेगा। यह ईह्वरीय नियम कि “आप भल्ता तो जग भला 
लोकोक्ति-मात्र* नहीं अपितु सत्य है। यह जन-युग है; इस युगमें यथा राजा तथा 
प्रजा' की अपेक्षा जैसी प्रजा तैसा राजा” ज्यादा सत्य है। इसीलिए राजनीतिका 
अर्थे है लोगोंमें ऊपरसे छेकर नीचेतक सबके साथ सम्बन्धकी भावना और एकता। 
यह एकता ऐसा रचनात्मक कार्य है जिसमें सबके पारस्परिक सम्बन्धकी आवश्यकता 


१. यहाँ नहीं दिथा गया है। अपने इस पत्रमें ववकरने छिखा था कि वे तो ढेढ़, मंगिषों, भीलों 
भार्दिमें काम करते रहे हैं; ऐस्तो द्वाल्तमें राजनीतिके क्षेत्रसे उनका मेल कोसे बेठेगा। 


अंल्यज सर्वसं्रहँ ४१७ 
होती है। खादी राजाओंसे निःशब्द और नम्ञत्तापूर्वक जो वात कह रही है वह बात 
लम्बे-लम्बे भाषणों और लेखोंसे भी नहीं कही जा सकती। लेकिन खादीका भाषण 
जो जानता है वही सुन सकता है। उस मधुर भाषणको सुननेके लिए कार्यके प्रति 
उत्कट छगन और एकाग्रताकी जरूरत है। अस्पृश्यता-निवारणका मतलरूव है आत्मशुद्धि 
अर्थात्‌ गरीबोंके साथ हादिक ऐक्य। इस शक्तिकी तुलनामें मुझे विधान परिपदोंके 
भाषण निर्जीव माछूम होते हैं। 

लेकिन यह तो मेरे निजी विचार हेँ। उन्हें में काठ्ियावाड़ियों और श्री 
अमृतछाल ठककरकों समपित करता हूँ। इनमें से जो उन्हें अच्छा छगे उसे वे स्वीकार 
करें तथा शेषका त्याग करें। 

मेने भावनगरमें परिषद्से'! राजनीतिक कार्य मुझे सौंपनेके लिए कहा था। 
परिषद्‌नें मुझे वह सौंप दिया। में मानता हूँ कि उसमें परिषद्नें भूल नहीं की। 
किन्तु मुझसे ऐसा कुछ नहीं हो सका है जो में यहाँ वताऊँ। मेंने हार खाई है, 
कुछ निराशा हुईं है, छेकिन मुझे और कोई मार्ग नही सूझा है। मार्ग तो यही था, 
और है । सारे काठियावाड़का प्रतिनिधित्व करनेवाली परिषद्‌ इतना ही कर सकती 
है, वह विनय ही कर सकती है। विभिन्न राज्योंकी जनता अपनी-अपनी जगह कुछ 
विशेष कर सकती है, यह एक अलरूम बात है। अपने-अपने राज्यकी राजनीतिक 
परिस्थितियोसे परिचित उन राज्योंके कार्यकर्ता कुछ कर सकते हैँ और उन्हें करना 
भी चाहिए। राजनीतिक परिषद्‌के कार्येक्षेत्रती मेने जान-बूझकर मर्यादा तय की है। 
इसके बाहर जाना चाहिए अथवा नही, इस बातका विचार हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे 
और यदि वे हमें नया मार्ग बता सकेंगे तो बतायेंगे। 

| गुजरातीसे |] 


नवजीवन, १२-१२-१९२६ 


१३९. अन्त्यज सर्वेसंग्रह 


श्री अमृतलाल ठक्करके अन्त्यज सेवा मण्डलकी ओरसे “ अन्त्यज सर्वसंग्रह ' प्रका- 
शित हुआ है उसे मेने जान-बूझकर “नवजीवन ' में अक्षरज्: प्रकाशित किया है।' मुझे 
आशंका है कि कितने ही पाठक उसे देखकर चिढ़े होंगे ओर कितने ही चिढ़े तो नही 
होंगे लेकिन उन्होंने उसे पढ़ा ही नहीं होगा। इन दोनों वर्गोके पाठकोसे मे आग्रहपूर्वक 
अनुरोध करता हूँ कि वे 'नवजीवन' के पिछले अंकोंको ढूंढकर यह सग्रह पड जायें। 
पढ़नेबवालोंको ही इस चीजकी कुछ कल्पना हो सकेगी कि इस सग्रहके लिए कितनी 
मेहनत हुई है। अकेले आनन्द तताल्लुकेमें ही ८८ गाँवोंकी जाँच हुई है और एक-एक 
गाँवमें सूक््मतासे जाँच करना हो तो उसमें बहुत सारा समय तो छगाना ही पड़ता है। 


१. भावनगरमें परिषदका अधिवेशन १९२७ में हुआ था। 
२, नवम्बर ७, १४, २१, २८ और दिसम्बर ५, १९२६ के अंकोंमें। 
३२-२७ 


९४१८ सेंम्यूण गांधी वाड्मंय 

इस संग्रहमें संकलित तथ्य हिन्दू-धर्मके अनुयाय्रियोंके छिए रज्जाका विषय है। 
संग्रहके पाठक तुरन्त देख सकेंगे कि अन्त्यजोंके प्रति अपने घमंंको हम कितना ज्यादा 
भूल गये हूँ। कोई अपरिचित व्यक्ति भी यह कहेगा कि जहाँ छोगोंकों पानी पीनेकी 
भी पूरी सुविधा नहीं मिक्त सकती, वहाँके छोग घर्मंका कंकहरा भी नही जानते। 

पाठक देखेंगे कि अनेक गाँवोंमें ईसाई पादरी काम कर रहे हें। यह उनके लिए 
जितनी गौरवकी बात है, उतनी हमारे लिए शर्मकी है। आज हम जो अन्त्यज सेवा 
कर रहे हैं वह इस दृष्टिसि भले ही ठीक मानी जा सकती है कि पहले हम इस 
दिशामें कुछ करते ही नहीं थे। लेकिन जबतक एक भी गाँव ऐसा है जहाँ हिन्दू 
धर्मानुयायियोंकी ओरसे कोई अन्त्यज सेवक न हो और जहाँ उनके छिए पानीकी 
व्यवस्था नहीं है, तबतक हमें नीचा देखना ही पड़ेगा। 

इस संग्रह-कार्ययो भाई अमृतलाल ठक्करने भाई परीक्षितछाकूकों' सौंपा था। 
परीक्षित॒लाल विद्यापीठके स्नातक हैें। विद्यापीठके प्रत्येक स्नातकके लिए यह विज्ञाल 
कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। ग्रामसेवा ही सच्ची देशसेवा है क्योंकि हिन्दुस्तान अपने सात 
लाख गाँवोंमें बसा हुआ है। हिन्दुस्तान शहरोंमें नहीं बसता; हमारे ये शहर वो 
यूरोपके शहरोंकी अत्यत्त घटिया आवृत्ति मात्र हैं और जो छोग यह जानते हें कि 
गाँवसेवाका आरम्भ खादी और अन्त्यज सेवासे ही होता है, वे सचमुच इस विषयके 
मर्मको जान यये हैं। 

| गृजरातीसे | 
नवजीवन, १२-१२०१९२६ 


१४०. पत्र : हरिइच्छाको 


वर्धा 
मार्गशीर्षे सुदी ७, १९८३ [१२ दिसम्बर, १९२६] 
चि० हरिइच्छा, 

मेने तुम्हारे इस रास-गीतको सहेज कर तो रखा ही था। पहुँच की खबर देना। 
आशा है कि तुमने अपना हिन्दीका अभ्यास जारी रखा होगा और प्रार्थनामें निय- 
मित रूपसे शामिल होती होगी। चन्दन आदिकी तबीयत अच्छी हो गईं होगी ? सब 

बहनें कातती तो हैं न! 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४९०९) से । 
सौजन्य : हरिइदच्छा कामदार 


१. परीक्षितछाल मजमूदार, जिन्दोंने बादमें अनेक वर्षोतक गुजरात इरिजन सेवक संघंके अध्यक्ष पदपर 
काप किया । 


१४१. पन्न: कार थीमकोौ 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
आश्रम, सावरमती 
१३ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। आपके प्रश्नोंके जवाब इस प्रकार हे: 


(१) हिन्दू-मुस्लिम प्रइन हल करनेके प्रयत्न अभीतक सफल नही हो सके हे । 
इस भामलेमें समय छग्रेगा। 

(२) में ब्रिटिश सरकारसे सहयोग करनेकी किसी भी योजनाका तबतक अनु- 
मोदन नही कर सकता जबतक कि झासन-प्रणालीमें पर्याप्त परिवर्तन नहीं हो जाता; 
अर्थात्‌ जबतक सैनिक व्ययमें भारतके लाभको ध्यानमें रखकर काफी कमी नही 
की जाती, सारे विदेशी कपड्रेपर निषेघात्मक महसूल नहीं छगा दिया जाता और 
मद्यका निषेध घोषित नहीं कर दिया जाता। आपको भेजनेके लिए मेरे पास कोई 
चुनिदा सामग्री नहीं है, लेकिन इन मुद्दोंपर आप सारी जानकारी यंग इंडिया के 
पृष्ठोंमें से इकट्ठा कर सकते हे। उसके मुख्य लेख अब पुस्तकके रूपमें उपलब्ध हैं। 
पुस्तक आप श्री एस० गरणेशन, २९ पाइक्रॉपंट्स रोड, ट्रिपलछीकेन, मद्राससे प्राप्त कर 
सकते हें। 

हृदयसे आपका, 


डा० काले थीम 
लीपज़िग 
जमंनी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १२३१९) की फोटो-तकलसे । 


१४२. पत्र : विधांनचर्नं रायको 


[ पत्रोत्तरका पता: ] 
आश्रम, साबरमती 
१३ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 

इस पत्रके साथ जो पत्र आपको भेज रहा हूँ, वह मेरे पास बहुत समयसे ऐसे 
कुछ कागजातोंमें दबकर, जिनपर में उस समय ध्यान नहीं दे पा रहा था, पड़ा 
रह गया था। अब चूँकि इन बकाया कामोंकों निप्टानेके लिए मेरे पास कुछ समय 
बच जाता है, इस पत्रपर मेरी निगाह पड़ी। में इसे भेज रहा हूँ ताकि आप इसपर 

जो कहना चाहते हों, कह सकें। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५०) की माइक्रोफिल्मसे | 


१४३. पत्र: धीरेनकों 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
आश्रम, साबरमती 
१३ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय धीरेन, 
तुम्हारा ९ तारीखका पत्र मेरे पास कुछ समयसे पड़ा रहा है। छेकित कामका 
बोझ इतना अधिक रहा है कि मेरा बहुत-सा पत्र-व्यवहार बकाया पड़ा रह गया है। 
में जानता हूँ कि तुम्हारे पत्रका जवाब रुका नहीं रहना चाहिए था। छेकिन यकीन 
करो कि इधर हालमें मुझे एक क्षणका भी अवकाश नहीं रहता था और मुझे मजबूरन्‌ 
ऐसे कई काम टालने पड़ते थे जिन्हें में अन्यथा व टारूता। 
मुझे उमिला देवीसे मालूम हुआ है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है और 
तुम अपनेको काममें लगाये रखते हो। मुझे आश्या है कि तुमने कताईमें भी काफी 
प्रगति कर ली होगी। में चाहता हूँ कि यदि अनुमति मिल जाये तो तुम वहाँ रुई 
धुनना भी सीख छो। यदि तुमने धुनाईकी क्रियाकों देखा भी हो तो बिना किसी 
शिक्षकके तुम उसे सीख ले सकते हो। 
अब रहा तुम्हारा प्रइन | मेरी रायमें किसी बेगुनाह कैदीको भूखा रहनेकी जरूरत 
नहीं है; जिसने उसे कैद कर रखा है यदि अपने उस संरक्षकसे वह गुजर-बसरके 
लिए पैसा स्वीकार करता है तो इससे उसकी प्रतिष्ठा नहीं घटती। छेकिन में यह 


पत्र : एस० के० जैनको ४२१ 


जरूर भानता हूँ कि उसे, जितनेसे गुजारा हो जायें उतनेंसे ज्यादा पैसा नही छेना 
चाहिए। लेकिन यदि उसके संरक्षक उसको इतना देते हों कि वह उसमें से उन 
लोगोंका पालन-पोपण भी कर सकता हो जो उसपर निर्भर है, तो उसे न अपने 
ख्चेमें इतनी काट-कसर करनी चाहिए कि उसके स्वास्थ्यकों हानि पहुँचे और न ऐसा 
कुछ करना चाहिए कि उसके सम्बन्धियोंकों भूखा रहना पड़े। इस तरह कितना पैसा 
लिया जाये इसका फैसला आखिरकार तो हर व्यक्तिको स्वयं ही करना होगा। लेकिन 
गरुजारेके लिए रकम लेनेके औचित्यके वारेमें मुझं किसी तरहका कोई सन्देह नही है। 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्रीयुत घीरेन 
द्वारा सुपरिटेडंट 
सेन्ट्रल जेल 
मिदनापुर (बंगाल) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५१) की फोटो-नकलसे । 


१४४, पन्न: एस० के० जेनको 


[ पन्नोत्तरका पता : ] 
आश्रम, सावरमती 
१३ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पिछली ३ अक्तूबरका पत्र समयाभावके कारण मेरे पास पड़ा रहा कौर 
में उसपर ध्यान नहीं दे सका। यदि वह नवयुवक अपने जीवनके सम्बन्धर्मे सारा व्यौरा 
देते हुए मुझसे पत्र-व्यवहार करेगा और मुझे बतायेगा कि किसी काममें नियुक्त किये 
जानेसे पहले छः महीनेतक वह सत्याग्रह-आश्रममें अनुशासन पालन करते हुए रहनेको 
तैयार है, तो फिर में देखूँगा कि क्या-कुछ किया जा सकता है। सच तो यह है कि 
चरित्रवान और योग्य हों तो चाहे जितने नौजवानोंको जगह देनेमें कोई कठिनाई नही है। 
से इस २० तारीखतक वर्घामें हेँ, उसके वाद अच्छा होगा कि आप अपना पत्र 
मेरे स्थायी पतेपर भेजें। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एस० के० जैन 
१५, नागजी बंगलोज़ 
माटुंगा, जी० आई० पी० 
बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एत० १९७५२ ) की माइक्रोफिल्मसे | 


१४५७. पन्न : ता० ना० नेथानीकों 


[ पत्रोत्तरका पता : ] 
आश्रम, साबरमती 
१३ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। मुझे उक्त स्वामीजी या उस घटनाके बारेमें कोई बात 
याद नहीं पड़ती। लेकिन यह तो सम्भव है कि यदि वे आश्रममें आये हों तो मेने 
उनसे पूछा हो कि क्‍या वे चरखा कातते हेँ। लेकिन मेरे लिए उनकी तरफसे अपनी 
पीठ घुमा लेना मुमकिन नहीं है। में उस समय काममें व्यस्त ही रहा होऊँगा। 
आजकल में समय बचानेके खयालसे मिलनेवालोंसे सूत कातते समय मुलाकात करता 
हँ। में उनसे बात करता जाता हूँ और साथ ही कातता भी रहता हूँ। 
कुछ चित्रोंमें मुझे भगवान्‌ क्ृष्णके रूपमें प्रस्तुत किये जानेकी एक शिकायत 
मिलनेकी बात मुझे बखूबी याद है; और यह भी याद है कि मेंने उसके खिलाफ 
जोरदार शब्दोंमें लिखा था। लेकिन इस मामलेमें मेने कितनी पंक्तियाँ लिखी थीं 
सो तो याद नहीं है। में नहीं समझता कि किसी छेखके प्रभावका मूल्यांकन उसकी 
लम्बाईसे किया जाना चाहिए। 
अबतक मेरे पास कोई भी ऐसा महात्मा नहीं आया जिसे में एकदम अपना 
गुर कह उठता। 


हृदयसे आपका, 


ताराचन्द नानकराम नैथानी 
हलानी (द्वारा) मेहराबपुर 
उ० प० रेलवे 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १९७५३) की फोटो-नकलसे । 


१४६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको 


वर्घा 
सोमवार [ १३ दिसम्बर, १९२६]' 
सुज्ञ भाईश्री, 

यह तो आप जानते ही हें कि चि० मथुरादास आपके पंचगनीके वंगलेमें रह 
रहा है, अभीतक उसने उसका कोई भाड़ा नहीं दिया है। कुछ-न-कुछ भाड़ा अवश्य 
दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा तथा उसका आग्रह है। सीजन ' के समय बंगला 
खाली कर देनेके लिए मेन्रे उससे कहा है, इसलिए फरवरीके अन्ततक बंगला खाली 
कर देनेकी तैयारी चल रही है। तो, में चाहँगा कि आप भाड़ेके सम्बन्धमें मुझे 

अवश्य लिखें। स्वास्थ्यके बारेमें भी लिखिएगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३२०८) की फोटो-नकछसे | 
सोजन्य : महेश पद्टणी 


१४७. पत्र: आश्रसकी बहनोंको 


वर्घा 
मार्गेशीर्ष सुदी ११, १९८३, १३ दिसम्बर, १९२६ 


बहनो, 

आज भी चाइता करके तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ । ठीक ६ बजकर ५० मिनट 
हुए हें, यानी तुम्हारी प्रार्थनाका वक्‍त हो गया। और सब भूल जायें, पर यह न 
भूलें । इसमें परस्पर एक-दुसरेका और सबका ईश्वरके साथ सहयोग है। यह सच्चा 
स्नान है। जैसे शरीर बिता घोये मलिन होता है वैसे ही हृदयको प्रार्थना द्वारा धोये 
बिना स्वभावतः स्वच्छ आत्मा मलिन दिखाई देती है। इसलिए इस वस्तुको कभी 
न छोड़ना । सुबहके चार बजे सबके बीच सहयोगका मौका है, मगर उस प्रार्थनामें 
तमाम बहनें आनेमें असमर्थ होती हे। सात बजेकी प्रार्थनामें बहनों-बहनोंके बीच 
सहयोगका मौका है। उसमें सब आ सकती हे। बहनोंके वीचका सहयोग अति आव- 
इ्यक है। 

यहाँ दो अमेरिकी स्त्रियाँ, जो वहाँ एक दिन रह चुकी है, आई थी। तीन दिन 
रहकर कल गईं। वे माँ-वेटी हे! लड़की कुमारी है। वहु पच्चीस वर्षकी है और 


१, डाककी मुहरसे । 


४२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पाँच सौ लड़कियोंके महाविद्याल्यमें एक ऊँची श्रेणीकी शिक्षिका है। दुनियामें मीति- 
शिक्षण किस ढंगसे दिया जाता है, यह देखनेके लिए उसके आचार्यने उसे भेजा है। 
उसकी माँ उस कुमारीके अभिमावकके रूपमें साथ रहती है। दोनों सारी दूनियामें निर्भ- 
यतासे घूम रही हैं। ऐसी निर्भभता और उस बहनके जैसी सेवानिष्ठा हममें आ जाये 
तो कितना अच्छा हो ? 

मीराबहनका जीवन तो सब बहनोंके लिए विचार करने योग्य बन गया है। 
उसके हिन्दी पत्र वहाँ आते होंगे। मेरे नाम जो पत्र आते हे, उनसे में देखता हूँ कि उसने 
अपनी सरलता ओर प्रेमपूर्ण स्वभावसे गुरुकुछकी बालाओंके मन हर लिये हैँ। वह छड़- 
कियोंमें खूब घुछमिल गई है और उन्हें पींजना-कातना अच्छी तरह सिखा रही है। 
अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देती। इस निष्ठा, इस त्याग और इस पवि- 
त्रताकी आशा में तुम बहनोंसे रखता हूँ । तुम कुशल बनकर और पवित्र जीवन बिताकर 
सारे भारतवषंमें फेल जाओ, क्या यह आशा तुम्हारी शक्तिसे ज्यादा है? में प्रतिक्षण 
सत्री-सेत्रिकाओंकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। त्यागी पुरुष देखनेमें आते हैँ। लेकिन 
त्यागी स्त्रिया बाहर आकर काम करती दिखाई नहीं देतीं। स्त्री तो त्यागकी मूर्ति 
है। मगर इस समय उसका त्याग कुटुम्बमें समा जाता है। जो त्याग वह कुटुम्बकी 
खातिर करती है, उससे भी ज्यादा वह देशके लिए क्‍यों न करे? अन्तमें तो जो 
घरंपरायण बनेगी, वह विश्वके लिए अवश्य त्याग करेगी। मगर [विश्वकी सेवामें | 
देश पहली सीढ़ी है। और जब देशहित विश्वहितका विरोधी न हो, तब देशहित-सेवा 
हमें मोक्षकी तरफ ले जानेवाली बन सकती है। 

यह विचार सब बहनें करने लगें, यही इस सप्ताहकी माँग है। 

चूँकि वहाँ मणिबहन' नहीं होगी, इसलिए यह पत्र तारा बहनकों' भेज रहा 
हैँ। मगर में चाहता हूँ कि तुम अपनेमें से एक प्रमुल मुकरर कर लो। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३२) की फोटो-तकलसे । 


१, वृल्छमभाई पंटेलकी पुत्री। 
२. रमणीकछाल मोदीकी पत्नी! 


१४८. पतन्न: एक मिन्नको' 


वर्षा 
१५ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मुझे अभी-अभी दिया गया है। में आपके छात्रावासमें अहिसाके 
विषयपर बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे छगता है कि २१ तारीखको मेरे पास 
बिलकुल समय नहीं होगा; क्योंकि में नागपुरमें केवल कुछ ही घंटे रहेंगा। और इस 
तारीख़के पहले में वर्षा नहीं छोड़ सकता। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५०५) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : श्रीमती' लम्सडेन 


१४९. हिमालयके शिखरोंसे 


एक मित्र, जो अबतक भारतके मैदानोंमें रहे हें और अब कार्यवश सैरु-सपाटे- 
के लिए हिमालयमें गये हुए हे, उसकी बर्फीली शृंखछाओंकी प्रशंसामें डूब गये हे। 
उन्होंने मुझे निम्न उद्धरण भेजा है: 
संसारके कोलाहलसे दुर, अत्यधिक अन्तराल और शीतके कारण भयंकर, 
फिर भी अकथनोय रूपसे सुन्दर तथा गम्भीर नौरवतामें संसारसे ऊपर मस्तक 
उठाये खड़े हिमालयके इन शिलरोंको काहेकी उपमा दें? कह सकते हैं, वह 
विभूति रमाये हुए ध्यानमें सग्न, मौन और अकेले बेठे हुए किसी महान्‌ योगीकी 
तरह है। वह स्वयं देवोंके बेव महादेव-शिवके समान है। 
और  अन्तमें उन्होंने होम्स द्वारा दी गई 'नीरबताको श्रद्धांजलि” उद्धृत की है: 
सुष्टिफी सराहनाके लिए सच्ची भाषा मौन ही है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-१२-१९२६ 


३, मित्रका नाम छात नहीं है। 


१५०. दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति 


प्रिदोरियासे श्री एन्ड्यूजने निम्न तार दिया है: 

डच चर्चने प्रार्थना दिवसका समर्थन किया है। हर्दजोग १७ तारीखकों प्रतिनिधि- 

सण्डलसे ' मिलेंगे । फिर अवकाझ लेंगे। पहली बंठक २० तारीखको है। 

इस मुश्किक भसलेके न्याययुक्त हलके लिए उपयुक्त वायुमण्डल तैयार 
करनेकी दिशामें, डच लोगोंके रिफॉम्ड चर्चका उक्त समर्थन एक बड़ी बात है। दक्षिण 
आफ़िकामें डच चर्च एक बड़ी ही रूढ़िवादी संस्था है। हिन्दुस्तानियोंके सवाल, या 
दक्षिण आफ्रिकार्में जिसे रंगका सवाल कहते हूँ, उसके विषयमें उनका दृष्टिकोण शायद 
ही कभी उदार रहा हो। १७ तारीखको जनरल ह्ंजोग द्वारा प्रतिनिधियोंका किया 
जानेवाला थह स्वागत, सम्मेछ्त और सम्मेलन जिन विषयोंपर विचार करेगा, उन 
विषयोंके जबद॑स्त महत्त्वको स्वीकार करनेकी दिशामें पहला कदम है। 

मुझे आशा है कि इस धुनके पक्के अंग्रेज, एन्ड्रयूज को इस महान्‌ काममें 
हिन्दुस्तानी जनता पूरे दिलसे मदद देगी। कोई कहना चाहे तो हल्के भावसे कह 
सकता है कि प्रार्थना करनेमें तो कुछ खर्च होता नहीं, और प्रेसवाले छाप देंगे कि 
प्रतिनिधिमण्डलकी सफलताके लिए फर्लाँ-फलाँ जगहपर प्रार्थना की गई। मगर सच- 
मृच श्री एन्ड्रयूजने हमसे जो कुछ करनेको कहा है वह सर्वाधिक कठिन काम 
है। अपना घन कोई खुशीसे या नाखुशीसे या दिखावेके छिए भी दे सकता है। किसी 
भी बातसे हम मौखिक सहमति प्रकट कर सकते हें। मगर हादिक सहयोग तो अनि- 
च्छापू्वक या दिखावेके लिए हो ही नहीं सकता। और श्री एन्ड्रयूज हमसे हादिक 
सहयोग माँगते हैं; क्योंकि हृदयकी तीत्र भावता ही प्रार्थना है। हम अपने भाव मुखसे 
प्रकट कर सकते हे, अपने खास कमरेमें या स्वंसाधघारणके आगे भी प्रकट कर सकते 
हैँ, मगर भावना सच्ची है तो उसे हमारे हृदयके भीतरसे निककना चाहिए। इसलिए 
जिनसे हो सके, यानी जिन्हें दक्षिण आफ़्रिकाके हिन्दुस्तानियोंके आन्दोलनमें विश्वास है, 
ईद्वरमें विश्वास है, और इसलिए प्रार्थनामें भी विश्वास है, वे १९ तारीखको दक्षिण 
आफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंसे हादिक सहयोग करनेके लिए कुछ समय निकालें और 
सम्मेलनकी कार्यवाहीकी सफलरूताके लिए ईव्वरका आशीर्वाद माँगें। 

अगर आज भी हिन्दुस्तानमें कोई है जो यह न जानता हो कि दक्षिण आक्रिकार्में 
हिन्दुस्तानियोंका आन्दोलन किसलिए है तो वह जान छे कि दक्षिण आफ्िकाममें 
हिन्दुस्तानियोंकी हस्ती ही खतरेमें पड़ी हुई है। खासतौरसे जानने योग्य बात यह है 
कि वह एशियाई विधेयक जो दक्षिण आफ्रिका-संघ संसदकी पिछली बैठकमें स्थगित 
कर दिया गया था, और जो इस सम्मेलनका एक विचारणीय विषय होगा, इस 


१, भारतीय प्रतिनिषिमण्डल्के सदस्य, जो दक्षिण भाफ़िकाके भारतीयोंकी समस्याओंपर दक्षिण 
आफ़रिक्री सरकारते बात करनेके छिए दक्षिण भाफ़िका जा रहे ये। 


टिप्पणी ४२७ 


प्रकारका विधेयक है कि उसके छाग्र हो जानेपर एक भी स्वाभिमानी हिन्दुस्तानीका 
दक्षिण आफ्रिकामें रहना असम्भव हो जायेगा। दक्षिण आकफ्िकाममें हिन्दुस्तानियोकी 
कानूनी स्थितिका जिन्हें पता नही है उन्हें मालूम होना चाहिए कि दक्षिण आफिकामें 
कही भी उन्हें लगभग कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वे ऑरेंजिया 
प्रान्वमें घरेल नौकरके सिवाय किसी और हैसियतसे नहीं रह सकते। कई जगहोंमें 
उन्हें जमीनकी मालिकी नहीं मिल सकती। सारे दक्षिण आकफ़्रिकामें भारतीयोके 
व्यापारिक अधिकार बहुत कम कर दिये गये हे। व्यापारिक अधिकारोंसे सम्बन्धित 
मौजूदा कानूनको भारतीयोके विरुद्ध दिनोंदिन कड़ाईसे छागू किया जा रहा है-- उन 
भारतीयोंके विरुद्ध भी जिनके पास बहुत लम्बे अरसेसे व्यापारके छाइसेंस हैँ। उनके 
विरुद्ध खड़ी की गई सामाजिक बाघाओ और उनके कारण यात्राकी स्वतन्त्रतामें पड़ने- 
वाली कठिनाइयों आदिका तो में जिक्र ही नही करता। उनको अपने वच्चोंकी थिक्षा- 
की बरायनाम भी कोई सहूलियत प्राप्त नहीं है। अभी जैसी स्थिति है वही काफी 
बुरी है। अगर एशियाई विधेयक पास हो गया तो उससे रही-सही कसर भी पूरी 
हो जायेगी। भारतीय प्रवासियोंकों न्यूनतम न्याय दिलाने और स्थितिको वर्दाश्त लायक 
बनानेके लिए बड़ी कठिनाइयोंके बाद यह सम्मेलन कराया जा सका है। और एन्ड्रयूज 
इसी प्रयत्वनकी सफलताके छिए १९ तारीखको भगवानूसे प्रार्थेना करनेको कहते हें। 
जिन लोगोंको विश्वास हो, वे नमन भावसे इसमें अपना हादिक सहयोग दें। 

| बंगरेजीसे 

यंग इंडिया, १६-१२-१९२६ 


१०१. टिप्पणी 


समुद्ध भारत 
विदेश व्यापार-मन्‍्त्री श्री ए० एम० सैमुअछ द्वारा छिकन चेम्बर ऑफ कामसंके 
सम्मुख दिये गये भाषणकी रिपोर्ट इस प्रकार है: 

भारत हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। वह हर साल हमसे ९,००,००,००० 

पौंडका साल, अधिकांतर्मं बढ़िया किस्मका ऐसा तेयार माल, खरीदता है जिसमें 

अंग्रेजोंकी काफी मेहनत छूगी होती है। इसलिए भारतके साथ व्यापारकी 

किसी भी प्रकारकों वृद्धि अभिनन्‍्दनोय होगी, क्योंकि अधिक लोगोंको रोजगार 

देकर हम वर्तमान सरकारकी मुख्य नौतिका पालन कर रहे होंगे। वह नीति 
है बरोजगारोंकी संख्या घटाना। 

भारत हमसे काफी तादाद लोहे और इस्पातकी चोजें, तथा रेलबेका 

सामान खरीदता है। वह समृद्ध देश है और उसके पास दइसरे देश्षोंका 

साल खरीदनके लिए काफी रकम है। वह तो इतना ही चाहता है कि दरें 

अनुकल हों! उसको साथ बहुत ऊँची है; बाजारमें केवक इंग्लेडकी सास 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ही। उससे अधिक है। छिकन जिलेकी कई फर्में हें जिन्होंने पूरे साज-सामानके 
साथ अपने विक्रम और तकनीकी संगठन भारतमें खोल रखें हे। किन्तु 
भारतके सरकारी प्रतिनिधि चाहते हें कि ये फर्म वहाँ अपने कुशल तकनीकी 
प्रतिनिधि रखें जो मौकेपर जाकर सलाह या सहायता दे सकें। बहुत पेचीछे 
कलपुजोंकी बिक्रीके लिए तकनीकी सलाहकारोंकी सहायताकी जरूरत पड़ती है। 
बचनवालेके पास हर समय एक ऐसा तकनीकी सलाहकार होना चाहिए 
जो व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ानेमें उसको मदद कर सके। इसलिए यह जरूरी है 
कि बिक्रीके लिए रखी गई या बेची गईं मशौनोंके विषयमें भारतके खरीदसे- 
वाले इन्जोनियरोंको विस्तृत जानकारी देनके लिए जानकार ब्रिटिश प्रतिनिधि 
उनके साथ सम्पर्क रखें। भारत जो भज्नीनें बाहरसे मेंगाता है उसमें ८० प्रतिशत 
सज्ीनें अब भी हमारी ही होती हें और अधिकांश ब्रिटिश फर्मोके खास अपने 
प्रतिनिधि भारतमें मौजूद हें मगर मुझे ऐसे खरीदनेबाले भी मिले हे जिन्हें 
यह श्ञिकायत थी कि उन्हें ब्रिटिश विशेषज्ञोंसे वांछित सहायता प्राप्त नहीं 
हुई। उनकी एक शिकायत यह भी थी कि भारतमें हम मालका काफी स्टाक 
तथा मशीनी पुर्जे नहीं रखते। 
भारतमे क्रृषि यंत्रोंकी बिक्रोके सम्बन्ध मुझे मालूम है कि ब्रिटिश 
फर्मोन इस बाजारके विकासके लिए काफी कष्ठ और खर्च उठाये हें, किन्तु 
उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिलौ। खेर, भारत सरकार अपने किसानोंको 
सहायता देनका भरसक प्रयत्न कर रही है, और इस़का एक सबसे अच्छा 
उपाय है फिसानोंक हाथमें अच्छे औजार देना। भारतमें कृषि और सहकारी 
ऋण विभाग इस उद्देश्यसे खोले जा रहे हें कि वहाँ छोग आधुनिक ओऔजारों- 
का इस्तेमाल करना और उनकी मरम्मत करना सीखें तथा उतर बौजारोंको 
खरीदनेमं ये विभाग लोगोंकी सहायता करें। 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि श्री सैमुअलछ॒का यह विद्वास ही है कि हम समृद्ध 
हैं और अगर हम कृषि सम्बन्धी और दूसरे प्रकारकी वे सारी मशीनें, जो इंग्लेड 
तैयार कर सकता है, खरीदें और वहाँके विशेषज्ञोंसे काम लें तो हम और समृद्ध 
होंगे। मगर ये दोनों बातें हम लछोगोंकों सत्यसे काफी दूर जान पड़ती हैं। हम जानते 
हैं कि भारत समृद्ध नहीं है; वह दिनोंदिन निर्धम होता जा रहा है। हममे से कुछ 
छोग यह भी जानते हें कि इंग्लेंड या किसी भी दूसरे देशसे अन्धाघुल्ध मशीने 
मेंगाने और कुशल विशेषज्ञ बुलानेसे गरीबीका यह मसला हल नहीं होगा। जैसा कि 
भोखलेने कई साल पहले कहा था कि इस प्रकार बाहरसे माल मेँगानेसे हमारा अपना 
विकास रुकता है।हम अधिकाधिक गुलाम बनते जाते हेँ। हमें जरूरत है अपने हाथ- 
पैरोंस काम करनेकी शक्तिमें आवश्यक तकनीकी दक्षता जोड़नेकी, ताकि हम स्वर 
अपनी जरूरतोंके लायक यन्त्र बना सकें। बिना सोचे-विचारे पदिचमकी नकल करनेंका 
फल होगा, सभी प्रकारके उद्यम और योग्यताओंपर पानी फेरना। उसके फलस्वरूप 


पंत्र : शिवाभाई पटेलको ४२९ 
सौमान्य सुखी जीवन बितानेकी हमारी क्षमता भी जाती रहेगी। शाही कृषि आयोग 
जैसे आयोगोंके उद्देश्यके सम्बन्धर्मे जो सन्देह उत्पन्न होते है और जिसकी चर्चा इन 
पृष्ठोंमं हालमें ही की गई थी,' वे ऐसे ही भाषणोंसे उत्पन्न होते हें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-१२-१९२६ 


१५२. खादी प्रतिष्ठान 


पिछले सप्ताह मेने पंजाबमें खादीकी प्रगयतिपर एक विस्तृत रिपोर्टका सारांश 

छापा था। इस बार खादी प्रतिष्ठानकी वैसी ही रिपोर्ट नीचे देता हूँ। इसमें “बैलेंस 
शीट छोड़ दी है, क्योंकि पाठकोंकी जिनमें दिलचस्पी हो सकती है प्रायः ऐसी सभी 
बातें रिपोर्टमं ही आ गई हें। जो विवरण प्रकाशित किये जाते हूँ, खादी कार्यकर्ता 
इन्हें जरा ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें जिससे वे भिन्न-भिन्न प्रान्तोंगं अपनाये गये कामके 
तरीकोंकी तुलना कर सकें। पाठक देखेंगे कि ' मैजिक लेन्टर्न के जरिये खादीका प्रचार 
करना खादी प्रतिष्ठानकी एक विशेषता है। अब भारतके दूसरे प्रान्त भी इसे शुरू कर 
रहे हें। प्रतिष्ठानकी एक और विशेषता है उसका तकनीकी विभाग। बहुत मुहिकलोके 
बाद खादी प्रतिष्ठानकों अपनी एक भुकम्मिल जगह मिल सकी है, जहाँ खादीकी 
रंगाई और धुराईके प्रयोग बड़े पैमानेपर किये जाते है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-१२-१९२६ 


१५३ पत्र : शिवाभाई पढठेलक़ों 


वर्धा 
बृहस्पतिवार, १६ दिसम्बर, १९२६ 
भाई छिवाभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। 
तुम्हें घबरानेकी कोई बात नहीं है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर में इसे अवश्य ब्नत- 
भंग ही कहुँगा लेकिन उसके लिए मनुष्य बहुत कम उत्तरदायी है। जो-कुछ हुआ 
वह तुमने जान-बूझकर या इच्छापूर्वक तो किया नहीं है; इसलिए कोई भारी प्राय- 
दिचत्तकी आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिन तुम्हें स्वप्नदोष हो उस दिन हल्की 
खुराक खाओ अथवा एक समयका खाना छोड़ दो। अथवा ऐसा मालूम होनेपर कि 


१. देखिए “ स्प्पिणियाँ”, १८-११-१९२६ का उपश्ीषेक “वषा यद सन्देद्वातिरेक है ??। 
२. देखिए “ पंजाबमें खादी ”, ९-१२-१९२६ | 
३. पर्देपर तस्वीरें दिखानेवाला यंत्र! 


४३० सम्पूर्ण गांघी वाइ्मय 
स्वप्नदोष हुआ हैं, उठकर कटि-स्तान करो। यदि तुमसे ऐसा न हो सके तौ अजुद्ध 
भागकों साफकर रामनाम जपो। इतनी सफाई भी पूरा प्रायश्चित्त है। क्या करना 
चाहिए, यह बात हमारी उस समयकी मानसिक वृत्तिपर निर्मर करती है। इतनी 
शुद्धि करनेके बाद जो-कुछ हुआ उसके लिए दुखी नहीं होता चाहिए, उसपर विचार 
नहीं करते रहना चाहिए। खानेमें, पढ़नेमें, विचार करनेमें अथवा संग करनेमें यदि 
हमसे कोई भूछ हो गई हो तो उसे दुबारा नहीं करना चाहिए। बिना इरादा किये 
होनेवाले स्वप्नदोषसे तो केवछ निविकार मनुष्य ही अदूट प्रयत्न करनेसे बच सकता है। 
रातका भोजन और अल्लम-गल्लम खाना छोड़ देना चाहिए, स्वादके लिए कुछ 
नहीं छेना चाहिए। जिसे खाये बिना काम ही' नही चछे उससे प्राप्त स्वादसे ही सनन्‍्तोष 
रखना चाहिए। 


बापूके आश्ञीर्वाद 


[ पुनरच : ] 
तुम्हारे भाईका अभी कोई समाचार नही मिला। 
[इस पत्रकों ] दुबारा नहीं देखा है। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ९४९१) की फोटो-नकलसे । 


१५४. पन्न : हरदयारू नागको 


[१७ दिसम्बर, १९२६ |! 
प्रिय मित्र, ; 
आपका पत्र' मिला जिसे पाकर मुझे बड़ी खुशी हुईं। में नहीं जानता कि 
गौहाटीमें में क्या करूँगा। में तो जैसा मेरी अन्तरात्मा कहेगी, वसा ही करूँगा। 

निरचय ही चरखा बंगालमें खतम नहीं हो रहा है। शायद चाँदपुरमें ऐसा 
हो रहा हो। बंगारूमें खहरका उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और उसकी बिक्री भी। 
यदि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं निदचय ही ऐसा 
नहीं समझता कि आपको गौहाटी आनेके लिए कष्ट देना मुनासिब है। में वहाँ 
जो भी कुछ करूँगा, वह निःसन्देह आस जनताकी जानकारीमें आयेगा। लेकिन मेने 
सभी असहयोगियोंको बता दिया है कि वे कोई ऐसी आशा लेकर गौहाटी न आयें 
कि वहाँ आतिशबाजीका कोई तमाशा होगा। यहाँतक कि वे खह्दरके सिवा किसी 
असहयोग कार्यक्रमपर भी विचार किये जानेकी आशा न करें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
फॉरवर्ड, २४-१२-१९२६ 


२. साथन-सूश्तके अनुसार । 
२. पत्र-छेखकने गौहाटी कांग्रेस-अधिवेशनमें गांवीणीका कार्यक्रम जानना चाद्दा था। 


१५५. पत्र: सेम हिगिनबॉटमको 


[ पत्रोत्तरका पता. ] 
आश्रम सावरमती, 
१७ दिसम्बर, १९२६ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। यह तो जाहिर है कि [ हृदयस्थ ] विचारोंसे जो प्रभाव उत्पन्न 
होता है वह शायद बोले गये शब्दोंसे भी अधिक शक्तिशाली होता है। आपने मेरे 
बारेमें जितना अधिक सोचा है, उसके लिए में आपको बहुत-बहुत घन्यवाद देता हूँ। 
किन्तु मेने भी आपके बारेमें कम नहीं सोचा है और मेने कितने ही लछोगोसे आपके 
तथा आपके कार्योके बारेमें चर्चा की है। 
में नही समझता कि निकट भविष्यमें मेरे इलाहाबादसे होकर गुजरनेका कोई 
मौका निकलनेकी सम्भावना है। मेरे सामने एक हरम्बे दौरेका कार्यक्रम पड़ा है। फिर 
भी फरवरीके अन्तमें मेरे आश्रममें रहनेकी सम्भावना है। उस समय यदि आप वहाँ 
पहुँचकर एक-दो दिन गुजार सकें, तो हम शान्तिसे कुछ समय साथ-साथ बिता सकते 
हैं। तब आप आश्रमकी गतिविधियोंकों देख सकेंगे और हम जो कृषिकार्य कर रहे 
हैँ, उसमें आपकी मूल्यवान्‌ सछाहका छाभ भी हमें मिल सकेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री सैम हिग्रिनबॉटम 
इलाहाबाद कृषि संस्थान 
इलाहाबाद 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ८९३५) की फोटो-नकलसे | 


१५६. सन्देश : वर्धाकी सार्वजनिक सभाकों' 


१९ दिसम्बर, १९२६ 
मुझे खुशी है कि आप लोग उस सज्जन पुरुष, एन्ड्रयूजजी अपीलूपर एक 
प्रार्थना-सभा कर रहे हें। दक्षिण आफ्रिकार्में जो समस्या है वह है अस्पृश्यता-निवारण 
की समस्या। दक्षिण आफ़िकाममें अब जो परिषद्‌ बुछाई जा रही है, उसके कार्योका 
केवल भारतीयोंपर ही नहीं, बल्कि सभी एशियाइयों, नीग्रो तथा अन्य छोगोंपर भी 
दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हमें ईइवरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह परिषद्के सदस्योंमें 
विवेक-बुद्धि जाग्रत करे और वहाँ त्याय किया जा सके। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, २२-१२-१९२६ 


१५७. पन्न ः मीराबहनकों 
१९ दिसम्बर, १९२६ 
चि० भीरा, 
तुम्हारे सुखदाई पत्र बराबर मिलते रहे हें। अभी तो में लम्बा खत लिखनेकी 
हिम्मत नहीं कर सकता। जब रोलाँको पत्र लिखूँगा, तो वह तुम्हारी मार्फत ही 
जायेगा। भगर क्या तुम छिखना जरूरी मानती हो? मुझे खुशी है कि तुम श्रीमती 
गडोदियाके सम्पर्कर्में आ चुकी हो। तुम्हें काफी घूमना चाहिए। 
सस्नह, 
तुम्हारा, 
बापू 
चि० भीराबाई, 
कन्या गुरुकुल, दरियागंज 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९२) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१. इस सभाकी अध्यक्षता गंगापरराव देशपाण्डेने को थी और थह्द सन्देश महादेव देसाईने पढ़ा था । 


१५८. पत्र: राजकिशोरो मेहरोत्राको 
वर्षा 
सोमवार [२० दिसम्वर, १९२६ या उससे पूर्व ]' 
चि० राज किशोरी, 
तुमारे साथ बहोत बातें करनेका मेरा दिल था परन्तु मुझे समय न मीला। 
परसरामके कहनेपर मुझे पता मीला कि तुमारा चित्त आश्रममें ज्ञांत नहिं रहता है। 
तुमको आश्रममें वलात्कारसे रखनेका परसरामका इरादा नहिं है। यदि तुमारा दिरू 
किसी और जगह रहना है तो तुम रह सकती है। परसरामको आश्रमसे हटनेके लौये 
मजबूर नहिं करना चाहिये। प्रसराम तुमारी आजीविकाके लीये बद्ध है तुमारे हि साथ 
रहनेके लछीये नहिं, यदि तुमारा दिल वह जहां रहे वहा रहेनेका न हो तो पत्नि पतिके 
पीछे जाती है, पति पत्निके पीछे नहीं जा सकता है। कयों कि पति आजीविका या 
आत्मोन्नतिके कारण और जगह जानेंके छीये कोई बार मजबूर हो जाता है। 
तुमारी और रड़कोकी तबीयत अच्छी होगी। तुमारे सव ख्याल मुझे बगैर संकोच 
के लीखो। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४९५३) से। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


१५९. पत्र: परशुराम सेहरोन्राको' 


मौनवार [२० दिसम्वर, १९२६ या उससे पूर्व |' 
४ सौपे गये कामको करते जाओ। निर्देश भेज रहा हूँ।” 
यह तार मीछा होगा। तुम्हारे कार्यमें पचे रहो। मात पिताको जो रुपैये 
भेजते थे वह तो भेजते ही रहो। 'यं० इं०” और हिंदी शिक्षा ई० काम कीया करो। 
ज्यादा मेरे वहाँ आनेपर। चिता छोड़ो। 


बापुके आशोर्वाद 
१ और ३ तिथिका निर्णय परशुराम मेहरोत्राने स्पृत्िकि भावारपर स्वयं किया है। २० दिसम्बरको 
सोमवार था| 
२, पन्रका प्रथम पृष्ठ उपलब्ध नहीं .है। 
४. मूल पतन्रमें तारका पाठ अंग्रेज़ी लिपिमें दिया गया है, छेकिन यहाँ उत्तका अनुवाद कर दिया गया है। 


३२-२८ 


४३४ सम्पूर्ण गांधी पौड्म॑य॑ 
[पुनदच : ] 


न तुमारे, न राजकिश्ोरीको, न छड़कोंको बीमार होना चाहिए। खबरदार | 
२१को वर्धा छोड़ता हूँ। 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४९५७)से। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


१६०: पन्न : आश्रमकी बहनोंको 


मौनवार, मार्गशीर्ष सुदी १ [१९] ८३ 
[ २० दिसम्बर, १९२६] 


बहनो, 

तुम्हारी तरफसे चि० राधाके पत्र पहुँचे हैँ। पू० गंगाबहन प्रमुख चुनी गईं, यह 
ठीक ही हुआ है। मगर प्रमुख चुननेके बाद अब तुम्हें उन्हें उस पदको श्योभायमान 
करनेमें मदद देनी होगी, क्या इस तरफ तुम्हारा ध्यान खींचूँ ? तुमने [अपनेमें से एक ] 
निरक्षर बहनको प्रमुख नियुक्त करके सदृवर्तेनको, त्यागको प्रधानता दी है। यही होना 
चाहिए। सद्वर्तनके बिना अक्षरज्ञान बेकार है। इसके बारेमें कभी शंका न करना । 

प्रमुख॒का अर्थ है बड़ी सेविका। राजाकों हुक्म देनेका अधिकार तो तभी मिलता 
है, जब वह सेवा करनेकी शक्तिमें सबमें ऊँचा पहुँच गया हो। वह जो हुक्म देगा, 
वह अपने स्वार्थेके छिए नहीं, मगर समाजके भलेके लिए होगा। आजकल तो पघरममके 
नामपर अधर्म हो रहा है इसलिए राजा त्यागी होनेके बजाय भोगी बन बैठे हें, और 
उन भोगोंके लिए हुक्म देने रूग्े हेँ। मगर तुमने तो गंगाबहनको धामिक दृष्टिसे प्रमुख 
बताया है। यानी तुमने यह फैसछा किया है कि तुम सब सेविका बननेका प्रयत्न 
करनेवाली हो और गंगाबहन मुख्य सेविका है। 

याद रखना कि तुम सब बहनें भारतमातासे सूतके घागेसे बंधी हो। सूतकों 
भूलोगी तो सेवाको भी भूलोगी। इसलिए चरखा न भूलना। राम तो आज चरअे- 
में ही बसता है। चारों ओर भुखमरीका दावानल सुलग रहा है। उसमें मुझे तो 
चरखेके सिवा और कोई आधार दिखाई नहीं देता। भगवान किसी मूत्तरूपमें ही 
हमें दिखाई देता है। इसीलिए द्रौपदीके बारेमें हम गाते हैँ, 'वसनरूप भये स्याम । 
जिसे देखना हो, वह आज उसे चरखेके रूपमें देख ले। 

में अपनी हद रछाँघ गया हूँ। मुझे दो पन्चोंसे आगे नहीं लिखना था। ज्यादा 
लोभ करूँ तो चल नहीं सकता। 

भीराबहनके तमाम पत्र में चि० मगनलालको भेजा करता हूँ। में चाहता हूँ कि 
उन्हें तुम सब बहनें ध्यानसे सुनो, समझो और विचार करो। मेरी नजरमें इस समय 
हमारे पास वह एक आदर कुमारी है। 

तुम्हें हाशियावाले अच्छे कागजपर लिखनेको कहकर राधाने मुझपर खासा 
बोझ डाल दिया है। जहाँतक उठेगा, उठाऊँगा। 


पैत्र : धनदयामदास विड़लाकौ ४३५ 


अपनी तवीयतके बारेमे में कुछ नही लिखता, क्योंकि वह बहुत अच्छी है। जमना- 
लालजी और जानकीवहनने मुझे वचाकर खूब ज्ञान्ति दी है। मेरा वजन चार पौण्ड 
बढ़ गया मालूम होता है। भोजन बराबर किया जा सकता है। वा की बनाई हुई 
प्रसादी हमेशा चखता हँ। वह अभीतक चल रही है। 

में यहाँसे कल रवाना होऊँगा। वम्बईसे मीठवहन,' जमनावहन और पेरिनवहन * 
खादीके कामके लिए आ रही हैं। उनसे में गोंदियामें मिल जाऊँगा। गोदिया कहाँ 
है, यह तुम्हें नकशेमें देख लेना चाहिए। 

दक्षावहन और जर्मन बहन करू गइ। एक वारडोली और दूसरी काणी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३०) की फोटो-तकलसे । 


१६१. पन्न : घनव्यासदास बिड़लाकों 


सोमवार [२० दिसम्बर, १९२६ ]* 
भाई घनश्यामदासजी, 


आपके दो पत्र मीले हें। भाई श्रीप्रकाशका असकू पत्र वापिस भेजता हुं। 

आपकी चेष्टाका सरल वर्णन पढ़कर मुझे आनंद हुआ है। इलेकशनसे हमारी 
आबोहवा गंदी हुई है। यह तो मेने खूब देख लीया। इतना कार्येके बाद देशकों छाभ 
नहिं परंतु हानी हि होगी। परंतु आपको एसेंबलीमेंसे तीकक जानेकी सलाह में नह 
दे सकता हुं। तटसथ रहनेका अर्थ यह है कि एक भी वोट आप ऐसा न दें जिसमें 
किसीका दबाण हो जेसे प्रायः हमेंशह बनता है। 

आपने जो विश्वास मुझे दिलाया है वह अनावश्यक था। क्योकि मुझे आपके 
शुभ प्रयत्नोंमें श्रद्ा है तदपि आपका विश्वास मुझे प्रिय है। 

में कलकत्ते २३ तारीखको पहोंचुगा और उसी रोज गोहती जाऊंगा। ठहरने 
का भाई खंडे [लछ ] वालके यहां है। जब में कलकत्तेमें था तव आया जाया करते थे। 
दुबारा कलकत्ते जानेंके समय यदि कोई राजकारण नहिं होगा तो उनके यहां ठहरूंगा 
ऐसा मेनें कहा था उसपर वह जोर देते हे । इसछीये वही ठहरना होगा। आप गोहती 
आनेवाले है क्‍या? 

आपका, 


मोहनदास 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१४१)से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़लां 


१, मीठूबहन पेटिट। 

२. पेरिनवहन कैप्टेन। 

३. गांधीजी २९ दिसम्बर, १९२५६ को गोंदिया गये थे। 

४. पत्रमें गांवीजीके गौदादी जाते हुए २३ तारीखको कलक॒ता पहुंचनेके उल्झेखते लगता है कि यह 
पत्र पिछछे सोमवारकों जो २० दिसम्बरको पढ़ा था, लिखा गया। 


१६२. भाषण : वर्घाकी सार्वजनिक सभासेों' 


[२० दिसम्बर, १९२६]* 
* «न मालूम लोग मुझसे और क्या करनेकी उम्मीद रखते हे? मेंने वर्ष-भर 
चुप रहकर अत्यन्त ग्रंभीरतासे विचार किया है और इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 
अगर हम त्रिसूत्री कार्यक्रम, जिसमें मर्दे और औरत, जवान और बूढ़े, हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, सरकारी नौकर और दूसरे सब छोग हिस्सा ले सकते हैं, पूरा कर सकें तो 
स्वराज्य क्‍या रामराज्य भी मिल सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हिन्दू 
और मुसलमानोंमें एकता न हुई, हम अब भी अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त न हो 
सके और हमारे मध्यमवर्गीय छोगोंते स्वदेशी धर्मका पालन न किया तो स्वराज्य 
प्राप्त करना असम्भव है। आप यह न समझे कि में इस कार्यक्रमसे किसी दुराग्रह 
अथवा सनकीपनके कारण चिपका हुआ हूँ। इस संसारमें दो, केवल दो वस्तुएँ ऐसी 
हैं जिनके अछावा और कुछ ऐसा नहीं है जिसका में देशके लिए त्याग न कर सकूँ। 
वे दो वस्तुएँ हे---सत्य और अहिसा। में इन दोनोंका त्याग सारे संसारके लिए 
भी नहीं करूँगा। मेरे लिए सत्य ही ईदवर है और ईइहवरको पानेका अहिसाके 
सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। में ईश्वर या सत्यकों छोड़कर हिन्दुस्तानकी सेवा 
करना नहीं चाहता, क्‍योंकि में जानता हूँ कि जो मनुष्य सत्यको छोड़ता है वह 
अपने देशको भी छोड़ सकता है, अपने प्रियसे-प्रिय सम्बन्धीका भी त्याग कर सकता 
है। . . - अब काम करनेका समय आ गया है। आखिर कोई कबतक बोलता ही 
रहेगा। कोई एक बार, दो बार या सौ बार बोले मगर अन्तमें स्वयं काम करना या 
काम करके उदाहरण तो उसे दिखलाना ही पड़ेगा। . . - अगर सारा हिन्दुस्तान 
एकमत होकर कहे कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य असम्भव है, तो भी में कहूँगा कि यह 
सर्वेथा सम्भव है; अगर सत्य और ईश्वर नामकी कोई चीज पृथ्वीपर है तो हिल्दू- 
मुस्लिम ऐक्ये भी सम्भव है। अगर छोग इकटूठे होकर खादीकों खुले आम जलाने 
लग जायें और कहें कि यह तो पागलकी बकवास है तो भी में कहूँगा कि उन्ही 
लोगोंकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। उसी प्रकार अगर भारतके सभी हिन्दू मेरे विरुद्ध 
एकमत होकर कहें कि आज हम जिसे अस्पृर्यता कहते हें, वह शास्त्र-विहित या 
स्मृति-विहित है, तब में कहूँगा कि ये शास्त्र और ये स्मृतियाँ ही झूठी हें। अपने धर्मके 
इन्हीं तीन मूल मन्‍्त्रोंकी, इसी कलमेको, इसी गायत्रीकों, इसी प्रकार सुनाता हुआ में 
सभी जगह जाऊँगा, जिससे में अपने प्रति और अपने करत्तके प्रति सच्चा रहूँ। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३०-१२-१९२६ 


१. मह॒देव देसाईके “ साप्ताईिक पत्र” से उद्धुत। 
२. मद्दादेव देसाईने यद्दी तिथि दो दै। 


१६३. पतन्न : रामेदवरदास पोह्ारको 
ट्रेनमें 
मंगलवार [२१ दिसम्बर, १९२६ | ' 
भाई रामेश्वरजी, 
आपका पत्र मीका। रु० ५० भी मीलछे हे। वर्बा नहिं आनेमें कोई अपराब नहिं 
हुआ है। यदि हुआ है तो आपने पैसे भेजकर प्रायश्चित्त कर लछीया है। पैसे अमृत- 
लालजीको भेज रहा हुं। आप रामनाम लो। 


आपका, 
मोहनदास 
मूल पत्र (जी० एन० १८७) की फोटो-नकलसे | 
१६४. पन्न : सणिबहन पटेलको 
गोंदिया 


[२१ दिसम्बर, १९२६ |* 
चि० भणि, 
मेरे प्रति तुम्हारे स्नेहभावकों में जानता हूँ लेकिन कोई सारी उम्र मेरे साथ 
थोड़े ही रहा जा सकता है? मेरे कामके साथ रहा जा सकता है। इसलिए तुम्हें 
उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। वहाँ एक भी मिनट खाली न जाने देना। मुझे 
लिखती रहना! यथासंभव में भी हलिखूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों: मणिबहेतव पटेलने 


२. ढाकको मुहरपर तारीख २२-१२-१९२६ है; इस दिन धुधवार था! 
२, साधन-सत्में १९२६ दिया गया है; गांधीजो २१ दिसम्बरकों कुछ घंटोंके लिए गोंदियामें ये। 


१६५. भाषण : अमरावतामसें व्यायामशालाके उद्घाटनके 
अवसरपर' 


[२१ दिसम्बर, १९२६] 
आप जानते हें कि सुझे अपनी कमजोरियाँ मालूम हेँ। जितना काम मैं कर 
सकूँ उससे अधिक काम उठाना मेरे स्वभावमें ही नहीं है। मगर डाक्टर पटवर्धनके अनु- 
रोधको टाछा भी तो नहीं जा सकता था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस 
अखाड़ेमें हिन्द्दू और मुसलमान बिना भेद-भावके लिये जाते हें; और सिर्फ मुसलूमान 
ही नहीं बल्कि 'अछूत” लड़के भी इसमें आते हूँ। मुझे यह देखकर आनन्द हो रहा 
है कि यह संस्था इस प्रकार साम्प्रदायिकतासे अछुती है। 
हमारे शास्त्रोंमें कहा गया है कि जो युवक अपने शरीरकों स्वस्थ और सबल 
बनाना और उसका सदुपयोग करना चाहते हे उन्हें ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। 
में सारे देशमें घूमा हूँ। मुझे सबसे अधिक कष्ट यह देखकर होता था कि हमारे नव- 
युवक ऐसे है कि फूक मारनेसे उड़ जायें। जबतक हमारे यहाँ बाल-विवाहका अभिक्ञाप 
है, जबतक हमारे समाजमें बाल-विवाहसे उत्पन्न व्यक्ति हें, तबतक अधिक शारीरिक 
श्रम असम्भव है। राजयक्ष्मके रोगीको दण्ड-बेठक करनेकों कौन कह्ेगा ? अगर हमें 
नवयुवकों और नवयुवतियोंकों स्वस्थ और सबल देखनेकी चाह है, अगर हम चाहते हें 
कि हिन्दुस्तान मजबूती और तन्‍दुरुस्‍्तीके रास्तेपर उन्नति करे तो हमें इस कुप्रथाकी 
जड़में कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी! मनुने कहा है कि विद्यार्थीको कमसे-कम २५ वर्षतक 
अवद्य ब्रह्मचर्य पाछन करना चाहिए। जबतक ये बातें पूरी नहीं होतीं, कसरत और 
व्यायाम आदि व्यर्थ हैं। 
मगर इसके अलावा एक और बात है जिसकी ओर में आप छोगोंका ध्यान 
खींचना चाहता हूँ। आप जानते हें कि जिस बातका हिसासे बहुत दूरका भी नाता 
हो, उससे में सम्बन्ध नहीं रख सकता। दूसरे छोग चाहे जो-कुछ कहें, मगर मेरा पवका 
विद्वास है कि अहिंसाके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है और मेरे लिए तो यही सबसे 
बड़ा और शाइवत धमम है। इसपर कोई सज्जन पूछ सकते हें कि तब मेरे जैसे अहिसा- 
प्रेमीने इस संस्थासे सहकार किया ही क्‍यों? इसका कारण स्पष्ट है। अहिसाका 
अर्थ है हिंसाका उपयोग करनेकी शक्तिका त्याग। इसलिए जिसमें वह शक्ति है ही 
नहीं, वह अहिंसाका पालन कर ही नहीं सकता। अहिंसा बड़ी भारी आत्मिकशक्ति 
है। इसके पुजारीमें शारीरिक शक्तिके व्यवहारकी ताकत तो होनी चाहिए, मगर 


१, पद भाषण महादेव देसाश्के “ साप्ताहिक पत्र ”से लिया गया है। 

२. मद्दादेव देसाई छिखते हैं: “ वर्ष -भरका मौन [वर्षामें] २० तारीखकी शामकों तोढ़ा गया भौर 
कछे थात्रा शुरू दो गईं है। भमरावती, नागपुर और "गोंदियाका दौरा किया गया।” गांवीणी दे? 
नवाबरकों नागपुरमें थ्रे। सम्भव है कि गांधीजी उस्ती दिन अमरावती पहुँचे। 


भाषण : नागपुरकी सार्वजनिक सभामें ४२३९ 


वह जानवूझकर, सोच-समझकर उस शणक्तिसे काम न ले। ऐसा नही है कि घारी- 
रिक विक्षा हिंसा करनेकी शक्तिति पानेंका रास्ता है; मगर हम अपने युवकोकों अहिसा- 
पालनके लिए निर्वेछ वननेकी सलाह न दें। हथियार छीनकर किसीको अहिसक नहीं 
बनाया जा सकता। हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश शासनके पापोंमें से एक पाप यह है कि हमारे 
हथियार हमसे जवद्देस्ती छीन लिये गये हे। किन्तु यह किया गया हमें नपुसक बनाने 
के लिए; अगर सम्भव होता तो भी यह हमें अहिसक वनानेके लिए नहीं किया 
गया। में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान मजबूत बने और उसे हथियारका उपयोग करनेकी 
स्वतन्त्रता मिले; किन्तु वह फिर भी उस स्वतन्त्रताका उपयोग न करे। 

अतः शारीरिक शिक्षा देनेवाली ऐसी संस्थाओंकों में पसन्द करता हूँ। मगर में 
चेतावनीका भी एक शब्द कहना चाहता हूँ। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य किसी 
जाति-विशेषको दबाना हो, चाहे वह जाति हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या पारसी कोई 
भी क्यो न हो, वह मेरा आज्ञीवाद नहीं पा सकती । भेरे आशीर्वादकी अधिकारी 
वही संस्था हो सकती है जिसका उद्देश्य सभी सम्प्रदायों, सभी जातियो, सभी समाजों, 
राष्ट्रके सभी युवकोंका शारीरिक कल्याण है, फिर वे किसी भी जाति था समाजके 
क्यों न हों। अगर मुझे यह नहीं मालूम होता कि आज जो व्यायामशाल्ला मेने खोली 
है, वह इसी प्रकार की है तो में यहाँ आता ही नहीं। एक बार और आपको बधाई 
देता हुआ में चाहता हूँ और भगवानसे प्रार्थना करता हैँ कि आप सभी सच्चे और 
पवित्र बनें और आपका जीवन हमारे राष्ट्र और घर्मोकिे लिए बलिदान रूप हो। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३०-१२-१९२६ 


१६६० भाषण : नागपुरकी सार्वजनिक सभासें' 


२१ दिसम्बर, १९२६ 


महात्माजोने लोगोंसे अनुरोध किया कि वे धन देकर तिहूक विद्यालयकी सहा- 

यता करें। उन्होंने खदरमें अपना विदवास फिरसे दृहराया और कहा कि यदि छोग 
मेरी सलाह माननेकों राजी हों तो वे कुछ ही वर्षो्मे स्व॒राज्य पा सकते हे। छोगों- 
को विदेदी कपड़ा पहने देखकर उन्हें दुःख हुआ और उन्होंने कहा कि में “महात्मा 
यांधोकी जय सुनते-सुनते थक गया हूँ। सें ठोस काम चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 
आज सुबहसे मेने सक्तिय फार्ये आरम्भ कर दिया है और चरखेंके अपने सन्देशको 
सुनानेके लिए सें भारतके कोने-कोनेका दौरा करूँगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

फॉरवर्ड २२-१२-१९२६ 


१, पह सभा चिटनिस पाकेमें तिलक विध्यालपके ७ वें वारषिकोत्सवंके अवसरपर हुई थी। 


१६७. गंगा ओर यमुनाका संदेश 


एक मित्रने मुझे इस प्रकार लिखा है: 
हमारे यहाँ इन दोके अछावा दूसरी गंगाएँ और यमुनाएँ भी हें। यह सच है कि 
उनके नाम दूसरे हूँ। किन्तु वे सभी हमारे देशके विशाल मैदानोंकों उत्तरसे दक्षिण 
और पूव॑ंसे पश्चिमतक सींच रही हें। इन मित्रको गंगा और यमुना जो सन्देश देती 
है, भारतकी अन्य बड़ी-बड़ी नदियों हारा भारतवासियोंकों वही एक मात्र सन्देश नही- 
मिलता। उनको देखकर हमें यह याद हो आता है कि जिस देशमें हम रहते हैं 
उसके लिए हमें कया करना चाहिएं। उनको देखकर हमें यह भी याद आता है कि 
जिस तरह ये नवियाँ क्षण-प्रतिक्षण छगातार अपनी शुद्धि कर रही हे हमें भी उसी 
तरह निरन्तर आत्मशुद्धि करते रहना चाहिए। लगभग १० साल हुए मेने लिखा था 
कि हिन्दुओंका प्रार्थना-मन्त्र गायत्री, गंगाकी ही अमूल्य देन है। प्राचीनकालके ऋषि- 
योंकों गंगाके उज्ज्वल जलूसे अवश्य ही प्रेरणा मिली होगी। आधुनिक व्यस्त जीवनमें 
तो हमारे छिए इन नदियोंका मुख्य उपयोग यही है कि हम उनमें गन्दी नालियाँ 
छोड़ते हैं और मालसे भरी नौकाएँ चलाते हेँ। हम अपने इन कार्योसे इन नदियोंको 
मलिनसे मलिनतर बनाते चले जा रहे। इन मित्रकी तरह हमारे पास इतना समय भी 
नहीं है कि हम इन नदियोंके किनारोंपर सैर करने जायें और वहाँ उस सन्देशकों 
मौन होकर ध्यानपूर्वक सुनें जो वे अपने कलूकलू स्वरमें हमें देती हैं । 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २३-१२-१९२६ 


१६८. टिप्पणियाँ 
अ० भा० च० सं० के प्रस्ताव 
अ० भा० चरखा संघकी कार्यसमिति की गत १३ से १६ दिसम्बर, १९२६ तक 
वर्धामें होनेवाली बैठकमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये गये : 

(१) अ० भा० चरखा संघ था उसकी प्रान्तीय शाखाओंके द्वारा 
संचालित बिक्री-केन्द्रोंको सीधे .दूसरे कार्यात्योंसे थोक या फ़ुटकर बिक्रीमें उधार 
व्यापार करनेकी सल्त मुमानियत की जाती है। 

(२) फेरी छगानेवाले जितनेकी खादी छे जाते हैं, उसकी कीमतके 
बराबर नकद जमानत उनसे माँगी जाये। खास हालतोंमें, जहाँ आवश्यक समझा 
जाये, अगर फेरी छूगानेवाला वांछनीय व्यक्ति हो, किन्तु नकंद जमानत न 


१, पत्र यहों नहीं दिया गया है। पत्रमें छेखकने यमुना नदीके किनारे प्राप्त हुए आानन्दका 
वर्णन किया था। 


टिप्पणियाँ ४४१ 


दे सके, तो उससे जाती जमानत ली जा सकती है। फेरी छगानेबालोकों 
इस बातकी सख्त ताकीद तो की ही जाये कि वे किसी भी हालतमें उार 
न बेचें और समय-समयपर हिसाव चुकता करते रहे। अगर किसी समय 
कोई फेरीवाला, विके स्टाकका हिसाव चुकता न कर सके या बचा स्टाक 
हिसावके अनुसार न हो तो उसे उसी समय हटा देना चाहिए और उससे 
वाकी पैसेकी वसूलीके लिए तुरन्त हो उपाय करना चाहिए। 

(३) यद्यपि जिन स्थानोंमें, विक्री-केन्द्रोंकों विना हानि उठाये लोगोसे 
चलाने योग्य मदद नहीं मिलती वहाँ विक्री केन्द्र ख्नोलना वांछनीय नहीं हें, 
फिर भी समस्त प्रान्तीय विभागोंको यह हिदायत दी जाती है कि वे उन 
विक्री-केन्द्रोंकी वन्दर कर दें जिनमें दो सालके अनुभवके वाद भी यह मालूम 
हुआ है कि खर्च, वरस-भमरकी कुल विक्रीके ६। प्रतिशतसे ज्यादा आता है। 
नये केन्द्र सिर्फ वहीं खोले जायें जहाँ यह आशा हो कि एक सालके भीतर 
विक्रीका स्तर कमसे-कम इस हृदतक पहुँच जायेगा। 

(४) इस समय यह आवद्यक है कि हम अपनी शक्ति उन्ही केन्‍्द्रोमे 
लगायें जिनमें अधिक बेकारीके कारण या हाथ-कताई और हाथ-बुनाई उद्योगकी 
विशेष सुविधाके कारण खादी तैयार करनेकी ज्यादा सहुलियत हो; इसलिए 
यह निरचय किया जाता है कि प्रान्तीय एजेंटॉंको और मन्त्रियोंको कामकी 
योजनाएँ पेश करते वक्‍त ऐसे उत्पादन केन्द्र नहीं खोलने या चलाने चाहिए 
जिन्हें केवल घाटेपर ही खोला या चलाया जा सकता है। किन्तु जहाँ 
आन्दोलनके लाभकी दुष्टिसे किन्हीं केन्द्रोंको नुकुसान॒ उठाकर भी कायम रखना 
वांठनीय समझा जाये, वहाँ यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि उस 
प्रान्तमें उत्पादनमें कुल जितनी पूँजी छगी हो, ऐसे प्रारम्भिक प्रयत्नमें उसका 
१० प्रतिशतसे अधिक खर्च न किया जाये। 


केनियाके भारतोय 


एक स्तम्भमें केनियाके किसी प्रवासी, श्री डी० वी० देसाईका पत्र दिया जा 
रहा है। इसमें बताया गया है कि केनियाके भारतीयोंपर लगभग १२ साल या इससे 
भी ज्यादा असेसे जो व्यक्ति-कर लरगा हुआ है उसमें वृद्धि कर दी गई है।' पत्रकी 
खास बात यह है कि इसमें सारी बात पूरी तफसीलके साथ कट्ी गई है। यदि 
उसमें दिये हुए तथ्य सही हैं तो यह केनियाके यूरोपीयों और केनिया सरकारपर 
गम्भीर लांछनकी बात है। पाठकोंकों स्मरण होगा कि केनियाके भारतीयोंने इस 
व्यक्ति-करको चुपचाप ही नहीं मान लिया था। यह अवश्य है कि उनका आपत्ति करना 
व्यर्थ हो गया था। फिर भी खयारू था कि इस अन्यायपूर्ण करमें वृद्धि नही की 
जायेगी। किन्तु यदि पत्र-लेखककी वात सही है तो एक मुद्रा सम्बन्धी चालाकी वरत 
कर यह कर ५० प्रतिशत बढ़ा दिया गया है अर्थात्‌ वह २० शिलिंगसे ३० शिछिंग 


१. पत्रके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ३। 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कर दिया गया है। कर-सम्बन्धी सुधारके लिए जो संशोधन रखा गया है उससे तो 
यह कर ५० शिलिंग हो जायेगा! इस करमें वृद्धिकि जो कारण दिये गये हे वे 
बिलकुछ बेतुके मालूम होते हे। पाठकोंको यह जाननेके लिए कि करसे प्राप्त होने- 
वाले धनका उपयोग किस तरह किया जायेगा, स्वयं इस पत्रको ही पढ़ना चाहिए। 
केनियाके भारतीयोंके लिए निश्चय ही यह आशा करनेका कारण है कि जनता 
और सरकार उनकी सहायता करेंगे और इस भेदभावकारी और अन्यायपूर्ण कानूनके 
नामंजूर किये जानेकी माँग करेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २३-१२-१९२६ 


१६९, खादी सेवा-संघ 


कुछ समय पहले इन्हीं पृष्ठोंमें प्रकाशित खादी सेवक-संघके नियमोंके मसविदे- 
के बारेमें प्राप्त होनेवाली सम्मतियोंपर पूरा विचार करके अ० भा० चरखा संघकी 
कार्यसमितिने बहुत सावधानीसे पर्याप्त वाद-विवादके बाद फिरसे जो नियमावली 
तैयार की है, वह इन्हीं पृष्ठोंमें अन्यत्र प्रकाशित है। अर्जी और नौकरीके अनुबन्ध 
फॉर्मके नमूने भी दिये गये हें। इस सेवा-संघके द्वारा उन लोगोंकों सेवा करनेका 
अवसर मिलता है जो खादीके जरिये सेवा करना चाहते हें। साथ ही इसके जरिये 
उनकी अपनी जीविकाके लिए भी थोड़े वेतनका प्रबन्ध हो जाता है। 

शिक्षा मण्डल ही इसका परीक्षक मण्डल भी होगा। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि सभी परीक्षक अनिवार्य रूपसे हर एक परीक्षार्थीकी परीक्षा करेंगे। शिक्षा मण्डलके 
अध्यक्ष ह्वारा चुने हुए, एक या एकसे अधिक परीक्षकगण नियमोंके अनुसार विभिन्न 
आवश्यक परीक्षाएँ लेंगे। 

ऐसी सम्मतियाँ आईं थीं कि जो पारिश्रमिक निश्चित किया गया है उसे देखते 
हुए शिक्षाकी अवधि तीन सालकी बैठेगी। सगर सभी सदस्य इसी निष्कर्षपर आये 
कि जितने विषय पढ़ने हें और व्यावहारिक काम करके सीखने हूँ, उनके खयालसे 
तीन सालकी शिक्षा कुछ बहुत अधिक नहीं होगी। गत पाँच वर्षोके अनुभवसे पता 
चलता है कि इस पाठचक्रममें शामिल विभिन्न हुनरोंको सीखनेके लिए निरन्तर 
अभ्यास आवश्यक है। जो लोग कम ज्ञान और अनुभव छेकर गाँवोंमें खादी-कार्यका 
संगठन करने गये हें, उन्हें कठिनाई पड़ी है। हाथ-कताईके शास्त्रमें बराबर उन्नति 
होनेकी गुंजाइश है। समय-समयपर जो अनुसंघान-कार्य होता रहा है, उससे मालूम 
होता है कि हममें से अच्छेसे-अच्छे छोगोंको भी इस हुनरकी उन्नतिमें योग देनेकी 
पूरी गुंजाइश है, ताकि बिना अतिरिवत मेहनत या समयके ख़र्चके उन करोड़ों गरीब 
लोगोंकी आमदनी दुगुनी हो जाये जिनके लिए हाथ-कताईका प्रचार किया जाता है। 

यह दुर्भाग्यकी बात है कि हमारे स्कूलों और कालेजोंमें हाथसे काम करनेके 
हुनरका कोई स्थान नहीं है। इसलिए खादी सेवाके छिए आवश्यक दिक्षाकी दृष्टिसे 


खादी सेवा-संघ ४४३ 


स्कूलों और काछेजोंकी शिक्षा बहुत उपयोगी नहीं है। इसलिए कोई स्नातक और कोई 
अनपढ़ युवक करीव-करीबव एक ही स्तरपर प्रणिक्षण लेना आरम्भ करते हें। वल्कि 
स्नातक युवककों यदि शारीरिक श्रमसे अरुचि हो गई हो, जैसा कि कई छोगोको हो 
जाती है, तव तो प्रारम्भमें उसका स्तर कुछ और पिछड़ा हुआ होता है। 

दूसरा सवाल जिसपर बहुत सावघानीसे विचार करना पड़ा, वेतनका था। खादी 
सेवा-संघ गरीबोंकी जरूरत पूरी करनेके लिए खोला गया है। इसलिए इसकी सेवा- 
के बदले अधिक या अच्छी आमदनीकी उम्मीद दिलाना असम्भव है। मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि भारत-सरकारने अपने नौकरोंका जो वेतन-क्रम निश्चित कर रखा है, 
वह भारतके जन-समूहकी हालत देखते हुए बहुत अधिक है। यह वेतन-क्रम तो एक 
समृद्ध टापू (इंग्लेंड) के लोगोंकी जरूरतोंके अनुरूप है; और इसलिए उससे हमारे करोड़ों 
गरीबोंके ऊपर प्राय: असह्य बोझ पड़ता है। अतः सरकारी नौकरीके, और खादी सेवा- 
संघके वेतनोंमें कोई तुलना न की जाये। में साथ ही साथ यह भी कहनेका साहस 
करता हूँ कि इसमें नौकरीके शुरूमें जो वेतन है वह सरकारके वेतन-जैसा ही अच्छा 
है। खादी-सेवा अगर कम बैठती है तो सरकारी नौकरीके अन्तिम छाभोकी तुलनाम 
कम बैठती है। सरकारी नौकरीमें कई हजार रुपये तकका वेतन मिल सकता है, किन्तु 
खादी-सेवार्में तो अधिकसे-अधिक २० र० की ही बढ़ती सम्भव है। इसलिए जिन्होंने 
अंग्रेजी शिक्षा पाई है, उनके लिए इस सेवा-संघमे प्रवेश करना सचमुच ही आत्म-त्याग 
है। मगर क्या देशके अंग्रेजी पढ़े युवकोंसे इतने छोटेसे त्यागककी आशा रखना वहुत 
अधिक है? में इस त्यागकों बहुत छोटा समझता हूँ; क्योकि हमें याद रखना चाहिए 
कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा जनताके ही खचंपर पाई है। यह ऐसी शिक्षा है जिसे 
केवल कुछ लोग ही पाते हे और सर्वसाधारण इसे कभी पा ही नहीं सकते। फिर 
यह शिक्षा ऐसी है, जिसने हमें अगर कुछ थोड़ेसे आत्मत्यागी देशभक्त दिये है, तो 
साथ ही बड़ी संख्यामें ऐसे लोग भी दिये है, जो इस देशको गुलामीमें रखनेके लिए 
सरकारको स्वेच्छासे सहायता देते रहे हे। 

यह बात भी ध्यान देनेकी है कि योग्य और गरीब व्यक्तियोके लिए इस सेवाममें 
प्रशिक्षण-कालके अन्तमें समुचित शिक्षा-वृत्ति या वजीफा दिया जाता है, और साथ द्दी 
जहाँ समुचित योग्यतावाले लोगोंको दस वर्षतक नौकरीमें रखनेके लिए संघ वाध्य 
है, वही उन लोगोंको संघकी सेवा करने अथवा अन्यत्र नौकरी कर लेनेकी पूरी 
छूट है। यह ढील जानबूझकर इसलिए दी गई है कि जिसमें नवयुवक, भले सेवा- 
संघमें प्रवेश न करे, आयें और कताई तथा उसके सम्वन्धकी सब वातें सीलें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंत्र इंडिया, २३-१२-१९२६ 


१७०. पारसियोंमें हाथसे सुत-कताई 


एक पत्र-लेखकने मेरे पास बम्बई अहातेके गजेटियर के १८८३ के संस्करणके 

७वें खण्डके पृष्ठ १५५से यह अंश उद्धत करके भेजा है: 
गामदेवोके पारसी बुनकर विशेष रुपसे प्रसिद्ध थे, और सन्‌ १७८७-८८ में 

एक यूरोपीय यात्री डाक्टर होव वहाँफे पारसियोंसे उनकी इस कलाका ज्ञान 

प्राप्त करनेके विशेष उद्देययसे वहाँ गये थे। इस उद्योगकों समाप्त हुए ५० बरस- 

से भी ज्यादा हो गया है। किन्तु पुरोहित वर्गकी पारसी स्त्रियाँ जब भी पारसी 

सत्री-पुरुषों द्वारा पहनी जानेवाली पवित्र 'कस्ती” तेयार करनेके लिए काफो 

सुत कातती हैं। बस्बईमें इसकी बहुत बिक्नो होती है और मेहनतके हिस़ाबसे 

तीन रुपये या उप्तसे भी ज्यादामों मिलती है। कुछ पारसी स्त्रियाँ दुकानदारोंकी 

माँगके मुताबिक निवाड़, मोटी धोतियाँ और खादीका कपड़ा तेयार करती हें। 

किन्तु ज्यादातर तो पारसियोंने इस बुनाईके धन्धेकों, जिसमें उन्हें कभी इतनो 

कुशलता प्राप्त थी, त्याय ही दिया है। 

यदि वे पारसी, जो शराबकी दूकानें चछा रहे हें, इस अनेतिक व्यापारको त्याग 
दें और उसकी जगह बुनाईके इस उत्थानकारी और उत्पादक घन्घेको, जिसमें वे ५० वर्ष 
पहले इतने कुशल थे, करने लगें तो यह भारतके लिए और स्वयं उनके लिए एक बहुत 
बड़ा वरदान सिद्ध हो। हाथके कते सूतकी कस़्तीके जिक्रसे मुझे उस दृढ़निश्चयी पारसी 
बहनकी याद आती है जो मुझे नवसारीमें मिली थी। उसने मुझे बताया कि एक 
समय नवसारीकी पारसी स्त्रियाँ कस्तीके लिए सूत कातकर अपनी आजीविका कमाती 
थीं और हाथोंकी कती कस्ती पवित्र मानी जाती थी। किन्तु बादमें वहाँ सुधारकोंके 
रूपमें कुछ ऐसे लोग पहुँच गये जो हाथकते सूृतकी जगह मश्नीनोंका कता सूत काममें 
लेने छगे और नवसारीकी स्त्रियोंका यह घन्धा समाप्त हो गया। 

| अंग्रेजीसे | | 
यंग इंडिया, २३-१२-१९२६ 


१७२. अखिल भारतीय चरखा संघ 


अ० भा० चरखा संघकी साछाना रिपोर्ट अभी-अभी छपकर सामने आई है। 
वह इतनी संक्षिप्त है कि एक कार्यव्यस्त आदमी भी उसे पढ़ के सकता है। चरखा- 
संघका अर्थ गरीबोका संघ न होकर गरीवसे-गरीबके लिए संघ' है। यह संघ गरीब 
लोगोंका नहीं हो सकता, क्योकि वे जानते ही नहीं कि संघ क्‍या चीज है। उनके 
पास फालतू मेहनत करनेकी ऐसी गुजाइश ही नहीं है कि वे संघको श्रमदान कर 
सकें। इसलिए अगर उनके लिए कोई संघ होना ही है तो जरूरी यह है कि दूसरे 
लोग जो उनकी मेहनतपर गुजर करते हे, अपने उन गरीवसे-गगरीबव भाइयोंके लिए 
[ श्रमके रूपमें | कुछ-न-कुछ दें। यह संघ ऐसे ही छोगोंको छेकर बना है। कामको 
देखते उनकी संख्या बहुत ही कम है। मेरी इच्छा है कि वे और अधिक होते। मगर 
वे अधिक हों या कम, उनका काम महत्त्वपूर्ण है। रजिस्टरमें ११० घुनिये, ४२,९५९ 
कतैये और ३,४०७ बुननेवाले दर्ज हें। कमसे-कम ९ छलाखसे भी कुछ अधिक ही 
रुपयेकी रकम इनमें वितरित हुईं। मजदूरी देनेका यह काम १५० उत्पादन केन्द्रों 
पर हुआ और उनके द्वारा मोटे हिंसाबसे १५०० गाँवोंको सहायता पहुँची। मेने ये 
मुख्य-मुख्य बातें पाठकोंकी दिलचस्पी बढानेके विचारसे ही दी हेँ। रिपोर्ट्में फाजिल 
शब्द एक भी नहीं है। यह केवल बातरतीब इकटूठे किये हुए और सजाये हुए 
अंकों और कार्योकी विवरण-सूची मात्र है। पाठक अगर देखना चाहें तो उसमें 
उन्हें साल-भरके भीतर तैयार की गई और बेची गई खादीके भी आँकड़े मिलेंगे। 
उसमें यह भी मिलेगा कि इस बढ़ते हुए संगठनसे कितने नवयुवकोका गुजर होता 
है और कितने अन्य दूसरे सहायक उद्योग चलते हें। अ० भा० चरखा संघ कार्यार्ूय, 
अहमदाबादको चार आनेके टिकट भेजनेपर रिपोर्ट मिल सकती है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-१२-१९२६ 


१७२. भेंट: समाचारपन्नके प्रतिनिधिसे 


कलकत्ता 

२४ दिसम्बर, १९२६ 

गौहाटीसे रवाना होनेंसे पहले महात्मा गांधीसे एक भेंटर्में नवीन कार्यक्रमके 

बारेमे प्रश्न किये जानेपर उन्होंने कहा कि अभी तो इसके बारेमें कोई बात नहीं 
को जा सकती क्योंकि यह कार्यक्रम कांग्रेस तय करेगी। उन्होंने कहा: 


हर आदमीकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन यह मुझे मालूम है, छोग यहाँसे 
खुछा दिमाग और इस बातकी हार्दिक इच्छा छेकर जा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यव- 
हार्य कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके जो सब गुटोंकों स्वीकार्य हो; छेकिन कार्यक्रम 
क्या होगा, इसकी कोई पूर्व घोषणा, मोटे तौरपर ही सही, खतरनाक होगी। 
सुघारोंकों कार्यहूप देनेके प्रश्तपर महात्माजीने कहा: 
जहाँतक में कह सकता हूँ जबतक बंगालको चुभनेवाला काँटा, अर्थात्‌ 
राजनीतिक केदियोंकी अनिश्चित कालतक नजरबन्दीका प्रइन, सम्मानजनक और 
सन्तोषजनक ढंगसे हल नहीं हो जाता तबतक छोगोंमें स्वभावत: सुधारोंको कार्यरूप 
देनेके प्रति जबरदेस्त अनिच्छा रहेगी। 
| अंग्रेजीसे ] 
बॉस्बे कॉनिकल, २५-१२-१९२६ 


१७३ तार; लाजपतरायको ' 

२४ दिसम्बर, १९२६ 
स्तब्धकारी समाचार मिला। आप दिल्‍ली जाक़र उत्तेजना और रोष 
रोकें। तारसे विवरण भेजें। 

[ अंग्रेजीसे ] 
लोडर, २८-१२-१९२६ 


१. स्वामी अद्घानन्दकी दृत्याका समाचार छाछा छाजपतरापको २३ दिसम्बरकों कल्कत्तामें प्राप्त हुमा 
था और अग़े दिन उन्होंने यह दूचना गांवीजोको प्रेषित की जो उस समय मखिलछ भारतीय कांग्रेस कमेटोकी 
वैठकमें भाग छेनेके लिए गौदाडीके रास्तेमें थे। गांधीजीको लाछाजीका तार तोरभोग नामक एक छोटे स्टेशनपर 
मिंला। गांधीजीने इसपर छाछा छाजपतरायको उक्त तार भेजा, और छालाजी श्री मु० रा० जपकरके साथ 
उप्ती रात कल्कतासे दिल्‍्लीके लिए रवाना हो गये। 


१७४. तार: इन्द्र विद्यावाचस्पतिको' 


[२४ दिसम्बर, १९२६] 
* स्तव्बय कर देनेवाछा तार मिला। पिताजीको तो वीरगति मिली है। 
हिन्दी नवजीवन ६-१-१९२७ 


१७५. भाषण : अ० भा० कां० क०की बेठक, गौहाटीमें' 


[२४ दिसम्बर, १९२६] 


मेरे पास अखबारवाला आया था और कुछ जाहिर करनेका आग्रह उसने दो 
बार किया। मेने उसे कह दिया कि मुझसे कुछ कहना पार छगे मेरी ऐसी हालत 
नही है। श्रीमती नायडूने भी मुझे यहां कहा कि कुछ सन्देशा प्रकट करो। उनसे 
भी मेने इनकार कर दिया। अब पीछेसे मुझे यही आज्ञा होती है इसलिए अपना 
उदगार निकालनेकी कोशिश करता हूँ, किन्तु मेरी ऐसी दशा नही है कि में कुछ 
कह सकू। हाँ, तत्काल मेरे मनपर कसा असर हुआ यह में कह सकता हूँ सही। 
लछालाजीका तार भेरे पास पहुँचते ही तुरन्त मेने मालवीयजी वगरहकों खबर भेजी 
और छाल्‍हाजी और स्वामीजीके सुपुत्र इन्द्रको तार भेजा। इस तारमें दुःख या शोक 
प्रकट न करके मेने तो जनाया कि यह सामान्य मृत्यु नही है। इस मृत्युपर मे रो 
नहीं सकता। अगचो कि यह मृत्यु असह्य है तो भी मेरा दिल शोक करनेको नही 
कहता और कहता है कि यह मृत्यु हम सबको मिले तो क्‍या ही अच्छा हो! 

स्वामी श्रद्धानन्दकी दृष्टिसि इस प्रसंगको घ॒र्मं-प्रसंग कहेंगे। वे वीमार थे। मुझे 
तो कुछ खबर न थी, किन्तु एक मित्रने खबर दी कि स्वामीजी भाग्यसे ही बच जायें 
तो बच जायें। पीछेसे मेरे तारके उत्तरमें उनके छड़केका तार मिला कि बे धीरे-धीरे 
ठीक हो रहे हे। यह भी मांलूम हुआ कि डाक्टर अन्सारी बहुत अच्छी तरह सेवा- 
शुश्रूषा कर रहे हैं। इस प्रकारकी गम्भीर बीमारीमें वे विछौनेपर पड़े थे और उस 
बिछौनेपर ही उनके प्राण छिये गये। मरना तो सबको है, किन्तु यों मरना किस 
कामका ? सारे हिन्दुस्तानमें और पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ हिन्दुस्तानी लोग होंगे, वहाँ- 
वहाँ स्वाभाविक बीमारीसे ही स्वामीजीके मरनेका जो असर होता उसकी अपेक्षा 
इस अपूर्व मरणसे अजब ही असर होगा। मैने भाई इन्द्रको हमदर्दीका एक भी तार 


१. महादेव देसाश्ने अपने “गौहाटीका पत्र” में लिखा है कि यद्द तार गांधीजीने स्वामी श्रद्धानन्दकी 


इत्याकी खबर सुननेके बाद दिया था। 
२, भाषणका यह पाठ महादेव देसाई द्वारा छिखित “गोद्यादीका पत्र” से लिया गया है। 


४४८ संम्पूण गांधी वॉ्ड्मय॑ 


या पत्र नहीं लिखा है। उन्हें और कुछ दूसरा कह ही नहीं सकता। इतना ही कह 
सकता हूँ कि तुम्हारे पिताकों जो मृत्यु मिली है वह धन्य मृत्यु है। 

किन्तु यह सब बात तो मेने स्वामीजीकी दृष्टिसे, मेरी अपनी दृष्टिसे की है। 
में अनेक बार कह चुका हूँ कि मेरे लेखे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक हे । में जन्मसे 
हिन्दू हैँ और हिन्दू-धर्ममें मुझे शान्ति मिलती है। जब-जब मुझे अश्ञान्ति हुई, हिल्दू- 
धर्ममें ही मुझे शान्ति मिली है। मेंने दूसरे धर्मोका भी निरीक्षण किया है और इसमें 
चाहे जितनी कमियाँ और त्ुटियाँ होयें तो भी मेरे लिए यही धर्म उत्तम है। मुझे 
ऐसा ही छूगता है और इसीसे में अपनेको सनातनी हिन्दू मानता हूँ । कितने सनातनियोंको 
मेरे इस दावेसे दुःख होता है कि 'विछायतसे आकर यह सुधरा हुआ आदमी हिन्द 
कसा ? ' कित्तु मेरा हिन्दू होनेका दावा इससे कुछ कम नहीं होता और यह घर्म मुझे 
कहता है कि में सबके साथ मित्रतासे रहूँ। इसीसे मुझे मुसलमानोंकी दृष्टि भी देखनी है। 

मुसलूमानकी दृष्टिसे जब इस बातका विचार करता हूँ तो मुझे दूसरी ही बात 
मालूम पड़ती है। यह काण्ड मुसलूमानके हाथ बन पड़ा। धर्मचर्चा के बहाने घरमें 
प्रवेश करके उसने यह कृत्य किया। नौकरने तो कहा, स्वामीजी बीमार हैं। आज 
नहीं मिक्त सकते।” दरवाजेपर हुज्जत हुईं। स्वामीजीने सुनकर कहां, “अच्छा है, 
आ जाने दो। और स्वामीजीके उससे बात करनेको त रहनेपर भी उन्होंने बातेंकी -- 
बात करनेकी तो उनमें ताकत ही नहीं थी -- स्वामीजीको तो उसे समझा कर बिदा 
कर देनेको था, इसलिए बुछाकर कहा, भाई, अच्छे हो जानेपर तुम्हें जितनी बहस 
करनी हो कर लेना, किन्तु आज तो बिछौनेपर पड़ा हँ।” इसपर उसने पानी माँगा। 
धर्मसिहकों स्वामीजीने आज्ञा दी, इनको पानी पिलाओ।” आज्ञाकारी नौकर पानी 
लेने जाता है तबतक तो यहाँ उसने रिवाल्वर निकारू छी। एकसे संतोष न हुआ 
तो दो गोली भारी। स्वामीजीने उसी समय प्राण खोये। धर्मेंसिह आवाज सुनकर 
अपने मालिकको बचाने दौड़ा किन्तु बचावे कौन ? ईद्वरकों स्वामीजीके शरीरकी रक्षा 
नहीं करनी थी। घर्मेसिहके ऊपर भी वार हुआ। उसे चोट लगी। वह अस्पतालमें है। 
मारनेवाला अब्दुल रशीद हिरासतमें है। ऐसे संयोगके बीच किये गये इस खूनसे मुस- 
लमानोंके लिए हिन्दुओंमें केसा भाव आयेगा, इसका मुझे बहुत॑ दुःख है और इसमें 
भी शंका नहीं है कि हिन्दू जनताकों मुसलमानोंके प्रति उल्टा खयाल आयेगा। क्योंकि 
आज दोनों जातियोंमें मुहब्बत नहीं है, विश्वास नहीं है। दोनों जातियाँ जानती हे कि 
एक दिन तो मिलकर भाइयोंके जैसा रहना ही है, किन्तु दोनों ही कमजोर होनेके 
कारण एक दूसरेसे लड़कर मजबूत होने और तब एकत्र होनेकी आशा रखती हें। इससे 
आज अखबारोंमें जो गन्दगी फैल रही है, जो जहर पैदा हो रहा है, उसे देखकर 
यह कहना कठित है कि इस क्ुंत्यका क्या परिणाम होगा। इसीसे में खामोश रहना 
चाहता था। मेरे दिलमें जो तुफान उछल रहा है, उसे में शान्त नहीं कर सकता, 
दबा नहीं सकता और तुम्हारे आगे व्यक्त नहीं कर सकता। 

हमारे छिए यह एक अच्छा शिक्षा-पाठ बनना चाहिए कि स्वामीजीका खून 
अब्दुल रशीदके हाथों हुआ। इससे हम एक-दुसरेको समझ छेवें; अगर हम यह समझ 


भाषण : अ० भा० कां० क० की वैठक गौहाटीमें ४४९ 


लें कि हम लड़कर साथ नहीं रह सकते तो क्या ही अच्छा हो! किन्तु आजका वातावरण 
देखकर मुझे यह आश्ञा नहीं होती कि हम एक ही खूनसे बच जायेंगे । 

श्रद्धानन्दजी और मेरे वीच कैसा सम्बन्ध था, यह तो आज मे यहाँ नही कहूँगा। 
मेरे सामने थे अपने दिलकी बातें कहा करते थे। कोई छः महीने हुए जब वे आश्रममें 
आये थे, तब कहते थे, ' मेरे पास घमकीके कितने पत्र आते है। छोग धमकी देते हूं 
कि तुम्हारी जान ले ली जायेगी। पर मुझे उनकी कुछ परवाह नही।” वह तो बहादुर 
आदमी थें। इनसे बढ़कर बहादुर आदमी मेने संसारमें नहीं देखा। मरनेका उन्हें डर 
नहीं था, क्योंकि वे सच्चे आस्तिक, ईश्वरवादी आदमी थे | इसीसे उन्होंने कहा, ' मेरी 
जान अगर हछे ही ली जाये तो उसमें होना ही क्या है।” यह खून हुआ तो उससमें 
आइचयें ही क्‍या है? एकसे अधिक खून भी होयें तो भी आइचय क्यो होना चाहिए? 
आज तो एक मुसल्‍हूमानने एक हिन्दूका खून किया है, किन्तु अगर कोई हिन्दू किसी 
मुसलमानका खून करे तो भी आहइचर्य न हो। ईदइवर करे ऐसा एक भी प्रसंग न 
आये । किन्तु जब हम अपनी जवान और कलमपर कावू न रख सकेंगे तो और दूसरा 
परिणाम होगा क्‍या? किन्तु में इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हिन्दू इस 
खूनकी नकलछ करे तो वह हिन्दू धर्मको लज्जा देगा। 

मेने तो कहा है कि अज्ञानी लोग जो लड़ते हे उसकी वनिस्व॒त एक-दूसरेको 
दुश्मन माननेवाले नेता ही लड़ लेबें तो क्या ही अच्छा हो। किन्तु ऐसा न होना 
चाहिए कि इन अज्ञान छोगोंमें से एक आदमी भी नेतामोंमें से किसीकी जान ले। 

आज हम ईइवरसे माँगें कि इस खूनका हम सच्चा अर्थ कर लें। मुसलमानों 
और हिन्दुओंकी परीक्षाका यह समय है। हिन्दू शान्ति रखें ओर इस खूनका बदला 
लेनेकी इच्छा न करें। इस खूनसे यह न भाव बेठें कि अब हमारे और मुसलमानोंके 
बीच दुश्मनी शुरू हो गई है और अब हिन्दू-मुसलमान ऐक्ये असम्भव है। अगर 
ऐसा वे मानेंगे तो वे भी गुनहगार होंगे और अपने घमकों वे कलंक छगायेंगे। मेरी 
मतिके अनुसार तो एक भी मुसलमान अगर ऐसा मानता हो कि रशीदने जो-कुछ 
किया, ठीक ही किया तो ऐसा मानकर वह अपने धर्मको दाग छगायेगा। मुसल- 
मानोंका धर्म यह नही है। वह दूसरा ही है। मुसलमान धमकी सच्ची खूबियाँ बतलाने 
का यह प्रसंग मुसलूमानोंकों मिला है। श्रद्धानन्दी और हिन्दुओंको तो जो चाहिए 
वह मिल ही गया, किन्तु में भनुष्यकी हैसियतसे, मुसलमानोंका मित्र और भाई 
होनेके कारण कहता हूँ कि अगर हम दोनों जातियाँ इसको समझ लेवें तो हम दोनोंके 
लिए यह लाभदायी हो पड़ेगा। हम दोनोंको ही इस परीक्षामें से निकलनेंकी ईश्वर 
हमें सदुबुद्धि और भक्ति दे और हम प्रा्थेना करें कि इस क्ृत्यके परिणामस्वरूप हम 
इस प्रकार परस्पर बर्ताव करें कि ईद्वर कहे कि दोनों जातियोंको जो करना चाहिए 


था वही उन्होंने किया है। 
हिन्दी नवजोवन, ६-१-१९२७ 


३२-२९ 


१७६० भाषण : स्वदेशी प्रदर्शनी, गौहादीमें' 


२५ दिसम्बर, १९२६ 
महात्माजीने कहा कि मुझे चरखेमें उत्कट घिध्वास है और यह मेरा विश्वास 
दिनोंदिव बढ़ रहा है। इसलिए में चरखा आन्दोलनको संगठित और व्यापक कफरनेके 
हर अवसरका स्वागत करता हूँ। स्वराज्यके लिए मेने तीन झा्ते रखी हें, जिममें 
चरखेके प्रसारकों में सबसे महत्त्वपूर्ण सानता हूँ। यही एक धन्धा है जिसमें करोड़ों 
लोग मिलकर कास कर सकते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सभी अपना योगदान 
कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा मंच है जो औरतोंको 
स्व॒राज्यके लिए चड़नेवाले राष्ट्रीय आन्दोलनमें अपना समुचित स्थान प्राप्त करनेका 
सर्वोत्तम अवम्तर प्रदान करता है। भुझे विश्वास है कि चरखा-कार्यक्रकी सफलता 
(स्व॒राज्य-प्राप्तिकी) दुसरी छातें, अर्थात्‌ हिन्दू-मुसलमान एकताकी झततंकों पुरा करनमें 
भी काफी सदद देगी। 

स मुद्रा समस्याका अध्ययन कर रहा हूँ ताकि विनिमयके अनुपातकों लेकर जो 
विवाद चल रहा है उसके बारेमें अपनी राय कायम कर सकूं। छेकिन जो-कुछ 
मेंने पढ़ा है उससे मुझे रूगता है कि वास्तवसें शहर गाँवोंको चूसकर जिन्दा हें, और 
बिचौलिए किसानोंकों और देशको निचोड़ कर करोड़ों रुपये देशके बाहर भेज रहे हें। 
में सरकारी कलकक्‍्दरोंकी रिपोर्टोके आधारपर कहता हूँ कि गाँव बर्बाद हुए जा रहे हैं, 
और भारतकी आवबादीके दसवें हिस्सेकों पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। सो बरसोंसे 
धहर-निवासी गाँववालोंका खून चूस रहे हें। तब फिर वे बबलेमें खटहरकों अपनाकर 
गाँववालोंको कुछ प्रतिदान क्‍यों नहीं देते और इस प्रकार क्‍यों नहीं वे एक ऐसे 
आन्दोलनको प्रोत्साहित करते जिसमें देशका उत्थान करनेकी जबरदस्त शक्ति भरी हुई 
है? कांग्रेस एक महान संस्था है, लेकिन अभी वह गाँववासियोंतक पूरी तरह नहीं 
पहुँच पाई है। 

काँग्रेसके अधीन संगठित होनेवाले चरखा संघको कांग्रेसने पुरा स्व॒राज्य दे दिया 
है, और इतने ही समयतमें संघने १,५०० गाँवोंसे सम्पर्क स्थापित कर लिया है। संघ 
५०,००० स्त्रियों और ४,००० बुनकरोंकों काम मुहय्या करता है। जो लोग तीर्थ 
स्थानोंमें गये हैं वे वहाँको भिल्लारियोंकी समस्थासे परिचित होंगे। जो छोग काम कर 
सकते हैं और जिन्हें यदि समुचित रोजगार देना सम्भव हो जाये तो ऐसे छोगोंको 


१. गांधीजीने प्रदशनीका उद्घाटन करते हुए यह भाषण दिंधा। इस अवसर॒पर श्रीनिवास भ्ंगार, 
पढित मदनमोहन माल्यीप, सरोणिनी नायडू, ढा० सुने, मोतीडाछ नेहरू तथा भवुर कछाम भाजाद भादि 
अनेक नेता उपस्थित थे। 


अखिल भारतीय गौरक्षा मण्डुू ४५१ 


भिक्षा देना अपराध हैं। चरख्ा संघने जिन ५०,००० स्त्रियोंको काम दिया है वे ऐसी 
हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और जो एक घेरा भी नहीं कमाती थीं। यदि 
उत्तकी गतिविधियोंकों और बढ़ाया जा सके, और यदि छोगोंको यह मालूम हो कि 
पंडित मोतोहाल नेहरू, पंडित मालवीय और मौलाना मुहम्मद अली-जेसे नेता चरखेको 
अपना रहे है, तो मेरा सन्देश लोग सुनेंगे और भिखारियोंकी समस्यासे भी निपटा 
जा सकेगा। अभी बहुत बड़े क्षेत्रको इस आन्दोलनके अधोन छान्रा बाकी है, क्योंफि 
भारतमें सात राख गाँव हैें। १९२१ में खट्दरकी जो कीमत थी, आज वह रूगभग 
उससे आधी है, और ऐसा कहना भी निइचय ही गलत होगा कि अब पहलेके मुकावले 
खदरका उत्पादन कम हो गया है। 

[ बंग्रेजीसे 

फॉरवर्ड, २७-१२-१९२६ 


१७७. अखिल भारतोय गोरक्षा मण्डल 


कहा जा सकता है कि इस मण्डरूका काम धीमी गतिसे ही चलता है। 
इसकी कार्यवाहक समितिकी बैठक इस मासकी १७ तारीखको वर्धामें हुई थी। बैठकमें 
समितिके सदस्य पूरी संख्यामें उपस्थित नहीं थे, इसलिए आधा घंटा इन्तजार 
करनेके बाद समितिका काम चलानेका प्रस्ताव किया गया। तभी एक सदस्य डा० 
मुजे आ पहुँचे और काम उपस्थित सदस्योकी आवश्यक संख्यासे ही शुरू हुआ। 
किसी भी संस्थामें ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगोंको रचनात्मक कार्यो्मे 
कम अथवा तनिक भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए ऐसे कार्यो्में यदि उसमें आथिक 
छाभ न हो तो बहुत ही कम छोग शामिल होते हैं। 

इस मण्डलका कार्य दुःघालयों तथा चर्मालयोंकी मा्फत गोरक्षा करना है, 
इसलिए उसमें परिश्रम, पैसा, बुद्धि आदिकी ही आवश्यकता है। इसलिए उसमें कौन 
उपस्थित होना चाहेगा ? 

तथापि गोरक्षाका प्रश्न धार्मिक और आथिक दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
ढोरोंकी रक्षा और संवर्धनके बिना खेती नहीं हो सकती और खेतीके बिना मनुष्य नही 
जी सकता। इसके अतिरिक्त ढोरोंके बिना दूध नहीं मिल सकता और दृघके बिना 
जनताका जीवन दूभर हो जायेगा। 

ढोरोंकी रक्षा और उनके संवर्धनका प्रश्न उनका ज्ञानपूर्वक पालन करनेपर निर्भर 
है और यह ज्ञान उसके लिए परिश्रम किये विना सम्भव नहीं है। इसलिए 
अखिल भारतीय गोरक्षा भण्डलका हेतु प्रयोगोंके द्वारा इस ज्ञानकी वृद्धि करना है, 
और चमड़ेके व्यापारके तथा चमड़ा कमानेके धन्धेके प्रति जनतामें जो घृणा है उसे 
दूर करना है। 


४५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसमें दिलचस्पी कौन ले? सब विचारवान स्त्री-पुरुषोंको इसमें दिलचस्पी लेनी 
चाहिए। लेकिन बहुतसे छोग लें अथवा कम लोग लें, पर ऐसे मण्डलोंको दृढ़तापूर्वक 
अपना काम जारी रखकर अपनी श्रद्धाको सिद्ध करना चाहिए। 

अतएव समितिने चार प्रस्ताव पास किये हैँ। 

मण्डलकों दुग्घालय चलानेकी विद्यार्में निपुण एक सज्जनकी सेवाएँ प्राप्त हैं, 
अत: मण्डलने तत्सम्बन्धी प्रयोग करनेके लिए अध्यक्षकों ५०,००० रुपये तककी राशि 
खर्च करनेकी सत्ता प्रदान की है। 

एक सज्जन चर्मालयके लिए भी मिल गये हें, अतः तत्सम्वन्धी प्रयोग करनेके 
लिए भी मण्डलने ५०,००० रुपयेकी एक और रकम खच्च करनेकी सत्ता दी है। 

मण्डलके पास अभी इतना पैसा नहीं है। अभी तो उसके पास मुह्किलसे दस 
हजार रुपये होंगे। बाकी तो जब मिलेंगे तब होंगे। छेकिन उनके मिलनेकी उम्मीद 
है। मित्रोंने सहायता करनेका वचन दिया है और यदि कार्य अच्छा हो तथा अच्छे 
कार्यकर्ता मिलें तो धन भी अवश्य मिल जाता है। ऐसा विश्वास होनेके कारण 
मेने समितिकी दी हुईं उपर्युक्त सत्ता स्वीकार कर ली है। इस कायेमें जो गोसेवक 
मदद करना चाहें, में उन्हें मदद करनेका आमन्त्रण देता हूँ। पाई-पाईका हिसाव रखा 
जाता है और रखा जाता रहेगा। उसे समय-समयपर प्रकाशित किया जायेगा। 
कार्यकी सफलता-असफलताका आधार परिस्थतियोंपर है। उम्मीद तो यह है कि 
प्रयोगके अन्तमें हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि दुश्घालय और चर्माल्यकी ये दोवों 
प्रवृत्तियाँ स्वावछम्बी बनाई जा सकती हैं। 

इस कार्यके लिए जिन कार्यकर्त्ताओंको नियुक्त किया गया है उतका परिचय 
में तनिक अनुभव प्राप्त करनेके बाद देनेका विचार रखता हूँ। यदि ये प्रयोग सफल 
होते हैँ तो इनमें में गोरक्षाके बीज देखता हूँ। 

दूसरे [दो] प्रस्ताव मण्डलकों सदस्योंके सम्बन्धर्में स्वावलूम्वी बनानेके बारेमें 
हैं । मण्डलको कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता है, अधिकारियोंकी नहीं । इसलिए एक प्रस्ताव- 
में यह कहा गया है कि समितिके जो सदस्य छगातार समितिकी तीन बैठकोंमें अनुपस्थित 
रहेंगे उनकी जगह खाली हो जायेगी। यह प्रस्ताव आवश्यक है, क्योंकि जो लोग 
समितिके प्रस्तावोंमें अपनी रायका छाभ दे सकते हैं केवल उनको ही जरूरत है । 
यदि वे उपस्थित नहीं होंगे तो लाभ किस तरह दे सकेंगे ? इसके वारेमें मन्‍्त्री प्रत्येक 
सदस्यके साथ पत्र-व्यवहार करेगा। 
५. चौथा प्रस्ताव सदस्योंसे सम्बन्धित है। जो सदस्य अपना दूसरे वर्षका चन्दा नहीं 
देगा, वह सदस्य नहीं मानता जायेगा। यह याद दिलानेके लिए है। यह अभीष्ट है 
कि झ्चेस मण्डलके सदस्य और प्रतिनिधि उत्तरदायी हों। वस्तुतः देखा जाये तो ये 
दो निय॑स समस्त संस्थाओंके छिए अनिवार्य होने चाहिए --- सदस्पोंके लिए चन्दा देना 
और प्रतिएनिधियोंके लिए बैठकोंमें उपस्थित होना। पा 
मुझे (उम्मीद है कि जो छोग मण्डलके उद्देश्यको पसन्द करते हैं वे उपर्युक्त चारों 
प्रस्तावोंका फुवागत करेंगे तथा यथाशक्ति सहायता देंगे । 

! 


] 


भाषण : ध्वजारोहण समारोहके अवसरपर ४५३ 


भन्‍्त्रीके वारेमें तो कहा जा सकता है कि समित्तिको अपनों स्वीकृति-मात्र देनी 

थी। श्री वारूजी ग्ोविन्दजी देसाईकों २०० रुपये प्रतिमासपर भन्त्री रखा गया था। 
श्री वालजी देसाई गोसेवक हे और विद्वान है। उन्होंने २०० रुपये कोई लोभवग 
नहीं माँगे थे; उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी बड़ी होनेके कारण ही उन्होंने ऐसी 
माँग की थी। इनसे ज्यादा योग्य मन्त्रीकी खोज में नही कर सका। मण्डलके संवि- 
धानके अनुसार मन्‍्त्रीकी खोज करनेकी जिम्मेदारी मुझपर थी। जब मेने वालजी 
देसाईको नियुक्त किया था तब कल्पना यह थी कि उन्हें सारा समय गोरक्षाका कायें 
करना होगा। बादमें मेने अनुभव किया कि उनका समय वच जाता है। हम दोनोने 
निश्चय किया कि उस समयका सदुपयोग साहित्य-सेवाके लिए किया जाये और 
कुछ कमाई उससे की जायें। उन्हें ऐसा काम मिल रहा है। इसलिए उन्होने मण्डलसे 
प्रतिमास ५० रुपयेसे ज्यादा न लछेनेका विचार भण्डलके सदस्योंके सम्मुख रखा। पिछली 
जुलाईसे वह कम ही. पैसे लेते रहे हें। मण्डलने उनके इस निशचयकों साभार स्वीकार 
किया है और उन्हें इस बातकी छूट दी है कि यदि मण्डलके वाहरका काम मिलता 
हो तो अपने खाली समयमें वे उसे कर सकते है। मुझे कहना चाहिए कि खाली समयमें 
भाई वालजी जो काम करते हैँ वह काम मण्डलका भले ही न कहलाये परन्तु वह 
अधिकाशत: गोसेवाका ही होता है। 'न्वजीवन ” के पाठकोंकों यह वात बतानेकी कोई 
जरूरत ही नही है। 

[गुजरातीसे ] 

नबजीवन, २६-१२-१९२६ 


१७८. भाषण : ध्वजारोहण समारोहके अवसरपर' 
२६ दिसम्बर, १९२६ 


डॉ० हार्डीकर और स्वयंसेवको, 
में आज सुबह आप सबको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हूँ । मुझे आशा है कि आज 
जो झंडा में फहरा रहा हूँ उसे हमेशा इसी प्रकार फहरते रखा जायेगा, और आप 
सव लोग ऐसे कार्य करेंगे जो इस महान झंडेकी शानके अनुरूप हों। मातृभमिके प्रति 
की गई आपकी सेवाओंके लिए में आपको आश्ञीष देता हूँ । 
[ अंग्रेजीसे | 
फॉरवड्ड, २७-१२-१९२६ 


१, गौहारीमें कांग्रेस पंडाल्के वादर ध्वजारोहण करनेके वाद गांधीजीने यह भाषण हिन्दोमें दिया था। 
ढों० एन० एस० हार्डीकर स्वव॑सेव्कोंके प्रधान थे । 


१७९, प्रस्ताव और भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें' 


२६ दिसम्बर, १९२६ 
प्रस्ताव 


स्वामी श्रद्धानन्दकी हृत्यापर, जो कायरतापूर्ण और धोखेंसे की गई, यह्‌ 
कांग्रेस घृणा और आक्रोश प्रकट करती है। उन्होंने अपना जीवन और अपने 
जबर्दस्त गुणोंकों अपने देश और अपने धर्मकी सेवार्में अपित कर रखा था और 
वे निर्भभता तथा निष्ठापू्वक दलित, पतित और दुर्बेल लोग्रोंके कल्याणमें छगे 
हुए थे। इस कांग्रेसके मतमें ऐसे वीर और नेक राष्ट्रभक्‍्तकी दुखद मृत्युसे 
देशको जो क्षति पहुँची है, वह अपुरणीय है। 


भाईयों ओर बहनो, 

आपने गौर किया होगा कि जो प्रस्ताव मेंने पेश किया है, उसे पहले मौछाना 
मुहम्मद अली पेश करने वाले थे। छेकिन अध्यक्ष महोदयके आदेशपर में इसे पेश करनेके 
लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने अखबारोंमें देखा कि स्वामीजीकी ह॒त्यासे देशभरमें शोक 
और त्रास व्याप्त हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें इसी विषयपर बोलते 
हुए मेंने कहा था कि हमें स्वामीजीकी मृत्युपर शोक नहीं करना चाहिए। उन्हें वो 
एक सूरमाकी मौत मिली है; और ऐसी मृत्युकी कामना तो हममें से हरएककों हो 
सकती है। लेकित में अपने इस अन्तिम कथनमें एक छोटा-सा सुधार करना चाहता 
हूँ। ऐसी मौत जब आती है तब हर वीर पुरुष उसका स्वागत करता है। वह 
उसका एक मित्रके रूपमें स्वागत करता है। लेकिन इसी कारण हमें ऐसी मृत्युको 
निमन्त्रित नहीं करना चाहिए या उसके लिए लालायित नहीं होना चाहिए। हम ऐसी 
इच्छा न करें कि कोई व्यक्ति गलत राहपर चलकर ईदवर तथा मनुष्यके प्रति अपराध 
करे और हमें शहीद बननेका गौरव मिले। किसीके पथश्रष्ट होनेकी कामना करता 
गलत है। हम सभीको बहादुर होना चाहिए ताकि शहीदकी मौत मिल जायें तो 
हम सुशीसे मर सकें; लेकिन शहीद होनेकी लाहसा हममें नहीं होनी चाहिए । का 

स्वामीजी सूरमाओंके भी सूरमा और वीरोंके भी वीर थे। है. निरंतर 
वीरतापूर्ण कार्यकलापोंमें छगे रहकर देशकों चकित कर दिया था। उन्होंने देशकी 
बेदीपर अपनेको बलिदान कर देनेका जो संकल्प किया था में उसका साक्षी हैं। 

लेकिन क्‍या स्वामीजीने देशकी जो सेवाएँ कीं, उनके बारेमें विस्तारसे कुछ कहले- 
की जरूरत है? सभी लोग जानते हें कि स्वामीजी असहायोंके सहायक थे, निबंलों और 
दलितोंके मित्र थे; और अस्पृष्योंके लिए उन्होंने जो काम किया, वह तो अनुपम 
है। मुझे भली प्रकार याद है कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि जबतक अखिल 


२. इस माषणका पाठ १३-१-१९२७ के यंग इंडियामें मी “ वीरेंके वीर” शीषकर्ते मकाश्ित इसा था। 


प्रस्ताव और भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें ४५५ 


भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रत्येक हिन्दू सदस्य अपने घरमें एक “अछूत” नौकर नही 
रखता तवतक अछूतोंके उत्थानके लिए कांग्रेस जो काम कर रही है वह पूरा नहीं 
होगा। यह वात अव्यवहार्य प्रतीत हो सकती है, लेकिन इससे अछ्तोंके प्रति उनके 
असीम प्रेमका परिचय मिलता है। 

यहाँ में उनकी अन्य बहुत सारी सेवाओंकी चर्चा नही करूँगा। स्वामीजी जैसे 
महान और वीर राष्ट्रभकत तथा ईश्वरके सेवक और भक्‍तकी हत्याके प्रसंगको भी देशहितमें 
प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन हम लोग चूंकि अपूर्ण पुरुष है, इसलिए उनकी 
दुखद मृत्युपर हमारा शोक करना स्वाभाविक है। और जब हम उन परिस्थितियोंका 
विचार करते हे जिनमें उनकी मृत्यु हुई तो हमारे मनमें घुणा और आक्रोश उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। हत्यारेने स्वामीजीसे इस्लामके ऊपर चर्चा करनेके लिए भेंट 
करनी चाही। स्वामीजीके स्वामिभक्‍्त नौकरने उसे अन्दर जानेंसे मना कर दिया, 
क्योंकि उसे डा० अन्सारीका आदेश था कि जबतक स्वामीजी गम्भीर रूपसे बीमार हैं 
तबतक वह किसीको स्वामीजीसे भेंट न करने दे। लेकिन स्पष्ट ही ईश्वरका आदेश 
कुछ और ही था। स्वामीजीके कानोंमें जब हत्यारेका अनुरोध पड़ा तो उन्होंने घरम- 
सिंहसे उसे आने देनेको कहा। भाई अब्दुल रशीदको अन्दर आने दिया गया। में उसे 
जान-बूझकर भाई कह रहा हूँ, और यदि हम सच्चे हिन्दू हे तो आप समझ जायेंगे 
कि में उसे भाई क्‍यों कहता हूँ। स्वामीजीने अपने नौकरसे अब्दुल रशीदकों अन्दर 
आनेको कहा, क्योंकि ईइवर स्वामीजीकी महानता और हिन्दू-धर्मकी गरिमा दिखाना 
चाहता था। स्वामीजी बहुत अस्वस्थ थे और धार्मिक प्रइनोपर चर्चा करनेंकी स्थितिमें 
नही थे, इसलिए उन्होंने उस अजनबीसे फिर कभी आनेको कहा। छेकिन वह गया 
नहीं। उसने कहा कि में प्यासा हूँ, और पानी माँगा। स्वामीजीने घरमसिहसे पानी 
लानेको कहा, और घरमसिंहकी अनुपस्थितिका लाभ उठाकर अब्दुल रशीदने स्वामीजीके 
सीनेपर पिस्तौलू चला दी। 

यह ऐसी घटना है जो भारतमें नहीं घटनी चाहिए थी--उस भारतमें जहाँ 
हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने धर्मपर गये करते हें। गीता” को में जिस श्रद्धाके 
साथ देखता हूँ, उसी श्रद्धाभावसे मेने कुरान” का अध्ययन किया है; और में कहता 
हूँ कि “कुरान” में इस प्रकारकी हत्याका आदेश या अनुमति कही नही दी गई है। 
इस ह॒त्याके सम्भव होनेका कारण यही है कि दोनों जातियाँ एक-दूसरेको घृणा और 
शत्रुताके भावसे देखती हँ। बहुतसे मुसछमानोंका विश्वास है कि लछालछाजी और माल- 
वीयजी भृसलूमानोंके उतने ही घोर झत्रु हे जितने कि उनकी रायमें स्वामीजी थे। 
दूसरी ओर, बहुतसे हिन्दू हे जो सर अब्दुरेंहीम तथा अन्य कुछ मुसलमान सज्जनोंको 
हिन्दू-धर्मका शत्रु मानते हैं। मेरी रायमें दोनों ही बिलकुल गलत हैँ। स्वामीजी इस्लाम- 
के शत्रु नही थे, और न छालाजी और मालवीयजी ही हे । छाछाजी और स्वामीजीको 
अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करनेका अधिकार है, और उनके विचारोसे हम 
भले ही असहमत हों, लेकिन उनके विरुद्ध घुणाकी भावना भड़काना उचित नही है। 
फिर भी हम आज क्या देखते हे? मुसलमानोंका कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इन 


४५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देशभक्तोंके खिलाफ कटुतापूर्ण भाषाका इस्तेमाह न करता हो। में पूरी विनम्नतासे 
पूछता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गछती की है? उनके काम करनेके ढंगसे हम असह- 
मत हो सकते हेँ। लेकिन मुझे निश्चय है कि मालवीयजीको जो भारतभूषण कहा 
जाता है वह उनकी महान सेवाके कारण ही कहा जाता है। छाछाजीकी सेवाओंका इति- 
हास भी महान है। अब मृसलमान नेताओंको लीजिए। सर अब्दुरेहीस ऐसा सोच 
सकते हैं कि हिन्दू छोग मुसलमानोंकी अपेक्षा हर मानेमें आगे बढ़े हुए हैं, वे समृद्ध 
हैं, वे शिक्षित हें; और मुसलमान लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं। हमें इस बातकी 
छूट है कि हम सोचें और कहें कि उनके विचार गरूत है, लेकिन उनकी जो राय 
है उसके लिए हम उन्हें गाली क्‍यों दें? अगर मौलाना मुहम्मद अली कहते है कि 
गांधीके लिए उनके मनमें आदर है, लेकिन उनके विचारसे कुरान में विश्वास 
करनेवाले किसी मुसछमानका धर्म गांधीके धर्मंसे श्रेष्ठ है, तो हम गुस्सा क्यों हों! 
क्या कुछ ईसाई पादरी ऐसा नहीं कहते कि नियमित रूपसे गिरजा जानेवाला एक 
ईसाई बड़ेसे-बड़े धर्मात्मा हिन्दूसे श्रेष्ठ है? इससे हम घट-बढ़ नहीं जाते। इसलिए 
में आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप स्वामी श्रद्धातन्दजीकी स्मृतिका आदर करते 
हैं तो आप पारस्परिक घृणा और निदाके वातावरणको शुद्ध करें; आप उन अख- 
बारोंका बहिष्कार करानेमें मदद दें जो घृणा भड़काते हैँ और गलतफहमियाँ फैलाते 
हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज ९० प्रतिशत अखबार बन्द हो जायें तो भारतका 
कोई नुकसान नहीं होगा। बहुतसे मुसलमान अखबार हिन्दुओंके खिछाफ घृणा फैलानेके 
आधारपर चलते हैं और बहुतसे हिन्दू अखबार मुसलछमानोंके खिलाफ घृणाके बलपर 
चलते हैं । स्वामीजी अपने रक्तसे लिखा गया एक मूल्यवान पाठ हमें दे गये हे। क्‍या 
आपको आये समाजकी उदारताका पता है? ' एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था। क्या 
आप जानते हैं कि महर्षि दयानन्दने अपनेको विष देनेवाले मनुष्यको किस श्रकार क्षमा 
कर दिया था? * में यह बात जानता था। जब मैं जानता था कि मह्॒षिके सामने 
युधिष्ठिरका उदाहरण और गीता तथा ' उपनिषदों ” की शिक्षा थी तब में इससे 
अनभिज्न कैसे हो सकता था? लेकिन श्रद्धानन्दजीने महृधिके प्रति अगाघ श्रद्धापूरित 
शब्दोंमें उनकी क्षमाशीलताका विवरण विस्तारसे सुनाया। में आपको बताता हूँ कि 
इस शिष्यमें अपने महान गुरुकी तुलतामें क्षमाशीलताका यह शुण कम नही था। 
'शुद्धि ' के फलितार्थोंके बारेमें चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि 
उनके शुद्धि आन्दोलनमें मुसलमानोंके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। शुद्धिका अर्थ आत्मशुद्धि 
तथा महान हिन्दू जातिकी शुद्धि है। गीता ' का यह वचन कि सभी प्राणियोंमें अपना 
ही स्वरूप देखो ” उनका आदशें था लेकिन उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि मुसल- 
मान मेरे छेखे जितने धनिष्ठ हैं, हिन्दू उससे कम नहीं हैं; और हिन्दुओंकी सेवा करना 
मेरा कत्तंव्य है! भले ही सारा मुसछमान समाज मेरे विरुद्ध हो जाये, लेकिन में 
डंकेकी चोट कहूँगा कि मालवीयजी मेरे मित्र और बड़े भाई हैं। इस साँसमें में यह 
भी कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान नेता हिन्दू घर्मका शत्रु नहीं है। सर अन्दुर्रहीम 
हिल्दुओंके शत्रु नहीं है, और न मियाँ फज्ले हुसेन ही उनके शत्रु हैं; मिलनेपर उन्होंने 


प्रस्ताव और भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें ४५७ 


मुझे विश्वास दिलाया था कि बे एक पुराने कांग्रेसी हेँ; वे हिन्दुओंकों मुसलमानोंसे 
कम प्यार नहीं करते, लेकिन एक मुसलमानके नाते वे मुसछमानोंकी सेवा करना 
चाहते हैे। हम उनके विचारोसे असहमत हो सकते हे, मुसलमानोंके लिए रखी गई 
उनकी माँगोंको हम नापसन्द कर सकते है, लेकिन केवल इसी कारण हम उन्हे गाली 
क्‍यों दें, या उन्हें हिन्दुओंका शत्रु क्यों बतायें? क्‍यों न हम सत्याग्रहियोकी भाँति 
उनके विचारोंसे अपनी असहमति प्रकट करें और जरूरी हो तो उन विचारोंकी मुखा- 
लफत करें, ठीक वैसे ही जैसे अनेक प्रइनोंपर मे मालवीयजीकी मुखालफत करता हूँ? 
इसलिए में जितने जोरसे कह सकता हूँ, उतना जोर देकर फिर कहता हूँ कि सर 
अब्दुरंहीम या श्री जिन्ना या अछीवन्बु हिन्दुओंके शत्रु नही हे। हमें स्वामी श्रद्धानन्दकी 
मृत्युसे मिला सबक भुला नहीं देता चाहिए। आप सब खड़े होकर अभी यह प्रस्ताव 
स्वीकार करेंगे, लेकिन इस समय भी शायद दिल्‍लीमें हिन्दू-मुस्लिम दंगे जारी है। 
फिर भी में आपसे कहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानन्दजी हमारे लिए जो पाठ छोड़ गये है 
उसे आप सब समझें और हृदयंगम कर लें तो हमारे लिए कुछ ही समयमें स्वराज्य 
प्राप्त कर लेना फिर सम्भव हो जायेगा। आप कहेंगे कि यह एक पागल आदमी 
है जो बड़े-बड़े वादे करनेका आदी है। लेकिन में आपको बताता हूँ कि में पागल 
नहीं हूँ, में अब भी अपने कार्यक्रममें उतनी ही ईमानदारीसे विश्वास करता हूँ जितना 
कि १९२० में करता था। लेकिन जिन लोगोंने १९२० में प्रतिज्ञाएँ की थी उन्होने 
प्रतिज्ञाएँ तोड़ दी और उस समय स्वराज्य प्राप्तिको असम्भव बना दिया। हम सब 
उसी पिताकी सन्‍्तात है जिसे हिन्दू, मुसलमान और ईसाई अलग-अलग नामसे 
जानते हे । शंकरने ईह्वरमें अपनी आस्था एकमेबाद्वितीय” कहकर व्यक्त की, रामा- 
नुजने उसीको द्वेतवादमें व्यक्त किया और मुहम्मदने ' ला इल्लाह इल्लिल्लाह' कहकर 
व्यक्त किया; किन्तु इससे फर्क क्या पड़ता है? इन तीनोंका तात्पर्य एक ही चीजसे 
था। अगर हम अपने हृदयोंको स्वच्छ बना सकें तो देखेंगे कि स्वामीजीने मरकर 
भी हमारी वैसी ही सेवा की है जैसी जीवित रहते हुएं की। आइए, हम उनके खूनसे 
अपने हृदयोंको घो डालें और, अगर जरूरत हो तो, अपने अधिकारोंके लिए शाति 
और संत्याग्रहके तरीकोंसे लड़ें। हर मुसछमान भी यह समझ छे कि स्वामी श्रद्धानन्दजी 
मुसलमानोंके शत्रु नही थे, उनका जीवन स्वथा शुद्ध और निष्कलंक था और वे हम 
सभीके लिए शांतिका पाठ अपने खूनसे लिखकर छोड़ गये हे। 

अब आप श्ञायद समझ जायेंगे कि मेंने अब्दुल रशीदको भाई क्यो कहा है, 
और में उसे दोहराता हूँ। में तो उसे स्वामीजीकी हत्याका अपराधी भी नहीं सम- 
झता। वास्तवमें अपराधी तो वे सब हे जिन्होंने एक दूसरेके विरुद्ध घृणाकी भावना 
भड़काई । हम हिन्दुओंके लिए गीता” का आदेश है कि हम समानताका भाव रखें, 
हमें एक विद्वान ब्राह्मणके प्रति भी वैसे ही भाव रखने चाहिए जैसे किसी चाण्डाल, 
कुत्ते, गाय या हाथीके प्रति। 

यह शोक करने या आँसू बहानेका अवसर नहीं है। यह वह अवसर है जब 
हमारे हृदयमें वीरताका .अमिट पाठ छिखा जाया चाहिए। वीरता केवल क्षत्रियोंका 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ही गुण नहीं है। यह उनका विशेष गौरव जरूर हो सकती है। लेकिन हमारी 
स्वराज्यकी लड़ाईमें ब्राह्मणोंमें, वैज्योंमें और शूद्रोमें भी वीरता उतनी ही जरूरी है 
जितनी कि क्षत्रियोंमें। इसलिए हमें शोकके आँसू नहीं बहाने चाहिए। आइए, हम भी 
उसी आग और विद्वासकों अपने अन्दर पैदा करें जो स्वामी श्रद्धानन्दजीमें थी, 
और उस आगसे अपने दिलोंको साफ करके उसे फौलादकी तरह मजबूत बलायें। 
[अंग्रेजीसे 

रिपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्टी-फस्टें सेशन, गौहाटी (असम), 

१९२६, पृ० ४२०५ 


१८०. प्रस्ताव और भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौंहादीमें 


२६ दिसम्बर, १९२६ 
प्रस्ताव 


दक्षिण आफ्रिका उपमहाद्वीपके भारतीय प्रवासियोंके दर्जेजी समस्या हल 
करनेके सर्वोच्च उपायपर विचार करनेके लिए दक्षिण आफ्रिका्में इस समय जो 
गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, यह कांग्रेस उसका स्वागत करती है और प्रार्थना 
करती है कि उसे अपने विचार विमशमें देवी मार्गदर्शन और ईश्वरीय कृपा 
प्राप्त हो। 
यह कांग्रेस उन नेक अंग्रेज सज्जन, श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजके प्रति 
आभार प्रकट करती है, जिनका दक्षिण आफ्रिकार्में इसके लिए उपयुक्त, शान्त 
वातावरण तैयार करनेमें प्रमुख योग रहा है। 
यह कांग्रेस अध्यक्ष महोदयकों अधिकार देती है कि वे इस प्रस्तावका 
पाठ तार द्वारा जनररू हटेजोग, सर एम० हबीबुल्ला और श्री सी० एफ० एन्डू- 
थूजको भेज दें।' 
सहात्माजीने उपस्थित जनोंके सामने हिन्दीमें भाषण किया। भाषणका सारांश 
निम्नलिखित हैः 
उन्होंने कहा, श्री प्तो० एफ० एन्ड्रयूजने पत्र-व्यवहारके जरिये मुझे दक्षिण आफिका- 
की स्थितिसे अवगत रखा है। भरी एन्ड्रयूजन अपने पत्रोंमें इस बातपर जोर दिया है कि 
गोलमेज सम्मेलनको देवी मार्यदर्शन मिलनेके लिए सर्वत्र प्रार्थनाएँ को जानी चाहिए। 
ऐपतो प्रार्थताकी अतीव आवश्यकता है। आप जानते हें कि भारत सरकारके पास दक्षिण 
आफिकासे अपनी इच्छा सनवानेकी कोई शक्ति नहीं है। हालके साम्राज्यीय सम्मेलनने 
औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त देशोंके साम्राज्यीय सम्बन्धोंके क्षेत्रमं और अधिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर दी है। इसलिए हम ईइवरसे यही प्रार्थना कर सकते हे कि गोलमेज 


१. प्रस्तावका अनुमोदन जबुल कछाम भाजादने किया और वह सर्वेत्रम्मतिसे पास हो गषा। 


पत्र: आश्रमकी बहनोंको ४५९ 


सम्मेलनर्मं भाग लेनेवालोंके ऊपर वह अपनी क्षपाकी वर्षा करे ताकि इस दथी क्षपाके 
प्रभावसे यह सम्मेलन दक्षिण आफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंको न्याय प्रदान फर सके। 

इसके बाद गांधीजोने श्रोताओंका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचा कि दक्षिण 
आफ्रिकार्मे हमारे देशवासी जिस अस्पृश्यताके शिकार हे, वह भारत्रकों अस्पृश्यताकी 
प्रतिक्रिपा ही है। इसलिए उचित यही है कि आप पहले अपने घरकी हाल्‍ूत सुधारें। 

उन्होंने दक्षिण आफ्रिकी राजनीतिज्ञोंको याद दिलाया कि जो शक्तिशाली लोग 
अपनी शक््तिका दुरुपयोग करते हें, वे अपने ही विनाशकी तैयारी करते हे। उन्होंने 
उनसे अनुरोध किया कि भारतीय प्रवासी जो सामान्य बुनियादी न्याय चाहते है, उन्हें 
वह प्रदाव किया जाये। भारतोय प्रवासी किसी प्रकारकी कृपा नहीं चाहते; बल्कि 
सच तो यह है कि शुद्ध न्यायकी दृष्टिसि जिन चीजोंकी उन्हें जरूरत नहीं थी, उसे 
उन्होंने ज्ञांतिके विचारसे माँगा ही नहीं है। 

| अंग्रेजीसे ] 

रिपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्टो-फर्स्ट सेशन, गौहादी (असम), 

१९२६, पृष्ठ ५१-२ 


१८१. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 


गौहाटी 
सोमवार, २७ दिसम्बर, १९२६ 
बहनो, 
आज तुम्हारा पत्र सवेरे शुरू करनेके बजाय डाक बन्द होनेके वक्‍त शुरू कर 
रहा हैं। यहाँ डाक जल्दी बन्द होती है। 
यहाँका दृश्य बहुत सुन्दर है। ठेठ ब्रह्मपुत्रके किनारे हमारी झोंपड़ी वनाई गईं है। 
काकासाहबका जी तो झोंपड़ी देखकर ही उसमें रहनेको हो जाये। ऊपर घासका 
छप्पर है। यहीके बाँसकी पट्टियोंकी दीवार है। उसे मिट्टीसे लीप दिया है और अन्दर 
सव जगह आसमानी रंगकी खादीसे सजाया गया है। भीतर खाट नहीं है, मगर 
यह कहा जा सकता है कि बाँसके पायोंवाला एक तख्त बनाया है। उसपर घास बिछा 
दी है, उसके ऊपर जाजम और जाजमपर खादी। इसी तख्तपर में बैठता हूँ, खाता 
हैँ और सोता हूँ! वह इतना बड़ा है कि उसपर चार आदमी और सो सकते हे। 
मगर दूसरा कोई नहीं सोता। जमीनपर भी .घास विछाकर उसपर जाजम और 
उसके ऊपर खादी विछा दी है। ऐसी झोंपड़ीमें रहना किसे पसन्द नही होगा ? हाँ, 
यह सही है कि इस झोंपड़ीकी आयु बहुत थोड़ी है। बरसातमें यह निकम्मी है। 
मगर इसमें ख् बहुत कम होता है। वनानेमें दो-एक दिन लगते होगे और बहुत 
कुशछताकी जरूरत भी नही रहती। सभी कलाओंका यही हाल है। वे हमेशा सादी और 
स्वाभाविक होती है। 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


नमी और सरदी खूब है। जो खूब चलते-फिरते हें, वे बीमार नहीं होते। 
और तो बादमें, और उस वक्‍त जो याद आ जाये सो। 


बापूके आशोर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३१) की फोटो-नकलसे | 


१८२. भाषंण : कांग्रेस अधिवेशन, गोहादीमें' 


२७ दिसम्बर, १९२६ 

श्री गांधोने कहा कि मुझसे न्यायभाव रखनेको अपील को गई है। मेरी व्याय 
भावताके अनुप्तार तो सदस्पताके लिए सुत देनेकी शर्तेकों फिरसे लागू हो जाना 
चाहिए, साथ ही कताई अनिवार्य कर देनी चाहिए।' व्यक्षिगत रूपसे में किसी बातके 
अधिक परिमाणमें होनेके बजाय उसके अधिक गुणयुक्त होनेको बेहतर माता हें, 
किन्तु यदि कांग्रेसकों गुणकी अपेक्षा संख्या पसन्द है तो सेरा सुझाव है कि जितने ही 
कम प्रतिबन्ध हों, कांग्रेसके लिए उतना हो अच्छा होगा। इसके विप्रोत, यदि आप 
लोगोंकों गुणशीलतामें विद्वास है तो आपको सदस्थताके अपर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाने 
चाहिए जितसे गुणोंका विकास होनेके कारण राष्ट्रीय परुनर्द्धारम सदद मिल सकती है। 
कांग्रेस अपने अन्दर सभी पार्टियोंकों छाना चाहती है; लेकिन हम कुछ खोकर उन्हें 
नहीं पाना चाहेंगे। किन्तु इसलिए कोई अपरिवर्ततवादियोंपर था स्व॒राज्यवादियोंपर 
यह आरोप न लगाये कि बे कांग्रेसके दरवाजे दुसरोंके लिए बन्द रखना चाहते है; 
क्योंकि आखिरकार सभी राष्ट्रीय संगठनोंमें सदस्यता सम्बन्धी अपने-अपने प्रतिबन्ध हैं 
जो उतके विकासको व्यवस्थित बनाते हैं। अतः यह फेसला करता समितिके ऊपर है 


१, गांधीजी विषय-समितिंकी बैठ्कमें मोतीछाल नेहरू द्वारा रखे गये निम्म अस्तावपर बोल रहे थे: 
« सिश्षप किया गया कि कांग्रेस संविधानकी पारा ७ में निम्नलिखित संशोपषन किया जाये: उपधारा ४के 
स्थानपर निम्नलिद्वित कर दिया जाये: “कोई व्यक्ति जिसने इसके उप-खण्ड (१) का पालन नहीं किया है 
और नो नियमित द्वाथक्ता भर दायबुना खबर नहीं पदनता उसे अतिनिधिशकि चुदावमें, या कित्ी 
समिति या उप-समितिके चुनावमें अथवा किसी भी कांग्रेस संगठनके चुनावमें मतदानका अविकार नहीं होगा 
और उसे कांग्रेस था कांग्रेस संगठन था कांग्रेसकी किसी सर्मिति था उप-सभित्तिमें भाग छेनेका अधिकार 
भी नहीं होगा।?” 

२. भदादेव देसाईके “साप्ताहिक पत्र” में यह इस प्रकार दिया गधा हैः “मैं कई दूँ कि 
सदस्यताके लिए छत देनेकी शर्तेकों फिर छांगू कर दिये जानेपर ही मेरी न्याध-भावनाकी सन्पुष्टि होगो। 
. धदि कताईकी शर्त राष्टीय विकासके लिए जरूरी है, में समझता हूँ कि वह निश्चित रुपसे जरूरी है, तो 
वा उसके छिए मेरा यद्द शत रखना ठीक नहीं है? यदि कोई सदस्य मुझपर यह आरोप छगाये कि मेरा 
मंशा किसी दलको कांग्रेससे बाइर रखनेका है तो मैं इससे अपनेको भके ही अपमानित न महसत करूँ, 
पर मुझे इससे गहरा दुःख जरूर दोगा।” 


भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटौमेँ ४६१ 


कि खहर अनिवाय है या नहीं। मेरी रायमें तो यही एक सूत्र है जो कांग्रेस और 
जन-साधारणको परस्पर जोड़ता है। चरखा संघके रजिस्टरमें ५० हजारसे ऊपर 
ऐसे स्त्री-पुरुषोके नाम हे जिन्हें कातनेका काम्त दिया जा रहा है। कांग्रेसको सहरकी 
इस शवितका पुरा उपयोग करना चाहिए और स्वराज्य प्राप्त करनेकी दृष्टिसि उस 
दाकितिकों बढ़ाना चाहिएं। स्वराज्य कोई डाउंनिग्र स्ट्रीट्से' नहीं टपकेगा, वह तो 
कांग्रेसको सुतके कोमल तस्तु हारा जनताके साथ जोड़नेपर ही मिलेगा। में स्वीकार 
करता हूँ कि मताधिकारका जो नियम इस समय है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
चह तो [ जनताके लिए ] अपमानकारी है। बहुतसे स्थानोंमें होता क्‍या है कि कांग्रेस 
कमेटीके दफ्तरोंके पास ही कुछ गज खटरका कपड़ा किरायपर लेकर या खरीदकर 
रख दिया जाता है और कमेटौकी बेठकर्मे भाग लेने और अपना मत देनेके लिए 
दफ्तरमें प्रवेश करनसे पहले सदस्य वही खददरका कपड़ा पहन छेते हे। 

कृपया मूक जनताका इस प्रकार अपमान न करे। वह पहलेसे ही बहुत अपमा- 
नित है। यदि आप कांग्रेसजनोंके गुणवान होनेकी अपेक्षा उनका अधिक संख्यामे होना 
महत्त्वपूर्ण मानते हेँ तो बेहतर होगा कि काग्रेससे सूतके चन्देकी यह शर्त विलकुछ ही 
हटा लेनेको कहा जाये। छेकित यदि आप ग्रुणवत्ताको उचित समझते हूँ तो हमें 
सदस्यताके लिए सूतकी शर्तेकों और कड़ा बनाना चाहिए। में ऐसा नहीं चाहता कि 
कांग्रेसजन कांग्रेस छोडकर अलग हो जायें। में तो इस शर्तेकों कड़ी इसलिए बनाना 
चाहता हूँ कि वह कांग्रेस संगठनके विकासके लिए आवश्यक है। 

पण्डित मोतीलाल नेंहरूने जो संशोधन रखा है वह तो ईमानदारीका पक्ष समर्थन 
ही है। यदि आप खद्दर पहननेमें विद्वास नहीं रखते तो यह आपका परम कर्तंब्य 
है कि आप बिना हिचके इस संझोघनके विरुद्ध अपना मत दें; लेकिन में तो वर्तमान 
घाराकों हमारे लिए अपमानजनक होनेके सिवा और कुछ नहीं मानता। इस प्रइनपर 
विचार करते समय हमें विशिष्ट व्यक्तियोंकी रायको महत्त्व नहीं देना चाहिए। यदि 
खटर अपनी ही शक्तिपर खड़ा हो सकता है तो ठीक, नही तो उसे खतम कर देना 
चाहिए। इसलिए आप लोग विचार करते समय मेरा खयाहू न करें। खटद्दर रहे 
चाहे न रहे; मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे कांग्रेसके सम्मानकी परवाह 
अवश्य है, क्योकि काग्रेस एक बड़ी चीज है। चुनावोंमें कैसी भी सफलता मिले, स्वराज्य 
उससे नहीं आयेगा। कलर आपको प्रतिनिधि शुल्क एक रुपयेसे बढ़ाकर पाँच रुपये 
करना पड़ा था। क्‍यों? क्या काग्रेसका कोष इतना खाली हो गया है? यदि हमें 
काग्रेसमें आस्था होती तो हमारी आ्थिक स्थिति कही अधिक बेहतर होती। १९२०- 
२१ में क्‍या हमारी आथिक स्थिति आजकी अपेक्षा कही ज्यादा अच्छी नहीं थी? 
क्या हमारी आर्थिक स्थितिके इतना गिर जानेका कारण खद्दर है? में आपसे कहूँगा 
कि आप अपने सीनोंपर हाथ रखकर खुदसे पूछें कि यह अवनति व्यों हुईं है ? मेरी 
आ्यक्तिगत राय है कि इस प्रस्तावको बिना किसी असहमतिके पास कर देना चाहिए; 


१. अमिप्राप ढाउनिंग स्ट्रोठ, लंदन-स्थित म्रिख्ि प्रधानमंत्रीके घरते दे। 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वोड्मय 


लेकिन यदि आप इसे पास करते हैं तो इसके सम्पूर्ण फलितार्थकों स्वीकार करते हुए 
ही पास कीजिए। अर्थात्‌ हमें छोगोंको ख़हदर पहननेकी शिक्षा देना जारी रखना 
होगा। आप मुझे सन्तुष्ट करनेके लिए कुछ न करें। मुझे आपकी क्रपाकी जरूरत 
नहीं है। में भी आपकी भाँति ही देशका एक विनम्र सेवक हूँ, और उस नाते हम 
सब एक ही दर्जेके लोग हेँ। एक सदस्यके नाते में अपने सारे अधिकार अपने पास 
रखूँगा और चूँकि में स्वतन्त्रताका प्रेमी हूँ इसछिए आपको भी अपनी स्वतन्त्रताका 
उपयोग करनेका वैसा ही अधिकार देता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, २८-१२-१९२६ 


१८३. पत्र: भीराबहनको 


[२७ दिसम्बर, १९२६]' 


तुम्हारे सारे प्रेमपत्र मुझे मिल गये हें। मुसलमानोंके प्रति घृणाकी बातवाला 
तुम्हारा पत्र पढ़कर बेचेनी हुईं। यह घृणा धर्म-परिवर्तनके भयके कारण उत्पन्न हुईं है। 

तुम वहाँ सही काम कर रही हो। हर चीजको गौरसे देखो। जहाँ हो सके 
सुधार करो। जहाँ छाचार हो जाओ वहाँ चुप रहो। तुम वहाँ विद्यार्थी बनकर ही गई 
हो। तुम्हारा काम अपनी हिन्दी पूरी कर लेना है। सिखाने और सुधार करनेका तुम्हारा 
काम तो प्रासंगिक है। गुरुकुल तुम्हारे लिए पाठशाला है और तुम्हारी श्ालामें जो-कुछ 
होता है तुम उस सभीमें सहभागी नहीं हो सकतीं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे क्षौर-क्रिया 
की शिक्षा देनेवाले किसी शराबीके पाप-कर्मोंमें में सहभागी नहीं हो सकता। लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं है कि तुमने अबतक जो-कुछ किया है, उसकी में आलोचना 
कर रहा हूँ। यह तो केवल तुम्हें यही विश्वास दिलानेको है कि तुम बिलकुछ ठीक 
कर रही हो। 

ख्चके बारेमें क्षमा-याचना क्‍यों ? हम किफायत जरूर करना चाहते हें। मगर 
हम अपनेकों उन चीजोंसे वंचित नहीं रखना चाहते, जिनकी हमें अपने आपको सेवा- 
क्षम बनाये रखनेके लिए जरूरत है। तुम्हें मालूम है कि जितने भी रुपयेकी जरूरत 
हो तुम श्री गाडोदियासे छे सकती हो। 

“रीठा ” अरीठा है, जो साबुनका काम देता है। 

तुम्हें मिस राम-जैसी और भी बहुत-सी मिलेंगी। भगवान्‌ करे तुम्हारे सम्पर्कसे 
उनकी आँखें खुलें। रायसीना' बिलकुल वैसी ही बस्ती है, जैसा कि तुमने उसके 
बारेमें लिखा है, बल्कि और भी खराब है। वह खूनसे सने रुपयोंपर खड़ी है। खूनका 
दौरा पैरोंतक पहुँच ही नहीं पाता; साराका-सारा खून यह सिर ही चूसे ले रहा 
है। थोड़े दिनमें इसे गर्दन-तोड़ बुखार धर दबायेगा और -- 


१, डाककी मुहरसे। 
२० नं दिल्‍ली । 


भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें ४६३६ 


यहाँका दृह्य सुन्दर है। हमारी कुटिया विज्ञाल ब्रह्मपुत्रके किनारेपर ही है। 
यहाँ नमी और ठण्डक है; हवा बहुत चलती है। लेकिन तेजीसे व्यायाम किया जाये, 
तो यह मौसम बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। में आमतौरपर कांग्रेस-मण्डपतक पैदल ही 
जाता हँ। वह एक मीलसे कुछ अधिक ही पड़ता है। 

कल कलकत्तेके लिए रवाना हो रहा हूँ। वहाँ चार दिन रहनेका इरादा है। 

सस्नेह, 


बापू 
अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९३) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१८४. भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें' 


२८ दिसम्बर, १९२६ 


आप उन छोगोंमें पूर्ण स्वतंत्रताकी भावना उत्पन्न करना चाहते है जिनमें परस्पर 
फूट है। बुद्धिमान व्यक्ति इतना बड़ा ग्रास कभी नही छेता, जिसे वह निगल न सके | 
मान भी लें कि पूर्ण स्वतन्त्रता ऐसी चीज है जो स्वराज्यसे कही अधिक बड़ी है, 
तो भी मेँ आपसे कहता हूँ कि आप घीरज रखें और इस समय जितना प्राप्त 
करना सम्भव है उतना प्राप्त करनेके बाद ही अगली सीढ़ीपर कदम रखें। मेरे लिए 
तो अभी एक ही कदम काफी है, छेकिन बातकी तहमें जायें तो में आपसे कहूँगा 
कि स्वराज्यमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, और पूर्ण स्वतन्त्रताके इसमें शामिल 
होनेके कारण ही श्री जिश्ना और पण्डित मालवीयने उसका विरोध किया; और 
श्री जिन्ना तो कांग्रेससे निकल ही गये। हम यह बात बिलकुछ स्पष्ट कर देना चाहते 
हैँ कि यदि सम्भव हो त्तो हम साम्राज्यके अन्दर रहना चाहते हें। आप मानव 
स्वभावमें और स्वयं अपनेमें आस्था क्यों खोले है ? आप अपनी इस क्षमतामें कि आप 
अंग्रेजोंका दर्प खण्डित करके उनसे अपनी सेवा करवा सकते हैँ, आस्था क्‍यों खोले 
हैं? यदि आपको गोरी चमड़ीसे चिढ़ है तो कया आप सभी अंग्रेजोंकों निकाल बाहर 
करना चाहते है, यहाँतक कि अंग्रेजी पढ़ानेके छिए भी कोई अंग्रेज नहीं रखना 
चाहते ? दक्षिण आफ्रिकाका उदाहरण लीजिए; वहाँ डच बोअर जैसी दर्पीकी जातिके 
लोग हेँ। लेकिन वे भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखते। जनरू ह॒टेजोग लन्दनसे लौटे 
तो पूरी तरह उनका हृंदय-परिवर्तेन हो चुका था। वह जानते हूँ कि यदि वह आज 
स्व॒तन्त्रताकी घोषणा करना चाहेँ, तो स्वतन्त्रता मिल सकती है। ब्रिटिश संसद हमें 
कोई भी संविधान क्यों न श्रदान करे, मे उससे तबतक रसलन्तुष्ट नहीं होऊँगा जबंतक 
उस संविधानमें स्वतन्त्रता धोषित करनेका वैसा ही अधिकार हमें भी न दिया गया 
हो, ताकि यदि हम अपनी स्वतन्त्रता घोषित करना चाहें तो उसे घोषित कर सके 


२. गांधीजी विपप-समितिकी वैठकमें खवतन्वताके प्रस्तावपर बोल रहे ये। 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय॑ 


(हष-घ्वनि)। स्वतन्त्रता शब्द्में जो प्रभाव है, उसे आप कम न करें। उसकी 
परिभाषाकों सीमित न करें। कौन जाने, कोई व्यक्ति हमें उसकी इससे भी अच्छी 
परिभाषा दे दे। यह एक अपरिभाषित शब्द है, और में कहूँगा कि इसकी परिभाषा 
की ही नहीं जा सकती। और इससे इस शब्दकी शक्ति बढ़ जाती है। 
भारतकी देक्नी रियासतोंसे सम्बन्धित मसलोंपर कांग्रेस विचार न करे, इस 

निशचयके प्रकाशमें महात्मा गांधीने नाभा रियासतके सवाहूपर गोपनीय रूपमें एक 
वक्‍तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस सवालकों फिरसे उठाया जाना चाहिए। उनकी 
यह भी राय थी कि मुद्राका सवाल जन-साधारणके लिहाजसे बहुत महत्वपूर्ण है और 
उन्होंने इस बातपर आहइचयं व्यक्त किया कि कछ रात विषय समितिने बिना पुरी 
तरह विचार किये ही सवालूकों रद कर दिया था।' 

| अंग्रेजीसे | 

सर्चेछाइट, २-१-१९२७ 


१८५. भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें' 


२८ दिसम्बर, १९२६ 


महात्मा गांधोने श्री बनर्जोकों उनके कथनके' लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, 
इस देशमें हजारों महात्मा हें, आपको उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इन 
महात्माओंके चंगुलसे निकल आना ही बेहतर है (हंसी) । 

लेकिन में कोई महात्मा नहीं हूँ। में देशका एक विनम्र सेवक हूँ और आप मेरे 
चंगुलसे आसानीसे नहीं छूट सकते (हँसी) | आत्म-बलिदानका भाद्दा रखनेके मामलेमें 
चूँकि में किसी उग्र अराजकतावादीसे अपनेको कम नहीं मानता, इसलिए में वड़ेंसे-बड़े 
क्रान्तिकारी कार्यक्रमसे कभी नहीं डरता। लेकिन में चाहँगा कि आप उस आदमीकी 
बातपर विचार करें और तौलें, जिसने अपने जीवनमें कई संघर्ष देखे हें और जो जानता 
है कि क्रांतिकारी आन्दोलन किस तरह चलाये जाते हें। यदि आज आप 'स्वराज्य 
शब्दकी व्याख्या करते हूँ, तो इससे आप सिर्फ उसकी शक्तिको सीमित ही करेंगे। में 
कहूँगा कि 'स्व॒राज्य ” छब्दमें पूर्ण स्वतन्त्रता शामिल है। इसमें एक ऐसी चीज भी 
शामिल है जो आज आपके आत्म-सम्मानको नागवार है। में कहता हूँ कि इसमें अंग्रेज 
छोगोंके साथ पूरी बराबरीके स्तरपर घनिष्ठ सम्बन्ध रखना तो सम्मिलित है ही। 
जिन छोगरोंको जलियाँवाला बागके अत्याचारके कारण और सुधारोंके छाग्रू होनेके बाद 
भी जो-कुछ होता रहा है, उसके कारण [अंग्रेजोंस] कोई सम्बन्ध रखना असह्य है, 


१. गांधीजीके वाद मोततीझाऊ नेहरू और साम्बमू्तिने भाषण दिया। 

२. खतन्त्रता प्रस्तावके ऊपर गांवीजी दूसरी बार बोल रहे थे। 

३. उपेन्द्रनाथ बनर्जनि अपने माषणमें कद्दा था कि प्रस्तावक्े खिलाफ यद्द कोई दलील नहीं हो सकती 
कि गांधीजी उस्त प्रस्तावके विरुद्ध हें । 


भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटीमें ४६५ 


में उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ; किन्तु में कहेँगा कि आप अधीर हो रहे है। 
आपको मेरी सलाह है कि जल्दवाजी भी धीरे-बीरे ही करे। 

यदि यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, और मत-विभाजनकी माँगपर यदि 
यह बहुत वड़े बहुमतसे गिर जाता है, तो उस हालतमें भी जो अत्यन्त क्रान्तिकारी 
कार्यक्रम मेने दिया है वह आपके सामने बच रहता है। छेकिन आप इस धोखेंमें न 
रहें कि में कौंसिक-कार्यक्रममें आपका नेतृत्व करूगा। आज उसके वबारेमे कोई अगर- 
मंगरकी बात भी नहीं है। किन्तु यदि किसी दिन मेरी भन्तरात्मा मुझसे कहेगी कि 
मुझे कौंसिकके अन्दर जाकर संघर्ष करना चाहिए तो में घुटने टेककर पण्डितजीसे 
अनुरोध करूँगा कि वह मुझे अपने साथ छे छे और मुझे अपना सचिव बना लें (हंसी); 
लेकिन अभी उसका कोई सवाल नहीं उठता। आपको ऐसा नहीं कहना था सोचना 
चाहिए कि ऐसा समय कभी नहीं आयेगा। मेने कौंसिल-कार्यक्रमको अपने दिमागसे 
बिलकुल ही नहीं निकाल दिया है। जिनकी याददाइत अच्छी है, उन्हें स्मरण होगा 
कि कलकत्तेके विशेष अधिवेशनमें मेने कहा था कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए 
कि हम कौंसिक कार्यक्रपर कभी विचार ही नही करेंगे, लेकिन यदि में कौसिलमें 
जाऊंगा या दूसरोंको कौंसिलमें भेजूंगा और छॉरड्ड रीडिंग मुझसे यदि कहेगे, “आप 
मेरी कौंसिलमें आइए । ” तो में जवाब दूंगा, “ आप अमुक बातें स्वीकार कर लीजिए, 
में आ जाऊँगा।” जिस प्रकार मेने चम्पारन जाँच-आयोगकी सदस्यता स्वीकार कर 
ली थी, उसी प्रकार में कौंसिककी सदस्यता और कार्यकारिणी परिषद्की सदस्यता 
भी स्वीकार कर सकता हूँ (हँसी), लेकिन जब में कार्यकारिणीका सदस्य वनूगा तो 
आप मान सकते हैं कि स्वराज्य आ गया है (हंसी), और साथ ही श्री साम्बमू्तिकी 
पूर्ण स्वतन्त्रता भी आ गई है। 

मेने अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली है। अब में चाहता हूँ कि 
हर भारतीय वह स्वतन्बता प्राप्त कर ले और इस प्रकार नतीजा पूर्ण स्वतन्त्रताके 
रूपमें प्रतिफलित होगा। में आपको बता सकता हूँ कि जब कांग्रेस ऐसी सक्रिय 
संस्था बन जायेगी जिसके सदस्य अपने कार्यकों पूरा करनेके लिए कृतसंकल्प हों, जब 
भारत वास्तवमें अपना एक वचन पूरा कर लेगा, अर्थात्‌ विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कर 
देगा --- जब आप विदेशी कपड़ेका छगभग पूर्ण बहिष्कार कर देंगे -- तो आप देखेंगे कि 
में पण्डित मोतीछाल नेहरूके पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, “ महोदय, आप कृपापूर्वक 
मुझे अपनी कौंसिक-पार्टीमें शामित्त कर छीजिए।” लेकिन जबतक आप वास्तवमें 
कृत्तसंकल्प नहीं होते, यह बहिष्कार सम्भव नहीं होगा! में चाहता हूँ कि आपमें से 
हर-एक व्यक्ति इस खादी-सेवार्में सम्मिलित हो जाये। में आपको ३० रुपये माहवार 
और आवश्यक प्रशिक्षण दे सकता हूँ, छेकिन में आपको गाँवोंमें भेजूँंगा, और तब 
निरचय मानिए कि विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार हो जायेगा। तव कौसिलछ कार्य- 
क्रमकों पूरा करनेमें आपके साथ में भी शरीक होऊेगा। 

आज हम एक अनुशासित संगठनके सदस्य नहीं हैं। आप अपने दिकूपर हाथ 
रखकर कहिए कि क्या आप अनुशासित हें। हम जैसा चाहिए, अध्यक्षकी आज्ञाका 


३२-३० 


४६६ संम्पूण गांधी वांडूमयें 


उस प्रकार खुशीसे पाछम नहीं करते ! हमें अपने अध्यक्षको. कन्धौंपर उठाकर कहनी 
चाहिए, हम आपको पूरा-पूरा सहयोग देंगे।” 
क्या आपको भालूम है कि इस आशयके धमकी भरे पत्र मिल रहे हैँ कि स्वामी 

श्रद्धानन्दवीकी जान चली गईं है, अतः अब किसी मुसलूमानकों भी अपनी जानसे 
हाथ धोना होगा। ऐसा ही एक पोस्टकार्ड आया है जो इस वक्‍त अध्यक्ष महोदयके 
हाथमें है। यह खत गुमनाम है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है; लेकिन इस प्रकारके 
गुमनाम पत्रोंसे हमें इस बातका संकेत मिलता है कि देश किघर जा रहा है। 
जब हमारे चारों ओर वातावरणमें ऐसी उत्तेजना व्याप्त हो, उस समय क्या में 
कौंसिल कार्यक्रमका भार उठानेंके किए समय निकारू सकता हूँ? यदि हम इतने 
सारे लोग मिलकर वातावरणको शुद्ध बना सकें, तो आप देखेंगे कि में कौंसिल कारये- 
क्रमकी ओर ध्यान देने लूगूंगा। कृपया आप मुझे फिलहाल भूल जायें। यदि आप इस 
संदोघनको बिना विचार किये अस्वीकार करें, तो ऐसा आप अपनी जिम्मेदारीपर 
करें। इस विषयमें आप संशोधनके गृण-दोषोंके आधारपर और बिना किसी सौदेबाजीके 
तथा बिलकुल मुक्त मनसे विचार करें।' 

[ अंग्रेजीसे | 

सर्चेछाइट, २-१-१९२७ 


१८६. भाषण : गोहाठी नगरपालिकाकी सभासों 


२८ दिसम्बर, १९२६ 


महात्माजीने अपने छोटे-से भावषणमें अपने सम्मानके लिए नगरपालिकाकों धन्यवाद 

दिया और कहा कि मुझे इस बातसे बहुत खुशी हुई है कि असमके लोगोंमें अभीतक 
कताई और बुनाईका शौक बना हुआ है। में यह बात जानता हूँ कि आज भी आपके 
यहाँ किसी विवाह-योग्य कन्याके लिए बुनाई-कछा जानना अनिवार्य है। में चाहता 
हूँ कि गौहादो नगरपालिका अपने अधीनस्थ प्राइमरी स्कूलॉम कताई, बुनाई और हिस्दी- 
की शिक्षा छागू करके अन्य स्थानीय निकायोंके सामने एक उदाहरण प्रल्तुत करे। 
में चाहता हूँ कि आप इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करें। यदि गौहाटी इस 
मामलेनें आगे आयेगा तो और अन्य स्थानोंमं भी उसका अनुकरण होगा। 

| अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, ३०-१२-१९२६ 


१. भ्रस्ताव सारो बहुमतसे अस्वीकृषत हो गया । 
३. गांधीजीकों नगरपाल्किकी ओोरंसे एक अभिनन्दनपत्र दिया गया था। 


१८७. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे' 


गौहाटी 

२८ दिसम्बर, १९२६ 

गांधीजीन एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको बताया कि आनेवाले वर्षमें मेरा काम 

चरखेके सन्देशका और खद्दरके प्रयोगका प्रचार-प्रसार करन तथा साथ ही अखिल 

भारतीय देशवबन्धु स्मारकके लिए घन इकट्ठा करना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य 
खदरका प्रसार करना है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

फॉरवर्ड, ३०-१२-१९२६ 


१८८. अभय आश्रम खादी-कार्ये 


कोमिल्लाके अभय आश्रममें १९२५-२६ में जो खादी-कार्य किया गया है उसको 
नीचे लिखी रिपोर्ट, आशा है, दिलचस्पीसे पढ़ी जायेगी। मेरा पाठकोंसे अनुरोध है कि 
में जो रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा हूँ, वे उन्हें घ्यानसे पढ़ें । उनसे सिद्ध होता है कि खादी- 
ने उन्नति की है और वह भविष्यमें भी उन्नति करेगी। यह बात इन रिपोर्टोको मिला 
कर पढ़नेसे जितनी अच्छी तरह सिद्ध होती है, उतनी किसी भी अन्य वातसे नही 
होती। इन रिपोर्टोर्में एकांगी अर्थात्‌ एक प्रान्तका ही विवरण नहीं दिया गया है, 
बल्कि रूगभग सभी प्रान्तोंका विवरण है। जिन प्रान्तोंका कोई काम नहीं बताया 
गया है या बहुत कम काम बताया गया है, उनमें अभी कार्यकर्त्ता नही हें। 'फसल 
जबदेस्त है; किन्तु मजदूर इनेगिने हें।' अभय आश्रमकी रिपोर्टसे पता चलता है कि 
खादीके दाम कितने गिर गये हे । उससे यह भी मालूम होता है कि कतैयों और बुन- 
करोंकी कुशलूतों बढ़नेके साथ-साथ खादीके दाम अभी झौर गिरेंगे। खादी उद्योगकी 
सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यहू है कि खादी आरम्भसे ही स्वावलरूम्बी है। इसका 
कारण जल्दी ही समझमें आ जायेगा। अधिकांश सदस्य अपनी इच्छासे सूत कातने- 
वाले हूँ और सिर्फ गुजारे लायक मजदूरी छेते हेँ। रिपोर्ट तैयार करनेवालोसे में कहना 
चाहूँगा कि वे आँकड़े देते समय 'छगमग” और ' करीव-करीव “जैसे शब्दोंका प्रयोग 
न करें। ' लगभग ८,००० कतैये' कहनेसे ठीक पता नही चलता। प्रत्येक केन्द्रके लिए 
कतैयोंकी, बुनकरोंकी और घुनियोंकी ठीक संख्या देना सम्भव होना चाहिए। ऐसे 
व्यापक और बड़े आन्दोलनमें जितनी ज्यादा सही वातें कहीं जायें, जितनी सावधानी 
बरती जाये, वह कम ही है। यह आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जब कार्यकर्ता 


१. इस मेंव्के बाद ग्रांधीजी उसी दिन तीसरे पहर कल्कताके लिए रवाना हो गये। 
२ पहाँ नहीं दी णा रद्दी है। 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सत्यका पूर्ण पालन करें और अपने चरित्रको शुद्ध रखें। कार्यकर्त्ताओंकी सच्चाई, सच्चरि- 
त्रत्ा और त्याग्रवृत्ति ही इसका एकमात्र बछ है और जिस आन्दोलनकों यह मिरछ 
जाये उसे किसी दूसरी सहायताकी जरूरत नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३०-१२-१९२६ 


१८९. शहीद श्रद्धानन्दजी 


जिसकी आशंका थी वही हुआ। कोई छः महीने हुए स्वामी श्रद्धानन्दजी सत्या- 
ग्रहाश्यमर्में आकर दो-एक दिन ठहरे थे। बातचीतमें उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके 
पास जब-तब ऐसे पत्र आया करते थे जिनमें उन्हें मार डालनेकी घमकी दी जाती 
थी। ऐसा कौन-सा सुधारक है, छोग जिसकी जानके गाहक नहीं हुए ? इसलिए 
उनके लिए ऐसे पत्र पानेमें अचम्मेकी कोई बात नहीं थी और उनका मारा जाना कोई 
अनहोनी नहीं है। 

स्वामीजी सुघारक थे। वे कर्मबीर थे, वचनवीर नहीं। जिस बातमें उनका 
विश्वास था, वे उसका पालन करते थे। उन विश्वासोंके लिए उन्हें कष्ट झेलने पड़े । 
वे वीरताके अवतार थे। खतरेके सामने वे कभी काँपे नहीं। वे योद्धा थे और योद्धा 
रोग-शय्यापर नहीं मरना चाहता। वह तो युद्ध-मूमिमें मरना चाहता है। 

कोई एक महीना हुआ, स्वामी श्रद्धानन्दजी बहुत बीमार पड़े। डाक्टर अन्सारी 
उनकी चिकित्सा करते थे। जितने प्रेमसे सम्भव था, डाक्टर अन्सारी उनकी सेवा 
करते थे। इस महीनेंके शुरूमें मेरे पूछतेपर उनके पुत्र इन्द्रगे तार दिया था कि 
स्वामीजी अब अच्छे हें और मेरे प्रेम तथा शुभकामनाके आकांक्षी हैं। में तो उनके 
“बिना माँगे ही उन्हें अपना प्रेम देता रहता था और भगवानसे उनके लिए प्रार्थना 
करता रहता था। 

भगवानको उन्हें शहीदकी मौत देनी थी। इसलिए रोग-शब्यापर रहते हुए ही 
वे उस हत्यारेके हाथ मारे गये जो इस्कामपर धार्मिक चर्चाके नामपर उनसे मिलना 
चाहता था। उसे स्वामीजीकी आज्ञासे अन्दर आने दिया गया। उसने प्यास मिटाने- 
को पानी माँगनेंके बहाने स्वामीजीके ईमानदार नौकर धर्मसिहकों पानी छेनेको बाहर 
भेज दिया, और फिर नौकरके चले जानेपर बिस्तरपर पड़े हुए रोगीकी छातीमें दो 
प्राणघातक चोटें कीं। स्वामीजीके अन्तिम शब्दोंकी हमें खबर नहीं। फिर भी अगर 
में उन्हें थोड़ा भी पहचानता था तो मुझे इसमें बिलकुल सन्देह नहीं है कि उन्होंने 
अपने परमात्मासे उस हत्यारेके लिए, जो यह नहीं जानता था कि वहू कोई पाप कर 
रहा है, क्षमायाचता की होगी। इसलिए “गीता” की भाषामें “वह योद्धा घत्य है, 
जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है।' 


१, थह पत्र-व्यवहार उपलब्ध नहीं दे। 


शहीद श्रद्धानन्दजी ४६९ 


मृत्यु तो हमेशा ही घन्य होती है, मगर उस योद्धाके लिए तो और भी अधिक, 
जो अपने धर्म यानी सत्यके लिए मरता है। मृत्यु कोई शैतान नहीं है। वह तो 
सबसे वड़ी मित्र है। वह हमें कष्टोंसे मुक्ति देती है। हमारी इच्छाके विरुद्ध भी 
हमें छुटकारा देती है। वह हमें वरावर ही नई आजाएँ, नये अवसर प्रदान करती 
है। वह नीदके समान मीठी है, जो हमें फिर ताजा कर देती है। किन्तु तो भी 
किसी मित्रके मरनेपर शोक करनेका रिवाज है। छेकिन जब कोई शहीद मरता है 
तो यह रिवाज वेमानी हो जाता है। अतएव इस मृत्युपर में शोक नहीं कर सकता। 
स्वामीजी और उनके परिवारके छोग ईर्ष्याके पात्र हें क्‍योंकि श्रद्धानन्दजी मर जानेपर 
भी जी रहे हे। वह हमारे बीच अपने विज्ञाक शरीर॒कों लेकर घूमा करते थे, आज 
उससे भी अधिक सच्चे अर्थमें वह जी रहे हें। जिस कुलमें उनका जन्म हुआ था, 
जिस जातिके वह थे, वे सभी उनकी ऐसी महिमामय मृत्युके लिए बघाईके पात्र हैँ। 
वह वीर पुरुष थे। उन्होंने वीरगति पाई। 

मगर इस घटनाका एक दूसरा पहलू भी है। में अपनेको मुसलमानोका मित्र 
समझता हूँ। वे मेरे सगे भाई हें। उनकी भूलें मेरी भूले हें। उनके सुखसे में सुखी 
और दुःखसे दुखी होता हूँ। किसी मुसलमानके पापसे मुझे उतना ही दुःख होता है 
जितना किसी हिन्दूके पापसे होता है। एक नामघारी मुसलमानने यह घोर कृत्य 
किया है। मुसलमानोंके मित्रकी हैसियतसे मुझे इसका बहुत अधिक खेद है। शहीदकी 
मृत्युपर होनेवाली खुशी कम इसलिए हो गई कि उसका कारण हमारा एक भठका 
हुआ भाई ही है। इसलिए शहादतकी कामना कभी नहीं करनी चाहिए। वह तो 
आननन्‍्दकी वस्तु तभी बनती है जब बिना बुराये आ जाये। हम अपने छोटेसे-छोटे 
भाईकी भूलपर भी न हुँसें। 

मगर सच तो यह है कि जबतक कोई भूल भयंकर रूप धारण नही कर लेती, 
उसे भूछ माना ही नहीं जाता और जबतक उसकी यथेष्ट निन्‍दा नहीं ही छेती 
तबतक उसका परिमा्जेन नही होता। 

इस दुखद काण्डका राष्ट्रीय महत्त्व है। यह हमारा ध्यान उस बुराईकी ओर 
खींचता है जो राष्ट्रके जीवतको ही नष्ट करता जा रहा है। हिन्दू और मुसलमान, 
दोनोंको ही अपना कत्तंव्य चुन छेता चाहिए। हम दोनों ही इस समय कसौटीपर 
चढ़े हे। 

क्रोध दिखलाकर हिन्दू अपने घर्मकों कलुंकित करेंगे और उस एकताको दूर 
कर देंगे जिसे एक दिन अवश्य ही आना है। आत्मसंयमके द्वारा वे स्वयंको अपने 
उपनिषदों और क्षमामूर्ति युधिष्ठिरके योग्य सिद्ध कर सकते हे। एक व्यक्तिके पापको 
हम सारी जातिका पाप न मान बेठें। हम अपने मनमें वदला छेनेकी भावना न रखें। 
इसे हम एक हिन्दूके प्रति एक मृुसलछमानका पाप माननेके बदले एक वीर पुझुपके प्रति 
एक भूछे-भमटठके भाईकी भूल मानें। 

मुसलूमानोंको अग्नि-परीक्षामेंसे होकर निकलना पड़ेगा। इसमें कोई जक नही 
कि छुरी और पिस्तौल चलानेमें उनके हाथ जरूरत से ज्यादा साफ है। तलवार वंसे 


४७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस्लामका धर्म-चिह्न नहीं है मगर इस्लामकी पैदाइश ऐसी स्थितिमें हुई जहाँ तलूवारकी 
ही तृती बोलती थी और अब भी बोलती है। ईसाके सन्देशका भी कुछ असर नहीं 
पड़ा क्‍योंकि उसे ग्रहण करने छायक वातावरण ही उपस्थित नहीं हुआ। पैगम्बरके 
उपदेशोंके साथ भी यही बात है। मुसछूमानोंको बात-बातपर तलवारें निकाल लेनेकी 
बान पड़ गईं है। इस्लामके अर्थ हें शान्ति; अगर उसे अपने अर्थके अनुसार बनना है 
तो तलवार म्यानमें रखनी होगी। यह खतरा तो है कि मुसलमान लोग गुप्त रूपसे 
इस क्ृत्यका समर्थन ही करें। यदि ऐसा हुआ तो यह उनके लिए और संसारके लिए 
दुर्माग्यकी बात होगी; क्योंकि आखिरकार हमारी समस्या एक विश्व-समस्या है। 
ईश्वरपर विश्वास और तलवारपर विश्वास, इन दोनों चीजोंमें कोई संगति नहीं है। 
मुसलमानोंकों सामूहिक रूपसे इस हत्याकी निन्‍दा करनी चाहिए। 

में अब्दुल रशीदकी ओरसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। में उसे नहीं जानता। 
मुझे इससे मतलब नहीं कि उसने हत्या क्यों की। दोष हमारा है। अखबारवाले चलते- 
फिरते रोगाणु बन गये हें। वे झूठ और निन्दाकी छुत फैलछाते हँ। अपनी भाषाके 
गन्देसे-गन्दे शब्दोंका भंडार वे खाली कर देते हें और पाठकोंके संशय रहित और 
प्राय: प्रहणशीर मनोंमें विकारके बीज बो देते हैं। अपनी वक्‍तृत्वाशक्तिके मदसे मत्त 
नेताओंने अपनी कलम और अपनी जबानपर छूगाम लगाना सीखा ही नहीं है। गुप्त 
और छल-कपटपूर्ण प्रचार अपना भयंकर काला काम बेरोक-टोक करता रहता है। 
इसलिए यह तो हम शिक्षित और अद्ध-शिक्षित लोग ही हैं जो अब्दुल रशीदकी 
सनोवत्तिके लिए दोषी हैं । 

दो विरोधी दलोंमें किसका कितना दोष है, इसका निश्चय करना बेकार है। जहाँ 
दोनों ही दोषी हों, वहाँ घर्मराजकी तुलासे दोषोंका, न्‍्याय-अन्यायका ठीक-ठीक बंट- 
वारा कौन कर सकता है? आत्मरक्षाके लिए झूठ बोलना या अतिशयोकिति करना 
उचित नहीं है। 

वैसे ऐसी आशा रखना तो बहुत बड़ी बात होगी, किन्तु स्वामीजी बहुत बड़े 
थे और इससे यह आशा बँघती है कि उनका खून हमारा पाप धो देगा, और हमारे 
दिलोंके मैठको साफ करके, मनष्य जातिके दो बड़े समुदायोंकों एक कर देगा। 

स्वामीजीको जैसा में जानता था, उसकी चर्चा में “यंग इंडिया के अगले 
अंक करूगा। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ३०-१२९-१९२६ 


१९०. अस्पृ्यताकी तुलना 


अपने वर्बा-मुकामके समय मुझे अछूतोके मुहल्ले देखनेका अवसर आया था। 
उनमें रहनेवाके लोग सुत्ती तो मालूम पड़ते थे किन्तु इतनी जागृति हो जानेपर भी 
अर्पृश्यता-निवारणके आन्दोलनकी बीमी चालसे वे असन्तुप्ट है। उन्हे इस बातका 
रंज है कि अब भी साधारणत: मंदिरों, कुओं या स्कूछोंका उन्हें व्यवहार नहीं करने 
दिया जाता । वे यह समझ ही नहीं सकते, समझेंगे भी नही कि प्रगति ' लेगड़ी ' होती है 
और इसलिए उसकी गति बहुत घीमी होती है। वे इसकी कोई वजह नहीं देख सकते, 
और कोई वजह है भी नही, कि जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हे, उन्हें झेलना ही पढ़े। 

इस दिलचस्प दौरेके दो दिनों वाद मुझे मालूम हुआ कि जमनाछारूजीकी 
कोशिशोकी बदौलत वर्वाके अछृत और जगहोंकी अपेक्षा अधिक सुखी हैे। वहके कई 
सार्वजनिक कुओसे वे पानी के सकते है, म्युनिसिपल स्कूलमें वे वेरोक-टोकके भर्ती किये 
जाते हे, अनाथाल्‍रूयमें सवर्ण और अछुत अनाथोंमें कोई अन्तर नही किया जाता, पानीके 
सार्वजनिक नलोसे उन्हें पानी छेने दिया जाता है, और उनके प्रति अन्यायकी दीवार 
तोड़नेकी निरन्तर कोशिश की जा रही है। 

जिस समय अछूत भाई मुझे अपने विचार वता रहे थे उस समय मुझे दक्षिण 
आफ़िकाकी अस्पृश्यताकी घटनाएँ बरवस याद हो आईं। यह वहाँ गौलमेज सम्मेलनमें 
जो विमर्श इस समय चल रहा है, उसके खयालसे स्वाभाविक ही था। भारतमें हम 
कुछ लोगोंको अस्पृश्य मानते हें और इसी प्रकार दक्षिण आकफ्रिकामें दूसरे छोग हमें। 
यहाँ तो 'जालिमके ऊपर जुल्म” वाली वात छागू है। जैसा हम हिन्दुस्तानमें करते हैं, 
उसका बदला हमें दक्षिण आफ़िकामें सूद समेत मिलता है। 

वहाँ सम्मेलन इस समस्याका हू खोजनेमें छगा है। सुफलकी प्राप्तिके लिए 
एन्ड्यूज भगीरथ-प्रयत्न कर रहे हे। उन्होंने दक्षिण आफ़रिकाकी पवित्रतम शक्तियोको 
इसके पक्षमें संगठित किया है। 

तथापि आइए, हम दोनों प्रकारकी अस्पृश्यताओके अन्तरपर विचार करें। 
हिन्दुस्तानकी अस्पृश्यता घड़ियाँ गिन रही है। उसकी जड़पर कुल्हाड़ा छग चुका है। 
शिक्षित समाज उसके विरुद्ध है। कोई भी प्रभावज्ञाली पुरुष उसका समर्थन नही करता | 
अछूतोंको वाँध रखनेवाली जंजीरें दिनोदिन दूटती जा रही है। कानून भी उसका समर्थन 
नहीं करता। वह जो-कुछ बची है, सो रस्मोरिवाजके कारण | रिवाज जल्दी नही बद- 
लते | कानृतका सहारा न रहनेपर भी वे रूम्बे अरसेतक साँस खीचते रहते है, खास 
कर अगर वे रूढ़ हो चुके हों। अब हिन्दुस्तानकी अस्पृश्यता समय पाकर अपने आप 
समाप्त हो जायेगी। 

दूसरी ओर, दक्षिण आफ्रिकावाली अस्पृष्यता दिनपर-दिन जड़ पकड़ती जाती है। 
इसे दिन-ब-दिन कानूनकी अधिकाधिक सहायता मिलती जाती है। सन्‌ १९१४ के अन्तिम 
समझौतेके बावजूद, १९१५से अवतक दक्षिण आफ्रिकी संघ संसदकी हर बेठकमे 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानी अछूतोंकी कानूती अयोग्यताएँ बढ़ती ही गई हें। ब्रिटिश 
सामज्नाज्यके और हिस्सोंमें भी यह रोग फैलता जा रहा है, जैसा कि पिछले सप्ताह 
प्रकाशित केनियासे आये पत्रसे”! साफ मारूम पड़ता है। 

इन्हीं बढ़ती हुई बुराइयोंके विरुद्ध दक्षिण आफ़िकामें एन्ड्रयूज छगभग अकेले ही 
छोहा लिये हुए हैं। आइए, हम आशा करें कि उनकी मेहनत सफछ होगी। 

किन्तु बेशक इस बुराईका सामता करनेका सबसे अच्छा तरीका है कि हम 
हिन्दुस्तानमें पहले उससे मुक्त हो जायें। दक्षिण आफ़्रिका संघके प्रतिनिधियोंके * मुँहसे 
यह बात अनेक बार सुननेमें आई थी कि पहले हम अपने यहाँ अछुतोंपर छगे निषेघ 
तो हठाएँ और तभी दक्षिण आफ्रिकार्में भी निषेधोंके विरुद्ध आन्दोलन करना ठीक 
होगा। शायद वे भूल गये थे, या उन्हें माठम ही नहीं था कि यहाँ हम लछोगोंमें, 
अछूतोंके ऊपर कोई कानूनी निषेध नहीं है। मगर दूसरोंसे न्याय माँगते समय इस तरहकी 
दलील पेश करना हमें शोभेगा नहीं। कानूनका एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है जो हमारे 
मामछेपर छाग्र होता है। जो दूसरोंसे न्‍्यायकी चाह रखते हूँ, उन्हें आप वेदाग होता 
चाहिए।” इसलिए दक्षिण आफ्रिकाकी अस्पृश्यताके विरुद्ध जो सबसे अच्छी दलील 
हम तैयार कर सकते हैं, वह है, पहले अपने ऐबको दूर कर लहेना। तबतकके लिए, 
जो-कुछ राहत हमें गोलमेज सम्मेलन दिला सके, उसीसे हमें सनन्‍्तोष करना पड़ेगा। 

इस सवालकूका एक और दूसरा पहल भी है। अछूतोंका भी स्वयं अपने प्रति 
और भारतके प्रति कोई कत्त॑व्य है। किन्तु इस दूसरे पहलूका विचार मे किसी दूसरे 
ही लेखमें करूँगा; 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३०-१२-१९२६ 


१९१. टिप्पणियाँ 


सर हबीबुल्लाका शिष्टमण्डरू 
श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजने तार दिया है: 

अच्छा हो कि शिष्टम्ण्डल फरवरीतक ठहरे ताकि प्रान्तीय चुनाव 

समाप्त हो जायें और वातावरण शान्‍्त हो जाये। 
मुझे आशा है कि छार्ड इविनके लिए श्री एन्ड्रयूजकी सलछाहको मानना और 
शिष्टमण्डलकों चुनाव समाप्त होनेतक दक्षिण आफ़िकामें रुकनेंकी अनुमति देना सम्भव 
होगा। हर स्थानकी तरह दक्षिण आफ़िकामें भी चुनावोंमें लोगोंमें सर्वोत्तम भावनाएं 
नहीं, बल्कि निकृष्टतम रोष और द्ेषकी भावनाएँ उभरती हैँ। इसमें सन्देह नहीं है 


१. देखिए परिशिष्ट ३। 
२. दक्षिण आफरिका संघके संसदीष प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य, जो भारत सरकारके निमन््रणपर एफ० 
उब्हयू० बेयसेके नेतृत्वमें १८ सितम्बर, १९२६"को «तीन सप्ताइकी पात्रापर भारत भें थे। 


टिप्पणियाँ ४७३ 


कि शिष्टमण्डल वहाँ रहेगा तो उसके प्रभावसे इन भावनाओंपर कुछ अंकुण रहेगा। 
किन्तु दक्षिण आफ़्रिकाकी दुष्टिसे देखा जाये तो शिप्दमण्डकको चुनाव आरम्म होनेसे 
पहले ही भारत भेज देनेका यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। विप्दमण्डलके 
वहाँ रहनेसे उम्मीदवारोंको खुलकर भाषण देनेमें अवश्य हीं संकोच होगा और इससे 
उनपर एक अंकुश लगेगा; फलत. उन्हें उसकी उपस्थितिपर आपत्ति हो सकती है। 
४ क्षष्ठसे मुक्ति देनेवालों हत्या” ? 

एक आदरणीय पत्र-लछेखकनें, जिसके पत्रकों पढकर मेने “ सर्वभूतहिताय “' (यंग 

इंडिया ', ९-१२-१९२६) शीपंक लेख लिखा था, मुझे अब यह छिखा है: 
तीन मामलोंमें से आपने केवल एक डाक्टर ब्लेजरके मामलेकी चर्चाकी 

है और पेरिसके मामलेमें और डेन्मार्कके कानूनके मामलेके गुणावगुणपर आपने 

कोई सम्ति प्रकट नहीं की है। यदि आप हमें यह बतायेंगे कि इन दोनों 

मामलोंमें अपने नेतिक दृष्टिकोणसे आपका निर्णय क्या है तो में तथा आपके 

पतन्नके अन्य दूसरे पाठक निश्चय ही छतज्ञ होंगे। 

जिन मामलोंका उल्लेख किया गया है वे ये हें: 

पिछले साल रूगभग इन्हीं दिनोंमें मुझे ऐसा याद आता है कि मेने 

पेरिसकी एक घटना पढ़ी थी। एक अभिनत्रीन अपने भ्रेमीको उसके ही निरन्तर 

अनुरोधपर गोलीसे मार डाला था, क्योंकि उसका प्रेमी एक रोगसे घोर कष्ट 

पा रहा था और उसे स्वस्थ होनेकी कोई आजा नहीं थी। अभिनेत्रीपर 

नर-हत्याका मुकदमा चलाया गया; लेफित असेसरके इस फंसलेपर घह छोड़ 

दी गईं कि जित हालतोंमें यह ह॒त्या की गई है उनमें ऐसा करना अपराध नहीं 

है। फ्रांसमें ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे यह फैसला उचित ठहरता हो। 

किन्तु मेंने पढ़ा है कि डेन्मार्कम एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें फिसी 

सनुष्यकों ' कष्टसे मुक्त करनेके लिए मारना” कुछ विशेष अधिकार-प्राप्त छोगों- 

के लिए अपराध नहीं है। 

मेरी रायमें इस तरहकी ह॒त्या यदि नेकनीयतीसे की जाये तो वह निदचय ही 
मेरी परिभाषा और समझके अनुसार हिंसा नहीं मानी जायेगी; किन्तु किसी तीसरे व्यक्ति 
द्वारा किये गये ऐसे कार्यको उचित ठहरानेकी जिम्मेदारी में अपने ऊपर नही छे सकता 
क्योंकि मेरे पास ऐसे किसी मामछेका फैसला कर सकने लायक पर्याप्त प्रमाण आदि 
नहीं होंगे। इस मामछेमें अपराधीके बचावका सवार पूरी तरह उसकी नीयतपर 
आधारित होगा और चूँकि नीयतके वारेमें निर्श्रेम निर्णय ईश्वर ही कर सकता है, 
इसलिए हरएक आदमीकों अपनी जिम्मेदारी समझकर ही काम करना चाहिए और 
जो भी परिणाम हों उन्हें भुगतता चाहिए। इसलिए इससे यह निष्कर्प निकलता है 
कि डेन्माकंमें बनाये गये कानूनका समर्थन नहीं किया जा सकता! और मेरी रायमें 
तो केवछ इस आधारपर किसीकी हंत्या करनेको, कि मृत व्यक्ति मरना चाहता था, 


१. देखिए पृष्ठ ३९४-९६ । 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उचित ठहराना बहुत ही खतरनाक काम है। ऐसे बहुतसे मामले हैँ जिनमें कोई 
व्यक्ति असह्य' पीड़ासे घबराकर कह सकता है कि इस पीड़ाको सहनेसे बेहतर है कि 
मुझे मार दिया जाये। कछेकिन अच्छा हो जानेपर वह व्यक्ति भगवानका शुक्रिया 
अदा करेगा कि भल्ता हुआ उसकी इच्छा पूरी नहीं की गई। मेरी सम्मतिमें अधिक 
अच्छा यह होगा कि जिस व्यक्तिके बारेमें हम पक्की तौरपर जान हें कि वह 
जीवित नहीं बचेगा उसका हमें साहसपूर्वक अन्त कर देना चाहिए। ऐसा एक उदाहरण 
युद्ध-क्षेत्रमं घातक रूपसे घायछर सैनिकका है जिसको चिकित्साकी सुविधा प्राप्त होनेकी 
कोई सम्भावना न हो। ऐसी हालतमें उसकी ह॒त्याका आधार उस घायरू सैनिककी 
स्वयं मार दिये जानेकी इच्छा नहीं होगी, बल्कि यह निदर्चित जानकारी होगी कि 
बिलकुछ बेसहारा हालतमें उसे तिरू-तिछू करके मरना पड़ेगा; खासकर जब उस घायल 
सैनिकको प्रेमपूर्ण शुश्रूषा प्राप्त हो सकनेकी भी कोई उम्मीद नहीं है। इसमें यह 
मान लिया गया है कि जो सैनिक उसकी हत्या करेगा वह इस स्थितिमें भी नहीं है 
कि अपने घायल साथीकी शुश्षबा कर सके। 


बुरे विचारोंका दमन 
इन्हीं स्तंभोंमें प्रकाशित “ अनीतिकी राहुपर ” शीर्षक लेख-माछामें जो विचार 
दिये गये हैं, उनके समर्थनमें एक सज्जनने एक लेख भेजा है। इसमें कोई नई बात 
तो नहीं है, मगर इसमें भगवान बुद्धकी शिक्षाओंमें से एक उद्धरण दिया गया है, 
जिससे उन लोगोंकों सहायता मिल सकती है जो बुरे विचारोंका दमन करना चाहते 
हैं। वह उद्धरण इस प्रकार है: 
अगर मनकी किसी स्थितिके कारण, किसी भाईमें बुभुक्षा घृणा, अनेक्‍्य 
सम्बन्धी बुरे बिचार उठें, तो उसे अपने सनकों दूसरी उचित बातमें छगाना 
चाहिए। अगर तब भी बुरे विचार उठते ही रहें तो उसे पढ़ना चाहिए कि इन 
बुरे विचारोंके क्या खतरे हें। और इसपर ध्याव देना चाहिए कि इस प्रकारके 
विचार क्षितने बुरे हें और किस प्रकारसे बुरा फल छाते हें। अगर वे तब भी 
उठते हो रहें तो उप्ते उनकी उपेक्षा करवी चाहिए और अपने सनको उनपर 
जाने ही न देना चाहिए। अगर वे तब भी उठते ही रहें तो उसे सोचना चाहिए 
कि किस प्रकार इस ढंगके विचारोंकों दबाया जा सकता है। ऐसा! करते ही ये 
विचार निफल जायेंगे, गायब हो जायेंगे। उसका चित्त वृढ़ और एकाप्र हो 
जायेगा। अन्‍्तमें, छाख दबानेपर भी यदि ये विचार आते ही रहें तो ज्से 
दाँतते-दाँत भिड़ाकर और ताहूमें जीभ लगाकर केवल विचार-बलसे अपने 
चित्तका वमत करना चाहिए, उसे अपने बहामें बलात्‌ छाकर, अपन शासनके 
अधोत फरना चाहिए। ऐसे करते ही ये विचार गुजर जायेंगे, गायब हो 
जायेंगे। वह केवल ऐसे विचारोंकों ही सोचेगा, जिन्हें वह सोचना चाहता है, 
न कि उन्हें, जिन्हें बहू सोचना ही नहीं चाहता। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २०-१२-१९२६ 


१९२. भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामों' 


३१ दिसम्बर, १९२६ 
उपस्थित छोगोंके सामने हिन्दोममों बोलते हुए महात्माजीने कहा कि स्वामी 
श्रद्धातन्द-जंसी मुत्यु मिलना कोई सरल बात नहीं है। फिसी साधारण मनृष्यको 
ऐसी मृत्यु नहीं मिल्ती। बोर पुरुष साधारण पुरुषों ज॑सी मृत्यु नहीं पाते। हिन्दू 
घर्मकी खातिर अपने प्राण उत्सगगं करनके कारण स्वामोजी अमर रहेंगे। हम सब 
यहाँ स्वर्गीय स्वामीजीकी स्मृतिका तर्पण करनेके लिए एकत्र हुए हे। एक स्मारक 
कोष खोला गया है। मुझे आशा है कि हर आदमी इसमें अपनी सामथ्यंके अनुसार 
चन्दा देगा। स्मारक कोषके लिए दस राख रुपये जमा करनेका विचार किया गया 
है। इसमें से आघा रुपया अस्पृश्यता-निवारणके कार्यमें और शेष आधा रुपया शुद्धि 
और संगठनके ऊपर खर्च होगा। स्वामीजीने हिन्दू घर्मके लिए बहुत कुछ किया है। वे प्रमुख 
घामिक कार्यकर्तताओंमें से एक थे। महात्माजीन कहा, अस्पृश्यता निवारणके भ्रइइनपर 
मेरा स्वामीजीसे कोई मतभेद नहीं था। सच्ची बात तो यह है कि स्वर्गीय स्वामीजी 
अस्पुदयोंके लिए हो जिये, और यदि आप उनकी स्मृतिका उचित सम्मान करना चाहते 
हैं तो ऐसा आप स्वामीजीके जोवन-अनुष्ठानकों अपनाकर ही कर सकते हे। 
शुद्धि और संगठनपर बोलते हुए महात्माजीने कहा कि स्वामीजीका यह अनुप्ठान 
उचित मार्गपर आधारित था। प्रत्येक धर्मकों यह वेंध अधिकार है कि वह लोगोंकों 
अपने ऋोडमें के और अपनेकों संगठित करे, लेकिन तभीतक जबतक इसका आधार 
पशुवल न हो। स्वामी श्रद्धानन्द बलात्‌ घ॒र्म परिवतंनके पक्षमें कभी नहीं थे। और से 
बावेसे यह कहता हूँ कि में स्वामीजीको भलीभाँति जानता था। 
[ अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, १-१-१९२७ 


१ यद समा बड़ावाजार स्थित माहेश्वरी भवनमें स्वर्गाथ स्वामी श्रद्धानन्द्कों श्रद्धांजलि अर्पित करने 
और शुद्धि तथा संगठन कार्योके लिए धन एकत्रित करनेके लिए हुईं थो। श्स सभामें पण्डित मदनमोहन 
माल्वीपने भी भाषण किया था। 


१९३. पन्न : सगनलारू भांधीको 


सोमवार [ दिसम्बर, १९२६ [4 

चि० मगनलाल, 

तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। तुमने संयुक्त भोजनाछूयमें खाना शुरू किया, यह 
ठीक हुआ। 

केशुकी * स्थितिके बारेमें मुझे बताना। रामचन्द्र कोस ' कोई यों हो बनाकर नहीं 
बेच सकता। उसके पेटेन्टको तुमने फिरसे रजिस्टर करवाया है या नहीं। यदि पेटेन्ट 
आफिससे कागजात आ गये हों तो देनेमें जो बाकी रह गया हो, वह भर देता। 
बेस्ट एण्ड कम्पनीकों तो हम तभी भुगतान कर सकते हूँ जब पेटेल्ट-सम्वन्धी . काम 
पूरा हो जाये अथवा हम लिफ्ट बेचने छगें। 

काकासाहबको दक्षिण आक्रिका-सम्बन्धी प्रार्थनाकी रिपोर्ट बनाकर एन्ड्रय्रजको 
भेजनी चाहिए। ज्यादा लिखनेका समय नहीं है। रातके दस वज रहे हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७४९) से | 
सौजन्य : राघावबहन चौधरी 
१९४. पत्र: समणिबहन पढेलकों 
[१९२६ [ 


चि० मणि, 

तेरा पत्र मिला। बाह, यदि अविवाहित लड़कियाँ बीमार पड़ें तो अपना दुखड़ा 
किसके पास रोऊें? यह तो समुद्र्में आग छगनेके समान हुंआ। सेवा करनेके लिए 
भी शरीर-रक्षाकी कहा सीख लेनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि जैसे तुम सब कपड़े 
पहनती. हो वैसे ही रातको मच्छरदानी भी छगानी चाहिए। और तो मैंने वच्चोंके 
पत्रमें जो लिखा है सो देखता। 


१. १९ दिसम्बर, १९२६ को दक्षिण भाफ़िकामें द्ोनेवाके गौलमेज सम्मेल्लकी सफल्ताके छिए आयेना- 
दिवसंके रूपमें मनाथा यया था। इसकी पत्रमें च्चा की गई है, इससे माछम द्वोता है कि यह पत्र किसी 
समय दिसम्बरमें लिखा गधा था। 

२. भगनछाछ गांधीके पुत्र | 

३. चरसा था भोटका सुधरा हुआ रूप। 

४. साधन-सूतके अनुसार | 


पत्र : मणिवहन पटेलको ४७७ 
आशा है, इस पत्रके मिलनेतक तो घीमारी चली गई होगी। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो: मणिबहेन पटेलने 


१९५. पन्नः समणिबहन पटेलको 


मौनवार [१९२६ |' 

चि० मणि, 
इधर तो तुम्हारा एक भी पत्र नहीं आया। अब तवीयत विलकुछ अच्छी हो 
गई क्‍या ? जैसे-जैसे व्यर्थंकी चिन्ता घटेगी और चित्त वारुककी तरह शुद्ध होगा, वैसे- 
वैसे वीमारियाँ कम हो जायेंगी। शुद्ध का अर्थ समझना। शुद्ध चित्तको किसी वात- 
का बुरा नहीं ऊगता, उसे किसीका दोष नहीं अखरता। वह किसीका बुरा नही देखता। 
यह भव्य स्थिति है। में कह दूँ कि मेरी तो यह स्थिति नही है। में उस स्थितिको 
पहुँचना चाहता हूँ, परन्तु उससे बहुत दूर हूँ। इस स्थितिको अखण्ड ब्रह्मबचारी और 
ब्रह्मचारिणी जल्दी पहुँचते हें। ऐसोंको मेने देखा है। एन्ड्रयूज इस स्थितिके नजदीक हे । 
इन्हें मूर्ख माननेवालोको तुम मूर्ख जानना। ऐसी शुद्धता तुममें आनी ही चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे ] 
बापुना पत्रों: सणिबहेन पढेलन 


१९६. पत्र ः सणिबहन पठेलको 


मौनवार [ १९२६] 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला। बापूसे! भी सब हाल सुने। बीमारीके बारेमें अब अधिक 
नहीं लिखता, क्योकि देरसे-देर शनिवारकों मिलनेंकी आशा है। परन्तु तुम्हें झट 
स्वस्थ और प्रसन्न हो जाना चाहिए। 
बापूके आश्यीर्वाद 
| गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: सणिबहेन पटेलते 
१, साधन-सत्रके अनुसार । 


२. साधन-यूत्के अनुसार । 
३. वृबलभभाई पंटेल। 


१९७, पत्र: सणिबहन परटेलकौ 
मौनवार [ १९२६ ]' 


चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिला। मेरे एक उद्गारपर से भहादेवने तुम्हारी अनुमतिकी 
प्रतीक्षा किये बिना मुझे तुम्हारा पत्र दिखा दिया। मुझसे कुछ छिपानेकी महादेवसे 
कोई आशा न रखे। यह बात उसकी शक्तिके बाहर है। हम कुछ आदतें डालते हैं, 
फिर उनसे उलटा करना शक्तिके बाहर हो जाता है। अच्छी आदतोंके लिए इस 
गुणका विकास करना चाहिए। अहिसाका शुद्ध ध्यान करतेवाला अन्तमें हिंसा करनेमें 
असमर्थ हो जाता है। यानी शरीरसे नहीं, विचारसे। विचार ही कार्यका मूल है। 
विचार गया तो कार्य गया ही समझो । 

मेरा वियोग जितना तुम्हें खटकता है, उतना ही मुझे भी खटका हो तो ? और 
अभी भी खटकता हो तो? तुमने श्रेयकों पसन्द किया, मेंने भी उसीको पसन्द किया। 
इसीमें तुम्हारा, मेश और सबका कल्याण है। श्रेयकों प्रेय बनाना ही शिक्षाका उद्देश्य 
होना चाहिए। इसलिए आश्रममें रहना श्रेयस्कर है, ऐसा यदि समझती हो तो उसे 
प्रिय बनाओ। इसमें अपने मनको या मुझे धोखा न देना। जब तुम्हें आश्रम रहना 
अच्छा न लगे तब तुम्हें अन्यत्र रखनेकों में हमेशा तैयार हूँ, यह समझ लछो। मुझे 
खुलकर लिखना। भले ही में उसे न समझूँ। भल्ते ही उसके उत्तरमें भाषण दूं। बड़ोंके 
भाषण सहन करना सीखना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 
| गृजरादीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पढेलने 


१. साधन-सूत्के अनुसार । 


१९८. पत्र: मणिबहन पटेलको 


सोमवार | १९२६ |' 

चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिका। काका (विदृठछभाई) की' मौजूदगीमें शहरमें जाना तय 
किया, यह ठीक ही किया। 

मनु और मणिलालू घीरजसे ही ठिकाने आयेंगे। 

वा फिर कह रही थी कि वह रविवारको रवाना होगी। बृधकों तो वह 
पहुँच जायेगी । 

यह पत्र में रातको सोनेसे पहले लिख रहा हूँ। इसलिए अधिक नही लिखूंगा। 


बापुके आशीर्वाद 
| गुजरातीसे | 
बापुना पत्नों: मणिबहेन पदेलने 
१९९, पत्र: लक्ष्मीको 
आश्रम 
सावरमती 
[१९२६ |! 


चि० लक्ष्मी, 

इस बार तुम्हारा पत्र देसे आया कहा जा सकता है। लिखावट सुन्दर वन 
पड़ी है। एक ही पत्रमें दो तरहकी लिखावट नही होनी चाहिए। खेलनेका मन होता 
है, इसकी कोई चिन्ता नहीं। बारकका मन खेलनेंका होता ही है, लेकिन उत्तना ही 
काम करनेका भी होना चाहिए। जिन बच्चोंका मन हमेद्ा खेलनेमें लगा रहता है 
वे किसी-त-किसी समय अवश्य झूठ बोलते हे। अब तुम्हें तेरहर्वाँ साल छगेंगा। यह 


१. साधन-उृत्तके भनुसार। 

२. विंदुल्भाई विधानतभाके अध्यक्ष चुने जानेके बाद अपने क्षेत्रमें भर्याद, गुजरातमें दौरा करनेके लिए 
जाये थे। 

३. हरिलाल गांधीकी पुत्री | 

४. आश्रमका एक विधार्थी। 

५. लद्ष्मीका जन्म १९१४ में हुआ था। पत्रमें उत्तदी वारइवीं वर्षगाँव्की च्चासे लगता दे कि पह 
पत्र १९२६ में लिखा गया या। 

६. आश्रमके दरिजिन अन्तेवासी दूधाभाईकी पुप्रो | 


४८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोई कम उम्र नहीं कही जायेगी। जो कपड़े फट जायें उन्हें यहाँसे मगवा छेना। यदि 
कपड़े वहाँ सिक सकते है यानी दानी बहनको सीना आता हो तो यहाँसे खादी भेजी 
जा सकती है। और यदि वह न सी सके तो यहाँसे बनवाकर भेजे जा सकते हे। 
वर्षगाँठके दिन कोई भी अच्छा काम करनेका निश्चय करना। रूखी' और आननन्‍दी' 
बीमार पड़ गई हें; दोनोंको बुखार आता है। उम्मीद है कि वे दो-तीन दिलोंमें 
ठीक हो जायेंगी। 


गुजराती प्रति' (एस० एन० १९६२७) की माइक्रोफिल्मसे। 


२००: पत्र: प्रभाशंकर पट्टणीको 


आश्रम 
साबरमती 
शुक्रवार [१९२६]' 
सुज्ञ भाईश्री, 

बुखार आ जानेके बारेमें जो पत्र आया था उसके बाद फिर आपका और कोई 
पत्र नहीं आया इससे माने छेता हूँ कि अब चिन्ताकी कोई बात नहीं है। में चाहता 
हैँ कि आप खोई हुईं शक्ति पुनः प्राप्त कर लें, फिर चाहे उसके लिए बहुत प्रयत्व भी 
क्यों न करना पड़ें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जबतक पूरी ताकत न आ जाये 
तबतक आप शासनके कार्यसे दूर रहें? यदि आप पूरा आराम करें और खूब शक्ति 
प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा करें तो में त्रापज आनेके लिए ललछूचारऊँगा जरूर । छेकिन यदि 
में ऐसा करूँ तो मुझे आपके आसपास चौकीदार भी नियुक्त करने चाहिए। निरंकुश 

सत्ता क्या यह एक अंकुश सहन करेगी? 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३२००) की फोटो-नकलसे तथा जी० एन० ५८८६ 


से भी । 
सौजन्य : महेश पट्टणी 


१. मगनछाल गांवीको पुत्री! 

२. लक्ष्मीदास आसरकी पुत्री 

३. पत्रमें प्रभाशंकर पट्णीकी बीमारी और त्रापजमें जाकर रदनेकी वर्चासे छगता है यह पत्र इसी 
वर्ष छिखा यया होगा। 


२०१. पत्र: प्रभाशंकर पट्टणीको 


आश्रम 
सावरमती 
शनिवार [| १९२६ | 

सुज्ञ भाईश्री, 
आपका पत्र मिला। आपका वजन इतना ज्यादा कम है कि तबीयत पूरी तरहसे 
सुधरी हुई नहीं कही जा सकती। आबूमें भी स्वास्थ्यमें कोई भारी सुवार हुआ 
नहीं लगता। शायद त्रापज जानेकी मेरी शर्तंको आपने बहुत ही निर्बे स्वरसे स्वी- 
कार किया है। ऐसी स्वीकारोक्तिसे में आनेके लिए ललचानेवाला व्यवित नहीं हूँ। 
यहाँका मौसम अभी ऐसा नही है कि कोई बीमार व्यक्ति यहाँ आनेके लिए ललचायें। 
अभी त्ो दोपहरकी उमस बहुत ज्यादा है। वादल घिरे हुए है और वरसात हो नहीं 
रही है। ऐसी हालतमें तो भले-चंगे व्यक्ति भी वीमार पड़ जायें। आप सपरिवार 
पंचगनी जाकर क्‍यों नहीं रहते ?” आप पंचगनी जाकर दो दिन रह आयें, ऐसी मेरी 

इच्छा है। 

मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३२०१) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : महेश पट्णी 


२०२. प्रार्थंना-प्रवचन' 


[१९२६ ] 
गोविन्द, द्वारिकावासिनू, कृष्ण, ग्रोपीजनभिय। 
कौरवंः परिभूतां मां कि न जानासि केशव॥ 
हे नाथ, हे रमानाथ, पव्नजनाथातिनाइन। 
कौरवाणवमग्तां समाम्‌ उद्धरस्व जनादेन॥। 
कृष्ण, कृष्ण, महायोगिन्‌, विश्वात्मनू, विद्वरभावन | 
प्रप्नां पाहि गोविन्द, कुरुमध्यध्वसीदतीस ॥ ' 


१. पत्रमें प्रभाशंकर पद्णीकों बोमारी भौर त्रापण जाकर रदनेकी चर्चासे लाता है कि यह पत्र 
इसी वर्ष छिखा गया द्ोगा। 

२. गांधीजीने १९२६ में भाश्रमकी सछ्लिपोंकी प्रातः ७ वलजेकी प्रायना-समभाओंमें जो प्रवचत दिये थे 
उनकी मणिवहन पंटेल द्वारा छी गईं टीप। 

३- इस प्रार्यना-समाके लिए निर्धारित प्रार्यनाके पहछे तीन इलोक। 


३२-३६ 


४८३ सैंम्पूं गांधी वॉड्मय 


मेरा आदर्श यह है कि पुरुष, पुरुष रहते हुए स्त्री बने तथा स्त्री, स्त्री रहते 
हुए पुरुष बने। पुरुषकों स्त्री बनना चाहिए अर्थात्‌ उसमें स्त्रियोंकी नम्नता और विवेक 
होना चाहिए ओर स्त्रीको पुरुष बनना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि उसे भीरुता- 
को छोड़ हिम्मतवाली और बहादुर बनना चाहिए। 

ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियोंमें ईर्ष्या-माव बहुत होता है। छेकिन पुरुषोंमें 
ईर्ष्या होती ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह सभी स्त्रियाँ भी ईर्ष्याल नहीं 
होतीं। बात सिर्फ इतनी ही है कि चूँकि स्त्रियोंकी २४ घंटे घरमें रहना पड़ता है, 
इसलिए उनकी ईर्ष्या अधिक स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है। 


कक के र्क 


तुम्हें शिक्षा देते हुए मेरे धीरजकी कोई सीमा नहीं होगी। उसका अन्त तुम्हारी 
जिन्ञासाके अन्तके साथ ही होगा। 


मे कं मै 


पुरुष और स्त्री दोनों निर्भेव बन सकते हें। पुरुष [प्रायः] ऐसा मानता है 
कि वह निर्मम रह सकता है; लेकिन यह वात हमेशा सच नहीं होती। और इसी 
तरह स्त्रियाँ भी अपनेको निर्बेल मानकर अपने लिए 'अबछा' नाम चलने देती हैँ 
--यह बात भी ठीक नहीं है। स्त्रियोंको भयभीत रहनेकी तनिक भी आवद्यकता 
नहीं है। मेने अभी परसों ही मीराबाईके सम्बन्धर्में एक वात सुनी है। इसे में तुम्हें 
बताता हूँ। मीराबाई वृन्दावन गईं और वहाँ उन्होंने एक साधुका दरवाजा खटखठाया। 
साधुने कहा कि में किसी स्त्रीका मुँह नहीं देखता। मीरावाईने पूछा कि तुम कौन हो ? 
में तो मात्र एक ही पुरुषको जानती हूँ और वह है ईइवर। यह सुनकर साधुने अपना 
दरवाजा खोल दिया और भीराबाईको साष्टांग नमस्कार करके कहा, आज मेरी आंखें 
खुल गई हें। में अन्धकूपमें से निकछ आया हूँ। 

मं न श्ृ 


स्‍त्री और पुरुष दोनों जबतक विकारके वशीभूत हैं तबतक दोनोंकों भय है। 

द्रौपदीने उतना ही बल दिखाया जितना युधिष्ठिरने दिखाया था। 

द्रौपदी पाँच पतियोंसे विवाहके बावजूद भी सती कही जाती है। उसे सती कहा 
जाता है इसका कारण यह है कि उस यूगमें जिस तरह एक पुरुष कई स्त्रियोंसे विवाह 
कर सकता था उसी तरह [ प्रदेश-विशेषमें ] स्त्रियाँ भी एकसे अधिक पुरुषोंसे विवाह कर 
सकती थीं। विवाह-सम्बन्धी नीति युग-युगमें [और देश्ष-देशमें | वदछती रहती है। 

[ दूसरी तरहसे देखते हुए | द्वोपदी बुद्धिका रूपक है और पाँच पाण्डव उसकी 
वशीभूत पाँच इन्द्रियाँ हैं। इच्द्रियाँ वशीभूत हो जायें यह तो एक अच्छी बात ही है। 
पाँच इन्द्रियाँ बुद्धिकि वशीभूत हो गईं और इस तरह उनका परिष्कार हुआ, इसी 
बातकों यों कहा जा सकता है कि बुद्धिने उनका वरण कर छिया। 

द्रौपदीने अगाघ बरूका परिचय दिया। भीम भी द्रोपदीसे डरता था। युधिष्ठिर 
घमराज थे, वे भी उससे डरते थे। 


प्राथना-प्रवचन ४८३ 


जेलमें जब मेने “महाभारत ! में द्रौपदी द्वारा श्रीकृष्णसे की गई यह प्रार्थना पढ़ी 
तब में बहुत रोया। 

मेरे विचारानुसार द्रोपदीकी इस प्रार्थनाकी शक्ति अपूर्व है। उत्तर भारतमें 
असंख्य छोग इस प्रार्थनाका गान करते हूँ। 

शब्दोंकी शक्ति भी उनके पीछे निहित तपश्चर्याके अन॒पातसे बढ़ती अथवा कम 
होती है। & शब्दमें क्या है? मात्र अ, उ और म तीन अक्षरोंको मिलाकर एक शब्द 
बना लिया है; लेकिन इसकी कीमत हम जो तपदचर्या करते है, उसमें निहित है। 
जैसे-जैसे तपरचर्यामें वृद्धि होती है वैसे-बैसे इसके मूल्यमें भी वृद्धि होती है। यही वात 
द्रौपदीके सम्बन्ध्मं भी छागू होती है। वह भी व्यासजीका एक कल्पित पात्र है, फिर 
ऐसी स्त्री हुई हो अयवा न हुईं हो। [इस प्रार्थनाकी शक्तिका कारण ] एक तो 
व्यासजीकी तपरचर्या है और दूसरे व्यासजीने द्रौपदीसे जो प्रार्थना करवाई वह बादमें 
करोड़ों लछोगोंने की, इससे भी श्रार्थनाका मूल्य बढ़ा। 

गो-विन्द अर्थात्‌ इन्द्रियोंका स्वामी। गोपी अर्थात्‌ हजारों इन्द्रियाँ। गोपीजन- 
प्रिय अर्थात्‌ बड़े समुदायका प्रिय अथवा यों कहिए कि निर्वेल-मात्रका प्रिय। द्रौपदी 
कौरवोंसे घिरी हुई थी । कौरव अर्थात्‌ हमारी दुष्ट वासनाएँ | वह कहती है, “हे 
केदाव, तू मूझे क्‍यों नहीं जानता ?” यह आतंनाद है। दुखियोंकी आवाज है। क्या हम 
सबके मनमें दुष्ट वासनाएँ नहीं होती ? किसी भी समय विकार उत्पन्न नही होता? 
द्रौपदी कहती है कि कौरवोंने मेरे आसपास घेरा डाल लिया है। यहाँ कौरवोंका अर्थ 
दुष्ट पुरुष भी हो सकता है। लेकिन हम दुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा दुष्ट वासनाओसे अधिक 
घिरे हुए हे। इसलिए कौरवोंका अर्थ दुष्ट वासना करना ही अधिक उचित प्रतीत 
होता है। 

द्रोपदी ईश्वरकी दासी है और दासीकों ईश्वरसे भी लड़नेका अधिकार है। 
इसलिए वह कहती है, हे नाथ, हे प्रभु, हे रमानाथ अर्थात्‌ हे रक्ष्मीपति अर्थात्‌ समस्त 
जगतके स्वामी, मोक्ष देनेवाले, आत्मदशेन करानेवाले, न्नजनाथ अर्थात्‌ जगतके नाथ; 
आतिनाशन्‌ अर्थात्‌ दुःखोंका नाश करनेवाले, मे कौरव रूपी समुद्रमें डूबी हुई हूँ -- 
दुष्ट वासनाओंसे भरी हुई हूँ, तुम मेरा उद्धार करो।' 

द्रौपदी ने ' क्रष्ण, कृष्ण ', ऐसा दो वार कहा। मनुष्यको जब बहुत आनन्द होता 
है अथवा बहुत दुःख होता है उस समय वह दो बार बोलता है। तुम मुझ शरणांगत 
दुखियाकी रक्षा करो, में दुष्ट वासनाओसे घिरी हुई हुँ और शिथिल हो गई हूँ, मेरा 
गात शिथिल हो गया है। तुम मेरा उद्धार करो।* 


कै मुंत र्कः 


बम्बईमें एक जानकीवाई नामक महिला है। सन्‌ १९१५ में जब मे रेवाशंकर 
भाईके यहाँ था तब वह मुझे वहाँ मिलने आई। उसने मुझसे कहा कि में ऐसा 
करती हूँ, वैसा करती हूँ | उस समय तो मुझे उसपर विश्वास नहीं हुआ । वादमें 
में ढ्वारिका गया; वहाँ भी वह पहुँची, इसलिए उसके सम्बन्धर्में मेने विशेष रूपसे 
जाँच की। तब मुझे पता चला कि वह दुष्टसे-दुष्ट लोगोंके वीचमें भी निर्भय घूमती 


९८४ सम्पूण गांधी वास 


है। उसके मनमें यह धारणा बैठ गई है कि मुझे दुष्टसे-दुष्ट लोगोंमें रहते हुए अपने 
शीलकी रक्षा करनी है और होता भी यह है कि कोई उसे खीझमें भी “तू” 
कहकर सम्बोधित नहीं करता। वह सिहनीकी भाँति दुष्ट लछोगोंके बीचमें घुमती है। 


म्‌ कै कं 


हम द्रौपदीके समान दुर्बेछ हेँ। कारण, हममें अनेक प्रकारकी वासनाएँ हे, और 
अनेक प्रकारकी मलिनताएं हें। हम दुबंल हें इसका प्रमाण यह है कि हम सब सर्पादि 
से डरते हैं, में आश्रममें सबसे बड़ा माना जाता हूँ, किन्तु में भी डरता हूँ। इसलिए में 
द्रोपदीसे भी अधिक दुबबंल हूँ। 

द्वारिका अर्थात्‌ सारा जगत अथवा हम स्वयं -- काठियावाड़में पोरबन्दरके समीप 
स्थित छोटा और ग्रन्द्य नगर नहीं। 


के कर के 


स्त्रियोंने ऐसा क्या किया है कि इनके बारेमें तुलसीदास-जैसे व्यक्तिने भी 
उनके लिए अपमानसूचक विशेषणोंका प्रयोग किया है? इसे आप तुलसीदासका दोष 
कहें अथवा परिस्थितिका, लेकिन यह दोष तो है ही। 

इस पुराने विधि-विधानकी रचना ऋषि-मुनियों अर्थात्‌ पुरुषोंने ही की है। 
इसलिए इसमें स्त्रियोंके अनुभवका अभाव है। हमें वस्तुतः स्त्री-पुरुषमें से किसीको भी 
ऊंचा अथवा नीचा नहीं समझना चाहिए। दोनोंके स्थान और कार्य अरूग-अलग हें। 
दोनोंकी मर्यादाएँ ईश्वरने निश्चित की हैं। 

कं न ्कः 

आत्माका उद्धार आत्मा ही कर सकती है। आत्माका बन्धु जात्मा ही है। 
स्त्रियोंका उद्धार स्त्रियाँ ही कर सकती हे। इसके लिए तपश्चर्याकी जरूरत है। यह 
बात सच है कि स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा तपदचर्याकी शक्ति अधिक होती है। छेकिन 
यह तपदचर्या विवेकपूर्वक की जानी चाहिए। अभी तो वे मजदूरोंके समान जबरदस्ती 
काम करती हूँ। 

कोई भी दूसरा व्यक्ति स्त्रियोंकी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा कह सकते हैं। 
वे अपनी रक्षा आप ही कर सकती हें। वे स्वावलरूम्बी बन सकती हें अथवा नहीं, 
इस प्रश्नके उत्तरमें मेरे अन्तरसे यह ध्वनि निकलती है कि हाँ, वे स्वावरूम्बी बन 
सकती हैं । यदि वे सत्याग्रह सीख लें तो वे पूर्णछूपसे स्वावलम्बी और स्वतन्त्र हो सकती 
हैं, फिर उन्हें किसीपर निर्भर रहनेकी जरूरत न रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
वे किसीसे किसी किस्मकी सहायता नहीं लें; जरूरत होनेपर वे सहायता अवश्य लें। 
लेकिन यदि संसार उनकी सहायता न करे तो उन्हें ऐसा नहीं छयना चाहिए कि 
वे निराधार हें। यदि हम उपलब्ध पदार्थोका उपभोग करते हुए भी अपने मतको 
उनसे अलग रखें तो हम स्वावलम्बी ही रहते हैँ, फिर भले ही हम समस्त जगतका 
आश्रय लें तो भी पराघीन नहीं बनते। यदि कोई आश्रय नहीं भी देता तो भी 
हमें लगता है कि आश्रय नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उस समय हम क्रोध नहीं 


प्राथंना-प्रवचन ४८५ 


करते, और न किसीकी निन्‍्दा ही करते हैं। इसका नाम ही सत्याग्रह है। हमें भयभीत 
नहीं होना चाहिए। यह वात हमारी बुद्धिमें पैठ जाये, इतना ही पर्याप्त नही, हमे हृदयसे 
ऐसा महसूस करना चाहिए। भय-त्यागका मतरूव यह नहीं कि हम जगतकी परवाह 
न करें। 

मेरा कोई नहीं है, इस विचारका हमें त्याग करना चाहिए। सवका आधार ईश्वर 
ही है। आज स्त्रियोंकी जो स्थिति है उसपर विचार करते हुए उनके पतियोको 
दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन स्त्रियोंको तो यही विचार करना है कि वे स्वयं 
अपनी निर्बछताकों कैसे निकाल बाहर करें। 


क्र जु क्र 


जगतमें प्रार्थना एक ही हो सकती है। यदि हम यह प्रार्थना नित्य करेगे 
और विवेकपूर्वक करेंगे तो यह हमारे मनमें पैठ जायेगी। केशव तो हमारे पास ही 
हैँ। वे द्वारिकार्में रहते हे, ऐसी बात नहीं। यह तो कविकी भापा है। द्रौपदी भूल गई 
कि केशव उसके पास हे। लेकिन क्ृष्ण तो वहाँ उसके पास वैठे-बैठे उसके चीरकों 
बढ़ाते रहे। हमारे मनमें भी दुर्वासनाएँ उठती हे, दुष्ट विचार आते है। उस समय 
हमारे मनमें यह विचार उठना चाहिए कि हमारे मनमें ऐसे विचार क्‍यों आते हूं ? 
उस समय हमें इस इलोकका पाठ करना चाहिए। 


क्र मर र्मः 


यह पुस्तक” केवरू राजनीतिकी पुस्तक नहीं है। इसमें मेने राजनीतिके बहाने 
धर्मकी कुछ झाँकी दिखानेकी चेष्टा की है। हिन्द-स्वराज्यका अर्थ क्‍या है? धर्मराज्य 
अथवा रामराज्य। मेने पुरुषोंकी जितनी सभाओंमें भाषण दिये हे उतनी ही स्त्रियोंकी 
सभाओंमें भी दिये हें। उनमें मेने स्वराज्य शब्दका नहीं, अपितु रामराज्य शब्दका 
प्रयोग किया है। 

यह पुस्तक मेरे अनेक वर्षोके चिन्तनका दोहन है। जिस तरह मनुष्य तब 
बोलता है जब उससे बोले बिना नही रहा जाता, उसी तरह जब मुझसे नही रहा 
गया तब मेने इसे छिखा। यह पुस्तक विशेष रूपसे अनपढ़ लोगोंके लिए लिखी गई है। 


के मः शक 


हमें माता-पिताके चारित्र्यकी जो विरासत प्राप्त होती है वही सच्ची विरासत 
है। यह आध्यात्मिक विरासत कहलाती है। इसमें वृद्धि करना हमारा धर्म है। पिता 
एक लाख रुपया छोड़ गया हो और पुत्र उसके दस लाख बनाये तथा कहे कि 
पिताने कैसे केवछ एक लाख रुपये ही इकट्ठे किये, जवकि में इतना चतुर हूँ कि 
मेने दस लाख रुपये इकट्ठे कर लिये तो ऐसा कहनेवाला पुत्र कुपुत्र कहलायेगा; 
क्योंकि उसके इस कथनमें अभिमान है। हमें तो माता-पिताकी सम्पत्तिकी विरासतमे 
वृद्धि नही करनी है, अपितु उनके चारिश्यकी विरासतमें वृद्धि करनी है, तथापि 


१. हिन्दन्स्थराव्य 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
हमें अभिमान नहीं करता चाहिए। नम्नताके बिना आध्यात्मिक विरासत मिलती ही 


नहीं है। 


मृ के र्कः 


जो कार्य हमने जन्मसे ही कभी न, किया हो, जैसे हम लोग माँसादि नहीं खाते, 
उसे न करनेपर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई त्याग किया। यह तो 
हमारे लिए स्वाभाविक ही था। इसमें हमने पुरुषार्थ नहीं किया। 


मंद कः रे 


मनुष्यका सौन्दर्य उसके नैतिक आचरणमें है। पशुकी सुन्दरता उसके शरीरसे 
आँकी जाती है। गायको देख हम कहते हें कि इसकी चमड़ी देखो, इसके बार देखो, 
इसके पैर देखो, इसके सींग देखो | लेकिन मनुष्यके बारेमें ऐसा नहीं कहा जाता कि यह 
मनुष्य साढ़े पाँच फूट ऊँचा है इसलिए यह सुन्दर है तथा यह दूसरा केवल साढ़े चार 
फुट ऊंचा है इसलिए यह असुन्दर है। जो साढ़े पाँच फुटसे एक इंच अधिक ऊँचा 
हो तो उसे ज्यादा सुन्दर नहीं कहा जा सकता। मनुष्यकी सुन्दरताका आधार तो 
उसका हृदय है, उसकी धन-सम्पत्ति नहीं। यहाँ आश्रममें हमने हृदयके गुणोंका 
विकास करनेको ही धर्म माना है। हम खाते-पीते हें, ईंट-चुनेके मकान बनवाते हें, 
लेकिन ऐसा हम विवश होकर करते हैं। हमने मिट्टीके मकानकी अवमानना नहीं की 
है। मिट्टीके मकानमें रहकर हम लज्जित नहीं होते। हम तो वैभवर्में डूबे हुए हों 
तो शरमाते हें। हम अपने वेभव्में वृद्धि करते हों तो हमें शर्मेसे सिर झुका छेता 
चाहिए। हाँ, सेवाके लिए हमारे पास अवश्य घन हो सकता है। ऐसा धनका संग्रह 
हमें छाचारीसे करना पड़ता है; लेकिन कितने ही व्यक्ति तो अपने लोभको ही धर्म 
मानकर घनका संग्रह करते हेँ। यह बात ठीक नहीं है। हम बाह्य प्रपंचका जितना 
प्रसार करते हें आन्तरिक विकास उतना ही कम होता है, और इसलिए धर्मकी हानि 
होती है। 


क्र ्ः के 


बम्बईके बाजारमें हमारे व्यापारी करोड़ों रुपये कमाते हें, इससे हमें खुश नहीं 
होना चाहिए। उसके कारण तो हमें रोना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ बम्बईके व्या- 
पारी दलाली करके पाँच करोड़ रुपये कमाते हें, वहीं अंग्रेजोंकी ९५ करोड़ रुपया मिलता 
है। और वह भी हिन्दुस्तानमें से और गरीबोंका खून चूसकर। उसकी हमें खबर 
नहीं होती, क्योंकि आखिर ३३ करोड़ छोगोंके इतने बड़े राष्ट्रको चूसनेमें भी कुछ 
समय तो लगता है न? 


र्कृः है. कु 


यदि श्रमिक अपना सारा काम ईदवराप॑ण बुद्धिसि करे तो उसे आत्मदशन हो 
सकता है। आत्मदर्शन अर्थात्‌ आत्मशुद्धि। वस्तृत: देखा जाये तो आत्मदशेन शारीरिक 
श्रम करनेवालेको ही होता है, क्योंकि “निरबंछके बल राम ”। निरबंल अर्थात्‌ दरीरसे 
निर्बेछ नहीं, यद्यपि उसका भी बल राम ही है। यहाँ तो इसका अर्थ साधन-सम्पत्तिसे 


प्राथना-प्रवचन ४८७ 


निर्वठ है। मजदूरमें नम्नता आनी चाहिए | केवल बृद्धिका विकास करनेका अर्य 
है राक्षसी वुद्धिवा विकास करना। इसलिए केवल वौद्धिक काम करते रहनेसे हममें 
आसुरी वृत्ति ही आ सकती है। इसीसे गीता” में कहा यया है कि श्रम किये विना 
खाना चोरी करना है। श्रममें नम्रताका भाव है, इसीलिए वह कर्मंयोग है। लेकिन 
जो मनुष्य केवल निर्वाहके लिए श्रम करता है उसका श्रम कर्मयोग नहीं कहा 
जायेगा; क्‍योंकि वह तो केवल पैसेके लिए श्रम करता है। पैसेके लिए पाखाना साफ 
करना कोई यज्ञ नही है। छेकिन सेवार्थ, सफाईकी दृष्टिसे, दूसरोंका भछा हो इस 
खयारूसे पाखाना साफ करना यज्ञ कहा जायेंगा। यदि कोई सेवाभावसे, नम्नतापूर्वक, 
आत्मदर्शनके लिए श्रम करता है तो उसे आत्मदर्णन होता है। ऐसा श्रम करनेवाले- 
को आलस तो आना ही नहीं चाहिए। वह भतंद्वित होता है। 
मः व र्कः 
चलनी सूपपर कैसे हँस सकती है, जबकि दोनोंमें छगभग एक जैसे दोप हे? 
उसी तरह पुरुष स्त्रीको क्या कह सकता है अथवा उसपर क्‍या कटाक्ष कर सकता 
है? स्त्रियोंमं अनेक अन्धविश्वास, विकार और भय भरे हुए है। पुरुपोंमें भी ये 
सब मौजूद हे। कितने ही शास्त्रियोंका कहना है कि स्त्रियोंकों मोक्ष नही मिलता। 
छेकिन मेरे देखनेमें ऐसी बात नहीं आई है । वैष्णव सम्प्रदायमें तो यह कल्पना है 
कि भसीराबाई जैसा कोई भक्त ही नहीं है। मुझे लूगता है कि यदि मीराबाईको मोक्ष 
नहीं मिल सकता तो किसी भी पुरुषको नहीं मिल सकता। 
क्ः मु मै 
किसान खेतमें सोता है, तुम अथवा कोई अंग्रेज अधिकारी तो वहाँ क्या सोयेगा ! 
लेकिन उसकी चिन्ता कोई नहीं करता। उसके जीवनमें क्या आनन्द है? उसे सवेरे 
उठकर खेतमें काम करना होता है, इसीलिए वह नहीं सोता है। कभी-कभी साँपके 
काट लेनेपर मर जाता है। छकेकिन ऐसा जीवन किसान विवशतासे व्यतीत करता 
है। यदि इसे त्याग कहा भी जाये तो वह विवशतासे किया हुआ त्याग है। यदि उसे 
कोई रेलगाड़ीमें बिठाये तो वह उसमें नही बैठेगा, ऐसी वात नहीं है। वह तो उसमें 
झटसे बैठ जायेगा । लेकिन इन सबके पीछे यदि विवेक हो, ज्ञान हो तो उसका जीवन 
धन्य हो जाये । कितने ही ज्ञानी छोग किसानोंकी अथवा जड़भरतकी तरह जीवन 
विताते है। वे ऐसा जानवूझकर करते हे। 
के भा ्ः 
यदि मेरा मन मिद्टीकी मूर्तियोंकी पूजा करनेसे शान्ति प्राप्त करे तो में उनकी 
पूजा अवश्य करूँ। मेरा जीवन सार्थक होता हो तभी मेरा वालक्ृप्णकी मूत्तिकी 
पूजा करना ठीक है। पत्थर देवता नही है, किन्तु पत्थरमें देवताका वास है। यदि 
से मृतिपर चन्दन रूगाकर चावल चढ़ाकर उससे यह कहूँ कि तू मुझे आज इतने 
लोगोंका सिर काटनेकी शक्ति दे तो तुममें से जो छड़की इस योग्य हो उसे चाहिए 
कि वह उस मूर्तिकों उठाकर कुएँमें फेंक दे अथवा उसे तोड़कर चूर-चूर कर दे। 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


यदि हम समदर्शी होना चाहते हें तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो 
समस्त जगतकों मिले वही हमें भी मिले, यदि समस्त जगतको दूध मिले तो हमें भी 
मिले । ईह्वरसे हमारी भ्रार्थना यह होनी चाहिए कि यदि तू मुझे दुध देना चाहता 
है तो सारे जगतको दूध दे। लेकिन ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? वही जिसमें 
इतनी करुणा हो, जो दूसरोंके लिए श्रम कर सकता हो। यदि हम इस नियमका 
पालन नहीं कर सकते तो हमें कमसे-कम इसे समझना तो अवश्य चाहिए। हमें अभी 
तो ईश्वरसे इतना ही माँगना चाहिए कि हम इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि वह 
हमें निभा छे। हम भले ही आगे न बढ़ें, लेकिन वह हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे 
पास जो परिय्रह है, उसे हम कम कर सकें | यदि हम अपने पापोंका प्रायदिचित्त करें तो 
उनमें वृद्धि नहीं होगी। हमें कोई भी वस्तु अपनी समझकर नहीं रखनी चाहिए और 
यथाशक्ति परिग्रहका त्याग करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 

क्र भर र्कः 


सत्यका, अहिसाका पालन करनेके लिए यदि समस्त जगतकी मददकी जरूरत 
हो तब तो मनुष्य पराधीन बन जाये। लेकिन ईइवरने ऐसा सुन्दर नियम बनाया है 
कि समस्त जगत विमुक्त हो जाये तो भी मनुष्य सत्यका, अहिंसाका पालन कर सकता 
है। यदि हम झगड़ा न करना चाहते हों तो हमारा विरोधी झगड़ा कर ही नहीं 
सकता । वह हारकर ज्ञान्त हो जायेगा। क्रोध करनेसे क्रोध बढ़ता है। यह अम्नि्मे 
घी डालनेके समान होता है। 
नर नेः के 


जिस मनुष्यके मनमें कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वह उन्नति कैसे कर 

सकता है ? 
के कक मः 

, » - बहनने आत्मघात कर छिया है। उससे हमें यह सीखना है कि मनृष्यको 
मन-ही-मन दुख अथवा चिन्तासे घुलना नहीं चाहिए। मन-हौ-मत्र चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। जिसकी ओरसे दुखका अनुभव किया हो हमें उससे तुरन्त कह देना चाहिए, 
तभी वह दुःख हमारे मनमें नही रहेगा। हम मन-ही-मन जो जलते-कुढ़ते रहते हैं 
वह भी एक प्रकारका आत्मघात ही है। है 

आत्म-निन्दा एक सीमातक एक अच्छी चीज है। अपने विषयमें अपने मनर्म 
असन्तोष रहना एक तरहसे अच्छा है; लेकिन यह असन्तोष हदसे ज्यादा नहीं होना 
चाहिए। अमुक सीमातक असन्तोषके होनेसे मनुष्य उन्नति करता है, लेकिन यदि हम 
बालकी खाल निकालते रहें और हमेशा ऐसा कहते रहें कि मुझे यह चीज नहीं 
आती, वह चीज नहीं आती तो वह सचमुच ही नहीं आती और हम मूर्ख बनते 
हैं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए और इसके साथ ही एक भश्रकारका असन्तोष भी रखता 
चाहिए, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। 


१, साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया दै। 


प्राथना-प्रवचन ४८९ 


देहको रत्न चिन्तामणि कहा गया है। यदि हम ईव्वरपरायण रहें तो सच ही 
उसे रत्न चिन्तामणि वना सकते हेँ। ईः्वरपरायण बननेके लछिए इसका दमन भी करना 
चाहिए | 

पुरुषको तो बाहर घूमना-फिरना होता है। उसे वाहरके काम-बन्धे रहने हे 
इसलिए वह एकाएक गमगीन नही होता, छेकित स्त्रीको घरमे ही रहना होता है, 
इसलिए वह एकान्तवासी वन जाती है और एकदम निराश और गमगीन हो 
जाती है। उसे वात करनेके लिए यदि कोई दूसरी स्त्री मिलती है तो इतनी वाचारू 
हो जाती है कि क्या बोलना चाहिए और क्‍या नही, इसका उसे तनिक भी विवेक 
नहीं रहता। घरमें ही बने रहनेके कारण उसमें ऐसे अनेक दुर्गूण आ गये हैँ। यद्यपि 
एक दृष्टिसे यह एकान्तवास स्पृहणीय है। इसकी वजहसे कितने ही प्रछोभनोंसे दूर 
रहा जा सकता है। लेकिन इस एकान्तवासका छाभ तभी मिरू सकता है यदि हम 
अन्तर्मुख हों, अन्तरको टटोलते हुए आत्मनिरीक्षण करना सीख जायें। 


र्क कक न्ः 


कल्पना कीजिए कि एक ऐसी बहन है जिसे एक भी अक्षर नहीं आता है, वह 
ककहरा भी नहीं जानती। फिर भी वह अपने काममें मग्न रहती है। जो अपना न 
हो ऐसे घासके एक तिनकेकों भी हाथ नही लगाती। स्वप्नमें भी चोरी नही करती। 
उससे पूछो कि "भागवत क्या है तो वह तुम्हारा मुँह ताकने छग्रेगी; लेकिन सबपर 
ऐसा प्रेममाव रखती है मानो साक्षात्‌ जगदम्बा हो। 

अब एक दूसरी स्त्रीकी कल्पना कीजिए जिसे सब-कुछ आता हो, जिसने 
उपनिषदोंको रट रखा हो, उच्चारण भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन जो चोरी करती हो, 
झूठ बोलती हो, दूसरोसे काम करवानेमें चतुर हो, जिसमें वत्तीसों लक्षण हो। 

इन दोनोमें से अच्छी तो पहली ही है इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं, छेकिन 
यदि उसे लिखना-पढ़ता भी आता हो तो वह दूसरीसे विशेष रूपसे अच्छी है। 


ः नः ञ 


जिस ज्ञानमें नम्नता नही, कोमरूता नही, उस ज्ञानका क्या उपयोग ? कौशिक 
मुनिपर जब पक्षीकी बीट पड़ी तो उन्होने उसपर क्रोध किया। उससे पक्षी जलकर 
भस्म हो गया। अपने तपकी यह शक्ति देखकर मुनिके मनमें सहज ही अभिमान हो 
आया। बादमें वह एक सज्जनके यहाँ अतिथि बनकर पहुँचे। घरकी स्वामिनी उस 
समय अपने पत्तिकी सेवार्में रत थी इसलिए उसने अतिथिको खड़ा रखा। पतिकी सेवा 
पूरी करनेके बाद वह खाना लेकर मुनिके पास गई और देरीका कारण बताया और 
क्षमा माँगी। इसपर मुनिको क्रोध हो आया तो उस महिलाने कहा, में वह चिड़िया 
नही हूँ कि तुम्हारे कोधसे जलकर भस्म हो जाऊँ। तुम्हारा इस तरह क्रोध करना 
ज्ञान नही है।” तब कौशिक मुनिकों ज्ञान हुआ और उन्होने उक्त महिलास कहा, 
४ तूने तो मुझे दो प्रकारका भोजन दिया; एक तो खाद्यान्न और दूसरा ज्ञानान्न | ” 


क्र न ्ः 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


स्वाभाविक रूपसे अपने गछे पड़नेवाले कामको जो व्यक्ति करता है वह उससे 
अलिप्त रह सकता है, ऐसे कामके सम्बन्धर्में उसे मोह नहीं होता। 


र्क र्कः के 
सच्चा ज्ञान, सच्ची शिक्षा हमारी अपनी कत्तंव्यपरायणतामें निहित है। 
मै न कं 


यदि हम अस्पतालमें जाकर देखें कि वहाँ कितनी तरहके व्यवित जाते हैं तो 
हमें घिन आये। डाक्टर दवा करता है परन्तु उसके साथ रोगीको नीरोग रहना 
सिखाना भी उसका काम है। लेकिन यह काम शायद ही कोई डाक्टर करता है। 
अधिकांश डाक्टर तो शरीरका ज्यादा छाड़-प्यार करनेमें सहायक बन जाते हैं। ऐसा 
करके वे मनृष्यके नैतिक चरित्र और उसकी आत्माको नुकसान पहुँचाते हें। और फिर _ 
शरीरकी ज्यादा सार-सम्भाल करनेसे वे सच्चे अर्थोर्में शरीरकी भी रक्षा नहीं 
कर सकते। 

जीवित प्राणियोंकों मारकर दवाएँ तैयार करना या शरीरको सीना, दो-चार 
ठाँके लगाना सीखना, यह क्‍या मनुष्यका काम है? ऐसा तो राक्षस करते हें। 


भ्‌ न क्र 


पुरुष अथवा स्त्री, दोनोंको विकार तो होते ही हैं । विकार उत्पन्न हुआ कि 
उनका मन जहाँ-तहाँ घूमता रहता है, भटकंता रहता है। एक वस्तु हमें समझ लेनी 
चाहिए और वह यह कि हमारा जन्म भोगोंका उपभोग करने अथवा करानेके लिए 
नहीं अपितु आत्मदर्शनके लिए हुआ है। 

शिव-पार्वतीका विवाह आदर विवाह है। पार्वतीके जैसा सच्चा विवाह जिसे 
करना हो उसे तो शिवजी-जैसे निविकारी वरका ही चिन्तन करना चाहिए। ऐसी 
रेखा केवल पार्वतीके ही हाथमें थी, सो नहीं । प्रत्येक स्त्रीके हाथमें यह रेखा होती है। 

पतिके चुनावमें उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी पगड़ी बाँधी है, इसका विचार 
नहीं करना है अपितु यह देखना है कि उसके गुण कैसे हें, उसके पास विद्या कितनी 
है। एक बार विवाह करनेका विचार किया तो अच्छे च्रित्रवालेके साथ, जिससे 
मनका मेल हो सकता हो उसके साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा चारित्यवान 
युवक मिले तो ठीक, नहीं तो कुँआरी रहनेका संकल्प करना चाहिए। जो भी मिल 
जाये उसीके साथ विवाह करनेका विचार नहीं करना चाहिए। पावंतीने तो संकल्प 
किया था कि शिवजी-जैसा निविकारी पुरुष मिलेगा तो ही विवाह करूँगी अन्यथा 
कुँआरी रहूँगी। प्रत्येक कन्याको पारवंतीका आदर्श रखना चाहिए। 

कक क्र का 

किसीके कन्घेपर न बैठना भी एक प्रकारकी सेवा है। किसीसे कोई सेवा न 

छेना, काम न करवानेकी वृत्ति रखना, यह भी एक प्रकारकी सेवा है । 


कं कं कः 


प्रार्थना-प्रवचन ४९१ 


यह जगत तो ऐसा है कि इसके एक टाँका छगाओ तो तेरह दूट जाते है, तो 
फिर हम इसमें कहाँ-कहाँ सुधार करे? सच्चा सुधार तो यही है कि हम अपने 
अन्तरमें निहित आत्मारूपी सत्यको पहचानें। 

आप भक्ता तो जय भला। अहिसाके सान्निध्यमें वैरका त्याग होता है, ऐसा 
भगवान पतंजलिने लिखा है। यदि हम स्वयं गुलाम हे तो हमें सारी दुनिया गुलाम 
तजर आती है। तात्पर्य यह है कि निर्दोप व्यक्तिको कौन छलना चाहेगा ? उसके साथ 
कोई कपट करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। यदि हम प्रतिकार न करें अर्थात्‌ 
दृष्ट व्यक्तिका विरोध न करें तो उसकी दृष्टता उसे ही मार गिराती है। उसे 
ठोकर लगती है और वह सीधा हो जाता है। 


के र्ः जु 


यदि हम आश्रममें अपना स्वराज्य सिद्ध कर लें तो समस्त हिन्दुस्तानकों स्वराज्य 
मिल जाये। अर्थात्‌ सब बेंतके समान सीधे हो जायें। कोई किसीपर सन्देह न करे; 
यदि परस्पर एक दूसरेके प्रति अविश्वास न हो तो स्वराज्य हमारी हथेलीमें है। 

स्वराज्यका अर्थ है दूसरोंपर नहीं बल्कि अपने ऊपर राज्य करना अर्थात्‌ अपने 
ऊपर अंकुश रखना! जिसने अपनी इच्द्रियोंपर अधिकार कर लिया है उसने सब-कुछ 
प्राप्त कर लिया है। 

जिस व्यक्तिने दण्डनीतिको ग्रहण किया, हथियार नीतिको अपनाया है उसे 
छल-कपटसे काम लेना ही पड़ता है। इस नीतिके साथ छल-कपट छगे हुए ही है। 


के अं: मै 


हम सबका मन्दिर आश्रममें है। आश्रममें भी नही, वह तो हमारे हृदयमें है। 
दो-चार पत्थर इकट्ठा करके बनाया हुआ मन्दिर किसी कामका नहीं। हम यदि अपने 
हृदयमें मन्दिर प्रतिष्ठित कर सकते है तो वह मन्दिर कामका है। 

आश्रम यदि इसी तरह सुचारु रूपसे चलता रहे और इसमें दुष्ट व्यक्ति पैदा 
न हों तो यह आश्रम तीर्थक्षेत्र बन जाये। 

कहा जाता है कि नर्मदामें जितने कंकर हें, वे सब शंकर हू। नर्मदा आर्थात्‌ 
भड़ौंचमें जो नदी है, केवल वही नहीं अपितु सारी नदियाँ। नदीके कंकरको धोकर 
उसपर बेंलपत्र चढ़ाये कि वह शंकर रूप हुआ। केवल शंकर ही नहीं, यदि हम स्वच्छ 
मिट्टी छेकर इसका शिवलिग-जैसा आकार बनायें और उसपर बेंलूपत्र घढ़ायें तो 
वह भी शंकर हो जाती है। यदि इससे भी आगे जाकर विचार करे तो हमारे हृदयमें 
ही शंकर विराजमान हे। 

हम तो मूर्तिपुजक भी हूँ और मूर्तिमंजक भी। मूतिमें निहित पापाणताके भंजक 
हैं, लेकिन मूततिमें प्रतिष्ठित ईश्वरकी भावनाके पूजक हें। 


भः रा न 


४९२ सम्पूर्ण गांधी, वाइमय 

में यह अपेक्षा करता हूँ कि आश्रममें रहनेवाली सारी स्त्रियाँ कोई भी काये 
बिना विचारे न करें। इसके लिए स्त्रियोंको ज्ञानी होना चाहिए। आजकल तो हिन्दू 
स्तानमें स्त्री-समाज शुष्क हो गया है। 


हे हे के 


जिन लड़कियोंकों अविवाहित रहना है उन्हें स्वतन्त्रताका वरण करना चाहिए। 
परतन्त्र रहनेवाली लड़की अविवाहित रह ही नहीं सकती'। 


मः के के 


[ कहावत है कि | 

भूत मरे तो प्रेत जागे। तात्पर्य यह्‌ कि यदि हम किसीको छूटते हें तो हमें भी 
लूटनेवाला कोई दूसरा बैठा हुआ है। इसके सम्बन्धर्में एक और कहावत है शेरको 
सवा शेर। यहाँ शेर अर्थात्‌ सिंह। सिंह अन्य पशुओंको मार कर खाता है, लेकिन 
उसे मारकर खा जानेवाले अन्य सिंह मौजूद हैं। 


मैं ने र्कृः 


जिस तरह भोजन पकाना न आनेपर कच्चा-पक्का बनाकर खानेसे अजीर्ण हो 
जाता है, उसी तरह यदि किसीको पढ़ना नहीं आता तो वह भले कितनी ही बार 
क्यों व पढ़े उसे कुछ भी समझमें नहीं आता। उसे पढ़ाईका अजीण्ण होता है। 


्ः ँः 
बड़ेसे-बड़ा व्यक्ति भी यदि न करने योग्य कार्य करता है तो उसे उसका फल 
अवश्य मिलता है। 
मं ्ः मर 


भक्तजन अन्‍्तर्नादसे प्रेरित होकर काम करते हें परन्तु कभी-कभी अन्तर्नाद भी 
घोखा दे सकता है, इसलिए भकक्‍तोंको चाहिए कि वे सावधान रहें। 


के मैः भेः 


जो व्यक्ति आघा झूठ बोलता है, वह वस्तुत: ड्योढ़ा झूठ बोलता है। कारण 
वह अपनेकों ही छलता है, जबकि निरा झूठ बोलनेवाकेको इस बातका ज्ञान रहता 
है कि वह झूठ बोल रहा है। 

नः कु के 

बच्चोंकी शिक्षा मुख्य रूपसे माताओंपर होती है। में आश्रममें चाहे कैसी भी 
शिक्षा क्यों न दूँ, छेकिन माताओंके सहयोगके बिना कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने 
बच्चोंकों परोपकारी बनाना है। 

शिक्षकके पास जाते समय भी वालक माताके हृदयका एक तार अपने साथ 
लेकर जाता है। उसे यह धुन लगी रहती है कि कब छुट्टी हो और कब में माँके पास 
जाऊँ। इस तार द्वारा माता उसे खीचती रहती है। 


₹835 


प्रीर्थना-प्रवचन॑ ४९: 


हम चाहे 'गीता” पढ़ें, 'रामायण” पढ़ें, 'हिन्द-स्वराज्य ' पढें, छेकिन इन 
सवमें से हमें जो वात सीखनी है, वह तो परमार्थ ही है। वालकोकों भी हमे यही 
सिखाना है। 

हमारे जिन पूर्वजोंने शराव छोड़ दी उन्होंने अवश्य ही भारी पुरुपार्थ और पुष्यका 
काम किया, लेकिन हम लोगोंने जिन्होंने उसे कभी पीया ही नही उन्हें तो इस 
विवयमें नकारात्मक पुण्य ही मिक् सकता है। हमारे लिए तो इतना ही कहा जा 
सकता है कि हम शराव पीनेका पाप नहीं करते। हम जब गरावके समस्त अनिप्टोकों 
समझने लगें तभी यह कहा जायेगा कि हमने शराब सचमृच छोड़ दी है। 

उसी तरह यदि हम अपने पुराने त्योहारों और ब्रतोका पालन बिना सोचे- 
समझे करते हे तो उसका कोई अर्थ नही है। लेकिन यदि हम इसके रहस्यकों समझें 
और औरोंकों भी समझा सके तभी हमें और समाजको उसका लाभ मिलेगा। हमारी 
बहनें नागपंचमी, जन्माष्टमी आदि त्योहार मनाती है, उन्हे इन त्योहारोके मर्मको भी 
समझना चाहिए । चाग्रपंचमीका अर्थ यह होगा कि नागको ज्षत्रु माना और इसके 
बावजूद दात्रुको भी नहीं मारना चाहिए, इस भावनाका प्रचार करनेके लिए नाग- 
पंचमीका न्नत किया। इस संसारमें नागके समान विषैला प्राणी और कोई नही है, 
यदि कोई है तो वह हम ही हूँ। इस ब्रतसे हमें यह सीखना है कि जिसे हम नागके 
समान विषेछा मानते हूँ उसे भी अमृतके समान मानें और उससे यह सीखें कि 
मनुष्य-मात्र पूजा करने योग्य है अर्थात्‌ सेवा करने योग्य है। 


के के कक 


यह संसार प्रेमके बन्वनसे बँघा हुआ है, इसीलिए वह चल रहा है। इतिहासमें 
एक दूसरेके प्रति प्रेममाव रखनेके नित्यके प्रसंगोंकी चर्चा नहीं होती, उसमें झगड़ा 
फसाद और मारधाड़का ही वर्णन मिलता है। दुनियामें एक दूसरेके साथ प्रेम-व्यव- 
हारकी घटनाओकी तुलनामें लड़ाई-झगड़ेकी घटनाएँ बहुत कम होती हेँ। संसारमें हम 
इतने गाँवों और हाहरोंको बसा हुआ देखते हे। यदि संसारमें हमेशा लड़ाई ही होती 
रहती तो इन गाँवों और शहरोंका अस्तित्व ही न होता। 


के रः के 


जिन नियमोंसे घर्मेकी हानि होती है उन नियमोंका लोप हम अवश्य कर दें। 
हम ऐसे नियमोंकों नहीं मानें, इतना ही नहीं; उनका सक्रिय विरोध करें। विरोध 
करनेके दो मार्ग हे। मारकाद करनेका और सत्याग्रह करनेका। हम तो सत्याग्रहका 
मार्ग ही ग्रहण करेंगे। हमें घर्मके नामपर हिंसा नहीं करनी है। हम तो धघर्मके नाम- 
पर फाँसीयर चढ़ेंगे, मर मिटेंगे परन्तु औरोंकी ह॒त्या नही करेंगे। 
मं र्कः क्र 
स्त्रियोंको अपने शीलकी रक्षा किस तरह करनी चाहिए, यह प्रइन अनेक बार 


पूछा जाता है और इस सम्वन्धमें उन्हें खंजर रखनेका सुझाव भी दिया जाता है। 
किन्तु यदि स्त्रियाँ खंजर रखने लगेंगी तो मुझे भय है कि उसका उपयोग उन्हीके 


४९४ संम्पृर्ण गांधी वॉड्मय 


विरुद्ध हुआ करेगा। खंजरका प्रयोग करनेके लिए बहुत कठोरताकी आवश्यकता है। 
उसका प्रयोग करनेके लिए अपनी सारी जीवन-पद्धति बदलती होगी। जिस व्यक्तिने 
किसी दिन रक्‍त देखा ही' न हो, बहाया न हो वह खंजरका उपयोग कर ही नहीं 
सकता । खंजर चलाना सीखनेके लिए श्विकार करना चाहिए, भेड़-बकरियोंको मारने- 
काटनेकी तालीम लेनी चाहिए । किसीके शरीरमें खंजर भोंकनेके लिए हमें पहले 
अपने हृदयको इतना कठोर बनाना होगा। 

इसलिए स्त्रियोंकी खंजर चलानेकी शिक्षा देनेके बजाय यह शिक्षा देनी चाहिए 
कि उन्हें किसीका भय रखनेका कोई कारण नहीं है। उनसे कहना चाहिए कि 
तुम्हारे ऊपर तो सदेव ईदवरका वरद हस्त है। यदि हम सच्चे हृदयसे ईइ्वरके 
अस्तित्वमें विश्वास करते हों तो हमें किसका भय हो सकता है? कितना ही दुष्ट व्यक्ति 
तुमपर हमला करनेके लिए आये, उस समय तुम रामनाम छेना। अनेक दुष्ट व्यक्ति 
तो इस प्रकारसे ही भाग निकलेंगे। परन्तु कभी-कभी ऐसा न हो तो भी क्या? उस 
समय हमें अपने प्राणोंको त्याग देना चाहिए। बारूक मरनेके निकट पहुँच गया हो 
तब भी माता अपने प्राणोंको बाजीपर रूगाकर अन्ततक उसकी सेवा करती है न? 
और खूब सेवा करनेपर भी यदि बालक माँकी गोदमें खत्म हो जाये तो माँकों इतना 
सन्‍्तोष रहता है कि उससे जितना हो सका उतना उसने किया। प्राण देनेकी पूरी- 
पूरी तैयारी रखना हमारा धर्म है। कोई कितना ही दुष्ट क्‍यों न हो, यदि हम उसके 
बलात्कारके आगे आत्म-समर्पण नहीं करते और मर जाते हें परन्तु वश्ममें नहीं आते 
तो उक्त दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? सम्भव तो यह है कि मरनेकी पूरी 
तैयारी किए हुए पवित्र व्यक्तिके सम्मुख दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता ही छोड़ देगा। 
इसलिए सत्याग्रहसे दोहरा लाभ है। जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसका तो भला 
होता ही है, परन्तु जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, उसका भी भला होता है। 

| गृजरातीसे | 
बापुना पत्रों: आश्रमनी बहेनोन 


२०३. पत्र: सणिबहत पढेलको 


[१ जनवरी, १९२७], 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिल गया। इस पन्नके पीछेका पत्र पढ़ना।' इस कामके लिए तुम्हें 
भेजनेका विचार होता है। तुम या मीरावाई ही वहाँ काम कर सकती हो। वहां 
सिन्‍वी लड़कियाँ होंगी, इसलिए अंग्रेजी और हिन्दीकी जरूरत होगी। मीराबाईको 
अभी नहीं भेजा जा सकता। इसलिए में चाहता हूँ कि तुम जाओ। यदि निश्चय हो 
जाये तो बताना। 

तुम्हें सुख-दुःख सहकर भी आश्रममें अर्थात्‌ मेरे साथ ही रहना है। अपना अन्तर 
मेरे सामने उंडेलकर मुझसे माँ! का काम लेना। 

तुम्हारी नीरसताका कारण भीतर-ही-भीतर साथीका अभाव तो नही है न? 
मुझे तुम्हारे एक हितैषीने आग्रहपूर्वक कहा है कि मुझे तुम्हारा विवाह कर ही देना 
चाहिए। यह बात एक युवकके सिलसिलेमें निकली । वह पाटीदार तो नही है, परन्तु 
योग्य है। मेंने कहा कि तुम्हारे बारेमें में तो निर्भय हूँ। तुम्हारी विवाहकी इच्छा 
होगी, यह अभी तो में नहीं देखता। तब उन्होंने कहा, “ आप मणिवहनको नहीं 
जानते |” इस समय में मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह मेरी भाषासे ही तुम देख 
सकोगी । मुझे निर्भयतासे उत्तर देना। इतना तो निश्चित है कि जो कुमारी रहना 
चाहती है, उसे वीरांगना बनना चाहिएं। उसे प्रफुल्लित रहना चाहिए। नही तो लोग 


2९8 थम. 6 


कहेंगे, " इसकी शादी कर दो। 


बापूके आशोर्वाद 


चि० मणिबहन पटेल 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पदेलने 


१. साधन-सूत्रके अनुसार । ॥॒ 

२. कराचोंके नारायगदास भानन्दणीने २०-१२-१९२६ को लिख अपने पत्रमें गांधोजीसे अनुरोध किया 
था हि वह कराचो नगरपाश्किकरो कन्या पाठ्शालामोमें तकडठो कांतना सिश्लानेके छिए शुनरानसे किसी 
दक्ष भहिलाकों भेजें। 


२०४. भाषण : दलितवर्गकी पाठशालाओंके छात्रोंकी सभामें' 


२ जनवरी, १९२७ 
उत्तर देते हुए महात्माजीन कहा कि में नहीं जानता था कि बलितवर्गोके सदस्य 
मुझे कोई अभिनन्‍्दनपत्र भो देंगे। में आपके कष्हों और आपके अनन्त दुःलोंको 
समझता हूँ और कभी-कभी मेरा सन होता है कि में भी अछत बन जाओ ताक्षि मे 
इस देशमें आपकी स्थितिको स्पष्ट रूपसे अनुभव कर सकूँ। मुझे इस बातका दुःख है 
कि हिन्दू समाजके छोग आप लोगोंकी कोई मदद नहीं कर रहे हें, उलठे, मजबूरीके 
रूपमें आपसे सेवा कराते है। यदि हिन्दू समाजमें यही भावना बनी रही तो यह देश्ष 
गारत हो जायेगा। स्वामी श्रद्धानन्दजोका, जिन्होंने देशसे अस्पृश्यताका निवारण करनेसें 
अपनी अमूल्य जान गँवा दी, कथन था कि जब में देखूँगा कि हिन्दू लोग अपने 
घरोंमें कमसे-कम एक-एक दल्ितिवर्गंका बालक रख रहे हें तभी सें समझूंगा कि हिन्दु- 
ओंको देदाके अस्पृश्योंका खयाल है। किन्तु इससे भी पहले स्वामीजी यह चाहते थे 
कि दल्ितिवर्गके लोग शराब, जुआ और अन्य बुरो लतें छोड़ दें, जिनके फारण वे 
देशकोी अन्य जातियोंसे हमेशा पिछड़े रहते हें। 
महात्माजोने आगे बोलते हुए कहा कि पण्डित मदनमोहत सालबीयन रवामी 
श्रद्धानन्दके शुद्धि और संगठन आन्दोलनकों जारी रखनके लिए ५ लाख रुपया इकदृठा 
करनेकी अपील निकाली है। मालबीयजी दल्ितिवर्गोसि किसी घनकी अपेक्षा नहीं 
करते, क्योंकि वे जानते हें कि हिन्दू समाजके लोग अपनी भलाईके खयालसे उनकी 
इच्छा पुरी कर देंगे; तथापि आप लोगोंको चाहिए कि स्वामी श्रद्धानन्दकी 
पुण्यस्मृतिके प्रति श्रद्धाके श्रतोक स्वरूप आप लोग आपसमें कुछ धन जमा करें और 
वह थेल्ली मालूवीयजोकों भेंट करें। 
| अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, ४-१-१९२७ 


१, गांधीजी कल्कता और द्वावढ़ा स्थित दल्तिवगौंकी १६ पाठ्शालाओंकी भोरसे दिये गये 
अभिनन्दनपत्रका उत्तर दे रहे थे। यह सभा कल्कत्ताके मिर्जापुर पाकौमें हुईं थी। 


२०५. भाषण : चित्तरंजन सेवासदन, कलकत्तामें* 


[२ जनवरी, १९२७]* 


आधार-झिला रखनको विधि संपन्न होनेकी घोषणा करते हुए गांधीजीने डॉ० 
नौरूरतत सरकारके इस कथनका जोरदार दशबब्दोंमें समर्थन किया कि देशवन्धु और 
स्वयं उनके बीच आध्यात्मिक एकता थी। उन्होंने कहा कि देशवन्धुकी मृत्युसे यह 
एकता सम्भवतः और भी व(स्तविक बन गई है। उन्होंने कहा, मुझे इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि गुलाम भारतकी विशिष्ठ राजनीतिक स्थितिके कारण अन्य राजनीतिक 
नेताओंकी ही भाँति यदि देशबन्धुकों भी अपनी शक्तियाँ राजनोतिमें न ऊगानो पड़ी 
होतीं तो उन्होंने पुरो तरहसे धासिक सुधार और दरिद्रनारायणको सेवार्मे ही अपनेको 
लगा दिया होता। लेकिन देशबन्धुका विश्वास गीता की इस शिक्षापर अमरू 
करनेमें था कि अन्य फत्तंव्य भले ही भ्रेष्ठ प्रतीत हों, लेकिन जो कत्तंव्य तात्कालिक 
हो, पहले उसोकों पुरा करो। भले आज ऐसा छे कि में एक साधारण मात््‌गृहकी 
आधार-शिल्‍ू रख रह हूँ, लेकिन देशबन्धुके दृष्टिकोणसे यह कार्य स्वराज्यकी दिज्ामें 
एक और कदम है। इसके बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रोंमें व्यक्त को गई इस द्वांकाकी चर्चा 
को कि चूँकि बंगालो लोगोंमें संकीर्ण प्रान्तीयताकी भावना होती है इसलिए इस 
स्मारक संरथारें भो वहीं भावना आ जायेगी। 


यदि बंगाली लोग समूचे भारतको बंगारूमें आत्मसात्‌ कर हे तो मुझे उसमें 
कोई आपत्ति नहीं होगो, क्योंकि तब यू० पी० के बूढ़े पंडित ' और गुजरातके मुझ वूढें 
बनिये, दोतोंको आराम करनेके लिए कुछ समय मिल जायेगा। मुझे इसमें तनिक भी 
आपत्ति नही होगी कि वह बंगाल जिसने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, राममोहन राय, केशवचन्द्र 
सेन, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्दको जन्म दिया है, वह वंगारू जिसकी घरती 
चैतन्यके पविन्न चरण-स्पशंसे धन्य हुई है, वह बंगाल जिसकी धरती गंगा और ब्रह्मपुत्रके 
पवित्र जलसे पावन हुई है, समूचे भारतकों अपनेमें आत्मसात्‌ कर ले। लेकिन उपर्युक्त 
भय निराघार है; क्योंकि डा० विधानचन्द्र रायने न्‍्यासियोंकी ओरसे घोषणा की है कि 
यह सेवासदन उसी उदार भावनाके साथ चलाया जायेगा जिस भावनाके साथ देशवन्धुने 
मातृभूमिकी सेवा की। यह संस्था उस व्यक्तिके प्रति एक सजीव श्रद्धांजलि स्वरूप 
है जिसकी उत्कट इच्छा हमारी उन दलित वहनोंका उद्धार करनेकी थी, जो हमारी 
काम-वासनाकी शिकार हे। यह संस्था किसी अमुक न्यासीकी नही है, यह सारे देश- 


१. महादेव देसाईके “साप्तादिक-पत्र ” से उद्धुत । 
२, तिथिका निर्धारण फॉरवर्डमें प्रकाशित रिपोट्से किया गया दे । 
३. प॑० मदनमोहन मालवीय । 


३२-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


की संस्था है। आइए, हम इस संस्थाको देशबन्बुका स्मारक होने योग्य बनायें और 
इस प्रकार भारतमें उनकी स्मृति अमर बनायें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-१-१९२७ 


२०६- भाषण : केबड़ाताल श्मशानघाट, कलकत्तामें' 


२ जनवरी, १९२७ 

महात्मा गांधीने इस अवसरपर एक छोटासा भाषण दिया। उन्होंने कहा छि में 
बंगालके वहीं, सारे भारतवर्षके एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्तके सम्भानसें बननेवाले स्मारक- 
की आधार-शिल्‍ा रख रहा हूँ। इसे में अपने लिए परम सौभाग्य की बात मानता हूँ। 
सुझे इस बातका खेद है कि में अध्विनोबाबके निकट सम्पर्क्मं नहीं आ सका। जब 
में दक्षिण आफ्रिकार्मे था उस समय बंगाल विभाजनके जमानेसें अखबारोंके जरिये 
में अद्िवनोबाबुके कार्योसे परिचित हुआ था। 

महात्माजोने आगे बोलते हुए फहा कि भारत लौटनेपर अपनो बंगाल यात्राके 
दौरान जब में बारीसाल गया तब मुझे अश्विनीकुमार दत्तके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। बारीसालमें में जेंसे ही स्टोमरसे नोचे उतरा, मुझे बताया गया कि अधिवनी 
बाबू रोगदय्यापर पड़े हें, और इसी कारण मेरा स्वागत करने नहीं आ सके हे। अतः 
सेंने अपना सबसे पहला कर्तव्य यह माना कि में सीधे पहले उनके पास ही जाओं 
और रोगदग्यापर पड़े इस महान देशभकक्‍तके दर्शन करूँ। उस समय सिलनपर अधदिवनी 
बाबूको आँखोंमें जेसा प्रमभाव मेन देखा, उसे में कभी नहीं भूछ सकता। 

महात्माजोने कहा कि अध्विनोबाब॒के जीवनसे हमें यह पाठ मिलता है कि मातृ- 
भूमिफे पुजारी वही लोग हो सकते हे जिन्होंने स्वदेशके लिए जीवनके सारे सुल्ोंका 
त्याग कर दिया हो और अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओंका बलिदान 
कर दिया हो। महात्माजीने भारतके नौजवानोंकों सहाहु दी कि वे उस भावनाकों 
अपनायें जिस भावनाकों लेकर अध्विनोकुमारने अपना जीवन बिताया। यही सबक 
है जो संत्तारके महापुरुषोंके जीवनसे हर नोजवानकों सोखना चाहिए। हु 

सहात्माजोने आगे कहा कि अखबारोंमें बहुतसे लोगोंके बारेमें बहुतसी बाते 
पढ़नेको मिलती है, लेकिन जबंतक कोई उन व्यक्तियोंसे साक्षात्‌ न मिले तबतक उनके 
बारेमें सच्चो बातका पता नहीं चल सकता। जब में अदिवनीकुमार दत्तके निकट 
सम्पर्कमें आया तभो मुझे अखबारोंमें कही गईं उनसे सम्बन्धित बाताँकी सचाईका पूरा 
भान हुआ | 


१. पद्द भाषण गांधीणीने अखिनीकुमार दत्तके स्मारकका शिलान्यास करनेके अवसर॒पर दिया था। 


पत्र : गंगावहन बैद्यको ४९९ 


अन्त महात्माजोने नौजवानोंसे अपील करते हुए कहा कि यदि वे स्वदेशकी 
सेवा करना चाहते हें तो उन्हें ऐसे महापुरषोंसे मिलना-जुलना चाहिए और उनके 
चरण-चिह्लोंका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे महापुरुषोंका सच्चा स्मारक उनके 
चरण-चिह्लॉका अनुसरण करना ही होगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ४-१-१९२७ 


२०७. भाषण: खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें' 


[२ जनवरी, १९२७] 
आप देखेंगे कि उन्होंने ' खादीके लिए अपना सब-कुछ दाँवपर लगा दिया है। 
आपमें से बहुतसे लोग सोचेंगे कि वह पागलछ हो गये हे। छेकिन में आपको बताता 
हूँ कि विव्वासके बलसे पर्वत डिग जाता है, और सतीबवाबूको खादीमें विश्वास है। 
साथ ही उनका यह संकल्प है कि जो छाखों रुपयोंका विदेशी कपड़ा कलकत्तेके 
बाजारोमें आता है, उसे जहाँतक बन पड़े आनेसे रोक। 
गांधीजोको चन्देको अपीरृपर ५०० २० तत्काल जमा हो गये और करीब ३००० 
रुपये देनके वचन मिले। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-१-१९२७ 


२०८. पत्र: गंगाबहन वेच्यको 
[२ जनवरी, १९२७के परचात्‌ |” 


चि० गंगाबहन, 

में देखता हूँ कि तुम्हारे लिखनेमें लिंगकी भूलें होती हें। कच्छी [भाषा | में 
स्त्रीलिंग और पुलिंग ही हे, किन्तु गूजरातीमें नपुंसक लिग भी है। कच्छीमें तुम “घर 
केवो ” कहती हो; गुजरातीमें “घर केवुं ” कहते है । तुम _ तमारो शरीर” कहती हो 
जब कि गुजरातीमें “तमारं शरीर ” कहा जाता है। इस तरह दो भाषाओंकी तुलना 


१. गांधीजी खादी प्रतिष्ठनकी कछाशाछाका उद्धारन कर रहे ये, जिधकी स्थापना सतीशचन्द्र दासगुप्तने 
कल्कतेके निकट सोदपुरमें की थी। यद रिपोर्ट मद्ारेव देसाईके “ साप्ताहिक पत्र” में से ली गई दै। 
२. तारीखका निर्धारण हिन्दू'में प्रकाशित रिपोर्ट्ले किया गया है। 


३. सतीश्षचन्द्र दासगुप्त । 
४, यद्द पत्र गंगावहनके २ जनवरी, १९२७के पत्रके उत्तरमें लिखा गयां या। 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते हुए आनन्द आयेगा और भाषा ज्यादा आसानीसे सुधरेगी। इस तरह मानसिक 
कसरत करनेसे बुद्धि भी विकसित होती है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ८७०३) से। 
सौजन्य : गगाबहन वेच 


२०९. तार: परशुराम मेहरोत्राको 


कलकत्ता 
३ जनवरी, १९२७ 
परशुराम 
सत्याग्रहाश्रम 
वर्षा 
तुम एक पंखवारा ्त्रीदर्पण, को दे सकते हो।* 
बापू 


अंग्रेजी तार (जी० एन० ७४८७) की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० 
४९६२से भी। 


२१०. पन्न : मीराबहनको 


३े जनवरी, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। तुमपर क्‍या बीत रही है उसे में समझ रहा हूँ। इसकी 
मुझे खुशी ही है। मनुष्य जातिके तमाम दोषोंके बावजूद तुम्हें उससे प्रेम तो करवा 
ही है। आश्रम अन्ततः साबरमतीमें नहीं, बल्कि खुद तुम्हारे अपने मनमें है। अधमसे- 
अधम प्राणीको भी हमें शुद्ध मानकर चछना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार 
करनेका, और परस्पर विरोधी तत्वोंवाले इस विश्वमें पानीमें कमलूकी तरह अलिप्त 
रहनेका यही अर्थ है। 

तुम्हारा. कार्यक्रम समझमें आ गया। तुम उसे पूरा कर सकती हो । आगे तुम्हारा 
पत्र मिलनेतक में कन्या गुरुकुलके ही पतेपर लिखता रहूँगा। 


१, आशअममें भानेते पहके मेदरोत्रा “स्लीदर्षण ” नामक हिन्दी पत्रिकाके सम्पादक थे। उन्होंने 'ख्री- 
दर्पण ” की आाधिक समस्याओंका निपटारा करनेके लिए गांवीणीते कुछ दिनोंके छिए भाशमसे छुट्टी माँगी थी। 


पत्र : मणिवहन पटेलको ५७ १ 


मेरा खयाल है, तुमने जो परिस्थितियाँ बताई हूँ, उनको देखते हुए तम यह 
तो कदापि नहीं चाहोगी कि में किसीको वहाँ शिक्षा पानेके लिए भेजूँ। 

में यह पत्र सोदपुरसे लिख रहा हूँ। सोदपुर कछकत्तेका एक उपनगर है। यहां 
सतीशवाबूने अपना खादीका कारखाना बनाया है। यह एक चहुत बड़ा प्रयत्न है। 
इसपर लूगभग ८०,००० रुपये लगे ह। 

तुम्हें भेजे गये कार्यक्रमके अनुसार हम कल कोमिल्ला जा रहे हैँ। लेकिन आगेके 
लिए यह ध्यान रखता अच्छा होगा कि जब शंका हो तव पिछले पत्तेपर पत्र 
लिखा जाये। 

एक भाई द्वारा दिये गये साथके कागजमें तुम्हारी दिलचस्पी होगी। 


ससस्‍्नेह, 
बापू 
अग्नेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९४) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
२११. पत्र: मणिबहन पढेलको 
[सौदपुर ] 


सोमवार [३ जनवरी, १९२७ ]' 

चि० मणि 
मेने तुम्हारे पत्नोंकी उम्मीद रखी थी, परन्तु एक भी नहीं मिला। आशा है, 
तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। संस्क्ृतकी पढ़ाई खूब चल 
रही होगी। मुझे ब्योरेवार उत्तर छिखना। ६ तारीखतक कोमिल्लछार्म रहुंगा। ९ 
तारीखतक काशीमें। काशीका पता--गांधी आश्रम, बनारस छावनी, करना। बापूको 
पत्र लिखना। मालूम हुआ है कि वे तुम्हारी चिन्ता कर रहे हूं। हम सब मजम ह। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती मणिबहन 
सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा, बी० एन० रेलवे 


[ गुजरातीसे | 
आापुना पत्रों: सणिबहेन पर्दलन 


१. साधत-सूत्रके भनुसार। 


२१२. पत्र: आश्रसमकी बहनोंको 


सोदपुर 
सोमवार, भागंशीर्ष अमावस्या [३ जनवरी, १९२७] 
प्यारी बहनों, 
इस बार मुझे अभीतक तुम्हारा साप्ताहिक पत्र मिका नहीं है। आज हम 
खादी प्रतिष्ठान द्वारा ली गई जमीनपर बने नये मकानोंमें हें। यहाँ बहुत सारे नये 
मकान बनाये गये हें! ये सबके-सब नौ भहीनोंमें तैयार हुए हैँ । यहाँ ही अब यन्त्रोंके 
द्वारा खादी धोने, सफेद करने और रंगनेका काम चलता है। कर यहाँ भारी सभा 
हुई थी। इसमें बहुत सारे लछोगोंने भाग लिया। मुझे छगा कि मुझे लोगोंसे चन्दा 
इकट्ठा करना चाहिए। मेंने माँगा और लगभग ३,५०० रुपये जमा हो गये। 
यहाँ हम जिस तरहसे प्रार्थना करते हैँ, उसी तरह प्रार्थना होती है। एलोकोंका 
पाठ भी किया जाता है। छेकिन हमारी अपेक्षा ये छोग ज्यादा बेसुरा गाते हें इसलिए 
कर्ण-कठोर लगता है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें सुघार हो जायेगा। 
पेरीनबहत, मीठबहन और जमनावहत अभीतक साथ हैें। वे अपना खादीका 
काम करती जाती हेँ। वे जो खादी अपने साथ लाई थीं उसमें से आघी खादी वे 
बेच चुकी हैं। 
तुम सब नियमित रूपसे प्रार्थना करती हो, यह बहुत अच्छी बात है; में यह भी 
देखता हूँ कि प्रार्थनामें उपस्थिति ठीक है। 
कातना यज्ञ है, यह न भूछना। “गीता ' में कहा गया है कि यज्ञ किये बिना 
जो अन्न खाता है वह चोरी किया हुआ अन्न खाता है। यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारकी 
दृष्टिसि किया हुआ काम। ऐसा सार्वजनिक कार्य हमने चरखा माना है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३३) की फोटो-नकलसे । 


२१३. पत्र: प्रभाहंकर पट्टणीको 


गाईीमें 
४ जनवरी, १९२७ 
सुज्ञ भाईश्री, 
आपने लिखा हैं कि में केवल [पत्रकी | पहुँच ही न लिखूँ और पूछा हैं कि मे 
काव्यावाड़ कबतक पहुँच रहा हूँ। अब तो मुझे उत्तर देना ही होगा। उम्मीद 
तो यह है कि में मार्च मासके आरम्भमें वहाँ पहुँचँगा। 
स्वास्थ्यकी देखभाल कीजिएगा। 


“मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनश्च : 
हिन्दू अब्दुल रशीदको ' माफ कर दें तो और क्या चाहिए ? 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३२१०) की फोटो-नकलसे।| 
सौजन्य : महेश पट्टणी 


२१४. पत्र: रामदास गांधीकों 


मंगलवार [४ जनवरी, १९२७ | 
चि० रामदास, 
में यह पत्र गाड़ीपरसे लिख रहा हूँ। तौलियोंके लिए पट्टणी साहब आदिको 
काठियावाड़में अस्पताल तो बहुत हे; वहाँ तौलियोंकी खपत हो सकती है। गोंडलके 
बाद क्‍या तुमने खादी खरीदी ही नहीं अथवा कही औरसे खरीदी ? बुआजीके किरायेके 
[ रुपयोंके लिए | व्यवस्था कर रहा हूँ। वे निराश्रय भटकती फिरें, ऐसा नही होने 
दूँंगा। मणिलाछ " आश्रम जा रहा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ६८५२) की फोटो-नकलसे। 


१. कास्यिवाद राजनीतिक पारपद मार्चमें पोरवन्दरमें द्ोनेवाली थी। 
२, स्वामी अद्वानन्दका हत्यारा | 

३० डाककों मुद्रसे । 

४५ मूलमें यहाँ कुछ शब्द छूटे हुए हैं। 

७. मणिलाल गांधी इस सम दक्षिण आफिंकासे भारत वापस आये थे। 


२१५. भाषण: प्रार्थना सभासें' 


[५ जनवरी, १९२७]' 
आपकी संस्थाएँ अग्नदृत हैं, ये जमनोत्री और गंगोत्रीके समान हैं। इसलिए इस्हें 
भी उन दो प्रवाहोंकी ही तरह पवित्र बनायें। जब में इनके विषय में सोचता हूँ तब 
मुझे ऐसा लगता है, मानो दो सुन्दर घोड़े एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हुए, बड़े वेगसे 
एक साथ खादीके रथकों खींचे चले जा रहे हैं। इस अर्थमें आपकी सफलता अद्वितीय 
है कि आपने अपने मालकी बिक्रीके लिए अपने प्रान्तके बाहरके लोगोंकी सहायता नहीं 
ली है। आपने बंगालके स्त्री-समाजको अपनी इच्छाके अनुसार ढाल लिया है और आज 
वे आपके द्वारा तैयार की गईं साड़ियोंको पहननेमें गर्वका अनुभव करती हैं। इसके 
लिए वे प्रशंसाकी पात्र हेँ। तो अब आप एक-दूसरेकी खूबियों और खामियोंकों अपनी 
मानिए; अपनी कठिताईकी घड़ियोंमें खादी प्रतिष्ठान, अभय आश्रमसे सहायता ले और 
अभय आश्रम, खादी प्रतिष्ठानसे॥| 
[ कोेजीसे 
यंग इंडिया १३-१-१९२७ 


२१६. भाषण : ग्रामीणोंकी सभा, कोमिल्लामें 


५ जनवरी, १९२७ 


महात्माजी अपने दलके साथ आश्रमके निकटवर्तो दो गाँवों, राजापुरा और मुराद- 
पुरमें गये जहाँ नामशूद्र रहते थे। उन्होंने उनके निवासियोंके सामने हिन्दीमें भाषण 
किया। . . . उन्होंने कहा, आप लोग अपनेको किसीसे नीच! न समझें, और तथाकथित 
ऊँची जातिवालोंकी बुराइयोंकी नकहू न करें। आप लोग दराब पीना छोड़ें भर 
सादा तथा ईमानदारीका जीवन व्यतीत करें। महात्माजीने खददरके महत्व और 
उपयोगितापर विशेष जोर दिया और छोगोंसे कहा कि वे अभय आश्रमके सदस्योंका 
उदाहरण अपनायें। . « « 
[ अंग्रेजीसे 
अमुतबाजार पत्रिका, ७-१-१९२७ 
१. गांधीजोने यद भाषण अभय आश्रम, कोमिल्छाकी प्रायना समामें दिया था। इस रंस्थाकों ढों० 
सुरेशचन्द्र- बनीं चलाते ये। शस आश्रमके भन्तगेत मस्पृष्योंके लिए सात स्कूछ चछ रहे थे भोर एक खादी 
भण्डार भी इसमें था। इस प्रार्थना-सभामें दिये गये प्रवचनका केवछ अन्तिम अंश दी उपलब्ध है । 
२, यह रिपोर्ट मदददेव देसाईके “ साप्ताहिक पत्र” से छी गई है। उसमें कोई तिथि नहीं दी गई 
है। छेकिन इसे ५ जनवरीको हुईं सावेजनिक सभाकी रिपो्टसे पहछे स्थान दिया गया है। 
३. तात्ययं खादी प्रतिष्ठान और असय जाक्षमसे है। 


२१७. भाषण : कोमिल्लाकी सार्वजनिक सभ्ामें' 


५ जनवरी, १९२७ 
आपने हिन्दीमें बोलनेकी अनुमति देकर मुझपर बहुत कृपा की है। आपके सम्मुख 
दो शब्द अंग्रेजीमें भी कह देना चाहता हूँ, किसी और कारणसे नही तो इस कारणसे 
कि में आपकी कृपाके लिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे जब 
कभी अपने देशवासियोंकी समामें अंग्रेजीमें बोलनेके लिए बाध्य होना पड़ता है तभी 
में अपमान और छज्जाका अनुभव करता हूँ। मेने बंगालियोंकी सभाओंमें बंगालियोंसे 
अनेक बार अनुरोध किया है कि वे मेरी वफादारीको बेजा कसौटीपर न कसें, स्वयं 
भारतमातापर अनुचित भार न डाले। विन्ध्य पर्वतमालाके उत्तरमें रहनेवाले भारतीयोंके 
लिए एक महीनेमें हिन्दी सीख लेना बहुत ही सुगम है। आप इस दिल्षामें प्रयत्न करके 
देखिए और तब मुझे बताइए कि जो-कुछ में कहता हूँ वह सच है या नही। हमें 
यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी मातृभाषा केवल बंगला, गुजराती या पंजाबी 
है। ये प्रान्तीय भाषाएँ हैं। जब हम वल्देमातरम्‌ गीत गाते हें तव वह भारत माताकों 
या समस्त भारतकों निवेदित किया जाता है। जब बंकिमने इस भावपूर्ण गीतको 
लिखा था तब उन्होंने उसमें “स॒प्तकोटि भुजै” कहा था। किस्तु आपने और अन्य 
लोगोंने सोच-विचारकर उसके स्थानमें “द्वित्रिशत॒कोटि भुजे” कहा और यह उचित 
भी था। आपका “ द्वित्रिशतृकोटि भुज” कहना उचित और शोभास्पद है, और समस्त 
भारतका उस सुन्दर गीतकों स्वीकार करना भी उचित और शोमास्पद है। तव क्‍या 
हम उसके अनुसार आचरण न करेंगे और सम्पूर्ण हृदयसे उस गीतको गाते हुए यह 
नही कहेंगे कि हम सब केवल बंगालकी नहीं, बल्कि भारातमाताकी सन्तान हे? 
इसलिए में आपसे कहता हूँ कि में जब अगली बार यहाँ आऊँ या आप जब मुझे 
अगली बार यहाँ बुलायें, आप मुझसे हिन्दीमें ही भाषण करनेका आग्रह करें। यह 
तो हुईं एक बात। 
हमने कांग्रेसका पिछला अधिवेशन देख छिया है। हमारे नेताओंने ब्रह्मपुत्रके 
पुनीत तटपर उन सुन्दर हरे-भरे पेड़-पौधों और दृश्योंके बीचमें, जिनकी सुन्दरताको 
उपमा संसारमें ज्ञायद ही मिले, परस्पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने विधान परिपदोंके 
सम्बन्धमें एक कार्यक्रम तैयार किया है। किन्तु ऐसे छोग हममें से कितने है जो उस 
कार्यक्रके अमलमें प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं? हममें से कितने छोग विधान परिपदोंमें 
और विधान सभा में जा सकते हे? हममें से कितने लोग इन विधायक संस्थाओंके संदस्योके 
चुनावोंमें मत दे सकते हें? क्या भारतके करोड़ों ग्रामीणोंको मत देनेका अधिकार के दे 
दिया गया है ? भारत इन १०-२० बड़े-बड़े तगरोंमें ही रहता है या ७ छात्र गाँवोंमे 
रहता है? तब ऐसा कार्यक्रम कौन-सा है जो इस १,९०० मील लम्बे और १,५०० मौर 


१, सभा महेश-प्रांगणमें हुईं थो। 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


चौड़े देशमें फैले हुए ७००००० गाँवोर्में आवाद ३० करोड़ लोगोंकों परस्पर जोड़ सकता 
है? ऐसा कौत-सा काम है जिसे भारतका हरएक ग्रामीण, स्त्री-युद्ष और बालक, 
हिन्दू और मुसलमान कर सकता है और उससे छाम उठा सकता है तथा इसके साथ- 
साथ समस्त भारतकी भी उन्नति कर सकता है? इसका एकमात्र और असन्दिगव 
उत्तर है चरक्षा और खद्दर। यदि हम लोग चाहें तो खादीका सन्देश दूर-दूरतकके 
गाँवोंमें पहुँच सकता है। भारतके करोड़ों ग्रामीण, जो बिलकुल निषत हो गये है, जो 
विदेणियोंके पैरों तले ही नहीं, बल्कि आपके और मेरे पैरों तले भी कुचले जाकर धुलमें 
मिल गये हैं, चरखा चला सकते हैं। हम शहरोंमें रहतेवाले छोग इन करोड़ों ग्रामीणों 
की पैदा की हुईं सम्पत्तिसे और उनके श्रमसे अपना निर्वाह कर रहे हैं; हम अमेरिकियों 
था अंग्रेजोंकी तरह एशियाई जातियोंके या संसारकी कथित दुर्वेल जातियोंके शोषणपर 
जीवित नहीं रहते | यदि ये छोग भी भारत, चीन, आफ्रिका और संसारके अन्य भागोंका 
शोषण न कर सकते तो इनको भी चरखेका या ऐसे ही किसी अन्य सावनका 
आश्रय लेनेके लिए बाध्य होना पड़ता। हम उनका शोषण नहीं करते, क्योंकि हममें 
उनका शोषण करनेंकी सामथ्यें नहीं है; अभी हमें मजबूरन्‌ यह नेकी बरतनी पढ़ 
रही है। किन्तु मुझे आशा है कि ऐसा समय आ रहा है जब हम अपने हृदयकी 
उदारताके कारण, एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोणके कारण अपने ही मनकी प्रेरणासे 
किसी टाप्ट्रका, फिर वह चाहे जितना कमजोर क्‍यों न हो, शोषण करना बुरा मानेंगे 
मुझे आशा है कि हम लोग अपने जीवतकालमें ही स्वतत्त्रता प्राप्त कर लेंगे और 
जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम संसारकी समस्त जातियोंसे कहेंगे कि उन्हें 
हमसे डरनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि हम संसारकी तथाकथित सम्य जातियोंसे सदा 
डरते रहे हैं। सम्भव है, आज आप मेरी बातपर विश्वास न करें। आप चाहें तो मुश्ने 
पागल कह सकते हें। किन्तु वह समय था रहा है जब आप कहेंगे कि बूढ़ा ठीक 
ही कहता था, और यदि भारतके श्हरोंमें नहीं, बल्कि गाँवींमे समृद्धि छानी है तो 
भारतकी समृद्धि और स्वतस्त्रताका एक-मात्र साधते चरखा ही है। 

आपने गौहाटीमें जो दृश्य देखा उसका कार! यही है। में इसकी आशा 
नहीं करता था और बहुत चाहनेपर भी मेने उसकी माँग नहीं की थी। किन्तु 
आपने गौहाटीमें यह असाधारण दृष्य देखा कि कांग्रेससे खादीके आधारपर अपने 
मताधिकारमें संशोधन किया। में जानता हूँ कि इस प्रइनपर काफी विवाद था। 
किन्तु में यह भी जानता हूँ कि मताधिकारमें जो यह सुधार किया गया, वेंहें ही 
साधारणकी इच्छाके आगे मजबूर होकर किया गया। नेताओंने यह सुधार इसलिए किया 
कि उन्होंने यह देख लिया कि ग्रामीणोंके हृदयतक केबल खादीके जरिये ही पहुँचा 
जा सकता है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वराज्यवादी चुनावोंमें खह्रके कारग 
ही जीते। शायद आप न जानते हों, या जानते भी हों कि मद्गासमें जो लोग खरे 
विरोधी थे उनको भी मतदाताओंसे अपील करते वक्त खादीकी अपनानेके लिए 
बाध्य होना पढ़ा था और ज्यों-ज्यों दित बीतते जायेंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि खादी- 
का महत्त्व बढ़ रहा है, क्‍योंकि खादीमें अपने सहज गुण हैं, क्योंकि राष्ट्रके किसी भी 


भाषण : कोमिल्लाकी सार्वजनिक सभामें ५०७ 


सावजनिक संगठनमें इतने निःस्वार्थ, योग्य, युवा और शिक्षित लोग काम नहीं करते 
रहे हैं जितने खादी-संगठनमें, क्योंकि दूसरा कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो उन 
लगभग असंख्य देशभक्त युवकोंको काम दे सके, जो केवल जीवन-यापनके एक सम्मान- 
जनक घन्धेसे ही सनन्‍्तुष्ट हो सकते हैं और जो ग्रामीण भाइयोके निकट सम्प्कंमें रह 
कर उन्हीके जैसा रूखा-सूखा खाने और उनके सुल-दु खके सच्चे भागीदार वननेमें 
ही परम सन्तोष भानेंगे। क्या आप दूसरा कोई भी संगठन बता सकते हूं जिसमें 
इतनी क्षमता हो ? 

आप मेरा विश्वास कीजिए, खादी-बर्म मर नहीं रहा है। खद्दरके प्रति छोगोंका 
उत्साह कम नहीं हो रहा है। पाँच सालका अनुभव वताता है कि वह नि सन्देह 
धीरे-धीरे कित्तु लगातार और आश्याजन॒क रूपसे बढ रहा है। इसके सिवा दूसरी वात 
हो भी नही सकती थी। चूँकि भारतकों खादीकी आवश्यकता है, चूँकि भारतके करोड़ों 
लोगोंको अपनी झवित कायम रखनेंके लिए पर्याप्त साधनकी आवव्यकता है, इसलिए 
कांग्रेसने प्रस्ताव पांस करके यह आवश्यक कर दिया है कि काग्रेसजन केवछ सभा- 
समारोहोंके अवसरोंपर ही नही, बल्कि सदा खादी पहनें। वे यदा-कदा मिललोंका कपड़ा 
पहन सकते है, किन्तु तभी जब निर्वाहके लिए यह नितान्त भावश्यक हो जाये। किन्तु 
थदि वे सच्चे कांग्रेसी हैँ तो वे सदा हाथ-कते सृतको हाथ-बुनी खादीके सिवा दूसरा कोई 
कपड़ा नहीं पहन सकते। 

और अब दो शब्द अस्पृश्यताके सस्वन्धर्में कहूँगा। स्वामी श्रद्धानन्दजी बहुत 
ही वीर और देशभक्त पुरुष थे। उन्होंने अस्पृष्योंके लिए अपने प्राण दे दिये। वे अस्पु- 
ध्योंको अपने प्राणोंके समान प्यार करते थे। वे उन्हें अपनी ही सन्तान मानते थे और 
थदि उनका वह चलता तो वे अस्पृब्यताकीं भारतसे मिटा देते। और अस्पुश्यताको 
मिटानेका क्‍या अर्थ है? उसका अर्थ है संबसे प्यार करना, उसका अर्थ है ' भग- 
वद्गीता ' के इस महान्‌ सन्देशको कायये रूप देवा: ' यदि तुम ईश्वरकी जानना चाहते 
हो तो ब्राह्मण और भंगीसे समान व्यवहार करो।” लेकिन उन दोनोंमें क्या समानता 
है? ब्राह्मण विद्धतत्तामें भंगीसे सदा ही श्रेष्ठ होता है और में उन दोनोंसे समान 
व्यवहार वौसे करूँ? “भगवद्गीता' बताती है कि तुम उनसे वैसा ही व्यवहार करो 


जैसा तुम चाहते हो कि वे तुमसे करें अथवा जैसा तुम स्वयं अपने-आपसे करना 
चाहते हो। 

 आत्मवत्‌ संवेभूतेषु यः पश्यति स पश्यति' 

' भगवद्‌गीता ' की शिक्षा भी यही है। उस वीर शहीदने अपने जीवनमें इसी शिक्षा 
को कार्य-रूप दिया और वह उसके वलिदानसे पवित्र हो गई है। उन्होने इसपर अपने 
रख़तकी मुहर छगा दी है। तो अब हम ऐसा करें जिससे वह रक्त हम सबको शुद्ध 
करे, जिससे हमारे मनमें अपने उन भाइयोंके प्रति, जिन्हें हम अहंकारवश अस्पृप्य कहते 
है, अलगाव या पृथकताका जो भाव हो उसकी आखिरी निश्ानीतक मिट जात 
ये छोग अछूत नहीं है, अछूत हम हे। वे जितना ध्यान, जितना स्नेह दिये जानेके 
पात्र हैं, हम उन लोगोंको उत्तना ध्यान, उतना स्नेह देकर तो दिखायें। जब में 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


कोमिल्ला गया था, तब मेने वहाँके दो गाँव देखे थे। इन गाँवोंमें ज्यादातर तथा- 
कथित अछूत लोग ही रहते हेँ। यदि छोग मुन्ने न बताते तो में यह समझ ही नहीं 
सकता था कि जिन छोगोंको में देख रहा हूँ, वे अछूत हैँ। मुझे उनमें और पास खड़े 
दूसरे छोगोंमें कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया। वे ऐसे ही खाते-पीते और अनभव करते 
हैं, जैसे हम। अगर हम छोग उनके गुण-दोषों और उनकी असुविवाओोंका खथालू 
करें और उनकी तुलना अपने गुण-दोषों और अपनी सुविधाओंसे करें तो निश्चय 
ही हम पायेंगे कि ईश्वरके खातेमें हमारी बुराइयोंका छेखा उनकी बुराइयोंके लेलेसे 
ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हमें धरतीपर किसी भी भनुष्यको अस्पृदय न मानना 
चाहिए। हमें दक्षिण आफ्रिकासे भी यही शिक्षा मिली है। वहाँ ईश्वर हमसे बिलकुल 
ठीक बदला ले रहा है। हम अपने भाइयोंके साथ जैसा व्यवहार यहाँ कर रहे है, वैसा 
ही व्यवहार हमारे सगरे-सम्बन्धियोंके साथ दक्षिण आफ्रिकामें किया जा रहा है। वहाँ 
हमारे साथ पंचमों और भंगियोंके जैसा वरताव हो रहा है। हम अपने इस पापको 
जिस क्षण थो डालेंगे, हम इस अस्पृश्यताके अभिश्ापसे जिस क्षण मुक्त हो जायेंगे, 
आप देखेंगे कि दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए हमारे देशवासियोंके बन्धन उसी क्षण 
टूट जायेंगे। 

में हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्याकों छेड़तेका साहस नहीं करता। यह मनुष्यके 
हाथोंसे निकल गईं है और इसका उपाय अब केवल ईश्वरके हाथोंमें है। जैसे द्रौपदीको 
उसके पतियोंने, मनुष्योंने और देवताओंने त्याग दिया था और उसने केवक ईव्वरसे 
ही सहायताकी प्रार्थना की थी और ईइवरने उसको सहायता दी थी, बसी ही दशा 
मेरी है; हममें से हरएककों ऐसा ही सोचना चाहिए। हमें स्वशक्तिमान ईर्वरसे ही 
सहायता माँगनी चाहिए और उसीसे कहना चाहिए कि उसकी सृष्टिके हम तुच्छ 
प्राणी अपने कत्त॑व्यका पालन नहीं कर सके हैँ। हम एक-दूसरेसे घुणा करते हूँ, हम 
एक-दूसरेका अविश्वास करते हें, हम एक-दुसरेका गला पकड़ते हें और एक-दूसरेकी 
हत्या भी कर देते हँँ। हमें उसी प्रभुसे हार्दिक पुकार करनी चाहिए कि वह हमारे 
हृदयोंसे इस घृणाको दूर करके उन्हें शुद्ध वनाये । हम एक-दूसरेका अविश्वास करके और 
एक-दूसरेसे डरकर उसकी इस पृथ्वीको, उसके नामको और इस पवित्र देशकों बदनाम 
कर. रहे हें। यद्यपि हम इसी भातृभूमिकी सन्तान हैं, इसीका अन्न खाते हैं, फिर भी 
हमारे मनोंमें एक-दूसरेके लिए गुंजाइश नहीं है। हमें ईश्वरसे पूर्ण विनम्रताके साथ 
प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें समझ ओर ज्ञान दे। ,, 

आपने मेरी बात बहुत ध्यानसे सुनी है। मेने भी आपको वही चीज दी जो में 
प्रसन्न-भावसे श्रोताओंको नहीं देता अर्थात्‌ मैंने अंग्रेजीमें भाषण दिया और सो भी किसी 
हृदतक लम्बा भाषण दिया। अब में आपसे इसका प्रतिदान माँगता हूँ। में चाहता है 
कि आप करू अभय आश्रममें आयें और उसके गोदाममें जितनी खादी हो, उस सवको 
खरीदकर गोदाम खाली कर दें। में तभी समझूँगा कि आपने मेरा सन्देश, भारतके 
गरीबोंका सन्देश अच्छी तरह समझा है। वहाँ आप गरीबोंके लिए और खुद आपके 
लिए काम करते हुए कुछ कार्यकर्त्ताओंको देखेंगे। ये छोग आपके और गाँवके लोगोंके 


भाषण : कोमिल्छाकी सार्वजनिक सभामें ५०९ 


बीचकी कड़ी हे। ये अपनी द्क्ति-भर मातृभूमिकी सेवा करनेका प्रयत्त कर रहे हेँ। 
में चाहता हूँ कि आप अपनी जेवोमें हाथ डालें और जो-कुछ आपके पास हो वह मुझे 
दे दें। किन्तु आप जितना दे सकते हूँ और जितना देना चाहते है, उतना ही दे। आप 
दर्मके कारण या आप सभामें हे, इस संकोचमें आकर और मेरे दवावसे कुछ न दें। 
आप मेरे ऊपर क्पा दिखानेके लिए या मेरे प्रेमके कारण भी कुछ न दें। यदि आप 
मुझे अपना प्रेम देंगे तो मे उसका उपयोग दूसरे कामके लिए करूँगा किन्तु में चाहता 
हूँ कि आप जो-कुछ दे सकते है और जो-कुछ आपके पास है, वह गरीबोके लिए 
दें, उन छोगोंके लिए दें जिन्हें दिनमें एक वक्‍त भी पूरा खाना नहीं मिलता। यदि 
आपको यह सन्‍्तोष हो कि इस संस्थाका काम ठीक तरहसे, योग्यतासे और त्याग- 
भावसे किया जा रहा है, यदि आपको यह विश्वास हो कि खादी पहनना पाप नहीं 
है और अपने देशके भूखे मरते हुए लोगोंके हाथोसे कते हुए सृतकी खादी पहनना 
अनुचित नही है, बल्कि उचित और आवश्यक है तो आप अपना रुपया, पैसा और 
सोना, जो भी आपके पास हो मुझे दें। 
यदि आपको इस सम्बन्धमें कोई सन्देह हो, इस मामलछेमें आपको शंकाएँ हो 
तो में आपसे कहता हूँ कि आप अपना हाथ रोक हें और मुझे एक पाई भी न 
दें। आपका मन इस सन्देशकों आज नही तो भंविष्यमें कभी जरूर स्वीकार करेगा। 
और अगर आपको विश्वास हो कि यह ठीक काम है, किन्तु कदाचित्‌ आपमें इस 
सन्देशको पूरी तरह अंजाम देनेकी शक्ति न हो, तो आप इस महान्‌, वास्तवमें 
महानतम्‌ राष्ट्रीय-उद्योगको अपनी सहायता दें, क्योंकि भारतके गाँवों उद्योगोंका 
प्रचार चरखेसे जितनी अच्छी तरह हो सकता है उत्तनी अच्छी तरह अन्य किसी उपायसे 
नहीं हो सकता। उन करोड़ों भारतीयोके लिए, जो वर्षमें कमसे-कम चार महीने वेकार 
रहते है, जो पूरे भोजनके अभावमें भूखसे तड़प रहे हें और जिनके लिए प्रतिदिन 
एक आतनेकी आय भी वरदान है, चरखेंसे अच्छा या अधिक कारगर, वल्कि में तो 
कहेंगा कि उसकी बराबरीका भी उपाय आजतक कोई व्यक्ति नही सुझा सका है। 
में आपसे उन्हीके लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर इस सीधे-सादे सन्देशकों समझनेमें 
आपकी सहायता करे। 
आपको याद होगा कि जब में पिछली बार वंगारू आया था तव मेने अखिल- 

बंगाल देशबन्धु स्मारकके लिए धन इकट्ठा किया था।' वह घन अब जिसे सेवासदन 
कहते है उसके लिए था। मेने तब यह घोषित किया था कि समय आतनेपर में अखिल 
भारतीय देशबन्धु स्मारकके लिए भी घन इकट्ठा करूँगा। आप जानते हे कि उसका 
उद्देश्य चरखेके सन्देशका प्रचार करना है। इस प्रकार यदि आप खादीके लिए घन 
देंगे तो उसका मतलूब होगा कि आपने स्मारकके छिए ही धन दिया। 

[ अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पतन्निका, ७-१-१९२७ 

यंग इंडिया, १३-१-१९२७ 


१. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ २८७-८८। 


२१८. स्वामीजीके संस्मरण 


स्वामीजीसे मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब वे महात्मा म॑ 
प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रोंके जरिये हुआ था। उस समय वे 20% 
प्रधान थे। गुरुकुछ ढिक्षाके क्षेत्रमें उनका महान्‌ मौछिक योगदान है। वे परिचमसकी 
रुढ़िवादी शिक्षा पद्धतिसे सन्तुष्ट न थे। अपने छात्रोंमें वे वैदिक शिक्षाका प्रचार करना 
चाहते थे और वे हिन्दी माध्यमसे पढ़ाते थे, अंग्रेजी माध्यमसे नहीं। वे चाहते थे 
कि अपने शिक्षा-कालमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्यका पालन करें। दक्षिण आफ्रिकाके सत्या- 
ग्रहियोंके लिए उस समय जो घन इकट्ठा किया जा रहा था, उसमें चन्दा देनेके लिए 
उन्होंने लड़कोंको उत्साहित किया था। वे चाहते थे कि लड़के खुद कुली बनकर, 
मजदूरी करके चन्दा दें क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाका वह युद्ध कुछियोंका युद्ध ही था। 
लड़कोंने यह सब पूरा कर दिखाया और स्वयं कमाई हुई पूरी मजदूरी मेरे पास 
भेजी। इस विधयमें स्वामीजीने मुझे जो पत्र भेजा था, वह हिन्दीमें था। उन्होंने मुझे 
' मेरे प्रिय भाई कहकर सम्बोधित किया था। इस बाततने मुझे महात्मा मुंशीरामका 
प्रेमी बना दिया। इससे पहले हम दोनों कभी मिल्ले नहीं थे। 

एन्ड्रथज हम लोगोंके बीचके सूत्र थे। उनकी इच्छा थी कि जब कभी में देश 
लौट, उनके तीनों मित्रों, -- कवि ठाकुर, आचारये रुद्र और महात्मा मुंशीरामसे परिचय 
प्राप्त करू। 

वह पत्र पानेके बाद हम दोनों एक ही सेनाके सैनिक बन गये । १९१५ में 
हम दोनों उनके प्रिय गुरुकुलमें मिले और उसके बादसे हर मुछाकातमें हम दोनों 
परस्पर निकट आते गये और एक दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे। प्राचीत 
भारत, संस्कृत और हिन्दीके प्रति उनका प्रेम असीम था। बेशक, असहयोगके पैदा होनेके 
बहुत पहलेसे ही वे असहयोगी थे। स्वराज्यके लिए वे अधीर थे। अस्पृश्यतासे वे नफरत 
करते थे और अस्पृश्योंकी स्थिति ऊँची करना चाहते थे। अस्पृश्योंकी स्वाधीनतापर कोई 
बन्धन उन्हें सत्य नहीं था। 

जब रौलट अधिनियमके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ तो उस आन्दोलनका स्वागत 
करनेवालोंमें वे सबसे पहले थे। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेमसे भरा एक पत्र भेजा। 
किन्तु वीरमगाम और अमृतसर-काण्डके बाद सत्याग्रहका स्थगित किया जाना वे नहीं 
समझ सके। उस समयसे हमारे बीच मतभेद शुरू हुए किन्तु उनसे हमारे भाई-भाईके 
सम्बन्धर्में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। उस मतभेदसे मुझपर उनका बाल-सुलम 
स्वभाव प्रकट हुआ। परिणामका विचार किये बिना ही वे जो सत्य समझते थे, कह 
देते थे। वे अति साहसिक थे। समय बीतनेके साथ-साथ मेरे सामने हम दोनोंके 
स्वभावका अन्तर स्पष्ट होता गया किन्तु उससे तो उनकी आत्माकी शुद्धता ही सिद्ध 
हुईं। जैसा सोचना, वैसा ही कहना कोई दोब नहीं है। यह तो एक गुण है। यह तो 
सत्यप्रियताका सर्वप्रधान लक्षण है। स्वामीजी मनकी बात स्पष्ट कहते थे। 


स्वामीजीके संस्मरंण ७५१: 


[ सत्यागृह-स्थयन सम्बन्धी ] बारडोलीमें किये गये निश्चय उनका दिल टूट 
गया। मेरी तरफसे वे निराश हो गये । उनका प्रकट विरोध वहुत जबर्दस्त था। मेरे नाम 
उनके निजी पत्रोंमें और भी जोरदार विरोब होता था। किन्तु जितना जोरदार 
उनका विरोध होता था उतना ही जोरदार उनका प्रेम भी होता था। अपने प्रेमका 
विश्वास केवल पत्रोंमें ही दिला देनेसे वे सन्तुष्ट न थे। मौका मिलनेपर उन्होने मुझे ढूंढ 
निकाला और मुझे अपनी स्थिति समझाई और मेरी स्थिति समझनेकी भी कोशिश की। 
मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूँढ निकालनेका असली कारण यह था कि वे मुझे 
विश्वास दिला सकें कि एक छोटे भाईके समान मूझपर उनकी प्रीति जैसीकी-तैसी 
बनी हुईं है--गोया यह विश्वास दिलानेकी कोई जरूरत थी! 

आर्थ समाज और उसके संस्थापकके' सम्वन्बमे मेरे कथनोसे' और स्वयं उनके बारे- 
में भेरी उक्तियोंसे उन्हें बहुत गहरी ठेस छूगी, परन्तु हमारी मित्रतामें इस बकक्‍्केको 
सह छलेनेको शक्ति थी। थे समझ नही पाते थे कि महपिके विपयमें मेरी सामान्य 
घारणा और अपने व्यक्तिगत श॒त्रुओंके प्रति ऋषिकी असीम क्षमाका एक साथ मेल 
कसे बेठ सकता है। मह्षिमें उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उनपर या उनकी 
शिक्षाओंपर कोई भी टीका वे सहन नहीं कर सकते थे। 

शुद्धि आन्दोलनके लिए मुसलमानोके पत्रोंमें उनकी वड़ी कड़ी आछोचना और 
निन्‍दा की गई है। स्वयं में उनके दृष्टिकोणको स्वीकार नहीं कर सका था। अब भी 
में उसे स्वीकार नहीं करता। किन्तु मेरी रायमें उनके दृष्टिकोणसे उनकी स्थिति पूरी 
तरह अमभेद्य थी। जबतक शुद्धि और तबलीग नैतिकता और वैघताकी मर्यादाके भीतर 
रहें, तबतक दोनों ही बराबर छूटके अधिकारी हे। लेकिन यह अवसर इस अत्यन्त 
विवादग्रस्त विषयपर विचार करनेका नहीं है। तबछीगमें और शुद्धिमें, जो उसका 
जवाब है, आमूल परिवरतंत करना होगा। संसारके धर्मोके उदार अध्ययनमें उन्नति होनेके 
साथ-साथ शुद्धि या धर्म-प्रचारका वर्तमान बेढंगा तरीका, जो तत्त्वसे अधिक रूपपर 
ही ध्यान देता है, निश्चय ही बिलकुछ बदल जायेगा। यह तरीका तो एक दलकी 
अधीनताकों छोड़ कर दूसरे दलमें जा मिलना है और एक-दूसरेके धर्मको गाली 
देना है। इसीसे परस्पर घृणा फैलती है। 

अगर हम हिन्दू और मुसलमान दोनों, शुद्धिका आन्तरिक अर्थ समझ सके तो 
स्वामीजीकी मृत्युसे भी लाभ उठाया जा सकता है। 

एक महान्‌ सुधघारकके जीवनके संस्मरणोंको में सत्याग्रहाश्रममें उनके कुछ ही 
महीनों पहलेके आखिरी आगमनकी वातकी चर्चा किये विना खत्म नहीं कर सकता। 
मुसलमान मित्रोंको में विश्वास दिलाता हूँ कि वे मुसलूमानोंके दुश्मन नही थे। वे वेशक 
कुछ मुसलमानोंका विश्वास नही करते थे। किन्तु उन छोगोंसे उतको द्वेप नहीं था। 
उनका खयाल था कि हिन्दू दवा दिये गये हे और उन्हें बहादुर वनकर अपनी और 


१. स्वामी दयानन्द। 
२. देखिए खण्ड १४। 


५१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपनी इज्जतकी रक्षा करने योग्य बनना चाहिए । इस बारेमें उन्होंने मुझसे कहा था 
कि मेरे विषयमें बड़ी गलतफहमी फैली हुईं है। मेरे विरुद्ध कही जानेवाली कई बातोंमें 
में बिलकुल निर्दोष हूँ। मेरे पास धमकीके कितने ही पत्र आया करते हैं। मित्रगण उन्हें 
अकेले चलनेसे मना करते थे। मगर यह परम आस्तिक पुरुष उनको यह जवाब दिया 
करता था: “ईइवरकी रक्षाके सिवा में और किसकी रक्षाका भरोसा करूँ? उसकी 
आज्ञाकं बिना एक तितका भी नहीं हिलता। में जानता हुँ कि जबतक इस देहके 
द्वारा वह मुझसे सेवा छेना चाहता है, मेरा बाल भी बाँका नहीं हो सकता।” 
आश्रममें रहते समय उन्होंने आश्रमकी पाठशालूाके लड़के-लड़कियोंसे बातें की थीं । 

उनका कहना था कि हिन्दू धर्मकी सबसे बड़ी रक्षा आत्मशुद्धिसि ही, भीतरसे ही 
होगी। चरित्र और शरीरके गठनके लिए वे ब्रह्मचयंपर बहुत जोर देते थे । 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ६-१-१९२७ 


२१९. टिप्पणियाँ 
अद्धानन्द स्मारक 


यह उचित ही है कि हिंन्दु महासभाकी ओरसे स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजीकी 
स्मृतिको चिरस्थायी बनानेके लिए चन्देकी अपील की जाये। स्वामीजी संन्यास-धारणके 
बाद जिन कामोंके लिए जीते थे, हिन्दू महासभाने उन कार्योंको जारी रखनेके लिए चन्दा 
इकट्ठा करनेका निदचय किया है। इस निदचयके लिए में उसे साधुवाद देता हूँ। वे काम 
हैं, अस्पृश्यता-निवारण, शुद्धि तथा संगठन। “अस्पृश्यता ” सम्बन्धी कार्यके लिए पाँच 
छाख रुपयेकी अपील की गई है और पाँच-पाँच छाखर रुपयोंकी ही अपीछ शुद्धि और 
संगठनके लिए। जिसे साधारणतः शुद्धि समझा जाता है, उस अर्थमें शुद्धि-आन्दोलनकी 
आवश्यकतामें मेरा विद्वास अब भी नही है। पापियोंकी शुद्धि तो एक अतवरत आंतरिक 
क्रिया है। जो न तो हिन्दू कहे जा सकते हें ओर न मुसलमान ही, या जो हालल्‍में ही 
विधर्मी करार कर दिये गये हैँ मगर जो यह भी नहीं जानते कि धर्म-परिवर्तेत कहते 
किसे हूँ, और जो निश्चय रूपसे हिन्दू ही रहना चाहते हे, ऐसे छोगोंकी शुद्धिका तरीका 
वास्तवमें धर्म-परिवर्तत करना नहीं है, बल्कि प्रायश्चित्त है। शुद्धिका तीसरा पहलू है 
घर्म-परिवतंन। बढ़ती हुई सहिष्णुता और ज्ञानके इस युगर्मे मे इसकी जरूरत नहीं 
मानता। में धर्मं-परिवर्तनका विरोधी हूँ, चाहे कोई उसे हिन्दुओंमें शुद्धि, मुसलमानोंमें 
तबलींग या ईसाइयोंमें घर्म-परिवर्तत कहे। धर्मं-परिवर्तत तो हृदयकी क्रिया है और उसे 
केवल भगवान्‌ ही जान सकता है। उसे तो व्यक्तिपर ही छोड़ देना होगा। मगर 
घ॒र्म-परिवतेनपर. अपने विचार व्यक्त करनेका यह स्थान नहीं हैं। जिनका इसमें 
विश्वास है उन्हें बिना किसी विरोधके अपने रास्ते चछनेका तबतक पूरा अधिकार है 
जबतक वे उचित सीमाओंके अन्दर रहते हें, यानी जबतक धर्म-परिवर्ततके लिए जोर- 


टिप्पणियाँ ५१३ 


जवदंस्ती या घोखें और प्रछोभनोंका सहारा नहीं लिया जाता और जबतक दोनों 
पक्षोंकों पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयानी उम्र और परिपक्व बृद्धिके है। इसन्टिए 
जिनका शुद्धिमें विश्वास है उन्हें इस अपीलूपर सहायता देनेका पूरा अधिकार है। 

संगठन वास्तवमें एक सही आन्दोलन है। अगर किसी जातिको अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व रखना है तो उसे अपना संगठन करनेंका पूरा अधिकार है, वल्कि उसके 
लिए यह परमावश्यक है। में इस आन्दोलनसे इसलिए अलग रहा हैँ कि संगठनके 
विपयमें मेरे विचार कुछ अनोखे हे। मेरा विश्वास संख्यासे अधिक गुणपर है। आजकल 
संख्यापर, यहाँतक कि गृणकी उपेक्षा करके संख्यामें विश्वास रखनेका चलछन है। सामाजिक 
और. राजनीतिक अभथंशास्त्रमें निस्सन्‍्देह संख्याका स्थान है। वात केवल इतनी है कि 
में केवल संख्याका उस प्रकार संगठन करनेमें असमर्थ हेँ जैसा कि आजकल हो रहा 
है। इसलिए मेरे निकर्ट अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी कार्यके लिए चन्देकी अपीलका 
ही महत्त्व हैं। इसकी अपनी निराछी ही शक्ति है। हिन्दू धर्मके सुबार और इसकी 
सच्ची रक्षाके लिए अछुतोद्धार सबसे बड़ी वस्तु है। इसमें सब-कुछ शामिल है और 
इसलिए अगर हिन्दू धर्मका यह सबसे बड़ा करूंक मिट जाये तो हमें वह सब-कुछ 
अपने-आप ही मिल जायेगा जिसकी आशा शुद्धि और संगठनसे की जाती है। और 
में यह इसलिए नहीं कहता कि अछ्तोंकी, जिन्हें हरएक हिन्दूको गले लगाना चाहिए, 
संख्या बहुत बड़ी है किन्तु इसलिए कहता हूँ कि एक पुराने और वर्बर रिवाजको 
तोड़ डालनेकी समझ और समझसे उत्पन्न शुद्धिसे जो शक्ति हमें मिलेगी वह अदम्य 
होगी। इसलिए अस्पृब्यता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है। स्वामीजी उस सुधारके 
जीवन्त प्रतीक थे, क्योंकि वे आमूल सुधार करना चाहते थे। वे कोई समझौता नही 
कर सकते थे और न आड़े आनेवालेको वे बर्श सकते थे। अगर उनकी चलती तो 
वे वातकी बातमें हिन्दू धर्मेसे अस्पृश्यताको समाप्त कर डालते। वे हरएक मन्दिरको, 
हरएक कुएँको, सबके साथ बराबरीके हक देते हुए अछतोके लिए खोल देते और 
परिणामोंको झेल छेते। स्वामी श्रद्धानन्दजीके लिए में इससे अच्छा कोई स्मारक नहीं 
सोच सकता कि हरएक हिन्दू आजसे अपने दिलोंसे अस्पृश्यताकी अपविन्नता निकाल दे 
और अस्पृश्योंके साथ अपने सग्ोंके समान बरताव करे। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई 
पैसेकी सहायता तो, मेरी समझमें, अस्पृश्यताकों हिन्दू धर्मंसे सदाके लिए निकाल 
डालनेके उसके दृढ निश्चयका चिह्नें-भर होगी। 

स्वामीजीको सामुदायिक और धामिक रूपसे श्रद्धांजलि देनेके लिए जनवरीकी 
९ तारीख निश्चित की गई है। मुझे आशा है कि हर शहर, हर गाँवमें उनका थ्राद्ध 
संस्कार मनाया जायेगा। मगर इस संस्कारमें भाग लेनेवाले यदि इसके साथ ही अपने 
ऊपरसे अस्पृश्यताका कलंक नहीं धो डालते, तो संस्कारका वास्तविक महत्त्व ही 
समाप्त हो जायेगा। प्रत्येक 'अछत ' को श्रद्धांजलि समारोहोंमें शामिल होना चाहिए; 
और क्या ही अच्छी वात होती अगर उसी दिन अछ्तोंके लिए सभी मन्दिर खोल 
दिये जायें। अगर संगठित रूपसे उद्योग किया जाये तो उस दिन सूर्यास्तके पहले द्वी 
कोष भर जा सकता है। 


३२-३३ 


५१४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
खादी-विक्षा मण्डल 


अ० भा० चरखा संघकी कायें समितिने खादी-शिक्षा मंडलमें प्रफुल्लचन्द् 
घोषका नाम इस दार्तेपर रखा था कि वे उसे मंजूर कर हें। किन्तु चूंकि वे अपने 
प्रधान कार्यातठयसे कहीं बाहर गये थे और पत्र छपनेके समयतक उनकी मंजरी नहीं 
आ सकी थी, इसलिए आखिरी घड़ीमें उनका नाम छौठा लिया गया था। डाक्टर 
घोषने अब वह पद स्वीकार कर लिया है। पाठकोंको यह जानकर खुशी होगी कि 
मण्डलको एक ऐसे पुरुषकी सहायता प्राप्त होगी जिसने खादी और चरलखा शास्त्रका 
अध्ययन किया है, और जिसे उसका व्यावहारिक अनुभव है। 


हाथ-कताईपर पुरस्कृत निबन्ध 


हाथ-कताई और हाथ-बुनाईपर अखिल भारतीय चरखा संघने अपना पुरस्कृत 
निबन्ध प्रकाशित कर दिया है । यह निबन्ध प्राध्यापक एस० बी० पुणताम्बेकर और 
श्रीयुत एन० एस० वरदाचारीने लिखा है। में इस पुस्तककी ओर खादीके कार्यकर्ताओं 
और खादीके आलोचकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मोटे ठाइपमें छपी यह पुस्तक 
२३५ पृष्ठोंकी है और उसका आकार अठपेजी है। उसमें खादीके कार्यकर्त्ताओंकों ऐसी 
अनेक बातें मिलेंगी जिन्हें शायद वे पहलेसे नहीं जानते। पुस्तकर्में चार अध्याय हेँ। पहले 
अध्यायमें अंग्रेजोंके आनेसे पहले, भारतके कताई और बुनाई उद्योगोंका इतिहास दिया 
गया है। दूसरे अध्यायमें यह बताया गया है कि भारतका सबसे बड़ा सुत कातनेका 
राष्ट्रीय उद्योग किस तरहसे पूर्णतः: और बुनाईका दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्योग किस 
तरह लगभग नष्ट कर दिया गया। तीसरे अध्यायमें यह बताया गया है कि हाथ- 
कताई और हाथ-बुनाई उद्योगोंकी उन्नतिकी कितनी सम्भावना है; और साथ ही इस 
अध्यायमें प्रसंगवश कारखानोंके कताई और बुनाईके उद्योगोंकी तुलना हाथके कताई 
और बुनाईके उद्योगोंसे की गईं हैं। चौथे अध्यायमें यह बताया गया है कि चरखेसे 
' समस्त विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कैसे सम्भव है। लेखकोंने अपनी हर बातका समर्थन 
तथ्यों और अंकोंसे किया है। 

पुस्तकका मूल्य एक रुपया है और वह अखिल भारतीय चरखा संघ, अहमदा- 
बादके दफ्तरसे अथवा श्री एस० गणेशन, करेंट थॉट प्रेस, ट्रिप्लीकेन, मद्राससे डाक- 
व्यय सहित एक रुपया दो आने भेजकर मेँगवाई जा सकती है। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ६-१-१९२७ 


२२०: कांग्रेस 


जब कानपुरमें असमके प्रतिनिधियों द्वारा १९२६ के कांग्रेस अधिवेशनको गौहाटीमें 
करनेका निमन्‍्त्रण दिया गया था और जब कांग्रेसने उसे स्वीकार कर लिया था तब 
मेरे मनमें कितनी ही आशंकाएँ उठी थीं। मुझे लगा था कि कांग्रेस अधिवेशनकी 
दुष्टिसि असम बहुत दूर है, वहाँ संगठन भी नहीं है और प्रान्त इतना गरीब है कि 
अधिवेशनका खर्च बर्दादत नहीं कर पायेगा। गौहाटीकी आवादी सिर्फ १६००० है। 
ऐसी छोटी आवबादीवाले किसी और शहरने कांग्रेसका अधिवेशन अपन यहाँ करनेका 
निमन्‍्त्रण देनेका दुस्साहस आजतक नहीं किया था। मगर गौहाटी सबसे बाजी मार 
ले गया। जितने कम समयमें उसने प्राकृतिक झोभाके बीच, ब्रह्मपुत्रंक किनारे खादीकी 
नगरी बसा दी, वह अविश्वसनीय है। कांग्रेसका विशाल भण्डप भी शुद्ध असम खादीका 
बना था। भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके दर्शकों और प्रतिनिधियोंकी अछग-अकूग रुचियोंका ध्यान 
रखते हुए स्वागत-समितिको वाहरसे आदमी और सामान मेँगाने पड़े थे। नेताओंके 
लिए बनाये ग्रये आवास प्रतिनिधियोंके आवाससे अछकूग थे। जब इस प्रकारके अलू- 
गावका मेने विरोध किया तो मुझे बताया गया कि ऐसा जानवूझ् कर नहीं किया 
गया है, बल्कि छाचारीसे किया गया है, क्योंकि एक ही स्थानमें इतनी जगह नहीं 
थी कि सभीके लिए व्यवस्था की जा सके। इन कुटीरोंकी बनावट भी अत्यन्त सरल 
थी --- केवल असमके वास, असमकी मिट्टी, असमका फूस, असमकी खादी और 
असमकी मेहनतसे ही ब्रह्मपुत्रके किनारे वे बहुत ही साधारण और सुन्दर कुटीर खड़े 
किये गये थे। एक सुन्दर कुटीरमें छे जाते हुए श्री फूकनने' मुझसे कहा, ' अब तो आप 
बहुत खुश होंगे कि हम छोग आपको, जैसा कि आपने बेलगाँवमें कहा था, कुटियाके नामपर 
राजमहल न देकर, सचमुच एक कुटिया ही दे रहे हँ। मगर इसका श्रेय हम लोगोंको 
नही है, क्योंकि यह गुण तो अमावका है। रहनेके लिए हम आपको इससे अधिक 
अच्छा या बुरा स्थान दे ही नही सकते थे।' खैर, मुझे अभावके इस गुणसे बहुत खुशी 
हुईं। मगर पाठक यह न सोर्चे कि इत कलात्मक कुटियोंमें बेछगाँवके भव्य दिखनेवाले 
महलोंसे कुछ कम आराम था। जहाँतक मुझे स्मरण है, दूसरे प्रवन्च भी इसी सादगी 
और सुन्दरतासे किये गये थे। 

स्वागताध्यक्षका भाषण भी वैसा ही सादा और सुन्दर था, इसलिए स्वभावत: 
छोटा भी। 

सभाकी कार्यवाही ठीक घोषित समयपर ही शुरू हो गई। रीति-रस्मोंमें कोई 
समय नष्ट नहीं किया गया। चन्द मिनटोंमें श्री फूकनका संक्षिप्त भाषण समाप्त हो 
जानेपर जय-घ्वनिके बीच अध्यक्ष अपना भाषण पढ़नेको भाषण-मंचकी ओर बढ़े। 


१. स्वागताध्यक्ष श्री चील्मणि फूकन। 
२ एस० औनिवास भाध॑ंगार। 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वामी श्रद्धानन्दकी हत्याकी खबरसे सारी सभामें छाई हुईं उदासी तो वहाँ थी ही 
किन्तु वह इतनी दबी हुई थी कि बाहरसे मालूम नहीं पड़ती थी। प्रतिनिधियोंको 
मालूम था कि स्वामीजीने वीरगति पाई है, इसलिए यह समय रोनेका नहीं था, काम 
करनेका था और इसलिए कांग्रेसका कार्य ऐसे चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही त्‌ 
हो। रीति-रस्मकी सभी बातें, अध्यक्षका नियमित जुलूसतक बिलकुल हटा दी गई 
थीं। अध्यक्षका अभिभाषण, उसमें जितने प्रइनोंपर विचार किया गया है, उसके, 
लिहाजसे काफी संक्षिप्त है। भाषणके आधे हिस्सेको, जिसमें कौंसिलोंका उल्लेख है 
और स्वराज्यवादी दलके रबैयेका समर्थन है, में छोड़े देता हूँ। 

रचनात्मक कार्यकों समुचित महत्त्व दिया गया है। उसमें खहरकों सबसे पहला 
स्थान मिला है। अध्यक्षकों विश्वास है कि अ० भा० चरखा संघ एक राष्ट्रव्यापी 
श्रमिक संगठन बन जायेगा, और यह संगठन अगर पूरी तरह स्वराज्यका रूप 
न ले सके तो भी उसके कारण कमसे-कम उस दिशामें कुछ प्रगति तो होगी ही। 
अगर कांग्रेसका हर सदस्य और सदस्या अपना-अपना कत्तंव्य पूरा करे तो यह सचमृच 
स्वराज्य भी साबित हो सकता है। श्रीयुत एस० श्रीनिवास आयंगारके शब्दोंमें : 


चरखेमें लोगोंकों धीरे-धीरे अपनी ओर खींच लेनेकी जो शक्ति है, 
उसके कारण उसने राष्टरके मसनको इस हृदतक प्रभावित फिया है कि बह 
प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है; उसने हमारे स्त्री-पुरुषोंकों एक नई गरिमा 
प्रदान की है। 
जब खादीको लेकर कांग्रेसकी सदस्यताकी शर्तोंमें संशोधन पेश किया गया, तो 
बहुत जबरदस्त विरोध रहनेपर भी उसके उत्साहपूर्वेक स्वीकार किये जानेसे इस बातका 
काफी सबूत मिल गया। कोई आदचर्य नहीं है कि अध्यक्षने यह विचार व्यक्त किया 
कि “ खहूर हमारे स्वावलम्बन और सहनशक्ति, दोनोंका ही प्रतीक है । 
दूसरा स्थान शराब-बन्दीको दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस आरोपकी स्वीकृति 
कि पिछले दिनोंमें हम लोगोंने पूर्ण शराब-बन्दीपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ठीक 
ही है। उनका कहना है, 
अगर' हम राष्ट्रभरमें पूर्ण शराब-बन्दीके पक्षमें लोकमत तेयार कर सके 
तो इस आन्दोलनकी नैतिक गरिमा बहुत बढ़ जायेगी। 
वे कहते हैं: 
पिछले छः वर्षोमें एक भी ऐसा मन्‍्त्री नहीं मिला है; और न शायद 
आगे सिलेगा जो पूर्ण शराब-बन्दीके लिए विधेयक छानका साहस करे और 
उसके अस्वीकृत होने या पेश करनेकी अनुमति न मिलनेपर त्यागपत्र दे दे। 
अगर हिन्दुस्तान-जैसे शराब-विरोघी देदामें ऐसे मनन्‍्त्री न मिल सकें जो देशको 
पूर्ण दराब-बन्दीका उसका उचित अधिकार दिलायें तो निश्चय ही कहीं कोई बहुत 
बड़ी खराबी है। यह तक भी, कि शराबपर रोक लगानेसे शराबीके व्यवित-स्वात- 
सूयपर धवका छगता है, उतना ही दोषपूर्ण है जितना यह कहना कि चोरीके 


कांग्रेस ५१७ 


विरुद्ध बनाये कानूनोंसे चोरी करनेके अधिकारमें खलल पड़ता है। चोर तो धन ही 
चुराता है, मगर शराबी अपनी और अपने पड़ोसीकी इज्जत बेचता है। मुझे यह 
देखकर आइचर्य होता है कि अध्यक्षने भराव-बन्दीसे आमदनीमें होनेवाली कमीको 
पुरा करनेका सहज उपाय नही बताया है। इस देशमें सेनापर बहुत अधिक प्र्च 
होता है, जो बिलकुल बेकार है और जिसका आधार राप्ट्रके प्रति अविब्बास है। 
शराब और अत्य मादक पदार्थोस्रे होनेवाली आमदनी २५ करोड़ है और सैनिक 
व्ययमें २५ करोड़से अधिककी कमी की जा सकती है। 

इसके बाद अस्पृष्यता आती है। उनकी समझमें अस्पृश्यताको हटानेतक स्वराज्यके 
लिए बैठे रहनेकी जरूरत नहीं है। अपनी बातके समर्थनमें वे अमेरिकाका बहुत ही 
सुन्दर उदाहरण पेश करते हे, जिसने अपने यहाँ वास्तविक और व्यापक दास-प्रथाके 
बावजूद स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, मगर वे साथ ही साथ यह भी कहते हें: 


स्वराज्यके सवालकों अलग रखिए, वह मिले चाहे न मिले, किन्तु 
अस्पृब्यताका तो हमें जरूर ही अन्त करना पड़ेगा। 
इसके बाद यह ब्राह्मण दाशनिक' कहता है: 

हिन्दुओंके उच्च दर्शन तत्त्वों और अपने देशमें घामिक मतभेदके इति- 
हासको देखकर मुझे यह कहनेका साहस होता है कि हिन्दू धर्मकी अमर आत्मासे 
अस्पुदयताका कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे दयाके तराजूपर तौलिए अथवा वृद्धि 
या अध्यात्मके तराजूपर। चाहे इसे देशभक्ति अयवा समानाधिकारकी दृष्टिसे 
देलिए, हम हिल्दू-धर्मके एक सनातन स्रिद्धान्तके रुपमें अस्पृश्यताका औचित्य 
शोभनीय ढंगसे सिद्ध नहीं कर सकते। यह हमारी दृष्टि मन्‍्द करती है, हमारे 
अनुभवकों सोमित करतो है, हृदयकों ऋूर बनाती है, हमारे दायित्वके क्षेत्रको 
कम करती है और न्याय, प्रेम तथा ईमानदारीके हमारे आदश्ोकि मार्गेमे 
बाधक बनती है। 


हिन्दू धर्मके ऊपर आ पड़नेवाले इस अभिशापका इस प्रकार विरोध और निन्दा 
करनेके लिए अध्यक्षको में साधुवाद देता हूँ। 

अब दूसरा विषय है, श्रम और वेकारी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस 
विपयपर जितना विचार किया गया है उससे अधिक विचारकी जरूरत थी। मेरी 
समझमें उसमें काफी परिवर्तनकी जरूरत है। मेरा कहना है कि अपने समस्त फलि- 
ताथोके साथ चरखा आन्दोलन करोड़ों छोगोंकी वेकारीकी सबसे पुर-असर दवा है। 

सरकारकी मुद्रा-नीतिको भी उनके अभिभाषणमें स्थान मिला है। अध्यक्षने भार- 
तीय मुद्राश्ास्त्र-सभाकी स्थापनाका “हादिक ' स्वागत किया है और उनका विद्ववास है 
कि उसके जरिये, पौड और रुपयेके अनुपात, स्वर्ण-मान, स्वर्णमुद्रा, और इससे सम्बन्धित 
दुसरे प्रश्नोपर जनताकों बहुत शिक्षा मिलेगी। मगर उनका निद्चित मत है: 


१. अध्यक्ष श्री एत० भ्रीनिवास आदयंगार | 


५११८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


विधान सभासें बहस करन और मत लेने, या बाहर सभाएँ करके 
विरोध फरनेसे तबतक कुछ भी नहीं होगा जबतक कि उक्त सभा कांग्रेसका 
अनुसरण न करे और इसके सदस्य कांग्रेसकी चाल राजनोतिको न मानें। 
देशी राज्योंकों भी थोड़ा स्थान मिला है। 
देशी राज्योंके बाद स्वभावतः बृहत्तर भारतकों स्थान दिया गया है। 

प्रवासी हिन्दुस्तानी, चाहे वे दक्षिण आफ़िका्े हों था केनियामें, फौजोमें 
हों या गियानामें, लंका रहते हों अथवा मलायामें, अमेरिकामें बसे हों या 
आस्ट्रेलिया, अथवा कहीं भी हों, उनकी स्थिति अनिवायंतः स्ववेशवासी हिन्दु 
स्तानियोंकी स्थितिपर ही निर्भर करेगी; और इधर हिन्दुस्तानका स्वराज्य हमारे 
अपने प्रवासी भाइयोंकी बहादुर और अडिश वृत्तिपर निर्भर होगा। 


मेरा खयाकू है कि कांग्रेसके अध्यक्षका यह सुझाव केवल एक शुभेच्छा भात्र है 
कि कांग्रेसका अधिवेशन एक बार दक्षिण आफ्रिकामें भी किया जाये । इस विषयपर जितना 
विचार किया गया है, उसकी अपेक्षा और अधिक गहराईसे विचार करनेकी जरूरत 
है। अध्यक्षके भाषणमें श्री एन्ड्रयूजकी अद्भुत सेवाओंका भी' उल्लेख नहीं किया गया 
है। मेरे खयालसे यह भूल अनजाने हुई है ओर इसका कारण यह है कि अध्यक्ष 
अनेक स्थानीय कार्यो्में बहुत व्यस्त रहे हैं। 

एशियाई संघका उल्लेख भी बहुत थोड़ी-सी पंक्तियोंमें किया गया है। श्री आय॑- 
गारने इस बातपर खेद प्रकट किया है कि हम समस्त एशियाई देशोंसे अपने सां- 
स्कृतिक और व्यावसायिक सम्बन्धोंकी सम्भावनाओंकी दीर्घेकालसे उपेक्षा करते आये 
हैँ। में कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक सम्बन्धोंकी ओर हमारे महाकवि और व्याव- 
सायिक सम्बन्धोंकी ओर हमारी बड़ी-बड़ी व्यापारिक पेढ़ियाँ पर्याप्त ध्यान दे रही हैं। 

अध्यक्ष महोदयकी अदम्य आज्यावादिताकी झलक हमें साम्प्रदागिकता और 
राष्ट्रीयता-सम्बन्धी अनुच्छेदोंमें मिलती है। वे कहते हैं: 

मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ ईमानदारीके साथ और लोगोंकों समझान- 

बुझानके तरीकेसे गहरे प्रचारके जरिये सम्प्रदायवादम निहित श्रान्तियोंका स्पष्ट 

विश्लेषण किया जायेगा, वहाँ यह बराई टिक नहीं सकेगी। सौभाग्यसे भार 

तोयोंमें पूर्वप्रहू और भय तथा आशंकाकार भाव बहुत गहरा जमा हुआ नहीं है 

और' सास्प्रदायिकता तो इसी सतही पूर्वग्रह और आशंकाकी उपज है। 

' सहिष्णुताकी आवश्यकता ” शीर्षकके अन्तर्गत उनका यह सारगर्भित कथन हैः 

यद्यपि प्रत्येक जातिकों दुसरे धर्मवालोंकों अपने धर्ममें लानंकी छूट 

होनी चाहिए, किन्तु वास्तवमें अब घर्मान्तरणका आश्रय छेता उपयोगी अथवा 

आवदयक नहीं रहा है, क्योंकि धर्म-प्रचारके किसी खास प्रयत्नकी अपेक्षा किसी 

जातिके श्रेष्ठाम और परम घर्मप्राण व्यक्तिके आचरण उस जातिके घधर्म-प्रचारके 

कहीं अधिक उपयुक्त और कारगर साधन सिद्ध होते हें। किन्तु यदि घर्मे- 


कांग्रेस ५१९ 
प्रचारका प्रयत्त फिया ही जाता है तो वहु खुला जौर सामान्य होना चाहिए; 
घह गुप्त रूपसे या किन्हीं विशेष पुरुषों या स्त्रियोंका धर्म-परिवर्तन करनेफे लिए 
नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए फि फोई भी महान 
ओर पुराना धर्म केवल जनसंब्यामें वद्धि होनेसे ही सत्य, सुन्दरता अथवा आध्या- 
त्मिकतामं बढ़ नहीं जाता। 
वे इस अनुच्छेदके अन्तमें अश्योकके शिलालेखोंमें से यह सुन्दर उद्धरण देते हू: 

जो मनुष्य अपने धर्मका तो आदर करता है, किन्तु अपने धर्मके प्रति 
आसक्तिके कारण उसका गौरव बढ़ानंके खयालसे दूसरे घर्मोको हीन बताता 
है, वहु वास्तव अपने इस प्रकारके आचरणसे अपने घरममंको घड़ी ही गहरी 
हानि पहुँचाता है। 
स्पष्ट है कि अध्यक्ष साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके विरोधी हैं। वे कहते है: 

' साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व द्ब्दोंका प्रयोग बहुत गलत किया गया है 
और ये छब्द ठोक अयथंके बोधक नहीं हैं। क्योंकि समस्त सार्वजनिक प्रवनोंमें, 
देशको समस्थाओंमं और उनके किसी खास हलमें सभी जातियोंकी समान 
दिलचस्पी है। 


वे फिर कहते हैं: 
हमें यह स्पष्ठ समझ लेना चाहिए कि मनुष्य-मनुष्यके बीच न्‍्याय फरना 
जाति-जातिके बीच न्याय करना है। किसी समाज या जातिके सदत्योंको समस्त 
परवोपर कब्जा करनेसे रोकनंके लिए बस इतना ही जरूरी है कि उस समाज 
या जातिके विरुद्ध एक निबेंधक नियम बना दिया जाये। 
अध्यक्ष महोदय कहते हें: 
राजनीतिमें घ्मंका और प्रायः रूढ़िगत धर्मका बेजा हस्तक्षेप रोका जाना 
चाहिए, क्योंकि यह एक आदियुगीन अथवा भध्ययृगीन कल्पना है, जिसका 
जन्म साम्प्रदायिक राज्योंमें हुमा है और वह कल्पना धर्म और राजनीति, 
दोनोंके लिए समान रुपसे घातक है। 
किन्तु वे आागे कहते हें: 
में नीति धर्म अथवा उस आध्यात्मिक गुणकी बात नहीं कहता जो सभी 
घर्मोमं समान रुपसे मिलता है, क्योंकि वह तो राजनीति और संस्थामोंकों शुद्ध, 
सौम्य और स्वस्थ बनाता है। 
श्रीयुत आयंगार बागे कहते हें: 
राजनीतिक विवादकी उत्तेजनामें हमें यह न भूछ जाना चाहिए कि 
प्रत्येक धर्मके लिए शक्तिका स्रोत ईश्वर होता है और उसकी जड़ भ्रद्धाद-जंसे 


५२० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लोगोंकी आत्माओंम जमी होती हैं। दाकूमाडा ' जेसे आाततायियोंके समस्त अत्या- 
चार, लोगोंकों टिकठीसे बांधकर जला देने जेंसी विभोषिका तथा सभी तरहके 
अत्याचार भी भतुष्यकी आत्माके ऊरष्वमुली गुणोंकों नष्ठ नहीं कर पाये हे। 
वर्तमान अथवा, भावी संरकारसे हिन्दू-धर्मकों न तो किसी प्रकारकी शक्ति 
प्राप्त करनेको जरूरत है और न इस्लामको। दोनों स्वराज्यसे बहुत ऊँचे हे और 
स्व॒राज्यकी उनसे तुलना तहीं की जा सकती। हमारे हृदयोंम धर्मका जो अंकुर 
है और जिससे प्रेरित होकर मनुष्यन ब्रह्माण्डकी ऐसी दिव्य व्याख्या की, जिससे 
व्यक्ति इहलोकमं सार्ग-दर्शन और शान्ति पानके तथा परलोकर्मे सोक्षके लिए 
अनुबद्ध बना रहता है, उसे कोई भी विदेशी अथवां देशी, लोकतन्त्रो अयबवा 
निरंकुश सरकार नष्ट नहीं कर सकती। 
उनके भाषणके अन्तिम तीन पृष्ठोंमें एकताकी बड़ी जोरदार अपील की गई है। 

भारतमें केवल दो हो दल हो सकते हैं, एक सरकार और उसके 
अनुयायियोंका, जो स्वराज्यक्ी प्राप्तिमं अड़ंगा डालता है, और दूसरा वह जो 
स्व॒राज्यके लिए प्रत्यक्ष रूपसे, निरन्तर लड़ता रहता है।. - - हम एक शक्ष्तिमान 
जातिसे स्वतन्त्रता लेनेके लिए संघर्ष कर रहे हें। इस जातिके पास प्रशिक्षित 
कमंचारी और अंसीम भौतिक साधन हें। इस जातिसे किये जानवाले- महान्‌ 
संघर्षम में व्यक्तिगत सतपर आग्रह करतेके सिद्धान्तकी निन्‍दा करता हूँ। कोई 
सार्ग विशेष स्वीकार करना समझदारीका काम है या नासमझोका काम, उस 
पर चहछूकर हम सफल होंगे या असफल होंगे, उससे स्वराज्य जल्दी मिलेगा 
या उसके मिलनेमें बाधा आयेगी, इन प्रइनोंपर अपने व्यवितगत मत या निर्णय 
या भावनाको अपने अन्तःकरणका सासका बना छेना झूठा सिद्धान्त है। हमें 
अपने अन्तःकरणसे धर्म, नतिकता, और सम्मानके प्रशमोपर निर्णय करना चाहिए, 
किन्तु देशका कामकाज चलानेसें, जबतक कोई निर्णय धर्म-विरुद्ध, नीति-विरद्ध 
अथवा असस्मानजनक न हो तबतक मेरी समझसें यह नहीं आता कि हम एफक- 
दुसरेसे मतभेद रखनेके अधिकारपर आग्रह करते हुए स्वराज्यके लिए लड़ने 
याली संस्थामें आवश्यक अनुशासन कैसे कायम रख सकते हैं। 
भाषणका अल्त भी उसी गहरी भावना और हार्दिक तथा प्रबल अनुरोधसे भरा 

हुआ है, जो उनके भाषणमें सर्वत्र दिखाई पड़ता है। वे कहते हैँ: 

स्व॒राज्य बुद्धिका सामला नहीं है, बल्कि भावनाका मामला है। हमें 
इस भावनाकों अपने हृवयोंमें अदूट श्रद्धोंके साथ कायम रखना चाहिए। . « 
हममें. स्व॒राज्यके लिए ऐसा अगाध उत्साह होना चाहिए जो अमोंसे और 


१. थैमस अहुमाढा ( १४३०-१४९८ ) रपेनका- इनक्विज्चिर-जनरछ, जिसके बारेंमें कहा जाता है 
कि उसके भादेशसे १०,००० छोगोंको व्किठीमें बाँवकर भागमें जिन्दा जछा दिया गया था। 


भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ' के प्रतिनिधिरो ५२१ 


क्षणिक भावावज्ञोंसे विचलित न हो, जो संगठित लोक समुदायोंकी एक-सी 

भौर तेज सामूहिक प्रगतिका कायल हो, जिसपर वाघाओंका फोई प्रभाव न 

हो, जिसमें समयके प्रभावत्ते उतार-चढ़ाव न हो और जो न तो जेल-पात्राओं- 

से दवाया जा सकेगा और न असफलताओंके कारण पराभूत ही होगा। 

मुझे आशा करनी चाहिए कि उनका यह अनुरोध हम सबके हृदयोंमें गुजित 
होगा । 

प्रस्तावोंकी विस्तृत जाँच करनेकी जरूरत नहीं है। धोक-प्रस्तावोंके अतिरिक्त 
कौंसिल-सम्बन्धी प्रस्ताव तो है ही जो कौसिलमें प्रवेश करनेवाले सदस्योके मार्गदर्शनके 
लिए है। फिर दक्षिण आफ्रिका और केनियाके सम्बन्धमें, वगालके नजरबन्दोके सम्बन्धर्म 
और गुरुद्वारा सम्बन्धी कैदियोके बारेमें पास किये गये प्रस्ताव भी हे। मेरे मतसे 
कांग्रेस संविधानकी ख़ादी-सम्वन्धी धारा परिवर्तेनसे सुधर गई हैं। हम सभा-समारोहों- 
में ही खादी पहनते हैं, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे थे। यदि हमें अपने मताधि- 
कारकी योग्यतामें खादीकी पोशाककों स्थान देना है तो उचित बात यह है कि हम 
वरावर खादी पहनें। आशा है कि हरएक कांग्रेस कार्यकर्त्ता इस प्रस्तावपर स्वयं 
अमल करेगा और दूसरे छोगोंको भी उसपर अमल करनेके लिए प्रेरित करेगा। किन्तु 
मुझे अगले अंकर्में उन दूसरी बातोंकी चर्चा अधिक विस्तारसे करनेकी जरूरत है, 
जिनपर विषय-समितिमें वापस लिये गये या नामंजूर किये गये प्रस्तावोंके सम्वन्ध्मे 
बाद-विवाद किया गया था। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ६-१-१९२७ 


२२१. भेंठ: फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे 


कोमिल्ला 
६ जनवरी, १९२७ 


गौहादी कांग्रेस हारा पास फिये गये खादोके अनिवार्य उपयोगसे सम्बन्धित 
प्रस्तावके' बारेमें भऔ टी० सी० गोस्वामीनं एक वक्‍तव्यों दिया था। इस बक्‍्तव्यके 
सिलसिलेमें 'फ्री प्रेत ऑफ इंडिया ' के एक प्रतिनिधिसे मुलाकातमें गांधीजीन निम्न- 
लिखित बात कही: 

खद्दरके विपयमे श्री गोस्वामीके स्पष्ट वक्‍तव्यके लिए में उन्हें बवाई देता हूँ। 
इस वक्‍तब्यसे शब्दाडम्बर और मिथ्याचारका वह कुहासा, जिसने इस प्रइनकी चर्चा- 
के वातावरणकों धूमिक कर रखा है, दूर हो जाना चाहिए। अगर खद्दरकों टिकना 


१, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाके सदस्य | 
२, पद्दाँ नहीं दिषा णा रद्दा दे। 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है तो वह अपने गुणोंके बलपर टिके, वरना खत्म हो जाये। इस वकतव्यमें श्री 
गोस्वामीका जो रुख प्रकट होता है वह तो यही बताता है कि उन्हें खहरका जिक्र 
भी तागवार है। ख़रके प्रति उतकी आपत्ति यही नहीं है कि वह अन्वश्रद्धाका विषय 
बन गया है; वे आथिक दृष्टिसे भी खद्दरकों आपत्तिजनक मानते हूँ। वे कहते हैं कि 
खद्दरका आशिक दृष्टिसे निष्फल होना और विदेशी कपड़ेका स्थायी बहिष्कार अवांछ- 
नीय होना सिद्ध हो सकता है। यदि में श्री गोस्वामीकी तरह सोचता होता तो में 
भी खहरवाली धाराका उनके जितना ही कड़ा विरोध करता। पहले कुछ विद्येष अव- 
सरोंपर ही खट्टर पहननेका नियम था। उसकी जगह अब जो यह नियम बनाया 
गया है कि हमेशा उसीका उपयोग होना चाहिए, यह परिवर्तन मेरी प्रेरणासे नहीं 
किया गया। लेकिन इस परिवर्तनकों में वांछनीय ही नहीं, बल्कि सच्चे राष्ट्रीय जीवन 
के विकासके लिए आवश्यक भी मानता हूँ और विना किसी हिचकके उसका समर्थन 
करता हूँ। राष्ट्रीय भावनासे रहित राजनीति मेरी समझमें नहीं आती। में विदेशी 
कपड़ेके बहिष्कारको कोई राजनीतिक हथकण्डा-भर नहीं मानता; में उसे एक स्थायी 
कत्तंव्य मानता हूँ। और में मानता हूँ कि यदि हम सचमुच इस कत्तेंव्यका पालन 
करना चाहते हों तो खादीको अपनाकर इसे तत्कारू सिद्ध किया जा सकता है। 

इतना ही नहीं, में एक कदम और आगे जाकर यह भी कहता हूँ कि खह॒रके 
जरिये विदेशी कपडेका बहिष्कार ही एक ऐसी चीज है जिसे हमारा राष्ट्र एक 
निश्चित समयके भीतर पूरी तरह लागू करनेमें समर्थ है, और चूँकि समूचे राष्ट्रका 
संगठित होकर एक ही चीजके लिए प्रयत्नशील होना खदरके आर्थिक पहलूमें शामिल 
है, इसलिए इसके राजनीतिक परिणाम वहुत जबर्दस्त होंगे। इसलिए यदि यह सही 
और उचित है कि जो स्वराज्य चाहते हैं केवल वे ही लोग कांग्रेसके सदस्य हो सकें 
तथा उन छोगोंको, जो वर्तमान ब्रिटिश अधिसत्ता बनाये रखना चाहते हैं, कांग्रेससे 
वाहर रखा जाये, तो फिर यह भी उतना ही ठीक है कि केवल वे ही छोग कांग्रेसके 
सदस्य हो सके जो सक्रिय और अनवरत रूपसे खद्दरके उत्पादन और उसकी बिक्रीके 
जरिये विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका काम करनेके इच्छुक हों। जिसे श्री गोस्वामी 
खट्दरकी मर्यादा बताते हूँ, वह उसकी मर्यादा नहीं बल्कि उसकी खूबी है; खदृर 
इसकी परवाह नहीं करता कि उसे पहननेवाकला आदमी कंसा है; वह एक सरकारी 
जासूसके शरीरपर भी वैसे ही सुशोभित हो सकता है जिस प्रकार भारतके किसी 
सन्त प्रकृतिके सेवकके शरीरपर । क्‍योंकि राष्ट्रमें तो बड़े और छोटे, हक और 
अस्वस्थ, अच्छे और बुरे, सभी प्रकारके लोग शामिल हैं । अच्छे लोगोंको तो यह 
चाहिए कि वे बुरे छोगोंकों सुधारने और उनकी सेवा करनेकों आपना सौभाग्यपूर् 
अधिकार मानें। 

[ अंग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, ७-१-१९२७ 


२२२. भाषण : सहिलाओंकी सभा, कोमिल्लामें 
६ जनवरी, १९२७ 


*  * इसके बाद महात्मा गांधीने महिराओंकी एक बड़ी सभामें भाषण फिया। 
उन्होंने फहा कि हमें ध्वराज्य प्राप्त करना है, जिसका मतलब है रामराज्य। राम- 
राज्य बिना सीताके नहीं भा सकता। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएँ अपनेमें सौता- 
जैसे गुण पेदा करें और सीताकी तरह वे भी अपने हाथसे तंयार किया हुआ फपड़ा 
पहनें, तथा सादा और शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए सीतांका अनुकरण करें। अन्तमें 
उन्होंने कहा कि गरीबीका एकमात्र इलाज चरखा ही है। 

भहात्माजोी द्वारा अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारकके लिए चन्देकी अपीरूपर 
महिलाओंन कुछ धन दिया, और कतिपय महिल्‍ाओंने अपने सोनेके जेवर भी दिये। 

| अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, ८-१-१९२७ 


२२३० पत्र: समणिबहन पटेलको 


[ कागी | 
दनिवार [८ जनवरी, १९२७]! 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। वालूजी भाईसे पढ़नेकी व्यवस्था की है सो ठीक हुआ। 
उनसे बहुत सीखा जा सकेगा। 

तुम्हें शिक्षण-कार्यंसे क्यों मुक्त किया गया है, यह में नही जानता | क्योंकि जिस 
पत्रमें यह बात कही गईं थी उससे कारण मेरी समझमें नहीं आया। तुम खुद साहस- 
पूर्वक पुछ सकती हों। में तो समझता था कि तुम्हें कारण वताया गया होगा। में 
निदरिचन्त था, क्‍योंकि ज्िक्षा देनी हो या न देनी हो, तुम्हें आश्रममें ही रहना है और 
वेतन कहो या जो-कुछ भी कहो, वह चालू ही रहेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठा 
लेनी है। शिक्षकपर रोष भी न करना। उन्हें सारा प्रवन्व चलाना पड़ता है, इस- 
लिए उन्हें जो ठीक लगता है, वैसा वे करते हूँँ। परन्तु कारण जाननेका तो तुम्हें 
हक है ही । वह जान लेना। 


१, साधन-सूत्के अनुसार। 
२. वालजी गोविन्दजी देसाईं। 


५२४ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


परन्तु अब तो तुम्हें कातना सिखानेकी तैयारी करनी है। उसके सिलसिलेमें 
जो सीखता जरूरी हो वह सीख छेना है, अर्थात्‌ चरखेको सुघारना, रुईकी किसमें, 
लोढ़ना, पींजना, कातना, फ़ुकारना, आँटी बनाना, तार जोड़ना वगैरा सब क्रियाएँ। माल 
बनाना आना चाहिए। साड़ी चढ़ाना आना चाहिए। और जहाँ जाना होगा वहाँ 
इन क्रियाओंके साथ दूसरा जो-कुछ सीखनेको मिल जाये वह सीख लेना चाहिए 
ओर इसी सिलसिलेमें संस्कृत और हिन्दी तो पक्‍की हो ही जानी चाहिए। संस्कृत- 
में 'गीताजी” के अर्थ व्याकरण सहित पक्के होने चाहिए। तकली तो है ही। कराचीसे 
तार आया है कि तुम्हारा नाम बोर्डके सामने गया है। यह बात सुनकर मुझे खुशी 
हुई है। 

मुझे पत्र लिखती रहना और खूब उत्साहपूर्वक काम करना। 

अब २ से ८ तारीखतक गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अकोछा, अमरावती, इस प्रकार 
कार्यक्रम रहेगा। निदिचत शहर नहीं जानता। वर्धा पत्र भेजना हीक होगा । 


बापुके आशीर्वाद 


चि० मणिबहन पटेल 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो: मणिबहेत पटेलने 


२२४. अस्पृव्यताको गुत्यियाँ 


में इस अंकर्मे भाई गोविन्दणी जादवदासका पत्र उनके दिये हुए शीर्षकके साथ 
ही प्रकाशित कर रहा हूँ। उनका दिया हुआ शीर्षक है--“ हिन्दू धर्मकी अधोगति 
उनका आशय यह है कि यदि हमें अस्पृश्यताको दूर करना है तो अस्पृव्योके लिए 
अलग्र स्कूल, मन्दिर और कुएँ किसलिए ? इस दल्लोकको चजर-अन्दाज नहीं किया जा 
सकता । दक्षिण आफ्रिकामें भी ऐसे ही प्रइत उठा करते थे और अब भी उठते हूँ। 
भारतीयोंके लिए अछग स्कूल खोलना भारतीयोंकी अस्पृश्यताकी आयुको छम्बा करना 
है-- ऐसी दलील वहाँ मेने स्वयं की थी और जिसपर बीतती है वही इूसरोंकी 
वेदनाको समझ सकता है, इस न्यायसे में भाई गोविन्दजीके दुःख़को समझ सकता हूँ। 

लेकिन जहाँ मेंने देखा कि जिस वस्तुका अस्तित्व है, उसके अस्तित्वकी अवगणना 
करके चलना मूर्खंता होगी, वहाँ मेंनें इस भेदको अच्छी तरह समझ-बूझकर रहने दिया 
और अपना काम निकाछा। फलत: वहाँ मेंने अलग स्कूलोंकी बात को स्वीकार किया। 


व्दाँ 
१. आजकक तकुएपर छोहेकी गिरों होती है; परन्तु उस समय गिरीकी जगह गोंदकी मददसे 
थोड़ा-सा चूत छपेट दिवा जाता था और माल इसो सतपर घूमती थी; श्से साड़ी कहते थे। 


अस्पृथ्यताकी गुत्यियाँ ५२५. 


ह 


मेंने वहाँकी रेलोमें भारतीयोंके लिए पहले और दूसरे वर्गके डिब्बे अलग रखनेकी बातको 
भी स्वीकार किया। जिस तरह भाई गोविन्दजी ऐसे भेदका विरोध करते हूं वैसे ही 
मेने भी किया लेकिन जहाँ कौमकी हस्ती ही मिट जानेका भय पैदा हो गया, वहाँ 
मेने ऐसे भेदकों स्वीकार किया जिससे उस भेदके रहते हुए भी उसकी तौब्रताकों कम 
किया जा सके | उदाहरणके लिए, पहले भारतीय केवल तीसरे वर्गमें ही मुसाफिरी कर 
सकते थे। आन्दोलनके फलस्वरूप उन्हें, वे चाहें तो, दूसरे और पहले वर्गके टिकट 
देनेका आदेश जारी हुआ, लेकिन इसके साथ ही उनके लिए प्रथम और द्वितीय 
वर्गेके डिब्बे अछग रखनेका निश्चय भी हुआ। विरोध करके भी अन्तमे हमने इतने 
भेदको स्वीकार कर लिया। सरकार हमारी माँगी हुई सुविधा तो दे सकती है 
लेकिन अन्य छोगोको हमारे साथ वैठनेके लिए कंसे विवश कर सकती है? 

इस विचारसरणीका अनुसरण करते हुए में इस निदचयपर पहुँचा कि जबतक 
अन्त्यज सामान्य मन्दिरों आदिका उपयोग नहीं कर सकते तवृतक मन्दिरों आदिके 
उपयोगसे वे वंचित रह जायें इससे तो यही बेहतर होगा कि उनके लिए अलग 
संस्थाएँ बनें और उन्हें उनका छाभ मिल्ले। अस्पृश्यता फिलहाल वातावरणसे तो चली 
गई है तथापि अनेक छोग अभी भी अपने व्यवहारमें उसका सर्वथा नाश करनेके लिए 
तैयार नहीं हुए हें। जबतक ऐसी स्थिति है तबतक अन्त्यजोंके मित्र क्या करे? 
अपनी शुद्धिका प्रमाण उन्हें कैसे देना चाहिए ? उत्तर यही होगा कि ऐसा अचन्त्यजों- 
के लिए मन्दिर आदि बनवाकर ही किया जा सकता है। 

भाई गोविन्दजी कहते है कि ऐसे मन्दिर आदि भले ही बनाये जायें छेकिन आप 
उनके साथ अन्त्यजों के छिए ' ऐसा अप्रिय विशेषण क्‍यों जोड़ते हे ? बात यह है कि 
ऐसा विशेषण उन्हे जान-बूझ्कर तो कोई देता ही नही है। जो मन्दिर आदि इस 
समय बन रहे है उसका उपयोग उन्हें बनानेवाल़े तथा अन्त्यजोंके अन्य मित्र तो करते 
ही हँँ। इसलिए इस दृष्टिसे तो अन्त्यजोंके लिए वननेवाली संस्थाएँ सार्वजनिक है। 
लेकिन उनके बारेमें प्रथम अधिकार अन्त्यजोंका है; उनके उपयोगमें अन्त्यज वन्धुओं- 
का विचार सबसे पहले होता है, उनकी सुविधाका ध्यान पहले रखा जाता है। 

इसलिए यद्यपि में भाई गोविन्दजी जैसे अन्त्यज भाईके दुःखको समझ सकता हूं 
तो भी उन्हें यह मान छेनेका सुझाव देता हूँ कि “ अन्त्यज सर्वसंग्रह ! और उसके पीछे 
मन्दिर आदि बनानेका आन्दोलन पवित्र, स्तुत्य और अन्त्यजोंके लिए लाभदायक है। 

[ गुजरातीसे 
नवजीवन, ९-१-१९२७ 


१. देखिए “ मन्त्यज स्वेहंग्रह ”, १५-१२-१९२६। 


है. 


२२५. भेंट; डॉ० भगवानदाससे 


काशी 
९ जनवरी, १९२७ 
आरस्ममें श्री भगवानदासन इस आशयकी बात कही -- महात्माजी, इस देशके 
राजनीति विबयके तथा अन्य विबयके फल्याणके लिए जो परसावद्यक परसोपयोगी 
जवाय सुन्नकों सूझ पड़ते हें, और जिनके प्रचारके लिए में अपनी अति अत्पशक्तिसे 
छः वर्बसे यत्व कर रहा हूँ, उनके विषयमें में आपका मत जानना चाहता हूँ। यदि आप 
उन उपायोंका समर्थन करेंगे तो देश उनको आदरसे देखेगा, और स्थात्‌ काममें 
छानेका यत्व करेगा, क्योंकि आपसें इस काल्‍लमें तपत्याका बल बड़ा भारी है, और 
इस कारणसे देशकी अद्धा आपमें बहुत है। अभी हालसें भी सेंने उन्हीं उपायोको 
प्रस्तावोंके रूपमें रखकर श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके' हाथ गौहाटी कांग्रेसके सामने उपस्थित 
करनेके लिए भेजा था, पर सालम हुआ कि उनके विबयमें केवल इतना ही कार्य 
हुआ कि प्रतियाँ अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंको बाँठ दी गईं। उन्हीं 
प्रस्तावोंकी एक प्रति प्रइनोंके रूपमें रखकर मेने आपके पास श्री कृपालावीजीके द्वारा 
भिजवाई है। 

महात्माजीन कहा कि में उन भ्रस्तावोंका उत्तर पीछे लिखकर आपके पात 
भेज दूँगा। 

क्री भगवानदासने कहा -- उन्हींका आहश्यय लेकर में इस समय यथास्म्भव 
आपका सत जातनेका प्रयत्त करूँगा! समयके अभावसे लिखित प्रइनावलीको जो बातें 
पूछनेको रह जायें, उनका उत्तर आप अनुग्रह करके पीछेसे लिखित रूपमें भिजवा 
देंगे। अब में प्रदन करता हूँ। 

[ प्रझन | --- आपके विचारसें सच्चे स्व॒राज्यका यह सुल्य तत्व है या नहीं कि 
जनताके चुने हुए प्रतिनिधियों रा देशका कानून बने और ऐसे प्रतिनिधि घुने जायें 
जो समाजके उत्तम स्व हों, अधम स्व नहीं, अर्थात्‌ जो ज्ञानी, अनुभवी, निःस्वार्थ 
और लोकहितंषी हों? 

[उत्तर | -- यह भी मुख्य तत्वोंमें है। 

इसके सिवा थदि और भी कोई मुख्य तत्त्व हें तो वे कौन हैं? 

मेरी कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्य घर्मको समझे। तब प्रतिनिधिकी आवश्यकता 
ही नहीं रहती। यह आदर्श स्वराज्य है। इसमें शासक और शासनकी आवश्यकता 


१, काशी निवासो वावू शिवप्रसाद गुप्त; महन्‌ दानी, और वनारसके भारत-माता सन्दिरके निर्माता; 
काँग्रेसके कमेंठ कार्यकर्ता। 


भेंट: डॉ० भगवानदाससे ५२७ 


नहीं रहती। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहते। सव आदमी एक दूसरेके सेवक होते 
हैं। इस आदर्श स्वराज्यको मनमें रखनेसे भूछ न करेंगे या कम करेंगे। यह निश्चय 
है कि ऐसा आदशे स्वराज्य मिलेगा नही पर इसके निकटतम हम पहुँच सकेंगे। 

यह तो पराकाप्ठाका स्व॒राज्य हुआ ज॑सा स्थात्‌ महाभारत * में बणित उत्तर 
कुदओंंका था जो सब योगसिद्ध, देवप्रायथ और जीवनमुक्त थे। पर हम लोगोंकी अवस्थाफी 
दृष्टिसि अहमदाबादमें आपने कहा था कि देशकों औपनिवेशिफ स्वराज्यतक म॑ पहुँचा 
सकता हूं। यह हमारे लिए तत्काल उपयोगी, वीचका स्वराज्य हुआ ? 

हाँ । 

ऐसे मध्यकाष्ठाके स्वराज्यमें व्यवस्थापिका (लेजिस्लेटिव) सभाएँ अवदय होंगी? 

हाँ। 

उनके लिए प्रतिनिधि चुनना होगा? 

हाँ। 

वे प्रतिनिधि जहाँतक मिल सके अधिकतम ज्ञानी, अनुभवी, निःस्वार्थ और 
लोकहितेषी होने चाहिए ? 

हाँ । 

निर्वाचकों (इलेक्टर्स) को यह आदवशे सदा अपनी आँखके सामने रखना चाहिए ? 

हाँ। 

तत्काल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्पुनिश्तिपल बोर्ड आदि तथा जितनी कांग्रेस फर्मेटियाँ चुनी 
जातो हैं उनमें भी इसी आदशेसे काम लेना चाहिए। 

अवश्य | 

यह आदशे जनतामे फला है या नहीं? 

कुछ-कुछ। 

कांग्रेस कमेटियों, लोकल बोर्डो आदिके लिए जो चुनाव होते हे उनके देखनेसे 
क्या अनुमान करना चाहिए कि यह आदर्श कहाँतक फंला है और उससे कहाँतक 
काम लिया जाता है? बहुत फम फंला है या पर्याप्त मान्नामें ? 

जितना चाहिए उससे कम है। 

व्यवस्थापिका सभाओंभें यही आादश बरतना चाहिए? 

आजकल जो भी चुनाव होते हे उन सबमें यही आदशें बरतना चाहिए। 

इस आदशेको फंलानेके लिए पर्याप्त प्रयत्न किया गया है या नहीं? नताओोंकी 
ओरसे या कांग्रेसकी ओरसे? 

इसके उत्तरमें 'हाँ” या “नहीं” कह देना पर्याप्त न होगा। मेरा विश्वास है 
कि इसके लिए अनुकूल हवा नहीं है। 

आपने पहले कहा कि कुछ-कुछ फेला है। तो जो-कुछ हुआ वह फंसे हुआ ? 

अबतक प्रयत्न व्यक्तिगत हुआ। जब अनुकूल हवा फैछती है तव अनायास सभी 
' ऐसे आदशेके वश बरतते हैं। 


५२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमर्य 


इस आदशके अनुकूल हुवा पेदा करनेका यत्न करना चाहिए या नहीं ? 

निरन्तर करना चाहिए। 

किस प्रकारका यत्न इसके लिए उपयोगी होगा? 

ऐसे प्रयत्न करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ती रहे। और ऐसे प्रयत्नशीर 
व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ानेका एक ही रास्ता है और हमेशा रहा है। वह यह कि 
जिनका ऐसे आदर्शपर विश्वास है वह कितनी ही कठिनाइयाँ होते हुए भी अपने 
आदशेको न छोड़ें। 

अर्थात्‌ व्यक्तियोंको लेख और व्याख्यान द्वारा इस आदशंका प्रचार करना 
चाहिए ? 

व्यक्तियोंकों अपने आचार द्वारा प्रचार करना चाहिए। व्याख्यान और लेख द्वारा 
कुछ नहीं होता, यदि उदाहरण न हो। यदि उदाहरण हो तो छेख और व्याख्यानसे 
भी सहायता मिलती है। आचारमें व्यास्यान, लेख आदि भी आ जाते हैं। 

यह सेंने माना कि बिना स्वयं आचरण किये, वक्‍ताके उपदेदासे प्रभाव नहीं होता। 
पर जेसे आपने स्वयं खहर धारण आरम्भ किया, चरखा चलाना आरस्भ किया, 
पर साथ-साथ इनका उपदेश भी बहुत विस्तारसे और निरन्तर परिश्रमसे आप करते 
आये हैं, तभी इन भावोंका प्रचार देशमें बढ़ता जा रहा है, और इसी प्रकार ही आप 
असहयोग सम्बन्धी कई विबयोंका आचरणके साथ उपदेश भो वराबर करते रहते हे, दंसे 
ही क्‍या इस विषयमें भी जनताको निरन्तर आप उपदेश देनेकी आवद्यकता नहीं समझते 
कि, हे भाइयो, जहाँ-जहाँ प्रतिनिधि चुनना हो वहाँ-बहाँ ऐसी ही योग्यताके स्त्री- 
पुरषोंकों चुनों।' क्या बिना ऐसे उपदेशके जनता इस परम महत्त्वके विषयमें अन्धकारमें 
ने पड़ी रहेगी? 

यह प्रइन ठीक है, परन्तु वस्तुतः इसका उत्तर मेरे पिछले उत्तरमें आ गया है 
क्योंकि उपदेशको में आचारका अंग समझता हूँ। उपदेशको में पृथक्‌ स्थान नही देता 
हूँ, क्योंकि जिसका आचार नहीं, उसका उपदेश निरर्थंक है, और कई वार हानि- 
कारक हो जाता है। और जो अपने आचारको शुद्ध रखता है वह अवसर पानेपर 
उपदेश देता ही रहता है। 

पर जहाँतक मुझकों याद पड़ता है आपने अपने लेखों और व्यास्यानोंमं भारत- 
वर्षकी जनताकों यह उपदेश नहीं किया कि किस-किस थोग्यताके प्रतिनिधि तुमको 
बुनने चाहिए ? 

मैंने एक नहीं अनेक बार यह उपदेश लेख और व्याल्यान द्वारा किया है। 

“यंग इंडिया में इस विषयके लेख सिलेंगे? 

हाँ। 

में खोजूँगा। बीचके स्वराज्यमें, जिसमें प्रतिनिधियोंका स्थान है, उसमें योग्य 
प्रतिनिधि प्राप्त करनेंके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्‍या मर्यादा बाँघनी चाहिए ! 
किन लक्षणोंस्ते योग्य प्रतिनिधि पहचाने जायें? जहाँतक मुझे देखनमें आया, पश्चिमके 


भेंट : डॉ० भंगंवानंदाससे ५१९ 


राज्यो्मं और आधुनिक भारतके निर्वाचनमें अच्छे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते। यही 
बड़ा भारी दोष प्रचलित सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज्यके प्रचारोंमं हो रहा है। 

यही एक वलवान कारण है कि में कौसिल प्रवेशका तख्त विरोध करता हूँ। 
जवबतक जनताको स्वत्वका ज्ञान नहीं हुआ है और उनकी बुद्धिकी जागृति नही हुई 
है तवतक लोग किसी कानून द्वारा प्रतिनिवित्वकी शुद्धताकों नहीं संभाल सकंगे। 
और मेरी आजकी अ्रवृत्तिमें इस शुद्धिका बड़ा हिस्सा है। आरम्भसे आत्मशुद्धि, तपस्या, 
और इसके द्वारा जनताकी शक्ति वृद्धि करनेका मेरा प्रयत्न रहा है। ऐसी तपस्यासे 
उनकी वुद्धि भी ठीक हो जायेगी और इसी कारणसे असहयोगके आरम्भके बाद जो 
स्युनिसियेल्िटीका चुनाव हुआ तव यहाँ अच्छे आदमी चुने गये -- बिना परिश्रम या 
व्ययके । जब वह तपस्थाका वातावरण हट गया तब ग्रड़बड़ होने छगी। 

इस देशकी पुरानी प्रथा यह है कि तपस्या और विद्या यह दो पदार्थ हेँ। 
दोनोंका सम्पादन फरनसे ही सच्चा मनुष्यत्व कहिए, ब्रह्म सम्पन्नत्व कहिए, ब्राह्मणत्व 
कहिएं, जिसे ही शायद आप स्वत्व पहिचानना कहते है, सिद्ध होता है। पुराणमें 
कथा है, रावणादिने बड़ी तपस्या को, पर उसका उनको भोग रूप फल मिला। ये 
* सत्व ' की, आत्मस्वरूपकी, ओर नहीं गये। मेरे विचारमें जो असहयोगके बाद हवा 
बंधी उसमें तपस्थाका अंग था, पर विद्याका अंग नहीं था, इसी कारणसे वह हचा 
स्थिर ने रही, और वो ही तोन वर्षमें लुप्त हो गईं । यह मेरा विचार आप ठीक 
समझते हे या नहीं? 

यह प्रायः ठीक है। थोड़े सुधारकी आवश्यकता है। उस समयकी हमारी तपस्याका 
प्रमाण कम था। यदि हमारी तपस्याका प्रमाण योग्य रहता तो विद्याका हम अवश्य 
संपादन कर लेते | एक जगह ' गीताजी ' में भगवानने कहा है कि जिसकी भक्ति चिरस्थायी 
रहती है उसको बुद्धि वही दे देता है। इस वाक्यपर मेरी बड़ी श्रद्धा है। 

में भो इसको सानता हूँ, पर भवित इस प्रकारसे सफल तभी होती है जब उसका 
लक्ष्य, उसका दृष्ठ, उसका विवय सद्विषय हो, अन्यथा नहीं। “गीता ' में ही कहा है, 
“/ दूसरे देवताओंकों पुजनेवाले दूसरे देवताओंके पास जाते है, मेरा पुजनेवाला मेरे पास 
आता है? और भी कहा है कि "ज्ञानी त्वात्मेव मे सतम्‌” और भो फहा है कि 
/ ज्ञानके सदृंदा दूसरा पवित्र करनेवाला नहीं।” इन बातोंको विचार करके मेरे मनमें 
ऐसा रहा है कि तपत्याके आरम्भसे सच्चे अभीष्टका ज्ञान भी अत्यावश्यक है, नहीं 
तो तपस्थासे संचित शक्ति अवश्य कुमार्गपर चली जायेगी, जेसे रावण आदिको। 
क्या यह ठीक नहीं है! 

विलकुछ ठीक है। 

इसी वास्ते में असहयोगके आरसम्भसे यत्व कर रहा हूँ कि तत्कालका भी जो 
स्वराज्य है उसका अर्थात्‌ बीचवाले औपनिवेशिक स्वराज्यका जो मुख्य तत्व है, 
अर्थात्‌ योग्य प्रतिनिधियोंका चुनना, उसके विषयर्मे असहयोग रूपी तपस्याके साय-साथ 


३२-३४ 


५६० सम्पूर्ण गांधी वादूमय॑ 


उपयोगी ज्ञाचका भी, विशेष रूपसे कॉग्रेसकी ओरसे और नेताओंकी ओरते, उपदेश 
किया जाये। क्‍या यह विचार अनुचित था? 

यदि इसका अर्थ यह है कि छोग्रोंके सामने कोई योजना रखी जाये तो में इस 
रायपर आया हूँ कि ऐसी योजनासे ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। परल्तु लोगोंको इस 
बारेमें ज्ञान देता, उनको जायृत करना, जिससे वे योग्य प्रतिनिधिको ही चुननेके लिए 
शक्तिशाली बन जायें, यह उचित है। प्रतिनिधियोंकी क्या-क्या योग्यता हो-- उमर 
कितनी हो आदि -- उसे में अभीसे बाँधना पसन्द नहीं करता! यह सब चुननेवालोंकी 
ही समझपर छोड़ना चाहिए। 

चरखेके विषयमें, रईके पेदा करने, संग्रह करने आदिके विषयमें, सृत कातने, 
कपड़ा बुनने-बेचने आविके विषय बहुत तफसीलतसे स्वयं अथवा सहायकों द्वारा आप 
जनताको निरन्तर उपदेश देते रहते हें, वसा क्‍या इस गम्भीर विषयमें कि योग्य 
प्रतिनिधि किन रक्षणोंसे पहिचाने जायें, आप जनताकों कुछ थोड़ा भी दिग्दशन करना- 
कराना आवश्यक नहीं समझते ? जो स्वयंतिद्ध बात है, जेसे दो और दो मिलके चार 
होते हैं, वह भी बच्चोंकों बहुत परिश्रमसे सिखानी पड़तो है। खाली समयमें चरखा 
कातो यह भी प्रायः स्वतःप्रमाण बात है, पर यह भी आपके इतने परिश्रमपर भी 
लोकमें जंसी चाहिए वेसी नहीं फैली, फिर प्रतिनिधिकी योग्यताका निर्णय बिना किसी 
भी विशेष उपदेशके आप निर्वाचकोंकी समझपर कंसे छोड़ देना चाहते हें? यदि 
उमरके विवयमें आप फिसी मर्यादाकी सुचवा देता अभी उचित नहीं समझते तो 
अन्य किसी योग्यताके बारेमें तो कुछ झूचना दीजिए ? 

इस बारेमें में कुछ लिख चुका हूँ और समय पानेसे यथायोग्य लिखता हूँ। 
पर सभामें इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती। छोग जब प्रतिनिधि चुननेकी 
अवस्थाको पहुँचेंगे तब उनको इस बारेमें अवश्य उपदेश देता होगा, जिस तरह 
चरखे का दिया जाता है। प्रत्येक वस्तुका समय होता है। 

अब दूसरे विवयपर प्रदत करता हूँ। मजहबवालोंकी एकता क्या बिना उनको 
यह समझाये कि ठुम सभी छोगोंके धर्मोका मुख्य तत्व एक ही है, हों सकती है! 
अर्थात्‌ सजहबोंका असलो एका बिना साबित किये, क्या मजहबवालोंका एका हो 
सकता है? 

नहीं । 

जब भिन्न धर्मवालोंकों समझाया जाये कि सब धर्मोका हृदय एक ही है तब 
ही तो धंवालोंमें एका होगा! 

हाँ। 

इसके लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए ? 

सब धमंके जो अच्छे और सच्चे धर्माचारी छोग हें उनको इस बातका प्रचार 
करना चाहिए | 


भेंट : डॉ० भगवानदाससे ५३१ 


आपने इस विधयमें कोई विद्येप प्रयत्त किया है या करना चाहते हूँ? 

मेने व्यक्तिगत प्रयत्न काफी किया और वह आज भी जारी है। हमारे यहाँ 
इस प्रचारके लिए अधिक लोगोंका अभाव है, अर्थात्‌ हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम मनुष्य हें 
जी अन्य धर्मोके गुण-अवगुण अलूग करके, गुणग्राही वनकर सब धमःके गुणोंका समन्वय 
करके छोगोंके सामने रखें। 

तो क्या आपके जंसे प्रभावश्ालो नेता यह यत्न करना उचित नहीं समझते कि 
भारतवर्षमं जो धर्म प्रचलित हे उनके कुछ चुने हुए उदार-हृदय, उदार-वबुद्धि प्रतिनिधि 
एकत्र होकर एक फकम्तेटो बनाकर इस प्रकारसे सब घर्मोकी हादिक एकताके लिए 
व्याख्यान, लेख, आचार द्वारा यत्न करें? 

मेरी समझके अनुसार यथाशक्ति मेने प्रयत्न किया है परन्तु विद्वान लोगोको इक- 
टूठा करके ऐसा प्रयत्न करानेकी योग्यता मुझमें नहीं दीखती। इसलिए मेने अपने 
व्यक्तिगत प्रयत्वसे सनन्‍्तोष मान लिया है। 

समयकी कमीसे अब दूसरे विषयपर एक प्रइन कर लेता हूँ। हिन्दू सभाको 
ओरसे शुद्धि और संघटनको पुकार हो रही है। आपके विचारमें क्या शुद्धिका काम 
बिना “कर्मणा वर्ण: के सिंदान्तककों माने चछ सकता है, और संघटनका काम 
भोजनकी उस परस्पर अस्पृदयताके मिंठे बिना हो सकता है जो इस समय हिन्दू 
समाजकी हजारों जात्युपजातियोंमें फंली हुईं है? 

शुद्धि और संघटनके वारेमें मेने अपने विचार यंग इंडिया ' में श्रद्धानन्दजीके लिए 
जो स्तुति-छेख ' लिखा है, उसीमें बताये हेँ। उससे ज्यादा कहनेमें असमर्थ हूँ। हाँ, 
इतना कह दूँ कि भोजनके वारेमें जो पंक्तिभेद भी आजकल रखा जाता है वह 
हिन्दू संघटनका घातक है, इसमें कुछ शक नहीं है? 

आपने तारीख ६-१-१९२७ के “यंग इंडिया में इस आशयसे लिखा है, “ तब- 
लोगकों भी, और श्ुद्धिकों भो, जो तबलोगका जवाब है, जड़से बदलना होगा। संसारके 
घर्मोंका उदार-बुद्धिसि अध्ययन करनेका अवश्य यह फल होगा कि धर्म परिवर्तेनका 
वर्तमान अभद्र प्रकार समूंल बदल जाये, जो ऊपरी आकारको ही देखता है और 
तात्त्विक वस्तुकों नहीं। अपनी भक्तिकों एक दलूतसे हठाकर दूसरे दरूकों देना, और 
प्रतिस्पर्धापि भिन्न धर्मवालोंका एक दूसरेकों बुरा कहना --इसीसे परस्पर द्रोह पंदा 
होता है।” . . . “शुद्धिका तीसरा रूप अन्चर्थ 'कन्वर्शन” अर्थात्‌ धर्मपरिचर्तन है। 
वर्घभान सम्मर्षण (अन्योपन्य सहन) और बुद्धि प्रकाशके युगर्म ऐसे धर्मपरिवर्तनकी 
उपयोगितामें मुझे बहुत सन्देह है। में ऐसे धर्मपरिवर्ततका विरोध करता हूँ, चाहे 
हिन्दू लोग उसको शुद्धि कहें, चाहे मुसलमान लोग तबलीग, चाहे ईसाई लोग प्रॉसी- 
लेटजिंग । ” 


१. देखिए “ स्वामीजीके संस्मरण ”, ६-१-१९२७। 


५३३ सम्पूर्ण गोंघी वार 

में भी आपके इत सब विचारोंका हृदयसे अनुमोदन करता हूँ। आपने शब्दींकों 
केहकर थियपोसाफिकल सोंसाइटीकें पहले और इुसरे उद्देश्योंका न क 
यह सोसाइटी आज इक्यावन वर्बसे काम कर रही है और जिसका में तेंतालोस बर्षसे 
संदस्य हूँ। किन्तु प्रत्यक्ष है कि वह 'वर्धमान सम्मर्वण और ब॒द्धिप्रकाश बहुत ही 
मंदयतिसे वर्धभान हें, और उस “संसारके घममोंके उदार बुद्धिसे अध्ययन ” से, जिससे 
/ घमंपरिवर्ततका वर्तमान अभद्र प्रकार श्रमूल बदल जायेगा” जो मनष्योंके केवल 
ललाटोंपर लगाये हुए धर्मफे साइन बोडोंको, ध्यजोंको, बदल देता है -- ड्स अध्ययनसे 
भी प्रत्यक्ष है कि अभोतक उन बहुशिक्षित भनुष्योंकी क्रियापर कुछ प्रभाव नहीं 
पड़ा है जो इन विविध घर्मपरिवर्ततोब्ोगोंको पीछेसे चलानेवाले हैं। ऐसी अवस्थामें 
क्या यह उचित नहीं है कि आप सरीखे बड़े नेता उस परस्पर सम्मर्षण और बढ़ि- 
प्रकाशकी वृद्धिके लिए, तथा विविध घम्मोके उदारभावसे अध्ययनकी शौक्रतर प्रगतिके 
लिए, विशेष प्रकारसे और प्रत्यक्ष रूपसे थत्न करें (जंसा मेरे प्रस्ताव नम्बर ६ फा 
आद्यय है), और देश-भरमें स्थान-त्थानपर समितियाँ स्थापित करें जो इस अत्यावश्यक्ष 
कामको करें जिसको थियोसाफिकल सोसाइटीने इधर कुछ वर्षोसे छोड़-सा रखा है? 
अपने प्रन्‍नका आद्य स्पष्ट करनेके लिए यह और कह देना चाहता हूँ कि जब भेंने 
अपने पहले प्रइनमें पूछा कि 'कर्मणा वर्णः” का सिद्धान्त शुद्धिकार्यका एकमात्र मूल 
भी और पूतिकर्ता भी है या नहीं, तब मेरा अभिप्राय यही था कि यदि यह भाव 
लिया जाये तो सारा मनुष्य संसार तत्काल हो तात्विक हिन्दुत्वमें सम्मिलित किया 
जा सकेगा, और किसी विशेष धर्मको ध्वजा-पंताका चिह्न आदिके बदरूतेकी भी 
आवश्यकता न होगी। 

में एक (अंग्रेजी) कविके शब्दोंमें ही उत्तर दे सकता हूँ कि में दूरके लक्ष्यको 
देखनेकी इच्छा नहीं करता हूँ, मेरे लिए एक कदम ही पर्याप्त है'। अन्ततोगत्वा 
भविष्य तो मनृष्य-मात्रकी समस्त वर्तमान क्रियाओंका, जो बहुघा परस्पर-विरोधिनी 
होती हूँ, फलस्वरूप ही होगा। 

मेरे प्रस्ताव नम्बर २ में मेने जिन योग्यताओंकी सुचना की है, कि ये प्रतिनिधियों- 
में होनी चाहिए, उनमें से कोई भी आपके विचारमें उचित है? 

प्रायः सभी | पर कानूनमें उनका उल्लेख होना ठीक नहीं। यह बात तत्त्वतः 
निर्वाचकोंके शिक्षण ही की है। 

आप प्रायः इसको अनुचित नहीं समझते कि स्वयंसेवकॉका दल कांग्रेसके सम्बन्ध 
सार्वजनिक कार्य करनेके लिए बनाया जाये। यदि ऐसा है तो क्‍या आपके विचारमें 
यदि स्वयंसेवकॉसे उन योग्यताओंकी आशा की जाये और वह बातें मात लछी जाये 
जिनकी सूचना मेंने प्रस्ताव नस्बवर ५ क-खमें की है, तो यह बल बहुत अधिक 
कार्यवाधक हो जायेगा? यदि उन योग्यताओंमें से आपके विचारसे कोई अनुपयुक्त 
हो, या कोई दूसरी योग्यता अधिक उपयुक्त हो तो कृपा करके “उसे बताइए । 


भाषण : वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें ५३३ 


यदि सम्भव हो तो ऐसा दल बनाना अभीष्ट है। योग्यताएँ भी ठीक हें। पर 
अनुभव कहता है कि अभी हम छोगोंकी अवस्था ऐसी नहीं है कि समग्र भारतवर्षके 
लिए हम लोग कोई ऐसा दल बना सकें। केवल प्रस्ताव पास करनेसे ऐसा दल नही 
उत्पन्न हो जायेगा। ' 


आज, १९-२-१९२७ 


२२६. भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमें' 


बनारस 
९ जनवरी, १९२७ 


गांधीजीने कहा कि कुछ हल्कोंसे मुझे ऐसी सलाह दी जा रहो है कि आपको 
जो कहना था सो तो अब बहुत कह चुके। अब आपकी कोई नहीं सुन रहा है। 
फिर आप खादीकी बात करना बन्द क्‍यों नहीं कर देते ? 


छेकिन में अपने प्रिय मन्त्रका जाप करना क्‍यों छोड़ दूँ? क्‍या मेरे सामने 
प्रह्मादका वह प्राचीन उदाहरण नहीं है? उसे मृत्युसे भी अधिक कठोर यातनाएँ 
दी गईं लेकिन उसने रामनामका जाप नहीं छोड़ा। मुझे तो अवतक कोई यातना 
भी नहीं सहनी पड़ी है। फिर में लोगोंको वह सन्देश देना कीसे बन्द कर सकता हे 
जो देशकी स्थिति मेरे कानोंमें आकर वार-वार थुना रही है? पंडितजीने ' आपके लिए 
राजाओं-महाराजाओंसे छाखों रुपये इकट्ठे किये और आज भी कर रहे हे। देखनेमें 
तो लगता है कि यह पैसा धनाढ्य राजाओं-महाराजाओंसे मिलता है, लेकिन वास्तवमें 
करोड़ों गरीब लोगोंसे हो मिलता है। कारण यह है कि यूरोपके विपरीत हमारे यहके 
घनाढ्य लोगोंका घन हमारे उन ग्रामीण भाइयोंकी कीमतपर ही बढ़ता है जिनमें से 
अधिकांशको दिनमें एक वार भी पूरा भोजन नहीं मिलता। इस प्रकार आप जो 
शिक्षा पाते हैं, उसकी कीमत वे क्षुबा्त ग्रामवासी चुकाते हे जिन्हें यह शिक्षा कभी 
भी नसीब नहीं होगी। इसलिए आपका यह कत्तंव्य है कि जो शिक्षा आपके गरीब 
भाइयोंकी पहुँचसे परे है, वह शिक्षा ग्रहण करना आप बन्द कर दें। किन्तु आज मे 
आपसे यह करनेको नहीं कह रहा हूँ । आज तो में आपसे उनके लिए मात्र एक छोटा-सा 


१. डॉ० भगवानदासकी विप्पणीकि अनुसार इस प्रश्नोत्तका अधिकांश भाग हिन्दीमें था। केवल कुछ 
अंश ही अंग्रेजीमें था जिसका हिन्दी अनुवाद कर दिपा गया था। अरकलाशनसे पूर्व इस अश्षोत्तरके प्र 
महात्माजीकौ दिखला लिये गये थे भौर उनकी स्वीकृतिके वाद दी आजमें उन्दें प्रकाशित किया गषा! 

२. इस सभाका आयोजन गांधीजीके आगमनते सप्ताह-भर पूर्व वाशसरायके आगमनके अवप्तपर छाड़े 
किये गये शामियनेमें किया गया था। सभामें लगभग २००० विधार्थी मौजूद ये। पद रिपोर्ट मद्दारेव 
 देताईके “ साप्ताहिक पत्र ” से छो गई है। 

३० पण्डित मदनमभोदन माल्यीय। 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यज्ञ करके उनके उपकारका थोड़ा-सा प्रतिदान ही देनेको कह रहा हूँ। कारण, 
गीता ” में कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ किये बिना खाता है वह चोरीका भाल खाता 
है। युद्धकालमें ब्रिठेनके तमाम नागरिकोंसे जिस यज्ञकी अपेक्षा की जाती थी वह यह था 
कि हर परिवार अपनी बाड़ीमें आलू पैदा करे और हर परिवार थोड़ी-सी सीधी-सादी 
सिलाई किया करे। हमारे लिए हमारे युगका यज्ञ चरखा चलाना है। में दिन-रात 
इसके बारेमें कहता रहा हूँ, छिखता रहा हँ। अब आज और अधिक नहीं कहूंगा। 
अगर भारतके गरीबोंका यह सन्देश आपके हृदयकों छू पाया है तो में आपसे कहगा 
कि आप कलर ही कृपाछानीके खादी भण्डारपर घावा बोल दें और उसके सारे भालकों 
खरीदकर उसे खाली कर दें तथा आजकी रात अपनी जेबोंको बिलकुल खाली कर 
डालें। पंडितजीने भिक्षाटन कछाको खूब सिद्ध कर लिया है। मेंने भी यह कला उन्हींसे 
सीखी है, और अगर वे राजाओं-महाराजाओंसे घन वसूल करनेमें सिद्धहस्त हें तो 
मेंने भी गरीबोंकी जेबोंकों उनसे भी गरीब लोगोंकी खातिर खाली करवानेके लिए 
उतनी ही बेहयाई बरतना सीखा है। 


मा व के 


आपके लिए छाखों रुपये भीख माँगने, आपके लिए ये शानदार इमारतें खड़ी 

करनेमें, मालवीयजीका एक उद्देश्य यहाँसे विशुद्धतम कान्तिवाले रत्न तैयार करके 
देशको देता है, और मातृभूमिकी सेवाके लिए अच्छे और सशक्त नागरिक प्रस्तुत करना 
है। अगर आप उस हवाके झोंकेमें बह जायेंगे जो पर्चिमसे आ रही है तो उनका 
उद्देश्य विफल हो जायेगा। ऐसा नहीं है कि सारा यूरोप इन तरीकोंका हामी है। 
ऐसे यूरोपीय भाई भी हूँ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, जो उस विषाक्त प्रवृत्तिको 
रोकनेके लिए संघर्षरत हें। लेकिन, अगर आप समय रहते सचेत नहीं हो जायेंगे 
तो अनेतिकताका जो झंझावात तेजीके साथ बल पकड़ रहा है, वह इतना प्रबक् 
हो जा सकता है कि आपको अपनी चपेटमें छेकर बिछकुल विवश कर दे। इसलिए 
में अपने हृदयकी समस्त शक्तिसे आपसे कहता हूँ: सावधान हो जाइए, इस आगसे 
समय रहते बच निकलिए, अन्यथा यह आपका सर्वनाश कर देगी। 

| अंग्रे जीसे 

यंग इंडिया, २०-१-१९२७ 


२२७. भाषण: श्रद्धानन्द-स्मृति सभा, बनारसमें 


९ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीने कहा कि आज बड़ा पवित्र दिन है कौर यह सभा भी बहुत अच्छे 
स्थानपर हो रही है जहाँ मन्दिर और मस्जिद बगल-बगलमें है। कोई मुसलमान 
स्वामी श्रद्धानन्दनीको शत्रु समझता हो तो वह गलती करता है। वे वीर पुरुष थे। 
उनको दीर गति प्राप्त हुई। थे धर्म और सत्यके अनुसार बड़े साहस और चौरतासे 
अपना काम करते रहे। 


आज, १०-१-१९२७ 


२२८. भाषण; अस्पृर्योंकी सभा, बनारसमें 


९ जनवरी, १९२७ 

महात्माजीने कहा: 

आपका अभिननन्‍्दनपत्र पाकर में अपनेको छृतार्थ हुआ समझता हूँ। यदि मुसल- 
मान समझ लें तो आजका दिन उनके लिए भी पत्रिव है, क्योंकि स्त्रामी श्रद्धा- 
ननन्‍्दकी आत्मा तथा गुणोंका स्मरण करनेके लिए हम छोगोंने आज गंगा-स्तान किया 
है। हमने इसलिए स्नान किया है कि उनके गुण हममें भी आ जायें । स्वामीजी अछूतोके 
मित्र थे, उनके दुःखसे वे दुःखी होते थे, इसीके कारण उन्होंने देहका त्याग किया। 
यह अच्छा ही है। यदि किसीका धर्मके कारण खून किया जायें तो जिसका खून 
होता हैं उसका भला ही होता है, उसके लिए इससे बढ़कर कोई मृत्यु नही है। 
स्वामीजी इतने सतत (दृढ़) थे कि जहाँ अछूतोंको जानेका अधिकार नही था वहाँ 
उन्हें स्वयं भी जानेमें कष्ट होता था, जैसा कि युधिष्ठिर बगैर अपने कुत्तेको साथ 
लिए स्वगंर्में नहीं जाना चाहते थे। अछूतोंमें दोष भी हें। कुछ अछूत शराब पीते 
है। यह छोड़ना चाहिए। यह न कहना चाहिए कि दूसरे वर्ण तो पीते है, क्योकि 
अछूतोंको आगे बढ़ना है। गुणोंका अनुकरण करना चाहिए, दोषोंका नहीं। जुआ नही 
खेलना चाहिए । झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ रहना चाहिए | हमको सुबह-शाम 
 राम-राम” कहकर अपनी आत्माकी शुद्धि करनी चाहिए। हम सबको खहर ही 
पहनना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबोंको जीविका मिलती है। आज देशभंरमें स्वामीजी- 
के नामपर अछुतोद्धारके लिए चन्दा इकट्ठा होगा। हम चाहते हे कि कमसे-कम 
एक-एक पैसा आप लोग भी दें। 

अन्त भमहात्माजीने ईद्वबरसे प्रार्थभाकों कि अछूत कहानेवाले छोगोंका हृदय 
पवित्र हो और वे भी हिन्दू जातिके स्तम्भ बनें। 


आज १०-१-१९२७ 


२२९. भाषण : महिलाओंकी सभा, बनारसमें' 


९ जनवरी, १९२७ 
भगिनियो, में अभी एक सभासे आ रहा हैँ और एक बड़ी सभामें जाना है। 
अगर आप छोग शान्त होकर सुनें तो में आपसे दो बातें कहूँ। पहली बात तो यह 
कि अगर आप हिन्दुस्तानमें स्वराज्य यानी रामराज्य चाहती हूँ तो आप सीताकी तरह 
शुद्ध हों। सीताजी अपने मन और शरीर दोनोंसे पवित्र थीं। लंकासे वापस आनेपर 
जब उनकी अग्नि-परीक्षा हुई तो अग्निने उन्हें स्पशतक नहीं किया। क्यों ? इसलिए 
कि वे शरीर ही से नहीं बल्कि हृदयसे भी शुद्ध थीं। उस समय विलायतसे कपड़ा नहीं 
आता था, विलायती वस्त्र नहीं पहतना जाता था। सब चरखा चलाती थी और खादी 
पहनती थीं। विदेशी वस्त्रोंसे कोई सौन्दर्य नहीं बढ़ता। मन और शरीरकों पवित्र करना 
ही असली सौन्दर्य है। मत और शरीरको पवित्र रखनेवाली स्त्री ही हमारी पूज्य हो 
सकती है। इसलिए बहिनो, तुम खादी पहनो और चरखा चलाओ और पवित्र बनो। 
अपने लड़के-छड़कियोंकों भी खादी पहनाकर शुद्ध बनाओ। खादीके कार्यके लिए अगर 
आप लोग कुछ देना चाहती हों तो मुझे दें। 
दूसरी बात जो में आज आप लोगोंसे कहना चाहता हूँ वह स्वामी श्रद्धानन्दजीकी 
मृत्युके बारेमें है। वे मरे नहीं, बल्कि हमारे हृदयमें जीवित हैं | वे वीर थे, उनकी आत्मा 
महान्‌ थी। हम लोगोंने आज गंगा-स्नान किया और उनको श्रद्धांजलि दी और इंश्वरसे 
प्राथना की कि वह उनके गुण हमको भी दे ताकि हम उनके कार्यकों कर सके। 


आज, १२-१-१९२७ 


२३०. भाषण-: बनारसको सार्वजनिक सभासें 
९ जनवरी, १९२७ 


भहात्माजीने उत्तरमें अभिनन्‍्दनपत्नके लिए धन्यवाद देते हुए फहाः 

| म्युनिसिपल् ] बोर्ड द्वारा दिये गये पत्रमें यह बात कही गई है कि में काशीजी- 
से अपना नया कार्य शुरू कर दूँ। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि में यहाँ कोई 
नया काये बताने नहीं आया हूँ और न मुझे किसी नये कामका पता ही हैं। इसलिए 
जो लोग कोई नया कार्यक्रम जाननेंके लिए यहाँ आये होंगे उनको नाउम्मीद होना 
पड़ेगा और उसका मुझे दुःख है। में जिस बातमें छोगोंकी भछाई समझता हूँ वही 
लोगोंके सामने रखता हूँ। हमारे हिन्दुस्तानमें जितनी कंगाली है, जितनी कर है 
उतनी दुनियामें कहीं नहीं है। गरीबोंके छिए काम चाहिए, किसानोंके लिए चार महीनेके 


१. यृद्द दिन्दू स्कूल्के काशी नरेक्ष दोलमें हुईं थी। 


भाषण : वतारसकी सार्वजनिक सभामें ५३७ 


है 


वास्ते काम चाहिए। गरीवोंको पैसा दे देनेसे हमारे उद्देश्यकी पूर्ति नही हो सकती। 
इससे वे भिखारी हो जायेंगे। उनके लिए और किसानोंके लिए सवसे अच्छा काम चरखा 
है। इससे वढ़कर आसान धन्धा अभीतक मुझे किसीने नहीं बताया है। इसलिए मेरी 
आप छोगोंसे प्राथंना है कि आप खादी पहनें, चरखा चलायें और इस काममें मदद 
दें। आपसे भेरी प्रार्थना हैं कि सभा ख़तम होनेपर आप लोग खादी प्रदर्शनी देखने 
जायें। उसको देखनेके बाद आपको मालूम हो जायेगा कि कितनी अच्छी खादी तैयार 
होती है। अगर खादीके काममें हमें छोगोंसे मदद मिले तो इससे दस गुना काम हो 
सकता है। 

हमारे दिलमें खुदा रहता है। हम उससे पूछें तो मालूम होगा कि गरीबोके हाथरो 
बने हुए कपड़ोंकों पहचना हमारा कत्तंव्य है। विदेशी छोग तो अपना माह देनेके लिए 
हमें मुफ्तमें कपड़ा दे सकते हँँ। जो छोग गरीबोंके लिए दो पैसा अधिक देनेसे ढरते है, 
वे सच्चे सनातनधर्मी और पाक मुसलमान नहीं हो सकते। जो गरीबोकी मदद नहीं 
कर सकते उनका ईइवरका नाम लछेना व्यर्थ है। 

में बंगाली टोला, और हिन्दू स्कूलसे स्त्रियोंकी सभासे आ रहा हूँ। स्त्रियोने 
कुछ चत्दा दिया है। उन्होंने गहना भी उतार कर दे दिया है। यहाँ भी बहनें मौजूद 
हैं। उनसे भी कहता हूँ कि वे सीताजीकी तरह पवित्र बनें। उनकी जब अग्वि-परीक्षा 
ली गईं, उन्होंने जब अग्ति्में प्रवेश किया तो भी वे जली नहीं, अग्निने उन्हे स्पर्ण 
नहीं किया। सीताजीके बदनसे विदेशी वस्त्र छू भी नहीं गया था। सीताजी और उनकी 
दासी चरखा चलाती थीं। सीताजीके युगर्मो सृूत काता जाता था और उसीका बुना 
हुआ वस्त्र हम पहनते थे। स्त्रियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे भी चरखा चलायें और 
खादी पहलें। 

अब मुझे सुनाया जाता है कि में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके मामकेमें क्यों चुप रहता 
हैँ। यह प्रइन अब हमारे हाथोंसे निकल गया है। आज स्वामी श्रद्धानन्दगीको जछाजलि 
देनेका दिन है। हमें चाहिए कि हम उनकी आत्माके साथ मिलन करें। एक भाई 
पागछ हो गया और उसने उनकी हत्या कर दी। उनकी वस्तुतः मृत्यु नही हुई है। 
वे अब भी जीते हें। अगर वह आदमी पागल न हो ग्रया होता तो यह वात नामु- 
मकिन थी। मेरे पास पत्र आते हें कि इस घठनाके पीछे वहुतसे छोग हें। मुझे इन 
सवका पता नही है। पर में यह जानता हूँ कि उनकी ह॒त्या कुरान के विरुद्ध है। 
श्रद्धानन्द मुसलमानोंके दुश्मन थे, यह में नहीं मान सकता। उनकी सब बातोंसे मेरी 
सहमति न थी, उतके सब मतोंसे में सहमत न था, तो भी में कई दफा कह चुका हें 
कि मुसलमान लोग स्वामी श्रद्धानन्दबी, मालवीयजी और छाछाजीको दुश्मन न समझें । 
सवको स्व॒तन्त्रता और निर्भयताके साथ अपने खयालोंको प्रकट करनेका अधिकार है। 
अपना धर्म बतानेका सबको अधिकार है। स्वामीजी सब जीवोके साथ दया करने- 
वाले थे। अब तो अछूतोंके साथ वहुत-कुछ मनुष्यताका व्यवहार होने छगा है। इस 
सम्वन्धमें हम वहुत कुछ आगे बढ़े हें और उन्नति की है। स्वामी श्रद्धानन्दजीने 
बहुत शुरूसे इस बारेमें काम किया है। अछ्तोद्धार उनके कार्यका मुख्य अंग था। 


५३८ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


अब दिन आ रहा है कि हिन्दू और मुसलमान अपना दिल साफ करेंगे और तब 
ईइवर' प्रसन्न होगा। स्वामीजीकी आत्माको प्रसन्न करनेका उपाय यही है कि उनके 
अछ्तोद्धारके काममें आप लोग मदद दें। 

हिन्दुओंसे मुझे कहना है कि वे अस्पृश्यताका कल्ूंक धो डालें। यही सच्ची 
शुद्धि होगी। वे बदला छेतेका भाव अपने मनमें न छावें। अगर वे ऐसा खयाल करेंगे 
तो वे श्रद्धानन्दनीकी आत्माको दुःखी करेंगे और यह हिन्दू घर्मके लिए कलंककी 
बात होगी। पागछूपनका जवाब पागरूपन नहीं हो सकता। हिन्दुओंसे मेरी प्रार्थना 
है कि वे बदरा लेनेकी कोशिश न करें, इरादातक न करें। ऐसा करना स्वामी 
श्रद्धानन्दजीकी आत्माको दुःख देना होगा। 

मुसलमानोंसे मेरा कहना है कि में चाहता हूँ कि एक मुसलमान भी ऐसा न हो 
जो अपने कमरेमें बैठकर स्वामी श्रद्धानन्दजीकी हत्याकी बातको पसन्द करे। कुरान ' में 
ऐसी बातका हरगिज समर्थन नहीं किया जा सकता। हम सब अगर हिन्दुस्तानको 
आजाद करना चाहते हेँ तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल्लोंको साफ करें। 


आज, १२०१० १ ५२७ 


२३१. पत्र: मोौराबहनको 


बनारस उर्फ काशी 
१० जनवरी, १९२७ 
असंशोधित 


चि० मीरा, 


तुम्हारा पत्र मिलता, या कहूँ कि तुम्हारे पत्र मिले ? स्टेशन जानेका समय हो गया 
है, फिर भी यह खत लिख रहा हूँ। 

तुम्हें जो तरह-तरहके अनुभव हो रहे हैं; उत सबसे मुझे खूशी है। कक तुम 
अपना स्वास्थ्य और मानसिक सन्तुरून बनाये रखोगी, में तुमसे नाराज नहीं होऊँगा। 
बाकी तो हम भूलें करके ही सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी जानमें तुमने कोई भूछ 
की है। परन्तु जहाँ भूल होनेका ज्ञान हो, वहाँ अधिकांश मामलोंमें सुधार कर लेवेकी 
तैयारी ही काफी भक्‍्रायश्चित्त और इलाज है। 

काशीमें मुझे बहुमूल्य अनुभव हुए, मगर उनकी चर्चा करनेका मेरे पास समय 
नहीं है। 

सस्नेह, 


बा; 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९६) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


२३२: पत्र: आश्रसकी बहनोंको 


। कायी 
मौनवार, पौप सुदी ६ [१० जनवरी, १९२७ ] 


बहनो, 

चि० राधाका लिखा हुआ पत्र मुझे कल ही मिला। में देखता हूँ कि तुम्हारी 
सात बजेकी प्रार्थना नियमसे हो रही है और उसमें सबको आनन्द आता है। इससे 
मुझे खुशी होती है। काकासाहबका कहना ध्यानमें रखने लायक है। हाँ! या ना' 
कहकर बैठे रहनेके बजाय हमें उसके कारण समझने और समझानेकी शवित पैदा 
करनी चाहिए। 

कल श्रद्धानन्दजीका श्रद्धांजछि दिवस था। पं० मालवीयजी अभी काश्ीमें ही 
हेँ। उन्होंने अन्त समयपर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाना है और वहाँ अंजलि 
देनी है। में तेयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठके विद्यार्थी, जो मुझसे मिलने आये 
थे, उन्हें साथ ले लिया। दो-दोकी कतार वाँधकर हम निकल पड़े। मालवीयजी 
शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगाघाटका वर्णन करनेका तो 
मुझे समय नहीं है। यह दृश्य भव्य है। घाटपर में जितनी चाहता हूँ उतनी सफाई 
नही है। 

स्नान करके हम काशी-विश्वनाथके दर्शनोंके लिए गये। वहाँका शेप वर्णन तो 
शायद महादेव करेगा। जर्मन बहन हमारे साथ थीं। उन्हें घुसने देंगे या नही, इस 
बारेमें शक था। वह बहन बौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायेगी। उसे कोई कंसे 
रोक सकता है? उसे रोकेंगे तो मुझे नहीं जाना है, यह मेने सोच रखा था। मगर 
पंडेको यह बतानेपर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया। 

काशी-विश्वताथकी गलीकी गन्दग्रीकी तो क्‍या बात लिख! 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३४) की फोटो-नकलसे। 


१. ऐसा छागता है कि पौष सुदी ७ की जगह भूछसे पौष सुदी ६ छिख दिपा गया है वर्षोकि मौनवार 
पौप सुदी ७ को था। 


२३३. पत्र; मणिलाल गांधीको 


काशी 

सोमवार [१० जनवरी, १९२७]! 
चि० भमणिलाछ, 

तुम्हारा पत्र मिला। बा उसे भले पढ़ के। अभीतक तो वह मैंने उसे पढ़नेके 
लिए दिया नहीं है, लेकिन देनेका विचार रखता हूँ। तुमने यदि हरिछालको दस रुपये 
भी न दिये होते तो उसपर उपकार होता। छेकिन तुमने दिये इसकी चिन्ता नहीं 
है। इसे में बड़ी भूल नहीं मानता। अनेक बार कठोरता ही सच्ची दया सिद्ध होती है 
और कोमछता निर्देयताका काम करती है। यदि सारा जगत शुद्ध हृदयसे हरिलालके 
प्रति कठोर बन जाये तो उसकी आँखें अभी खुछ जायें। छेकिन चूँकि सब लोग 
दोषोंसे भरे हुए हूँ इसलिए शुद्ध कठोरता नहीं दिखा सकते। हम स्वयं दयाके इच्छुक 
हैं। इसीलिए दूसरेके प्रति झूठी दया दिखाते हें। तुमने हरिछाकूकों दस रुपये दिये, 
इसके लिए में तुम्हें डाँट नहीं रहा हूँ बल्कि ज्ञान दे रहा हूँ। अभी तुम्हें अनेक 
बार कसौटीपर चढ़ना होगा। 

तुम्हारे छिए व्यवस्था कर रहा हँ। तुम निश्चिन्त रहो लेकिन योग्य बनो। 
एक पल भी व्यर्थ न गँवाना। शक्ति हो तो यंग इंडिया अथवा नवजीवन के 
लिए ई० आ० के विषयमें लेख लिखकर मुझे तुरन्त भेजना। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० १११८) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांधी 
२३४. पतन्न : सीराबहनको 
१ 0 जनवरी, २ ९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारा वह पत्र मिक् गया, जिसमें तुमने हकीमजीके साथ गाड़ीमें घूमनेका 
वर्णन किया है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि तुम ब्रजकिशनजीके यहाँ स्वा- 
दिष्ट भोज॑न खा लो या हकीमजीसे पान ले लो। हकीमजीने तुम्हें पानके लिए लुभाया, 
इसका मुझे दुःख है। वह बुरी चीज है और उन्हें चाहिए था कि वे तुम्हें पात 
हरगिज न देते। परल्तु रायें जलूग-अछग होती हैं। स्पष्ट है कि वें इसे निर्दोष सम- 
झते हैँ। फिर भी स्वादिष्ट भोजन और पानका स्वाद छेनेंको उचित ठहरानेके लिए 


१, सोमवार १० जनवरी, १९२७ को गांधीजी बनारसमें थे। 


पत्र ५ मीरावहनकों ५९ ! 


हुमने जिस दलीलसे कोम लिया है, वह भेरी रायमें दोपपूर्ण है। जिस चीजके छेने- 
की जरूरत न हो या इच्छा न हो, उसका स्वाद हमें क्यों जानना चाहिए? बया 
तुम्हें माहूम हैं कि हर तरहकी बुराईको उचित ठहरानेके लिए हमेशा यही दलील 
दी गई है ? यह वर्जित सेवका लाखो बार दोहराया हुआ किस्सा है; यानी यह प्रव्त कि 
जिस चीजको छेने या छूनेंसे मुझ मत्ता किया जाता है, उसका स्वाद मुझे क्यों नहीं 
जानना चाहिए। मगर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अग्रर मेरा तर्क तुम्हारी 
समझमें न आये तो तुम्हें मुझसे घीरजके साथ वहस करनी चाहिए। अगर तुम मेरे 
तर्ककी कंद्र करती हो तो वह भविष्यमें चेतावनीका काम दे सकेगा। मगर इसका 
परिणाम आत्म-प्रताड़ना नहीं 3 08 चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। घटना तो 
तुच्छ है। परल्तु तुच्छ बातोंमें भयंकर सम्भावनाएँ छिपी रहती है। इसलिए मेने 
पिताकी तरह तुम्हें सावधान किया है। 

अब तुमने कन्या गुरुकुलका जो विश्लेषण किया है, उसके सम्बन्धमें। में आशा 
करता हूँ कि तुमने विद्यावत्तीसे इसके बारेमें वात की है। लेकिन तुम्हें इसके वारेमें 
आचार्य रामदेव और आचार्य सेठीसे खुछकर बात करनी चाहिए। आचार्य रामदेव उनके 
पथ-दर्शक हैं और उनको जेंच जाये तो तत्कारू सुधार किया जा सकता है। में 
उन्हें तुम्हारे पत्रका सम्बन्धित अंश उद्धृत करके भेजूंगा। उससे तुम्हारी स्थिति काफी 
स्पष्ट हो जायेगी। अस्वच्छता और अनुशासनहीनता समाप्त होनी ही चाहिए। मुस्लिम- 
विरोधी भावना जरा ज्यादा ठेढ़ी ख्लीर है। छेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य करना है। 
अगर रोका जा सके तो छोटी बालिकाओंके दिमागमें जहर न घोलना चाहिए । छेकिन 
इन सभी बातोंकी चर्चा करते हुए भी अपनी सीमाओंका ध्यान रखना | तुम वहाँ हिन्दी 
सीखने और अनुभव प्राप्त करने गई हो, सुधार करने या शिक्षा देने नहीं। इसलिए 
तुम जो-कुछ कहो, सिर्फ सुझावके तौरपर यों ही कहो, जिसे चाहे स्वीकार किया जाये, 
चाहे न किया जाये। तुम्हारा अपना आचरण ही सुधारकी दिख्लामें पर्याप्त प्रयत्न है। 

यह पत्र में चलती गाड़ीमें अपने मौनके दरमियान लिख रहा हूँ। मौन रातके 
नौ बजे खुलेंगा। 

सस्नेह, 


बापू 


| पुनरच : े 

हाँ, जब तुम तकली-कताईका निरीक्षण करने दिल्ली जाओ तो ब्नजकिशनके यहाँ 
ठहर सकती हो। 

वापू 

[ पुनरच : | 

क्या तुम मेरा लिखा पढ़ पाती हो 

अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९५) से | 

सौजन्य : मीराबहन 


१, घाइबिछका भादम और होवाका प्रसिद्ध किस्सा। 


२३५५ पत्र: नानाभाई इच्छारास मशरूबाराको 


ट्रेनपर 
सोमवार [१० जनवरी, १९२७] 

भाईश्री तानाभाई, 
तुम्हारा पत्र मिला। मुझे छूगता है कि दास्तानेकी माँग उचित है। इस बार में 
चन्दा उगाहनेके मिमित्त यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए मुख्य रूपसे वहाँ ही जाऊँगा जहाँ 
उसकी आशा हो; छेकिन मानता हूँ कि अकोला तो यात्रा्में होगा ही। जहाँ तुम्हारे 
जैसे खादीभकत हों वहाँ में न जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले में तुम जैसा 
लिखते हो उसी भावसे यात्रा किया करता था। यह भेद यदि तुम्हें समझ न आया हो 
तो फिर पूछता । उम्मीद है, बहन गोमतीका' बुखार उतर गया होगा और किशोौरछारू 


अबतक चले गये होंगे। 
बापूके आशीर्वाद 


श्रीयुत नानाभाई इच्छाराम मशरूबाला 
अकोला जिला 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३१९) की फोटो-नकछसे। 
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला 


२३६: पत्र: गंगाबहन वेद्यको 

[१० जनवरी, १९२७ के पदचात | 

चि० गंगाबहन, 
भूलें होनेसे घबरानेकी कोई जरूरत नहीं। प्रयत्न करनेसे वे खुद-ब-खुद दूर हो 

जायेंगी । 

जिसका मन निरन्तर परोपकारमें रत रहता है वह आसानीसे आत्मिक उन्नति 
प्राप्त करता है। तुम तो परोपकार करती ही रहती हो, इसलिए सब कुशल ही है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ८७०४) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य 
१. ढाककी मुहरपर १३ जनवरों, १९२७ तारीख दै। सतोमवार १० तारीखकों पढ़ा था। 


२, किशोरलारू मशरूवालाको पत्नी। 
३. यद पत्र गंगाबहइनके १० जनवरी, १९२७ के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था। 


२३७. पतन्न: गोरक्षा समिति, मेसुरको 


[ पत्नोत्तरका पता :] 
आश्रम, सावरमती 
११ जनवरी, १९२७ 
प्रिय सित्र, 

आपके २७ नवम्बर, १९२६ के पत्रका जवाब देनेमें बहुत विलम्व हुआ है, इसके 
लिए में आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपका पहला पत्र यथा-समय मिल गया था। 
मेरे खथालसे वह बिलकुल औपचारिक था, और चूँकि भेरे पास कुछ खास कहनेकों 
नहीं था इसलिए मेंने आपको उत्तर नहीं दिया। आपके दूसरे पत्रसे मुझे छगा कि आप 
मेरी राय प्राप्त करनेको उत्सुक हें। छेकिन उस समय में काममें इतना व्यस्त था 
कि ठीक विचार करके कुछ लिख भेजनेका अवकाश ही नहीं था। यह जवाब भी में 
बिहास्यात्राके दौरान दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इन तथ्योंको मेरे उत्तरमें 
विलम्बका पर्याप्त कारण मान छेंगे। शायद अब कोई जरूरत भी न हो, तथापि मेँ 
अपने मनको सन्तोष देनेके लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले उत्तर न देनेमें 
आपके प्रति मंशा असौजन्य दिखानेका नहीं था और अब जब कि मुमकिन है मेरा 

उत्तर वक्‍त निकल चुकनेके बाद पहुँचेगा, वैसा कोई भाव नही है। 
में धर्मके मामछेमें राज्य द्वारा किसी प्रकारके हस्तक्षेपके विरुद्ध हे, और भारतमें 
ग़ायका सवार धर्म और अर्थका मिलछाजुला सवाल है। जहाँतक आशिक प्रइनका 
सम्बन्ध है, मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि मवेशियोंकी रक्षा करना हर राज्यका 
कत्तव्य है, चाहे वह हिन्दू राज्य हो या मुसलमान राज्य। किन्तु यदि में आपकी 
प्रन्‍्नावलीको ठीक समझा हूँ तो उसका मन्शा यह जानतेका है कि गोवधका नियमन 
करनेके लिए, उन मामलोंमें भी जिन्हें मुसलमान धामिक मानते हूँ, क्या राज्यका 
हिन्दु और मुसलूमानोंके बीच हस्तक्षेप करना उचित होगा अथवा नहीं। में भारतको 
जितना यहाँ जन्म लेनेवाले हिन्दुओंका देश मानता हूँ उतना ही वह यहाँ जन्म 
लेनेवाले मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगोंका देश भी है। और भारतके किसी 
हिन्दू राज्यमें भी यदि वहाँकी कोई प्रजा घामिक उद्देश्यसे गोवध करना चाहे तो बिना 
ऐसी प्रजाके प्रबुद्ध बहुमतकी मर्जीके उसका निषेध नहीं होता चाहिए, वश्ञतें कि गोवव 
खानगी तौरपर किया जाये और हिन्दुओंको उत्तेजित करने या चोट पहुँचानेका कोई 
मन्शा उसमें न हो। यह अवश्यम्भावी है कि इस प्रकारके गोवधकी जानकारी-मात्रसे 
हिन्दुओंको ठेस पहुँचेगी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम जानते हें कि भारतमें गोवध 
अकसर हिन्दुओंकी भावनाओंको चोट पहुँचानेके उद्देश्यसे ही किया जाता है। जिस राज्य- 
को अपने विभिन्न समाजोंकी भावनाओंका तनिक भी खयाल है, उसे ऐसी हरकतोंको 
सख्तीसे रोकना चाहिए। लेकिन मेरी रायमें गायके सवालका जो आधिक पहलू है 
उसे समुचित तौरपर सम्हाला जाये तो घर्मके नाजुक पहलूका हल वह अपने-आप 


५४४ सम्पूर्ण गांधी वॉर्ड्मर्य 

प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी परिस्थिति बन सकनी चाहिए कि गोवध आधिक दृष्टिसे 
असम्भव बन जाये --ऐसी' परिस्थिति बन भी सकती है। किन्तु दुर्भाग्यवश् स्थिति 
यह है कि भारत जैसे देशमें हिन्दुओंका यह पवित्र पश्ु ही संबसे सस्ता वध-पशु बन 
गया है। इसके लिए में तिम्नलिखित सुझाव देता हूँ : 

१. राज्य खुके बाजारमें बिकनेके लिए आये हुए पशुको अन्य खरीदारोंसे 
ज्यादा बोली लगाकर खरीद ले। 
मे हि राज्य सभी प्रमुख नगरोंमें डेरियाँ खोले ताकि लोग्रोंको सस्ता दृघ उपलब्ध 
हो सके। 

३. राज्य चमड़ेके ऐसे कारखाने चलाये जहाँ वह अपने राज्यके मरे हुए पशुओं 
की खाल, हड्डी आदिका उपयोग कर सके, और साथ ही खुले बाजारमें भी मरे हुए 
पशुओंको वह खरीदे। 

४. राज्यकों आदर्श पशु-फार्म चछाने चाहिए और पशुओंकी नस्ल सुधारने और 
उन्हें रखंनेकी कछाकी शिक्षा लोगोंको देनी चाहिए। 

५. राज्यको इसकी उदार व्यवस्था करनी चाहिए कि . . .' 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १२६६७) की माइक्रोफिल्मसे। 


२३८ पतन्नः ए० सी० सी० हा्वको' 

[ पत्रोत्तरका पत्ता :] 
आश्रम, साबरमती 
११ जनवरी, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
आपने क्रिसमसके दिन जो पत्र सुझे लिखा था वह मेरी यात्राके दौरान जगह- 
जगहसे पुनः प्रेषित होकर भेजा जाता रहा और अब आज मुझे मिला है। आप यकीन 
कीजिए कि जनरल डायरके अथवा सर भमाइकेल ओ'डायरके खिलाफ मेरे मनमें कोई 
बात नहीं है।' वे दोनों तो एक गहरी पैठी हुईं बीमारीके परिणाम और उसके लक्षण 
मात्र थे। इस बीमारीकी मुझे उस समय पर्याप्त जानकारी नहीं थी, जब मेंने अमृतसरमें 


१. पत्र अधूरा है। 

२ दावे १९१९-२० में खाल्खा काढेज, अमृतसरमें अध्यापक्ष थे और गांधीषी जब काेजमें गये ये 
तन उनसे भेंट की थी (एस० एन० १२०९४ )। 

३, दार्वेने २१ दिसम्बरकों वम्बईमें हुईं एक समाका हवाला दिया था जिसमें सर चिमनलाल सीतछवाढ 
भौर जिन्‍नाने “अमृतसरवाली नौति” को फिरसे अपनानेका सुझाव दिया था। दार्वेने गांधीणीकों पाद 
दिलाया था कि भम्ृतसरमें उन्होंने कांग्रेसी नरम और सदृयोगकी नीति स्वीकार करनेके लिए राजी कर 
लिया था। हार्वेने भपने पत्रमें यह भी लिखा था कि सरकारकी तरफसे णो-कुछ दोता दे उससे भी खराब 
बातें राष्ट्रवादियोंकी भोरते की जाती हैं ( एस० एन० १२०९४ )। 

४. यहाँ साधन-सत्रमें सम्बन्धित वाक्यमें शब्द 'प्रीचर” था। इसे “क्रोचर ” मानकर इस वावेषका 
अनुवाद किया गधा डे। 


पत्र : ए० सी० सी० हार्वेको ५४५ 


सहयोग करनेकी अपील की थी । भेरी दल्लीलमें जो भी ताकत थी वह सहयोगके 
प्रति मेरी शुद्ध आस्थाके कारण थी। अब रौलट अधिनियम बन जाने और उसके बाद 
होनेवाली घटनाओके वाद मेरी आाँखें खुल गई हे और में अपने भीतर वह उत्ताह 
पैदा नहीं कर सकता जो अमृतसरवाली अपील करते समय मुजमें था। मेरा विस्वास 
हिंछ॒ गया है। और फिर ऐसी कोई वात नहीं हुई है जिससे वह विश्धास दुवारा 
जम सके; हालांकि में फिरसे वही विश्वास अपने अन्दर महसूस करनेके लिए उत्सुक 
हूँ। किसी व्यक्ति या किसी कामके प्रति अविश्वास-भाव रखना मुन्न सुखकर नही 
लगता । छकेकिव तथ्योंकों देखकर भी अपनी आँखें बन्द कर ले, तो में सठा बनंगा। 
में मानता हे कि ईश्वरकी योजनामें जिस प्रकार रात्रिका होना एक बनियादी तथ्य 
हैं ठीक उसी प्रकार अंसहयोग भी एक बुनियादी तथ्य है। यदि असहयोग न हो तो 
फिर सहयोग नामकी चीअ हो ही नहीं सकती | यदि जो-कुछ अच्छा है, उस कामको 
करनेमें हम अपना सहयोग देते हे तो हमें चाहिए कि जो-कुछ बुरा है, उस कामसे 
अपना सहयोग वापस छे हछें। मेरा विश्वास है कि भारतका मौजूदा ब्रिटिण प्रशासन 
कुल मिलाकर अच्छा नहीं है, बल्कि निश्चित रूपसे बुरा है। उसकी सैन्य-नीति और 
राजस्व नीति, जिसमें शराब और मादक वस्तुओंका धृष्य व्यापार भी शामिल है, 
तथा भारतीयोंके ऊपर अंग्रेजोंके हितोंको तरजीह देनेकी नीतिके कारण इस दुःखी 
देशकी जनताका नैतिक और भौतिक दोनों दृष्टियोंसे निरन्तर हास हो रहा है। 
इस देशके साथ जो घोर अन्याय किया जा रहा है उसकी अंग्रेज जनताको कोई 
खबर ही नहीं है, और यदि हम सहयोग देना जारी रखेंगे, तो उसे यह खबर कभी 
होगी भी नहीं, फिर हम यह सहयोग अज्ञानवश, दम्भवश या अपनी कमजोरीके कारण 
ही क्‍यों न दें। अतः सशस्त्र विद्रोहक्ा एकमात्र विकल्प असहयोग ही है। ऐसा कहा 
जाता हैं कि हम समझा-बुझाकर या तक देकर अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते है।' 
लेकिन व्यापक अनुभवोंके आधारपर बनी मेरी रायमें लोगोंको किसी चीजके लिए 
राजी करनेके प्रयत्वमें तकंका बहुत सीमित महत्त्व है। जिन बातोंकी जड़ें बहुत 
गहरी होती हूँ, उन बातोंमें तक बुरी तरह विफल होता है। छेकिन मेने जो स्थिति 
अपनाई है उसके प्रति मेरी भावनाएँ बहुत प्रवछ हैँ, तथापि में आपको विश्वास दिलाता 
हूँ कि मेरे असहयोगका उद्देश्य ही सहयोग उत्पन्न करना है। आपको यह विश्वास 
दिलानेकी जरूरत नहीं है 


[ए० सौ० सी० हांव 
गवर्नेमेंट इंटरमीडिएट कालेज 
लुधियाना, पंजाब | 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १२८०४) की फोटो-नकलसे | 


१, दर्वेने अपने पत्रमें मसहथोगकी नीतिको "केवल राजनीतिक दृश्सि गलत द्वी नहीं वल्कि अधामिक 
और इ्रकी पोजनाके विरुद्ध / मी कह था। 
२, हर्वेंने अपने पत्रमें ऐसा भी कद्दा था। 


३० साथन-सतमें पा& अधूरा दै। 
३२-३५ 


२३९. पतन्न; एक सिन्नको" 


[पत्रोत्तरका पता: ] 
आश्रम, सावरमती 


१२ जनवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


आपके पत्रपर यंग इंडिया में चर्चा करनेका भेरा विचार नहीं है, क्योंकि 
मेरा खयालढल है आम पाठकोंके सामने वैसी कोई कठिनाई नहीं है जैसी आपके सामने 
आई है। यह जानते हुए भी कि में हजारों सूक्ष्म कीटाणुओंको मार डाछता हूँ, 
यदि म इस प्रकारकी हत्याकी आवश्यकतासे मुक्त होनेकी वरावर कामना रखता हूं 
और ऐसी ह॒त्यासे वचनेकी यथा सम्भव पूरी कोशिश भी करता हूँ, तो वैसी स्थितिमें 
में कह सकता हूँ कि में अहिसामें विश्वास रखता हूँ। और जन्म-मरणके वन्बनसे 
छुटकारा पानेकी मेरी उत्कट इच्छा भी इसीलिए है। मेरे वर्तमान जीवनको जीनेसे 
इनकार कर देनेसे कष्टोंका अन्त नहीं हो जाता । लेकिन मौजूदा शरीरके नाशके वाद 
दूसरा शरीर प्राप्त करनेसे मेरा इनकार करना एक ऐसी सम्भावना है जो उपलब्ध 
की जा सुकती है। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११८०५) की फोटो-नकलसे | 


२४०८ भाषण : धनबादसें 

ह १२ जनवरी, १९२७ 

भहात्माजीने कहा कि बाबू राजेन्र प्रसादसे इस खराब मौसमके सम्बन्ध पुछले- 

पर मुझे माल्स हुआ कि इस प्रान्तमें जाड़ोंमें भी बारिश होना कोई असाधारण बात 
नहीं है और कुछ हृदतक/बारिश होना .जरूरी भी है। निःस्न्देह मुझे मालूम है कि 
बारिशकी चजहसे श्ोतीओंको कितनी कठिनाई उठानों पड़ी है। और मुझे भी बुछ 
कम कठिनाइयाँ नुहीं हुई हें। लेकिन में सभी तरहकी कठिनाइयोंके बीच काम कर 
सकता हूँ। मेरा जीवन हर तरह॒की कठिनाइयोंसे संघर्षको एक रूम्वी कहानी रहा है। 
पहले महात्माजीने घोषणा की कि अगले दिन क्ञामकों एक सभा होगी, जिसमें 

में भाषण दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने दौरेका उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि 


१. मित्रकां नाम मादम नहीं। 
२, सभा स्थानीय हॉलमें हुईं थी। 


भाषण : धनवादमें ५४७ 


आप शायद जानते है कि मेरे उस दौरेका उद्देधय विशेष रुपसे चरखते और प्रादीफा 
सन्देश देना है। में यह स्वीकार करता हूँ कि स्वराज्य पानेकी दृष्टिसे देदाम अन्य 
काम करनेकी काफी गुंजाइश है, लेकिन मंने जो चरखेका फाम हाथम लिया है सो 
इसलिए कि सेने देखा कि यह काम समान जोरके साथ हिन्दु-मुसलमान, स्त्री-पुरुष, 
घाल-चुद्ध, स्पृद्य-अस्पृदय सभी छोगोंसे करनको कहा जा सकता है। चरफा एफ 
सावंत्रिक चीज है और इसलिए हर व्यक्तिको अपनी सामथ्यंके अनुसार इससे कताई- 
का काम करना चाहिए। चरजख़ा कातना हर भारतीयका पचित्र फर्त्तव्य है। इस 
सावंत्रिक यज्ञमें हर व्यक्तिसे शामिल होनेकी अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि सब 
लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो एक काम तो अवश्य कर सकते हे। कमसे-कम खहर 
तो सभी पहन सकते हें। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि समस्त भारतमें सर्वत्र खहरके कामकों घड़े 
पैप्नानपर चलानके लिए उसपर बहुत पूंजी खर्च करनकी जरूरत है। थह पूंजी 
देशकों ही जुदानी है। करीब १६ लाख रुपये पहले ही इकद्ठा हो चुके हैँ और खर्च 
भी किये जा चुके हें; और इसके फलस्वरूप लगभग ५० हजार ऐसी औरतों और 
लगभग ४००० आदमियोंकों रोजी मिलती है जिनके पास पहले लगभग कुछ फाम 
करनेको नहीं था। बुनकरोंको, जिनमेंसे बहुतोंको लंकाशायरके बुनकरों से जबर्दस्त 
मुकाबला पड़तफे कारण अपना पेशा छोड़ देना पड़ा था, फिरसे रोजी मिल गई है। 
घुनियों और उई पॉौजनेवालोॉर्म काफी धन पहले ही वितरित हो चुका है। इसलिए 
कताईका काम गरोबोंकी रक्षा करनेवाला है जबकि सध्यवर्गके छोग भी उससे काफी 
लाभ उठ सकते हें। मध्यवर्गके नौजवान सरकारसे याचना और अमीरोंकी मिन्नत 
किये बिना अपनी बेरोजगारीकी समस्या स्वयं ही बहुत कुछ सुलझा सकते हे। 
निदयय ही इस कामसे बहुत जआाथिक लाभकी आशा नहीं की जा सकती, लेकिन 
नौजवात लोग खद॒रुका कास फिरसे अपनाकर ईसानदारीसे जोविकोपार्जन भली- 
भाँति फर सफते हे। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस कोबके लिए मे धन देनको 
अपील कर रहा हूँ उसका नाम देशबन्धु-स्मारक-कोष है जो स्वर्गीय देशवन्धुकी 
पवित्र स्पृतिकों चिरस्थायी बनानके लिए शुरू किया गया है। खहर उनको दिलसे 
बहुत प्यारा था। उन्होंने इस बातको समझ लिया था कि चरखा हो एक ऐसी 
चोज है जिप्तके जरिये सर्वतताधारणको गाँवोंके पुनरनिर्माण कार्यमें छगाया जा सकता है। 
गाँवोंका पु्ननिर्माण उनके जोवनका स्वप्न था, जिसे वे अपने जीवनमें मूर्त नहीं कर 
सके । मृत्युसे कुछ दिन पूर्व उन्होंने खद्दर-सम्बन्धी दौरेमें मेरे साथ चलनेकी अपनी इच्छा 
व्यक्त की थी। लेकिन मेरे सन कछ और है, विधनाके कछू और। अपनो योजनाके अनु- 
सार कुछ काम शुरू क्र सकनेसे पहले ही मृत्युके ऋर हाथोंने उन्हें छीन लिया। 
भहात्माजीने कहा कि उनकी अन्तिम इच्छा पूरो करनेके लिए ही यह अखिल-भार- 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वॉ्मये 


तीय देशबन्यु-स्मारक कोष घुरू किया गया है जिसका उपयोग मखिल-भारतीय चरजा 
संघ द्वारा किया जायेंगा। उन्होंने उन परिस्थितियोंका उल्लेख किया जिनमें कि 
अखिल्‍ू-बंगारू स्मारक कोबकों अस्पतालूपर खर्च क्रनेकी अनुमति दी गई थी और 
फहा कि सन उसी समय खहर कार्यके लिए अखिल भारतीय कोषमें धन देनेकी अपील 
की थी। भहात्माजीन कहा कि देशबन्धुको अन्तिम इच्छा पूरी करनेमें आप सबके लिए 
अपना-अपना योगदाव करनका यही अवसर है। इस कफोषके लिए चन्दा देकर दाता . 
एक साथ दो काम कर सकता हैः जो देशबन्धु आपके लिए जिये और आप ही 
के लिए मरे, एक तो उनकी स्मृतिका आप सम्मान करेंगे, और दूसरे आप गरीबोंको 
काम और पसेसे मदद करंगे। 

आग बोलते हुए महात्माजीने कहा कि एक गज खदर खरीदनेका अर्थ है 
देशके गरीब लोगोंकों लगभग ४ आनको मदद देना, जबकि विदेशी कपड़ेपर पैसे 
खर्च करनेका अर्थ है वेशभाइयोंकों अकथनीय कष्ट देते हुए उसी पेसेको देशसे बाहर 
भेजना। भारतीय सिलोंका कपड़ा खरीदनका अर्थ गरीबोंकी मदद करेना नहीं है, 
क्योंकि उसमें मुताफंका सबसे ज्यादा भाग पूंजीपतिकों मिलता है और वह अ्रमिकोंको 
नाम-मात्रका थोड़ा-सा ही पेसा देता है जो उन्हें जोवित रखने-भरकों भी फाफी नहीं 
है। गांधीनोने कहां कि भारतोय सिलोंके बने कपड़े खरीदनेमें सर्च किये जानेवाले 
घनका तोन-चौथाई हिस्सा! पूंजीपतियोंकी पहुलेसे ही खचाखच भरी तिजोरियोंकों ही 
और भरता है, जबकि श्रमिकोंको, जो सचमुचर्मे जरूरतमंद हैँ, कुछ मिलाकर भुनाफे- 
के एक चौथाई हिस्तेते ज्यादा नहीं मिलता है। वेशकी गरीबीसे संघर्ष करने और 
उसमें सफलता पानेके लिए चरखा हो एकमात्र प्रभावशाली अस्‍्त्र है। 

इसके बाद महात्माजीने घतके लिए अपील की। उन्होंने कहा कि में चाहता 
हैं कि सभी उपस्यित छोग अपनी शक्ति-सर इस मसहान्‌ कार्यके लिए चन्दा दें और 
यदि उनके पास अभी इस समय देसेकों न हो तो बादमें अधिकृत व्यक्तिके पास 
भेज दें। उन्होंने उस हॉलमें उपस्थित श्रोत्ाओँसे कहा कि आप गरम्भौरतापूर्वक 
वादा करें कि आयेसे हमेशा केवछ खदर पहनगे। उन्होंने कहा, में तो आप छोगोंसे 
कहुँगा कि यदि आपके पास विदेशी वस्त्र हें तो उन्हें जला वें । लेकिन यदि आप इस 
हदतक नहीं जा सकते तो आपको बिना संकोच अब आगेसे सभी विदेशी ब्त्रों 
का बहिष्कार करना चाहिए। खटर (का काम) मेरे जीवनकी अदम्य अभिलाषा 
बन गया है क्योंकि सेंने देख लिया है कि सिर्फ खट्टर ही गरीबोंकों भोजन दे सकता 
है। लोग मुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन में इस कामको किसी भी चीजको खातिर 
नहीं छोड़ सकता। उन्होंने हॉलम उपस्थित हर व्यक्तिसे कहा कि वह जो भी थोड़ा 
बहुत दे सके, दे। उन्होंने कहा कि में यह नहीं चाहता कि लोग डरसे या शर्माशर्मोसे 


घन दें; में चाहता हें कि हर व्यक्ति इस उद्देश्यकी भहानताफों महसूस करे और तब 
फिर जो भी उसकी ताकत भर हो सके, करे 


भाषण : घनवादमें ७४५९ 


अस्पृश्यताकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह हिन्दू-समाजफा सबसे बड़ा 
फर्क है और इसे ययासम्भव जल्दीसे-जल्दी मिटा देना चाहिए। हिन्दू-धर्म फभी फिसी- 
को ऐसी शिक्षा नहीं देता कि वह फिसी दूसरे व्यक्तिको अस्पृषय माने । अस्पृश्यता- 
की प्रयाकों मानकर हिन्दू छोग पाप कर रहे हं। स्वामी श्रद्धानन्दजीने अस्पष्यता- 
निवारणके लिए अपने प्राण दे दिये हे। आपका फर्तंव्य है कि आप गरीबों और 
अस्पृश्योंकी सेवाका काम उठायें। 

प्रसंगवश महात्माजीने हिन्दू-मुस्लिम तनावकी भी चर्चा की, और स्वामीजीकी 
हत्याकी घोर निन्‍्दा की। लेकिन उन्होंने कहा, यदि हिन्दू मुसलमान दोनों ही उनके 
खूनसे अपने दिल घोकर स्वच्छ बना लें तो स्वामोजी की मृत्यु भो लाभकारी बन 
सकती है। बेसा करना शुद्धिकी क्रिया होगी, वह एक सच्चा शुद्धिका कार्य होगा। 
हिन्दुओंका कया कर्तव्य है? उन्हें बदला छेनेकी वात नहीं सोचनी चाहिए। सभी 
धर्मोक्ा उपदेश यही है कि बुराईका बदला चुराईसे नहीं चरन्‌ भलाईसे देनः चाहिए। 
सभो घम्म यही शिक्षा देते हैँ कि सबसे बड़ी विजय स्वयं अपने आपपर विजय पाना 
है। हिन्दुओंको वही आत्मसंयम प्राप्त करना चाहिए। अब्दुल रशीद एक गरीब प्राणी 
है; अकेला वही इस जघन्य क्ृत्यके लिए उत्तरदायी नहीं है। दिल्लोके सारे मुस्लिम 
समाचारपत्र और वे सब लोग जो स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय और पण्डित 
सदनमोहन मालवीयको इस्लामका शत्रु समझते रहे, उन सबने सिलकर सामृहिक 
रूपसे ह॒त्यामें योग दिया है। उन चीजोंका परिणाम आपके सामने है। देशके पूरे चाता- 
वरणको शुद्ध करनेको जरूरत है। आपने जो संघर्ष शुरू किया है, उसको सफलता- 
के लिए १९२२ के जंसे उत्साहकी जहूरत है लेकिन वहु सफलता तवतक नहीं मिल 
सकती जबतक कि ऐसे शुद्धोकरणकी प्रक्रिया पुरी नहीं हो जाती। इसलिए हर 
व्यक्तिकों अपना पुरा ध्यान आत्तमशुद्धिपर केन्द्रित करना चाहिए। शज्रुओंके प्रति 
शत्रुआाव रखता बिलकुल अविवेकका कास है; उनपर तो तरस खाना चाहिए। 

[अंग्रेजीसे | 
सर्चेलाइट, १६-१-१९२७ 


२४१. स्वतन्त्रता 


हर साल कांग्रेसमें एक भ्रस्ताव पेश किया जाता है जिसका उद्देश्य कांग्रेसके 
ध्येयको इस प्रकार बदलनेका होता है जिसके अनुसार स्वराज्यका अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता 
माना जाये। सोभाग्यसे हर साछ कांग्रेस उसे जबर्दस्त बहुमतसे नामंजूर कर देती है। 
इस प्रस्तावकी नामंजूरी ही कांग्रेसकी बुद्धिमानीकी निशानी है। इस' प्रस्तावका पेश 
किया जाना कुछ ऐसे उत्साही कांग्रेसजनोंकी अधीरता प्रकट करता है जिनका ब्रिटिश 
सरकारके इरादोंपरसे विदवास उठ चुका है और जो मानते हैँ कि उक्त सरकार 
हिन्दुस्तानके साथ कभी न्याय नहीं करेगी। आजकी स्थितिमें यह अघीरता क्षम्य है। 
पूर्ण स्व॒तन्त्रताके समर्थक भूल जाते हैं कि इससे उनका मनुष्य-स्वभावमें और इसलिए 
अपने आपमें भी अविश्वास प्रकट होता है। वे ऐसा क्‍यों मानते हें कि ब्रिटिश 
नेताओंके दिल बदलेंग ही नहीं? क्या यह कहना अधिक सही और गौखवपूर्ण त 
होगा कि हम स्वयं कमजोर हैँ, इसीलिए उनके दिल नहीं बदरूते ? प्रकृति निर्वलतासे 
घृणा! करती है। हम अंग्रेजोंसे और सारे संसारसे दयाकी भीख नहीं माँगते, न्याय 
माँगते हैं, जो हमारा हक है। न्याय भी मिलेगा, मगर तभी जब हम मजबूत होकर 
और अपना बल समझकर उसके ऊायक बन जायेंगे । 

मुझे निश्चय है कि पूर्ण स्वतन्त्रताका बड़ासे-बड़ा समर्थक भी यह नहीं कहता 
चाहता कि वह किसी भी छार्तपर अंग्रेजोंके साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
रखेगा। अगर वह ऐसा कहता भी है तो उसका तात्पर्य, जैसा कि प्रस्तावके एक 
समथंकने मेरे प्रश्नके उत्तरमें स्वीकार किया, यह होता है कि अंग्रेज लोग समानताके 
स्तरपर सम्बन्ध रखनेको राजी ही नहीं होंगे। यह बात तो अंग्रेजोंसे किसी भी 
दतेपर सम्पर्क न रखनेसे बिलकुल जुदा है। 

सचमुच ही स्वराज्य शब्दमें सभी कुछ शामिल है। इसमें कई अन्य चीजोंके 
अछावा पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिर्ू है। इसे कोई एक निश्चित अर्थ देना, दृष्टि- 
कोणको संकुचित कर देना है, और आज सौभाग्यसे जो चीज सीमा-रहित है उसीको 
सीमामें बाँध देता है। स्वराज्यके अर्थको राष्ट्रकी चेतता और आकांक्षाओंके साथ ही 
साथ बढ़ने देना चाहिए। आज हम शायद “औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्तुष्द हो 
जायें । भविष्यकी पीढ़ियोंको सम्भवतः इससे सनन्‍्तोष न हो, सम्भव है वे इससे कुछ 
और बेहतर चीज चाहेँ। जो-कुछ आज हम पा चुके हैं, वह तथा जिसकी हम कल्पना 
कर सकते हैं, उससे भी बेहतर चीज, यह सभी कुछ अपरिभाषित स्वराज्यमें सम्मि- 
लित है। स्वराज्यका अर्थ यह है कि 'औपनिवेशिक स्वराज्य” के अत्दर भी हममें 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर सकतेकी सामर्थ्य होगी। जबतक हममें वह सामर्थ्य 
नहीं आ जाती तबतक मानों हमें स्वराज्य नहीं मिलता है। स्वराज्यका कंमसे-कम 
इतना अर्थ तो जरूर है। दक्षिण आफ्रिका वह दर्जा अब प्राप्त कर चुका है। स्वराज्य 


टिप्पणी ५५१ 


स्वतन्ध राष्ट्रोंका स्वेच्छापर आधारित सहयोग है। इंग्लेड और दूसरे उपनिवेशोंका 
सहयोग समानताकी छार्तपर पारस्परिक लाभके लिए है। हिन्दुस्तान अन्तमें कौनसा 
स्वराज्य छेगा, इसका निश्चय तो केवल वही कर सकता है। कांग्रेसके भीजूदा 
ध्येयके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य या, आप चाहे तो कह सकते हूँ कि, ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डलके भीतर भी स्व॒राज्यका विकास सम्भव है। मेंने अकसर स्वराज्यका अर्थ 
प्रस्तुत किया है, वह यह है कि अगर सम्भव हो तो ब्रिटिण साम्राज्यके भीतर, किन्तु 
जरूरत पड़े तो उसके बाहर स्वराज्य। में तो ऐसा सोचता हूँ कि इससे बेहतर 
व्याल्या करना असम्भव है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमानके सर्वथा अनुकूल है और इसमें 
राष्ट्रकी अधिकसे-अधिक प्रगतिकी गुंजाइग है। 
आखिर, स्वराज्यकी असछी परिभाषाका निर्धारण तो हमारे अपने कामों और 

उद्देश्य-प्राप्तिकि छिए अपनाये गये हमारे साधनोंसे ही होगा। अगर हम साधनोंपर 
ही ध्यान रखें तो स्वराज्य तो अपने आप ही मिल जायेगा। इसलिए हमारे सभी 
प्रयतत एक ऐसी व॒स्तुकी परिभाषा करनेंके बदके जिसकी परिभाषा की ही नहीं जा 
सकती, उस वस्तुकी प्राप्तिके उपायकी खोजमें लगने चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १३-१-१९२७ 


२४२. टिप्पणी 
पनामार्में भारतीय 


पनामा गणतंत्रकी विवान सभाने अभी हालमें एक प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम 
पास करके अन्य छोगोंके साथ-साथ ब्रिटिश भारतीयोंके पनामा-प्रवेशपर प्रतिवन्ध छगा 
दिया है। राष्ट्रपति चियारीनें एक सुविचारित सन्देशके साथ विधेयकर्मे काफी संगभोधन 
करने और पुन्रविचार करनेकी सलाह देते हुए उसे विधानसभाकों वापस कर दिया 
था। लेकिन विधानसभाने उनके सुझाये गये उन्हों संशोधनोंको स्वीकार किया जिन्हें 
स्वीकार करना अनिवार्य था; शेष सभीको नामंजूर कर दिया। विवानसभाने अपने 
देशकी भावी पीढ़ियोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेके आधारपर ब्रिटिश भारतीयोंके 
ऊपर प्रतिबन्ध छग्रानेकोी उचित ठहराया। पनामारमें इस समय जझ्ायद तीससे ज्यादा 
सिधी भारतीय व्यापारी नहीं होंगे। ये शौककी चीजोंका व्यापार करते हूँ। यह 
स्वीकार किया गया कि उनकी उपस्थिति पनामाके निवासियोंके लिए कोई खतरा नही 
है। किन्तु यह फानून आगेके लिए ही नही है, इसका प्रभाव उन प्रवासियोंपर भी 
पड़ता है जो कानूच वननेसे पहलेसे वहाँ हें । केवल उन्हीं लोगोंको छूट है जो पिछले दस 
वर्षोका लगातार निवास सिद्ध कर सके। ऐसे छोगोंको छूटका प्रमाणपत्र दिया जायेंगा। 
मेरी समझमें ऐसे प्रवासी बहुत कम ही होगे जो पनामामें इतनी लम्बी अवधिका 
लगातार निवास सिद्ध कर सकें। दक्षिण आफ्रिकाका अनुभव देखते हुए कहा जा 
सकता है कि दूसरे देशोंमें बसे प्रवासी भारतसे इतने वर्षोत्तक लगात्तार वाहर कभी 


५५२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


नहीं रहते। मेरी जानमें अब यह मामछा विदेश विभागके सामने है। देखना है कि 
यह विभाग पनामार्में रहनेवाढे भारतीयोंके, तथा भविष्यमें जीविकाकी खोजमें पनामा 
जानेका निश्चय करनेवाले भारतीयोंके अधिकारोंकी किस हृदतक रक्षा कर पाता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १३-१-१९२७ 


२४३. सन्‍्देद : कांग्रेसअनोंको 
श्रद्धा रखो। बुद्धिबलके साथ-साथ चरित्र-बछका साधन करो। 
जाज, १३२-१-१९२७ 


२४४. भाषण : धनबादसें 


१३ जनवरी, १९२७ 


महात्मा गांधोने अभिननन्‍दनपत्रोंका उत्तर देते हुए चगरपालिफका और जिला बोडके 
सदस्योंको अभिननन्‍दनपत्नोंके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नगरपालिकाके स्दस्योंको 
इस बातके लिए विद्येष रूपसे धन्यवाद दिया कि उन्होंने साफ तौरसे स्वीकार किया 
कि उनको नगरपालिकाके क्षेत्रमें सदर और चरखंका बहुत प्रचलन नहों है। उन्होंने 
कहा कि जब में दक्षिण आफ़िकामें था, तब भी में तगरपालिकाके मासलोंमें बहुत दिल- 
चस्पी लिया करता था। में जावता हूँ कि देशके सामलोंमें नगर मुख्य भूमिका अदा फरते 
हैं और आधुनिक युगमें विव्वके लगभग सभी आस्वोलनोंका सृत्रपात शहरोंसे हुआ 
है। में यह भी जानता हूँ कवि शहरी नवयुवकोंमें नागरिक उत्तरदायित्वोंकों भावना 
जाग्रत करनक्री आवश्यकता है। लेकिन भारतकी अनोखी परिस्थिति्में शहरोंका अधिक- 
से-अधिक सिर्फ दूसरे दर्जेका महत्त्व है। असली भारत तो याँबोंमं रहता है और 
सात राख गाँवोंकी तुलनामें शहरोंका महत्त्व बिलकुल कम हो जाता है। भारतम 
ग्रामोण जीवनके इस महत््वको नगरपालिकाओंके सदस्योंकों नजरअंदाज नहीं करना 
चाहिए। इस देशम शिक्षित लोगोंमें गाँवोंके साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ देने और 
अपने सनसे उनकी याद सिठा देनेकी प्रवुत्ति बढ़तो जा रही है। इस भ्रवृत्तिको 
रोकना है। यूरोपसें गाँव हर चीजके लिए शहरोपर निर्भर करते हैं जो सभी तरहकी 
गतिविधिपोंके केख होते हे। छेकिन भारतमें गाँव शहरोंका पोषण करते हें और इसलिए 
हर छहरीका यह कत्तेव्य है कि वह इस बातका ध्यान रखे कि गाँवोंके स्वस्थ विकास 
में फिसी तरहकी बाधा न पहुँचे। लोगोंको इस घातपर आइचयये होता है कि भारतका 
निर्यात आयातकी गैंमपेक्षा अधिक होतेपर भी भारत इतना गरींब कंसे हो सकता 
है। उसकी गरीबीका कारण यह है कि दूसरोंकी समृद्धि बढ़ानेके लिए देशसे करोड़ों 


भाषण : सार्वजनिक सभा, कटरासमें ५५३ 


रुपया बाहर चला जाता है जबकि देशामें अधिकांग लोग यह भी नहीं जानते फि दो 
जून रोदी कसी होती है। देदमें जो थोड़ा-बहुत घन बच जाता है, बह व्यापारियों 
और विचौलियोंकी तिजोरियोंमें चका जाता है। उनके भाग्यपर मुजे ईर्थ्या नहीं है, 
लेकिन गरीब गाँववालोंकों भुला नहीं देना चाहिए। थे खुद भूखे रह रहे हैँ, जबफि 
धहरी लोगोंकों न केवल भोजन बरन्‌ अन्य ऐश्-आरामके सामात भो मुहय्या फर रहे 
है। इन्हीं छाखों भूले छोगोंके लिए छुछ मुट्ठी भोजन जुटानेके लिए ही में आप लोगों- 
से चरता अपनानेकों बात कह रहा हैं। यदि आप सब लोग अन्य सभी तरहके फपड़ों- 
को छोड़कर केवकू खह्दर पहनेंगे, तभी जाकर गरीब, कमजोर भौर दुखी प्रामोण छोग 
भोजन कर सकते हें और जी सकते हे । मे चाहता हूँ कि आप सव पवित्र कर्तव्य मान- 
कर चरखा कातें, छेकिन यदि आप ऐसा चहौं कर सकते है, तो फमसे-कम माप सहर 
पहन सकते हैं। मुझे खुशों है कि आपने अपने अधिकार-क्षेत्रमें छोटे पैमानेपर फताई- 
का फांस शुरू करा दिया है, लेकिन अभी भी यह फाम अघ्रा है। जवतक आप 
खादो संगठनकों बिलकुल दुरुस्त नहीं बनाते, आपके सभी कार्य अघूरे रहेंगे। में त्वयं 
भी तबतक सनन्‍्तुष्ठ नहीं होऊंगा। खहरके लिए काम करना गरीबोंके लिए फाम 
फरना है। इसलिए से अपना सारा समय और शक्षित इसी काममें रूपा रहा हूं। 
गरोबोंके, देशके तथा ईश्वरके निमित्त इस कार्यको हाथमें लेना आपका फरत्तंव्य है। 

भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने फिर एक बार उन्हें अपने हादिक स्वागतके 
लिए धन्यवाद दिया। 

[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइट, १६-१-१९२७ 


२४५. भाषण : सार्वजनिक सभा, कटरासमें' 
१३ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीने कहा कि मुझे यहाँ आप सबसे मिलकर खुशी हुई है। पिछली 
बार जब में झरियामें था, तब मुझे यहाँ [ कटरास ] भानका अवसर नहीं मिल सका 
था। उन्होंने कहा कि झरिया एक ऐसी जगह है जो भारतके सभी हिस्सोंसि पूंजी- 
पतियों और मजदूरों दोनोंको ही अपनी तरफ खींच छेती है। यहाँफे निवाद्ती प्रमुत़ 
रूपसे मजदूर हें भौर इसलिए में उनसे कुछ छझब्द फहना चाहता हैँ। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि में अपने आपको भी एक सजदूर फहता रहा 
हैं। जब कोई मुश्नसे मेरा धन्धा पुछता है तो में अपने-आपको एक वुनकर या किसान 


१. सभा एक विशाल पंडालमें की गई थी। दिन्दीमें एक भमिनन्दनपत्र भेंट किये जानेके वाद गधीदीने 
भाषण दिया था। 


५५४ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


बताता हूँ। बल्कि में तो चाहूँगा कि लोग मुझे भंगी कहें। भंगीके पेशेक्ों नीची निगाह- 
से नहीं देखना चाहिए। वह सानव-ससाजकों बड़ा लाभ पहुँचाता है। उसका काम 
घरके सबसे गन्दे हिस्सेकी सफाई करना है। इसलिए समाज उसका बहुत ऋणी है। 
उसका काम सेवाफा काम है और उसे भोचा समझता तासमझी है। मेरी मां, और 
वस्तुतः प्रत्येक मां वही काम करती है जो एक भंगी करता है। क्या इसको बजहसे 
आप अपनी मांसे घृणा करते हें? यदि मेरे बाल्यकालमें मेरी मांने मेरी खातिर भंगी- 
का काम न किया होता, तो में इतने दिनोंतक जीवित ही नहीं रह सकता था 
और न आपके बीच भाषण देने आता। पेशेके कारण भंगीकों नीची मिगाहसे नहीं 
देखना चाहिए। जबतक किसी आदसीका दिल मला न हो, तबतक कोई कारण 
नहीं कि उते नोच समझा जाये, भले हो उसका पेज्ा कितता ही नौचा क्यों न हो। 
इसलिए भंगियोत्ति और बस्तुतः सभी भजबूरोंसे मेरी अपीक है कि उन्हें दूसरे लोगोंके 
घरोंको सफाई करनेके साथ-साथ अपनी भी सफाई करना शुरू करना चाहिए। में 
जानता हें कि सजदूरोंकों शराब पीने, जुआ खेलने, बीड़ी पीने और अन्य गन्दी बाइतों 
को लत है। उन्हें इन सब बुराइयोंसे मुक्त होना चाहिए। में पूर्ण महनिषेषका समर- 
थंक हूँ, लेकिन जबतक वह नहीं हो जाता, उन्हें खुद उस गन्दी आदतसे छुटकारा 
पानेका प्रथत्त करना चाहिए। सभी तरहके प्रदोभनोंके बीच रहंफर उनसे बचनम 
ही मनुष्यकी खूबी है। उन्होंने मजदूरोंसे अपील को कि वे ईश्वरके वास्ते और अपनी 
खातिर शराब पीना छोड़ दें। 

जुआ खेलनेकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी बुरी आदत है। 
इसीके कारण पाण्डव अपना सब कुछ हार गये थे। छेकिन अन्तमें उन्हें सब कुछ . 
फिर बापस मिल गया क्योंकि उनका पक्ष सत्यका पक्ष था। युध्िष्ठिरन जो कुछ 
किया था उसपर उन्हें स्वयं पछतावा थां। सजदूरोंकी वासनामत् प्रवुत्तिको चर्चा करते 
हुए गांधीजीने कहा कि में जातता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नोको छोड़ देते है 
और अपना घन और स्वास्थ्य फुटिल वेइयाओंके फेरसें पड़कर वष्ठ करते हैं। यह बहुत 
बुरी आदत है। पत्नीके अलावा अत्य सभी औरतोंको बहनकी तरह मानता चाहिए। 

बीड़ी और गाँगा पीना भी छोड़ देना चाहिए। मेरी समझमें नहीं आता कि लोग 
गाँजा क्यों पोते हैं। में जानता हूँ कि अमीर और विह्ान लोग भी सिगरेट-बीड़ी पीते 
हैं। लेकिन यह तो कोई कारण नहीं कि सजदूर लोग भी इसकी लत डालें। एक 
व्यक्तिकों बुरी आदतोंको छत हो तो कोई कारण नहीं कि अन्य व्यक्ति भी बुरी 
आदतें डाल लें। मेरी तो शिक्षित छोगोंसे भी अपील है कि उन्हे सिगरेट-बीड़ी पीना / 
छोड़ देना चाहिए! / 

भाषण जारी रखते हुए महात्माजीने फहा कि सजदूरोंको याद रखना चाहिए 
कि ऐसे भो लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा गरीब हैं। मजदूरोंके पास धाराब, जुआ; 
बीड़ी आदिपर सर्च करनेको पैसा है, लेकिन गाँवोंम ऐसे लोग है जिन्हें जिन्दा रहन 


मम 


भाषण : सार्वजनिक सभा, कटरासमें ५५५ 


भरको पर्थाप्त भोजन भौर वस्त्र भी नहीं मिल पाता। सजदूर कमसे-कम १५-२० 
रुपया कम्ता तो सकते हें, लेकिन उनके ग्रामीण भाई एक पैसेका मुंह भी कभी हो 
कभी देख पाते हें। क्‍या मजदूरोंके भनमें उनका भी कुछ ध्यान है? भजदूर खुद 
गरोब हैँ। तो फिर क्‍या यह उचित नहीं है फि दे अपनेसे भी ज्यादा गरीब छोगोके 
फष्टोंको सहसूस करें? यदि वे ऐसा महसूस फरते हैँ, तो उनका फर्द॑व्य है कि बे 
सिर्फ खट्टर ही पहनें। उनको गाँवोंमें रहूनंवाली अपनी वहनोंके हायसे कते शुद्ध सृतका 
बुना कपड़ा पहनना चाहिए। वे खटदरके लिए जो भी कुछ खर्च करेंगे वह इन गरोब 
लोगोंकों मिलेग(। जो स्त्रियाँ एक पाई भो नहीं कमा सकती थीं, वे अब दो आना रोज 
कमा रही हे। में जापसे इस बातकी अपील कर रहा हूँ कि आप उस पैसेको अपने 
गरीब देशवासियोंके हाथों जाने दें। आप खहर पहनकर उस पंसेसे उनकी मदद 
कर सकते है। ईश्वरीय नियम है कि मनुष्यको दुखम पड़े मनुष्योंसे सहानुभूति करनी 
चाहिए। इसलिए में ईइवबरके नामपर आपसे अपील करता हूँ कि आप खद्दरके अलावा 
अन्य सभी कपड़ोंका बहिष्कार करें और नकद पेसेसे, भले ही घह कितना ही कम क्‍यों 
ने हो, मुझे सदद दें ताकि में खादी-कार्य कर सकूँ। पिछले साल ९६ हजारकी खादी 
बिहारमें तेयार की गई और ६ महीनके भीतर ६० हजारकी खादी बेंच दी गईं। यह 
सारा पैसा गरीबोंके घर गया। खदहर बेचनेके काममें इस बकत काफी पैसा खर्च होता 
है। यदि आप लोग जिस तरह विदेशी कपड़ा खरीदते हें, उप्ती तरह खट्दर खरीदें, 
तो उससे काफो पैसा बचाया जा सकता है और वह खादी उत्पादनके काम रूग्ाया 
जा सकता है। यदि आप यही करनेका निश्चय कर लें, तो देशके लिए जितनी 
सादीकी जरूरत है, सारीको सारी यहीं बिना किसी कठितनाईके तंयार की जा सकती 
है। जरूरत सिर्फ आपकी सहानुभूति और सहायताकी है; क्या आप उसे देनेसे 
इनकार करेंगे? 

स्त्रिपोंकों सम्बोधित करते हुए महात्माजीन कहा कि यदि आप स्वराज्य चाहती 
है, जो रामराज्यका पर्यायवाची है, तो आपमें से हरेककों सोता जंसा बनना चाहिए। 
सीता हृदयप्ते निष्कप थीं और हाथकां कता-बुना खदहदर पहचकर अपना शरीर स्वच्छ 
रखती थों। वह ऐसे समयमें हुई थी जबकि हर घरमें चरला होता या और हर भौरत 
सृत काता करती थी। वह समय फिरसे वापस लाना है। घर-घरमें चरख्कों अब 
भी बेला ही महत्त्वपु्ण स्थान सिलता चाहिए जेसा कि उूल्हेफा है। 

अन्य लोगोंकों सम्बोधित करते हुए महात्माजीने कहा कि यदि आप स्वतन्पता 
पाना चाहते है तो आपको कपफ़ी त्याग अवश्य करना होगा। फमसे-कम्त आप इतना 
तो कर ही सकते हैं कि खट्र पहनें। खादी-आन्दोलनकों आपका पूरे मनसे सहयोग 
मिलना चाहिए; आपको इस कामके लिए हर सम्भव आर्थिक मदद देनी चाहिए। 
इसके बाद उन्होंने बताया कि क्षिन परित्यितियोंमें अखिल-भारतोय देशवन्धु स्मारक 


५५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कोष शुरू किया गया था और ओताओंसे अपील की कि उस कोषसें चन्दा देकर उस 
दिवंगत भहापुरुषकी पबित्र स्मृतिका सम्मान करें। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि देशबन्धु स्मारक कोबुका उपयोग 
ख्रके प्रसार कार्ये में किया जायेगा। उस कोषमें कुछ धन आ चुका है, लेकिन 
जो काम हाथमें छिया गया है, उसके लिए और अधिक घनकी जरूरुत् है। प्रति- 
वर्ष ६० करोड़ रुपया देशरे बाहर चला जाता है; और हर्मारा उद्देश्य उस घनकों 
देशमं रखना है। इसलिए उस कासपर काफी बड़ी रक्षम खर्च होगो। हमारा 
काम बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे आशा है कि आपकी सददसे वह पुरा होगा। उस 
कोषम हर व्यक्ति बिना किसी कठिनाईके चन्दा दे सकता है; सरकारी कर्मचारी 
भी उसमें चन्दा दे सकते हैँ। मुझे आशा है कि में यहाँसिे तिराश होकर नहीं 
जाऊँगा। 

अध्यृध्यताकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्दने उसके लिए 
अपना जीवन बलिदान कर दिया है। कमसे-क्ृरम स्वामीजीकी खातिर आप लोगोंकों 
बहु कक सिदा देना चाहिए। हिल्दू-बरमेंका उस दृषित प्रथासे कुछ सरोकार नहीं। 
“गीता ' कभी किसी अन्य व्यक्तिको अस्पृब्य माननेका उपदेश नहीं देती। 

हिन्दू-मुस्लिम एफताकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा क्षि उसे कायम कर 
सकनेकी आशा करनेसे पहले दोनों ही जातियोंकों शुद्धिकी प्रक्रियासे गुजरना होगा। 
मुसलमानोंसे उन्होंने कहा कि यदि एक भी मुसलमान स्वामीजीकी हत्याकों प्रशंसतोय 
कार्य समझता है, तो बड़ी भूल करता है। में एक सवातनी हिन्दू होनेका दावा रखता 
हें लेकिन मेने उत्तने ही आदरके साथ “कुरान का अध्ययच किया है जितने आदरके 
साथ गीता का। लेकिन मेने कुरान में कहौंपर भी ऐसे जघन्य कृत्यका अनुमोदन नहीं 
पाया है! इसके विपरीत उसमें ऐसे अंश हें जो स्पष्ट ही हिसाके विरुद्ध हें। यदि 
हिंसा करनी ही है तो चह्‌ अपने दोबोंसे संघर्ष करनेके लिए अपनेपर ही करनी है, 
न कि किसी दूसरे व्यक्तिपर। हिन्दू दुबंछ और कायर हो गये हैं। अपनो दु्बेलूताओोंके 
बावजूद वे उन्नति करनेकी आशा कंसे कर सकते हैं? सच्चा शुद्धि-कार्य तो आत्म 
शुद्धि करना है और हममें से हर व्यक्तिका कत्तंव्य है कि आत्मशुद्धिकों उस प्रक्तियासे 
गुजरें। में ईइ्वरसे प्रस्येना करता हें कि वह आपके कार्यमें सहायता प्रदान करे। 

[अंग्रेजीसे ] 
सचलाइट, १९-१-१९२७ 


१. समामें गांवीजोकों ८८५ रुपयेकी थैली मेंट की गई थी और कुछ रुपया वहीँ मौकेपर जमा किया 
ग्या। 


२४६. भाषण : सार्वजनिक सभा, झरियामें' 


१३ जनवरी, १९२७ 
महात्मा गांधीने सभामें भाषण देते हुए कहा फि मुझे इस बातको खुशी है कि 
फर्मचारी संघके अध्यक्षन मेरी विनती स्वीकार कर ली और अंग्रेजीमें छिफ़ा हुआ 
अभिननन्‍्दनपत्र नहीं पढ़ा। मुझे सुबह दो अभिनन्दनपत्र मिल चुके हे जो अंग्रेजीम 
लिखे थे। लेकिन इस तोसरे अभिनन्दनपत्रपर मेने आपत्तिकी क्योंकि इस सनामें 
बहुत कम लोग ऐसे हे जो अंग्रेजी भावा समझ सकते हों। यदि अभिनन्दनपत्र हिन्दी 
या बंगलाम होता तो में उसे बहुत पसन्द करता। अंग्रेजी भाषासे मेरा कोई प्लगड़ा 
नहीं है; वस्तुतः वह एक अच्छी भाषा है। सें उसका कुछ ज्ञान रखनेका दावा 
रखता हूँ। यदि मुझे अंग्रेजीके प्रति द्वेष होता तो मे अंग्रेजी भाषाका पत्र न चलाता 
होता। लेफिन अंग्रेजी भाषाका प्रयोग करनके लिए सभी अवसर अनुक्लछ नहीं हें। 
आपकी अपनी राष्ट्रभाषा है, जो हिन्दी है। आप अन्‍्तर्ग्रान्तीय मामलोंमें आसानीसे 
उसका प्रयोग कर सकते हे, भले ही वह दृद्दो-फूटों हो। किसी आदमीकी पहचान 
उतके दाब्दोंसे नहीं होती; आपको तो यह देखना चाहिए फि उसका हृदय सच्चा है 
या नहीं। खुद में भी चाहे व्याकरणकी दुष्टिसे गलत हिन्दी बोलूँ लेकिन मेरा उद्देश्य 
सच्चा है और इतना ही इस बातके लिए काफी है कि आप मेरे भाषणपर ध्यान दें। 
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि झरिया एसी जगह है जहाँ हिन्दू, मुसलमान, 
सि्ठ, ईसाई, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, बिहारी बल्कि भारतके सभी प्रान्तोंके छोग 
साथ-पाय रहते हें। में आशा करता हूँ कि वे सब कि्तीके प्रति दुर्भाव रखे बिना 
मिन्नतापूर्वक रहते है। 
भाषण जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि विदेशोंसे आयातित कपरेसे भारतको 
कितनी तबाही हुई है। उन्होंने फहा कि यह तो स्वाभाविक और वांछनीय भी है 
कि मनुष्य दूसरे लोगोंका भला फरनेका प्रयत्न करे, फिर वे किसी भी देश या घम्मके 
लोग हों। लेफिन दूसरोंकी मदद इस ढेंगसे करना कि खुद अपने हो धरको अपुर- 
णीय क्षत्ति पहुँचे, भपंकर गलती है। फिर आप विदेशों कपड़ा क्‍यों पहनते है? क्‍या 
आप संनवेस्टरके वुनकरोंकी मदद करनेके लिए ऐसा करते है? निशचय ही नहीं। इस 
प्रन्‍नका मुझे एक ही जवाब मिल सका है और वह यह कवि विदेशी वस्त्र पहनना 
फैशन है और खट्टर खुरदरा और मोटा होता है। लेकिन अगर आपको मांके हायको 
बनी रोटी खराब हो तो क्या आप उसे खानेसे इनकार कर देंगे और बेहतर रोटीके 


१, स्वागत-समामें गांधीजीको झरियाके भारतीष कोयछा खान कम चारो संघकी भोरसे एक अमिनन्दनपत्र 
भेंट किया गया था। 


५५८ संम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


लिए घर-घर माँगते फिरेंगे? खट्टरआपकी मातृभूसिका उपहार है और इसलिए 
आपके लिए पवित्र वस्तु है। आप अपनी माँसे बेहतर रोटीकी माँग कर सकते है, 
लेकिन जबतक वह तेयार न हो सके तबतक खराब रोटीको ही सन्तोषके साथ 
खानके सिवा दूसरा चारा नहीं है। इसी तरहसे आप खद्टरकी किस्म बेहतर बनानेको 
कोशिकश्ष कर सकते हें, लेकिन जबतक बेहतर खहर न मिल्‍ू सके, तबतक जेसा भी 
खहर मिले उसोसे सन्तोष करना होगा, भले ही वह कितना ही खुरवरा हो। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृतिकी प्रमुख विशेषता यही है कि 
व्यक्ति दुखमें पड़े हुए अन्य मानवॉंकी सदद करे। खहर पहनकर आप गरीबोंकी सहा- 
यता करनेका अपना धार्मिक कत्तंव्य पूरा कर सकते हे। आपकी “गीता” आपको सिखाती 
है कि जो व्यक्ति यज्ञ चहीं करता, वह पाप करता है। चरखा कातना आपके लिए 
यज्ञ करनेके समान है, और हर घरमें यज्ञवेदीकी तरह चरला रखा जाना चाहिए। 
में अभी स्थानीय खादी भण्डारसे आ रहा हूँ। मेंने देखा कि उस दुकानमें केवल १००० 
रुपयेका खददर रखा गया है, और वह भी बेचा नहीं जा सका है। में नहीं जानता 
कि झरियामें कितने रुपयोंका विदेशी कपड़ा बेचा गया है, लेकिन में यह अच्छी तरह 
जानता हूँ कि विदेशी वस्त्रोंको बिक्नो खहरकी बिक्रीकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा हुईं है। 
मेरे लिए यह बड़े ही खेदकी बात है कि झरियामें इतनी छोटी-सी खादीकी दुकान भो 
नहीं चलाई जा सकती है। में सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग खहर 
पहनना अपना नियम बना हे। मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग गम्भोरतापुरबंक 
समस्त विदेशी चस्त्रका बहिष्कार करने, और केवल खादी पहननेका संकल्प करें। 

मजदूरोंसे उन्होंने कहा कि आप नशाबन्दीका पारूम करें और सभी तरहके 
वस्त्रोंको छोड़कर केवल खहर पहनें। ऐसा करके आप अपने संफड़ों ऐसे भूले भाई- 
बहनोंकों भोजन देनेका कास करेंगे जो रोजीके अभावसें एक पेसा भी नहीं कमा 
सकते । इसके बाद महात्माजीन अस्पृश्यता और हिन्दु-मुस्लिम तनावपर चर्चा की। 

अभिनन्दनपत्रका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है 
कि संघका कार्य प्रगति कर रहा है और में संयोजकॉकों उतकों सफलताके लिए 
बधाई देता हूँ। दूसरी बात, अर्थात्‌ पूँजीपतियों और मजहूरोंके सम्बन्धोंके बारेमें उन्होंने 
आदवासन दिया कि मेरी सहानुभूति हमेशा गरीब मजदूरोंसे हे और मेरा उद्देश्य 
मालिकों और मजदूरोंमें सहयोग और शान्ति कायम करना है। उन्होंने कहा कि 
निश्चय हो जमशेदपुरके मजदूरोंके लिए मेंने कुछ किया है, लेकिन यहाँकी स्थानीय 
परिस्थितियोंसे में पुरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। जमशेदपुरमें मजदूर नेताओंमें से 'कुछ 
मेरे जाने हुए लोग और मेरे मित्र तथा भाई-त्वरूप श्री एन्ड्रयूज भी थे। फिर भी 
यदि किसी भी समय मेरी सददकी जरूरत पड़ी, तो में जो-कुछ थोड़ा बहुत कर 
सकूँगा, करूँगा। निदुचय ही में ऐसा नहीं मानता कि सभी पूँजीपति बुरे और दमन- 
कारी हूँ, बल्कि इसके विपरीत में बहुत-से ऐसे पूंजीपतियोंकों जानता हूँ जिनके विलोंम 


भाषण : औरंगाबादकी सार्वजनिक सभामें ७७९ 


$ $ + 


मजदूरोंके भलेका खयारू है। भहात्माजीने मजदूरोंकों सही रास्तेपर चलनेफी सलाह 
दी और फहा कि मुझे विश्वास है कि अन्तर्स सत्यकी विजय होगी। उन्होंने फिर 
एक वार धनके लिए अपीछ करते हुए अपना भाषण समाप्त फिया।' 

[अंग्रेजीसे | 

सर्चछाइट, १९-१-१९२७ 


२४७. भाषण : ओरंगाबादकी सार्वजनिक सभासें' 


१४ जनवरी, १९२७ 
महात्माजीन फहा कि इससे पहले जब मेने बिहारका दौरा किया था, उस 
समय मुझे यहाँ आनेका मौका नहीं सिलू सका था। इसलिए मुझे जुझ्ी है फि में यहाँ 
आकर आप छोगोंसे सिल्‍्ठ सका। से आप लोगोंको दूर गाँवोंसे चछकर यहाँ आनके 
लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे दौरेका उद्देश्य आप लोगोंसे यह 
अपील फरना है कि आप भारतके लिए और अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करें, 
और मुझे आशा है कि मुझे आप निराश नहीं फरेंग। 
उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देदशा है। जो लोग शहरोंमें रहते है, वे 
शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि ग्रामीण लोग कितने गरीब हूँ; और जो ग्रामीण 
सभामें आये हे वे भी यह नहीं जानते कि सुदूर गाँवोंमें ऐसे लोग रह रहे हे जो उनसे 
भी ज्यादा गरीब है। ये गरीब लोग दुृखमय अन्धकारमें रह रहे है और किसी तरह 
अपने कष्टमय अल्तित्वकों दुखद अवसानतक ढकेलते हुए ले जा रहे है। शहरोंके 
लोग अपनी जोविकाके लिए उन ग्रामोणोंपर निर्भर हे जो वदलेमें इन दीन-होन लोगोंसे 
पैसा पाते हैँ। वे सारे देशके लिए घन-घान्य पेदा करते हे जवक्ति खुद अपना गरीर 
प्रणमय बनाये रखनेका उत्तके पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है कि भारतीय 
रेलवेके जरिये चन्द सौभाग्यशाली लोगोंकों थोड़ा-बहुत धन प्राप्त होता हो, लेकिन 
धन-धान्पके सच्चे उत्पादकोंकों वह उनके आजीविकाके साधनोंसे भी वंच्चित कर देतो 
है। में आपसे ईश्वरके दामपर उन गरीब, दीन और दुखी ग्रामीणोंके छिए अपील फरता 
हैं, नो वास्तवमें भारतीय समराजको रीढ़के समान हें। 
आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि विदेशी वस्त्रोंके आयातने किस तरह हमारे 
देशभाईयोंके दुख और गरीबीको बढ़ानेमें योगदान किया है भर यह भी समझाया कि 
किस तरह उत्त अमर्यादित आयातकी रोकथामसे देशको बढ़ती गरीवीपर सफरूता- 


१. भाषण समाप्त होनेपर गांवीजीकों १००१ २० की थेली मेंठ की गईं! 
२५ डाक बंगछेके पाप्तवाछे खुझे भैदानमें हुईं इस सभामें छगमग १०,००० लोग उपस्थित भे और 
इसमें गांधीमोने करीब भाषा धंधा भाषण दिया। 


५६० सम्पूर्ण गांधी वॉड्मय 


बच... 


पुवंक अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, सेन ऐसे अस्वाभाविक घटना-चचॉसे 
संघर्ष करनेके लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी अस्त्र खोजा है, वह चरखा है और 
में आप छोगोंसे उसे अपनानंकी सिफारिश करने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि 
आप छोग सफलतापूर्वक विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कर सकें और स्लिफ खहर ही 
पहनने लगें, तो आप अपने लक्ष्य अर्थात्‌ स्व॒राज्यकी ओर काफी हृदतक बढ़ सकेंगे। 
लेकिन अगर खद्दरका राजनीतिक महत्त्व न भी माना जाये तो भी दूसरे अन्य 
आधार हें जिनसे खहरका समर्थन होता है। यदि खहरकों राजनीतिक अस्त्रकी तरह 
काममें न भी छाया जाये, तो भी आप अपने हजारों गरीब देशभाइयोंकोी मददके 
खपालसे उसे इस्तेमाल फर सकते हैं। चरखा आपको अन्नपूर्णा है क्योंकि उससें 
अपृंदय गरोब लोगोंकों भोजन-पानी देनकी सामथ्यं है। यह तो संसारम सभी मानते 
हैं कि हमारे देशवासी गरीब हूँ, यहाँतक कि अंग्रेज इतिहासकारोंने भी अपनी पुस्तकों- 
में इस तथ्यकों प्रभाणित किया है कि भारतमें हजारों छोग ऐसे हे जो यह जानते 
ही नहीं कि दो जून रोटी खाना कसा होता है। मेंने खुद अपनी आँखोंसे उड़ीसामें 
यह सब देखा है जो अबतक केवल किताबोंमें पढ़ता रहा हूँ। उड़ीसामें लोग इतने 
गरीब हैं कि सचमुच उतके पास जीवन-निर्वाहका कोई उपाय नहीं है। क्‍या उनकी " 
सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं है? यदि आप किसी और तरहसे उतकी मदद 
नहीं कर सकते हैँ तो आप खादी पहनकर तो कर ही सकते हैं। खादीका कार्य 
हिन्दू और मुसलमान कर सकते है, स्त्री और पुरुष, बच्चे और बूढ़े, बंगाली और पंजाबी 
सभी कर सकते हैं, सभी इस कारयमें शामिल हो सकते हें और इसको सफलतामें 
पयासम्भव शक्तिभर अपना योग दे सकते हैं। सरकारी कर्सचारियोंपर भी खादी पह- 
ननेके सम्बन्धमें कोई रोकटोक नहीं है। आधुनिक औद्योगिकवादके शोर-शराबेसे दुर 
स्थित गाँवोंके शान्तिमण वातावरणमें हमारे ही भाई-बहनों हारा तेयार की गई खादी 
हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहुत पानेकी अधिकारिणी है। खादीका सम्बन्ध हमारे 
अतीत कालकी स्मृतियोंसे जुड़ा हुआ होगेके कारण वह पुनीत है और हर किस्मके 
दुसरे कपड़ोंकी अपेक्षा उसे ही पहनना आपका धामिक कत्तव्य है। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी-बस्त्रोंपर खर्चा गया पेसा सेनचेस्टर 
और लंकाश्ञायरके बुनकरोंकी जेबमें जाता है, जबकि भारतीय मिलोंके कपड़ेपर खर्चा 
गया पैसा अहमदाबादके व्यापारियोंकी पहले ही से खचाखच भरी तिजोरियोंकों ही 
और भरता है। मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि भारतमें अच्छे और कुशल वस्त्र- 
उत्पादकोंके' होनेके बावजूद भी भारतीयोंकों विदेशी उत्पादकोंकों इतना पैसा चुकाना 
पड़ता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी अपने शासनके प्रथम बौरमें आपके वस्त्र-उद्योगको मिटानेके 
लिए शायद जिम्मेदार रही हो। उसने आपके बस्त्र-उद्योगको अपनी हिसात्मक कारर- 
बाईसे या अपने अवांछनीय तरीकोंके जरिये सम्भवतः ठप्प किया हो। लेकिन, मे 
पूछता हूँ, अबतक उन हालातोंकों जारी रखनेके लिए कौन जिम्मेदार हैं? थदि आप 


भाषण : औरंगावादकी सार्वजनिक सभाम ५६१ 


अब भी खदर अपनाना शुरू कर दें तो भारतीय वस्त्र फिरसे दुनियाके लिए दर्शनीय 
चीज बन सकता है। आपको ' प्रायक्चत्त ' के रुपमें सुत कातना और खट्दर पहनना 
शुरू करना चाहिए। धनवान लोगोंको भी पैसेके लिए नहीं, वरन्‌ गाँवोंके श्रद्धालु और 
अपना अनुकरण करनेवाले लोगोंके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने लिए सूत फातना 
शुरू फरना चाहिए। हिन्दू-धर्म हर व्यक्तिको यज्ञ करनेका सस्तीसे आदेश देता है। 
यज्ञ वह है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने हितके लिए नहीं किया जाता वरन्‌ 
दूसरे छोगोंके हिंतके लिए किया जाता है। भारतकी वर्तमान परिस्थितियोंमें गरोब 
ग्रासवासियोंके लिए सृत कातनसे बढ़कर अधिक हितकारी कोई इूसरा काम नहीं हो 
सकता है और इसलिए भारतोयोंके छिए सबसे अच्छा यज्ञ सुत कातना है, जिसे सभी 
व्यक्ति कर सकते हे। 

आगे बोलते हुए महात्माजीन कहा कि सिर्फ बिहारमें हमने २९,००० २० सूत 
कातनेवालों और ३६,००० र० बुनकरोंमें वितरित किये हे। मुझे लगता है कि बिहारके 
लोगोंको खहरसे स्नेह है; लेकिन अगर उन सबने खादी अपनाई होती तो शायद 
हम बिहारके गरीब निवासियोंकों और भी ज्यादा पैसा दे सकते। रूगभग १०० साल 
पहुले पटनाम बहुत अच्छी खादी तेयार की जाती थी जो विदेश्ञोंको निर्यात को जाती 
थी और बिवदेश्ञोंके लोग उसे एक शान-शौकतको चोजके रूपमें इस्तेमाल करते थे। 
अब चक्र उलट हो गया है और भारत विदेशोंकों अच्छे कपड़ेका निर्यात फरनके वजाय 
करोड़ों रुपयोंके आयातित कपड़ेकी खपत करता है और भारतके लोग सुन्दर विदेशी 
कपड़ा पहननेमें गवंका अनुभव करते हें। बिहारके निवासियोंकी हेसियतसे आपको याद 
करना चाहिए कि अतीतकालमें वस्त्र-उद्योगन पटनामें कितनो उन्नति को थी। उन्हों 
पुराने अच्छे दितोंको वापस लाना आपका कत्तंव्य है। आप हर-सम्भव तरीकेसे खहरको 
अपनाकर ऐसा कर सकते हे। खहरने काफी प्रगति की है; महीन अच्छी खादी अब 
सुलभ है और १९२१ की तुलनामें उसका मूल्य भी काफी कम हो गया है। अगर 
लोग काफी संख्यामें सहरके प्रति दिलचस्पी दिखायें तो खहरकों और भी सस्ता बना 
सकते हे । 

इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय चरखा-संघके लिए चंदेकी अपील की और 
आगे बोलते हुए उन्होंने अस्पृश्यताकी समस्या तथा हिल्दु-मुस्लिम एकताकी समस्‍्या- 
पर चर्चा की। 

उन्होंने कहा कि स्व॒राज्य सदेव मेरे जीवनका स्वप्न रहा है भौर १९२०-२१ 
में वह करीब-करीब मिल ही गया था। असली शुद्धि-कार्य अर्थात्‌ आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया 
उस समय शुरू हो गई थी। वेशमें एक उत्साहकी छहूर दौड़ गई थी और इसीलिए 
हम अपने लक्ष्यके लगभग बिलकुल करीब पहुँच गये थे। वही अध्याय हमें फिरसे 
दोहराना है, लेकिन जबतक आपसकी अनबन और मतभेद हमें वुरी तरह एक दृसरेसे 
अलग किये हुए हैँ, वेसा नहीं किया जा सकता। 
३२-३६ 


५६२ संम्पू्ण गांधी वाइमय 
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कॉसिलोंमें प्रवेश करते हैं, थे अपने 

देशवासियोंकी भलाई करनेकी सच्ची भावनासे घेसा करते हैँ, और दे फुछ अच्छा फाम 
कर भी सकते हें। लेकिन में पुछता हूँ कि कितने लोग कॉसिलॉम ं जा सकते हैं और 
कितने लछोगोंकों सतदानका अधिकार है? ६० लाख सतदाता ही तो समचा भारत 
नहीं है; मेरा उद्देश्य तो ३० करोड़ भारतीयोंको ऊपर उठाना है। मेरा विश्वास है 
कि खद्दर शायद असोर और गरीब लोगोंको जोड़नेवाली फड़ोका काम कर सकता है; 
चरज़ा भारतकी पुरी जनतामें एकता और सद्भावना पंदा कर सकता है। उन्होंने 
फिर एक बार छोगोंसे अपीक् की कि वे अखिल भारतीय चरखा-संघके लिए चन्दा 
दें और ईइवरसे प्रार्थना की कि वह कत्तंव्यपालनमें लोगोंकी मदद फरे।' 

| अंग्रेजीसे 

सरचेछाइट, २१-१-१९२७ 


२४८. विचार: दर्शक पुस्तिकामें 
गया 
पौष शुक्क १२, १९८३ [ १५ जनवरी, १९२७ [' 
इस पुस्तकालय" देखकर मुझको बहो(त) आतंद हुआ। दानीको में घन्यवाद 
देता हुआ पुस्तकालयकी उन्नति चाहता हुं। 
मोहनदास गांधी 


मूल प्रति (जी० एन० २५०९) की फोटो-नकलसे | 


२४९. तार: सणिबहन पटेलको 
गया 
१५ जनवरी, १९२७ 
तुम्हारे पत्रसे आनन्द हुआ। पींजना और लोढ़ना जल्दी पूरी तरह सीख लो। 
बापू 
[गुजरातीसे ] 
बापुन। पत्रों: मणिबहेन पटेलने 
१. सभा समाप्त दोनेपर गांवीजीको २७०१ २० की एक येली मेंठ की गई। 
२. इस वर्ष पौष शुक्कू १२ क्षय तिथि थी। गांधीणी १७ जनवरी, १९२७ को गपामें थे, जिसके 


अनुसार तिथि पौष शुक्छ १३ होती दे। 
३. गयाका भुन्नाझाछ पुस्तकाज्य | 


२५०. भाषण : गयाकी एक सभामें' 


१५ जनवरी, १९२७ 
हिन्दीमें घोलते हुए महात्माजीने इस बातपर खेद प्रकट फिया फि नगरपालिकाने 
उन्हें जो मानपत्र दिया वह अंग्रेजीमें था। उन्होंने कहा, जब भी मुझे मौका मिलता 
है में छोगोंसे बराबर आग्रह करता हूँ कि वे या तो अपने प्रान्तकी भाषामें, अन्यया 
भारतकी राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ हिन्दीमें मुझे मानपन्न दें। मुझे अंग्रेजी भाषासे फोई 
दुश्मनी नहीं है; में कुछ विशेष अवसरोंपर उप्तका प्रयोग फरता हूं, लेफिन अपने ही 
आदमीसे कुछ कहनेके लिए अंग्रेजोका प्रयोग करना अवांछनीय है। में नगरपालिकासे 
अनुरोध करता हूँ कि मुझे ही नहीं किसो भी अन्य भारतीय नेताको जब आप फोई 
सानपत्र दें तो हिन्दीका ही प्रयोग करें। 
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, हिन्दुओंके लिए गया सचमुच एक पवित्र स्थान 
है, एक तीर्य-स्थान है। लेकिन जिस नगरमें देशके सभी हिस्सोंते लोगोंका आना 
होता है उस नगरकी सड़कोंकी झोचनीय दशा देखकर मुझे दुःख होता है। आज 
सुबह मुझे गयाकी कुछ सड़कोंको देखनेका मौका सिला। गन्दगोमं इन सड़कोंने अह- 
सदाबादकी सड़कोंको भी भात्त दे दी है, हालाँकि अहमदाबाद एक पुराना शहर है, वहाँ 
गरीब लोग बड़ी तादादमें रहते हे, और शायद वहाँकी नगरपालिकाके पास इसी बातका 
बहाना है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि भारतके किसी भी हिस्सेमें भंने 
इतनी गन्दी सड़कें नहीं देखीं। गया सारे भारतका आकर्षण-त्यल है, इसलिए यहाँकी 
नगरपालिकाकों तो एक आदर्श नगरपालिका होना घाहिए था, लेकिन मुझे इस मासले- 
में निराशा ही हुई है। इस सहान्‌ नगरकी दक्षाकों सुधारनेके लिए नगरपालिकाके 
सदस्योंकों जी-जानसे रूग जाना चाहिए। लेकिन यह सुधार किस प्रकार सम्भव है? 
सुधार करनेके लिए सदस्योंको स्वयं काम करना चाहिए। जमादार और मेह॒तरोंपर 
भरोसा करनेसे ही काम नहीं चलेगा। में तो कहूँगा कि नगरपालिकाके अध्यक्ष और 
सदत्य हाथोंमें झाड़ और बाल्टियोंमें पानी लेकर निकल पड़ें और नगरकी सड़कों और 
टह्टियोंको साफ कर डालें। किसी देशके विकासमें नगरोंका काफो महत्त्व होता है। 
राजनीतिक दासतासे मुक्ति पानके लिए यह निहायत जरूरी है कि देशके छोगोंमें 
नागरिक उत्तरदाय्रित्वोॉका विकास हो। देशर्मं और भी बहुत-सी मगरपाछिकाएं हे 
जिनमें खराब प्रशासनका दोष है। लेकिन गयाका जो अनोखा महत्त्व है, उसे देखते हुए 
यह जरूरी है कि यहाँका प्रशासन एसे दोषोंसे मुक्त रहे। सड़कोंपर झाड़ लूग्रानमें 
शर्मकी कोई बात नहीं है; भेंने खुद कई स्थानोंपर झाड़ लगाई है। यहाँ बिहारमें 


१. समामें गांधीजीको नगरपाल्कि और णिला बोडंकी भोरसे मानपत्र भेंट किये गये। 


५६४ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 
ही चम्पारतमें मेंने झाड़ लगाई है। में पश्चिमी सस्यताका प्रेमी नहीं हूँ; बल्कि 
भारतके भ्रणान हितोंको चोढ पहुँचानेबाले सभी पदिचमो प्रभावोंका मे विरोध ही करूँगा, 
लेकिन पहदिचमी संस्कृतिम जो-कुछ अच्छा है उसका में स्वागत करूँगा। नगर-प्रशासनके 
सामलेमें हमें पश्चिमके लोगोंसे बहुत-कुछ सीखना है। ग्लासगो और बर्रामघम भी 
पहले गयाकी तरह हो गन्दे धाहर थे, ज्ञायद इससे भी ज्यादा गन्‍्दे थे। लेकिन उन 
नगरोंके प्रशासकोंने जिस तरह अपने शहरोंकी दशा सुधारी वह भारतकी नगर- 
पालिकाओंके सदस्योंके लिए अनुकरणीय है। में आशा करता हूं कि गयाकी नगरपालिका 
इस नगरकी दक्षा सुधारनके लिए तुरन्त कारंबाई करेगी। 

भाषण जारी रखते हुए महात्माजीन कहा, सुझे दुःख है कि नगरपालिकाके 
अध्यक्षन भुसे सबेरे यह नहीं बताया कि उनके अन्य सहयोगी उनसे दो सुद्दोपर 
सहमत नहीं हूँ, अर्थात्‌ खहूर और अस्पृद्यताके सवाहपर। ऐसी हालतसें में उन्हें इन 
दो मुद्दोंपर राजी करनके लिए कुछ बक्‍त दूँगा। यदि आप अपने और गाँववालोंके 
बीच सम्पर्कंकी एक कड़ी कायम कर देना चाहते हैं तो खहरकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 
जहाँतक अस्पुश्यताका सवाल है, स्वामी श्रद्धानन्दकी मुत्युफे बाद में नहीं समझता कि 
इस विषयपर बहस करनकी कोई जरूरत है। में एक सनातनी हिन्दू हूँ, लेकिन हिन्दू 
शासत्रोंमं मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिल्ली जो अस्पृब्यताके वर्तमान स्वरूपका समर्थन 
करती हो। यदि अस्पृश्यताका निवारण नहीं किया गया तो वहू दिन दर नहीं जब 
हिन्द-समाज खतम हो जायेगा। संसारमें केवल तीन ही प्रमुख धर्म हैं, ईसाई-धर्म, इस्लाम 
और हिन्दू घर्मं। ज॑सी कि हिन्दू महासभान हिन्दू-धर्मकी व्याख्या की है, में बुद्ध धर्म 
और सिख धर्मकों हिन्दू-घर्मको ही शाखा मानता हूँ। लेकिन शक्तिशाली हिन्दू समाज 
तेजीसे छिन्न-भिन्न हो रहा है। ईसाई और इस्लाम जगत, वस्तुतः सारा अहिन्दू जगत 
हिन्दु समाजकी गतिविधियोंको गौरसे देख रहा है। यदि आप हिन्दुओंके रूपसें अपन 
अस्तित्वका औचित्य सिद्ध करना चाहते हें और पुराने गौरबकी फिरसे प्रतिष्ठा करना 
चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट कत्तंव्य है कि आप हिन्दू धर्मपर से अस्पृश्यता रूपी 
कलूंक मिटा डाले। 

आज सुबह मुझे श्री एन्ड्रचूजका भेजा एक तार मिला है। अगर आप तथाकथित 
अस्पुश्योंकों इसी प्रकार आतंकित करते रहेंगे तो आप दक्षिण आफ्रिकार्म गोरोंके हाथ 
उचित व्यवहार पानेकी आशा कंसे रख सकते हैं। श्रीयुत गोजलेने अपने एक भाषणमें 
ठीक ही कहा था कि भारतीय लोग जब अपने ही कुछ वर्गोके साथ इतना असात- 
वीय व्यवहार करते हें तब यह ठीक ही है कि गोरे लोग भारतीयोंको नीची नियाहसे 
देखते हैं। जबतक अस्पृश्यता-निवारण नहीं हो जाता और खद्दर आन्दोलनकों सफल 
नहीं बनाया जाता तबतक हमारे सारे काम अधूरे ही रहेंगे। 

आगे बोलते हुए उन्होंने, जिला बो्डको खादीका काम हाथमें उठानके लिए 
घन्यवाद दिया। किन्तु साथ ही यह भी कहा कि मुझे इस बातका दुःख है क्षि स्कूली 


भाषण : रमनाकी सार्वजनिक सभामें ५६५ 


बच्चोंमं कताईको लोकप्रिय नहीं बनाया जा सका है; लेकिन इसपर मुझे फोई आदइचर्य 
नहीं है, क्योंकि में वच्चोंका स्वभाव जानता हूँ। बच्चे नियमित रुपसे फताई फरें, इसके 
लिए आवश्यक है कि शिक्षकगण स्वयं कताई करें। शिक्षकोंका उदाहरण देखकर हो 
सकता है कि बच्चे खेलकी चौज मानकर चरखेसे चिपट जायें, और खेल-खेलमें ही अद्भुत 
फल निकल सके। महात्माजीन लोगोंकों पुराने जमानेमें भारतीय फपड़ा उद्योगकी याद 
दिलाते हुए कहा कि आप उन पुराने दिनोंको फिर बापस छानेका भरसक प्रयत्न फरें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

सर्चकाइट, २१-१-१९२७ 


२०१. भाषण: रसनाकी सार्वजनिक सभासे)ं' 


१५ जनवरी, १९२७ 
उन्होंने कहा कि नगरपालिकाके अध्यक्ष और हिन्दू सभाके अध्यक्षन भी मुझे इस 
बातकी याद दिलाई है कि गया एक पवित्र तोर्थ-स्थान है जो भगवान बुद्धके संसमगंसे 
पुनीत है। लेकिन मुझे यह देखकर दुःख होता है कि गयाके शौचालयोंकी इतनी 
बुरी हालत है और यहाँकी जंसी गन्दी सड़कें तो मेने जीवनमें कभी नहीं देखीं। 
उन्होंने कहा कि मेंने नगरपालिकाके सदस्योंको उनके कत्तेव्यका ध्यान दिलाया है, 
लेकिन यदि लोगोंम  उत्तरदायित्वको भावना पर्याप्त रूपसे नहीं आ जाती तो नगर- 
पालिकाके लिए अपना कत्तंव्य निभा सकना असम्भव है। जहाँ [िहरी] जनता जाग्रत 
है, वहाँ नगरपालिकाके सदस्य अपने फत्तंव्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते, पर्योकि यह तो 
लोगोंके खुद अपने हाथकी बात है कि उन सदस्योंके स्थानपर वे नये और बेहतर सदस्य 
ले आयें। मेंने नगरपालिकाके सदस्योंको सड़क साफ फरने, झाड़ लगानेकी सलाह दी है 
और में सभी लोगोंको उनके इस काममें सहयोग देनेकी सलाह दूँगा। सड़कोंकों साफ 
रखना नागरिकोंका भी उतना हो कत्तेव्य है जितना झाड़ लगानेवालोंका। यदि नाग- 
रिक हृदयसे उनका सहयोग नहीं करते तो सफाई फरनेवाले अपना कत्तंव्य नहीं निभा 
सकते हे। 
हिन्दू सभाके अभिनन्‍्दनपत्रकी चर्चा फरते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस चात- 
को खुशों है कि सभा हिन्दुओंको कायरतासे मुक्त करनेका प्रयत्व कर रही है। लेकिन 
मेंने देखा है कि केवल हिन्दु ही कायर नहीं हे। कायरता तो सभी भारतीयोंकी 
विशेषता बन गई है। यदि वे इस दोबसे मुक्त हो सके तो दुनियाकी कोई भी ताकत 
उन्हें आगे बढ़नेसे रोक नहीं सकती। 


१. एस सभामें, जिसमें लगमग १०,००० छोग उपस्थित थे, गांधीजीशों स्थानोष हिन्दू सभाने एक 
अभिननदुनपत्र भेंट किया था। 


५६६९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्होंने कहा कि में हिन्दु सभाकों खदरके लिए और अस्पृश्यता-निवारणके लिए 
कास करनपर धन्यवाद देता हूँ। मेने पहले भी एक बार आपको बताया है कि क्षरपृ- 
इयता हिन्दूधर्मका अंग नहीं है। इस पापके' लिए आपको संसारके आगे शमंसे घर 
झुकाना चाहिए। गीता” आपको उपदेश देती है कि मनुष्यकों ब्राह्मण और चांडालमें 
भेदभाव नहों बरतना चाहिए।' में उत्त इलोकका यही अर्थ निकालूँगा कि मनुष्यको 
बाह्ण और चांडालकी एक सभान सेवा करनी चाहिए और किसीसे भी घुणा नहीं 
करनी चाहिए। हिन्दू धर्मके अनुसार केवल चार ही घर्ण हैं; पाँचवाँ बर्ण हो ही 
नहीं सकता । 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि शुद्धि मेरे लिए आत्मशुद्धिका पर्याय 
है। अस्पृश्योंसे स्नेह करके आप यह शुद्धि-कर्स कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजीने 
घर्मके लिए प्राण त्यागे हैं। उनके जीवतकी एक उत्कट आकांक्षा अछूतोद्धार करनेकी 
थी। कमसे-कम उच सहान्‌ स्वामीजीकी खातिर आपको यह बुराई मिटा ही बेनी 
चाहिए। निश्चय ही, स्वामीजी शुद्धिका जो मतल्‍ूब लगाते थे, उसके सम्बन्धमें 
स्वामीजीके साथ मेरा ईसानदारोसे सतभेद था। उन्होंने कहा: 

मैंने इस तथ्यकों छिपाया नहीं है कि में शुद्धि" कार्यके सभी पहलुओंका 
अनुमोदन नहीं करता हूँ। हिन्दू-शास्त्रोंका श्रद्धापूवंक अध्ययन करके में इस निष्कर्ष- 
पर पहुँचा हूँ कि उनमें धर्मं-परिवर्ततकी वैसी कोई गुंजाइश नहीं है जैसी कि इस्लाम 
और ईसाई-धर्मोमें है। ' कुरान ' का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करनेके बाद मुझे यह भी विश्वास 
हो गया है कि उसमें वैसी तबलीगकी कोई इजाजत नहीं दी गईं है जिसे आज 
बढ़ावा दिया जा रहा है। हो सकता है कि में गलती कर रहा होऊँ। वैसी दद्यामें 
ईइवर मेरी भूल सुधार दे । जहाँतक मेरा अपना सवाल है, में अपने धर्मकी रक्षा 
तपदचर्या द्वारा करूँगा जो प्रार्थनामय कष्ट्सहनका पथ है, जो किसी भी महान उद्देश्य 
तक ले जानेवाला राजपथ है। हिन्दू छोग हिन्दू घ्मेको अस्पृष्यताके अभिशापसे मुत करा- 
कर स्वामीजीका सच्चा स्मारक बना सकते हूँ। स्वामीजीके बलिदानके पावन रक्तसे 
हिन्दू-मुसछमान दोनोंकों अपने हृदय धो डालने चाहिए। मुझे अपनी इच्छानुसार ' गीता ' 
या कुरान” पढ़नेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हिन्दू मुझे गीता! या मुसलमान मुझे 
“कुरान” पढ़नेकी क्यों मजबूर करें? 'बाइबिल” पढ़नेके लिए मुझे किसी ईसाई द्वारा 
मजबूर किये जानेकी क्या जरूरत है? किसी भी व्यक्ति और उसके घममं तथा परमेश्वरके 
बीच किसीको बाधा बनकर खड़ा होनेका हक नहीं है। जिस व्यक्तिको धमकी कोई 
कल्पना ही नहीं है, जिसका हृदय शुष्क और अपवित्र है, वह दूसरोंको (धर्मान्तरित 


* 48 विद्याविनपंपन्ने ब्राह्मण गवि इस्तिनि। 
शनि चेव झ्वपाके व प्रण्िताः समद्शिनः ॥ 
गीता, ५-१८ 
२. इसके बादका भलुच्छेद यंग इंडियामें भक्राशत महादेव देसाई द्वारा किंखित “ साप्ताहिक पत्र “से 
ब्थि गषा है। 


भाषण : रमनाकी सार्वजनिक सभामें ५६७ 


करके) पवित्र बनानेका दुस्साहस कँसे कर सकता है? लेकिन यह तो मेरी अपनी राय 
है। और चूंकि में स्वतन्त्रताका पुजारी हूँ, मेने अपनी इस रायके बावजूद भी इस 
बातका आग्रह रखा है कि श्रद्धानन्दजीको बेदिक घर्मके प्रचारका उतना ही हक था 
जितना कि मुसलमानोंको ' कुरान ' के प्रचारका। और यदि श्रद्धानन्दजीकी उनके शुद्धि- 
कार्यके छिए हत्या कर दी गई, तो इसमें इस्छामका कोई यश नही है। हिन्दूधर्मको 
उनके बलिदानपर ग्वें है और वह उस बलिदानसे और समृद्ध बना है। कोई मुसल- 
मान उस ह॒त्याका भ्रुप्त रूपसे समर्थन न करे और न ऐसा ही समझे कि इससे 
इस्लामका कुछ भछा हुआ है। एक भी हिन्दूको बदलेकी भावना दिलमें नहीं लानी 
चाहिएं। यदि हिल्दु-मुसछमान परस्पर अविश्वास और भयकी भावनासे मुक्त हो जायें 
तो कोई भी ताकत उनको आजाद होनेसे रोक नहीं सकती। हम खुद अपने कर्मोसे 
गुलाम बने हें। इस ज्वलंत चचके विषयपर मेंने अबतक अपना मुंह वन्द रखा है। 
श्रद्धालन्दजीके बलिदानने मुझे कुछ हृदतक अपना मुँह खोलनेकों मजबूर कर दिया है। 
लेकिन ऐसे वातावरणमें में कोई दिशा-निर्देश नहीं दे सकता। में तो केवल ईश्वरसे ही 
प्रार्थना करूँगा कि वह हमें भय, घुणा कौर अविद्वाससे मुक्त करे और हम केवल 
प्रेमकी शवितिपर ही भरोसा करना सीखें।' 


गोरक्षाकी चर्चा करते हुए महात्माजीन कहा कि यह तो ऐसा विषय है जिस- 
पर कोई विवाद नहीं है और मुझे खुशी है कि आप लोग गोरक्षाका फाम फर रहे 
हैं। भारतमें गायोंकी मौजूदा हालतके लिए हिन्दू खुद जिम्मेदार हे। अगर वे अपनी 
गायें पैसोंकी खातिर कसाइयोंके हाथ न बेचें, अगर दे अपनी दुघारू गायोंकी उचित 
देखभाल करें तो उनकी हालत इतनी शोचनीय नहों हो सकती। मेने सुना है कि 
गयामें एक गोशाला है। भारतमें ऐसी अनेक गोशालाएँ हे। यदि उनको ठौकसे चलाया 
जाये तो दूध तथा दूधसे बने पदार्थों और मृत गायोंके चमड़ेसे होनेवाली आमदनोीसे बूढ़ी 
और मरियल गायोंका पालम किया जा सकता है। चमड़ा कमानेवाले कारखाने स्थापित 
करके मरी गायकी खालूसे पैसे कमाये जा सकते हैं। 

भाषण जारी रखते हुए महात्माजीन लोगोंसे अपील की कि वे सदा केवल 
खादी पहनें और इस प्रकार गरीब गाँववालोंकी मदद करें। उन्होंने फहा, चरखा 
आपकी कामधेन्‌ है, उसमें हजारों गरीब और भूखे भर रहे गाँववासियोंको भोजन 
देनेकी शक्ति है। मुझे खेद है कि गया-जेसे शहरसें एक छोटी-सी खहरकी दुकान 
भी नहीं चलाई जा सकती। विदेशी पत्त्रोंसे भरी बड़ी-बड़ी दुकानोंके धोौच् एक 
छोटी-सी खहरकी दुकान देखकर मुझे दुःख होता है। मे वह दिन देखनेकों छाल्ायित 
हुँ जब बाजारमें सभी बड़ी दुकानोंमें खादीका माल भरा होगा, जब फेवल एक या 
दो छोटी दुकानोंमें ही विदेशी कपड़ा या भारतीय मिलोंका बना कपड़ा रह जायेगा 
और वे दो-एक दुकानें भी ढीकसे न चल रहो होंगो। 


१. इसके बादके अनुच्छेद स्चेलाइटकी रिपोट्से ल्यि गये दें। 


५६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय | 
भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने छोगोंसे ईबवरके नामपर अपील फी कि दे 
खट्टर कार्यके लिए देशबन्धु स्मारक कोष जो-कुछ थोड़ा बहुत दे सकें, दें, और इस 
प्रकार देदाके गरीब छोगोंको आर्थिक मदद दें। , . . 
[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चछाइट, २१-१-१९२७ 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


२५२. पत्र : सौराबहनको 


[१६ जनवरी, १९२७]! 


चि० भीरा, 
तुम्हारा पत्र मिला और उससे तुम्हारे साथ घटी घटना आदिका पता चला। 

मने सोचा था कि बिहारके दौरेका कार्यक्रम तुम्हें मेज दिया गया है; छेकिन अब 
याद आता है कि जब पहली बार तारीखें भेजी गई थीं तो दौरेकी रूप-रेखा तैयार 
ही नहीं हुई थी। बिहारके दौरेकी तारीखें तुम्हें कक भेजी गई हे। में समझता हूँ कि 
तुम स्थातोंकी जानकारीके लिए अपने नकक्‍्शेका उपयोग कर रही हो। मेरी राय है 
कि स्थानोंके नाम' तुम हिन्दी लिपिमें ही लिखो। यह एक रोचक और लाभदायक प्रयास 
होगा । 


प्यार सहित, 
बापू 
[ पुनरच : ] 


यह पत्र प्राथेनाके ठीक बाद ५ बजे सुबह छिखा गया है, क्योंकि हम अभी- 
अभी तत्काल यहाँसे बहुत दूरके स्थानके लिए रवाना हो रहे हूं। 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यूण ५१९७) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१. ढाककी मुदरके अनुसार ! 


२५३. पतन्न: डाह्माभाई मनोरदास पटेलको 


यात्रामें 
[१६ जनवरी, १९२७] 
भाईश्री डाह्याभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसानोंकी स्थिति फिलहाल 
खराब होती जा रही है। लेकिन इसके कारण तुम जो सोचते हो उससे कही ज्यादा 
गहरे हैं । अवीर होनेसे काम बिगड़ता है। रोष करनेसे सुधरता नही है। उपाय सरकारके 
हाथमें नही अपितु किसानोंके हाथमें है, यह बात यदि तुम समझ लोगे तो देखोंगे कि 
दुःखी हुए बिना तुम्हारा कास आगे बढ़ेगा। मुझे यदि एक क्षणका भी अवकाश मिला 
तो में 'नवजीवन' में लिखूँगा। प्रजाबन्धु” की कतरन मिली है। इससे पहले जो 

कंतरन भेजी थी वह नहीं मिली है। मेरा खयाल है मिल जायेगी। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९८) से। 
सौजन्य : डाह्माभाई म० पटेल 


२५४. पन्न : वा० गो० देसाईको 


[१६ जनवरी, १९२७ | 

भाईश्री वालूजी, 

आपका पत्र मिछा। आपका तार भी मिला था। आपको सारी मूल रचनाएँ 
भेजनेकी कोशिश तो हो ही रही है। 

आपको अनुवाद-कार्यमें रगानेकी इच्छा होती है। काकाको उस वारेमें लिख रहा 
हैँ । शंकरलालके बहनोईकी [लेख ] माछा तो अभी लगातार चलेगी। छग्रता है कि 
उसमें आपकी सेवाओंका उपयोग हो सकता है। उसका सम्पादन काका कर रहे है; 
इसलिए उन्हें लिख रहा हूँ। 

आपको यह तो याद ही होगा कि [अखिल भारतीय ] गोरक्षा मण्डल [की 
समिति ] की बैठक ११ मा्चको है। आपने सदस्योंके नाम खोजकर उन्हें लिख दिया 
होगा । 


१. डाककी मुद्दरसे | 

२५ अहमदाबादका एक युणराती साप्ताहिक । 

३- डाककी मुदरसे । 

४» उस समय वाल्जी देसाई इस मण्डलके भन्‍्त्री ये। 


५७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
रविवार 


आशा है, समितिकी बैठकके बारेमें परिपत्र भेज दिया होगा और रेवाशंकरभाई' 
और आश्रमसे हिसाब प्राप्त कर उसे अन्तिम रूप दे दिया होगा। 
अपनी तबीयतका ध्यान तो रखते हो न? 


मोहनदासके वन्देमातरम 
भाईश्री वालजी देसाई 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ७३९०) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


२५५- भाषण : महिलाओंकी सभा, सोनपुरमें” 
१६ जनवरी, १९२७ 
सीताकी याद कीजिए। क्‍या आप समझती हूँ कि वे रामके साथ १४ वर्षके 
वनवासमें आपकी तरह भारी-भारी जेवर पहन कर गई थीं? क्या आप ऐसा 
मानती हें कि इनसे आपका सौन्दर्य बढ़ता है? सीता अपने हृदयकी सुन्दरताके प्रत्ति 
सतके थीं, और वे अपने तनपर ख़ददर घारण करती थीं। आप जो भारी-भारी जेवर 
पहनती हैं, वे भहदे ही नहीं दिखते, इनमें मेछ भी जमा होता रहता है। आप इन 
जंजीरोंसे अपनेको मुक्त कीजिए और उन लछोगोंकों कुछ राहत पहुँचाइए जिनके पास 
जेवर तो क्या, पहननेको कपड़ातक नहीं है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


१. रेवाशंकर ज० शवेरी, जो मण्डल्फे कोषाध्यक्ष थे-। 
२, साबरमती भाअम, मण्डल्का प्रषान कार्पाव्य 
३० पद अंज महदेव देसाईके “ साप्ताहिक पत्र” से छिया गया है। 


२५६. भाषण : सार्वजनिक सभा, छपरामें' 


१६ जनवरी, १९२७ 

महात्माजीन दोनों अभिननन्‍दनपन्नोंके जवाब्मं बोलते हुए नगरपालिका और जिला 
बोर्डको उनके अभिननन्‍्वनोंके लिए धन्यवाद दिया और कहा, मे दूसरे मसलोंपर भी 
कुछ शब्द फहूँगा, लेकिन यहाँ आनेका मेरा मुख्य प्रयोजन खादी और चरखेके सन्देशका 
प्रचार करना है। एक अभिनन्दनपत्रमें मेरे उन प्रयत्नोंकी चर्चा की गई है जो में 
अस्पृषयताकी बुराईको दूर करनके लिए कर रहा हूँ। मेरे हृदयकी यह उत्कट इच्छा 
है कि हिन्दू समाजके इस कलंकको मिटा दूँ। स्वामी अ्रद्धानन्द, जो यही प्रयत्न 
करते हुए मर मिटे, कहा करते थे कि जबतक प्रत्येक भारतीय नेताके घरमें एक- 
एक अछूतकों परिवारके सदस्यकी भाँति नहीं रखा जायेगा, तबतक यह नहीं फहा 
जा सकता कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। पंचम वर्ण हमारा ही बनाया हुआ है; 
शास्त्रोमं इसकी अनुमति नहीं दी गई है। यदि नेतागण अपन घरोंमें अछ्त्तोंको रखें 
तो कोई कारण नहीं है कि इसके लिए जनता उन्हें दोषी ठहरायगी। स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍दका जोवन यही पाठ देता हैँ कि अछुतों की सेवा करो।” आपको उनके 
जीवनसे निर्भपताका पाठ भी सोखना चाहिए, और उनको मृत्युसे साम्प्रदायिकताकी 
बुराइयोंकों भी समझ लेना चाहिए। हमारे लिए हिन्दू-मुस्लिम एकताकी बहुत ही बड़ी 
आवदयकता है। जबतक यह एकता नहीं स्थापित होती तबतक हम स्वराज्यका 
स्वप्द भी नहीं देख सकते। 

अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देशकी गरोबी एक ऐसा 
तथ्य है जिसे सभी स्वीकार करते हें। यदि हम अपने देश और अपने घमके प्रति 
सच्चे हें तो हमें गरीबॉफे साथ सहानुभूति हुए बिना रह ही नहीं सकती। गरीबों- 
की मदद करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोग खादी पहनें। विदेशी या मिल 
के बने फपड़ेपर आपको एक कानी कौड़ी भी नहीं खर्च फरनी चाहिए। 

महात्माजीने एक बार फिर उपस्थित लोगोंसे अन्य सब प्रकारके कपड़े छोड़कर 
केवल खहुर ही पहननेकी अपील की। 

इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे अब स्वयं सभामें खट्टर बंचेंगे, और अपने 
हाथमें खादीके कुछ दुकड़े लेकर खरीदनेवालोंको आगे आनेका निमन्‍्त्रण दिया। 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चछाइट, २१-१-१९२७ 
१. श्स समामें, जिसमें करोब दस इजार छोग उपस्थित थे, गांधीजीको नंगरपाल्का भौर जिला 


बोहेंकी भोरसे दिन्दीमें अमिनन्‍्दनपत्र भेंट किये गये। वहाँसे एकमाके लिए रवाना दोनेसे पहछे गांपीनीने 
उन हॉल्में औौरतोंकी प्र तमामें भी भाषण किया। 


२५७. भाषण : सार्वजनिक सभा, सिवानमें' 


[१६ जनवरी, १९२७[' 
हिन्दू-मुस्लिम एकताकी हृदतक आप अपने अंचल (सब-डिवीजन) को अन्य 
भागोंके मुकाबले बेहतर बताते हैं, इससे मुझे खुशी हुई है। छेकिन क्या आप कह 
सकते हैं कि आपमें ऐसी एकता है कि अन्य स्थानोंपर चाहे जो हो जाये, वह यहाँ नहीं 
टूठेगी ? मेरी कितनी इच्छा है कि इस विशाल देशमें कमसे-कम एक प्रान्त, एक जिला, 
एक सब-डिवीजन तो ऐसा हो जो गवंसे कह सके कि संसारकी कोई शक्ति हमारे यहाँ 
हिन्दु-मुस्लिम झगड़ा नहीं करा सकती। हम भले ही सोचा करें कि हम जीवित हें, 
छेकिन एकताके अभावमें हम मरे हुओंसे गये-बीते हें। हिन्दू सोचता है कि मुसल- 
मानोंसे छड़कर वह हिन्दू-धर्मको छाभ पहुँचाता है, और मुसलमान सोचता है कि वह 
हिन्दुओंसे छड़कर इस्कामको। लेकिन वास्तवर्में इस तरह दोनों अपने-अपने धर्मका 
नाश कर रहे हें) यह विष दोनों ही जातियोंके लोगोंमें व्याप्त हो गया है। इसमें 
ताज्जुब भी क्या है? यदि कोई मनुष्य जीवनके किसी एक क्षेत्रमें गलती करनेमें जुटा 
हो तो वह दूसरे क्षेत्रमें ठीक काम कर ही नहीं सकता। जीवन तो एक अविभाज्य, 
समूची चीज है। 
मैंने कोमिल्लामें कहा कि यह समस्या अब आदमीके हाथसे बाहर हो गई है, 
और ईइवरने उसे अब अपने हाथोंमें छे लिया है। सम्भव है मेरे इस कथनके पीछे मेरा 
अहंकार छिपा हो। लेकिन में ऐसा नहीं मानता। ऐसा न मानवेका मेरे पास पर्याप्त 
कारण है। में अपने दिलपर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि अपने जीवनमें एक क्षणके 
लिए भी में ईइ्वरकों नहीं भूछता। पिछले बीस वर्षोंसे मेंने जो-कुछ भी किया है, 
यही मानते हुए किया है कि में जो-कुछ कर रहा हूँ वह ईश्वरकों साक्षी रखकर कर 
रहा हूँ। हिन्दू-मुस्लिम एकताको मैंने अपने जीचतका अनुष्ठान बना लिया था। उसके 
लिए मैंने दक्षिण आफ्रिकार्में काम किया, उसीके लिए मेंने यहाँ मेहतत की, उसके लिए 
मैंने तपस्या की, लेकिन ईइवर सन्तुष्ट नहीं हुआ; ईववर नहीं चाहता था कि में इस 
कामका कोई श्रेय पाऊँ। और इसीलिए अब मैंने इस कामसे अपने हाथ धो लिये हूं । 
में असहाय हूँ। जितनी कोशिश कर सकता था, में कर चुका हूँ। लेकिन चूँकि मुझ 
ईइ्वरमें विश्वास है, चूँकि एक क्षणके लिए भी उसपरसे मेरा विश्वास नहीं हंटता, 
चूँक़ि उसकी दी हुईं खुशी और उसके दिये हुए दुःखसे में सन्तुष्ट हूँ, इसलिए में 
अपनेको असहाय भछे ही महसूस कहूँ, आशा में कमी नहीं छोड़ता। मेरे अन्दर कोई 
चीज कहती है कि हम हिन्दू-मुस्लिम एकताके जितनी जल्दी होनेकी बात सोचनेकी 


१, छिन्दीमें दिये गये भाषणका यह सार है। ४ 
२. सिंवान, सारन जिछेका एक कला है, जदाँका दौरा, २१--१६९२७ के स्चेछाइटके भवुधार 
गांधीजीने १६ जनवरीकों किया था। 


भाषण : सार्वजनिक सभा, सिवानमें ५७३ 


हिम्मत भी नहीं कर सकते, उससे भी जल्दी वह स्थापित होकर रहेगी। भले ही हम 
ने चाहें, एक दिन ईश्वर हमपर यह एकता थोप कर रहेगा। इसीलिए मैंने कहा 
कि अब यह वात ईदवरके हाथम पहुँच गई है। मेने कहा कि मेरे इस कथनकों 
अहंकारयुकत कथन भाना जा सकता है--अहंकार इस बर्थमें कि इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि यह एकता स्थापित करना किसी दूसरे मनुष्यके वशकी वात नहीं है 
और जैसे कि मुझसे ज्यादा इसके लिए किसी औरने प्रयत्न नही किया है। छेकिन 
उस कथनमें कोई अहंकार है नहीं। भक्ते ही इस दिश्ामें सैकड़ों अन्य छोगोने उसी 
ईमानदारी, प्रेम और उत्साहके साथ काम किग्रा हो जिससे मेने किया है, 
ऐसा कोई नहीं है जिसने यह काम मुझसे ज्यादा किया हो। और मेरा विश्वास 
है कि वे सब भी अपनेको मेरे जसा ही असहाय महसूस कर रहे होगे। १९२० में मंतने 
कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य भी, अपनी सैन्यशक्ति, कूटनीति और संगठन-बलके 
बावजूद हमारी हस्ती नहीं मिठा सकता, न हमें गुलाम बना सकता है और न हिन्दुओं 
और मुसलमानोंको अलूग कर सकता है। छेकिन ऐसा इसलिए था कि मेरे खयालसे 
उस वक्‍त हममें ईश्वरका भय था। हम एक दूसरेपर विश्वास करते थे और एक 
दूसरेकी शब्तिपर भरोसा रखते थे। छेकिन आज में आपको अपना सारा भय, सारी 
धृणा और सारा अविश्वास हृदयसे निकाछ फेंकनेके लिए कैसे राजी कर सकता हूँ ? 
श्रद्धातन्‍्दजी मुसलमानोंके शत्रु नहीं थे । वह एक सूरमा थे। उनमें अपने विश्वासपर दृढ़ 
रहनेका साहस था। उनसे लड़नेका तरीका उनकी हत्या कर देना नहीं था। अतः 
आइए, हम हिन्दू और मुसलमान उनके रक्‍तसे अपने हृदयके पाप घी डाहें। 

और, वह कौन-सी चीज है जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए ? हम हिन्दू छोग 
मूर्तियूजक ही सही। हम गलत रास्तेपर हो प्कते हें। छेकिन जब ईद॑वरने मनुष्यको 
गलतियाँ करनेका अधिकार दिया है, जब हमारे मूर्तिपूजक होनेपर भी ईश्वर हमें 
जीवित रहने देता है तो मुसूकमान लोग भी हमें क्यों नहीं बर्दावत कर सकते। और 
अगर किसी मुसलमातकों छगता है कि उसे गायका वध करना ही चाहिए तो कोई 
हिन्दू उसको ऐसा करनेसे क्‍यों रोके ? क्यों नहीं वहूं उस मुसकमानके सामने घुटने 
टेककर उससे गायको न मारनेंकी याचता करे? लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं 
करते। तो फिर यह ठीक है, जो चीज हम आज करनेको तैयार नहीं हूँ वही चीज 
करनेके लिए ईहवर एक दिन हिन्दुओं और मुसलमानोंको मजबूर करेगा। यदि आप 
ईव्वरमें आस्था रखते हें तो में विनती करूँगा कि आप अपने अन्तरमें पेठकर वहाँ 
निवास करनेवाले प्रभुसे प्रार्थना करे कि वह आपको कोई ग़रूत काम करनेसे रोके 
और आपको सही काम करनेकी प्रेरणा दे। हर शाम और सुबह हम यही प्रार्थना 
करें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 

[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


२५८. पत्र: सौराबहनको 
१७ जनवरी, १९२७ 


चि० भीरा, 


हम इस समय गंगाके उत्तरमें हें इसलिए फिलहाल तुम्हारे पास पत्र पहुँचनेमें 
ज्यादा समय लगेगा। जहाँ हम छोग इस समय ठहरे हें वह राजेन्द्रबाबूकी पैतृक सम्पत्ति 
है। यह मकान एक दूरस्थ गाँवमें है। फिर भी रेलवे छाइनसे बहुत दूर नहीं है। 
तुम्हारी हिन्दीमें अब कितनी प्रगति हुई है? क्या तुम अब बिना हिचके हिन्दीमें 
बोलती-चालछती हो ? क्या तुम्हें हिन्दीमें बातचीत करनेके लिए काफी वक्‍त मिल जाता 
है या तुम्हें अपना काम अंग्रेजीकी मददसे ही चलाना पढ़ता है? मुझे आशा है कि 
तुम आश्रमको पत्र बराबर हर हफ्ते छिख रही होगी। यहाँ काफी ठंडा है। छायामें 
गर्मी महसूस नहीं होती। मौसममें नमी है, पर है आनन्दप्रद। मन होता है कि दिन- 
भर पैदल टहला जाये, लेकिन मुझे टहलूनेका समय बहुत ही कम मिलता है। 
में छगभग २० भाचं॑तक यहाँ हूँ, मुझे आशा है तबतक तुम वहाँ रहना चाहोगी। 
लेकिन यदि जगह तुम्हें अनुकूल व पड़ती हो तो वहाँ मत रहना। 
प्यार सहित, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनरच : ] 
आशा है तुम्हें मेरा यात्रा-कार्यक्रम मिल गया होगा। अगर न मिला हो, तो तुम 
खादी-कार्यालय, मुरादपुर, पटनाके पतेसे अपने पत्र भेजना। मुझे डर है कि इस पत्रका 
तुम्हारा उत्तर मुझ्तक पहुँचनेमें करीब १० दिन छग जायेंगे। में इसी ३० तारीखको 
पठना पहुँचूँगा। 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९८) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


२५९. पतन्न: मणिबहन पटलको 


मौनवार [ १७ जनवरी, १९२७]! 

चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिल गया। तुम्हारे पत्रमें कुछ भी छिपाने-जैसी वात नहीं है, 
जिसे कोई न पढ़े। फिर भी उसे महादेवके सिवा और किसीने नहीं पढ़ा। 

में जबरन तुम्हारी शादी हरग्रिज नही करूँगा; और बापू भी नहीं करेंगे। मेरी 
चले तो में लड़कियोंकों जबरदस्ती कुआरी रखूँ। जबरदस्ती विवाह करनेको तो लड़- 
कियाँ मुझे मजबूर करती हें। इसलिए मेरी तरफसे तो तुम्हें अभयदान ही है। तुम्हें 
न समझनेवालले मुझे तंग करते थे। इसलिए मेंने फिरसे पूछ लिया, वह भी तुम्हारी 
व्यग्रावस्था देखनेके बाद। में ऐसी युवा छड़कियोंकों जानता जरूर हूँ जो स्वयं 
जानती नहीं, किन्तु जिनकी चित्तकी व्यग्रताका कारण ज्ञादी न करना ही होता है। 
में मानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह बात नहीं होगी। परल्तु तुम्हें सावधान करना मेरा 
घर्म था और यह बताना भी कि एक बार ना कहनेके बाद फिर कभी श्ादीका 
विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यदि व्रत लिया हो तो जरूर 
बात खतम हो जाती है। फिर तो आसमान टूट पड़े तब भी ब्रतकों तोड़ा नहीं जा 
सकता। लेकिन जबतक तुमने व्रत नहीं लिया है तबतक मेरे जैसे छोग भी तुम्हें 
पूछेंगे । दूसरे तो आग्रह भी करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि में चाहता हूँ कि तुम 
व्रत ले लो। वह तो जब तुमसे न्रत॒के विना न रहा जा सके तब अपनी इच्छासे लेना । 
अब में तो तुम्हारे विवाहकी बात नहीं करूँगा । इतना ही नहीं, में औरोंको भी उससे 
रोकूंगा। परन्तु तुम्हें व्यप्रावस्थासे निकल जाना चाहिए और कौमारावस्थाको हर 
तरहसे सुशोभित करना चाहिए। ब्रह्मचर्यका तुम्हें धामिक अर्थ करना है और उससे 
घामिक फल प्राप्त करनेके लिए तुम्हें ब्रह्मचयंका पालन करना है, जिसके वारेमें मेने 
अभी नवजीवन ' में छप रही अपनी “आत्मकथा” में लिखा है! इसलिए तुम्हारी 
प्रकृति शान्त, प्रफुल्लित, उद्यमी और समभावी हो जानी चाहिए। 

' भार्गोपदेशिका * बार-बार पढ़कर उसे पच्ाा डाछो। “गीता ' के प्रत्येक शब्दको 
उसके नियमोंके अनुसार समझना। 

लोढ़ना-पींजना सीख छेनेके बारेमें मेने तार दिया है। मेंने कराची भी तार दिया 
है। अभीतक नारणदासका जवाब नहीं आया। आये या व आये, मेरे पास ऐसी 
माँग तो और जगहसे भी आई है। अछूग-अछग जगह तुम्हें कताई सिखानेके लिए 


१. सापन-सूत्रके भनुसार। 

२. खण्ड ३, अध्याव ७ और ८। 

३५ भार० णी० भष्डारकर द्वारा रचित। 

४. देखिए “ तार: मणिबदन पटेलको ”, १५०१-१९२७। 


५७६ सम्पूर्ण गांधी वाकहुमय 


भेजते रहनेका विचार है। मेंने ५० रु० और सफर-खर्चकी माँग की है। इससे अनुभव 
भी काफी होगा। बादमें देख छेंगे। वहाँ अभी किसी काममें न छगना। ३० रुपये 
लेती ही रहो। उनमें से बचें तो भले ही बचें। में हिसाब भाँगूँगा । 


बापके आशीर्वाद 
चि० मणिबहन पढेल 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पटेलने 


२६०. पत्र: जमनालाल बजाजको 


मौनवार, पौष सुदी १४ [१७ जनवरी, १९२७] 
चि० जमनाछाल, 


तुम्हारा पत्र मिला है। गोंदिया और अमरावतीके भण्डारोंके बारेमें मेंने तुम्हें 
तार दिया है। मुझे गोंदिया आना होगा तो में वहाँ भी आ सकूगा। ३१ की रातको 
पटनेंसे रवाना होना है। पहलीको बम्बई मेल मुगरूसरायमें मिलेगी। उसी दिन जबल- 
पुर . . . . पहुँचूगा। इससे दूसरी तारीखको गोंदिया पहुँचना सम्भव है | तीसरी 
को सबेरे भुसावलवाली गाड़ी तो मिलेगी ही। 

अब मणिलालके बारेमें। मेंने इसके बारेमें किशोरछाकूकों पत्र लिखा है। वह 
तुम्हें पढ़ा देनेकी लिखा है। मेरा तात्कालिक सुझाव यह है कि किसीका नाम लिये 
बिना गोमती अथवा विजयलक्ष्मी सुशीलासे यह पूछे कि उसका विवाह करनेका 
विचार है या नहीं। किशोरछालके पत्रसे मालूम होता है कि कोई बहन अभी शादी 
करनेको तैयार हो, ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा ही हो, तो हम उचको कंसे लल- 
चायें ? अगर कोई तैयार हो भी, तो शायद सुशीला हो, ऐसा किशोरछाल मानते हें। 
इसीलिए विवाहके बारेमें उसकी इच्छा जान लेनेके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता 
है। इस बीचमें उस तरफ तो आऊँगा ही। उस समय और ज्यादा सुझ पढ़ेगा। 

यहाँ तेज रफ्तारसे यात्रा हो रही है। . . ठीक है। ज्यादा प्रबन्ध . . - हो 
सकता है। आज हम राजेन्द्बाबूके गाँवमें हें। | 

जानकीबहनके मसे फिरसे नरम हैं; तो भी उसे दिखाकर, डाक्टर कहे उस 
मुताबिक करना उचित छरूगता है। में चाहता हूँ कि डाबंटरको दिखानेमें देर न करो। 


१. गांचीनीने इस पत्रमें अपनी यात्राका जो कार्यक्रम दिया है उसते पद पत्र जनवरी, १९२७का 
वइरता है। पौष सुदी १४ को १६ जनवरी थी किन्तु सोमवार १७ जनबरीकों दी था। 
२, ३, ४. साथन-सृत्में इन स्थानोंमें शब्द छूटे हुए हैं। 


पत्र : आश्रमकी बहनोंकों ५७७ 


आशा है, विनोवाकी तवीयत ठीक होंगी। शिवाजीकी तवीयतकी ख़बर भी 
जानना चाहता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २८७९) की फोटो-नकलसे । 


२६१० पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


मौनवार, पौष सुदी १४ [१७ जनवरी, १९२७] 

बहनो, 

तुम्हारा पत्र मिल गया। 

में तो सोमवारको ही लिखता हूँ, परन्तु मेरा ठिकाना बदलता रहता है, इसलिए 
तुम्हारे पास मेरा पत्र पहुँचनेकी तारीख तो वदलेगी ही। अवतक में गंगाके दक्षिणमें 
था। कल उत्तरमें आया, इसलिए गंगा नदी लराँघनी पड़ी। पटनासे नाँवमें बैठकर उस 
पार गये। वहाँ मोटर तैयार थी। उसमें बैठकर सोनपुर ग्रये । यहाँकी मिट्टी कीचड़- 
जैसी नही है। उसमें रेत भी मिली हुई है। इसलिए वह पैरोंको रेशमकी तरह नरम 
लगती है। बा और में लगभग एक मील तो पैदर चले। चप्पल नही पहने थे। रेत 
बहुत भली लगती थी। इस भागमें गंगामेया हर साल नई जमीन तैयार करती है। 
सैकड़ों मीछलसे उपजाऊ मिट्टी घसीट कर छाती है और उसे यहाँ छोड़कर समुद्रकी 
ओर दौड़ जाती है, मानो उसका किया हुआ उपकार कौई उसे सुना दे और उसे 
शरमाना पड़े। आज हम राजेन्द्रबाबूके गाँवमें हे। राजबंसीदेवी यही हे। चन्द्रमखी 
और विद्यावती जिस शहरमें वे रहते हे, वही हैं, यानी छपरेमें। हम उनसे छपरेमें 
मिके। दोनोंका स्वास्थ्य कुछ मिलाकर ठीक है--चन्द्रमुखीका आश्रमसे खराब, विद्या- 
वततीका कुछ अच्छा। 

कलकी स्त्रियोंकी सभामें मेने एक नई बातका प्रचार शुरू किया। यहाँकी 
बहनें चाँदीके भारी गहने बहुत पहनती हें, बच्चोंकों मैठा रखती हूँ, वालोंमें कंघी 
नही करती। इसलिए गहनोंकी आछोचना की। नतीजा यह हुआ कि उनमें से कुछने 
अपने तोड़े, हेंसली वगैरा मुझे दे दिये और वे भी इस शर्तंपर कि वे अब और गहने नही 
खरीदेंगी, नहीं पहनेंगी। यह काम करते वक्‍त मुझे तुम सब बहनोंकी बहुत याद आई। 
वा मुझे इसमें खूब मदद दे रही है। मगर यह तो इसलिए कि वह मेरे साथ है। ऐसे 
काम में जितनी अच्छी तरह करता हूँ तुम उससे कही ज्यादा अच्छी तरह कर सकती 
हो। मगर इसके लिए त्याग चाहिए, उत्साह चाहिए, सुविधा चाहिए। यह सब तुम्हें 
वहाँ मिल सकता है? हम इलोक गाते ही हें न--- आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु --- सवको अपने 
जैसा समझो ? यों समझें तो फिर किसीके बच्चे मैले हों, यह्‌ मानकर कि हमारे ही 
बच्चे मैले हें, हम शर्माएँ; कोई दुखी हो तो यह समझकर कि हमी दुखी हे, दुखी हों 
और उस दुखको मिटानेके उपाय करें। 


३२-३७ 


५७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमये 


मगर मे तो अपनी ह॒दसे बढ़ गया। बढ़ना अच्छा रूगता है, मगर अपने पास 
दुसरे पत्नोंका ढेर देखता हूँ तो डर जाता हूँ। 

पठना, सोनपुर और छपरा कहाँ है, यह नकदा लेकर देख छेना | यह भूमि राजा 
जनककी है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनश्च : | 
गंगाबहन झवेरीने किसकी इजाजतसे अपने पैरमें मोच आने दी? हरिइच्छा 
आल्स्यके मारे हाजिर न हो, तो वह सजाके योग्य काम होगा। 


बापू 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६३५) की फोटो-नकलसे। 


२६२: पत्र: मौराबहनको 


[१८ जनवरी, १९२७] 

चि० मीरा, 

तुम्हारे दो और पत्र मिले। हाँ, तुम जब भी चाहो हरद्वार जा सकती हो। अगर 
तुम्हारा वहाँ रहना हिन्दी सीखनेमें सहायक न हो, तो कातना और पींजना सिखानेके 
लिए तुम्हारा वहाँ" ठहरना जरूरी नहीं है। चूँकि ऐसा नहीं मालूम होता कि तुम 
हिन्दीमें बहुत प्रगति कर रही हो, इसलिए तुरन्त चल देना ही बेहतर है। तुम्हें अपनी 
तन्दुरुस्तीकों किसी भी सुरतमें खतरेमें नहीं डालना चाहिए। इसलिए तुम खूद सोचकर 
जैसा उत्तम समझो, करो। अपना विचार विद्यावतीको बता देना। 

हत्याके' बारेमें मुझे लिखे तुम्हारे पत्रसे मुझे दुःख हुआ। मेरे खयालमें जिन 
लोगोंने तुम्हें सुचना दी उनके आशयको शायद तुम समझ नहीं पाईं। घृणाकी भावना 
तो अवश्य ही है, वरना फसाद होता ही क्‍यों ? किन्तु यह सोचकर कि यह घृणा 
तरुणोंमें भी फैल सकती है, मन काँप जाता है। 

क्या तुम स्वामीजीके घर गई थीं! 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१९९) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
१. डाककी मुहरसे। 
२. कन्या गुरुकुछ | 


३. अमिप्राय स्वामी भ्रद्धानन्दजीको इत्यासे है। ' 


२६३- बिहारमें खादौ 


श्रीयुत राजेन्द्र प्रसादन मेरे पास अ० भा० चरखा संघकी विहार गासराकी सित- 
म्बर १९२६ तककी सालाना रिपोर्ट भेजी है। यह निश्चित गतिसे होनेवाली प्रगतिका 
लेखा है। शुरूमें इस संस्थाकों जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, उनका जिक्र करनेके 
बाद रिपोर्ट्में कहा गया है:' 

उत्पादन और विकीके ८ केन्द्र हें और ११ खांदी डिपो हैँ। इनके अछावा ६ स्थानों- 
पर बिक्री एजेंसियाँ हे तथा अभी और अधिक खुलने जा रही है। इनमे ६५ पूरे श्र॒मय 
काम करनेवाले कार्यकर्ता हे, जिनमें दो अवैतनिक हूँ। उनकी औसत माहवारी आमदनी 
२५ रुपये है। इस साल २,६९८ कतैयोंमें २९,५१९ रु० बाँटे गये; ४८९ बनकरोकों 
३६,८६२ २० मिल्ले; दो महीनेमें ६ दर्जियोंको २३० रु० मिले; ८ रंगरेजों और छपाई 
क्रनेवालोंकों ६ महीनोंमें रंगका दाम मिलाकर २,२७३ र० दिये गये और ६ महीनोमें 
४० घोबियोंको १,९५१ रु० मिले । यह कहना तो जरूरी नही है कि कतैये और बनकर 
भी दिन-भर काम करनेवाले न थे। वे तो केवरू फुरसतके समय काम करते थे। 

रिपोर्टमें आगे चछूकर कहा गया है 

अबतक जो उन्नति हुई है, वह केवल बिक्री और उत्पादनमें हुई बढ़ती 
के उपभे ही नहीं है। बल्कि अब खादी पहलेसे अच्छी और सस्ती भी बनने 
लगी है। 

१९२३ में वारीक कपड़ेका औसत दाम रु० १-०-५ गज था। १९२६ में बह 
घटकर १३ आने गज हो गया। जब सूत बहुत कमजोर होता था उस समय ४५ 
इंच चौड़े कपड़ेकी बुनाई सवा तीन आने गज पड़ती थी। अब सूत अच्छा होनेसे 
उतना ही चौड़ा कपड़ा सवा दो आने गजके हिसावसे बुना जाता है। हाथ-कता सूत 
बननेके लिए अब बुनकरोंकी भी कोई कमी नहीं है। इनमें कुछ तो ७२ इंचतक 
चौड़ा कपड़ा बुन छेते हेँ। ट्वीकू, कोटके कई तरहके कपड़े वगैरह बुने जाते हे। रेंगाई 
और छपाईके कामका संगठत बिहार विद्यापीठके एक स्नातककी विशेष देख-रेखमें 
किया जा रहा है। 

संस्थाके भिन्न-भिन्न अंगोंके कामोंका जिक्र करनेके बाद रिपोर्ट कहती है: 

अगर हम अपना सौजूदा मार खपा सके तो कपड़ेका दास अभी १० 
प्रतिशत और घटाया जा सकेगा। 

इस वर्ष आयोजित की गई चलती-फिरती सफल प्रदर्शनियोंका जिक्र तो स्वा- 
भाविक ही था। उनकी व्यौरेवार रिपोर्ट समय-समयपर इस पत्रमें छप चुकी हें। 
यहाँ दी गई रोचक रिपोर्ट्में निम्न सारगभित वातें कही गई है: 


१, रिपोर्टमें खदरके उत्पादन और विक्रोके भाँकद़े भादि दिये गये थे। इसे यहाँ नहीं दिया जा 
रहा है। 


५८० 


सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


खादी-कार्यके लिए बिहार प्रान्त विशेष उपयुक्त है। लोग खेती-पेक्षा हैं। 
यहाँ छोदा नागपुरकी कोयलेकी खानों और जमशेवयुरमें टाटाके लोहेके कारणानके 
अलावा और कोई नाम लेने लायक घन्षा ही नहीं है। प्रान्तके अधिकांश हिस्सोंमें 
कताईका अब भी चलन है और सारे प्रान्तक्ी जरूरत लायक कपड़ा बनानेके 
लिए बुनकर और करथे काफी संख्यामें हैं। हालाँकि कपासकी किस्म घटिया है, 
लेकिन वह प्रान्तके कई हिस्प्तोंमें पेदा होती है। इसलिए अगरचे इसकी उत्नतिके 
लिए संगठन और तकनौोकी दक्षताकी जरूरत है, फिर भी यहाँ खादी तैयार 
करनेका काम बहुत मुश्किल नहीं है। अगर काफी पूँजी, संगठन और तकनीकी 
दक्षताकी सहायता मिले तो इसका प्रायः बेहिसाब विस्तार हो सकता है। 

उक्त विवरणसे मालूम होगा कि बिहारके पुराने परन्तु मृत-प्राय चरसता 
उद्योगकों पुनरज्जीबित करनेकी दिशामें क्‍या प्रगति हुई है। जितने बड़े क्षेत्रमें 
कताईका पुत्ररद्धार किया जा सकता है और हमारे किसानोंकी बहुत बड़ी 
आबादीको फुरसतके समयके लिए जो एक परमावद्यक धन्धा दिया जा सकता 
है, उपस्तको देखते तो हमने अभी बहुत ही थोड़े लोगोंतक पहुँचनेमें सफलता 
पायी है। इस बातसे तो शायद ही कोई इनकार करे कि इसकी सम्भावनाएँ 
बहुत ही विशाल हैं। फिसी सहायक घन्धेंकी जरूरतका पता, चाहे उससे 
आमदनी कुछ भी हो, इसीसे चल सकता है कि खाथ और असाद सभी फसल 
उगानवाले खेतोंका औसत मीजान फी आदमी 3 एकड़से भी कम पड़ता है। 
जमीन भी ऐसी फि जिसके पाँचमें से चार हिस्सेमें सिंचाई नहीं होती और 
लोग वर्षाके आसरे रहते हें। अब इस थोड़ी-सी जमोनकी आमदनोके बलूपर 
उत्त जमीतके मालिकसे आशा की जाती है कि वह न सिर्फ प्राणघारण ही 
किये रहे, बल्कि कपड़ेका खर्च और दूसरी सब जरूरतोंके अलावा, जमींदार, 
समाज और सरकारकी माँगें भी पुरी करे। इस वृुष्टिसे देखनेपर चरखेके जरिये 
७ पाई रोजानाकी अल्प आमदनी भी स्वल्प तहीं है। अनुभवसे पता चलता 
है कि एक श्रेणीके लोगोंको, जिन्हें ऐसी अतिरिक्त आमदनीकी जरूरत है, 
मगर बेकारोके कारण वह सिल नहीं पाती, इससे बड़ी सहायता मिलती है। 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि खेतीमें सालमें १२०० विनोंस अधिकका काम 
नहीं होता; मगर क्िसानका वह काम सालभरमे ऐसा फंला हुआ होता है 
कि वह खेत छोड़कर कहीं बाहर जाकर रोजी नहीं कमा सकता। बात तो 
यों है कि खेतीके धन्धेमें थोड़ी-थोड़ी अवधिके बाद काफी फुरसत मिलती रहती 
है, और इसलिए किसानके लिए कोई ऐस! सहायक धन्धा उपयुक्त नहीं ह्टो 
सकता, जिसे जब चाहे छोड़ा न जा सके और जहाँसे छोड़ा है, वहींसे जब चाहे, 
तभी शुरू न किया जा सके। अनुभवसे पता चलता है कि केवल एक चरखा 
ही यह काम कर सकता है। 


हिन्दी बनाम अंग्रेजी ५८१ 


ऐसी आशा की जाती है कि रिपोर्टमें छोगोंसे खादी खरीदनेकी जो प्रार्दना की 
गई है, वे उसे पूरा करेंगे। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया २०-१-१९२७ 


२६४. हिन्दी बनाम अंग्रेजी 


सभाओंके संयोजकोंको बार-बार यह याद दिलानेकी जरूरत दिखाई देती है कि 
सर्वताधारणके बीच अभिव्यक्तिका सामान्य माध्यम अग्नेजी नही, वल्कि हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी है। मेने देखा है कि १९२१ के विपरीत इस सालमें अवतक जहाँ भी 
गया हूँ, अधिकांश स्थानोंमें मुझे अंग्रेजीमें ही मानपत्र दिये गये हें। और उस समय 
तो यह बेतुकापन बिलकुल स्पष्ट ही हो गया जब झरियाके कोयला-खान क्षेत्रके कर्म- 
चारियोंकी ओरसे दिये गये मानपत्रको अंग्रेजीमें पढ़नेकी कोशिश की गई और सो भी 
वहाँकी एक ऐसी सार्वजनिक सभामें, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे और उनमे 
से शायद पचास भी अंग्रेजी समझनेवाले न रहे हो। अधिकांश लोग हिन्दी आसानीसे 
समझ सकते थे और बहुत सारे छोग बंगला भी समझते। संघके अधिकारी वंगालके 
थे। अगर अंग्रेजी मसविदा मेरे लिए तैयार किया गया था, तो इसकी कोई जरूरत 
नही थी। वे मानपत्र बंगलामें लिख सकते थे और फिर चाहते तो मुझे उसका हिन्दी या 
हिन्दी न सही, अंग्रेजी अनुवाद ही दे सकते थे। केकिन ऐसे विशाल श्रोता समुदायके 
सामने जबरदस्ती अंग्रेजीम मानपत्र पढ़ना उसका अपमान है। मुझे आजा है कि अब 
वह समय आ रहा है जब अगर किसी सभाकी कार्यवाही ऐसी भाषाम ं चलाई जाती 
है, जिसे अधिकांश श्रोता नही समझ सकते तो वे वहाँसे उठकर चले जायेंगे। मगर 
उस सभाके सभापतिकों इस बातंके लिए श्रेय देना चाहिए कि मंने जैसे ही उनका 
ध्यान इस बेतुकेपतकी ओर दिलाया, वैसे ही बात उनकी समझमें आ गई और उन्होंने 
बहुत शिष्ठतापूर्वक कह दिया कि ऐसा मान लिया जाये कि मानपत्न पढ़ा जा चुका 
है। इस घटनासे सभी संयोजकग्रण चेतावनी लें -- और विशज्ञेप कर आत्प्र देश, तमिल- 
नाड, केरल और कर्नाटकके संयोजक | में उनकी कठिनाई समझता हूँ । लछेकित, अब तो 
उनके वीच् हिन्दी प्रचारका काम करते हुए एक सुयोग्य सक्षम संस्थाको छः साल हो 
गये हे। उत्तके मानपत्र अपने-अपने प्रान्तोंकी भाषाओंमें होने चाहिए और मेरे लिए 
उनके हिन्दी अनुवाद कर देने चाहिए। द्रविड़ देशमें मेने वरावर अपने नियमसे अछूग 
व्यवहार किया है और जब कभी वहाँके लोगोने चाहा है, अपना भाषण अग्नेजीर्म हो 
दिया है। लेकिन, में समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें वड़ी-बड़ी 
सार्वजनिक सभाओंमें अंग्रेजीका सहारा छेता छोड़ देना चाहिए। सच तो यह है कि 
अंग्रेजी बोलनेवाले नेताओंने ही हिन्दी सीखनेसे अवतक इनकार करके जनसाधारणके 
बीच हुमारी तीत्र सफलताके मार्गमें बाधा उपस्थित कर रखी है। अगर सीखनेवाले 


५८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्रतिदिन तीन घंटे दें तो द्रविड़ देशमें भी हिन्दी भाषाकों तीन महीनेके भीतर सीखा 
जा सकता है। जिन लोगोंकों इसमें शंका हो वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागके 
तत्त्वावधानमें मद्गासमें चलनेवाले हिन्दी प्रचार कार्यालयकों एक मौका देकर तो देखें। 
ट्रिप्लीकेन स्थित उसके प्रधान कार्यालयमें और आन्श्र देशमें तथा अन्यत्र स्थित शाखाओं- 
में उन्हें ऐसी पुस्तक और शिक्षक अवद्य मिलेंगे जो उन्हें सत्तोष दे सकेंगे। आलस्य 
या अनिच्छाके अछावा हिन्दीको न जाननेका और कोई कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस भाषाकों तो हिन्दुस्तानके बीस करोड़से अधिक लोग समझते हें। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २०-१-१९२७ 


२६५. टिप्पणियाँ 


अखिल भारतीय देषबन्धु स्मारक 


आशा है यंग इंडिया के पाठक अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारककों भूछ 
नहीं गये होंगे। कानपुर कांग्रेसके बाद जब मेंने साक-भरके लिए दौरा बन्द कर 
दिया, उस समय में जानता था कि जिसका मेंने ब्रत लिया था, अखिल भारतीय 
देशबन्धु स्मारकके लिए चन्दा इकट्ठा करनेका वह काम भी बन्द हो जायेगा। लेकिन 
यह अनिवाय था। चन्दा इकदठठा करनेका काम बन्द करते हुए मेंने कहा था कि 
अगर ईर्वरने चाहा तो इस कामके लिए इस वर्षके अन्ततक में फिरसे अपना दौरा 
आरम्भ कर दूँगा। सो कलकत्तामें मेंने फिरसे चन्दरा करना आरम्भ कर दिया, और 
अब में जो भी चन्दा इकट्ठा कर रहा हूँ, सब अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारकमें 
लगाया जायेगा। हाँ, जहाँ-कहीं दाता अपनी रकमको किसी खास मदमें छगानेको 
कहेंगे, वहाँ तो वैसा किया ही जायेगा। और चूंकि अखिल भारतीय देशबन्धु 
स्मारकका उद्देश्य ग्रामोद्धार और चरखा आन्दोलनके जरिये ग्रामोद्धार है, इसलिए ' 
चन्देकी सारी रकप्मपर स्वभावतः अखिल भारतीय' चरखा संघका अधिकार हो जाता 
है। स्मारकके निर्मित्त संगृहीत राशिका उपयोग चरखा संघके माध्यमसे ही किया 
जायेगा। १९१५ में कानपुरमें अखिल भारतीय देशबत्थु स्मारक कमेटीने इस आशथका 
एक प्रस्ताव भी पास किया था। इसलिए में उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे 
दौरेके क्रममें सभा आदिका संयोजन करेंगे, वे सभाओंमें आनेवाले लोगोंको मेरे दौरेके 
उद्देश्यसे अवगत करा देंगे। सभामें आनेवाले छोगोंको एकाएक चन्दा देनेकों कहकर 
उन्हें चकित कर देनेका खयार नहीं होना चाहिए। सीधा तरीका तो यही है कि 
उन्हें पहले ही बता दिया जाये कि उनसे चन्दा देनेको कहा जायेगा। स्मारक और 
इसके उद्देश्यमें जबतक किसीका विश्वास न हो, तबतक उसे चन्दा देनेकी जरूरत 
नहीं है। में यह भी जानता हे कि सम्भव है, देशबन्धुकी स्मृतिको अपने मनमें श्रद्धासे 
संजोये रख़नेके बावजूद किसीको चरखा आन्दोछनमें विश्वास न हो। ढ्ेकिन ऐसे 


टिप्पणियां ५८३ 


लोगोंको में यह बताना चाहूँगा कि देशवन्बुकी अन्तिम इच्छाएँ क्या थी। उन्होंने ये 
इच्छाएँ अपनी पत्नी, अपनी वहन, अपने विध्वस्त सहायकों, सतीबचन्द्र दामम्रप्त 
और मुझपर अपनी मृत्युसे ठीक सात दिन पूर्व जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, 
में जैसे ही दारजिलिगसे लौटूँगा, तनमनसे चरखा आन्दोलनमें पड़ जाऊँगा। उन्होंने 
देखा कि हम जो रचनात्मक आन्दोलन चला सकते हें, उनमे यह सबसे समय है 
सबसे बड़ा है, और यह ग्राम-संगठन तथा ग्रामोद्धारका सबसे कारगर उपाय है। इसी 
कारण उन्होंने मुझे सतीशवाबूको उनके पास बुलानेकों कहा था। उन्होंने उनके साथ 
चरखा आन्दोलनकी योजनाको कार्यान्वित करनेके बारेमें विचार किया था। ग्रामोदारके 
लिए संगृहीत राशिमें से अधिकांशका उपयोग वे चरखा आन्दोलनपर ही करना चाहते 
थे। इसलिए अगर में कह सकूँ तो कहूँगा कि चरखा-संघ देशवन्धुकी इच्छाओंका 
स्वाभाविक परिणाम है। 
घंयोजकोंसे 

अगर सब॒-कुछ ठीक-ठीक चलता रहा तो इस साल में विहार, महाराप्ट्रके कुछ 
हिस्सों, कर्नाटक सहित भद्गास, संयुक्त प्रान्त, बवंगारू और उड़ीसाका दौरा करनेकी 
उम्मीद रखता हुँ। अगर समय मिला और स्वास्थ्य ठोक रहा तथा लोग स्मारकके 
लिए, अर्थात्‌ खादी-कार्यके लिए चन्दा देना चाहेंगे, तो मुझे दूसरे प्रान्तोंका भी दौरा 
करनेमें खुशी होगी। 

उड़ीसावालोंको मेने जहाँतक सम्भव है, नवम्बर मास वही वितानेका वचन 
दिया है--सो इसलिए नही कि वहाँ में बहुत अधिक चन्दा इकट्ठा करनेकी उम्मीद 
रखता हूँ, वल्कि इसलिए कि वह प्रान्त हमारी अवदशाका प्रतीक है। मेरी नजरोमे 
उसके उद्धारका मतरूव भारतका उद्धार है। इस प्रान्तकों भारतका सबसे गरीब प्रान्त 
क्यों होना चाहिए ? यहाँके लोग भारतके दूसरे हिस्सोके लोगोंसे कुछ घट कर नही 
हैं। उनका अपना एक सुन्दर इतिहास है। वहाँ भव्य मन्दिर हेँ। उनके यहाँ जगन्नाथ 
विराजमान हे, जो अपनी सुष्टिके प्राणियोंमें कोई भेद नहीं करते। और फिर भी, 
दुखके साथ कहना पड़ता है कि उन्हीं भव्य मन्दिरोंकी छायामें हजारों लोग भूखसे 
तड़प-तड़पकर दम तोड़ रहे हे। यह चिरकालसे दारिद्रथ, अकाल और रोगका प्रदेश 
बना हुआ है। मेने उड़ीसाके छोगोंकी तरह हताश, निराश और जीवनणक्तिशून्य 
लोग अन्यत्र कही नही देखें हैं। इसलिए मे नवम्बर मासमें अपने उड़ीसा-निवासकी 
प्रतीक्षा एक उदास आनन्दके साथ कर रहा हूँ। 

यह ऐसा प्रान्त है जिसे कताईके लिए आसानीसे संगठित किया जा सकता हैं, 
किया जाना चाहिए; क्योंकि यहाँके छोगोंके पास रोजगार नही है। सारे उड़ीसाको 
तो बंगालके अथवा पूरे हिन्दुस्तानके कारखानोके वीच ले जाकर बसाया नहीं जा 
सकता। यह सम्भव हो तो भी ऐसा करना गरूत होगा। मगर सौभाग्यसे यह सम्भव 
भी नहीं है। छोगोंको अपनी ही मिट्टीपर रहना है, और प्रत्युत्पन्नमत्ति, परिश्रमी तथा 
सुखी होना सीखना है। आनन्द क्‍या चीज है, वे भूछ गये हे, इसलिए उड़ीसाके 
कार्यकर्त्ता अपना दायित्व समझें। में चाहता हूँ कि वे मन-शभ्राणसे चरखा आान्दोलनमें 


५८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जुट जायें। वे सारे उड़ीसाकी बात न सोचें। वे अलग-अलग ऐसे गाँवोंकी बात ही 
सोचे जहाँ वे जमकर रह सकते हें, जहाँ वे प्रार्थनापूर्णं तथा सतत प्रयत्नके द्वारा 
छोगोंको निराशाके उस अन्धकारसे उबार सकते हें जिसमें वे डूब गये हें। 

और यद्यपि जैसा कि मेंने कहा है, में वहाँ कोई बहुत बड़ी राशि इकट्ठा 
करनेकी उम्मीद नहीं करता, फिर भी सभाओंमें आनेवाले छोगों द्वारा दिये गये एक- 
एक पैसेके दानका भी में उसी प्रकार स्वागत करूँगा, जिस प्रकार १९२१ में किया था। 
वृद्ध छोगोंका काँपती उँगलियोंसे अपनी गाँठोंको, जिनमें उनके पैसे कसकर बंधे हुए 
थे, खोलना और खुशी-खूशी अपना पैसा मुझे देना--- में कभी नहीं भूल सकता। में उस 
दृश्यको फिर देखना चाहता हूँ और अगर फिरसे यह संकल्प करनेकी जरूरत हो तो 
फिरसे संकल्प करना चाहता हूँ कि निराशाका यह हेमन्त निकट भविष्यमें आश्ञाके 
वसन्‍्तमें परिवर्तित होनेवाला है। 

अब क्‍या में संयोजकोंसे इस बातकों भी ध्यानमें रखनेकों कह सकता हूँ कि 
में लगभग लगातार दौरा करता रहूँँगा और मुझे वे जितना समय देंगे उसमें और 
रेलगाड़ीमें मुझे सम्पादन तथा पत्र-व्यवहारका काम भी देखना ही है? सोमवारोंके 
अतिरिक्त स्नान-भोजन आदिके लिए आवश्यक समयके अलावा मुझे प्रतिदिन तीन 
घंटेकी और फुरसत मिलनी चाहिए। रातके सारे प्रदर्शनोंसे बचा जाये। दिच-भर 
कठिन परिश्रम और भाग-दौड़ करनेके बाद सोनेके समय विध्न डाल्‍हा जाये तो वह 
बर्दाश्त नहीं हो सकता। 

और चूंकि यह विशुद्ध कारोबारी दौरा होगा, इसलिए सभाओंकी व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए और श्रोताओंको इस तरह बैठाया जाये जिससे चन्दा उगाहनेवालोंको 
आने-जानेमें सुविधा हो। हर तरहकी चीख-पुकारंसे बचना चाहिए। मेने देखा है कि 
जहाँ प्रबन्ध ठीक होता है वहाँ उग़ाही अधिक होती है। श्रोताओंमें तो मेने बराबर 
यह देख है कि वे मेरे अनुरोधका बहुत ध्यान रखते हे। यद्यपि धनवानोंके हजारोंके 
चन्देका स्वागत है, फिर भी में जानता हूँ कि आन्दोलनके लिए सक्ष्चा वरदान तो 
गरीबों द्वारा दिया गया ताँबेका पैसा और एक-एक रुपया है। यह आन्दोलन उनके 
लिए है और वे अपनी शक्ति भर मुक्तहस्त होकर दान दें। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २०-१-१९२७ 


२६६. मुख्य बात 


अवतकके किये गये अपने दौरेमें मेने देखा है कि कताई संस्थाओंने कातनेवालों- 
का सही लेखा-जोखा नही रखा है! मंने इन पृप्ठोंमें समय-समयपर जो आँकट्रे दिये 
और प्रकाशित किये, वे कातनेवालॉंको दी गई मजदूरीके आधारपर अनुमानसे दिये 
गये थं। आँकड़-सम्वन्धी जानकारीकी दृष्टिसि तो यह अनुमान बहुत ठीक है, क्योंकि 
इसमें अगर गलती हो भी तो उससे दिल्लाश्रम नहीं होगा; अर्यात्‌ आंकड़े ज्यादा 
नही, कम करके ही वताये गये हू। लेकिन, खुद इस आन्दोलनके लिए यह वात अच्छो 
नहीं है। कताई आतन्दोलतका स्थाग्रित्व कार्यकर्त्ताओं और कातनेबालोके चीच महत्त्वपूर्ण 
और सीधा सम्पर्क स्थापित किये जानेंपर निर्भर करता है, क्योकि हम कातनेंवालोकी 
आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सीमाओंको तभी समझ सकेंगे। इसका उद्देघ्य 
भारतके असंल्य गाँवोके कोने-अेंतरे तकमें वसे घरोतक पहुंचना और उनमें आभाको 
किरण फीलानां है। यदि हम कातनेवालोंके साथ एक जीवन्त सम्पर्क स्थापित नहीं 
करते तो यह बात कभी नहीं हो सकेगी। इसलिए हम विचौलियोके कामसे सतुप्ट 
नहीं ही सकते। सम्भव है, उन्हे तो हम जानते भी न हों; और सचाई यही है कि 
नही जानते। कातनेवालोके हाथोंमें सुरक्षित रूपसे पहुँच जानेतक हमे एक-एक पैसेपर 
नजर रखनी चाहिए। स्मरण रहे कि इस आन्दोलनकी मुख्य बात बुनाई नहीं है; 
रँगाई या छपाई भी नहीं है; और ओटाई और घुनाई, जो कताईसे सम्बद्ध है, वे 
भी मुख्य बातें नहीं हें। मुख्य वात कताई ही है। कारण यह है कि हमारे देथकी 
आर्थिक समस्याका समाधान करोड़ों अवं-वुभुक्षित छोगोममें से आंधिकाशकों कोई सहा- 
यक घंघा देनेपर निर्भर करता है। जैसा कि इन पृष्ठोंमें दिये गये विभिन्न प्रान्तोके 
आकड़ोंसे स्पष्ट हो जायेगा, इस तरहका सबसे अच्छा धंबा सिर्फ कताई है 
इस अंकमें विहारके आँकड़े दिये गये हे। इन आऑँकडोके अनुसार २६९८ कातने- 
वालोंके मुकावले वहाँ बुनकर सिर्फ ४८९ हे! मेरा अनुभव यह है कि अगर बनकर 
और कातनेवाले वरावर-वरावर समयतक काम करे तो एक वुनकरकों पर्याप्त काम 
मुहैया करनेके लिए दस कातनेवालोंकी जरूरत होती है। हमारा उद्देश्य अन्ततः कातने- 
बालोंको ओटाई और घनाई भी सिखा देनेका है, ताकि वे साधारण परिश्रम और 
प्रशिक्षणसे ही कतैयोंके रूपमें अपनी आय बढ़ा सकें। विहार, बंगाल और मद्रासमें 
यह काम किसी हृदतक बड़े पैमानेपर किया जा रहा है। इसलिए चरखा संधका 
अस्तित्व तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह उस विशाल जनसमुदायकी आशिक 
स्थितिको उत्तरोत्तर सुधार सके जिसतक किसी अन्य उपायसे इससे कम समयमे 
पहुँच पाना अशक्य है। इस आन्दोलनका प्रभाव और जक्ति भी तभी बढ़ेगी जब वह 
इसी तरह उन करोड़ों आम छोगोंके कल्याणके लिए प्रेमपूर्वक काम करेगा जिनके 
एक बहुत छोटे हिस्सेतक ही वह अवतक पहुँच पाया है। 


५८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कार्यकर्ताओंका कहना है कि अगर हरएक कातनेवालेका सही-सही लेखा-जोखा 
रखना हो तो उसके लिए अतिरिक्त खर्चे करना पड़ेगा! ऐसा हो सकता है। चंकि 
में खुद किसी खादी केन्द्रकी देख-रेख नहीं करता, इसलिए इस तरहका छेखा-जोखा 
रखनेकी कठिताईको में पूरी तरह समझनेसें असमर्थ हैँ। लेकित में इतना तो निःशंक 
भावसे कह सकता हूँ कि खर्च चाहे कुछ भी पड़े, जबतक कताईकी प्रवृत्ति अपने 
आप चलनेवाले एक ऐसे आत्दोलनका रूप नहीं ले लेती जिसके ठप हो जानेका कोई 
खतरा हो न बचे तबतक कातनेवालोंका पूरा लेखा-जोखा रखना एक अनिवार्य 
आवश्यकता है। अगर हम आन्दोलनको दृढ़ नींवपर खड़ा करना चाहते हों तो ऐसा 
लेखा-जोखा रखनेमें जो भी अतिरिक्त खर्च हो, वह उठाने लायक होगा। प्राप्त 
होनेवाले और साथ ही साथ खर्च होनेवाले एक-एक पैसेका सही हिसाब रखनेका 
जो महत्त्व लेने-देनेका कारोबार करनेवाली किसी संस्थाके प्रामाणिक अस्तित्व और 
निरन्तर विकासके लिए है, कातनेवालोंका सही-सही छेखा-जाौखा रखनेका वही महत्त्व 
कताई आन्दोलनके प्रामाणिक ढंगसे चलाये जानें और उसके निरंतर विकासके लिए 
है। इसलिए में आशा करता हूँ कि हर कताई संस्था शीघ्र ही कातनेवालोंका पूरा 
और अद्यतन लेखा-जोखा रखनेकी ओर प्रवृत्त हो जायेगी । कहनेकी जरूरत नहीं 
कि यह लेखा-जोखा रखनेका काम उन्हीं कार्यकर्त्ताओंकों देना चाहिए जो निष्करलंक 
च्रित्रवाले और पवित्र लोग हों और अगर यह काम स्त्रियाँ करें तव तो कहना ही' 
क्या ? इस आन्दोलनकी इस खामीका पता मुझे सबसे पहले बंगालके कार्येकर्तताओंकी 
तुनक-भिजाजीके कारण चला । अभय आश्रमकी रिपोर्ट" छापते समय मेने प्रसंगवश 
ऐसा कह दिया था कि हमें आँकड़े बताते समय “छग्रभग” और तकरीबन का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना कहनेके बाद मेंने चरित्रकी पवित्रताके विषयमें कुछ 
सामान्य बातें लिखीं। मेंने वे बातें किसी खास व्यक्तिको लक्ष्य करके नहीं लिखी 
थीं, लेकिन चूँकि वे सामान्य बातें मेंवे अभय आश्रमके कामकी चर्चाके सिलसिलेमें ही 
कह दी थीं, इसलिए कुछ-एक आश्रमवासियोंके मनमें शंका उत्पन्न हो गई कि मेने 
वे बातें उन्हीके लिए कही हें। मुझे उनके मनसे शंकाको दूर करनेमें कोई कठिनाई नहीं 
हुई, लेकिन उनके साथ हुई बातचीतसे मेरी समझमें यह बात आ गई और में आश्रमके 
सदस्पोंकों भी इस बातकी प्रतीति करा दे सका कि कातनेवालोंका सही-सही और 
अद्यतन लेखा-जोश्ला रखना परम आवश्यक है। इसलिए अभय आश्रमकी चर्चाके दौरान 
लिखे गये उस अनुच्छेदका मुझे कोई खेद नहीं है-- भले ही उसका कारण सिर्फ 
इतना ही हो कि उससे मुझे इस दोषका पता चछ गया कि हम कातनेवाले लोगोंका 
लेखा-जोखा ठीक तरहसे नहीं रखते । में सभी सम्बन्धित लोगोंकी जानकारीके लिए एक 
बार फिर कह देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी-बड़ी सम्भावनाओंसे आपूरित इस कृताई 
आन्दोलनमें हम इस बातपर जितना भी जोर दें, कम ही होगा कि हमारी संस्थाओंके 
सदस्योंके लिए सन्देह-शंकासे ऊपर होना और रहना परम आवश्यक है, और अगर 
हमें ऐसी निष्कलंकता प्राप्त करनी है तो हमें सदाशयतापूर्ण सुझावों, दीकाओं और 


१, देखिए “ अभय आश्रममें खादी काय ”, ३०-१२-१९२६ । 


खरी टीका ५८७ 
विचारोंक़ो वर्दाइत करने और उनका बुरा न म्ाननेके लिए अपने भीतर काफी सहिष्णुता 
पंदा करनी पड़ेंगी। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-१-१९२७ 


२६७. खरी टीका 


निम्तलिखित पत्र मुझे पाठकोके सामने अवश्य रख देना चाहिए: 


सेने आपका “ शहीद श्रद्धानन्दजो ” ज्ञीर्पक लेख यथेप्ट आदर और साव- 
घानीसे पढ़ा है। उप्तवर टीका-टिप्पणी करनेके पहले मेने उसे पाँच बार पढ़ 
लिया है, जिसमें उतावलीसे उसकी आलोचना न करने छगूँ। 

यह छेन्न बेशक बहुत ही आफपेक भाषामें लिखा गया है। आपकी 
लेश्नन शैली देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। वह आकर्षक है, मगर मेरी समझ- 
में उसका आकर्षण खतरेसे खाली नहीं है। 

यह आलोचना में आपके चरित्रके विषयमें मेरे मनमें जो उच्च भाव है, 
उप्तीके कारण कर रहा हूँ। जव-तब कुछ मित्रोंसे इस विपयमें मेने बहस भी 
की है। उनका कहना है कि सनन्‍्तके भेसमें आप नीति-चतुर पुरुष हैं, और 
चाहे जब स्वदेशके लिए संत्यका त्याग कर सकते हें। इसके विपरीत मे यह 
मानता आया हूँ कि आप सन्त हैँ और अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए फठिनसे- 
कठिन अवसरोंपर भी सत्यके पालनके लिए ही राजनौतिमें भाये हें। अगर 
आप मेरी हांकाओंका उचित समाधान करके यह दिखा सके फि मेरी धारणा 
सही है तो में आपका बहुत आभार मानूंगा। कारण यह है कि अगर यह ठीक न 
हो तो नीचे की गई आलोचना बेकार ही होगी। मेरी सम्मतिर्म अपनी नौतिफे 
पक्के व्यक्तिको, जेसा आपने लिखा है वसा लिखनेका पुरा अधिकार है। 

आप मुझसे सहमत होंगे कि सत्यको छिपाना भी असत्यका हो एक 
रूप है। जब आप स्पाहको स्पाह समझें तव उसे स्पाह न कहना कायरता 
होगी। सत्य और निर्भयताका बहुत निकटका सम्बन्ध है। 

महात्माजी, क्या आपको एस! लगता हैं कि स्वामीजीका खून एक 
मुसलमान गूंडेका अमानुषिक, असभ्य और क्रूर कार्य था जिसके लिए मुसलमान 
समाजको इ्भिन्दा होवा चाहिए ? आप इसे ऐसा बतानेसे इनकार क्यों फरते हू ? 
आप इस कुकृत्यको और उसको करनेवाले तया इसके लिए जिम्मेदार लोगोंकी 
(अर्थात्‌, उनकी जो हिन्दू नेताओंकों काफिर कहते हैँ यानी उन गर्म-दिमाग 
मुसलमान घधर्म-प्रचारकों और पणगले मौलवियोंकी ) निन्‍दा करनेके बदले आप 
खूनीका बचाव कर रहे है। और मुसलमानोंको ओरसे दोवफों हल्का साबित 


५८८ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


करनेकी दृष्टिसे दलीलें पेश करते हें। आपने डायरका बचाव तो नहीं किया 
था। क्या यूरोपीय हमारे भाई नहीं हे? 
आगे आप कहते हें कि इस्छामका अर्थ है शान्ति। क्या यही सत्य है? 
“ कुरान में इस्लामको जो शिक्षा दी गई है और उसके जन्मसे आजतक मुस- 
लप्तान लोग इसका जैसा पालन करते आये हैं, उसका अर्थ शान्ति कभी नहीं है। 
ऐसी बात, जो साफ गलत है, आप क्‍यों लिखते हे? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म 
और हिन्दू घ॒र्म अलबंत्ता ज्ञान्ति स़िखाते हें, मगर इस्लाम नहीं। क्‍या आप 
बतायेंगे कि आप ऐसा! क्‍यों सोचते और लिखते हे ? 
सरकारकी निन्दा करते समय तो आपने कोई मुरव्वत नहीं की, आरये- 
समाजकी निन्‍दा करते समय भी आपने कोई उदारता नहीं दिखाई। फिर स्पष्ट 
दोबोंके छिए भो मुसतलूम्रानोंकी निन्‍दा करते हुए आप क्यों डरते हें! 
मुझे मिश्चय है कि अगर किसी मुसलूमात्त नेताके प्रति किसी हिन्दूने 
ऐसा काला कास किया होता (भगवान्‌ व करे कि ऐसा हो) तो आपने खूनीकी 
और हिन्दू जातिकी निन्‍दा करनेमें कुछ उठा न रखा होता। आप हिन्दुओंसे 
सातम मनाने, उपवास करते, हड़तारू करने, मृतात्माके लिए स्मारक खड़ा करवे 
और कितनी ही बातें करनेको कहते। फिर अपन सगे भाई! मुसलमानोंके 
साथ आप पक्षपातका व्यवहार क्‍यों करते हें? 
सत्यवक्ता किसी वस्तुका भय नहीं करता, इस्हामकी तलवारसे भी 
खौफ नहीं खाता। में आशा करता हूँ कि अपने प्रतिष्ठित पत्रमें आप इसका 
जवाब देकर मुझे अनुगृहीत करंगे। 
पत्र-छेखक साफगो है। उसके पत्रसे उसकी उत्कटठता टपकती है और उसका 
पत्र लोगोंकी वर्तमान दक्षाका द्योतक है। 
सम्भव है कि में कभी संत हो सकूँ, लेकिन अभी मुझे संत बताना कुछ 
जल्दबाजी करना है। में संत हूँ, ऐसा तो मुझे अपने-आप किसी प्रकार नही मालूम 
होता। मगर मुझे छूगता है कि अनजानेमें हुई अपनी तमाम गरूतियोंके बावजूद में 
संत्यका सेवक अवश्य हूँ। पत्र-लेखकनें ठीक अनुमान किया है कि संतके भेसमें में 
कोई नीति-चतुर पुरुष ' तही हूँ। मगर चूंकि सत्य ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है इसलिए 
कभी-कभी मेरे काम सबसे बड़ी नीति-चतुराईके अनुकूल मालूम पड़ते हेँ। मगर मुझे 
आशा है कि सत्य और अहिसाकी नीतिके सिवा मुझमें और कोई नीति-चातुर्य नहीं है ! 
स्वदेश और स्वघर्मके उद्घधारके लिए भी में सत्य और अहिंसाकों छोड़ नहीं सकता। 
इसका अर्थ यही है कि सत्य और अहिंसाकों छोड़नेसे देश या धर्म किसीका उद्धार 
नहीं हो सकता। हि 
स्वामीजीकी हत्याके विषयमें लिखते समय मेंने सत्यको छिपाया नही है। में 
उस छृत्यकों हृबहू वेसा ही समझता हूँ जैसा कि पत्र-लेखकने बयान किया है। मगर 


खरी टीका ५८९ 


हंत्यारेके लिए मुझे वेसी ही दया आती है जैसी जनरल डाबरके लिए मुझे आर थी। 
पत्र-लेखक यह न भूल जायें कि जनरल डायरके ऊपर मुकदमा चलानेकी मांगका समर्थन 
करनेसे मेने इनकार कर दिया था। में यह दावा जरूर रखता हूँ कि कोई यूरोपीय 
भी मेरे लिए वैसा ही भाई है जैसा कि कोई हिन्दुस्तानी मुसलमान या हिन्दू । 

हत्यारेके विषयमें मेरे भाव ये हे कि धर्मके नामपर बुरे और अथाभिक 
प्रचारका वह स्वयं एक शिकार है। इसीसे मेने इस हत्याके लिए अश्वारोंकों दोषी 
ठहराया है जिन्होंने सर्वताधारणकी वृद्धि भ्रष्ट कर दी है। में मौलवियोंकों और 
उन सब लोगोंको इस ह॒त्याका दोपी ठहराता हूँ जिन्होंने स्वामीजीके प्रति घृणाकी 
आग भड़काई। 

मगर में इस्कामको उसी अर्थमें श्ान्ति-वर्म मानता हूँ जिसमे ईसाई, वीद्ध या 
हिन्दू धर्मको मानता हूँ । निःसन्देह शान्तिकी मान्नामें अन्तर है मगर इन घर्मोका उद्देध्य 
दान्ति है। में कुरान के वे वाक्य जानता हूँ जो इसके विरुद्ध पेश किये जा सकते है 
मगर वेदोंसे भी तो वैसे ही वाक्य निकालना उतना ही सम्भव है। अनायोंके विरुद्ध कहे 
गये वचनोंका और क्या अर्थ लगेगा? जरूर, उनका इस युगमे दूसरा ही अर्थ है मगर 
एक समय उनका भयंकर रूप अवश्य था। हम हिन्दुओंका अछ्तोके साथ जो व्यव- 
हार है उसका और क्‍या अर्थ है? चलनी तो भल्ता सूपपर न हँसे। वास्तविकता यह 
है कि हम सबका ही विकास हो रहा है। मेने अपना मत प्रकट कर दिया है कि 
इस्छामके अनुयायियोंकी ततवार और छुरी बात-बातपर निकछा करती है। मगर यह 
“क्रुरान ' की शिक्षाकी बदौलत नही है। मेरी समझमें उसका कारण है वह वातावरण 
जिसमें इस्कामका जन्म हुआ था। ईसाई धर्मका इतिहास खुन-खराबीसे भरा पड़ा है 
मगर इसका कारण यह नही है कि ईसामें कही कोई कमी थी किन्तु यह है कि 
ईसाने अपनी उदात्त शिक्षा जिस वातावरणमें दी, वह उसके अनुकूल नही था। 

ईसाई घर्मं और इस्लाम, दोनों अभी कलके ही धर्म हें। अभी उनकी व्याल्या 
करनेका ही क्रम चलक रहा है। मौलूवियोंके इस दावेको माननेसे कि मुहम्मदकी 
शिक्षाओंका निर्णायक अर्थ वे ही छगा सकते हैं, में उसी प्रकार इनकार करता 
हैँ जिस प्रकार ईसाकी शिक्षाओंका निर्णयात्मक अर्थ छुग्रानेंके पादरियोके दावेकों। 
दोनोंकी ही सही व्याख्या उन छोगोंके जीवनमें हो रही है जो चुपचाप थान्तिपूर्वक 
और समपित भावसे इन धर्मोके अनुरूप जीवन जी रहे हे। शोरगुरू या विद्वत्ताको घर्म 
नही कहते। धर्मका स्थान हृदयमें है। हम हिन्दुओं, ईसाइयों, मुसछमानों और दूसरे 
धर्मवालोंको अपने-अपने धर्मका भाष्य अपने हृदयके रक्‍्तसे लिखना होगा, अन्य किसी 
प्रकारसे नहीं । 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-१-१९२७ 


२६८. भाषण : मधुबनीमें' 


२० जनवरी, १९२७ 
सहात्माजीन उत्तरमें बोलते हुए नगरपालिका और जिलाबोडंको अभिननदनपत्र 
भेंट करनके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रमके लड़कोंकों अपने सामने सधुर 
वेदिक सन्‍्त्रोंका पाठ करनेके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, न तो मेरे पास इतना 
समय है और न ही हरेक अभिननन्‍दनपत्रका अलग-अलग जवाब देनेकी कोई जरूरत 
है। लेकित एक चौजन मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मुझे तोन-चार अभिननन्‍दनपत्रों- 
में बताया गया है कि प्रान्तके कई भागोंमें आयुर्वेदिक औषधालय शुरू करनेके प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। भुशे रूगता है कि बिहारके लोग आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिमें 
दिलचस्पी ले रहे हे। मेने इस विषयपर अपनी राय पहले भी कई बार व्यक्त 
की है और में आप लोगोंका ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास 
है कि यह पद्धति बहुत हृदतक सही है, लेक्षिन साथ ही में यह भी मानता हूँ कि 
आयुर्वेदिक चिकित्सा! करनवाले वंद्ोंमें अपने दोष हे, और वे सही प्रशिक्षणके बिना 
चिकित्सा करने लगते हें। में मानता हूँ कि पश्चिमी चिकित्सा! पद्धति बहुत ही दोष- 
पूर्ण है, लेकिन में यह भी जानता हूँ कि यूरोपके लोग अपनी चिकित्सा पद्धतिके लिए 
जो काम कर रहे हैं, भारतीय लोग अपनी चिकित्सा पद्धतिके लिए उसका आधा भी 
नहीं कर रहे हैं। लेकिन उम्त चिकित्सा-श्ञास्त्रकी उन्नतिके लिए काम करनेका आपके 
पास बड़ा अच्छा मौका है। में नगरपालिकाओं और जिला बोडोंसे इस सामलेपर विचार 
करनेका अनुरोध करता हूँ। में वंह्योंसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे इस चिकित्सापद्धति- 
का वैज्ञानिक तरीकेसे अध्ययन करें। यदि इस पद्धतिमें दोष है, और दोष निश्चय ही 
हैं, तो वेद्योंकों उन्हें छिपानका प्रयत्त नहीं करना चाहिए; इसके विपरीत उन्हें उन 
दोषोंको दूर करनेका हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। 
भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुईं कि भधु- 
बनी भोशालाके संचालक पशुओंकी बेहतरीके लिए मृत पशुओंकी खालका उपयोग 
करनेके मेरे विचारोंसे सहमत हो गये हैं। गोशालाओंके दो पहल हैं, एक तो आर्थिक 
और दूसरा धामिक। गोरक्षाका प्रइन निविवाद विषय है। मेरी समझमें नहीं आता 
कि इस मुद्देपर मुसलमानोंसे कोई झगड़ा क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी- 
पर सेरे विचार पहले जेसे ही हे। 


१, इस समामें गांधीजीको नगरपालिका, जिंछा बोढे, गोशालछाओं, यंगमेन्स टिवेटिंग कब भौर 
भाष॑-समाणकी तरफसे अभिनन्दनपत्र मेंट किये गये थे। 


भाषण : मघुवनीम ५५९१ 


भावण जारी रखते हुए उन्होंने फहा कि गोशालाओंकी बतंमान फार्य-प्रणालरौ- 
में भी कई दोष हेँ। उन्हें ठीक और सही ढंगसे चछाना चाहिए। इसके संचालकॉको 
पशुओंकी बीमारियोंके सम्बन्धमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए 
कि गायोंको किस प्रकार रखा जाये और फंसा चारा दिया जाये, गाँवके गरोथ 
ग्राहकोंके छिए दूध कंसे सत्ता किया जाये; वस्तुतः गोशालाके संचालकोंको पशुपालनके 
पूरे विज्ञाकका सम्पक्‌ अध्ययन करना चाहिए और फेवल तभी ग्रोशाकाओंका उद्देश्य 
पुरा हो सकता है। 

आगे बोलरूते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम फरानेके लिए 
में जो भो कुछ कर सकता था, वह सेने किया है, लेकिन में असफल रहा हूँ। इसी 
कारण मन समाचारपत्र भी पढ़न बन्द कर दिये हें। मेरे पास उन्हें पढ़नेफा समय 
भी नहीं है। मेरी हालत मिथिलाके राजा जनक जेसी हो गई है जो उदासीन भावसे 
अपनो नगरीको जलूते हुए देखते रहे थे, क्योंकि इससे पहले उस अग्निकी रोक-थामके 
लिए वह जो भी कुछ कर सकते थे, कर चुके थे। उसी तरह हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों- 
के प्रति मेरा रवैया उदासोीनताका है क्योंकि में जानता हूँ कि उसका निराकरण 
मेरी ताकतसे बाहरकी बात है। में नहीं जानता कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कब और 
कंसे हो सकेगी। इस देशके छोग पागल हो गये हे, वे बिना हिचक एक दुसरेका गला 
काट रहे हे। में उत्तमें साझोदार नहीं हो सकता। मेरा धर्म अहिसाका घर्म है। 
मेरा अहिसामें अब भी वसा ही अडिग विश्वास है जेसा कि पहले था, यद्यपि मेरे 
मित्रोंने इस बातका प्रयत्न किया है कि में विशेष अवसरोंपर हिंसाकी उपयोगिताकों 
स्वीकार कर लूं। मेरे लिए सभी चोजें वंसो नहीं हें जंसी वे दिखाई देती हे और 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल अहिसा हो ऐसा धर्म है जिसके हारा अन्ततोगत्वा 
'बिजय प्राप्त हो सकती है । इन्हीं सब फारणोंसे सेने इस विषयपर चर्चा बिलकुल 
बन्द कर दी है। लेकिन मेरा विश्वास है कि एक-न-एक दिन हिन्दू-मुल्लिस एकता 
अवदय कायम होगी -- यदि सानवीय माध्यम द्वारा नहीं तो वह ईश्वरीय माध्यम 
द्वारा फायम होगी। 

खदरकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि खट्टर-कार्यके लिए 
मुझे थेली भेंट की गई है। लेकिन मधुवतीसे में कहीं ज्यादा धनकी आशा रखता था। 
मधुबनी एक बड़ा खद्र केन्द्र है। मेने देखा है कि बहुत-से स्थानीय गरीब सृत कातने- 
वाले अपना सूत लेकर चार या पाँच मील पेदल चलकर कार्यकर्त्ताओंसे गई अथवा 
पैसा लेने आते हे। में जानता हूँ कि ऐसे लोग है जो उनसे भी ज्यादा गरीव हे। जब 
से चम्पारनमें था, मेने एक स्त्रीकों यह शिकायत करते सुना था कि वह गंगामें इस- 
लिए स्तान नहीं कर सकती और अपने कपड़े नहीं साफ कर सकती क्योंफि उसके 
पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं है। हो सकता है कि यह शिकायत अतिशयोफितपूर्ण हो 
लेकिन ऐसी दक्ार्में पड़े छोगोंका अभाव नहीं हैं। इन लछोगोंकी गरोबी दर करनका 


५९२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है कि उन्हें कोई काम-घन्धा दिया जाये और 
सबसे अच्छा धन्धा आप उन्हें कताई करनेका दे सकते हूँ। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मेने अभो “'ईशोपनिषद्‌ ' का एक इलोक 
सुना है जिसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, वह इसरे लोगोंकी 
सम्पदाकी चोरी करता है। में पूछता हूँ कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह 
नहीं है कि वह वास्तवमें दूसरोंकी सम्पत्तिकी चोरी करता है, बल्कि यह है कि बह 
दूसरेके श्रमसे उपाजित भोजनपर जीवित रहता है। जबतक कोई व्यक्ति केवल अपने 
लिए ही नहीं वरन्‌ सभो मनुध्योंके लिए समानरूुपसे काम नहीं करता, तबतक उसे 
जीनेका अधिकार नहीं है। परषोंकि व्यक्ति तो मानवताके महान्‌ सिन्धुमें एफ बूंदके 
समान है। इसी तरह 'गीता ' न मुझे यही शिक्षा दी है कि यज्ञ फिये बिना किसीकों 
खाना नहीं खाना चाहिए और गीता-सम्मत अनेक थज्ञोंमें से दुसरोंके लिए काम 
करना सबसे अच्छा यज्ञ है। तो फिर सूत कातना ही एक ऐसा काम है जो हजारों 
लोगोंकी मदद कर सकता है; वह ऐसा यज्ञ है जिसे सभी कर सकते हें। 

स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी वृष्ठिमें जितनी भी स्त्रियाँ 
विदेशी वस्त्र पहनें हैं, वे नंगी जेसी हैं, क्योंकि सहरके सिधा और कोई वस्त्र भारती- 
योंकी नग्तता नहीं ढेंक सकता। 

महात्माजीने छोगोंसे स्थानीय राष्ट्रीय ज्ञाला और गोशालाके मामलॉपर ध्यान 
देनेका अनुरोध किया और कहा कि जरूरत्त हो तो वे धन देकर उनकी मदद किरें। 
उन्होंने कहा कि यह हर नागरिकका करत्तंव्य है कि वह संकटमें पड़े हर मनुष्य 
और हर संस्थाकी सहायता करे। ह 

खद्दर कार्यके लिए घव देने तया सभामें रखे खादीके मालको खरीदनेकी लोगोंसे 
फिर एक बार अपील करते हुए उन्होंने भाषण समाप्त फिया। 

| अंग्रेजीसे ] 
सर्चछाइट, २६-१-१९२७ 


२६९. भाषण : समस्तीपुरकी सार्वजनिक सभामें 
२० जनवरी, ११२७ 

महात्माजीने कहा कि मुझे आप लोगोंसे एक बार फिर मिक्फर सुझोी हो 
रही है। में समस्तीधुरके छोगोंको भुला नहीं सकता, जो एक बार मुझे विद्यप ट्रेनसे 
बाब बृजकिशो र प्रसाद तथा अन्य लोगोंके साथ लेकर आये थे। इसलिए में बड़ी आश्षासे 
समस्तीपुर आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे दौरेका उद्देश्य खादीका सन्देश देना हूँ । 
मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो छोग मुझसे मिलने आये है, उनमें से 
अधिकांश खट्टर नहीं पहन है। में हजारों मंचोंसे वराबर पिछले पाँच बरसोंके दौधफालसे 
खादोके सन्देशका उपदेश देता रहा हूँ, लेकिन लोग अब भी खादी इस्तेमाल फरनेसे 
आनाकानी करते हे। बिहारमें अपनी जरूरत-भरकी खादी तंयार करनेकी सामर्य्य 
है, और यदि लोग इस महान गृह-उद्योगको सहारा दें तो आपके हजारों बरोजगार 
स्त्रो-पुदषों -- रुई घुतनेवालों, साफ करनेवालों, कातनेवालों, बुनकरों, रंगरेजों और 
धुलाई करनेवालों -- को भोजन-वस्त्र मुहय्या किया जा सकता है। खादीपर आप 
जो भी पाई ख्चेंगे बह आपके गरीब देशवासियोंके घरमें जायेगी। इसलिए खादी और 
केबल खादों हो पहनना आपका धामिक कर्त्तव्य है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मिलका बना कपड़ा खरीदकर आप 
लंकाशायर या अहमदाबादके घनी मिल-मालिकोंको मदद दे रहे हे। अनसुयावहनके 
जरिये मुझे श्रमिकोंकी हालत अच्छी तरहसे मालूम है। मुझे पक्की तरहसे पता है कि 
मिलके बने कपड़ोंपर छोग जो बड़ो रकम खर्च करते हे, उससे श्रमिकोंकों कुछ छाभ 
नहीं होता है। धनी मिक-मालिकोंको पेसेकी जरूरत नहीं है और उनके लिए भारतसे 
बाहर भो व्यापारका बड़ा क्षेत्र खुला है, लेकिन आपके गरीब देशवासी एक रुखी रोटीके 
टुकड़ेके लिए मर रहे हे। में जानता हूँ कि बिहारके लोग कितने गरीब हें, क्योंकि 
चम्पारनमें मे काफी समय रहा हूँ। क्या आप इन गरीब लोगोंके प्रति दया और 
सहानुभूति नहों दिखायेंगे? 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि खट्रके कामको आगे बढ़ानके लिए पेसेकी 
जरूरत है। देशमें करोड़ों रुपयोंकी स्थायी बचत करानके लिए शुरूमे करोड़ों रुपया 
लगानेकी जरूरत है। मे आपके दरवाजेपर वही पेसा माँगने आया हूँ। मुझे खेद 
है कि सभा-ल्यपर कोई खद्दरका भाकछ नहीं रखा गया है, यद्यपि मुझे यहाँ आनेपर 
बताया गया था कि शहरमें खद्दरकी दुकानें हें और सभा-स्थरूपर कुछ खहरका मार 
अवश्य रखा जायेगा। अस्तु में आप लोगोंसे अनुरोध करता हूँ कि आप तुरन्त खदरकी 
दुकानपर जायें और खादी पहनें। 

३९-३८ 


५९४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


भाषण समाप्त करते हुए महात्माजीने कुछ ध्ाव्द अस्पृश्यताकी बराईपर कहे, 
और शहीद श्रद्धानन्दजञोकों भाव-भोनो श्रद्धांजलि अपित की, जिन्होंने भछतोद्धार करनेके 
प्रयत्नमें मुत्युक्षा आलिगन किया था। है 

इसके बाद नगरपालिकाके अध्यक्ष बाबू गिरिवरघरने नगरपालिकाकी ओरसे एक 
अभिननन्‍्दनपत्र पढ़ा जिसका महात्माजीन संक्षेपर्म उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 
इस बातसे बड़ा सन्‍्तोष है कि समस्तीपुरके हिन्दु-मुसलूमानोंमं आपसी हेष जिलकुल 
नहीं है। यह बड़ो भारो बात है। में आज्ञा करता हूँ कि यह स्थिति बराबर बनी 
रहेगी। 

समस्तोपुरमें एक खहर उत्पादन केन्द्र होनेकी इच्छाका उल्लेख करते हुए उन्होंने 
कहा कि यदि आप लोग सचमुच ऐसी संस्था यहाँ चाहते हें तो राजेन्द्रबाब अवद्य 
ही इस मामलेपर विचार करेंगे। में आशा करता हूँ कि यदि यहाँके लोगोंने उक्त 
संस्थाके लिए जरूरी पेसा स्वयं जुदा दिया तो राजेन्रबाबू निश्चय ही अपनी पूरी 
इक्तिसे आपकी मददकों आगे आयेंगे। 

राष्ट्रीय शालाका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खेदकी बात है कि वह 
जेततो होनी चाहिए, नहीं है। मेंने वहाँ कुछ चरखे देखे और कुछ विद्यार्थी भी उनके 
पास बंठे दिखाई दिये, लेकित यह सब सखौल-जेसा था; केवल एक विखावा था। 
शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों ही कताईके बारेमें कुछ नहीं जानते हेँ। मेंने प्रधानाध्यापक- 
को उचित निर्देश दिया है और बहू उत्त योजनाके अनुसार काम्र करनेकों राजी हो 
गये हैं। में आशा करता हूँ कि एक महोनके अन्दर मुझे छालाके बारेमें सन्‍्तोषजनक 
सूचना भेजी जायगी। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि नगरपालिकाएँ चाहें तो बहुत-कुछ फास कर 
सकती हें। वे न केवल खहर कार्यके लाभके लिए वरन्‌ स्वयं अपने छाभके लिए खहर 
कार्यकी काफी प्रगति कर सकती हैं। 

इसके बाद उन्हें २००० रुपयेकी एक थंली भेंट की गई जिसपर उन्होंने कहा 
कि समस्तीपुरकों इतना कम चन्दा नहीं देना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चछाइट, २६-१-१९२७ 


परिशिष्ट 

परिशिष्ट १ 
गांधोजीके प्रश्न ओर श्रोमद्‌ राजचन्द्र द्वारा दिये गये उनके उत्तर' 
प्रघन १: आत्मा क्‍या है? वह कुछ करता है? उसपर कर्मका प्रमाव पड़ता 


है या नही? 

उत्तर : जिस प्रकार घट-पटादि जड़ पदार्थ हैँ, उसी प्रकार आत्मा ज्ञानस्वस्प 
है। घट-पटादि अनित्य हैँ; उनकी स्थिति ऐसी नही है कि वे त्रिकालमें एक रुप बने रह 
सके। पर आत्मा तो अखंण्ड एक स्वरूपसे त्रिकालमें सुप्रतिप्ठित रहनेवाला नित्य पदार्य 
है। नित्य पदार्थ वह होता है जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नही हुई हो। 
आत्माका निर्माण किन्‍्ही संयोगोंसे बन पड़ता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता; क्योकि 
जड़ताके भले ही हजारो सम्मिश्रण-संयोग किये जायें, उनसे चेतनकी उत्पत्ति हो सकता 
असम्भव ही है। जो धर्म जिस पदार्थमें है ही नही, ऐसे अनेक पदार्य एकत्रित 
किये जानेपर भी उनसे उस धघधर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती जो उन पदाथोंम है 
ही नहीं--इस सत्यकी प्रतीति प्रायः समीको हो सकती है। घट-पटादि जड़ पदायोंमें 
ज्ञान-स्वरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे पदार्थोका रूपान्तर किया जाये कौर पुनः 
उनका सम्मिश्रण किया जाये अथवा हो जाये तब भी वे उसी जातिके होगे अर्थात्‌ 
जड़स्वरूप ही रहेंगे, शानस्वरूप नहीं। तब फिर वह आत्मा जिसे ज्ञानीजन मुख्य 
रूपसे ज्ञानस्वरूप कहते है, इन घट-पटादि (पृथ्वी, जल, वायु, आकाश जैसे) पदार्योके 
सम्मिश्रणसे किसी भी प्रकार उत्पन्न हो, यह सम्मव नही है। ज्ञानस्वरूपत्व आत्माका 
मुख्य, लक्षण है और इसका अभाव ही जढड़त्वका मुख्य लक्षण है। जड़ और चेतन 
दोनोंके ही अपने-अपने ये अनादि सहज स्वमाव हैं। इस प्रकार इनसे अथवा ऐसे 
हजारों प्रमाणोसे आत्माके नित्यत्वका प्रतिपादन किया जा सकता है और इसका विद्येप 
गहन विचार किया जाये तो हमें अनुभूति होगी कि आत्मा अपने सहज स्वरूपसे ही 
नित्य (शाइवत) है। अतः यह मान लेनेंमें कोई दोष या वादा नहीं है कि जिस 
आत्माकी सत्तासे हम सुख-दुःखादिका अनुमव करते हैं, इन सुख-दुःखोंसे निवृत्ति चाहते 
है, चिन्तन करते हैं, प्रेरित होते है, वह आत्मा मुख्य रूपसे चेतन (ज्ञान)-धर्मा है 
और इसी भावमें या इसी स्थितिमें वह त्रिकालाबाधित नित्य पदार्थ है। वल्कि ऐसा 
करते हुए हम सत्यको ही स्वीकार करते है और जो कि एक अच्छी बात है। 


१. गांधीजी द्वारा पूछे गये प्रस्नेकि लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ ९१-९२ भी । भ्रीमद्‌ राजचन्द्रने 
इन प्रदनोंका जवाब बम्बईसे लिखा था जिम्तपर शनिवार, आस्तो वद ६, १९५० [२० अक्टूबर, १८९४] 
तिथि पड़ी हुई थी । 


५९६ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


आपका यह भ्रइन तथा कितने ही दुसरे प्रइन ऐसे हैं कि जिनके लिए लिखने 
चर्चा करने और समझानेकी विशेष आवश्यकता है। इस प्रदनके लिए यथोचित स्पसे 
लिखकर उत्तर दिया जाना अभी कठिन है। इसी कारण आपको ' षड़्दर्शन समच्चय 
ग्रन्थ पहले भेजा था ताकि उसे पढ़ने और विचार करनेसे आपको, थोड़ा ही सही, 
समाघान हो। और हो सकता है इस पत्रसे भी कुछ विशेष रूपसे समाधान हो। 
क्योंकि इस को सम्बन्ध्मं ऐसे अनेक प्रइन उठाये जाने थोग्य हैं, जिनका बारम्वार 
समाधान होनेपर तथा चिन्तन करनेपर समावेश होनेकी सम्भावना है। 

(२) ज्ञानकी स्थितिमें अर्थात्‌ आत्मस्वरूपके यथार्थ बोधसे उत्पन्न स्थितिमें, यह 
आत्मा निजभावका अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथास्थित निर्धार) और सहज समाधि- 
परिणामका कर्ता है। वही अज्ञानकी स्थितिमें क्रोध, मान, माया, छोभादि प्रवत्तियोंका 
कर्ता है; और इन भावोंका परिणाम-मोक्ता होते हुए भी प्रसंगवशात्‌ घट-पटादि 
पदार्थोका नैमित्तिक कर्ता है अर्थात्‌ इन पदार्थोके मूल द्रव्यका कर्ता नहीं परन्तु इन्हें 
आकार प्रदान करनेवाली क्रियाका कर्त्ता-मात्र है। उसकी इस पिछली स्थितिको जैनघर्मं 
कर्म ” कहता 5है; वेदान्त इसका “ भ्रान्ति के नामसे उल्लेख करता है और अन्य 
मतमतान्तर भी इसीके अनुसार विभिन्न नाम देते हैं। पर यदि हम ठीक विचार 
करें तो आत्मा घट-पटादि पदार्थोका तथा क्रोधादि भावोंका कर्ता हो ही नहीं सकता; 
वह तो केवल ज्ञान-परिणामका ही कर्त्ता है और मात्र निज-स्वरुपमें प्रतिष्ठित है-- 
इस बातका हमें स्पष्ट बोध होगा। 

(३) अज्ञान भावसे किय्ने ग्रये कर्म प्रारम्भमें बीज रूप बनते हैं और कालान्तरमें 
(कालके संयोगसे) वृक्ष रूपमें प्रतिफलित होते हैं अर्थात्‌ इन कर्मोंका भोग आत्माको 
मोगना पड़ता है; जैसे अग्निके स्पर्शसे उष्णताका सम्बन्ध होता है और उसके परि- 
णामस्वरूप सहंज वेदनाकी प्रतीति होती है। ठीक इसी प्रकार आत्माकों मी क्रोधादि 
भावनाके कर्त्तापतके कारण जन्म-जरा और मृत्यु आदिके वेदनापूर्ण परिणाम भोगने 
पड़ते हैं। इस विचारपर आप विदेष रूपसे चिन्तन करें और इस विषयम जो प्रदन 
उठें, मुझे लिखें; क्योकि अपनी समझके अनुसार निवृत्तिके लिए प्रयत्न करते रहनेपर 
ही जीव मोक्ष दा प्राप्त करता है। 

प्र० २: ईदइवर क्‍या है? क्‍या यह सच है कि वह जगतृकर्त्ता है? 

उ० : (१) हम और आप तो कर्म बंधनमें फेंसे जीव हैं; और जो इस जीवका 
सहज स्वरूप है अर्थात्‌ कर्म बन्धनसे परे एक-मात्र आत्मस्वरूप --वह ईइ्वरत्व है। जो 
ज्ञानादि ऐदवर्य सम्पन्न है, वही ईश्वर कहलाने योग्य है और ईदवरका यह ईववरत्व ही 
आत्माका सहज स्वरूप है, कर्म बन्धनोंमें जिसकी प्रतीति नहीं होती । परन्तु यह जानने- 
पर कि कर्म-बन्धन उसका निजस्वरूप नहीं है प्रत्युत कोई भिन्न रूप है, आत्मा निज 
स्वरूपमें अन्तददेष्टि करता है और तब अनुक्रमसे सर्वज्ञता आदि ऐद्वर्यकी अनुभूतिकी 
प्रतीति स्वयं अपनेमें ही करता है। विश्वके समस्त पदार्थोकों देखते हुए आत्मासे बढ़कर 
विशेष ऐश्वर्य सम्पन्न पदार्थकी अनुभूति हमें नहीं होती। अतः मेरा यह दृढ़ विद्वास 
है कि ईश्वर आत्माका ही दूसरा पर्याय है और वह आत्मासे भिन्न कोई विशेष 
सत्तासम्पन्न पदार्थ नहीं है। 


परिशिष्ट ७९७ 


(२) वह जगत्‌का कर्त्ता नहीं है; अर्थात्‌ परमाणु, आऊाशादि जट्ट पदार्थ भी 
नित्य हैं; वे किसी अन्य पदार्थसे निभित होने योग्य नहीं है। यद्धि यह माना जाये कि 
वे ईदवर द्वारा निर्मित हैं तो यह भी उचित नही है, वयोकि एश्वरकों चेतन स्वरूप माना 
जाये तो उससे परमाणु, आकाशादिकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? चेतनसे जड़को 
उत्पत्ति हो, यह सम्भव ही नहीं है। और यदि हम एश्वर्को जड़ भान छेने है तो 
स्वाभाविक ही वह ऐश्वर्यहीन सिद्ध होगा और उससे जीवरूप चेतन पदार्यकी उत्पत्ति 
सम्मव नही होंगी। यदि उसे जड़-चेतन, उमयरूप माना जाये तो फिर उमयरूपष जड़- 
चेतनमय इस जगत्‌का ही दूसरा नाम ईब्वर है, यह मानकर सन्तोप कर लेने जैसी वात 
होगी। जगत्‌को ईब्वरकी संज्ञा देकर सनन्‍्तोप माननेकी अपेक्षा तो जगत्‌को जगन्‌ कहना 
अधिक अच्छा होगा। और यदि यह मान लिया जाये कि परमाणु, आकाशादि नित्य 
पदार्थ हैं और ईदवर कर्मादिका फल प्रदाता है, तो भी यह वात सिद्ध नहीं होती। 
“ पड्दर्शन समुच्चय ” में विशेष प्रमाणों द्वारा इस विचारकी पुप्टि की गई है। 

प्र० ३: मोक्ष क्‍या है? 

उ० : क्रोधादि अज्ञानमाव और देहादि, जो आत्माके प्रतिबन्ध है, इनसे सर्वथा 
निवृत्ति और मुक्त होना ही मोक्ष-पद है, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, और सहज विचार 
करते हुए यह बात प्रमाणभूत छरूगती है। 

प्र० ४: मोक्षकी प्राप्ति होगी या नहीं, क्या यह वात्त स्पप्ट रूपसे देह रहते 
हुए भी जानी जा सकती है? 

उ०: एक रस्सीके अत्तेक लपेटे देकर हाथ वाँघे गये हों तो  ऋ्रमण: ज्यों-ज्यों 
वे लपेट खोले जायें त्यों-त्यों उस वंधनसे छुटकारेका अनुमव होता है; और इस परिणाम- 
की प्रतीति और अनुभूति होती है कि वह रस्सी अपने लपेटे छोडती जा रही है। 
इसी प्रकार आत्मा भी अन्ञानके परिणाम-हूप विविध वन्चनोसे आवद्ध है। ये वन्बन 
ज्यों-ज्यों छूटते जाते है त्यों-त्यों मोक्षकी अनुमति होने रगती है और जव ये बन्धचन अल्प- 
तम प्रमाणमें रह जाते हैं तब आत्मामें सहज ही निजस्वरूप प्रकाशित हो उठता है तथा 
अज्ञान-मभावरूपी वन्धनसे मुक्त हो सकनेका प्रसंग उपस्थित हो रहा है, ऐसी स्पप्ट 
अनुभूति उसे होने लगती है। इसी प्रकार अज्ञान-मावकी निवृत्ति होनेपर इस देहके 
रहते हुए मी आत्मार्में अपना निजमाव--आत्ममाव--प्रकट हो सकता है और 
तब उसे सांसारिक सम्बन्ध-मात्रसे अपनी भिन्नताकी अनुमूति होती है; अर्थात्‌ मोक्ष- 
पदकी अनुभूति देहके रहते हुए मी सम्भव है। 

प्र० ५: पढनेमें आया है कि मनुष्य, देहके छूटनेपर अपने कर्मानुसार पशुयोनिमें 
पैदा होता है, पत्थर और वृक्षादि भी बन जाता है; क्‍या यह भान्यता ठीक है? 

उ: जीव देह छोड़नेपर अपने उपाजित कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। अतः 
वह तिर्यच (जानवर) भी हो सकता है और पृथ्वीकाय अर्थात्‌ जड़हप भी धारण 
कर सकता है और वाकी बची चार इन्द्रियोंसे रहित होकर भी [केवल स्पर्थेन्द्रिय 
द्वारा ही] जीवको अपना कमेंमोग भोगनेका प्रसंग जा सकता है, तथापि वहू निरा 
पत्थर अथवा पार्थिव ही वन जाता है, ऐसी वात नही है। प्रस्तर-हप काया धारण 
करके भी जीव उसमें अव्यक्त रूपसे जीव ही होता है यद्यपि प्रगट रूपमें हम 


५९८ सम्पूर्ण गांधी वाह्ृमय 


उसका अस्तित्व नहीं देख पाते क्योंकि अन्य चार इन्द्रियाँ उस स्थितिमें अव्यक्त 
( अप्रकट ) होती हैं; अतः यह कहा जाता है कि जीव वहाँ 'पृथ्वीकाय रूप या 
पाथिव स्वरूप है। और जब अनुक्रमसे अपना कर्म-मभोग भोगकर जीव निवृत्त हो 
जाता है तो वहाँ परमाणु रूप पत्थर-भर रह जाता है, परन्तु जीव उससे अपना 
सम्बन्ध छोड़कर चला गया है इसलिए आहारादिका ज्ञान उसे नहीं होता; मतलब 
यह कि जीव निरा' प्रस्तरवत्‌ जड़ बन जाता है, यह बात नहीं है। कर्मके वैषम्यसे 
चार इन्द्रियोंका संयोग उसमें व्यक्त नहीं हो पाता और केवल स्परशेन्द्रियका संयोग- 
मात्र जीवको जिस कमके परिणाम स्वरूप होता है उस कर्मेका भोग भोगनेके लिए 
वह पाथिव आदि रूपोंमें जन्म लेता है, पर वह निरा पत्थर या पृथ्वी-हप जड़ नहीं 
हो जाता; जानवर बनकर भी निरा जानवर ही नहीं बन जाता। देह छेता तो 
जीवके लिए वेष धारण करना है, वह कोई उसका स्वरूप नहीं है। 

[६ और ७] छठे प्रइनका समाघान भी इसीमें हो जाता है। इसी प्रकार 
७वें प्रशनका जवाब भी कि केवल पत्थर या पृथ्वीमें कमेंका कत्तुंत्व नहीं है बल्कि 
उनमें अवत्तरित जीव ही कर्मका कर्त्ता है; और सो भी दूध और पानीकी तरह 
है। जिस प्रकार दूध और पानी दोनोंका संयोग होते हुए भी दूध, दूध ही होता 
है और पाती, पानी, उसी प्रकार कर्मबन्धतके फलस्वरूप एकेन्द्रियादिके संयोगसे 
जीवको पत्थर या जड़त्व प्राप्त होता है; तथापि अन्ततोगत्वा जीव होगा तो जीवत्व 
रूप ही और उस स्थितिमें भी उसे 'आहार-भय आदिका भान तो होता ही है 
यद्यपि वह रहता अव्यक्तावस्थामें है। 

प्र० ८: आयें धर्म क्या है? क्या सभी धर्मोकी उत्पत्ति वैदिक बर्मसे ही हुईं है! 

उ०: (१) आर्य-धर्मकी व्याख्या करते हुए सभी अपने पक्षकों आये-घर्म कहना 
चाहते हैं। जैन जैनघर्मको, बौद्ध बुद्ध धर्मकों, वेदान्ती वेदान्तको आरय॑-धर्म कहें यह 
साधारण-सी बात है तथापि ज्ञानी पुरुष तो उसीको आर्य-धर्में कहते हैं जो आत्माकों 
निजस्वरूपकी प्राप्ति करवानेवाका उत्तम मार्ग है और यही समुचित है। कर 

(२) सभी धर्मोकी उत्पत्ति वेदोंसे हो यह संभव नहीं जान पड़ता । वेदोंमे क आ 
कुछ ज्ञान कहा' गया है उससे सहस्त गुना कहीं अधिक गहन ज्ञान शी तीर्थंकरादि 
महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरा अनुभव है। और इसके आधारपर में जानता हे 
कि अल्प पदार्थमें से सम्पूणंका आविर्भाव नहीं हो सकता और हक जी वेदोंसे ही 
सबकी उत्पत्ति है ऐसा कहना समुचित नहीं जान पड़ता | वैष्णवादि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 
वेदोंसे हुई है ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । जैन और बौद्ध तथा अन्तिम 
महावीरादि महात्माओंसे पूर्व वेद थे, ऐसा जान पड़ता है। यों वे अत्यन्त प्राचीन 
ग्रंथ हैं, यह भी जान पड़ता है, तथापि जो कुछ प्राचीन है, वही सम्पूर्ण है या सल 
है ऐसा नहीं कहा जा सकता और न यही कहा जा सकता है कि जो वेदोंके बाद 
प्रवतित हुए हैं वे असम्पूर्ण और असत्य हैं। बाकी वेदोंमें अभिव्यक्त विचार और जन 
धर्मेमें अभिव्यक्त विचार तो अनादि काल्से चले आते हैं। भाव-मात्र अनादि है। हाँ, 


१. भूलें ये प्रश्न गांवीणीके शब्दोंमें नहीं हैं, इसलिए इन्हें खण्ड १ में शार्मिक नहीं किया गया है। 


परिथिषप्ट ५९९ 


उनका रूपान्तर होता रहता है। केचल उत्पत्ति या निरा बिनाश नहीं हुआ करता । 
वैदिक, जैन तथा अन्य सभी घमके मन्तव्य अनादि हैं ऐसा मान छेनेमें कोर्ट आपत्ति 
नहीं हो सकती। तब फिर विवाद किसलिए? तथापि इन सबमें विशेष बलवान 
और सत्य मान्यताएँ किसकी हैं यह बात मेरे और आपके तथा हम सबके किए 
विचारणीय है। 

प्र० ९: वेदोंकी रचना किसने की? क्या वे अनादि है? यदि वे अनादि है 
तो अनादिके क्‍या मानी हैं? 

उ०: (१) यह सम्भव है कि चेदोकी रचना हुए बहुत काल बीत चुका हो। 

(२) ग्रंथ-रहपसे कोई शास्त्र अनादि नहीं हो सकता। किन्तु उनमें निहित 
तत्त्वके अनुसार तो सारे शास्त्र अनादि है; क्योंकि ऐसे विभिन्न तत्त्वविचार भिन्न-भिन्न 
जीव भिन्न-भिन्न प्रकारसे कहते आये हैं और यही सम्मावना ठीक प्रत्तीत होती है। 
यों तो क्रावादि माव भी अनादि हैं और इसी प्रकार क्षमादि भाव भी; हिंसादि 
धर्म भी अनादि है और अहिंसादि धर्म भी; किन्तु हमारे लिए कर्तव्य रूप वही हो 
सकता है जो जीवके लिए कल्याणकारी है। अनादि तो दोनों ही हैँ। यह ठीक है 
कि कभी एककी प्रवकृता होती है और कमी दूसरेकी। 

प्र० १०: “गीता का रचयिता कौन है? वह ईइवरकृत तो नहीं है? यदि 
ऐसी बात हो तो इसका कया प्रमाण है? 

उ०: (१) ऊपर दिये गये उत्तरोसे इस सम्बन्धमें समाधान होनेकी सम्मावना 
है। ईदवरकृतका अर्थ यदि हम ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी) करें तो ' गीता ईश्वरकुत है ऐसा 
कहा जा सकता है। पर यदि हम ईश्वरकों “नित्य अक्रिय,  आकाजञ तत्त्वकी तरह 
व्यापक मानें तो उसके द्वारा पुस्तकादिकी ऐसी उत्पत्ति होना सम्मव प्रतीत नहीं 
होता; क्योंकि यह तो एक साधारण कार्य है और जिसके कत्तुत्वका एक आरम्म 
होता है। ऐसा कार्य अनादि नही होता। 

(२) “गीता के रचयिता व्यासजी भी माने जाते हैं। महात्मा श्रीकृष्णने यह 
ज्ञान अर्जुनकों दिया था; अतः मुख्य रूपसे रचयिता श्रीकृष्ण ही कहलाते हैँ मोर यह 
सम्मव प्रतीत होता है। 'गीता' एक श्रेष्ठ ग्रंथ है यह मान्यता अनादि कालसे चली 
भा रही है। किन्तु वे ही इलोक अनादि कालसे चले आ रहे हैं, यह सम्मव नही। ठीक 
इसी प्रकार ईश्वर जो कि अक्रिय है उसके दारा इसकी रचना हुई हो यह भी सम्मच 
प्रतीत नही होता। यह तो सक्रिय अर्थात्‌ किसी देहधारी द्वारा किया गया कार्य ही 
हो सकता है। अतः यह बात माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो सम्पूर्ण 
ज्ञानी हैं, वे ईश्वर हैं और ऐसे ज्ञानियों द्वारा प्रवोधित शास्त्र ईश्वरीय शास्त्र है। 

प्र० ११: क्‍या यह सच है कि पशु आदिके यज्ञसे किचित्मात्र भी पुण्यकी 
सम्भावना है? 

उ०: पशुके वघधसे, हवनसे या कि उसे दुःख देनेमें पाप ही है, फिर भले ही 
ऐसा यज्ञर्में किया जाये या ईइ्वरके धाममें बैठकर किया जाये। हाँ, यज्ञर्में जो दानादि 
क्रियाएँ की जाती हैं वे अवश्य कुछ पुण्यका हेतु हो सकती है किन्तु हिंसा-मिश्रित 
होनेंसे वे भी अनुमोदन करने योग्य नहीं हैं। 


६०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

प्र० १२: यदि यह कहा जाये कि अमुक धर्म उत्तम है तो क्या उसके ह़िए 
प्रमाणकी माँग की जा सकती है? 

उ० : प्रमाण न माँगा जाये और अमुक घममम उत्तम भी है बिना प्रमाण ही 
यदि ऐसा प्रतिपादन किया जाये तब तो अर्थ और अनथे, घर्मं और अधर्म सभी 
श्रेष्ठ ही माने जायें। उत्तम-अनुत्तम तो प्रमाण द्वारा ही जाने जा सकते है। जो पर्म 
संसारको परिक्षीण करनेमें सर्वोत्तम और आत्माको निजस्वरूपमें प्रतिष्ठित करनेमें 
समर्थ हो वही उत्तम और समर्थ है। 

प्र० १३: ईसाई धमंके सम्बन्ध्ें आप कुछ जानते हैं? यदि आप कुछ जान- 
कारी रखते हैं तो अपने विचार व्यक्त करें। 

उ० : ईसाई धर्मके सम्बन्धर्में मैं साघारणरूपसे कुछ जानकारी रखता हूँ । भारत- 
वर्षमें महात्मा पुरुषोंने जैसे धर्मका अन्वेषण एवं चिन्तन किया है वैसे घर्मेका चित्तन- 
परिशीलन और किसी देशमें नहीं किया गया, यह बात तो थोड़ेसे अध्ययन द्वारा ही 
जानी जा सकती है। इस ईसाई घमेमें जीवको सदा पराघीत ही प्रतिपादित किया गया है 
और मोक्षकोीं लेकर भी जीवकी वैसी ही स्थिति मानी है। जिस धर्ममें जीवके अनादि 
स्वरूपका प्रतिपादन समुचित रूपसे नहीं किया गया हो और न कर्म व्यवस्था तथा 
उसकी निवृत्तिके सम्बन्धमें हीं योग्य विवेचन किया गया हो, वह धर्म सर्वोत्तम धर्म 
है, मेरी दृष्टिमें यह कंदापि सम्भव नहीं हो सकता । ईसाई धर्ममें जैसा कि मैने ऊपर 
कहा है बैसा कोई- यथोचित समाधान नहीं दीख पड़ता। मतभेदके वश्ीभूत होकर 
मैं यह बात नहीं लिख रहा हूँ। यदि आपको विस्तारसे पूछनेकी आवश्यकता प्रतीत 
हो तो पूछें। विस्तारसे पृच्छा करनेपर विशेष समाधान करना सम्मव हो सकेगा। 

प्र० १४: वे (ईसाई धर्मवाले) कहते हैं कि 'बाइबिल” ईइवर प्रेरित है और 
ईसामसीह ईश्वरके अवतार, उसके पुत्र, हैं और थे। 

उ० : यह बात तो श्रद्धाके आधारपर मानी जा सकती है परल्तु प्रमाण द्वारा 
सिद्ध नहीं है। जैसा कि “गीता” और वेद के ईश्वर प्रेरित होनेके बारेमें ऊपर 
कहा गया है, ठीक वही बात 'बाइबिल के बारेमें भी मानी जाये। जो जीवन-मृत्युसे 
मुक्त हो वह ईव्वर अवतार के यह सम्भव नहीं, क्योंकि रागद्रेषादि परिणाम ही जन्मके 
हेतु हैं, जो इनसे रहित है वह ईइवर अवतार घारण करे-- विचार करनेपर यह 
बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती। ईसामसीह ईइवरके पुत्र हैं और थे इसे भी किसी 
रूपकके तौरपर मान लिया जाये तो बात जम सकती है अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाणके 
आधारपर तो इसमें बाघा ही पहुँचती है। ऐसी यह और इसी प्रकारकी अन्य बाते 
विचारणीय हैं और इनका विचार करनेपर मुझे छगता है कि यह बात समुचित 
नहीं है। 

प्र० १५: पुराना करार 'में जो भविष्य कथन किया ग्रया है, क्या वह ईसाके 
जीवनमें खरा उतरा है। 

उ० : यदि ऐसा हो भी तो उन दोनों शास्त्रोंके विषयमें विचार करना आवश्यक 
है। इसी प्रकार वह भविष्य भी इस बातका सबछ प्रमाण नहीं है कि ईसामसीह 


परिनिष्ट ६०१ 


ईदवरके अवतार है। ज्योतिपादिके जरिये भी महात्माओंके आगमन जानागगरी प्राण 
की जा सकती है। था भले ही वह बात किसी अन्य ज्ञानके आधारपर कटी गए हो पर 
वे भविष्यवेत्ता उस सम्पूर्ण मोक्ष मार्गके ज्ञाता थे यह निश्चित प्रमाणोे सिद्ध नहीं हो 
जाता तबतक तो वह भविष्य आदि केवल श्रद्धाग्राह्म प्रमाण ही हैं। और फिर दूसरे 
प्रमाणोंके जरिये उसमें वाघा नहीं आयेगी यह बात भी समसमें नहीं बैंठती। 

प्र० १६५ : ईसामसीहके सम्बन्ध चमत्कारोंकी वात कही जाती है? 

उ० : धारीरसे जब जीव निकझ चुका हो, और फिर उसी जीवकों उसी 
शरीरमें प्रविष्ट कराया गया हो या कि किसी अन्य जीवकों उसमें दासिल् ऊिया हों, 
यह बात सम्मव नहीं जान पड़ती। और यदि ऐसा होना श्षम्मव हो तो कर्मादिक्ी 
व्यवस्था निष्फल मानी जायेगी। योगादिकी सिद्धियों रा अनेक चमत्मार होते हूं। 
ऐसे ही कुछ चमत्कारोंका होना ईसामें साफ झूठ या असम्मव है, यह नहीं कहा 
जा सकता। पर ये सिद्धियाँ आत्माके ऐश्वरयंके सामने अत्यन्त क्षुद्र हं। आत्माका 
ऐंड्वर्य तो इनसे अनन्त गुना अधिक है। इस सम्बन्धमे प्रत्यक्ष मिलकर चर्चा की जा 
सकती है। 

प्र० १७: अगल जन्म किस योनिमें होगा, क्या यह वात इस जीवनमें जानी 
जा सकती है? अथवा पिछले जन्ममें क्या थे, यह वात भी। 

उ० : यह सम्भव है। जिसे निर्मल ज्ञानकी उपलब्धि हो चुकी है उसे यह ज्ञान 
हो सकता है। वादल आदि लक्षणोसे वरसातका अनुमान होता है। उसी प्रकार जीवकी 
इस जीवनकी चेष्ठाओंके आधारपर यह भी जाना जा सकता है कि इस जीवके पूर्व॑- 
कारण क्या रहे होगे। यह हो सकता है, कुछ ही अंशोमें यह वात जानी जा सकती 
हो। इसी प्रकार जीवकी थे चेष्टायें भविष्यमें क्या परिणाम छायेंगी यह भी उसके 
स्वरूपसे जाना जा सकता है। और थदि इस सम्बन्धमें विशेष चिंतन किया जायें 
तो यह बात भी ठीक ढंगसे जानी जा सकती है कि अगला जन्म कैसा होगा और 
पिछला क्या था। 

प्र० १८: यह वात कौन जान सकता है? 

उ०: इसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है। 

प्र० १९: आप उन लोगोंके नाम देते है, जिन्हें मोक्ष-प्राप्ति हुई है? इस 
वातका आधार क्‍या है? 

उ० : यदि यह वात खास तौरसे मुझे सम्बोधन करते हुए पूछी जा रही है तो 
इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि जिसकी सासारिक वृत्तियाँ परिक्षीण हो चुकी 
है, वह व्यक्ति इस प्रकार बोलता है, उसकी चेष्टाएँ ऐसी होती हैं, इसकी अनुभूति 
भनुष्य अपनी खुदकी आत्मामें कर सकता है और इनके आधारपर बतला सकता 
है कि किसी मनुष्यका मोक्ष हो चुका है या नहीं। बहुतांशमे यह अनुमान ठीक हीं 
होता है। ऐसी मान्यताके लिए शास्त्रादिके प्रमाण भी मिल सकते है। 


१. खण्ड १ में यह प्रस्न नहीं दियां गया है । 


मर सम्पूर्ण भांघी वाहुमय 


प्र० २०: बुद्धदेवको भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, यह बात आप किस आधारसे 
कहते हैं? 
. उ० : बौद्ध शास्त्रके सिद्धान्तोंके आधारपर। जैसा उनका शास्त्र-सिद्धान्त है, यदि 

उनका अभिप्राय (मान्यताएँ) भी वही हो तो उनकी थे मान्यताएँ पूर्वापर विरोधी 
लगती हैं; और यह सम्पूर्ण ज्ञानका लक्षण नहीं माना जा सकता है। 

जबतक सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तबतक सम्पूर्ण राग-द्ेषका नाश होना सम्भव 
नहीं; और जबतक राग-द्वेषका क्षय सम्भव नहीं तबतक संसार तो बना ही रहेगा। 
अतः ऐसे मनृष्यको केवक मुबिति मिल गई है यह नहीं कहा जा सकता। और यदि 
यह कहा जाये कि उनका मन्‍्तव्य जो-कुछ उन्होंने अपने शास्त्रोंमें कहा है उससे भिन्न 
था तो यह बात अन्य साधनों द्वारा जानना हमारे-आपके लिए कठित कार्य होगा। 
और इतना होते हुए भी यदि यह कहा जाये और कारणपूर्वक कहा जाये कि बुद्धदेव- 
की मान्यताएँ जुदा थीं तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, यह कथन प्रामाणिक नहीं 
माना जायेगा। 

प्र० २१: दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्‍या होगी? 

उ० : सारे जीव मोक्ष पा जायेंगे या कि सारी दुनियाका नाश हो जायेगा, यह 
बात मुझे विश्वसनीय नहीं लगती । इसका प्रवाह तो ज्योंका-त्यों बना रहेगा, यही सम्भव 
जान पड़ता है। यह सम्भव है कि कोई भाव रूपांतरित होकर क्षीण होगा और 
कोई वर्धभान। इस सृष्टिकी स्थिति ही यह है कि एक क्षेत्रमें जहाँ एक भाव क्षीण 
होगा दूसरेमें वृद्धिकों प्राप्त होगा। इसके आघारपर और एक गहरे विचारके बाद 
यह समझ पाता सम्मव प्रतीत होता है कि इस सृष्टिका सर्वेधा विनाश या प्रलय हों 
जाये, यह बात असम्भव है। और सृष्ठिका मतलूब केवल एक-मात्र यही सृष्टि मानी 
जाये, सो बात भी नहीं है। 

प्र० २२: क्या इस अनीतिसे उबरकर नीतिका आविर्भाव होगा १ 

उ० : इस प्रइनका उत्तर सुनकर वह व्यक्ति जो अनीतिकी इच्छा करता है, इससे 
छाभ उठा सकता है पर यह उचित नहीं होगा कि ऐसा होते दिया जायें। भाव - 
मात्र अनादि हैं--नीति, अनीति सब। परन्तु आप और मैं यदि अनीतिको त्याग 
कर नीतिको अपनायें तो यह सम्मव है कि हम उसे ग्रहण पे पायें; और ही 
कर्तव्य भी यही है। हाँ, जीवोंमें आश्रित जो अनीति है उसका साधा 78 
हो जाये और केवल नीतिकी ही स्थापना हो जाये, यह बात नहीं कही जा सकती 
क्योंकि एकमात्र एक ही स्थिति हो जाये, यह सम्भव नहीं जान पड़ता। 

प्र० २३: कया दुनियाका प्रलय होगा? 

उ० : यदि प्रलयका मतलब एकान्तिक विनाश किया जाये तो यह सम्मत नहीं जाने 
पडता क्योंकि ' पदार्थ 'का सर्वथा विनाश तो सम्भव ही नहीं है । और प्रलयका मतलब 
सारे पदार्थोका ईदवरादिके प्रति छीन होना है तो कई लोग हूँ जो इस सिद्धान्तको 
मानते और स्वीकार करते हैं। पर मुझे यह सम्भव नहीं जान पड़ता कमर यह सा 
कैसे बन सकता है कि सारे पदार्थ और सारे जीव इस प्रकार सेंम परिणाम 


परिशिष्ट ६०३ 


प्राप्त हो जायें। और यदि यह बात सम्मव हो तो पुन: विपमताकी स्थिति कैसे बन 
पड़ेगी ? प्रकृति-स्वरूपमे जीवमें विपमता हो सकती है और साकार स्वन्पमें समत्व -- 
यदि प्रलूयकी वात इस प्रकार स्वीकार की जाये तो भी देहादिके आश्षयके बिना 
विपमताका आधार क्या होगा? यदि देहादि सम्बन्ध मान लिया जाये नो हमें सबके 
लिए एकेंद्रियत्वका भाव मानना होगा और उसे मान लेनेपर अकारण ही हमें अन्य 
गतियोंको अस्वीकार करना होगा अर्थात्‌ ऊँची गतिवाले जीवके लिए, जो आवागमनके 
चक्‍्करसे मुक्त होने जा रहा है, अपनी उस गतिसे च्यूत होनेका प्रसंग उपस्विन होगा 
-- इस प्रकार अनेक दांकास्पद बातें खड़ी होगी। अतः सर्व जीवाश्रयी एकान्तिक प्रन्य 
सम्मन प्रतीत नहीं होता। 

प्र० २४: क्या यह सम्मव है कि एक अपढ़ व्यक्तिको भी मक्तिके सहारे मोक्ष 
मिल जाये ? 

उ०: भक्ति ज्ञानका कारण है और ज्ञान मोक्षका। अक्षरनान न होनेसे ही 
किसीको अपढ़ कहा जाये और इसलिए यह माना जाये कि उसे भक्ति प्राप्त नहीं 
होगी तो ऐसी कोई बात नही है। जीव-मात्र ज्ञान-स्वभावी है। मवितिका वलू पाकर 
ज्ञान निर्मंठ होता है और निर्मल ज्ञान भोक्षका हेतु होता है। सम्पूर्ण ज्ञानकी समा- 
वृत्ति हुए बिना पूर्ण मोक्षकी प्राप्ति मुझे सम्भव नही जान पड़ती। और सम्पूर्ण झञान 
होनेपर समस्त भाषा-ज्ञान होना अनिवार्य है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। भाषा- 
ज्ञान ही मोक्षका हेतु होता है और वह जिसे नही होता उसे मोक्ष प्राप्ति नही होती, 
ऐसे किसी नियमकी सम्मावना नही है। 

प्र० २५: कृष्णाववार और रामावतार क्‍या सच्ची बातें हैं? यदि हैं तो 
उनका कया आशय है? क्या वे ईहवर थे या उसके अंशावतार ? उनको माननेसे 
भोक्ष भ्राप्तिकी सम्भावना है? 

उ०: (१) दोनों ही महात्मा थे यह तो मेरा भी निश्चय है। वे आत्मस्व्रुप 
थे इसलिए ईश्वर भी थे। यदि उनके सारे आवरण नष्ठ हुए हों तो इस बातमे भी 
कोई विवाद नही कि उन्हें मोक्ष-प्राप्ति हुई हो। कोई जीव ईश्वरका अंश है ऐसा 
मुझे नहीं जान पड़ता क्योंकि इसके विरोबमें अनेक प्रमाण देखनेमें आते है। जीवको 
ईद्वर॒का अंश मान लेनेपर बन्चन और मोक्ष आदि सब व्यर्थ सिद्ध होंगे क्योंकि उस 
स्थितिमें स्वयं ईइवर ही अज्ञानादिका भी कर्ता हो जायेगा; और जो अन्ञानादिका 
कर्त्ता हो उसे तो स्वाभाविक ही अनीश्वरत्व प्राप्त होगा और वह अपना ईव्वरत्व 
खो बैंठेगा। यदि ऐसा हो तो जीवका स्वामी बननेके प्रयासमें ईशइवरको हानि उठानैका 
ही प्रसंग उपस्थित होनेकी सम्भावना है। दूसरी ओर यदि जीवको ईदवरका अंश मान 
लिया जाये तो उसके लिए पुरुषार्य करनेकी कल्पना क्योंकर ठीक वबैठेगी। क्योकि 
वह स्वयं तो कुछ कर्त्ता-हर्ता नहीं माना जायेगा। इन्ही विविव कारणोंके आवारपर 
जीवको ईश्वरका अंश माननेके लिए भेरी बुद्धि तैयार नहीं होती; फिर श्रीकृष्ण या 
राम-जैसे महात्माओंको उस कोटिमें ग्रिननेकी मेरी बुद्धि क्योंकर हो? वे दोनो ही 
* अव्यक्त ” ईश्वर थे ऐसा मान लेनेमें एतराज नही, तथापि उनमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट 
हो चुका था या नहीं, यह वात विवादास्पद है। 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


(२) इसका उत्तर सहज है। जीवके लिए सम्पूर्ण राग-हेषका, अज्ञानका अभाव 
होना ही मोक्ष है। जिस किसीके उपदेशसे यह बात हो सकती हो उसके प्रति श्रद्धा रखी 
जाये और उसके परमार्थ स्वरूपका चिन्तन किया जाये तथा इस चिन्तनके परिणाम- 
स्वरूप स्वात्माके सम्बन्धमें भी हमारी वैसी ही निष्ठा प्रतिष्ठित हो जाये और ऐसे 
महात्माके आत्मस्वरूपमें हमारा एकात्ममाव हो जाये तो मोक्ष प्राप्ति होता सम्भव 
है। अन्य उपासनाएँ एकान्तिक मोक्षका हेतु नहीं हो सकतीं, वे केवल उसके साधनका 
हेतु हो सकती है; पर यह निद्चत रूपसे होगा ही, ऐसा कहना समुचित न होगा। 

प्र० २६: ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? 

उ० : सूष्टिके कारण-हूप तीन गुण मानकर इनके आधारपर यह स्वरूप निर्धारित 
किया गया हो तो बात ठीक बैठती है तथा ऐसे ही अन्य कारणोंके आधारपर 
ब्रह्मदिका स्वरूप समझा जा सकता है। पर पुराणोंमें जैसा उनका स्वरूप वर्णन किया 
गया है वैसा ही वह है ऐसी मान्यतामें मेरा विशेष रुझान नहीं है। क्योंकि पुराणोंमें 
उपदेशकी दृष्टिसे अनेक स्थलॉपर रूपक वर्णन भी प्रतीत होते है। तथापि मुझे लगता 
है कि हमें भी उपदेशके तौरपर तो उसका छाम लेना ही चाहिए; पर ब्रह्मादिके 
स्वरूपकी सैद्धान्तिक व्याख्याके पचड़ेमें नहीं पड़ना चाहिए। 

प्र० २७: यदि मुझे साँप काटने आ रहा हो तो मैं उसे काटने दूँ या मार 
डालूँ? मुझमें उसे अन्य किसी प्रकारसे दूर करनेकी शक्ति नहीं बच गई है--झस 
स्थितिका खयाल करके ही यह बात पूछ रहा हूँ। 

उ०: यदि यह कहा जाये कि आप साँपको काठने दें तो यह बात उलझनमें 
डाल देती है। तथापि आपने यदि यह मान लिया हो कि “देह तो अनित्य है तब 
फिर इस असार-मूत देहकी रक्षाके लिए आपका उस साँपको मार डालना कैसे उचित 
माना जा सकता है, जिसे अपने शरीरके प्रति ममत्व है। जिसे अपने आत्महितकी 
ही चिन्ता है उसे तो ऐसे प्रसंगपर देहका त्याग कर देना ही उचित है। हाँ, जिस 
व्यक्तिमें आत्महितकी अभिलाषा नहीं जगी है, उसे क्या करना चाहिए ? तो इसका 
उत्तर तो यही दिया जा सकता है कि उसे नरकादिमें भ्रमण करते रहना चाहिए। 
स्पष्ट ही उसे भी सर्पको मार डालनेका उपदेश तो किस श्रकार दिया जा सकता है ! 
अनार्य-वृत्ति हो तो मारनेका उपदेश दिया जा सकता है। पर ऐसी वृत्ति तो आपमें 
और मुझमें स्वप्नमें भी न हो, हम यही अभिलाषा करें । संक्षेपमें ये उत्तर देकर 
अब में पत्र पूरा करता हूँ! “षड्दशशत समुच्चय ' विशेष रूपसे समझनेका प्रयत्न करें। 
इन प्रण्नोंके उत्तरमें मैने जो-कुछ लिखा है उसकी संक्षिप्तताके कारण आपको कही भी 
कोई दुविधा या असमंजस हो तो आप विशेष रूपसे उसे स्पष्ट करनेको कहें और 
जो-कुछ आप पत्र द्वारा पूछना उचित समझें, पूछें। मैं बहुत करके उत्तर दूँगा। प्रत्यक्ष 
मेंटमें विशेष समाघान होगा और यह उचित जान पड़ता है। 

[ गुजरातीसे ] 
श्रीमद्‌ राजचरद्र 


परिशिष्द २ 


रोमाँ रोलाँका पत्र गांधीजीके नाम 


प्रिय मित्र, 

आपका सुखद पत्र मिला जो मीराने मुझे मेंजा है। उसके किए में आपको 
हादिक धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी समझमे यह नहीं आया कि कविने आपमे ऐसी 
क्या वात कही है। ' लिवर-अमीकोरम ! में आपके छेखके सम्बन्धमें मैने ठाकुर [ रवीन्द्र- 
नाथ |से न तो कुछ कहा है और न उन्हे कुछ लिखा ही है। इस सम्बन्ध कबिके 
दलके किसी व्यक्तिसे भी मेरी कोई बातचीत नही हुईं । यदि में ऐसा करता नी तो 
केवल उन शब्दोसे मुझे जो आनन्द मिला है तथा जितना मैं कृतज्ञ हुआ हूं उसे प्रकट 
करने-भरके लिए करता। आप-जैसे व्यक्तिकी विवेक-ब्रद्धिके विरुद्ध शिकायत करनेका 
विचार भेरे मनमें आ ही कैसे सकता था? आपकी सेवामे में स्वयंकों अपित कर 
सका तथा आपके विचारोंका संसारमें प्रचार करनेमे -सफल हुआ, इसे तो मैं अपना 
परम सौभाग्य मानता हूँ। 

में तो एक मुक्त दास होनेका दावा करता ही हूँ--इस बातपर आपत्ति करने- 
का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे विचार रखनेका मुन्नपर आरोप लगाया गया है 
यह देखकर मुझे दुख हुआ है। 

मैं इस वातको बिलकुर नही समझ पाता। निःसन्देह ये सब रिपोर्ट निराधार है 
जो अकारण शुरू होती है, फैलनेके साथ-साथ जिनमें नमक-मिर्च रूगता जाता हैँ और 
फिर इतनी ज्यादा गलतफहमी पैदा हो जाती है। इस वातकों मनसे बिलकुल मिटा 
देना चाहिये, क्योंकि यह बिलकुल निर्मूल है। 

प्रिय मित्र, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। मेरी विनती है 
कि आप सदाकी भाँति अपने जीवन-भर मेरे प्रति और दूसरोके प्रति वैसे ही ईमानदार 
व्यक्ति बने रहें जो न किसीकी प्रशंसा करता है न चाटुकारिता, और जो उतनी ही 
बात कहता है, जितनी सोचता है। आपकी उपस्थितिमें मेरा सारा अहकार काफ्र हो 
जाता है। 


महादेव देसाईके हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १३२८८) की फोटो- 
नकलसे । 


१. देखिए खण्ड ३१, पृष्ठ णद्५ । 


परिशिष्ट ३ 
केनियाके भारतीय : डो० बी० देसाईका पत्र 


भड़ौच 
१२ दिसम्बर, १९२६ 
महोदय, 


मेरे खयालमें अबतक आप जान गये होंगे कि केनिया (ब्रिटिश पूर्व आफ्रिका) की 
सरकारने हरेक भारतीयपर गैर-बतनी व्यक्ति-करके रूपमें एक पौंडका अतिरिक्त कर 
लक फैसला किया है। भारतीय नागरिक संघने मुझे अब निम्निलिखित तार 
भेजा है: 

४ एक पौंडका अतिरिक्त व्यक्ति-कर केवछ एशियाइयोंके लिए है। समाचासपत्रों, 
सभाओं द्वारा विरोध कीजिए और कांग्रेस तथा सरकारसे विरोध करनेको कहिए। 

इस तारसे ऐसा लगता है कि स्थिति और खराब हो गई है और वे लोग 
भारतकी जनताकी तथा भारत सरकारकी भी सहायता चाहते है। और मुझे कोई शक 
नहीं है कि ये दोनों ही इस मामलछेमें केनियाके भारतीयोंको खुशीसे सहायता देंगे। 

मेरे खयालमें यदि मैं आपको इस गैर-वतनी व्यक्ति-करका कुछ इतिहास बता 
दूँ तो बह उपयोगी होगा। गैर-वतनी व्यक्ति-कर संग्रह करनेका अध्यादेश ब्रिटिश पूर्वी 
आफ़िकी सरकारने १९१२ में पास किया था, जिसमें १ जनवरी, १९१३ से हरेक गैर- 
वतनी वयस्क पुरुषसे सालाना १५ रुपये लेनेकी बात थी। उस समय अर्थात्‌ १९१२ में 
केनिया विधान परिषदमें कोई भारतीय प्रतिनिधि --नामांकित या निर्वाचित -- नहीं 
था, इसलिए ' प्रतिनिधित्वके बिना कर नहीं के प्रसिद्ध सिद्धात्तके अनुसार भारतीयोंके 
विरुद्ध लगाया गया १५ रु० का यह गैर-वतनी व्यक्ति-कर बुरा था और अनुचित भी । 

फिर, १९२० तक केनिया (उस समय ब्रिटिश पूर्व आफ्रिका) में मारतीय रुपया 
चाल और वैध सिक्का था, और १९१२ से लेकर मुद्राके परिवर्ततके दिनतक एक रुपया 
एक शिलिंग और चार पैंसके बराबर था, इसलिए भारतीयोंकों हर साल १५ रुपये देने 
पड़ते थे जो २० शिलिंगके बराबर थे। बादमें रुपयेके स्थानपर फ्लोरिन मुद्रा आ 
गई और एक फ्लोरिन एक रुपयेके बराबर हो गया (अर्थात्‌ दूसरे शब्दोंमें ब्रिव्शि 
पूर्व आफ्रिकाके स्थानीय कानूनों और अध्यादेश्ोंमें जहाँ ' रुपये” लिखा रहता था वहाँ 
उसके स्थानपर  फ्लोरिन' का प्रयोग होने लगा |) मुद्राके इस परिवर्तनसे गैर-बतनी 
व्यक्ति-करके छिए १५ फ्लोरिन लिये जाने छगे। १९२२ में ब्रिटिश्ष पूर्व आफिका 
(केनिया) में मुद्रामें एक और परिवर्तेत किया गया जिससे फ्लोरिनके स्थानपर शिलिग 
मुद्राकी शुरुआत की गई और दो शिलिंग एक फ्लोरिनके बराबर माने गये। इस प्रकार 
मुद्राके दूसरी बारके परिवर्ततके कारण इस करके लिए ३० शिलिंग लिये गये और इस 
प्रकार इस करको कर-दाताओंके बिना किसी दोषके २० शिलिगके बजाय ३० शिलिग 


परिशिष्ट ६०७ 


कर दिया गया। इससे ५० प्रतिग्तकी बढोतरी हुई, जो मानना होगा कि वास्तबमे 
अनुचित है। 

में समझता हूँ कि आपको यह जानकारी भी दिलचस्प छग्रेगी कि जिस भू-क्षेत्रको 
अब 'केनियाका उपनिवेश और संरक्षित राज्य के नामसे जाना जाता है, उसमें १० 
भील हरूम्वी तटवर्ती भू-पट्टी शामिल है जो जंजीवारके सुलतानके आधिपत्यमें है और 
जिसके लिए केनियाकी सरकार, जिस दिनसे उसने देशका शासन सेंमाला है उसी दिनमने 
जंजीवारके सुलतानको सालाना किराया दे रही है। और ब्रिटिश सरकारने जंजीवारके 
सुलतानके साथ जो संधि की थी उसके अन्तर्गत दोनों पक्ष इस बातपर सहमत हो 
गये थे कि इस दस मीलकी भू-पट्टीमें रहनेवाले निवासियोपर उन करोंके अछावा जिनकी 
परिगणना और उल्लेख तथाकथित संधिमें है, अन्य कोई नये कर नहीं लगाये जायेंगे 
और ऐसा समझा जाता है कि इस गैर-वतनी व्यक्ति-कर के लगानेके सम्बन्धमें ब्विटिय 
सरकारको जजीवारके सुरूतानकी अनुमति प्राप्त नही है। 

पिछले महीने केनिया विधान परिषदने गैर-वतनी व्यक्ति-कर (सप्योधन) अध्यादेश 
पास किया है जिसके अनुसार सरकार हरेक गैर-वतनी एशियाई पुरुपसे उपर्युक्त ३० 
शिलिगके बजाय ५० शिलिंग लेगी। इस करको तथा दूसरे करोंको (जितना ब्योरा 
नीचे दिया गया है) ऊगानेका कारण यह दिया जाता है कि इससे यूरोपीय भीर 
भारतीय वच्चोको शिक्षा दी जायेगी; लेकिन मुझे लगता है कि केनियाकी सरकार 
उपर्युक्त दलील देते हुए यह भूल गई है कि शुरूसे अवतक केनियाकी सरकार यूरोपीय 
बच्चोकी शिक्षापर काफी वड़ी राशि व्यय कर चुकी है और वह भी भारतीय बालकों- 
की शिक्षाकी उपेक्षा करके तथा उनकी शिक्षाको हानि पहुँचाकर। और अवतककी 
व्यवस्था सामान्य कर' में से की जाती थी। लेकिन मुझे लूगता है कि भारतीयोंपर 
कर थोपनेकी दुष्टिसि सरकारने इस नई पद्धतिका प्रयोग किया है जो मेरी रायमें 
दुष्टतापूर्ण और अनुचित है। 

लेकिन केनिया विधान परिषदके दो मनोनीत भारतीय सदस्यों --सर्व श्री जें० 
वी० पण्डया तथा झशमसुद्दीन द्वारा पेश की गई अल्पसंख्यक रिपोर्ट्स ऐसा लगता है 
कि कैनियाकी सरकारको शिक्षाके लिए ५२,००० पौंडकी जरूरत है और इस राशिका 
निर्धारण नीचे लिखे प्रकारसे किया गया है। 


यूरोपीय ३२,००० पौंड, ९६० बालकोके लिए अर्थात्‌ प्रति बालक 
लगमग ३३ पौंड १७ शिलिग 

भारतीय २०,००० पौंड, २,३१८ बालकोंके लिए अर्थात्‌ प्रति वालक 
८ पौड १२ शिलिंग 


इससे कोई भी आसानीसे समझ सकता है कि केनियामें भारतीयोंकी शिक्षाकी कितनी 
उपेक्षा की गई है। ऊपर वालकोंकी जिस संख्याका उल्लेख किया गया है उसके अलावा 
२,५४७ भारतीय बालक ऐसे हैँ जिनके पास शिक्षा प्राप्त करनेका कोई साधन नही 


६०८ सम्पूर्ण गांधी वादूमय॑ 


है। में मानता हूँ कि यहाँ आपको यह बताना भी फिजूल नहीं होगा कि स्कछ जानेवाले 
बच्चे प्रति मास जिन-जिन कक्षाओंमें वे पढ़ते हैं उसके मुताबिक क्रमश: २ शिलिग, हद 
शिलिंग और ८ शिलिग फीस देते हैं, जिसका मतरूब यह भी हुआ कि भारतीय बालक 
अपने यूरोपीय भाई बहनोंकी बनिस्बत कही ज्यादा घन दे रहे हैं, और इस तथ्यपर 
केनियाकी सरकार ध्यान देना भूल गई। 

बहुसंख्यक रिपोर्टमें (जिसपर कमेटीके सदस्य होनेके नाते केनिया सरकारके औप- 
निवेशिक सचिवके हस्ताक्षर होते हैं), जो केनिया सरकारको पेश्ष की जाती है (और 
जिस रिपोर्टकी गर्वेनर महोदयने बड़ी प्रशंसा की है) और जिसे केनिया विधान 
परिषदको पास करना है, यह राशि प्राप्त करनेका निम्न ढंग बताया गया है। 

हे (स्पिरिट) २५,०० पौंड, अँगूरी शराब (वाइन) ७,००० पौंड, शैम्पेन 
५०० पांड; 

के आ (पुरुष) ७,००० पौंड (केवल यूरोपीयोंसे) तथा एशियाई व्यक्ति-कर 
१२,००० पोड। 

उक्त रिपोर्टमें ऐसा कहा गया है और माना गया है कि पहले तीन मुद्दोंसे जो 
३२,५०० पौड प्राप्त होने हैं उनमें २४,५०० पौंड तो यूरोपीय देंगे और शेष भारतीय । 
लेकिन क्योंकि केनिया सरकार अनुपात दिखानेके लिए कोई हिसाब-किताब नहीं रखती, 
इसलिए किसी पूर्वाचुमानपर पहुँचना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इस ३२,५०० पॉौंडके 
अलावा नये करमें १९,००० पौंड शेष रह जाते है जिनका विभाजन यूरोपीयों और 
भारतीयोंमें करना है; यूरोपीय ७,००० पौंड देंगे और भारतीय १२,००० पौंड। 

ऊपरके अनुच्छेदर्मे जिस घरेलू नौकर-करका उल्लेख किया गया है उसकी अदाय- 
यगी प्रति घर दो नौकरोसे अधिक होनेपर और प्रत्येक घरेलू नौकर (पुरुष) की 
उम्र स्पष्ट रूपसे १६ वर्षसे अधिक होनेपर दो शिलिंग प्रति नौकर प्रतिमाह होगी; 
जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे बहुतसे परिवार मिल जायेंगे जिनपर इस करका, 
जो कि व्यक्तिगत कर नहीं है, बोझ नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, अतिरिक्त एशियाई 
व्यक्ति-करके सम्बन्धमें प्रत्येक वयस्क एशियाई पुरुषको २० शिलिग फालतृ देने होंगे। 
यहाँ भी खुले रूपसे अन्याय हुआ है। 

एक सदस्यने, जिसने इस बहुसंख्यक रिपोर्टपर हस्ताक्षर किये हैं, केनिया विधान 
परिषदमें वाद-विवादके दौरान यह कहा: “व्यक्ति-कर के विषयमें यह बात है कि यह 
खास तौरपर भारतीयोंकी जरूरतोंको पूरा करनेंके लिए लगाया गया था, क्योंकि 
ऐसा महसूस किया गया था कि भारतीय छोग देशमें यूरोपीयोके विपरीत विछास-वस्तुओं 
पर रुपया खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उस रुपयेकों देशसे बाहर भेज देते हैं।” उपर्युक्त 
वक्‍्तव्यसे कोई भी व्यक्ति सहज ही यह जान जाता है कि इस नये करको छूमानेमें 
पूर्वग्रहोंका कितना बड़ा हाथ है। मेरे ख्यालमें एक पौंडके अतिरिक्त नये करके पीछे 
केनिया सरकारकी मंशा, जिसके शासतकी बागडोर केनियाके गोरे निवासियोंके हाथमें 
है, केनियाके कानून-परायण भारतीय नागरिकोंको परेशान करना है। 


परिशिप्ट ६०९ 


केनियाई भारतीयोंकी ओरसे मेरी आपसे यह प्रायंना है कि आप उस मामसेगों हाममें 
लें, और अवसरकी आवश्यकताकों देखते हुए इस विपयके साथ न्याय करे। कैनियादे 
भारतीयोंको आप जो सलाह देंगे वे उसकी कद्र करेगे। अंतर्म में यह बता दे कि बदि 
भारतके लोगोंने या भारत सरकारनें इस नये अतिरिक्त करफो हटानेंके लिए उपाय 
नही किये तो केनिया सरकार १ जनवरी, १९२७ से इसे बसूल करना शुरु कर देगी 
और यदि इसे एक वार वसूछ कर लिया गया तो, जैसा कि मै समझना हूँ, उसे हृठ- 
वाना मुश्किल हो जायेगा। मेरे खयालूमे गौहाटी-काग्रेसको इस मामरेपर गौर करना 
चाहिए। 


आपका, 
डी० बी० देसाई 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २३-१२-१९२६ 


३२-३९ 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और सम्बन्धित कामजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा संग्रहालय, जिसमें गांघीजीके दक्षिण 
आफ़िकी कालके और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं। 
देखिए, खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

' अमृतबाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक! 

“आज : बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

“नवजीवन ': ( १९१९-१९३१ ) गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक, जो कभी-कभी सप्ताहमें दो बार भी निककछता था। 
१९ अगस्त, १९२१ से इसका हिन्दी संस्करण भी आरम्भ किया गया था! 

'फॉखड्ड ': करूकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“बॉम्बे क्ॉनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“यंग इंडिया' (१९१८-१९३१) : अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक ! 

“लीडर '; इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“स्चछाइट ' : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

' साबरमती : खण्ड ५, वसन्‍्त अंक १९२६: साबरमती आश्रम, अहंमदाबादकी 
राष्ट्रीय पाठशालहाकी हस्तलिखित' पत्रिका। 

“हिन्दुस्तान टाइस्स : नई दिल्‍्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 

“हिन्दू : भद्गाससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 

“रिपोर्ट ऑफ द फॉर्टी-फस्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस , १९२६ | 

“गांधीजीनुं गीता-शिक्षण ' (गुजराती) : सम्पादक, नरहरि परीख; सावरमती आश्रम 
ट्रस्ट, १९५५ ॥ 

“बापुना पत्रों: मणिबहेन पटेलने” (गुजराती) : सम्पादक, मणिबहन पढेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद। 

“ श्रीमद्‌ राजचन्द्र , मनसुखलाल मेहता द्वारा संकलित तथा रेवाशंकर झवेरी द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक। 

/ हैंड-स्पिनिंग एण्ड हैड-वीविंग ': एस० वी० पुणताम्बेंकर और वरदाचारी, अखिल 
भारतीय चरखा संघ, अहमदाबाद, १९२६॥ 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
(५ नवम्बर, १९२६ से २० जनवरी, १९२७) 


५ नवम्बर: गांधीजी सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीम। 

२१ नवम्बर: श्री वी० एस० श्रीनिवास क्षास्त्रीनें गांघीजीस तीसरे पहर भेंट की। 

२८ नवम्बर: गांधीजीने गुजरात विद्यापीठ, अहमदावादके दीक्षान्त समारोहमे भाषण 
दिया | 

३ दिसम्बर : अहमदाबादसे वर्घाके लिए रवाना हुए। रास्तेमें सुरतम रककर विनय 
मन्दिर देखा। 
४ दिसम्बर: वर्षा पहुँचे। 

१९ दिसम्बर: वर्धाकी सार्वजनिक समाको संदेश भेजा। 

२० दिसम्बर: वर्धाकी सार्वजनिक समामें भापण दिया। 

२१ दिसम्बर: वधासे गौहाटीके लिए रवाना हुए। अमरावती और नागपुरकी साव॑- 
जनिक प्रमाओंमें भाषण दिये। गोदियाम कुछ घटे ठहरे। 

२३ दिसम्बर: कलकत्ता पहुँचे । 
स्वामी श्रद्धानन्दजीकी हत्या की गई। 

२४ दिसम्बर: गांधीजी गौहाटीके लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी 
वैठकमें उन्‍होंने भाषण दिया। 

२५ दिसम्वर : गौहाटीकी स्वदेशी प्रदर्शनीके उद्घाटन समारोहमें भाषण दिया। 

२६ दिसम्बर : कांग्रेस पंडालमें ध्वजारोहण समारोहके अवसरपर भाषण दिया। 
स्वामी श्रद्धानन्दकी हत्या और दक्षिण आफ़िकामें भारतीय प्रवासियोके दर्जेस 
सम्बन्धित प्रस्ताव रखें और भाषण दिया। 

२७ दिसम्बर: कांग्रेसकी विषय समितिमें मताधिकारके नियमकों सख्त बनानेकी वांछ- 
नीयता पर जोर दिया, ताकि खहर न पहननेवालोको मत देनेका अधिकार 
नहो। 

२८ दिसम्बर: विषय समितिमें स्वतन्त्रताके प्रस्तावपर दो वार बोले। गौहाटी नगर- 
पालिकाकी सभामें भाषण दिया। 
एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको भेटमें बताया कि अग्रले सार बह चरखें और 
खादीके सन्देशके प्रचार-प्रसारका काम करेगे। 
गौहादीसे कलकत्ताके लिए रवाना हुए। 

३१ दिसम्बर: वड़ा बाजार, कलकत्ताके महेश्वरी भवनमे आयोजित वैठकमें भाषण 
दिया तथा शुद्धि” और “संगठन के लिए धन संग्रह किया। 

२ जनवरी: कलकत्ता और हावड़ाके दलित वर्गके सोलह स्कूलोके छात्रोके समक्ष 
भाषण दिया। 


६१२ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


चित्तरंजन सेवासदत, कछकत्तामें भाषण दिया|। 
अश्विनीकुमार दत्तके स्मारकका शिलान्यास किया। 
सोदपुरके खादी प्रतिष्ठानकी कलाशालाके उद्घाटन समारोहमें भाषण दिया। 


४ जनवरी : 


कोमिल्लाके लिए रवाना हुए। 


५ जनवरी : कोमिल्लामें अभय आश्रम और सावंजनिक सभामें भाषण दिये। 


६ जनवरी: कोमिल्लामें फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट की। महिलाओंकी 
सभामें भाषण दिया। 


९, जनवरी : 


स्वराज्यके प्रहनपर बनारसमें डॉ० भगवानदाससे बातचीत की। 


काशी विश्वविद्यालय, महिलाओंकी सभा, सार्वजनिक सभा, श्रद्धानन्द स्मारक- 
सभा तथा अस्पृश्योंकी सभामें भाषण दिये। 


१० जनवरी: 
११ जनवरी: 
१२ जनवरी: 
१३ जनवरी: 
१५ जनवरी: 
१६ जनवरी: 
१७ जनवरी : 
१८ जनवरी: 
१९ जनवरी: 
२० जनवरी: 


बनारससे इलाहाबादके लिए रवाना हुए। 

डाल्टन गंजमें। 

धनबादकी सार्वजनिक समभामें भाषण दिया। 

धनबाद, कटरास और झरियाकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये। 
गया और रमनाकी सभाओंमें भाषण दिये। 

छपरा और सिवानकी सभाओंमें भाषण दिये। 

छपरामें राजेन्द्रप्रसादके घर ठहरे। 

एकमा और भहराजगंज गये। 

दरभंगाका दौरा किया! 

मधुबनी और समस्तीपुरकी समाओंमें भाषण दिये। 


शीर्षक-सांकेतिका 


क्या यह जीवदया है? [-५], १२-१५; 


[-६], ४१-४४; [-७ ], ७४-७६; 
[-८], ३७२-७४ 


टिप्पणियाँ, २८-३३, ६०-६६, ७६-७९, ८६- 


९०, ३७८-७९, २३९६-९७, ४४००-४२, 


४७२-७४, ५१२-१४, ५५१-५२, ५८२- 
८ ढं 


तार, -इन्द्र विद्यावाचस्पतिकों, ४४७; -एस० 


पत्र, 


श्रीनिवास आयंगारको, ४१०; -खग- 
रिया कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको, ९९; 
“छेगनलाल गांधीको, ३८३; -परशु- 
राम मेहरोत्राको, ५००; -मणिवहन 
पटेलको, ५६२; -लाजपतरायको, ४४६ 
“-आश्रमकी वहनोंकों, ३८४, ४२४३-२४, 
डश३े४-३५, ४५९-६०, ५०२, ५३९, 
५७७-७८ ; -इंडा मिलरको, ३८; -ए० 
ए० पॉलको, ४११-१२; -ए० सी० 
सी० हवेंको, "४४-४५ / “एक मित्रको, 
४२५, ५४६; -एच० बी० तेजूमलको, 
३६; -एच० सी० हलको, ४०७; -एन० 
एस० वरदाचारीको, ५०; -एन० एस० 
हार्डीकरको, ४०६-७; -एफ० डब्ल्यू० 
पेंथिक-लॉरेंसकी, ८४-८५; -एल० 
आर० पांगारकरकों, ९६-९७; -एस० 
के० जैनको ४१२; -कनकचन्द्र शर्माको, 
५१; -कार् थीमको, ४१९; -गंगा- 
वहन वैद्यको, ४९९-५००, ५४२; 
“गटूंड ग्रोगनको, ४५; -ग्ॉर्डन छॉको, 
४०३; “गिरिराज किशोरको, ३७; 
-गोरक्षा समिति, मैसूरको, ५४३-४४; 
-धनव्यामदास विड़लाको, ११, ६८, 
९८, ३८०, ४३५; -च० राजगोपाला- 


चारीको, १९, ८१-८२; -जनठघारी 
प्रसादकों, ८४; -जमनालाल बजाजगते, 
१८, ४७, ७३, ५७६-७७; -जी० बी० 
केतकरको, ४११; -जे० उब्न्यू० पेठा- 
वलको, ३६, ८५; “+“7ा० के० फे० 
कुरुविल्लाको, ३४; -डाक्मामाई मनोर- 
दास पटेलको, ५६९; -टी० के० 
फड़केको, ४१३; न्‍ता० ना० नबानीकों, 
४२२; -सुलगसी मेहरकों, ४१; -दैव 
चन्द पारेखको, ४८-४९, ७०, ८६, 
३९०; -धीरेनकों, ४२९०-२१; -नाना- 
माई इच्छाराम मणस्वालाकों, ५४२; 
“परमेब्वरदयारलू. गुप्तको, ६९; 
“परशुराम मेहरोत्राकों, ४३३-३४; 
-पुरुपोत्तास ठाकुरदासको, ३७६- 
७७; -प्रमागंकर पट्टणीकों, ३८९- 
९०, ४२३, ४८०, ४८१, ५०३; 
“फीरोजको, ४६; -फेलिक्स वाल्पेकों, 
४६; -फ्रांसिस्का ब्ठाडेनटको, ४०८; 
-वनारसीदास॒ चतुर्वेदीकी, १७; 
-बहरामजी खम्माताको, ३९, ७१-७२; 
३८३; “वापूमाई नारणजी वणीको, 
६७-६८; -#्रजकृप्ण चाँदीवालाको, ५१, 
३७६; -मगनलाल गांधीकों, ४७६; 
>मणिवहन पढेलकोी, ३८९, ३९१, 
४३७, ४४७६-७७, ४७७, ४७७, “४७८, 
४७९, ४९५, ५०१, ५२२३-२४; ५४०, 
५७५-७६; -मणिलाल गांधीको, ५४०; 
-मीरावहनको, ३७९, ३८६, ४०१, 
४१४-१५, ४३२, ४६२-६३, ५००-१, 
परे८, ५४०-४१ । ५६८, ५७४, 
५७८; -मुन्नालाल गं० जाहकों, ५२; 


११४ 


“मुरलीप्रसाद अम्बस्थाको, ३७-३८; 
“मूलचन्द अग्रवालको, ३९; -म्यूरिएल 
लिस्टरको, ३८५; -रविशंकर ग० 
अंजारियाको, ८२-८३: -राजकिशोरी 
मेहरोत्राको, ३९२; ४३३; -रामदास 
गांधीको, ३९०-९१, ५०३; -राम- 
देवको, ४०४-५; -रामेश्वरदास पोहार- 
को, ४५, ४३७; -रिचर्ड बी० ग्रेगको, 
३७०-७१; -रेवाशंकर मेहताको, ६७, 
९७; -रोलो रसेलको, ४०९-१०; 
“>लक्ष्मीकों, ४७५९-८०; -लालतापरणाद 
शादको, ३८७; -लालन पण्डितको, 
४७-४८; -लीलावतीको, ९९; -वसु- 
मती पण्डितको, ४०, ६६, २३९२; 
“वा० ग्रो० देसाईको, ५६९-७०; -वि० 
ल० फड़केकी, २०; -विधानचन्द्र रायको, 
४०५, ४१२९-१३, ४२०; -चवी० ची० 
दास्तानेको, ३८८; -शिवाभाई पटेलको, 
४२९-३०; -शुएब कुरैशीकों, ४०२; 
-श्री' प्रकाशकों, ४०; -श्रीमती रोलो 
रसेलको, ४१०; -सतीक्षचन्द्र दास- 
गुप्तको, ३४-२५, ८०-८१; “-सत्तीश- 
चन्द्र भुकर्जीको, ७३; -सत्यानन्द सर- 
स्वतीको, ७०; -सी० एफ० एन्ड्रयूजको, 
७९-८० ; -सी० नारायण रावकों, ३६९- 
७०; -सी० विजयराघवाचारीको, ३५, 
९६; -सुरेश बनर्जीको, ४०४; -सैम 
हिगिनबॉटमको, ४३१; “सैयद जही- 
रुल हक़को, १८-१९; -सो० ब० 
स्पिल्लेतारकों, ४०९; -हकीम अजमल- 
खाँको, ४०६; -हरजीवन म० व्यासको, 
७२; -हरदयाल तामको, ४३०; -हरि- 
इच्छाको, ४१८; -हेमप्रभादेवी दास- 
गुप्तको, ८१ 


प्रस्ताव और भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, 


गौहाटीमें, ४५४-५८, '४५८-५९ 


सम्पूर्ण गांधी वाद्ममय 


साषण, -अ० भा० कां० क० की बैठक, 


भोहाटीमें, ४४७-४९; -अमरावतीमें 
व्यायामशाल्के उद्घाटनके अवसर 
पर, ४३८-२९; -अस्पृश्योंकी समा, 
बनारसमें, ५३५; -औरंगाबादकी साव॑- 
जनिक समामें, ५५९-६२; -कलकत्ताकी 
सार्वजनिक सभामें, ४७५; “कांग्रेस 
अधिवेशन, गौहाटीमें, ४६०-६२, ४६३- 
६४, ४६४-६६; -केवडाताल इमशान- 
घाद कलकत्तामें, ४९८-९९; -कोमि- 
ल्‍लाकी सार्वजनिक सभामें, ५०५-९; 
-खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें, ४९९; 
-गयाकी एक समामें, ५६३-६५; -गूज- 
रात विद्यापीठमें, ३७४-७६; -गौहाटी- 
नगरपालिकाकी सभामें, ४६६; 
-भ्रामीणोंकी सभा, कोमिल्लामें, ५०४; 
“>चित्तरंजन सेवासदत, . कंलकत्तामें, 
४९७-९८ ; -दलितवर्गकी पाठशालाओं के 
छात्रोंकी सभामें, ४९६; -धनबादमें, 
५४६-४९, ५५२९-५३; -ध्वजारोहण 
समारोहके अवसरपर, ४५३; “>साग- 
पुरकी सार्वजनिक सभामें, ४३९; 
-प्रार्थना सभामें, ५०४; -बनारसकी 
सावजनिक सभामें, ५३६-३८; -बना- 
रस हिन्दू विश्वविद्यालयमें, ५३३-३४; 
“मघुबनीमें, ५९९०-९२; -महिलाओंकी 
सभा, कोमिल्लामें, ५१३; -महिलछाओं- 
की सभा, बता रसमें, ५३६; -महिलाओं- 
की सभा, सोतपुरमें, ५७०; -रमताकी 
सार्वजनिक समामें, ५६५-६८; -वर्धाकी 
सार्वजनिक समामें, ४३६; -अद्धानन्द- 
स्मृति समा, बनारसमें, ५३५; -समस्ती- 
पुरकी सार्वजनिक समामें, ५६९३-९४; 
-सावजनिक सभा, कटरासमें, ५५३- 
५६; -सार्वजनिक सभा, छपरामें, 
५७१; -सार्वजनिक सभा, झरियामें, 


शीपक-साकेतिका द्‌ 


५५७-५९; -सार्वजनिक सभा, सीवान- 
में, ५७२-७३; -स्वदेशी प्रदर्शनी, गौहा- 
टीमें, ४५०-५१ 

मेट, -एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे, ४६७ , 
-डा० भगवानदाससे, ५२६-३३; -फ्री 
प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, ५२१- 
२२; -समाचारपत्रके प्रतिनिधिसे, ४४६ 

विन्नार, -दश्शक पुस्तिकामे, ५६२ 

सन्देश, -कांग्रेस जनोको, ५०५२; - फॉर- 


वर्ड ' को १२; -“-वर्धाकी सार्वजनिक 
समाको, ४३२ 
विविध 


अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल, ४५१- 
५३; अखिल भारतीय चरखा संघ, ४४५; 
अनोखे विचार, ९२-९५; अन्त्यज सर्वसंग्रह, 
४१७-१८; अवलाका वरू ३७७; अभय 
आश्रममें खादी-कार्य, ४६७-६८; अलौ- 
किकतावादका नाझ हो!, ३९८-४०१; 
अस्पृश्यताकी गुत्थियाँ ५२४-२५; अस्पृश्यताकी 
तुलना, ४७१-७२; आदर्शोका दुरुपयोग, 
२०-२ ११ उनकी अन्य सेवाएँ, ३९३ एक पत्र : 
९८; करधा बनाम चरखा, २२-२५; काग्रेस, 
५१५-२१; काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्‌, 
४१२५-१७; खरी टीका, ५८७-८९; खादी 
प्रतिष्ठान, ४२९; खादी सेवा-संघ, ४४२- 


क््येक् 


॥/| 
$ 


४३; गंगा और बमुनाका सन्देश, ४४०; 
'गीता-शिक्षण, ' १००-३६९; गोरक्षा, 
२५-२७; चरसेने मर्णासन्न व्यग्ितत्ञ 
मानना, ५३-५४; जीवन-चफ्र, २७७-७८; 
टिप्पणी, ४२७-२९, तमिलनादमें सादीगायें, 
९५; दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थिति, ५६- 
५८; दक्षिण आफ़िकाकी स्थिति, ४२६- 
२७; नगरपालिकाओंके अन्तर्गत कता:, ५८; 
पंजाबम सादी, ३९७-९८; पाठ्याल्ठाओमें 
तकली, २७-२८; पारसियोमे हाथसे सून- 
कताई, ४४४; प्रार्थनाका एक दिन, ९०- 
९२; प्रार्थना-प्रवचन, ४८१-९४, विहारमें 
खादी, ५७९-८१; भूल सुधार, ३३; मढठा 
आश्रमके बारेमे, १६-१७; महाकविकी वाटि- 
काके पुष्प, ५२; मुख्य बात, ५८५-८७; 
यज्ञसुतकी खादी, ७७; राजाओं भर 
रानियोकी कलाएँ, ५४-५५: थोठाका मेला, 
४४-४५; जगहीद श्रद्धानन्दगी, ४६८-७०; 
दान्तिवादी हड़तालकी जरतें, ५८-६०; 
“श्रीमद्‌ राजचर्द्र” की भूमिका, १-११; 
सम्यता, ३८०-८२; सर्वभृतहिताय, ३९४- 
९६; स्वतन्त्रता, ५५०-५११ स्वनन्त्नाका 
मूल्य, ३९३-९४; स्वामीजीके संस्मरण, 
५१०-१२; हिन्दी वनाम अग्रेजी, ५८१-८२; 
हिमालयके शिखरोसे, ४२५; हैइ-म्पिनिय 
एण्ड टैंड-वीविंग की भूमिका, ४१-५० 


साॉंकेतिका 


ञ 


अंगृत्तर निकाय, ५३ 

अंजारिया, रविशंकर जी०, ८२ 

अखा, १० 

अखिल बंगाल देशबन्धु स्मारक कोश, ५०९, 
५४८ 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ४४७, ४५४, 
४६५, ५२६; -और गोरक्षा मंडल, 
४५ १-५३, ५६९ 

अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोश, 
४६७, ५० ९, ५२३, ५४७-४८, ५५५- 
५६, ५६८, ५८२-८४ 

अगस्त्य, २३६ 

अग्रवाल, मूलचन्द, ३९ 

अजामिल, २६८ 

अन्दु दिस लास्ट (सर्बोदय), ३ 

अन्तर्राष्ट्रीय, -और राष्ट्रीयता, ४६ 

अन्त्यज, ४१६, अस्पृश्य भी देखें 

अन्त्यज सर्वंसंग्रह, ४१७-१८, -५२५ 

अन्त्यज सेवा मंडल, ४१७ 

अन्सारी, डा० मु० अ०, ८६, ४४७, ४५५, 
४६८ 

अपरिवर्तनवादी, ४६५ 

अब्दुरंहीम, सर, ४५५-५६ 

अभय आश्रम, ३३ पा० टि०, ८१, ५०४, 
५०८, ५८६; -और खादी-कार्य, 
४६७ 

अमेरिका, -को आध्यात्मिक दिशा निर्देश, 
४५ पा० टि० 

अमेरिकी संग्राम, -स्वतन्त्रताके छिए, ३९३ 

अम्बस्था, मुरली प्रसाद, ३७ 

अय्यर, रामास्वामी, १२३ 


अर्जुन, १०३-१५, ११७-१८, १२३, १२६- 
२९, १४६, १५३, १६८, १७१-७२, 
१७६९-७७, १७९-८४, १९३, १९५- 
९६, २०९-१०, २२२, २३२, २३४- 
३८, २४५-४६, र४८, २५४, २५७, 
२६१-६१२, २७२३-७५, २७८, २८१, 
२८५-९०, २९२, २९६, ३०५-९, ३२४, 
३२६, ३५३, ३५७-६०, २६४, ३६८, 
३९३ 

अर्नोल्ड, सर एडविन, ४०३ 

अर्यमा, २७४ 

अली बन्धु, ४५७; -मृहम्मर अली और 
शौकत अली भी देखें 

अज्योक, ५१९ 

अश्विनीकुमार, १०० 

असहकार, १७६ 

असहयोग, १४२, १५१, २२९, ३१४, ४३०, 
५१०; -और सहयोग, ५४५ 

असहयोग आन्दोलन, ५२९ 

असित, २७२ 

अस्पृएय, ८८, ४७५, ४९६, ५०७, ५१०, 
५१३, ५३५, ५३८, ५४७, ५४९, 
५५६, ५६४, ५६६, ५७१, ५८९; 
-मारतमें और दक्षिण आफ्रिकामें, ४७२ 

अस्पृश्यता, ५२, ९२, ४१७, ४३६, 5७५, 
४९६, ५१०, ५१२, ५१३, ५१७, 
ण्रे १, ५३८, ५४९, ५५६, ५५८, 
५६४, ५६६, ५८९, ५९४; -द्लुओं 
पर और मन्दिरों आदिमें, ५२४-२५; 
-दक्षिण आफ़िकामें, ४३२, ४५९; 
-भारत और दक्षिण आफ़िकामें, ४७१- 
७२ 

अहमद, हाजी अबूवकर, ५७ 


संकितिका 


अहिंसा (जीवदया) २६, २७, ४४, ५२, 
९९, ८९%, ९४, १००, १०४, १०८, 
१९०, १७३, १७५, १८६, २०६, 
२१८, रे२४, २२५, २२९, २५४ 
२७१, ३०४, ३१८, ३२३, ३४८, 
३५४, ३६०, ३७०, ३७४, ३९३, ४१२, 
४२५, ४७८, ४८८, ५४६, ५८८, 
५९२; -और अधिकसे-अधिक लोगो- 
का अधिकसे-अधिक कल्याण, ;७१; 
“और आवारा कुत्तोंकी हत्या, ४३, 
३७२; -और ईइवर, ४३६; -और 
कताई, १४१; -और ककत्तंब्य, १७२- 
७३; “और जनताका हित, ४२; 
और जैसेको तैसाका सिद्धान्त, १८८- 
८९; “और दूसरोंका सुख, ७५; 
-और घर्म, १०९; -और बदला, 
४९१; -और मूक प्राणियोकी हिसा, 
७४-७५; -और मोक्ष, १७४; 
-और शारीरिक दाक्ति, ४३९; 
>-और शास्त्र, ३२५; -और हिसा, 
८; >के अमलकी व्यक्तिगत गौर 
सामाजिक मर्यादा, १४-१५; -प्रचण्ड 


शक्ति है, ३७३; “सत्यके लिए 
एकमान्न मार्ग, ४१; -मतहिताय, 
३९५ 
अहिल्या, ३६६ 
जा 


आजाद, अवुलकछाम, ४५० पा० टि० 

आत्मकथा, ३े८, ३०२ पा० टदि०, ३८६, 
३८८, ४१४ पा० टि०, ५७५ 

आत्मदर्शन, -और इन्द्रिय दमन, १३४; 
“और कताई, १४२; -और देहका 
नाश, १५८; -और शारीरिक श्रम; 
“और समदृष्टि, २१८-१९; -४८६- 
८७; “और हठयोग, ३६६; -कर्ममें, 


६१७ 


ज्ञान और भवितस, १०६-७; -यूश्मे 
नहीं, १३७, -देगिए क्षात्मा भी 


आत्म-संयम; अंसे हो सकता हें, 
१३२-३७ 

बात्मा, १६०, १६१, १६३, 2१७१-३२, 
१७९, २००, २०१, २०३, २०५, 
२१०, २१७५-१८, २१९, २२०, २२२- 
२६, २२९, २३२, २४४, २६२, २७३, 
२९२, २९८, ३००, २०२, ३०२, 
३२०, ३३४, ३३६, ३३२८, २४०, ३४४, 


३४८, ३५४ ३५ ९१ ३०८ ३५९; 
“और अनिशब्चित बुद्धिके लोग, १२५; 
-और ज्ञान, १७८-८०; -और न्ञाने- 
न्द्िया, १३८-३९; -और देह, १०९ 
१ १ १, १२०, १२२, १२३, १२३७-३८, 
१४३, १४५, १६०, २८७, ३२३२३, 
३५७; -और परमात्मा, १३०; -और 
ब्रहा, १५८; -और मोक्ष, १०, १५६; 
“और यज्ञ, १५४; -और स्वथितप्रज्ञ, 
१३०; -और स्वभाव, १८२; “का 
दर्शन, १२३; -की अन्तिम स्थिति 
मोक्ष, ६;:- की अविनाणी प्रक्रृति, 
११५०-१८ 

आध्यात्मिक ज्ञान, -और ईव्वर-मक्ति, १०१ 

आध्यात्मिक गवित, -और दुःच, ७१ 

आनन्दजी, नारायण दास, ४९५ पा० टि० 

आनन्दानन्द, स्वामी, ३८८, ४०८, ४५१४ 

आयंगार, एस० श्रीनिवास, ३८०, "४१०, 
५१५ पा० दि०, ५१८, ५१९ 

आयंगण, २७५; “और यज्ञका प्रारम्म, 
१५४ 

आयें समाज, ६७ पा० टि०, ४५६, 
५८८, ५९० 

आश्रम भजनावलि, ३६३ पा० टि० 

आसर, आनन्दी, ४८० 

आसर, लक्ष्मीदास पृ०, ३८४, ३९२, 
पा० टि० 


५११, 


४८७० 


६१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हट 
इंडिया-व्हॉट इटठ कंन ठीच अस, ४०३ 
इक््वाकु, १८१ 
इन्द्र, १००, १०३, १५२, २६६, २७४ 
इन्द्र विद्यावाचस्पति, ४४७, ४६८ 
इन्द्रिय दमन, १७८-७९; -और आत्मदशैन, 
१३४; -और उपवास, १३२-३३, 
२२८-२९; -और द्रौपदी, ४८२; -के 
लिये तीन वस्तुएँ आवश्यक, १३४ 
इमाम साहब, देखिए बावजीर अब्दुल कादिर 
इविन, लॉड, ४७२ 
इस्लाम, १३६९, २४२, ३९८, ४४९, ४५५, 
४५७, ४७०, ५२०, ५४९, ५६४, 
५६६, ५७२, ५८८, ५८९ 


ईश्ोपनिषद्‌, १२२ पा० टि०, ५९२ 
ईदवर, ११२, ११८, १२१, १२५, १२६, 
१३०, (३३-२७, १३२९-४९, (१४२३, 
१४४, १४६, १५१, १५८, १५९, १६५- 
६८, १७५, १७८, १८१, १९०, २०१- 
है, २०६, २०८, २०९, २१२, २१६- 
१८, २२२, २२४, २२५, २२७, २२९, 
२३०, २३२, २३३-३५, २३७, २४२, 
२४९, २५६-५८, २६१, २६६९-६७, 
२६९, २७२, २७७, २८१, २९३- 
९६, २९८-३०१, ३०५, ३११, ३१५- 
१८, ३२१, ३२३-२५, ३३०, ३३४, 
३३३६-४०, ३४३, ३५०-५२, ३५४, 
३५८, २३६२-६६, ३६७, ३६८, ३७०, 
३७४, ३७९, ३८७, ३९३, ३९९, 
४२३, ४२६, ४रे२, ४४८, ४५५, 
४६८, ४७०, ४७३, ४८३-८५, ४८८, 
४९४, ५०७-१२, ५२९, ५३५-३८, 
५४५, ५५४, ५५६, ५५९, ५६९२, 
५६६, ५६७, ५७१, ५७२, १७७, 
५८२, ५९१; -और अनिश्चित बुद्धिके 
लोग, १२५; -और अवतार १८२- 


८३; -और अहिंसा, ४३६; -और 
आत्मा, ३२१; -और उसका कोप, 
१६१; -और उसके प्रेमके कारण 
किया गया कार्य जिसमें आसक्ति न हो, 
२९०; -और कर्म, २२१-२२; -और 
कर्मका फल, १९२-९४; -और चरखा, 
४३४; -और जन्म-मरण, ११८; और 
“-तामसिक ज्ञान, ३३५; -और धर्मकी 
ग्लानि, १८४-८६; -और, परोपकाराथ॑ 
किया गया श्रम, १५३-५४; -४८६; 
“और प्रार्थना, ९११, ९२; -और वासना- 
निभ्नह, ४६; -और सत-असत, ११३; 
“और सत्य, ११०;-और समाधि, १२५; 
“एक है कुरान” और “बाइबिल के 
अनुसार, ९; -का जबदंस्त रहस्य, 
११८; -का साक्षात्तार और के, 
१९७; -की अनुभूतिके लिए उपवात्त, 
१३३; -की असीम शक्ति, २६०- 
६४, २८०; “की प्रार्थना बीमारीसे 
छुटकारा पानेंके छिए, ७१; -के ध्यानमें 
लीन और योग, १२९; -के प्रति 
विनय और भक्ति, १११; -के साथ 
आदमीका सम्बन्ध, १२७; -को जाननें- 
वाले, १८७-१८९; -को भेंठ, ३२- 
३३; -जगतका पोषण करनेवाली 
शक्तियोंके रूपमें, १५२-५३; “में 
विश्वास और उसकी दिलसे पूजा, 
८४; -ही सब कुछ करता है, 
२७०-७१; देखिए ब्रह्म भी 


ईसपकी कहानियाँ, १०७ 
ईसा, ३५१, ४७०, ५८९; -और उपवास, 


१३४; -और रोगसे मुक्ति पानेंके 
लिए आध्यात्मिक शक्तिका सहारा व 
लेना, ७१ 


ईसाई, ९२, २९२, ४३६, ४३९, ४५५, 


५१२, ५३१, ५४३, ५५७, ५८५; 
-और त्रावणकोरमें सह्यपान, ६३ 


सांकेतिका 


ईसाई धर्म, ३, ३५१, ५६४, ५६६, ५८८, 
५८९ 

ईसाई पादरी, ४१८ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, -और देशी उद्योगोका 
अन्त, ५६१ 


उ 


उपनियदु, ३१६, ४५६, ४६९, ४८९ 

उपवास, १३७; -और इन्द्रिय दमन, १३२- 
३३; -और ईसामसीह, १३४; -और 
पैगम्बर, १३४; -और भोजनका आनन्द, 
१३४-२५; -और शास्त्र, १३३; -और 
स्तराज्य १४२-४३ 

उमर, ४०० 

उमिला देवी, ४२० 

उद्ना, कवि, २७६ 


ए्‌ 

एडी, ३९२ 

एडी, श्रीमती, ७१ 

एन्ड्रयून, सी० एफ०, ५६, ५७, ७९, ८७, 
४२६, ४३२, ४५८, ४७१, ४७२, 
४७६, ४७७, ५१०, ११८, ५५८; 
“और प्रार्थना, ९०-९२ 

एशियाई संघ, ५१८ 

एस्क्विथ, ३६१ 


०. 


एृ 
ऐक्य, ५९१; -की पूर्ण सम्भावनाकी घोषणा, 
४३५ 


ओ 
ओ' डायर, माइकेल, ५४४ 
औ 


आऔपनिवेशिक स्वराज्य, ५२७ 
औरंगजेब, ३९८ 


६१५ 
कक 


फताई, -इंग्लैडमे, ८९; >नौर भरहिसा, 
१४१; -और भात्मदर्भन, ६४२; -भौर 
यज्ञ, ३२९, १५५, १५६, ५०२, ५५७८; 
“और बुद्ध, ३१; -का लाम, हाय-बना- 
ईसे अधिक, २२-२५; -गुट्रमें, ३१; 
“पर पुरस्कार निवन्ध, ४९, ५१४ 

कताई मताबिकार, ४६१ 

कन्यामुरु्कुल, ५००, ५४१ 

कपिल मुनि, २७४ 

कमला बहन, ४७, ३८४, ३९२ 

करकोटक, १६१ 

करधा, -और चरखा, २२-२५ 

कर्ण, १०२, २४८, २८४ 

कर्म, १५९, १७०, १७४, १८९, २०१९-१३, 
२३४, २३७, २४५-४७, २५८, २६८, 
२९२, ३०१, ३५८, ३६४, ३६५-६५९; 
-अच्छे बुरे, १८५; -भऔर अकर्म, 
१४९-५०, १९७-९८; -ओऔर आत्मा- 
का सम्बन्ध, १६४; -और ईश्वर, 
२२१-२२; -भौर गुण, १६९-७०; 
“और ज्ञान तथा भक्ति, ३४८; -भऔर 
देहका त्याग, ३५२; -भीर यज्ञ, १५७- 
५८, २०२, २०५; -और योग, ३३०- 
३१; -और रजोगुण, ३०५-६; -और 
विचार, ४७८; -और संन्यास्त तथा 
त्याग, ३३०-३२२; -और हिसा, ३४९, 
३७३;-का फल और ईव्वर, १९२-९४; 
“का भद वर्णके आधारपर, ३३९- 
४०; “का मतसे संन्यास, २१५-१६; 
“का सत्व, रजस और तमस गुण, 
१४७; “की तीन प्रकारकी प्रेरणा, 
३३१४-३९; -के फलका जिसने त्याग 
कर दिया हो उसके लक्षण, २९४; 
-के फलका त्याग, १४७; -के वन्वनों- 


६२० 


से मुक्ति, १९३-९६; -फलमें अना- 
सक्ति, १९८-२०१; -विचारानुसार, 
१४७-४८ 

कर्मयोग, १४६, २१२, ३०१, ३५८, ४८७; 
“और संन्यास, २०९-११, २२१-२२; 
“और संन्यासी, २११-१३; -देखिए 
योग और कमे भी 

कृष्ट, -में प्रसन्न रहना, ८० 

कांग्रेसी, ५१६, ५५०, ५५२; -और कताई 
मताधिकार, ४६१; -और नियमित 
खादी पहननेवाले लोग, ६५-६६ 

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌, १६, ४८ 
पा० टि०, ७० पा० टि०, ३८९ पा० 
दटि०, ३९० पा० टि०, ४१५-१७, 
५०३ पा० टदि० 

कान्दन्स, ४०८ 

कामदेव, २७४, ३१८ 

कार्तिकेय, २७४ 

कालेलकर, काका, ४५९, ४७६ 

काव्य दोहन, १० 

काशी विद्वनाथ, ५३९ 

किग्सफोर्ड, अन्ना, २०७ 

किशोरलाल, २०३, २३९, ३०५ 

कुत्ते, -और धममे, ७३; -जो आवारा है, 
उन्हें मार डालना चाहिए, १२-१५, 
३९, ४२, ४३, ७४, ८२-८३, ३७३, 
३७८-७९ 

कुबेर, २७४ 

कुम्मकर्ण, १७८ 

कुरान, १०, १५०, १६१६, ३०४, ३१३, 
४५५, ५३८, ५५६, ५८८, ५८९; 
-और ईर्वर, ९ 

कुरुविल्ला, के० के०, रे४ 

कुरैशी, शुएब, ४०२ 

कुसुम, ६६, २७९ 

कृपलानी, जे० बी०, ७०, ५३४ 

कृषि, -पर रस्किनके विचार, ५४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कृष्ण, भगवात्त, १०३-१७, १२३, १२६- 
२९, १३८, १४४-४६, १६६-६७, १७६, 
१७७, २१७९-८३, १८५-८६, १८८, 
१ ९ १, १ ९४-९५, १ ९७, २०५-८, २०९, 
२१०, २५१२-१३, २२१-२२, २२७, 
२३२, २३४-३६, २४२, २४४-५ १, 
२५३, २५४, २५६, २५८, २६९६-६९, 
२९२, २९८, ३०१, ३०९, ३१४, 
३२४, ३२६, २३२९, ३३०, ३५३, 
३५७-५८, ३६४-६६, ३६८, ३९३, 
४२२, ४८७, ५२९; -और दैवी तथा 
राक्षती सम्पत्ति, ३१७-२०; -ऐति- 
हासिक पुरुषसे परे, ६९; -का विभिन्न 
रूपमें प्रकट होना, २७२-७५; -के 
चार प्रकारके उत्तम कार्य करनेवाले 
भक्‍त, २४२ 

कृष्णदास, ७३, ३९२ 

कृष्णराव, होस्कोप्पा, २९ 

कृष्णवर्मा, श्यामजी, १०६ 

केटो वोबेंक, जनरल वॉन, ३१ 

केतकर, जी० वी०, ४११ 

केनोपनिषद्‌, ३१६ पा० टि० 

केलकर, ४१३ 

केश, ३९२, ४७६ 

केसर, भगत, १८५ 

कैथोलिक, १३६; -और प्रोटेस्टेंट, १३५-३६ 

कैप्टेन, पेरिन बहन, ४३२५, ५०२ 

कोमिनतांग, ४१२ पा० ठि० 

कौंसिक कार्यक्रम, ४६५-६६ 

कौंसिल प्रवेश, ५२९, ५६२ 

कौजलगी, एस० बी०, २९ 

कौरव, ६९, १०५, ११२, १२६, २४८, 
२९६, ३०९, ४८१; -दुष्ट वासनाओंके 
रूपमें, १००, ४८३ 

कौशिक, ४८९ 

“ क्रिदिचयन साइन्स, ७१ 

क्रीसस, २५१ 


साकेतिका 


ऋ्रमर, टॉमस, १३९ परा० टि० 
क्षत्रिय, -का कत्तेव्य धर्मयुद्ध, ११९ 


ख 


खंडेलवाल, ४१३, ४३५ 

खम्बाता, बहरामजी, ३९, ७१, ३८३ 

खाडिलुकर, क्ृष्णजी प्रभाकर, १२३ 

खादी, -और अब्राह्मण, ३०-३१; -और 
कांग्रेसी, ६५-६६; -और मिलके कपड़ेसे 
उसकी स्पर्धा, २४-२५; -और यज्ञ- 
सूृत, ७७; “और सरकारी नौकर, 
२८; -कर्नाटकर्में, २९; -काठिया- 
वाड़में, ७८-७९; -कार्य, ५८३; 
गुंट्रमें, ३१; -जनताकी हालत बेहतर 
बनानेके लिए, ३७; “-तमिलनाइुमें, 
९५; -नियमित्त रूपसे पहननेके बारेमें 
कांग्रेसका प्रस्ताव, ४६६०-६१; -पंजाव- 
में, ३९७; -वंगालमें, ६१-६२; -विहा- 
रमें, ६९, ५७९-८१ 

खादी-अ्रतिष्ठान, २३, २७, ३३, ६१, ३९८, 
४०४, ४२९, ४९९-५०२, ५०४ 

खादी छिक्षामण्डल, ५१४ 


गं 


गजेन्द्र मोक्ष, ३५७ 

गणेशन, एस०, ४१९, ५१४ 

गांडीव, ११२ 

गांधीजीन गोता-शिक्षण, १०० पा० टि० 

गाघी, छगनलाल, ३८३ 

गाधी, देवदास, १९, ३९, ४७, ५१ ७१, ३७१ 

गांधी, मगनलछारू, ४९, ४३४, ४७६, ४८० 

गांधी, मणिलाल, ५०३, ५४०, ५७६ 

गांथी, मनु, ४७९ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और उनका 
अमेरिका जाना, ४५, ४०७; -और 
उनकी चीन यात्रा, ४११-१२; -और 
फोटो, ४०३ 


६२१ 


गाधी, राबा, ४३४, ५३% 

गांधी, रामदान, ६६, ३९०, ९०३ 

गावी, रूखी, ३८४, ३९२, ४८० 

गावी, श्रीमती कस्त्रवा, २७%, ४३५, ४3९, 
७५४०, ५७७ 

गावी, सुशीला, ५७६ 

गावी, हरिलाल, ५१४० 

गाडोंदिया, ४६२ 

गाडोदिया, श्रीमती, ४३२ 

गायत्री, १०८, २०१, २७५, ३०८, ४३६, 
४४० 5 

गिवन, एडवर्ड, १३६ पा० टि० 

गिरिराज किशोर, ३७ 

गिरिवरघधर, ५९४ 

गीता (भगवदगीता ), १०, ७६९, ९३, १००, 
१०२०४, १०९, ११०, ११५१-१६, १२१, 
१२६, १९२९-३०, १३६-३८, १४१९-४३, 
१४५-४६, १४७, १५०, १५१, १५२, 
१५६-५९, १६३-६६, १८०, १८८-९०, 
१९३, १९७, २००, २०१, २०४६-६, 
२०७, २०८, २१४, २१५, २१८, २१९, 
२२९, २३५, २३९, २४४, २४७, 
२५२, र५५, २५७, २५८, २७७, 
२७८, २३०८-१०, ३१६, ३२३, ३४१, 
३४४-४६, ३५४, ३५५, ३५८, ३६१, 
३६३, गे६४, ३६५, ३६८, २८४, 
४०३, ४५५५-५८, ४६८, ४८७, ४८९, 
४९३, ४९७, ५०२, ५०७, ५२४, 
५५६, ५६६, ५९२; “आध्यात्मिक 
रोग-झमनका सावन, ३०४-५; “और 
'जैसेको तैसा'का सिद्धान्त, १८८, 
३२३; >की थिक्षा, ११०-११; - 
मानव द्वरीरमें धर्म और अधम्मके बीच 
चल रहे संघर्षकी व्यात्या करती है, 
१०१; -में कर्म, ज्ञान और मक्तिकी 
व्यास्या, ३४८-४९; --ें युद्धकी व्याख्या, 
१०६-८ 


६ररे 


गीता-दिवस, -मनानेके सम्बन्धमें, ४११ 

गुजरात विद्यापीठ, ३७४-७६, ४१८ 

गुण, १२६, १६८-७०, १८५, १९०, ३००, 
३०१, ३१३, ३१५, ३३०, ३५५; 
-ईववरमें भरे हुए हैं, २४१; -और 
कर्म, १६९; -और कमंकी त्रिविध 
प्रेरणा, ३३४-३९; -और दान, ३१८- 
२९; -ओर प्रकृति, १४७; -और 
भोजन, ३२२५-२६; -और यज्ञ, ३२६; 
-और विवेक, ३२८; -और बेद, 
१२६; -और संयम, ३३४; -जिसे 
विचलित नहीं कर सकते, ३१२; -सत्व, 
रजस और तमस, ३०५-६ 

गुणातीत, ३०८-१२ 

गुप्त, परमेश्वर दयाल, ६९ 

गुरुकुल कांगड़ी, ४०५, ४२४, ४६२ 

गोखले, गोपाल कृष्ण, ५७, ८७, ९१, ४२८, 
५६४ 

गोपियाँ, १४३, १९७ 

गोपीचन्द, १४३, ३५२ 

गोरक्षा, २३९, ४५३, ५६७; -और राज्य- 
का हस्तक्षेप, ५४३-४४; -और हिन्दू- 
मुसलमान, २५-२७ 

गोलमेज सम्मेलन, -दक्षिण आफ्रिकी भार- 
तीयोंके बारेमें, ७९ पा० टि०, ४७६ 
पा० दि० 

गोवधेत, ११३ 

गोविन्दजी जादवदास, ५२४-२५ 

गोस्वामी, टी० सी०, ५२१-२२ 

ज्ञान, २०६, ३६७; -और कम तथा भक्ति, 
३४८; -और गुणोंपर आधारित इसके 
भेद, ३३५-३६; -और सत्य, २९२ 

ज्ञानदेव, ३६६ 

ज्ञानयज्ञ, २०५; -और ज्ञानेन्द्रियों पर निय- 
न्त्रण, २०८-९ 

ज्ञानयोग, १४८, देखिए सांख्य योग भी 

ज्ञानेश्वर, २१३, पा० टि० 


सम्पूर्ण गांधी वाहमंय॑ 


ज्ञानइवरी, २०३ 

ग्रीन, जे० एल०, ८९ 

ग्रेग, रिचर्ड, बी०, ३७०, २३९३ 

ग्रोगन, गट्रेंड, ४५ 

ग्रोवर, श्रीमती, ४१३ 
घ 

घोष, डा० प्रफुल्लचन्द्र, २७, ५१४ 
च 


चटर्जी, बंकिम चन्द्र, १०१, ५०५ 

चतुर्वेदी, बनारसीदास, १७ 

चन्दन, ४१८ 

चन्द्रमुसी, ५७७ 

चम्पा बहन, ४७ 

चरखा, -इंग्लैंडमें ८९; -और खेती, ९८; 
-और तकली, २७; -आऔर स्वराज्य, 
१९९; -बंगालमें, ४३०; “सर्वोत्तम 
यज्ञ, ९९; - खे ] पर रस्कितके विचार, 
५४-५५; -में गरीबीसे बचानेकी 
सामथ्यं, १९; -में हाथ करघेसे अधिक 
लाम, २२-२५ 

चरखा संघ (अखिल भारतीय चरखा संघ), 
६२, ७७, ९०, २३९७, ४०२, ४४०, 
४४२-४३, ४५०-५१, ५१४-१५, ५४८, 
५६२, ५७९, ५८२, ५८५ 

चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, ५१, २७६, ५४०, ५४१ 

चित्तरंजन सेवा सदन, ४१२, पा० ठि०, 
४९७, णप्०९ 

चियारी, राष्ट्रपति, ५५१ 

चेटी, सी० वी० रंग्म, ९० 

चैतन्य महाप्रभु, १३३, ४९७ 

चौघरी, प्रमथा, ५२ 

च्यांगकाई शेक, ४१२ पा० टि० 


छु 
छोटालाल, १९, ८२ 


साोकेतिकां ६२३ 


जे 


जड़मरत, १६४, ४८७ 

जनक, १३४, १३७, १६४, १९०, ३३०, 
३५८, ५७८, ५९१ 

जमनावहन, ४३५, ५०२ 

जयकर, मु० रा०, ४४६ पा० टि० 

जयद्रथ, २८५ 

जलियाँवाला वाग, ३९५, ४६४ 

जातक, ५३ 

जाति, देखिए वर्णाश्रम 

जानकी वाई, ४८३ 

जिज्ञासु, ३५७ 

जिनागम, १० 

जिन्ना, ४५७, ४६३, ५४४, पा० दि० 

जीवनमुक्त, ५२७ 

जन्दअवस्ता, १० 

जैन घमं, १२९, १८९; -और अहिंसा, १५; 
“और आत्मज्ञान, १० 

जैनी, १० पा० दि०, २५ 


54। 
झवेरी, गंगावहन, ५७८ 
झवेरी, रेवाशंकर जग़जीवनदास, १, ४, ७, 
७०, ४८३, ५७० 
दे 
टाटा; -के छोहेके कारखाने, ५८० 
टाकुंमाडा टॉमस, ५२० 
टॉलस्टॉय, ३ 
ठ 
ठक्कर, अमृतलाहू, ३९० पा० टि०, ४१५-१७ 
ठाकुर, रीद्ननाथ, ४९७, ५१०, ५१८; 
-के भाषणसे उद्धरण, ५२ 
ड 


डायर, जनरल, ५४४, ५८८ 
डाह्यामाई, ४४ 


त्तं 


तकली, ३८०, ३९६, ५२४; -ओऔर चरु्सा, 
२७; “की दोहरी थक्ति, ३८२; 
“स्वृतन्मताका चिह्न, ३८: 

तवलीग, ५१२, ५३१; -और शुद्धि, ५११, 
५६६ 

तारामती, ११४, १७२ 

तिलक, बाल गगावर, ३५०८, ४१३; -के 
विचार ब्रह्मके सम्बन्धम, १५९ 

तिलक विद्यालय, ४३९ 

तुलसीदास, १६५, १७६, १८७, २२५, 
२६३, २६५, २६७, ३१५, ३६३२, 
४८४ 

तुलाधघार, ३६३ 

तेजूमल, एच० वी०, ३६ 

तैयवजी, अव्वास, ७९, ३९०-९१ 

तैयवजी, रेहाना, ३९० 

त्रावणकोर, -में मद्यपानकी आदत, ६३ 

त्रिभुवनदास, डा०, ३०२ 


थ्‌ 


थियोसॉफिकल सोसाइटी, ५३२ 
थीम, डा० कार्ल, ४१९ 


दें 


दक्षावहन, ३२९२, ३९४, ४३५ 

दक्षिण आफ्रिका, -के लिए भारत मर॒कारकी 
ओरसे भेजा गया शिप्ट मण्डल ७९ 
पा० दि०, ४७२-७३; -में अत््युथ्यता, 
४३२, ४७१-७२, ५२४; -में कांग्रेस 
अधिवेशन करना, ५१८; -में गोलमेज 
सम्मेलनके वारेमे काग्रेसका प्रस्ताव 
४५८; -में पैदा हुए भारतीय, ८६, 
४५८ 

दक्षिण आफ्रिकी शिष्टमण्डल, -लन्दनमे, ८५ 

दत्त, अश्विनी कुमार, ४९८ 

दत्त, रमेशचन्द्र, ४०३ 


६२४ 

दयानन्द, स्वामी, ६७, ७०, ४५६, ५१० 

दाण्डेकर, ४०२ 

दानी बहन, ४८० 

दासग्रुप्त, सतीशचछ, ३३-३४, ६१, ८०, 
८१ पा० ठि०, ४०४, ५०१, ५८३ 

दासगुप्त, हेमप्रमा, ३५, ८१ 

दास, चित्तरंजन (देशबन्धु), १९, ४९७- 
९८, ५४८, ५८२ 

दास्ताने, वी० वी०, २८८, ५४२ 

दुख, --को बरदाइत करना, ८१ ु 

दुर्योधन, १००-३, १०८, ११९, १७०, 
१८४, २६७, ३२१ 

दृधामाई, ४७९ पा[० टि० 

देवीप्रसादजी, ६८ 

देशपांडे, गंगाधरराव, ४३२ पा० टि० 

देशपांडे, जी० पी०, २९ 

देशबन्धु स्मारक अस्पताल, ५४८ 

देसाई, डी० बी०, ४४१ 

देसाई, महादेव, ७१ पा० टि०, १०३ पा० 
दि०, २७८, २९० पा० टि०, ३११ 
पा० टि०, ३१३ पा० टदि०, ३४३ 
पा० टि०, ३६३, ३८०-८२, ३८६, 
३९२, ४१२, ४३२ पा० टि०, ४३६ 
पा० ठदि०, ४३८ पा० टि०, ४४७ 
पा० टि०, ४६० पा० टि०, ४७८, 
४९७ पा० ढदि०, ४९९ पा० दि०, 
५०४ पा० टि०, ५१९, ५६६ पा० ठि०, 
५७० पा० दि०, ५७५ 

देसाई, वालूजी गोविन्दजी, ४५३, ५९३, 
५६९ 

देसाई, हरिभाई, ६६ पा० ठि० 

द्रोषाचायं, १०१, १०७, १०८, १४९, 
२८४, २८५, ३५६ 

द्रौपदी, ३६, १०१, ११२, ३२२१, २५५; 
३५७, ४३४, ४८२-८५ 

हाददामंत्र १४५, २०१ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


| 


घमम, १०३, १०५, ११८, १४१, १५८, 
१७६, १७७, १९३, १९४, २११, 
२३८, २४१, २९५, ३०१, ३०४, ३ १२, 
३ १४, ३३७, ३५५, ३५९, ३६४३-६४; 
२३८४-८५, ४८६, ५२६, ५३५, ए्४९, 
५८८, ५८९; -और अधमे, १५०; 
“और अहिंसा, १०९; -और कानून, 
४९३; -और गुणातीत, ३११; -और 
दुख, १५८; -और परोपकार, ३८४; 
“और महिलाएँ, ४२४; -और मोक्ष, 
३६३; -और राज्यका हस्तक्षेप, ५४३- 
४४; “और वर्णाश्रम, १९१, ३६०- 
६२; -और विवेक, २६०; -और 
व्यापार, ७; -और सत्याग्रह, ३६४; 
“और स्वजनोंको मारना, १०३, ११४; 
“और अहिंसा, ८३; -का अर्थ, ९; 
“का आचरण सतकर्ता और नैतिकताके 
साथ जरूरी १०६-७; -की आवश्यकता, 
५३१; -की पुर्णापूर्ण स्थिति, ११; 
-की व्याख्या, ३८४; -पर संकट आने 
पर ईश्वरका अवतार, १८४-८६; -में 
कत्तंव्यकी अति नहीं, ८ 

धघर्मसिह, ४४८, ४५५, ४६८ 

धूञ्रपान; -और शिक्षित छोग, ५५४ 

घृतराष्ट्र, १७२, २८४, ३५५ 

पृष्ट्ुम्न, १०१ 

ध्यानयोग, ३४१ 

श्रुव, १२१९, २९२ 


चकुल-पिता, ५३ 
नकुल-माता, ५३ 

नन्‍द, २६९९ 

तय्यर, प्यारेलारक १९, ४७ 
नल, १६१ 


सॉफितिका 


नवजीवन, १७, १९, ४१, ६७, ७७, ८२ 
पां० टि०, ८७, १०५, २१०७, ३७९, 
३८१, ४१७, ५४०, ५६९, ५७५ 

नाइन्टीन्य सेंचुरी ऐण्ड आप्टर (उन्नीसवी 
सदी और उसके वाद), ८८ 

नाग, हरदयारू, ४३० 

नानजी, डा०, ३१८ 

नायडू, सरोजिनी, ७९, ९०, '४४७, ४५४, 
पा० टि० 

नारद, २३६, २७२, २७४, २७७, ३१८ 

नारायणदास, ५७५ 

नियम, -का सविनय भंग, १८९ 

निर्वाण, ३५४; -और वुद्ध, १४९; -भौर 
न्ह्म निर्वाण, २२० 

नीग्रो, ४३२ 

नेहरू, मोतीकाल, १६५, ३८०, ४०५, ४१४, 
४६०, पा० टि०, ४६४ पां० टि०, ४६५ 

नैथानी, ताराचन्द नानकराम, ४२२ 

नो मोर वार (और युद्ध नहीं), ५८ 


प्‌ 


पंचतंन्र, १०७ 

पंचीकरण, १० 

पटवर्धन, डा०, ४३८ 

पटेल, डाह्मयामाई म०, ५६९ 

पटेल, मणिवहन, ३८९, ३९९, ४२४, ४३७, 
४७६-७९, ४८१ पा० टि०, ४९५, 
५०१, ५२३, ५६२, ५७५ 

पटेल, वल्लकममाई, ४८ 

पटेरू, विट्ठलमाई, ४७९ 

पटेल, शिवभाई, ४२९ 

पट्टणी, प्रभाशंकर, ३२८९, ४२३, ४८०, 
४८१, ५०३ 

पण्डित, वसुमती, ४०, ६९६, २३९२ 

पण्डित, छलालन, ४७ 

पेंथिक-लोरेंस, एफ० डब्ल्यू०, ८२, ८४ 

पेंथिक-लोरेंस, श्रीमती, ८४ 

२३२०-४० 


६२५७ 


पनामा, -में भारतीय प्रवासी, ५७५१-९२ 

परणुराम, २४८, २७५ 

परीस, नरहारि, १०० पा० टि० 

पर्युपण, ६ 

पश्चिमी सभ्यता, “और जीवच्छेदन, ४४; 
-और  नगरपालिकाकी स्वच्छता, 
७६४; -और घरीर यज्ञ, १५५ 

पांगारकर, एल० आर०, ९७ 

पाण्डव, १०१-१०४, ११३, १२६, २४७- 
४८, २९६, ५५४; -पाँच ज्ञानंन्द्रियोके 
रूपमें ४८२; -हमारे भीतरकी सद- 
गुण शक्तियोंके रूपमें, १०० 

पांतंजलि, २२७, ४९१ 

पारसी, ९२, १४१, ४३९; -भौर हाथ 
बुनाई, ४४४ 

पारेख, देवचन्द, ४८, ७०, ८६, ३९० 

पाव॑ती, २५५, ३१०, ४९० 

पॉल, ए० ए०, ४११ 

पाली टेवस्ट सोसाइटी, ५४ 

पिलग्रिम्स प्रोग्रस, १४४ पा० दि० 

पुणताम्वेकर, एस० बी०, ४९, ५१४ 

पुराण, १५८, ३२३ 

पुरुष, -और प्रकृति, ३००-१ 

पुरुषार्थ, ३४७, ३५५; -ओर थास्त्र, रें४७- 
४८ 


पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, ३७६, ३८४ 

पूजामाई, ९९ पा० टि०, २६१ पा० टि०, २७८ 

पेटावल, जे० डब्ल्यू० रे४, ३६, ८०, ८५ 

पेटिट, मीठू्बहन, ४३५, फण्२ 

पेन, टॉमस, ३७०, ३९३ 

पैरेट, डा[० जेड० एम०, ३४, ६३ 

पोह्दार, रामेइवरदास, ४५, ४३७ 

पोछक, श्रीमती, ४१० 

पोलक, हेनरी एस० एल० ४2७० 

प्रकृति, -१६८-७१, १८३, ३०१, ३०३, 
३०५, ३१५, ३३९, ३६७; -और गुण, 
१४७; -मर परा प्रकृति, २३२८-४१; 


६२६ 


“और पुरुष, ३००-१; -के अटल 
नियम, ९४; -थगुणोंके स्नोतके रूपमें, 
३०५; -ही ब्रह्म है, १५९ 

प्रजाबन्धु, ५६९ 

प्रताप, ३९४ 

प्रदर्शनी, ४५० 

प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (पनामा ), ५५१ 

प्रसाद, जनकघारी, ८४ 

प्रसाद, ब्रजकिशोर, ५९३ 

प्रल्लाद, १३१, २७४, ३९३, ५१९, ५३३ 

प्राथना, १३७, १९३; -एक आध्यात्मिक 
शौच है, २०७-८; -और निर्णय, ४१२; 
“और संस्कृत, १०२; “की फल, 
३६; “का हृदयपर प्रभाव, ४२६; 
“रोगका उपचार, ७१; “-हृदयको 
पवित्र करनेवाली चीज, ४२३ 

प्रोटेस्टेट, “और कैथोलिक, १३५ 


फ 


फड़के, डी० के०, ४४१३ 
फड़के, वि० ल०, २० 
फॉरवर्ड, १२, ४९७ पा० टि० 
फूकन, ५१५ 


ब्र 


घजाज, जमनालाल, १८, ४७, ६७, ७०, ७३, 
७९, ३९८, ४१४, ४३५, ४७१, ५७६ 

बजाज, जानकीबहन, ४१४, ४३५, ५७६ 

बठलर, बिशप, १२१ 

बनर्जी, उपेन्द्रनाथ, ४६४ 

बनर्जी, डा० सुरेशचन्द्र, ५०३ पा० टि० 

बनर्जी, व्योमेशचद्ध, ५२ 

बनारस हिन्दू विद्वविद्यालय, ४९, ५३३ 

बस्बई समाचार, ४८ 

धाइबिल, १५०, १५३, ३०४, ३१२, ३२३; 
“में ईश्वर, ९ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बाल विधवाओंका विवाह, २०-२१ 

बिड़छा, घनश्यामदास, ११, ४९ पा० दि०, 
६८, ९८, ३८०, ४३५ 

बिहार विद्यापी5ठ, ५७९ 

बुद्ध, १३३, १४५, ५६५; -का निर्वाण, 
१४९; -की शिक्षा और बुरे विचारोंका 
दमन, ४७४ 

बुद्धघर्म, ५६४, ५८८, ५८९ 

बुद्धि, ३५४ 

बृहस्पति, २७४ 

बेयस, एफ० डब्ल्यू०, ४७२ पा० टि० 

बेसेंट, डा० एनी, ३२५ 

बेस्ट एण्ड कम्पनी, ४७६ 

बैंकर, शंकरलालू, ४९, ४०२, ५६९ 

बोभर युद्ध, ८७ 

बोन्डोरेफ, -ब्लेंड लेबरके लेखक, १५६ 

बौद्ध, ५३, ५३९; -और निर्वाण, १४५ 

ब्रह्म, १२६, १३०, १४४, १५७-५८, २०१, 
२०४, २०५, २१३, २१८-२३, २२८, 
२३२, २३५, २३७, २४५, २४६, २५१, 
२५४, २५६, २६९, २७२, २३०, 
२९१, २९७, ३०२, ३१२, २३१५, ३२३, 
३२९, ३४१, ३४२; -और ब्राह्मण, 
१९१; -और यज्ञ, १५१-५४; -और 
बेद, १२४; -के गुण, २९८-९९; -में 
लीन होनेके बाद योगियोंका संसारमें 
वापस आता और न आना २५७-५८; 
-ही मात्र सत्य है, १५८, ३२९; 
देखिए ईश्वर भी 

ब्रह्मचयें, ५९, १३१, १४८, २००, २१६; 
२२७, २५१, २९२, २२६; ३४८, 
३९२, ३५४, ४७७, ५१२; -और 
अनशन ब्रत, २०३; “और नैतिकता, 
३५०; -और दारीरश्रम, १५६; 
-और स्वास्थ्य, ४३८ 

ब्रह्मचारी, १३१, १४८, २०८, ५१० 

ब्रह्मतिर्वाण, १४५, २२० 


मॉकेनिओां 


ब्रह्मसूत्र, २९७ 

ब्रह्मा, २८०, २८५ 

ब्रॉकवे, ए० फेनर, -के विचार शान्तिवादी 
हइतालके बारेमें, ५८ 

ब्राह्मग, ३२९, ३३९-४६; -का धन्धा, ३९ 

ब्रिटिश संविधान, ६५ 

व्लेजर, डा०, ३९४ 

ब्लेयर, श्रीमती, ५२ 


भर 


भंडारकर, डा० आर० जी०, ५७५ पा० टि० 
भक्‍त, -के गुण, २८९-९६; स्थितप्रज्ञ भी 
देखें 


भक्ति, ११०, १३४, १३७, १४५, ३५८, 
३६८, ३६९; -और कर्म तथा ज्ञान, 
३४८ 

भगवानदास, डा०, ५२६ 

भट्ट, नानाभाई, ७०, ३७५ 

भट्ट, शामरू, ६ 

भणसाली, ४१, ४७ 

भरत, १७७, ३४० 

मरूचा, ६२ 

भर्तृहरि, १२८ 

भागवत, १०, २४२ 

भाटिया, किशनचन्द, ३९७ 

भारतीय कोयला खान कर्मचारी संघ, जरिया, 
५५७ 

भारतीय मुद्राके सम्बन्धमें आयोग, ३७६ 
३७८ 

भारतीय मुद्रा संघ, ५१७ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, -और खादी पहननें- 
वालोंके बारेमें प्रस्ताव, ६५-६६; -और 
नियमित खादी पहननेवाले, ५०६; -का 
कानपुर अधिवेशन, ५८२; -का गौहाटी 
अधिवेशन, ४१० पा० टि०, ४३० पा० 
टि०, ५२६; -के गौहाटी अधिवेशनका 
विवरण, ५१५-२१; -के गौहाटी 


५२७ 


अधिवेशनमें दक्षिण आफ़िकी भारतीयों 
के बारेमें गोलमेज सम्मेलन सम्बन्धी 
प्रस्ताव, ८५८; -के गौहाटी अधिवेशनमें 
नियमित सांदी पहननेवालेके सम्बन्धमें 
प्रस्ताव, ४६०-६१; -५२१-२९; -के 
गौहाटी अधिवेशनम स्वतन्त्रता सम्बन्ध 
प्रस्ताव, ४६३-६४; -के गौहाटी अधि- 
वेशनमें स्वामी श्रद्धानन्दकी दृत्याके 
वारेमे प्रस्ताव, ४५४-५५ 

भारद्वाज, २३३ 

भावे, विनोबा, ७९, १३३, २०२, २०७, 
२१५, ३३१, ४०४, ४०७, ५७७ 

भीम, १०२, १०५, ११२, १७२, ४८२, 

भीष्म, १०३, १०७, १०८, १४९, १७०, 
२८४-८५, ३५७ 

भोजा, मगत, ३६३ 

भोपटकर, ३०२ 


सं 


मजमूदार, परीक्षित॒लाल, ४१८ 

मढडा आश्रम, १६ 

सणिरत्नमाला, १० 

मणिलाल, ४९७ 

मथुरादास त्रिकमजी, ३७१, ४२३ 

मदान, ३७७ 

भद्यनिषेघ, ४१९, ५१६, ५५४ 

मत, “का संयम, ३६६; -की अस्थिरता, 
२३४; “में पड़ी आसुरी प्रवत्तियाँ, 
१७९ 

मनु, १८१, ४३८ 

मन्त्र, -का जाप, १८९ 

मन्दोदरी, १७५ 

मशरूवाला, किशोरछाल, ५४२, ५७६ 

मदरूवाला, गोमतीवहन, ५७६ 

महाभारत, ६९, १०२ पा० ढि०, १०६, 
१०८, १०९, ११२९, १७२, २६१०, 
३४६, ३५५, ३६२, ३६३, ३७१, 


६२८ 


३७४, ४०३, ४८३, ५२७; -ऐवति- 
हासिक ग्रंथ नही, १००; -का अथधथे, 
१०५-६ 

महिलाएँ, -और तुलसीदास, ४८४; -और 
निर्मीकता, ४८२; -और पतिका चुनाव 
४९०; -नभथों| पर एकान्तवास का 
प्रभाव, ४८९ 

माई रेमिनिसेन्सेज ऑफ ईस्ट आफ्रिका, ३१ 

माधोजी, ४९ 

माने शिखामण, ३०२ 

सार्गोपदेशिका, ५७५ 

मालवीय, मदन मोहन, ४८, ९८, ४४७, 
४५० पा० टि०, ४५१, ४५५, ४५६, 
४७५, पा० टि०, ४९६, ४९७, ५३३, 
५३४, ५३७-३९, ५४९ 

मिलर, इडा, ३२८ 

मीराबहन, ३७६ पा० टि०, ३७९, ३८६, 

न्‍ ३९१, २९२, ४०१, ४१४, ४२४, 
४३२, ४३४, ४६९२, ४८२, ४९५, 
५००, १३८, ५४०, ५६८, ५७४, 
५७८ 

मीराबाई, १२७, १४३, १६८, १८०, २१४, 
२४२ 

मूंजे, डा०, ४५१ 

मुंशीराम, देखिए, श्रद्धानन्द, स्वामी 

भुकर्जी, सतीशचन्द्र, ७३ 

मुसलमान, ७०, ८८, ९२, १४९, १८३, 
२०१, २७८, २९२, ३५१, ४३६, 
४३८, ४३९, ४४४७-४९, ४५५-५८, 
४६२, ४६९६, ४६९, ५०६, ५११-१२, 
५३१, ५३५, ५३७, ५३८, ५४३, 
५४७, ५४९, ५५७, ५६०, ५६६, 
५७१-७२, ५८६-८९, ५९४; -और 
गोहत्या, २५-२७ 

मुहम्मद, पैग्रम्बर, ३९८, ४५७, ४७०, 
५८९; -और उपवास, १३४; -एक 
दैवी शक्तिसे प्रेरित सन्तके रूपमें, ४०० 


सम्पूर्ण गांधी! वाहुमय॑ 


मुहम्मद अछी, ४०१, ४५१ ४५४-५६ 
मृत्युंजय, ४१४ 


मृत्यु; के दुःख नहीं मानना चाहिए, ११७- 


मेहता, डा० प्राणजीवनदास, ४, ७०, ९७ 
पा० टि० 

भेहता, जयसुखछालू, '४८ 

मेहता, नरसिह (नरसी), १३०, १४३, 
१५९, १९५, १९९ 

मेहता, राजचन्द्र रावजीभाई, १, ३, ४, 
११, ७५, १०९, १२१, १६४ पा० 
टि०, २०७, २५७, २९५, ३११, ३२० ! 
“का धर्मे-विश्वास, ६-९; -का व्यव- 
हार, ६-७; -की असाधारण शक्ति, 
२; -के लेख, २; -के विचार वैराग्य- 
के बारेमें, ५ 

मेहता, रेवाहंकर जगजीवन, ४९, ६७, ९७ 

मेहर, तुलसी, ४१, ४७ पा्‌० दि० 

मेहरोत्रा, परशुराम, ४३३, ५०० 

मेहरोत्रा, राजकिशोरी, ३९२, ४३३ 

मैक्समूलर, ४०३ 

मेनावती, १४३, ३५२ 

मोक्ष, १०, १०१, १०५, १२८, १४५, 
१४६, १५४, १५६, १७१, १८५, 
१९०, २०५, २०८, २०९, २१४, 
२२३, २३२-३३, २४१, २४७, २५२, 
२६४, २६९, २९२, २३०२, ३०८, 
३४९, ३५०, ३५२, २३५९, ३६२, 
३६५; -आत्माकी अन्तिम स्थिति, 
१-२; -और अपने देशकी सेवा, ४२४; 
-और अहिंसा, १७४; “और कर्म 
जो ईदवराथ किया गया हो, १५३: 
“और कमे-बन्धन, १९४-९६; “और 
किसी भी धर्ममें विशिष्ट मक्ति, ११; 
“और घर्म, ३६३; -और नीति तथा 
अनुभव ज्ञान, ८; -और नविष्काम 
कर्म, ७६; -और मुक्त, १३७; -और 


सांकेतिका 


योगी जो योगकी सिद्धिके लिए कठिन 
तप करता है, २३७; -और रोगी, 
७१; -और सासारिक वस्तुओंका त्याग, 
३५६-५७; -और सात्विक ग्रुणोंका 
प्रवर्धन, ३२११-१२; -और हिसासे 
पूर्ण असम्बद्धता, १३७; -कर्मका त्याग 
करनेसे नहीं, १४६; -के वारेमें शंकरा- 
चार्यके विचार, १०९; -के मार्मका 
वैराग्य प्रथण चरण, ६; -देह रहते 
अप्राप्य, १३८; -मृत्युसे छुटकारा, ३५६ 

मोक्षमाला, १० 

मोदी, तारावहन, ४२४ 

मोदी, रमणीकलार, ३८४, ३८९ 

यंग इंडिया, २०, ३२, रेईे पा० टि०, 
५२, ५३, ५८, ६९, ७९, ८७, २७८, 
३९४, ३९८-९९, ४०६, ४९१४, ४१९, 
४३३, ४५४, पा० दि०, ४७०, ४७३, 
५३०, ५३१, ५४०, ५४६, ५६१६, 
पा० दि०, ५८२ 

यंग मैत्स डिबेटिग क्लब, मघुबनी, ५९०, 
पा० टि० 

यंग, हिल्‍ल्टन, ३७६ पा० टि० 

यज्ञ, १६३, १९१, २०१, २१०, २२२, 
२४७, ३२१, ३२६६-२८, ३५२, ३५४, 
३६०, २३७०, २३८२, ३९९, ५३४, 
५४७, ५६१; -और कताई, ५०२, 
५५८, ५९२; -का प्रारंभ, १५८; 
-की भावनासे किया गया कमें, ३४९- 
५२; -के प्रकार, २०१-६; -के रूपमें 
कताई, १५५, १५६, ३८२; “कै 
रूपमें चरखा, ३३६; -परमार्थ किये 
गये शारीरिक श्रमका रूप, १५०-७५४, 
२१५९-६०, ४८७ 

यजु्ेंद, २६४ 

यम, २७४ 

यम-नियम, १०७, ३१६; -और बर्जुन, १०९ 

यहूदी, ९२, १५० 


६२९ 


यादव, १८५६ 

युद्ध, “के विरुद्ध हड़तालके वारेमे फेनर 
ब्रॉकवेका मत, ५७-८ 

युधिप्ठिर, १०३, १०५, ११३, १४९, २२०, 
३१८, ३४०, ३९९, ४५६, ४६९, 
४८२, ५३५, ५५४ 

यूक्लिड, १३८, १५३ 

योग, १२६, १४५, १८१-८३, २०३, २०८, 
२०९, २३८, २४४, २४५, २५१, 
२५७, २५९, २६६, २६८, २६९, 
२७१, २९४, ३२७, ३३८, ३५४, 
३६४, ३६६; -और अहूंभावका त्याग, 
२१२-१३; -और आत्मनिग्रह, २३४- 
३५; -और ईइवरके ध्यानमें लीन बुद्धि, 
१२९; -और कर्म, २१२२-२३; -और 
कर्मफलका त्याग, २१४; -और कर्म- 
फलके वारेमें न सोचना, १२६-२७; 
“और कर्म बन्धनसे मुक्ति, १२०; 
“और निरचय, १२३-२४; -और 
विवेक, २२४-२५; -और सांखझ्य योग, 
२११-१३; “और स्वैच्छिक भक्ति, 
२३१; -का अभ्यास, ९४; -का आर्थ 
दुखका वियोग, २३२; -का तरीका, 
२२९५-२९; -की सिद्धिमें नाकामयावी, 
२३५-३७; -नज्ञानियोंका, १४६; १९३; 
-से अपनेको सव प्राणियोंमें और सब 
प्राणियोंको अपनेमें देखना, २३३-३४; 
>स्थिरता जैसा, १९७ देखिए कर्म भी 

योगसिद्ध, ५८३ 

योगी, १३७, १६४, १८२, १९५, १९७, 
२१२, २२७, ३३१; -और अतिशयतासे 
बचना, २२९; -और अन्तरज्ञान, 
१४३; -और अन्तरज्ञानी, २२९; 
“और अहंभावका त्याग, २१२-१३; 
“और उसकी विवेकबुद्धि, २३९; 
“और कमें, २२३२-२३; -और कमें- 
फलका त्याग, २१४; -और ब्रह्म, 


६३० 


२५७-५८; -और ब्रह्म ज्ञान, १४४; 
“और भक्ति तथा ज्ञान, १४०; -का 
कर्म, १४६; -तपस्वी और ज्ञानियोंसे 
बड़ा, २२७; -देखिए योग, कर्मयोगी, 
और स्थितप्रज्ञ भी 


र 


रचनात्मक कार्यक्रम, ५१६ 

रतिलाल, ९२ 

रत्तचिन्तामणि, ४८९ 

रमजान, १३२, १५० 

रम्मा, ३११ 

रज्ीद, अब्दुल, ४४८, ४४९, ४५५, ४५७, 
४७०, ५०३, ५४९ 

रसेल, रोलो, ४१० 

रसेल, श्रीमती रोलो, ४१० 

रस्कित, -के विचार चरखेके सम्बन्धमें, 
५४-५५ 

राजगुह्ययोग, २६९ 

राजगोपालाचारी, च०, १९, ७०, ८१, 
३७७, ३९२ 

राजयोग (सहज मार्ग), १२२ 

राजवंशीदेवी, ५७७ 

राजविद्या, २६९ 

राजेन्प्रसाद, ७०, ५४६, ५७४, ५७६- 
७७, ५९४ 

राम (भगवान), ८, ८०, १०८, ११७, १२२, 
१२५, १४०, १६९५, १७५, १७८, 
१८५, १८७, २१३, २१७, २२०, 
१३३, २३६९-२७, २५७, २६३, २६७, 
३०१, ३१५, ३२४०, ३४९, रे५४, 
४३४, ५३५, ५७० ; “ऐतिहासिक पुरुष- 
से परे, ६९ 

रामकृष्ण प्रमहंस, ४९७ 

रामचन्द्र, २०, ६०, २७९; -कोस, ६०, 
६७, ९७, ४७६ 

रामचरितमानस, २६३ पा० टि० 


सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


रामदास, स्वामी, १७५, ३३२ 

रामदेव, ४०४, ५४१ 

रामनाम, ४५, १२२, १४०, १४५, १९०, 
२०१, २०८, २३१, २३७-३८, २४२, 
२४८, २५३, २६९०, ३१५, ३२३, 
दें४८, ३५१, ४३७, ४९४, ५३५; 
“और बाहा तथा आन्तरिक शुद्धता, 
२९८; -की महिमा, १६५-६६; -सर्वो- 
त्तम मन्त्र, ९९; -स्वप्नदोषका इलाज, 
४३० 

रामराज्य, ४३६, ४८५, ५२३, ५३६, ५५६ 

रामानृज, -और द्वैतवादका सिद्धान्त, ४५७ 

रामायण, १०६, १३०, १६५, ४०३, ४९३ 

रायचन्दभाई मेहता, देखिए राजचन्द्र, रावजी- 
भाई 

राय, डॉ० प्रफुल्लचर्दध, ३५, ६१, ८०, 
८१, ४०४ 

राय, डा० विधानचन्ध, ४०५, ४१२, ४२०, 
४९७ 

राय, राममोहन, ४९७ 

रावण, ३०, ६९, १०८, १७५, ९८५, २३३, 
२७५, २७७, ३०२, ३२२; “और 
तपस्या, ५२९ 

रावत, ५६ 

राव, बालाजी, ८९ 

राव, सी० नारायण, ३६९ 

रॉबिन्सव, ३२ 

राष्ट्रीयवा, -और अत्तर्राष्ट्रीयता, ४६९ 

रीडिग, लॉ, ४६५ 

रुद्र, ५१० 

रुस्तमजी, १५ 

रुस्तमजी, पारसी, ५७ 

ऋण्वेद, २६४ 

रोनिगर, एम०, ३८ 

रोमन साम्राज्यका पतन सम्बन्धी इतिहास, 
१३६ पा० टि० 


रोलाँ, रोमाँ, ३८६, ४१ ४३२ 


सांकेतिका 


रौलट अधिनियम, ५४५; -के विरुद्ध आन्दो- 
लन, ५१० 
ल 


लक्ष्मी, २३६९, ३०५, ४७९ 
लल्लमाई आशाराम, ७८ 
छाइट ऑफ एशिया, ४०३ 
लाइफ ऑफ द प्रॉफट, २९२ पा० टि० 
लॉ, गाडंन, ४०३ 
लाजपत राय, ४४६, ४४७, ४५५, ५३७, 
५४९ 
लाधा महाराज, १९९, २४३, २३१९ 
लिकन चेम्वर ऑफ कामर्स, ४२७ 
लिनलिथगो, भाक्विस ऑफ, ३७७ पा० टि० 
लिस्टर, म्यूरिएल, ३८५ 
लीडर, ६५ 
लीयथ, कुमारी मार्गरेट, ८९ 
लीलावती, ९९ 
लुथर, १३५ 
ल्यूक्रेसिया, ३७९ पा० टि० 
+॥ 


वणिक, -की विशेषताएँ, ६ 

वरदाचारी, एन० एस०, ४९, ५१४ 

वरुण, २७४ 

वर्णाश्रम, ३९, १८९; -और धर्म, ३६०- 
६२९; -और हर वर्णका स्वाभाविक 
कर्म, ३३९-४० 

वशिष्ठ, ३६५ 

बी, बापुमाई नारणजी, ६७ 

वाडिया, पी०- ए०, ३७८ 

वामन, १७४ 

वायु, १७०० 

वाल्मीकि, १६५ 

वाल्ये, फेलिक्स, ४६ 

वावजीर, अब्दुल कादिर, ३३० पा० टि० 

वाशिंगटन, जनरल जाज॑, ३९३ 

वासना, १८५ 


१५३१ 


विक्रम, ४० 

विजयराघवाचारी, सी०, ३५, ९६, ४०६ 

विजयलध्मी, ५७६ 

विदुर, २३६, २६७ 

विद्यावत्ती, ३७६, ५४१, ५७७, ५७८ 

विधवा [ओं |, -का पुनविवाह और हिन्दू 
धर्मशास्त्र, ६४-६५ 

विघान परिपद्‌, ५०५ 

विभीषण, २६३ 

विमेन्स इन्टरनेशनल लीग फॉर पीस ऐंड 
फ्रीडम, ४०६ पा० टि० 

विरादू, १०३, ३२० 

बिलेज इंडस्ट्रीज (ग्रामोद्योग), ८९ 

विवस्वान, १८१ 

विवेक, -और घम, २६० 

विवेकानन्द, ४९७ 

विद्वयुद्ध, प्रथम, ५३४ 

विश्वामित्र, ३६५ 

विष्णु, १००, १५३, १५७-५८, १५८, २०६, 
२३६, २५४, २७३, २८४ 

वेद, १२६, २०१, २०३, २०५, रेरे७, 
२४०, २५१, २५९, २६६, २६८, 
२६९, २७४, २८९, रे १४-१७, शे२२, 
३२९, ५८९; -और अव्यवसायी वुद्धिके 
छोग, १२५; -और गुण, १२६; 
“और ब्राह्मण, १२४; -और शूद्र, 
३०४-५ 

वेदान्त, १०, १८९, ३१७, ३५३, ३६४ 

वैद्य, गंगावहन, ४३४, ४९९, ५४२ 

वैद्य, चिन्तामणि, ३७४ 

वैराग्य, १०, ११०; -और मोक्ष, ६ 

वेेस, ३५१, ३५४ 

वोठा का मेला, ४४ 

व्यास, १००, १०६, १०८, ११९, १२४, 
९ २५, १४६, २ १ ७ । २४७, २५७, 


२६१, २७२, २७६, रे४६, ३५३, 
३५५, ३६९, ४८३ 


द्रे२ 


व्यास, हरजीवत स०, ७२ 
ब्रत, २२८-२ ९ 


शा 


इंकराचार्य, “और मायावादका सिद्धान्त, 
३१०; -का एकमेवाद्वितीयका सिद्धान्त, 
४५७; -के विचार ईदबरके सम्बन्धमें, 
९; -के विचार मोक्षके बारेमें, १०९ 

शंमू, देखिए शिव 

शरीर, -युद्धक्षेत्र जैसा, १०१, २९६-९७ 

शर्मा, कनकचन्द्र, ५१ 

शाद, लालता प्रसाद, ३८७ 

शास्त्र, “और अस्पुश्यता, ४३५; “और 
उपवास, १३३; -और धर्म परिवतेन, 
५६६; -और पुरुषार्थ, ३४७-४८; 
-का अ्थे, ३३३-३४; -का न्नान 
आत्मज्ञानके लिए जरूरी नहीं, ९-१०; 
>सत्य और अहिसा, ३२५; “स्मरण- 
शर्क्ति और ज्ञान, ४-५ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ७३, ७९, 
८२, ८६, ८७, ९२ 

दाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, ४८ 

दाह, मुन्नाठाल मं०, ५२ 

शाही कृषि आयोग, ६४, ३७७, ४२९ 

दिवली, मौलाना, २९२ 

दिव (महेर्वर), १६, १७, १००, १५३, 
१५७-५८, १९९, २३६, २५५, २६५, 
२७४, ३१०, ४२६, ४९०, ४९१ 

शिवाजी, ५७७ 

शुद्धि, ४५६, ४७५, पा० टि०, ४९६, ५१२, 
५१३, ५२१, ५३८, ५४९, ५५६, 
५६१, ५६६; “और तबलीग, ५११ 

शेख सादी, ३१२ 

शैतान, १७८, २२४, ३२० 

शौकत अली, ४५७ 

इटॉडेनट, फ्रान्सिस्का, ४०८ 

श्रद्धा, “और काम, २०९ 


सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


श्रद्धानन्द, स्वामी, २५४-५८, ४४७ पा० दि०, 
४४७४-४९, ४५४, ४६६, ४७५, ४९६, 
५०३ पा० टि०, ५०७, ५१०, ५१२, 
५१३, ११६, ५३१, ५१३५, ५३६, 
१३८, ५३९, ५४९, ५५६, ५६४, 
५६६, ५६७, ५७१, ५७३, ५७८, 
५८८७-८९, ५९४; -को श्रद्धांजलि, 
५१०-१२; -स्मारक, ५१२, ५७३ 

श्रीप्रकाश, ४०, ४९ पा्‌० दि०, ४३५ 


स्‌ 


संगठन, ४९६, ५१२-१३, ५३१ 

संघीय शिष्टमण्डल, -दक्षिण आफरिकासे, ४७२ 

संजय, १००, १०३, १३९ 

संन्यास, ३४१; -और त्याग, ३२३०-३२; 
“और योग, २२२ 

संन्यास थोग, २६८; -और कर्मयोग, 
२२११-९९ 

संन्यासी, २१२; -और कर्मंयोगी, २११-१३ 

संस्कार, -की जातिमें देशकाल और स्थितिके 
अनुसार परिवर्तन, ३९ 

सत्य, १, ४४, ५२, ६९, ९७, १०९, १ १२, 
१२२, १२६, १३७, १४३, १६४, 
१८६, २९८, ३०४, १२१, ४००, 
४०४, ४१२, ४६९, ४८८, ४९१, 
५३५, पृष४, ५८८; -और जसत्य, 
८; “और ईश्वर, ११०, ४३६; 
-और ममत्व, ११०; -और मोक्ष, 
१६४; “और व्यक्तित्वकी शोभा, 
३४९; -और शास्त्र, ३२५; “और 
श्रद्धानन्द, ५१०; -और ज्ञान, ३९३; 
-कै लिए एकमात्र मागें अहिसा, ४१ 

सत्याग्रह, १४१, १७५, २३५, ३३४, ४९४, 
५१०; -और अपनी मदद अपने आप, 
४८४-८५; -और स्वधर्म, ३६४; 
दक्षिण आफ्रिकाम, ८७, ५१०; -शरी- 
रके विरोधमें, २२९ 


सॉंकेतिका 


सत्याग्रह आश्रम, सावरमती, ६६ पा० दि०, 
७१, ८२, ८४, ९९ पा० दि०, ११३, 
११८ पा० दि०, १४१, १४२, १६५, 
१७६, २६९२, २८३, २०९, ३७०, 
३७३, २७८, ३९२, ४०६, ४१०, 
बेर १, ४२३, ४३ १-३३, ४४९, ४६८, 
४७८, ४७९ पा० दि०, ४८४, ४८६, 
४९१, ४९२-९३, ४९५, ५००, ५०३, 
५१ १, ५२३, ५७०, ५७४, ५३७ 

सत्याग्रही, १६२, ४५७, ४५८ 

सत्यार्थ प्रकात, ६७, ६८ 

सरकार, डा० नीलरतन, ४९७ 

सर्चछाइट, १८ पा० टि० 

सांख्ययोग, १४५, ३०१, ३३३, ३६६; 
“और योग, २११-१३ 

साइरस, २५१ 

सात्विक आहार, ९४ 

सामवेद, २६४, २७४ 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, ५१८ 

साम्बमूर्ति, ४६४ पा० टि०, ४६५ 

साराभाई, अनसूयावहन, ५९३ 

साराभाई, अम्बालाल, ४२, ४९ 

सावरकर, विनायक दामोदर, १०६ 

साविन्नी, ३७१ 

सिक्का, सेठ मूलजी, ३० 

सिख धमं, ५६४ 

सिनेमा, -का बुरा असर, ८९ 

सीतलवाड, सर चिमनलालू, ५४४ पा० टि० 

सीता, ५२३, ५३७, ५५५, ५७० 

सीसेम ऐंड लिलीज, ५४ 

सुदामा, १९८, २४३ 

सुधघन्वा, १२९, २३६९, २९२ 

सुन्दरमू, २७१ 

सुब्बैया, ३९२ 

सुरेन्द्र, ३३१ 

सुरेश बावू, ८१ 

सूरदास, १८४, १८७ 


६३३ 

सेठी, आचार्य, ५४१ 

सेन, केशवचन्द्र, ४९७ 

सेलेस्टियल, ४०३ 

सैमुअछ, ए० एम०, ४२७ 

सोनीरामजी, ४७ 

सोलन, २५१ 

स्टीवेंसन, १५५ 

स्टोक्स, श्री और श्रीमती, ३७१ 

स्टोरी ऑफ भाई एक्सपेरिमेंद्स विद द्रूथ, 
देखिए आत्मकथा द 

स्ट्रेचर वेयर्स कोर (आहत सहायता-सेवा- 
दल), ८७ 

स्थितप्रज्ञ, २९५, ३५८; -किस तरह वना 
जा सकता है, १३२-३७; -की विशेष- 
ताएँ, १३०, १४२, १४३, १४५, १४६ 

स्पिल्लेनार, सोहन्ना बट्टीजी, ४०९ 

स्पैरो, देखिए हॉसडिंग, कुमारी हेलेत 

स्मट्स, जनरूू, ३७७, ३९३ 

स्मृतियाँ, -और अस्पृश्यता, ४२६ 

स्‍लेड, मेडलिन, देखिए मीरावहन 

स्वतन्त्रता, ३९३; -और व्यक्तिवादका दहन, 
५२०; -और स्वराज्य, ५५०-५१ 

स्वभाव, १६८ 

स्व॒राज्य, १२७, १४१, १५८, ३३४, ३९४, 
४१६, ४३६, ४३९, ४५०, ४५७, 
४६०, ४६१, ४८५, ४९१, ४९७, ५१०, 
५१६, ५१७, ५२०, ५२३, ५२७,५ २८, 
५३६, ५४७, ५६०, ५६१, ५७१; 
“और उपवास, १४२-४३; -और 
चरखा, १९९; -और पूर्ण स्वतन्त्रता, 
४६३-६४ 

स्वराज्यवादी, ९८, ५०६, ५१६ 


ह्‌ 
हक़, सैयद जहीरुल, १८ 
हकीम साहव, देखिए, अजमल खाँ, हकीम 
हजरत अली, -का ईइवरमें तल्लीन होना, 
११२, १२५, १४० 


६३४ 

हड़ताल, -शान्तिवादी और उसके वारेमें 
फेनर ब्रॉकवेकी बरतें, १८-५९ 

हनुमान, २१६, २३२३ 

हवीब हाजी, १६६ 

हवीबुल्ला, सर मुहम्मद, ५८, ४५८ 

हरि, १०, १२७ 

हरिइच्छा, ४१८ 

हरिजन, देखिए अस्पृर्य 

हरिदास, ३४२ 

हरिश्चन्द्र, ११४, १२०, १७२, २१२, ३३३, 
३३४, २३६३ 

हटंजोग, जनरल, ४५८, ४६३ 

हवर्ट, जॉर्ज, ३२ 

हल, हन्ना क्लोदियर, ४०७ 

हाथ कताई और हाथ बुनाई, २२-२५, ५१४ 

हॉबहाउस, एमिली, ३७७ 

हाडिकर, डा० एन० एस०, २९, ४०६ 

हाडिग, लॉड, ९१ 

हावें, ए० सी० सी०, प्डेंढं 

हॉसडिंग, कुमारी हेलेत, ३८६, पा०टि०, ३९२ 

हिग्रिनवॉटम, एस०, ४३१ 

हिन्द स्व॒राज्य, ४८५, ४९३ 

हिन्दी नवजीवन, ४१४ 

हिन्दी प्रचार कार्यालय, मद्रास, ५८२ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ५८२ 

हिन्दुस्तानी सेवा दछ, २८ 

हिन्दू, १८ पा० हि०, ४९९ पा० ठि० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमये 


हिन्दू, ८८, ९२, १४१, १५०, १८३, २०१, 
२७८, २९२, ३५१, ४०२, ४०३, ४३६, 
डरे८, ४३९, ४४४८-४९, ४५५-५८, 
४६९, ४९६, ५०३, ५०६, ५१२-१४, 
५३५-३९, ५४३, ५४७, ५४९, ५५६, 
५६१, ५६३-६७, ५७५१-७३, ५८६, 
५९४; -और बवतार, १८२; -और 
गोरक्षा, २५-२७ 

हिन्दू कानून, -और विधवा तथा विधुर 
विवाह, ६४-६५ 

हिन्दू-बर्म, ३, ३६२, ३८४, ४०३, ४४०, 
डड४८, ४५५-५७, ४६९, ४७५, ५१२- 
१३, ११७, ५२०, ५२४, ५३१, ५३८, 
५४९, ५५६, ५६४, ५६६, ५७१, 
५८८, ५८९; -और गोहत्यापर 
प्रतिवन्‍्ध, २६ 

हिन्दू महासभा, ५१२, ५३१, ५६४, ५६६ . 

हिन्दू मुस्लिम एकता, ९६, ४५०, ५०८, 
ए५६, ५६१-७३, ५९१ 

हिन्दू-मुस्लिम तनाव, ४५६-५७, ५२७, ५४९, 
५५८, ५९१ 

हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ९६ पा० टि०, ४१८ 

हुसैन, मियाँ फजले, ४५६ 

हेरोडोट्स, २५१, पा० टि० 

हंड-स्पिनिंग एण्ड हेंड-चीविय, ४९ 

होम्स, ४२५ 

होव, डॉ०, ४ेंडिंट 


